उ० अ० हि० ग्र० अ० प्रकाशन ४ 66 


भारतीय संस्कृति और कला 


लेखक 
वाचस्पति गेरोला 





प्रकाशक 
” ब्रह्मदस दीक्षित 
सिदेशक 
उत्तर प्रदेश हिन्दी प्रनथ अकादमी, लखनऊ 


शिक्षा तथ। समाज कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय 
ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत प्रकाशित 


प्रथम संस्करण 
]979 


पूल्य 7:50 


डॉ० सतोश चर्द काला, निदेशक प्रयाग संग्रहालय 
छ 


(टू उत्तर प्रदेश हिन्दी प्रन्य अकादमी, लखनऊ 


मुव्र॒क 
पर्षतोय मुव्रणालय 
8, राय रामचरन दास रोड, इलाहाबाद-2 


प्रस्तावना 


शिक्षा आयोग (964 . 66) की ससस्‍्तुतियों के आधार पर भारत सरकार 
ने )968 मे शिक्षा-सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और १8 जनवरी, 
968 को ससद के दोनो सदनो द्वारा इस सम्बन्ध भे एक संकल्प पारित किया 
गया । उस संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा 
मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 
विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तको के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम 
निश्चय किया । उस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की शत-प्रतिशत 
सहायता से प्रत्येक राज्य मे एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी । इस 
राज्य मे भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तर्क तैयार करने के 
लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी, 970 को को गयी। 


प्रामाणिक ग्रन्थ-निर्माण की योजना के अन्तगंत यह अकादमी विश्वविद्यालय 
स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तको को हिन्दी में अनूद्धित करा रही है 
और अनेक विषयो मे मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही है। प्रकाश्य 
ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया 
जा रहा है । 


उपर्यक्त योजना के अन्तर्गत वे पाण्डुलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित 
करायी जा रही थी, जो भारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत इस 
राज्य में स्थापित विभिन्‍न अधिकरणो द्वारा तैयार की गयी थी । 


* 4 जम 
बन न 


प्रस्तुत पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत मुद्वित एवं प्रकाशित करायी गयी है । 
इसके लेखक श्री वाचस्पति गरोला हैं। इसका विषय-सम्पादन डॉक्टर सतीश- 
चन्द्र काला, निदेशक, इलाहाबाद सग्रहालय ने किया है। इन विद्वानों के इस 
बहुमूल्य सहयोग के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी उनके प्रति आभारी है। 


मुझे आशा है कि यह पृस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगी और इस विषय के विद्याथियों तथा शिक्षको द्वारा इसका 
स्वागत अखिल भारतीय स्तर पर क्रिया जाएगा। उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए 
हिन्दी में मानक ग्रन्थो के अभाव की बात कही जाती रही है। आशा है कि 
इस योजना से इस अभाव की पूर्ति होगी और शिक्षा का माध्यम हिन्दी मे 
परिवतित हो सकेगा । 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 
अध्यक्ष 
शासी मण्डल 
उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


विषय-विवृत्ति 


ख़्ण्ड : १ 
. भारत की भोगोलिक ओर प्राकृतिक स्थिति 9-29 
भौगोलिक स्थिति, ब्रद्मावतें, ब्रह्मषिदेश, मध्यदेश, 
आर्यावर्त, अन्य जनपद, भारतवर्ष, कविराज राज- 
शेखर द्वारा वणित भारत की भौगोलिक स्थिति, 
पूर्वांचल, दक्षिणाचल, परश्चिमाचल, उत्तराचल, 
मध्यदेश, अन्तवेदी, प्राकृतिक स्थिति । 


2. भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 30-57 

टरनिहास के स्रोत, साहित्यिक सामग्री, इतिहास- 
लेखन एक दुस्तर कार्य, इतिहास-लेखन का दृष्टि- 
कोण, पुरातात्तविक साभग्री, अभिलेख और उनके 
विभिन्‍न रूप, शिलालेख, स्तम्भलेख, मूर्तिलिख, 
स्तृपलेख, गुफालेख, ताम्नलेख (दानपत्र), मुद्रालेख, 
मुहरलेख, वेदिकालेख, अभिलेखों का महत्त्व, 
विदेशी पर्यटकों के भ्रमण-बृतान्त, यूनानी पयंटक, 
चीनी पयेटक, परवर्ती मुस्लिम पर्यटक, रोमन 
पर्यटक, निष्कर्ष । 


3. भारतीय संस्कृति ओर उसको परम्परा 58-86 
सास्कृतिक अवधारणा के आधार, संस्कृति का स्वरूप, 
भारतीय संस्कृति का विकास, विश्व संस्कृति के सन्दर्भ 
में भारतीय संस्कृति, सस्कृति और सभ्यता, संस्कृति 
और धर्म, संस्कृति और दर्शन । 


खण्ड : 2 

4. प्रागेतिहासिक युग 
प्राक इतिहास की प्रमाण सामग्री, मानव सभ्यता का 
उदय, पाषाणयुगीत सभ्यता-सस्कृति का विकास, 
घातुयुगीन सभ्यता-सस्क्ृति, पूर्वेतिहासिक भित्तिचित्र । 

5. सिन्प्रु सभ्यता का युग 
सिन्धु सभ्यता की पृष्ठभूमि, भारतीय भू-खण्ड में 
प्रवेश करने वाली आदिम जातियाँ, सिन्धु सभ्यता, 
धर्म, कलानुराग, नृत्य और सगीत कलाएँ, श्युगार : 
प्रसाधन, मनोविनोद, शिक्षा, सिन्धु लिपि, सिन्धु 
सस्कृति पर वैदिक सस्कृति का रिक्थ । 


6. सिन्धुवासियो और बंदिको का सांस्कृतिक समन्वय 
ब्रैदिक सस्कृति की प्रष्ठभूमि, दस्यु : दास : ब्रात्य, 
आर्यों और आययेत्तर जातियो का सांस्कृतिक समन्वय, 
आर्य और आर्येतर सस्कृतियों के समन्वय का 
प्रतीक : शिव । 

7. धेदिक युग 
मन्त्र सहिताएँ, ऋग्वेद सहिता, यजुर्वेद सहिता, 
सामवेद सहिता, अथवंबेद सहिता, अथर्वबेद की 
पृथकता का आधार, वैदिक साहित्य, विभिन्‍न मन्त्र 
संहिताओ से सम्बद्ध ब्राह्मण, आरण्यक ग्रन्थ, 
उपनिषद, उपनिषदों द्वारा समष्टिमय एकता की 
स्थापना, उपनिषदों की सख्या, उपनिषदों के 


रचनाकाल की मर्यादा, उपनिषदो का विश्व साहित्य 
में महत्त्व । 


षड्वेदाग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ज्योतिष, परवर्ती बेदिक साहित्य, अनुक्रमणी, 
बृहद्देवता, कोश, तत्कालीन सामाजिक जीवन का 
चित्रण, देवता, आश्रम और उनके कतंव्य, वर्ण 


89-] 03 


02-22 


323-34 


35-97 


ब्+ तर के 
के कं 


व्यवस्था, आचार, सस्कार, षोडष स्मातत॑ संस्कार, 
गृहस्थ जीवन के अनिवाये कतंव्य । 


विवाह संस्था, सामाजिक स्थिति, न्याय और शासन, 
जनतन्त्र की जननी वैदिक परिषदें | 


8. पुराणों और महाकाव्यों का युग 98-29 


पुराणों और महाकाव्यों की सस्कृृति, पुराणों द्वारा 
वैदिक सस्कृति का सामाजीकरण, महाकाव्यों की 
संस्कृति, रामायण, महाभारत, महाकाव्ययुगीन कला, 
महाकाव्ययुगीन सगीत । 


9. बौद्धधर्म और जनधर्म का उदय 220-264 


बौद्धधर्म, बौद्धधर्म के पन्‍थ, बौद्धधर्म का वैदिक धर्म 
पर प्रभाव, बौद्धधाला और उसके मानव मगलकारी 
सन्देशो का प्रसार, बौद्धकला में लोकानुराग | 


जैनधमं, जैनधम्म के प्रमुख दो सम्प्रदाय, धर्मेंसघ, 
जैनधर्म और बौद्धधर्म की एकता, जैनकला, जैन 
चित्रकला का रचना-विधान, जैनकला में 
लोकानुराग । 


30. महाजनपद पुग 265-280 

राष्ट्र का सगठन, राष्ट्र : जनपद : देश, अग, अन्ध्र, 
कम्बोज, काशी या काश्य, कीटक, कुरु, कैकय, 
कोसल, गन्धार या गन्धारि, चेदि, पाचाल, पुण्डू, 
भरत, मगध, मत्स्य, मंद्र या संद्रक, महावृष, 
वश-उशीनर, विदर्भ, विदेह, जनपदों का परवर्ती 
विकास, राष्ट्र का उदय, राष्ट्र का संगठन, बौद्धयुग 
के पाँच बड़े जनपद, कोसल, अवन्ति, वंस या वत्स, 
मगध, वैशाली । 


]. सगध की शासन परम्परा और सोये युग 285345 


मगध साम्राज्य और उसकी परम्परा; अजातशच्रु 
की प्रथम बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के बाद मग्रध 


ही 5 


जनपद, कालाशोक और उसके दस पुत्र, कालाशोक 
की द्वितीय बौद्ध संगीति, नन्द्रवंश, सिकन्दर का 
आक्रमण । 


मौर्य साम्राज्य, चन्ध्गुप्त, विन्दुसार, अशोक, अशोक 
के अभिलेख, अशोक की तृतीय बौद्ध संगीति, जैन 
साहित्य, ब्राह्मण साहित्य । 


मौय॑ साम्राज्य की सुदृढता के आधार, धर्म- 
निरपेक्षता, कर्मनिरपेक्षता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र : 
मौर्ययुग का विश्वकोश, संघराज्य, राष्ट्र संगठन, 
शासन, राजदूत और गरुप्तचर, समाज व्यवस्था, 
व्यापारिक तथा आथिक स्थिति, मौयंयुगीन भारत 
में कला का पुनरुत्यान, रामपुरवा का वुषभ, पटखम 
का यक्ष, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक : सारनाथ का 
सिहशीरषे, मौय्यंकला का प्रभाव । 


2. शंग युग 34-33 6 


शुग शासक, पौराणिक भागवतधममं की प्रतिष्ठा, 
साहित्य निर्माण, सस्कृत का पुनरुत्यात, गुग युग के 
सांस्कृतिक नव जागरण का प्रतीक : मृच्छकटिक, 
शूगो का कलानुराग, शुगो का सासम्क्ृतिक समन्वय, 
कालिदास की कृतियों में भारतीय सम्कृति का 
दिग्दशन । 


3, सातवाहन युग 337-357 


सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन शासक, शासन 
व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक 
स्थिति, व्यापार और उद्योग । 


साहित्य-निर्माण, गाथा सप्तशती, बृहत्कथा, नाहुय- 
शास्त्र, नागार्जुन, कामसूत्र, अन्य साहित्य, कला की 
अष्युन्तत्ति, स्थापत्य, मूतिकला, मृप्मृतियाँ, 
चित्रकला, समीत : नृत्य । 


44. प्रोक युग 358-365 
ग्रीक शासक, यवनों का सास्कृतिक समन्वय, क्षेत्रप 
वंश, शक क्षत्रपों द्वारा भारतीय सस्कृति का बरण । 
45. क्रुषाण युग 366-3582 
कुषाण शासक और कनिष्क, कनिष्क की चतुर्थ बौद्ध 
सगीति, गान्धार शैली का चरमोत्कर्ष, नागार्जुन, 
चरक, कुमारलात , आयंदेव, कनिष्क के सांस्कृतिक 
समन्वय का दीपक : अश्वघोष । 
6. थुप्त युग 383-449 
गुप्त साम्राज्य, मगध का पुनरुत्थान, श्रीगुप्त, 
घटोत्कचगुप्त, चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगरुप्त, 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेन्द्वाद्वित्य, 
स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, पुरुणुप्त प्रकाशादित्य, 
गुप्ततश के उत्तराधिकारी, मुप्त-सम्नाटो का 
वश-क्रम । 
भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग, गुप्त सम्राटो का 
सस्कृतानुराग, बौद्धों की सस्कृतप्रियता, संस्कृत 
साहित्य का नवोत्यान, दर्शनशास्त्र, विज्ञान साहित्य, 
पुरुषार्थ माहित्य, धामिक साहित्य, काव्य साहित्य, 
भागवतधर्म की पुनः प्रतिष्ठा, नालन्दा 
विश्वविद्यालय ! 
कला-निर्माण, अजन्ता, कला के लक्षणग्रन्थ, वाकाटक 
बश, वाकाटको की सास्क्ृतिक उपलब्धि ! 


37. राजपुत युग 420-464 


गुप्तोत्तर भारत, हर्षषश, हुं की विद्गवता और 
विद्वत्यियता, हषंयुगीन कला, हूँ न-साँग, हप॑युगीन 
भारत का विश्वकोश : हर्षचरित, सुबन्धु और 
दण्डी, हर के उत्तराधिकारी । 

मौखरीवंश, भवभूति, आयुधवंश, प्रतिहारवंश, 
राजशेखर, राष्ट्रकूटवंश, श्रीहर्ष, एलोरा, परमारवश 


४0 ४: 


भोजशाला, भोज का समरांगणसूत्रधार, चौहानवंश, 
गहलोतवंश तथा सिसोदियावंश । 


१8. पूर्व और पश्चिमोत्तर के राजवंश (गप्तोत्तर) 465-476 


पूर्वी सीमा के राजवश, ठाकुरीवंश, पालवश, पाल 
शासको द्वारा सरक्षित संस्कृति-कला, सेनवश, जयदेव 
का गीतगोविन्द, पश्चिमोत्तर सीमा के राजवंश, 
रायवश, शाहीयवश, करकोटकव॒श, उत्पलवंश, 
कल्हण की राजतरंगिणी । 


9. दक्षिण भारत के राजवशों की सांस्कृतिक उपलब्धि 477-504 


दक्षिण भारत के राजवश, कलिग का चेदिवंश, 
गगवश, कोणाके का सूर्य मन्दिर, पल्लववंश, 
सस्कृतप्रियता, धामिक उदारता, कलाप्रियता, 
सितनवासल, चोल राजवश, चोलयुगीन सस्क्ृति, 
चालुक्यवश, वातापि के चालुक्य, कल्याण के 
चालुबय, सोमेश्वर का मानसोल्लास, अनहिलवाड 
(गुजरात) के चालुक्य, हेमचन्द्र, वालुक्ययुगीन 
सस्क्ृति, एलीफैण्टा, बादामी, दक्षिण चित्रशली, 
दक्षिण के सुल्तानों द्वारा सरक्षित कला । 


20. भारत का वेचारिक एवं घामिक अभ्युदय 502-544 


सांस्कृतिक नवोत्यान के निर्माता शकराचार्य, 
तान्शिक उपासना और तन्त्रवाद का उदय, सिद्धों की 
परम्परा, वच्ञयान, नाथपन्थ, सहजयान, वाममार्गी 
तन्त्रवाद का उदय, सहजयान की विक्ृतावस्था, 
कापालिक, नीलपट सम्प्रदाय, वाममाग्ग से प्रभावित 
कामसमन्वित श्ुगारमृतियाँ । 


मध्ययुगीन ससकृति की अन्तश्चेतना का स्रोत : भक्ति 
आन्दोलन, रामानुजाचार्य, रामानन्द, भक्ति की 
विभिन्‍न धाराओं का उदय, नामदेव, रामानन्द की 
परम्परा, कबीर, नानक, स्वामी प्राणनाथ, प्रेममार्गी 
सूफी शाखा, रामभक्ति शाखा, कृष्णभक्ति शाखा | 


98 7 ६९ 


2. घुगल थुग 545-5 58 
मुगल सल्तनत की पूरब पीठिका, मुगलवश का 
संस्थापक बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, 
दारा, औरंगजेब, मुगलयुगीन संस्कृति और कला, 
मुगलयुगीन सगीत साहित्य । 
22. हिन्दू संस्कृति का पुनरत्थान (राजपूतों का पुनरम्युवय) 559-586 
मुगलोत्तर भारत, यादवबश, चन्देलवश, खजुराहो, 
राजपृतयुगीन संस्कृति, राजपूतों के पराजय के 
कारण, राजपूतयुगीन कला, वास्तुकला, चित्रकला, 
सगीतकला, मध्ययुगीन मूरतिकला की विशेषताएँ, 
सस्क्ृत और जन भाषाओं के साहित्य का स्वर्णयुग, 
हिन्दू सस्कृति का पुनरुत्थान, छत्रपति शिवाजी, 
छत्रसाल बुन्देला, सिक्खो का उदय । 


23. बऑग्ल युग और गाँधी युय 589-620 


ऑग्लयुगीन भारत, उनन्‍नीसवी शत्ती का नव 
जागरण, ब्रह्मसमाज, आयेसमाज, सत्यशोधक 
समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, राष्ट्रीय तव 
जागरण मे प्रज्ञावादियो का योग, राष्ट्रीय 
नव जागरण में कलाकारो और साहित्यकारों का 
योग, आधुनिक भारत, राष्ट्रीय स्वाघीनता का 
गाँधी युग । 


ऑग्लयुगीन भारत का सास्कृतिक नवोत्थान, प्राच्य- 
विद्या का अध्ययन, अनुसन्धान और पुनर्मुल्याकन । 


खण्ड : 3 
एशिया भ-खण्ड से भारतीय संस्कृति का प्रसार 


24. द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति 623-643 


बूहत्तर भारत, एशिया माइनर, मलयदेश, जावा, 
सुमात्रा, श्रीलंका, वर्मा, इण्डोनेशिया, बाली, 


वश 5 


बोनियो, चम्पा, खमेर, पगान, स्पाम, कम्बोडिया, 
सूरीनाम द्वीप । 
25. एशियायोी सांस्कृतिक एकता का सेतु : बोद्धधर्म 644-676 
बौद्धधर्म और उसका प्रसार, उत्तर-पश्चिम, खुत्तन, 
तुरफान और कुच, कोरिया, तिब्बत, तिब्बत को 


दीपकर श्रीज्ञान की देन, तिब्बत से भारत के 
सास्कृतिक सम्बन्ध, चीन, नेपाल, जापान, सिक्किम, 


भूटान । 
(क) सन्दर्भ प्रन्थ सूची 677-688 
(ख) साॉंकितिका 689-733 


(ग) चित्र सूच्ो म्ऋाऊएा 


चित्र सूची 


] चतुष्कोण सुद्राएं, मोहेनजोदारो, 
एए सिंहशीर्ष, सारनाथ 
गा च्रृषभशोर्ष, रामपुरवा, 
]ए देबी, दक्षिण भारत 
५ महिलामृर्ति, कौशाम्बी 
रा यक्षी, भरहुत 
४पा यक्ष, पीतलखोडा 
शत घनपति कुद्देर, अहिच्छत्रा 
73 बुद्ध, अहिच्छन्ना 
ऊँ बेदिका स्तम्भ, मथुरा 
3] जन तीथंकर का शिर, मथुरा 
या बुद्ध, मथुरा 
5ा।] शिराकृति, गान्धार 
>५५ बोधिसत्त्व, गान्धार 
5५० एकघुखी शिवलिग, भूमरा 
5णएा ग्रुगलमृति, नाचता 
ऋण बुद्ध, मथुरा 
हुुणा। गंगा, अहिच्छत्रा 
राए बोधिसत्व का शिर, अखनूर 
ऋर चामरग्राहिणी, अकोटा 


3000-2500 ई० पूर्व 
3री शत्ती ई० पूर्व 
3री शती ई० पूर्व 
2री शती ई० पूर्व 
2री शत्ती ई० पूर्व 
2री शती ई० पूर्व 
]ली शतों ई० पूर्व 

2री शत्ती ई० 
2री शप्ती ई० 
2री शत्ती ई० 
2री शती ई० 
3री शी ई० 
3री शत्ती ई० 
5बी शती ई० 
5वो शती ई० 
5बी शती ई० 
5वी शती ई० 
5बी शत्ती ई० 
5बी शत्ती ई० 
7वी शती ई० 


४ वेक :। 


हरा सूर्थ सन्दिर, महाबलोपुरम 
अऋष्टा विष्णु, काश्मीर 
ऋण्ता नटराज, तिरुवलगड़ 
अष्धाए पत्र लिखतो हुई महिला, खजुराहा 
5४५ भसाता और शिशु, खजुराहो 
जफएा) नायिका, भुवनेश्वर 
अफेएा सुरसुन्दरी, जमुआ-जमसोत 
४५७] प्रज्ञापारभिता, जावा 
ऊँडाऊ चतुमुंज शिव, दक्षिण भारत 
>> जेन कल्पसृत्र, पश्चिम भारत 
2»2»२ रासायण का एक दुश्य, मुगल शैली 
१2०7] कक्रुभ रागिनी, राजपूत शैली 
3७ "।।| जगलो हाथियों को फंसाना, राजपूत शैली 
>5४»)५ कृष्ण ओर राधा, राजपूत शैली 
2» ४ सुब्ल चित्र, दकनी कलम 
२0४ ६१ द्वार पर, गगनेन्द्रनाथ टैग्रोर 


7वी शती ई० 

8वी शती ई० 
]]बी शती ई ० 
||वी शतो ई० 
]बी शती ई० 
[बी शती ई० 
]]वी शती ई० 
3वी शती ई० 
4वी शत्ती ई० 
]6वी शतो ई० 
]64ी शती ई० 
8वी शी ई० 
38वी शतो ई० 
8वी शततों ई० 
8वी शर्ती ई० 
20वीं शत्ती ई० 


मारतीय संस्कृति और कला 


खण्ड 5१ 


एक /भारत की मौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति 


भौगोलिक स्थिति 


प्राचीन मारत की मौगोलिक तथा प्राकृतिक स्थिति के सम्बन्ध में वेदों से 
लेकर पुराणो और परवर्ती विभिन्न विषयक ग्रन्थो तक पर्याप्त सामग्री बिखरी 
हुई मिलती है । इस सामग्री मे लोक-लोकान्तरो, समुद्रो, नदियो, पव॑ंतों और 
उपत्यकाओ्रो का विस्तार से उल्लेख हुआ्मा है। उसके द्वारा तत्कालीन राप्ट्रो, 
जनपदो, देशों श्रौर वहाँ के विभिन्‍न निवासी जातियो के स्वभाव, प्रमाव तथा 
नेतिक-वैचारिक मान-मुल्यो पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । 


बैदिक मारत के सम्बन्ध मे विचार करने पर ज्ञात होता है कि वेदो के 
ऋषि तत्कालीन भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों से श्रपरिचित एव 
प्रनपेक्षित नही थे । उनकी दृष्टि व्यापक थी श्रौर उन्होने समस्त ब्रह्माण्ड पर 
विचार करते हुए उसे पृथिवी-लोक, श्रन्तरिक्ष-लोक झौर स्वगं-लोक--इन तीन 
विभागों मे विभक्‍त किया, ऋग्वेद (८१०।॥६०) में जिसे 'बयी” नाम से कहा 
गया है। इस प्रथम विभाग पृथिवी को ऋग्वेद (१।२२।१५४) में भूमि, क्ष्मा भौर 
समा झ्रादि अनेक नामों से कहा गया है श्र उसे महान्‌ (मही), चौड़ी (उर्वी), 
विस्तृत (उत्ताना) तथा भ्रसीम (भ्रपारा) बताया गया है। सहिताझ्रों मे पृथिवी 
और अन्‍्तरिक्ष का भ्रलग-प्रलग वर्णन होने के साथ-साथ उनका युगल-रूप मे भी 
उल्लेख हुआझ्ना है; यथा रोदसी, क्षोणी और द्यावा-पृथिवी भादि । इन युगल रूपो 
को 'भ्र्धंक' कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वे एक-दूसरे की शोर मुंह 
किये हुए ये । जैसा कि प्राचीन ग्रन्थो झौर भ्राधुनिक खोजों के भ्राधार पर 
विदित होता है कि पृथिवी महासागर से घिरी हुई मण्डलाकार या वृत्ताकार 
है, मत्-सहिताओो में ऐसा कुछ नही कहा गया है । 

सहिताओं मे श्रन्तरिक्ष-लोक को “वायुमण्डल' कहा गया है। मेघ और 
कुहरे से युक्त इस लोक को 'रजस्‌” भी कहा गया है, जो कि जलमय है भौर 
जिससे समस्त नदी-नदों को जल-घाराएं प्राप्त होती हैं । उसे प्रन्धकाराबृत भी 


20 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


कहां गया है श्र उसका एक द्विस्तरीय तथा त्रिस्तरीय विभाजन भी देखने को 
मिलता है । इस गअन्तरिक्ष-लोक मे जल, सोम, भ्रलौकिक अग्नि श्रौर विष्णु का 
निवास है। 

तीसरे ब्रह्माण्ड भाग स्वर्गं-लोक को सहिताओ्ो में दिव्‌, व्योमन्‌ और प्रकाश 
से परिपूर्ण (प्रदीप्त स्थान, रोचन्‌) कहा गया है। इस व्योमन्‌ में देव, पितर 
झ्ौर सोम निवास करते हैं। उसे सानु (शीर्ष), विष्टप्‌ (सतह) झ्रौर पृष्ठ 
(गिरिपृष्ठ) झ्रादि नामो से भी कहा गया है । 

ब्रह्माण्ड विभाजन का यह विविध स्वरूप-वर्णन ऋग्वेदिक ऋषियों की देत 
है । किन्तु इस विराट परिकल्पना के श्राधघार पर वेदिक राष्ट्र की भौगोलिक 
परिधियों की वास्तविकता का पता लगाना संभव नही है। ऋग्वेद मे वस्तृत: 
इस दृष्टि से कुछ नही कहा गया है। 

अथवंबेद के कतिपय सन्दर्भों से तत्कालीन भारत के भौगोलिक परिवेश का 
कुछ प्रनुमान लगाया जा सकता है। ग्रथवंवेद (५२२) मे गान्धार, मूजवत, 
महावृष, बाहू लीक, मगध तथा अगदेश का उल्लेख हुश्ना है । एक मत्र (१०१२।३१) 
में अ्रष्टचक्र (या अ्रष्टापद) आकारयुक्त श्रयोष्या का और एक अ्रन्य मंत्र 
(४।७। १) में वरुणावती का उल्लेख हुश्रा है । वरुणावती में विद्वानों ने वाराणसी 
का समीकरण किया है। अन्य दो मत्रों (१८२७॥३-४) में दक्षिण-पश्चिम 
समुद्र की ओर सक्रेत किया गया है । 

ग्रथर्ववेद के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि ग्रथवंबंदिक ग्रार्यो ने दक्षिण, 
पश्चिम भर पूर्व की ओर झ्पनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। वहां 
उन्होने अपने प्रमुत्व तथा अपने देवताओं की स्थापना की और अपनी सस्क्ृति 
का विकास किया | उक्त उल्लेखो के आधार पर ज्ञात होता है कि पश्चिम में 
बल्ख (बाह लीक) से लेकर पूर्व मे बिहार तक पश्रथवंबंदिक श्रार्यों का अ्रस्तित्व 
व्याप्त हो चुका था । 

प्राचीन मारत की सौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में 'मनुस्मृति” में विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है | कहा जाता है कि मनु द्वारा सूत्र-रूप मे प्रोक्त उपदेशो 
को भूगु मुनि ले शतोक-रूप में निबद्ध कर 'मनुस्मृति' के रूप मे प्रकाशित किथ। । 
किन्तु 'मनुस्मृति' का जा व्ंमान स्वरूप है उसको विद्वानों ने शुग युग (द्वितीय 
या प्रथम शती ई० पूव॑ ) का बताया है । 

'मनुस्मृति' में प्राचीन मारत की भौगोलिक स्थिति के चार रूप बताये 
गये हैं, जिनके नाम हैं : ब्रह्मावर्त, ब्रह्मपदेश, मध्यदेश और भ्रार्यावर्त । 


भआरत को भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति 9) 


ब्रह्मावर्त 

मनु ने ब्रह्मावर्त की सीमा को निर्धारित करते हुए मनुस्मृति' (२१७) 
मे लिखा है कि सरस्वती और दृषदवतोी, इन दो देवनदियो के मध्य में 
अ्रवस्थित देवनिरमित देश “ब्रह्माव्त) कहा जाता है।' मनु ने इस देश के 
ब्राह्मणो तथा भ्रम्बष्ठ, रथकार श्रादि वर्णसंकर जातियो के कुल-परम्परागत 
प्राचार को 'सदाचार' की सज्ञा से सम्मानित किया है। कतिपव श्राघुनिक 
विद्वानों ने प्राचीन ब्रह्मावत को पंजाब का वरतमाव हिसार जिला बताया है, 
जो कि उचित नही है । 

सप्तसिन्धु मे अपना भ्रस्तित्व जमा लेने के उपरान्त श्रार्यों ने मारत के 
विभिन्‍न अचलो में श्रपना विकास-विस्तार किया । उनके विस्तार की इस स्थिति 
को ही “ब्रह्मावर्त' के नाम से कहा गया है । 
ब्रह्मषिदेश 

मनु ने ब्रह्मषिदेश की सीमाओ का उल्लेख करते हुए 'मनुस्मृति' (२।१६) मे 
लिखा है कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल श्रौर सुरसेन जनपदो से युक्त भू-खण्ड को 
बह्यषिदेश' के नाम से कहा जाता है, जो कि ग्रार्यावर्त के प्रन्तर्गत है ।' मनु ने 
इस ब्रद्मविनदेशवासी ब्राह्मणों के चरित्र को सर्वोच्च स्थाव दिया है और उनसे 
पृथिवी के समस्त मानवो को शिक्षा ग्रहण करने का निर्देश किया है । 
मध्यदेश 

मध्यदेश की चतुदिक सीमाओ्रो का उल्लेख करते हुए मनु ने “मनुस्मृति” 
(२।२१) मे लिखा है कि “उत्तर मे हिमालय श्रौर दक्षिण मे विन्ध्याचल; 
पश्चिम में बीकानेर (विनशन) और पूर्व में प्रयाग; इन सीमाओं से परिवेष्टित 
भू-माग मध्यदेश' के नाम से कहा जाता है ।' इस भौगोलिक वृत्त के अनुसार 
मध्यदेश मरुभूमि में सरस्वती के बिलीन हो जाने के स्थान से लेकर गगा-यमुना 
के समम के बीच के भू-माग मे स्थित था । ऐनरेप्र ब्राह्मण” (5१४३) मे 
कुरुओ, पांचालों, वुषो श्रौर उशीनरो को इस क्षेत्र का मुल निवासी कहा गया 
हैं। इसी ब्राह्मण-ग्रन्थ में कहा गया है मव्यदेश मे एकत्र शासन प्रणाली 
प्रचलित थी (डॉ० जायसवाल : हिन्दू राजतत्र २, पृ० ४) । 
श्रार्यावर्त 


मनु के अ्रतिरिक्त अन्य ग्रनेक ग्रन्यकारो ने झ्रार्यावते की सीमाग्रो के सम्बन्ध 
मे उल्लेख किया है । इन गन्यकारों मे बडा मतभेद देखने को मिलता है । बास्क 


श्र्रु भारतीय संस्कृति प्रौर कला 


ने निरुक्तः (२२) में लिखा है कि कम्बोज देश प्रार्यों की सीमा से बाहर है, 
यद्यपि वहाँ भी श्रा्थ माषा ही बोली जाती है। पतजलि के 'महामाष्य! मे 
सुराष्ट्र को आ्राय॑देश के भ्रन्तर्गत नहीं माना गया है । वशिष्ठ घर्मसूत्र” (१।८-६, 
१२-१३) और 'बौधायन घर्मसूत्र' (१।२।६) मे प्रार्यावर्त की सीमाएँ मरु-मिलन 
के पहले सरस्वती से पूर्व, कालकवन (संभवतः हरिद्वार) के पश्चिम; प!रियात्र 
(विन्ष्य का पश्चिमी माय, जिससे चम्बल, बेतवा तथा क्षिप्रा आदि नदियाँ निकलती 
हैं) एवं विन्ध्य पर्वत के उत्तर, प्रौर हिमालय के दक्षिण तक विस्तृत है। इसी 
घमंसूत्र (११।२८) में एक श्रन्य स्थान पर गगा और यमुना के मध्य में 
अवस्थित देश को शआ्रार्यावर्त ताम से कहा गया है | 'शंख धर्मसूत्र” में लिखा गया 
है कि सिन्धु, सौवीर से पूर्व, काम्पिल्य नगर से पश्चिम; हिमालय के दक्षिण; 
और पारियात्र पर्वत के उत्तर आयतित में पुनीत श्राध्यात्मिक महिमा [(ग्रनवद्य 
ब्रह्मवर्चसू) विराजमान है । 'तैत्तिरीय ग्रारण्पक' (२।२०) मे इस क्षेत्र के निवासी 
विशेष आदरणीय माने गये है। “विष्णु धमेसूत्र' (८४।४) और 'याज्ञवल्क्य-स्मृति' 
(१२) में मी लगभग ये ही बाते कही गयी है। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि 'इस 
भूमि पर कृष्ण मृग विचरण करते है । यही यज्ञों की भूमि है ।' 

इस प्रकार उक्त मन्तव्यो में विविधता देखने को मिलती है। श्रार्यावर्त की 
सीमाओं के सम्बन्ध में प्रामाणिक बहुमान्य मत 'मनुस्मृति' (२।२२) का है । 
उसमे लिखा है कि (पूर्वी श्रौर पश्चिमी समुद्रो, उत्तरी हिमालय और दक्षिणी 
विन्ध्याचल के बीच झ्रवस्थित भू-भाग आर्यावते कहलाता है-- 


प्रासमुद्रात्त वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेबान्तर ग्योरार्यावर्त प्रचक्षते ॥ 

“मनुस्मृति' के उक्त भौगोलिक वृत्त का समर्थन वशिष्ठ घर्मसूत्र' (१।६) 
और “कौषीतकी उपनिषद' (१।१३) भी करते है । यह आर्यावर्त अ्रनेक जनपदों 
में विभक्‍्त था| वहाँ की शासन-प्रणानियाँ भी भिन्न-भिन्न थी । मनु ने स्वराष्ट्र 
(७३२), परराष्ट्र (७४६८), मित्रराप्ट्र तथा शत्रराष्ट्र (७३ २) और मण्डल- 
राष्ट्र (७४१५४) आ्रादि अनेक आर्यावरतिक जनपदों का उल्लेख किया है श्रौर 
यह भी कहा है कि इन जनपदों के पारस्परिक सम्बन्ध सौहादेपूर्ण थे । 

इस 'आर्यावतं” शब्द मे निहित आवत! से किसी भ्रन्य क्षेत्र से लौटने 
का प्रामास होता है । इस आधार पर कुछ विद्वानो ने आर्यों को बाहर मे श्राया 
हुआ सिंद्ध किया है, किन्तु उसका ऐसा श्र्थ॑ लगाना नितान्त कल्पना है। 
वस्तुत: उसका आशय यह है कि जल-प्लावन की समाप्ति पर जब उत्तर गिरि 


भारत की भोगोलिक प्ोर प्राकृतिक स्थिति 4 


प्रदेश, भ्र्थात्‌ तराई-मावर का समुद्र सुख गया था या उतर झाया था तो पभ्ाय 


लोग पुनः ब्रह्माव्ते (हरिद्वार से ऊपर मानसरोवर तक) से श्रार्यावते में लौट 
भाये थे! 


अन्य जनपद 


आार्यावर्त तथा ब्रह्मावर्त आदि की सीमाश्ो के श्रतिरिक्त, ऐसे भी भ्रनेक 
क्षेत्र थे, जिनमे वैदिक सम्यता-सस्क्ृति का प्रवेश नही था, भ्रथवा वे बैदिको 
की परम्परा से भिन्न आ्राचारों वाले थे। 'बौघायन घमंसूत्र' (१।१॥३१) मे 
उन जनपदो के श्रवन्ति, भ्रग, मगघ, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु भौर 
सौबीर नाम दिये गये है; श्रौर कहा यया है कि इन जनपदो के लोग शुद्ध श्रा् 
नहीं हैं । इन जनपदों को जाने वाले लोगो को प्रायश्चित्त के लिए 'सपंपृष्ठः तथा 
'वेश्वानर' यज्ञ करने पडते है । सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छदेश, भ्रग, बग, 
कॉलिंग और शआ॥रान्ध्र जनपदो में जाने वाले लोगो को उपनयन संस्कार करना पडता 
था। महाभारत (कर्ण पर्व ४३१५-८) में सिन्धु तथा पंचनद निवासियों को 
अ्रशणुद्ध एव धर्मवाह्म कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रनायों की उत्तर- 
पश्चिम तथा दक्षिण मे प्रमुखता होने से वहाँ वासयोग्य नही समझा जाता था। 
आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक भ्रौर दक्षिण मे द्रविड 
(दक्षिणापथ) तक के क्षेत्र को अनाय॑ या म्लेच्छेदेश कहा गया है। इस सम्बन्ध 
में यास्क का 'निरुक्‍त', पाणिनि की “्रष्टाध्यायी' श्लौर पतजलि का “महाभाष्य' 
विशेष रूप से द्रष्टव्य है। ग्रष्टाध्यायी' से ज्ञात होता है कि तत्कालीन मारत की 
सीमाएँ पूर्व मे कलिग तक, पश्चिम मे विन्ध्य तथा कच्छ तक, उत्तर में तक्षशिला 
तथा स्वात नदी-अ्रदेश तक और दक्षिण में भ्रश्मक (गोदावरी नदी) तक 
विस्तृत थी । 
भारतवर्ष 


पुराणों में जिस धर्म, शासन, न्याय और भ्राचार श्रादि का वर्णन हुआ है 
वह भारतवर्ष या भारतवर्ष के निघासियों के लिए है। पौराणिको की दृष्टि 
में भारतवर्ष वही है, जहाँ वैदिक धर्म भश्रौर सस्कृति का प्रचार-प्रसार है। 
भार्यावते का भारतवर्ष नामकरण कब श्र कंसे हुआ, इस सम्बन्ध मे पुराणकारों 
में मतान्तर देखने को मिलते है। 'मार्कण्डेय पुराण (४३।४१) भ्रोर “वायु 
पुराण” (१३३।५२) आदि में कहा गया है कि मनु के परवर्ती वशज ऋषभ 
के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का मारतवर्ष नामकरण हुश्रा | किन्तु वायु 
पुराण” (२।३७।१।३०) के एक अन्य सन्‍्दर्म में कहा गया है कि दुष्यन्त- 


24 भारतोय ससकृति झौर कला 


शकुन्तला के पुत्र मरत के नाम पर मारतवर्ष नामकरण हुश्रा । मरतों की प्रजा 
की निवास-भूमि होने के कारण भी इसको भारतवर्ष कहा गया (विष्णु पुराण 
२।१२७।१२६) । 

पुराणों मे भारतवर्ष की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । ्राकंण्डेय 
पुराण' (५७५६) झ्रौर विष्णु पुराण (२।३।१) के अनुसार पूर्व, पश्चिम 
झौर दक्षिण--इन तीनो दिशाग्रो के समुद्र शौर उत्तर मे हिमालय से आवृत भू-भाग 
ही भारतवर्ष है। प्रन्य पुराणो मे यह सीमा गगा (भागी रथी--उत्तरी हिमालथ) 
से कुमारी श्रन्तरीप तक कही गयी है। “विष्णु पुराण" (२।१२७।१२६) मे 
भारतवर्ष के सात मुख्य पव॑तो का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम थे महेन्द्र, 
मलय, सहाय, शुक्तिमत, ऋक्ष, विन्ध्य श्रौर पारियात्र । उसके पृ्व में किरात, 
पश्चिम मे यवन श्रौर मध्य में गश्रायं निवास करते थे । जैमिनि के 'मोमासासूत्र” 
(१०११॥३५।४२) के माष्य मे शबरस्वामी ने इस भू-माग के प्रन्तगंत बसने 
वाले बृहद्‌ समाज में भाषा तथा सस्क्ृति की एकता बतायी है । 


कविराज राजशेख र द्वारा वर्णित भारत की भौगोलिक स्थिति 


प्रसिद्ध काव्यशास्त्री, कविराज और नाटककार राजशेवर (857-884 ई० ) 
के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'काव्यमीमासा' के 'देश-विभाग नामक सत्रहवे श्रष्याय 
में प्रावीव मारत की मौगोलिक स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है | 
इस दृष्टि से यह सामग्री ग्रत्यन्त ही उउयोगी है। इस प्रध्याय के आरम में 
देश-काल का महत्त्व बताते हुए राजशेश्वर ने लिखा है कि देश और काल का 
विभाग करने ताला कवि, भ्रर्थों के दर्शन की दिशा में दरिद्र नहीं रहता” (देश 
काल च विभजमान कविर्नाथदर्शनदिशि दरिद्राति)। इसका यह श्राशय है कि 
“जिस कवि को देश और काल का ज्ञान रहता है, उस वर्णनीय पदार्थों का ग्रमाव 
नही रहता । इसके विपरीत यदि कवि को देश-काल का ज्ञान न हो तो वह 
विभिन्न देश-कालो की प्राकृतिक स्थिति, उन-उन देशो के सामान्य और विशेष 
लोक-व्यवहार, उन-उन ऋतुओं तथा महोनो आदि में उत्उन्न होने वाली वस्तुओरो 
तथा श्राचार-व्यवहार आ्रादि का वर्णन करने में विमृढ रहता है, उसकी रचना 
भ्रप्रौद एवं हास्यास्पद हो जाती है। श्रत: किसी भी कवि के लिए देश-काल 
का ज्ञान नितान्त शपेक्षित है ।! 


इस सन्दर्म मे धूर्वाचायों के विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए राजशेखर 
ने इक्कीस लोकां का वर्णन करने के उपरान्त भू-लोक के सात महाद्वीपो का 


भारत की भौगोलिक शोर प्राकृतिक स्थिति 25 


इस प्रकार नामोल्लेख किया है : . जम्बू, 2. प्लक्ष, 3 शाल्मली, 4. कुश, 
5. क्रौच, 0. शाक श्रौर 7. पुष्कर । 

सात महाद्वीपो का उल्लेख करने के उपरान्त राजशेखर ने तीन, चार 
श्रथवा सात समुद्रो से सम्बद्ध पूर्ववर्ती परम्पराप्ती का वर्णन किया हैं। उसके 
बाद लिखा है कि “जम्बूद्ी के मध्य मे पर्वतों का प्रथम राजा सुवर्णमय 
मेरु पर्बत है, जो मूतिमान्‌ श्रोषधियो का आकर श्रौर समस्त देवताझो का 
प्रावास स्थल है ।-- 


मध्ये जम्बूद्वीपमाद्यो गिरोणां 

मेदर्नाम्ता कास्वनः शेलराज: | 
यो मूर्सानामोषधीनां निधानं 

यश्चावास: सर्ववन्दारकाणाम ।। 


इसी सुमेरु पव॑त को सीमा (प्रवधि) मानकर ब्रह्मा ने उसके ऊपर विश्व की 
रचना की | इसीलिए सुमेरु को पव॑तों मे प्रथम एवं प्रधान स्थान दिया गया है । 
उसके चारो श्रोर इलावृत वर्ष है। जम्बूद्वीप के उत्तर में क्रमश: नील, श्वेत और 
श्वृगवान्‌ नाम के तीन वर्ष-पर्वत और रम्यक, हिरण्मय तथा उत्तर-कुरु देश हैं । 
उनके दक्षिण में तिषथ, हेमकूट झ्लौर हिमवान्‌ नामक तीन वर्ष-पवंत और 
हेरिवर्ष, किपुरुष तथा मारत ये तीन व हैं। उनमे से एक यह भारतवर्ष है (तत्रेद 
भारत वर्षम्‌)। उसके नौ मेद है: !. इन्द्रद्वीप, 2 कसेरुमान्‌, 3 ताम्रपर्णं, 
4 गभस्तिमान्‌, 5 नाग द्वीप, 0. सौम्य, 7. गन्धवं, 8. वरुणद्वीप और ० कुमारी 
द्वीप । ऐसा प्रतीत होता है कि इन नौ द्वीपो के अ्रन्तर्गंत श्रीलका, मलय, 
जावा, सुमात्रा तथा वर्मा आदि देश भी सम्मिलित थे । 

इन नौ द्वीपो का पाँच भाग जलमय और पांच भाग स्थलमय है। इस 
प्रकार प्रत्येक द्वीप की सीमा एक सहस्न योजन है । वे दक्षिण समुद्र से हिमालय 
तक फंले हुए है श्रौर परस्पर प्रगम्य है । इन सभी द्वीपो पर जो विजय प्राप्त 
करता है वह 'सम्राट' कहा जाता है । कुमारी द्वीप से लेकर विन्दुसर तक एक 
सहस्त्र योजन का भाग “चक्रव्ति-क्षेत्र' कहा जाता है। इस समस्त क्षेत्र पर 
विजय करने वाला राजा “चक्रवर्ती कहा जाता है। यही वह विन्दुसर है, जहाँ 
भगीरथ ने गगावतरण के लिए तप किया था । 

इस विन्दुसर का पुराणों तथा “महाभारत” श्रादि मे विस्तार से उल्लेख 
हुआ है | सम्प्रति भी उसका प्रस्तित्व और महत्व पूवंवत्‌ विद्यमान है । गगोत्री 
से वह लगभग दो मील ऊपर स्थित है । 


26 भारतीय संस्कृति और कला 


प्रन्तिम कुमारी द्वीप के सम्बन्ध मे राजशेखर ने भ्रागे लिखा हैं 'इस कुमारी 
द्वीप मे सात कुल पर्वत हैं, जिनके नाम है . विन्ध्य, 2. पारियात्र, 3, शुक्ति- 
मान्‌, 4. ऋक्ष, ? महेन्द्र, 6. सहय और 7. मलय ।” मलय पर्वत के राजशेखर 
ने चार भेद बताये है। भारत की पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, मध्य और 
श्रन्तवेंदी श्रादि दिशाओं का राजशेखर ने विस्तार से वर्णन किया है । 


पूर्वांचल 


राजशेखर ने लिखा है कि 'पूव और पश्चिम समुद्र के तथा हिमालय और 
विन्ध्य के मध्य में भ्रार्यावर्त है । इस ग्रार्यावते मे चार वर्णों श्रौर चार श्राश्रमों 
की व्यवस्था प्रचलित है । इन्हीं वर्णों और श्राश्नमों के आधार पर यहाँ का 
सदाचार निश्चित है। प्रायः कवियो का व्यवहार श्रार्यावर्ते को प्रथा के अनुकूल 
होता है । इस श्रार्यावर्त मे वाराणसी से पूर्व की ओर “पूर्व देश! है । इसमें भ्रग, 
बग, कलिंग, कोशल, तोषल, उत्कल, मगध, मुद्गर, विदेह, नेपाल, पुण्ड, 
प्राग्ज्योतिष, ताम्रलिप्तक, मलद, मल्लवर्तेक, सुदह्या और ब्रह्मोत्तर आदि जनपद 
सम्मिलित है । इस पृ देश मे ही बृहद्‌गृह, लोहितगिरि, चकोर, दुर्दुर, नेपाल, 
झोौर कामरूप झ्रादि पर्वत; शोण तथा लौहित्य नंद, भर गगा, कारतोया, 
कपिशा भ्ादि नदियाँ भ्रवस्थित्त है ।' 


दक्षिणांचल 


माहिष्मती (इन्दौर से 4) मील दक्षिण नमेंदा नदी के तट पर अवस्थित 
महेश्वर नामक स्थान) के भागे दक्षिणापथ है । उसमे महाराष्ट्र, माहिषक, श्रश्मक, 
विदर्भ, कुन्तल, क्रथके शिक, सूर्पारक, कांची, केरल, कावेर, मुरल, वानवासक, 
घिहल, चोल, दण्डक, पाण्डय, पल्‍लव, गाग, नाशिक्य, कोकण, कोल्लगिरि और 
बललर भ्रादि जनपद है । उनमे दक्षिण विन्ध्य, महेन्द्र, मलय, मेकल, पाल, मज्जर, 
सह्य तथा श्रीपवेत आदि पंत, और नमंदा, ताप्ती, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, 
भीमरथी, वेणा, क॒ष्णवेणा, बजुरा, तुगभद्रा, ताम्रपर्णी, उत्पलावती तथा 
रावणगगा आ्रादि सम्मिलित है । 


पश्चिभांचल 


'दिवसभा (देवास, मध्य प्रदेश) के श्रागे पश्चिम देश है । उसमे देवसम, 
सुराष्ट्र, दशेरक, त्रवण, मृगुकच्छ, कच्छीय, आनते, भ्रवुंद, ब्राह्मणवाह तथा यवन 
भश्रादि जनपद हैं। गोवर्धन, गिरिनगर, देवसम, माल्य शिखर तथा भ्र्वद पश्रादि 


भआरत को भोगोलिक और आक्ृतिक स्थिति 27 


पर्वत; झौर सरस्वती, श्वश्रवती, वातंध्नी, मही तथा हिडिम्बा आदि नदियाँ 
उस पश्चिम देश में हैं । 
उत्तराचल 

पृथूदक (वर्नाल जिले का पिहोवा या प्रथूदक तीथ, जो सरस्वती नदी के 
तट पर थानेश्वर से पश्चिम 40 मील की दूरी पर अवस्थित है) के भ्रागे उत्तरापय 
है । उप्तमे शक, केकय, वोक्‌काण, हुण, बाणायुज, काम्बोज, बाहुलीक, 
पहलव, लिम्पाक, कुलूत, कीर, तगण, तुषार, तुरुष्क, बबंर, हरहूरव, हुहुक, सहुड, 
हसमागं, रमठ श्रौर करकण्ठ श्रादि जनपद है । उसमें हिमालय, कलिन्द, इन्द्रकील 
तथा चन्द्रावल आदि पवेत; श्रौर गगा, सिन्धु, सरस्वती, चन्द्रभागा, यमुना, 
इराबती, वितस्ता, विपाशा, कुह् तथा देविका भ्रादि नदियाँ हैं । 
मध्यदेश 


इन चारो देशो के बीच मे मध्यदेश है, जो कवियो का व्यवहार&-क्षेत्र है । 
वह केवल कवियों का व्यवहार-देश ही नही, प्रपितु शास्त्रीय श्रर्थ के प्रनुकल 
भी है । राजशेखर ने मध्यदेश के जनपदों, पवंतो और नदियों का नाम-निर्देश 
इसलिए नही किया है कि कवियो के लिए उनका विशेष उपयोग नही है । 
अ्रन्तवंदी 

विनशन (थानेश्वर के पास बीकानेर से पश्चिम में 40 मील की दूरी पर) 
और प्रयाग के बीच का देश अन्तर्वदी कहा जाता है। इसी अन्तरवेदी से 
दिशाझ्रो का विभाग करना चाहिए । 


इस प्रकार कविराज राजशेखर द्वारा वणित भारत की यह भौगोलिक 
स्थिति मारत के प्राचीन इतिहास-ज्ञान के लिए नितान्त उपादेय है और उसके 
श्राधार पर भारत की सांस्कृतिक वस्तुस्थिति की खोज का कारये भ्रधिक विश्वस्त 
एवं सुगमतापूवंक किया जा सकता है ! 


प्राकृतिक स्थिति 


भारत के सास्क्रतिक इतिहास के श्रष्ययन के लिए उसकी भौगोलिकें 
स्थितियों के साथ-साथ प्राकृतिक दशाग्रो का ज्ञान होना भी आवश्यक है। 
किसी भी राष्ट्र के जन-जीवन को प्रभावित एवं प्रेरित-प्रोत्साहित करने मे उसका 
प्रातिक वातावरण अत्यन्त महत्त्वपर्ण स्थान रखता है। इस प्राकृतिक 
वातावरण के निर्माणक हैं समुद्र, नदी और पव॑त श्रादि । 


28 भारतीय संस्कृति भौर कला 


भारत के प्राध्यात्मिक श्रौर मौतिक जीवन के निर्माण में समुद्र का भ्रपरिहयायं 
योगदान रहा है। जैसा कि आ्राधुनिक भूगोलवेत्ता विद्वानों का भ्रभिमत है, 
(ऐतरेय ब्राह्मण” (5२०) में भी प्रथ्वी के चारों शोर समुद्र का व्याप्त होना 
बताया गया है। ऋग्वैदिक ऋषियों ते समुद्र की महिमा और उसमें निहित 
निधियों का भूरि-भूरि वर्णन किया है । 

ऋग्वेद के भ्रगेक सन्‍्दर्मों मे ऋग्वैदिक मारत के चार समुद्रो का उल्लेख हुआ 
मिलता है। ऋग्वेद के एक मत्र (१०।४७।२) में कहा गया है कि 'हे इन्द्र, तुम्हें 
हम शोमन अस्त्र श्रौर शोमन रक्षण वाले, सुन्दर नेत्रो वाले, चारो समुद्रो को 
जन से परिपूर्ण करने वाले, घनपति, बार-बार स्तुत्य और दुःखो के निवारक 
मानते है ।' 

इन चारो समुद्रो की मौगोलिक स्थितियों के सम्बन्ध मे ऋग्वेद (३। हे ३।२- 
३:१०१३६।५), प्रथववेद (११।५६) ग्रौर 'शनपथ ब्राह्मण” (१।६॥३।१२) में 
जो चर्चाएँ हुई है उनका भ्रनुशीलत कर श्राघुनिक विद्वानों का कहना है कि एक 
समुद्र दक्षिण मारत में था जो कि राजध्थान तक फंला हुम्रा था श्रौर जिसमे 
पजाब की शुतुद्री [ततलज) और विप्राशा (व्यास) दोनो नदिपाँ गिरती थी । 
इसके अ्रतिरिकत वेदिक मारत के पूर्व ग्रौर पश्चिम में भी दो सपुद्र थे । चौथा 
समुद्र उत्तर सागर था, जो कि हरिद्वार से लेकर मानसरोबर तक फैला 
हुआ था । जल-प्लावन के समय वेवम्व॒त मनु की नौका जिस समुद्र से होकर 
हिमालय पर जा लगी थी, वहू वही उत्तर सागर था, जिपे कुछ विद्वातों ने 
श्रा्कंटिक महासागर से जोइने का विफल प्रयास किया है । 

वेड्िक मारत के ये समुद्र बस्तुत, मूहम्पों, श्रतिवृष्टियों तथा बाढ़ो के कारण 
बार-बार बदलते रहे ग्यौर इसी लिए उतकी मौधोलिक स्थितियों में परिवर्तन 
होता गया । इसी कारण शेष तीन ममुद्र तो अस्विलहीन हो गये । केवल दक्षिण 
का समुद्र ही सम्प्रति विद्यमान रह सका है। उसकी भी भौवोंलिक स्थिति ठीक 
वैसी नहीं है, जंसी कि प्राचीन ग्रन्थों मे वणित है । 

नदियाँ इस राष्ट्र की प्राणदायिनी शक्तियां रही है। श्रार्यो ने इस देश को 
श्रपने स्थायी निवास के लिए समवत, इसी लिए पसन्द किया कि यहाँ समुद्रो, नदी - 
नंदों और विशाल कीलो की अधिकता थी। आर्य ऋषियों ने अपने ग्राश्रम प्रायः 
इन्हीं नदी-तटो या नदी-सगमों पर बनाये थे, जिससे कि ग्राध्यात्मिक तथा भौतिक 
द्विविध कामनाओ की पूर्ति की जा सके । ऋग्वेद के ऋषियों ने इन दिव्य नदियों 
की महिमा का उद्गायन करने के लिए 'नदी सूकत' (१०७५) के नाम से एक 


भारत की भौगोलिफ ओर प्राकृतिक स्थिति 99 


स्वतत्र सूक्त की रचना की | ऋग्वेद के प्रनेक स्थलों पर उनकी सख्या 9) या 
99 बतायी गयी है । समस्त मारतीय साहित्य मे इन नदियों को दैविक तथा 
मौतिक शक्तियों का स्रोत बता कर उनकी श्रद्धा और पवित्रता का विस्तार से 
वर्णन किया गया है। सायण ने उन्हें 'भातृरूपा' (ऋग्वेद माष्य 5८५१) कहा 
है । ये नदियाँ वस्तुत: इस देश की प्राणदायिनी शक्तियाँ रही है श्रौर उनके 
कारण यह भारत-मूमि सतत सस्यश्यामला झ्ौर उर्वर बनी रही । 


ये नदियाँ मारत की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों की सूचक तथा 
धघामिक और सामाजिक जीवन की प्रेरणास्रोत रही है | वे प्रतीत के समान आज 
भी मनुष्य की श्राध्यात्मिक तृष्ति का साधन और कृषि तथा व्यापार की दृष्टि 
से भौतिक उन्नति की सहायिका बनी हुई हैं । 


नदियो, वनस्पतियों श्रौर श्रोषधियो के उद्गम पर्वतो का भी वेदों से लेकर 
परवर्ती साहित्य तक विस्तार से वर्णन किया गया है। उन्हे 'वृक्षकेशा' (वृक्ष 
रूपी बालो वाले) कहा गया है। वे पसखयुकत श्रौर जीवधघारी थे, जिसमे कि 
इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इन्द्र ने उनके पत्र 
काट कर उन्हे स्थिर एवं दृढ़ किया । पर्वतो की दो मुख्य श्रेणियों का विभाजन 
हुआ है--दक्षिणी श्रौर उत्तरी । दक्षिण मे विन्ध्यवर्ती और उत्तर में हिमालयवर्ती 
पर्वंतमालाशो की गणना की गयी है । हिमालय की आध्यात्मिक तथा भौतिक 
गरिमा से भारत का गौरव विश्व मे विश्वुत हुआ । 

इन पव्॑तो ने यहाँ के जन-जीवन के निर्माण तथा उन्नयन मे महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया और उससे भी अधिक इस राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के रूप में 
उसकी सुरक्षा को सतत अजेय बनाये रखा । 


इस प्रकार सुदूर भ्रतीत से लेकर श्राज तक भारत के आध्यात्मिक तथा 
औतिक जीवन के उत्थान मे समुद्रो, पबंतों श्रौर नदियों का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है । इस देश के साहित्यकारों श्रौर कलाकारो के वे प्रेरणाज्नोत बने रहे । 


दो/भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 


इतिहास के स्रोत 


भारतीय इतिहास के ग्रनुसन्धान धौर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का 
श्रेय प्राधुनिक विद्वानों को है। उनमे भी पाश्वात्य विद्वानों का प्रयास निःसन्देह 
प्रशमनीय है। उन्होने भारत की साहित्यिक, सास्कृतिक श्लौर कलात्मक 
उपलब्धियो को बिखरी हुई विपुल ज्ञान-धाती को क्रमबद्ध रूप मे व्यवस्थित कर 
प्रकाशित किया । भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए यद्यपि इन विद्वानों 
ने भारतीयों की प्रसामान्य उच्च मेत्रा की मूरि-मूरि प्रशंसा की, किन्तु साथ 
ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लेवी तथा हेरोदोतस के समान इतिहास - 
लेखन का कार्य नहीं हुआ । उनमें से कुछ विद्वानों का तो यह भी श्रभिमत 
है कि मारत मे इसलिए इतिहास-लेखन के प्रति विमुखता रही, क्योकि मारतीयों 
में इतिहास-बुद्धि का सर्वथा प्रमाव था। वे इतिहास-ज्ञान से प्रनभिन्न थे ध्रौर 
उनकी इतिहास के प्रति कोई अभिरुचि नही थी । 

इन विद्वानों के इस कथन का यदि यह भ्राशय हो कि आधुनिक वेज्ञातिक 
विधा पर प्राचीन मारत में इतिहास-लेखन का कार्य नही हुआ, तो इस बात 
को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, किन्तु भारतीयों में इतिहास-बूद्धि के 
प्रभाव की उनकी दलोलें निश्चित ही कपोल-कल्पना मात्र हैं; क्योकि यह 
ग्राक्षेप तो विश्व के किसी भी देश तथा जाति के इतिहाम-लेखन के सम्बन्ध 
मे चरितार्थ हो सकता है। मारतीय मनीषी इतिहास-विपय के प्रति सर्वथा 
उदासीन थे, भ्रथवा उनमे इतिहाप्त-ज्ञान का भ्रमाव था, ऐसा सोचना कदाचित्‌ 
उपयुक्त नही है । उपथ्ुक्त इसलिए कि इतिहास-ज्ञान की जो मान्यता श्रौर 
परम्परा पश्चिम की रही है, भारतीय विचार-दृष्टि से वह सर्वथा मिन्‍न है। 
भारत श्रौर पश्चिमी देशो मे इतिहास-निर्माण की कार्यविधा में मौलिक 
भिन्‍नता है । 

मानव इतिहास की सरचना में कल्पना का सर्वाधिक योगदान रहा है। प्रथम 
इतिहास-बुद्धि मनीषी ने इतिहास में विभिन्‍न जातियों के आदर्शों को सजोने 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास को पृष्ठभूमि 5; 


के लिए कल्पनाप्नों का क्‍ग्लाघार लिया है। प्रत्येक जाति के इतिहास की ये 
कल्पनाएं ही उसकी पुराण कथाएं हैं। पुराण कथाएं, श्र्थात्‌ ऐसे विचार, जोः 
जन-जी वन के प्रत्यक्ष-दृष्ट साक्ष्यों से उगे श्रौर जनवाणी द्वारा प्रकाशित हुए ॥ 
वे बिचार भविष्य की भशअ्ननेक पीढ़ियों तक अलिखित ही रहे भ्रौर मौखिक रूप 
में श्रृतजीवी होकर श्रागे बढते रहे | उन्हें जब क्रमबद्ध रूप में पिरोकर प्रस्तुत 
किया गया तो वे ही इतिहास के रूप मे परिणत हो गये । इस प्रकार कल्पनाएँ 
ही इतिहास का सत्य सिद्ध होती हैं । 

इन कल्पना-प्रसुत घटनाग्रो के आधार पर ही कालातीत श्रौर काल-सीमागओरं 
का इतिहास निबद्ध होता है । ये कल्पनाएँ विभिन्‍त रूपो मे इतिहास का सत्य 
बन कर अतीत को वतंमान के साथ जोड़ती है और तब इतिहास की ग्रविच्छिन्न 
परम्परा का निर्माण होता है । 


योरोप और एशिया के देशो में साहित्य, संस्कृति तथा समाज का ऐतिहासिक 
क्रम निर्वारित करने के लिए राजाओ, राजवशो, राजनीतिक तथा आशिक 
विकास के आधार पर इतिहास का निर्णय हुआ; किन्तु भारत में सम्पता- 
सस्कृति के काल-विभाजन का दृष्टिकोण इससे कुछ मिन्‍त रहा है। योरोप के 
इतिहास में व्यक्तिपरक दृष्टि है, जबकि समष्टिपरक मारतीय इतिहास उन 
विशिष्ट उयलब्बियों पर झ्राधारित है, जो व्यक्ति की नही, समस्त युग की देन 
८ । भारत के सास्क्ृतिक इतिहास का युग-विभाजन उन महान्‌ सिद्धान्तों तथा 
विचारबाराग्रो पर आधारित है, जिन्होंने स्वधा नयो परिस्थितियों तथा 
परम्परात्रो को स्थापित किया | वेदिक, महाकाव्य, पुराण, दर्शन, बौद्ध प्रौर 
जन ग्रादि भारतीय इतिहास का परम्परावर्ती विकास प्रपनी-अपनी मौलिक 
उपलब्धियों के कारण भ्रलग-अग्रलग युगो के रूप मे ग्रमिहित हुआ । इस मारतीय 
दृष्टि में राज्यों तथा साम्राज्यों के उत्पान-पतन को, नर-संहारो की भ्रनर्थंकारी 
घटनाश्रो और राजनीतिक तथा झ्राथिक क्रिया-कलापो को उतना अधिक महत्त्व 
तही दिया गया है, जितता कि उन विचारों तथा मान्यताग्रों को, जो तत्कालीन 
समस्त सम्राज के जीवनाघार रही। इसलिए भारतीय सम्यता-सस्क्ृति का 
इतिहास घटनाप्रधान त होकर विचारप्रधान रहा है। और उसके धारावाहिक 
प्रवाह मे निरन्तर एकरूपता तथा अ्रजस्रता बनी रही । 


भारतीय इतिहास, जो कि अनुकूल-प्रतिकूल सभी प्रकार की परस्थितियो 


में एकरस, ग्रख्नण्ड तथा सतत प्रवहमान्‌ बना रहा, एकमात्र विचारों की धारा 
पर उभरा झौर सवद्धित हुआ । उसका घर्मं, दर्शव, कला, साहित्य उन महान्‌ 


39 भारतीय सह्कृति श्ौर कला 


विचारों पर आधारित रहा है, जो मानव-मात्र की जिज्ञासा का विषय बना 
तथा विश्व में फेला और विशाल भू-मण्डल पर जिसके प्रमाव की छाप ग्राज 
भी विद्यमान है । 

इस भारतीय सम्यता श्र सस्कृति का इतिहास उन चिरन्तन एवं शाश्वत 
मानमृल्यो पर भ्राधारित है, जिन्होने एक निश्चित जीवन-पद्धति का निर्माण 
कि या श्रौर इसी लिए जिनका महत्त्व सावदेशिक तथा सावंकालिक बना रहा । 
इतिहास का भारतीय दर्शन न तो युग-विधायक ऋषियो, ब्राह्मणो, देवों भ्रौर 
मनुष्यों का जीवन-चरित मात्र है, श्रपितु उस शाश्वत घमं, श्रर्थात्‌ नैतिक प्रादर्शो 
तथा प्रकृत नियमों का इतिहास है, जिसमे कमी विकार उत्पन्न नहीं हुश्ना, सदा 
एकरूपता भ्रौर एकरसता बनी रही । 

विभिन्‍न शास्त्रों तथा विद्याग्रो के प्रति अतीत के युगो-यूगो में जेंसी-जंसी 
मान्यताएँ तथा घारणाएँ बदलती गयी श्रौर रचनाकार तथा अध्येता जसे-जसे 
उत्तरोत्तर नवीनता की श्रोर उन्मुख होता गया, वैसे-वसे श्रतीत का सारा 
निर्माण और उसकी निर्माण-विघा के क्षेत्र मे भी नयी मान्यताश्रो तथा 
दृष्टिकोणों में परिवतेन होता गया। इस वास्तविकता को झओभल करने के 
कारण ही कुछ पाश्चात्य विद्वानों को मारतीय साहित्य मे इतिहास-बुद्धि का 
श्रभाव दिखायी दिया । 

विशाल मारतीय वाइमय के निर्माता पुरातन मनीषियों द्वारा इतिहास- 
निर्माण की दृष्टि से जो बहुविध प्रयास हुए और जिनके आधार पर श्राधुनिक 
विद्वानों को भारत का बहुत इतिहास लिखने की झ्राधार-सामग्री तथा प्रेरणा 
प्राप्त हुई, उसको मुख्य रूप से दो भागो मे विभक्‍त करके इस प्रकार देखा जा 
सकता है--सा हित्यिक और पुराताच््विक । 
साहित्यिक सामग्रो 

मारतीय इतिहास को आ्ालोक्ति करने वाली यह साहित्यिक सामग्री भी 
दो रूपो मे उपलब्ध होती है--इतिहासेतर और इतिहासपरक । 

इतिहासेतर साहित्यिक सामग्री की दप्टि मे भारतीय इतिहास-निर्माण के 
लिए बिखरे हुए प्रचुर साधन वेदो मे युरक्षित हैं। प्राग्वेदिक और वैदिक यग 
के जन-जीवन की परिस्थितियों को अभिव्यजित करने वाली प्रमाण-सामग्री 
वेदों में ही देखने को मिलती है । श्रार्यों के साथ आ्रार्येतर कही जाने वाली 'दास 
तथा “दस्यु' जातियो के निरन्तर मधष॑ भर वेदिक भारत के सामाजिक घामिक 
तथा सास्क्ृतिक पुनरुत्थान का इतिहास ऋग्वेद में सुरक्षित है। इसी प्रकार 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास को प्रृष्ठभूमि 33 


'शतरेय', 'शतपथ' तथा तित्तिरीय' झ्रादि ब्राह्मण-ग्र-थों में घ्ौर 'बृह॒दारण्यक' 
तथा 'छान्दोग्य' झादि उपनिषदु-ग्रन्थो मे उपनिबद्ध तत्कालीन घटना-क्रमों, परि- 
स्थितियों और व्यक्तियो आदि के सम्बन्ध भे परम्परागत तथा सामयिक कथा प्रो 
एवं वृत्तो में जो इतिहास-सूत्र अनुस्यूत हैं, कतिपय श्राधुनिक विद्वानों ने उन पर 
प्रकाश डालने का सराहनीय यत्न किया है। इसी प्रकार प्राचीन भारत की 
प्रामाणिक इतिहास-सामग्री के मूल्यवान्‌ संग्रह बौद्धों के त्रिपिटक, तिकाय, वश- 
ग्रन्थ, जातक और जनों के कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन तथा प्राचाराग आदि हैं। 
इनके अतिरिक्त गर्गाचायं की गार्गीसंहिता', पाणिनि की भष्टाध्यायी', पतंजलि 
के महाभाष्य' और परवर्ती कवि-ताटकका र-कथाकारो की बहुसख्यक इतिहासेतर 
कृतियों का श्रनुशीलन कर श्राधुनिक विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को 
प्रकाश मे लाने का श्लाध्य प्रयास किया है । 

यद्यपि “रामायण और 'महामारत' की गणना इतिहासेतर साहित्यिक ग्रन्थो 
के रूप की जाती रही है, किन्तु उनमे कतिपय सन्दर्म ऐसे भी है जो विशुद्ध 
इतिहास-दृष्टि से लिखे गये हैं, क्योकि उनमे तथ्यपूर्ण घटनाभो के ग्राधार पर 
दो महान्‌ ऐतिहासिक वशो का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। इन दोनो ग्रन्थों की 
गणना यद्यपि काव्य-विपय के अ्रन्तर्गत की गयी हैं; किन्तु उनमे पुरातन मारतीय 
राजवशो के क्रमबद्ध इतिहास के साथ-साथ तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, 
आर्थिक तथा सास्कृतिक जीवन की यथातथ्य भाँकी भी प्रस्तुत की गयी है। वे 
यद्यपि विशुद्ध इतिहास नही है, फिर भी वेदोत्तरकालीन भारत के विश्वकोश 
है और इतिहास की वर्तमान वेज्ञानिक दृष्टि के निर्वाहक न होते हुए भी अपने- 
श्रपने युगो तथा चरितनायकों के इतिहास-ज्ञान के एकमात्र प्रामाणिक श्राधार 
हैं। ग्राधुनिक इतिहासकारों की इतिहास-चबुद्धि के प्रेरक तथा साधन होते हुए 
भी यह सत्य है कि उनमें केवल इतिहासविधा की एकागिता नही है । 

इस सन्दभे मे बहुसंख्यथक विशाल पुराण-प्रन्थो का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है, जिनका निर्माण इतिहास-बुद्धि मनीषियों के द्वार हुभा है और 
जिनमें |. सर्ग (सुष्टिज्ञान), 2. प्रतिसर्ग (सृष्टि की पुनरुत्पत्ति), 3. वंश (सृष्टि 
का वश-वृत्त), 4. मन्वन्तर (विभिन्‍न मनुष्यो की कालावधि) भौर 5. वशानुचरित 
(सूयेंवश तथा चर्द्रवश का इतिहास) पर सृक्ष्म दृष्टि से विचार किया गया है । 
वृहत्तर मारत पर प्रकाश डालने वाली भौगोलिक सामग्री भी पुराणों मे 
संकलित है । सृष्टि के उदय का इतिवृत्त होने के कारण पुराण समस्त मानवता 
के विकास-क्रम को बताने वाले स्व प्रथम महान प्रयत्न हैं । 

3 


34 भारतोय संस्कृति शोर कला 


पुराणों के इतिहास-कथन की भ्रपनी विशेष पद्धति एवं शली रही है। 
सृष्टि के उदय से ही पुराणों के इतिहास का श्रारम्भ होता है। सृष्टि की उत्पत्ति 
झ्ौर उसके भौगोलिक परिज्ञान के बाद स्वायम्मुव मनु और तदनन्तर मनुवश के 
पुरुषों का इतिहास निरूपित है। श्रन्तिम वेवश्वत मनु के अ्नन्तर महामारत- 
युद्ध के राजाओ्रो, राजवशो और महापुरुषों का उनमे वर्णन किया गया है । प्रन्तिम 
चन्द्रवशी श्रौर सूयंवशी राजाओो के इतिवृत्त मे प्राचीन भारत के इतिहास की 
एकमात्र प्रामाणिक सामग्री सुरक्षति है। देश-काल की सीमाओं से 
झतीत इतिहास-गणना का भारतीय दृष्टिकोण एकमात्र पुराणों में ही देखने को 
मिलता है । पुराणो में व्यापक विश्व काल-चक्र को सतयुग, शत्रेता, द्वापर भ्ौर 
कलियुग, इन चार युगो मे विभाजित किया गया है। उतका विकास झौर हास 
घर्ममूलक है। यह धर्ममुलक इतिहास-गणना वस्तुतः नैतिक आदर्शों तथा 
पमिर्घारित नियमो पर ग्राधारित है, जिसके द्वारा समस्त जन-मानस का तथा 
उसकी सस्क्ृति की भ्रविच्छिन्न भावधारा का सही मूल्यांकन किया गया है । ये 
चारो यूग एक महायुग का निर्माण करते हैं श्रौर उसके द्वारा सनातन एव 
ग्रखण्ड मानव-सस्कृति की स्थापना होती है। इसलिए भारतीय इतिहास की 
युगपरक तथा व्यक्तिपरक समी घटनाएँ एक साथ विलयित होकर श्रनन्त ब्रह्माण्ड 
की रचना करती हैं और उनके द्वारा व्यापक मानवीय सस्कृति का सुदृढ़ 
प्राधार बनता है । 

यही इतिहास-गणना का मारतीय दृष्टिकोण है । 

पुराणों के बाद इस सन्दर्भ मे मौये चन्द्रगुप्त के (32-297 ई० पूर्व) के 
महामत्री कौटिल्य के 'अ्रथंशास्त्र' का ताम उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत का यह 
एक विश्वकोश है श्रौर एक विधि-ग्रन्थ के समान इसका भ्राज भी महत्त्व बना 
हुआ है । विधि राजनीति और प्रशासन झ्रादि विषयो की पारिमाषिक शब्दावली 
ग्रहण करने के कारण श्राधुनिक मारतीय सविधान उसका ऋणी है। उसमे 
इतिहास-विषय के महत्त्व को स्वतत्र रूप मे माना गया है श्रौर उसके भ्रस्तगंत 
पुराण, इतिवृत्त, श्राख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और भ्र्थशास्त्र आदि श्रनेक 
विषयों का समावेश किया गया है । कौटिल्य की इस इतिहास-विषयक मान्यता 
में परम्परा को दृष्टि परिलक्षित होती है। 

प्राबीन भारत के सघ-राज्यो का विशद इतिहास बताने में “्रथंशास्त्र' ही 
एकमात्र श्राधार है। वे संघ-राज्य भ्राधुनिक प्रजातत्र की परम्परा के भ्राधार- 
स्तम्म थे । बंदिकयुग से चली आ्ाती वर्णव्यवस्था मे समय-समय पर जो 
परिष्कार हुए और तब उनके द्वारा एक स्थिर समाज की रचना कंसे हुई, इसका 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूसि 95 


वास्तविक रूप भी “भ्र्थशास्त्र” में ही देखने को मिलता है । विभिन्‍न शिल्पों 
झौर कलाओों से श्राजीविका चलाने वाले भारतीय कर्मकर-वर्ग का कौटिल्य ने 
विशेष रूप से उल्लेख किया है। 'श्रथंशास्त्र मौ्य-साम्राज्य की सांस्कृतिक 
वस्तुस्थिति का दर्पण है । 

उक्त इत्तिहासेतर साहित्यिक सामग्री के भरत्तिरिक्त ऐसे भी बहुसख्यक ग्रन्य 
संस्कृत में सम्प्रति उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण विशुद्ध इतिहास-दृष्टि से किया 
गया है । इस प्रकार की ग्रन्थ-सामग्री कुछ तो काव्य-विषयक है, कुछ जीवनी- 
परक, कुछ विशुद्ध इतिहासगर्मित भौर कुछ मिश्वित । ऐसे ग्रथों वी तालिका 
बहुत लम्बी है । उनके नाम हैं बाणमट्ठट का 'हषषेचरित', वाक्पतिराज का 
गउडवहो,” पद्मगुप्त (परिमलगरुप्त) का 'तवसाहसाकचरित', बिल्हण का 
“'विक्रमाकदेव वरित,' सन्ध्याकरनन्दी का 'रामचरित', कल्हण की 'राजतरगिणी', 
हेमचन्द्र का द्वद्याश्नय काव्य' तथा 'कुमारपालचरित”', जयानक (जयरथ) का 
'पृथ्दीराजविजय, सोमेश्वर की 'कीतिकौमुदी,, अरिसिह का 'सुकृतसकीतंन”, 
जयसिह सूरि का 'हम्मीरमदमदंन', मेरुतुग की 'प्रबन्धचिन्तामणि', 
राजशेखर का चतुविशति प्रबन्ध, चन्द्रप्रम सूरि का 'प्रमावकचरित', गगादेवी 
का “कम्परायचरित” (मघुराविजय), जयसिह सूरि, चरित्रसुन्दरगणि तथा 
जिनमण्डनोपाध्याय के एक ही शीर्षक से तीन ग्रन्थ 'कुमारपालचरित', जिन- 
हर्ष गणि का “वस्तुपालचरित', श्रानन्द मट्ट का बल्‍लालचरित', गगाधघर पाण्डेय 
का 'मण्डलोक महाकाव्य' श्रौर राजनाथ का “भच्युतरायाम्युदय काव्य तथा 
'मूषकवश” का नाप्त उल्लेखनीय है। 

इस इतिहास-सामग्री का निर्माण लगभग 77वीं शती ई० से लेकर लगभग 
]3वी शतती ई० तक होता रहा । संस्कृत के झ्रतिरिक्त विभिन्न मारतीय भाषाश्रो 
के साहित्य मे भी ऐसी इतिहासपरक कृतियो का निर्माण हुझ्ना, जिनमे प्राचीन 
मारत के विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षो पर व्यापक प्रकाश डाला गया 
है । तमिल मापा भे इस प्रकार के चार ग्रन्थो का विशेष रूप से उल्लेख किया गया 
है । उनके नाम हैँ 'नन्दिक्कलम्बम्‌*, 'कुलोत्तंगणपिल्लैत्तमिल', 'कलिग्त्तुप्परणि! 
भोर 'चोलवंशचरितम्‌' । 

अतीत के युग-युगों से भारतीय-ज्ञान की विपुल विरासत को श्राज तक 
पहुँचाने वाले एकमात्र साधन हस्तलिखित पोथियाँ रही है, जो कि लाखों की 
संख्या मे आज भी भारत के विभिन्न व्यक्तिगत एवं संस्थायत ज्ञान-केन्द्रो में 
सुरक्षित हैं। इन हस्तलेखों की पुष्पिकाश्रों से ज्ञात होता है कि उनके निर्माता 


$6 भारतोय संस्कृति और कला 


ग्रन्थकारों ने प्रपना नाम, वंश-वृत्त, जिस शासक के ग्राश्नय में क्रथवा शासनकाल में 
उनकी रचना हुई उसका नाम, वंश-वुत्त और रचनाकाल श्रादि का उल्लेख कर 
दिया है। यहाँ तक कि अपने ग्रन्थ की साम्रग्री-विषयक प्रामाणिकता को सुरक्षित 
बनाये रखते के लिए उसका परिमाण मी दे दिया है। यह परम्परा बेदिक 
सहिताश्रो तथा परवर्ती साहित्य से ही देखने को मिलती है । मूल ग्रन्थकार के 
झनुकरण पर उसके लिपिकर्ता तथा प्रतिलिपिकर्ता ने भी भ्रपने विषय की समस्त 
जानकारी दे दी है। जैन ग्रन्थकारो तथा लिपिकारो मे यह प्रवृत्ति श्रधिक 
प्रचलित रही है । उन्होने ग्रन्थ के श्रन्त मे अपनी गुरु-शिप्य-परम्परा की लम्बी 
तालिका देने के साथ तत्कालीन शासक का समय तथा लिपिकाल का भी उल्लेख 
कर दिया है । 

इस प्रकार भारतीय ग्रन्थकार तथा लिपिकार परम्परा से ही इतिहास के प्रति 
भी जागरूक रहे है। इस सामग्री के श्राघार पर ही आ्राधुनिक इतिहासकारो 
द्वारा साहित्य, संस्कृति श्रौर कला के इतिहास-लेखन का कार्य समव हो सका है । 
इतिहास-लेखन एक वृष्कर कार्य 

कल्हण की “राजतरगिणी' का उल्लेख विशुद्ध इतिहास-प्रन्थों की कोटि में 
किया जा सकता है । उसने इतिहासकार के दायित्व और इतिहास-लेखन की 
दुष्करता की ओर मी सकेत किया है । अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना (१॥७-१५) में 
कल्हण ने लिखा है कि वह गरुणवान्‌ कवि ही वास्तविक प्रशसा का पात्र है, 
जिसकी वाणी रागर-द्वेष से रहित सही इतिहास को बताने मे समर्थ हो ।' उसने 
आ्रागे लिखा है, 'इतिहासकारो ने राजाग्नो के जो विस्तारपुर्वक इतिहास लिखे 
हैं, उन्हे देखकर तथा उनकी सत्यता-असत्यता की परीक्षा कर वास्तविक 
इतिहास को जनसमुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना कोई साधारण कार्य नही है। 
प्रतएव पूर्णत. निर्दोष भ्रौर सत्य पर श्राधारित इतिहास को प्रकट करने के 
लिए ही मै यह उद्योग कर रहा हूँ । प्राचीन इतिहास-ग्रन्थ बहुत विस्तृत थे । 
उन्हे सक्षिप्त करके सुब्रत नामक एक कवि इतिहासकार ने एक श्रन्य ग्रन्थ की 
रचना की । वे सभी प्राचीन इतिहास-प्रन्थ श्रब विलुप्त हो गये है | कवि सुब्रत 
की इतिहास-कृति ही केवल सुरक्षित रह गयी है; किन्तु यह इतिहास-कृति भी 
पाण्डिस्य की दुरूहता से युक्त होने के कारण जन-सामान्य को इतिहास का ज्ञान 
प्राप्त कराने मे समर्थ न हो सकी । क्षेमेन्द्र कवि की 'नृपावलि' यद्यपि काव्य 
की दृष्टि से एक उत्तम रचना है, किन्तु ग्रन्थकार की श्रनवधानतावश उसमे 
इतनी भ्रधिक त्रुटियाँ रह गयी है कि उसका कोई भी भ्रश निर्दोष न रह सका । 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 97 


भ्रतः मैंने भ्रपने पृर्ववर्ती प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित कथा-विषयक ग्यारह ग्रन्थों 
का प्रध्ययन-अनुशीलन किया और नील मुनि द्वारा रचित 'नीलमत पुराण! 
का भी परिशीलन किया। इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त मैंने प्राचीन राजाझो द्वारा 
निर्मित देवमन्दिरों, नगरो, ताम्नपत्रो, झ्राशापत्रो प्रशस्तिपत्रों, श्नौर भ्रन्याय 
शास्त्रों का भ्रध्ययन तथा मनन-मन्थन कर अपने भ्रम का निराकरण किया ।' 
श्रपनी इस परिमारजित तथा प्रमाण-सम्परीक्षित इतिहास-कृति 'राजतरबिणी” 
की विशिष्टता को बताते हुए उन्होने श्रागे लिखा है, “मेरे द्वारा लिखा गया यह 
इतिहास-ग्रन्थ विभिन्‍न राजाझों के शासनकाल में देश-काल की उन्‍तति एव 
झवनति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में पुरातन ग्रन्थों द्वारा प्रचारित भ्रम को 
दूर करने में भी सहायक सिद्ध होगा ” (१।२१) । 


इस प्रकार कल्हण ने अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना में उन सब कठिनाइयों 
और विषमताओ का वर्णन किया है, प्रतीत की घटनाओ्रो की सत्यता को प्रमाणित 
करने के लिए इतिहासकार के सामने झ्राज भी जो प्रनिवार्य रूप से उपस्थित 
होती हैं । कल्हण के उक्त कथन से भी स्पष्ट होता है कि इतिहास-लेखन के लिए 
उसने भ्रपने समय के उपलब्ध इतिहास-प्रन्थो के भ्रतिरिक्त, नगरो, मन्दिरो, 
अभिनलेखो प्रौर दानपत्रो आदि पुरातात्तविक सामग्री से भी सहायता ली थी। इस 
विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी प्रकार की ट्विविधाश्रो और घटनाप्रों 
की सत्यता के सम्परीक्षण के लिए एक निपुण इतिहासकार की निष्पक्ष दृष्टि कल्हण 
में विद्यमान थी, श्रौर इस पुष्ट प्रमाण को सामने रख कर यह कहना कि 
भारतीयों में इतिहास-दुष्टि का श्रमाव था, अज्ञानता के श्रतिरिक्त कोई महत्त्व 
नही रखता । 


इतिहास-लेखन का दृष्टिकोण 

विशुद्ध इतिहासपरक और इतिहासेतर साहित्यिक ग्रन्थो की उक्त सामग्री 
की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि उनके निर्माण का दृष्टिकोण आज की 
प्रपेक्षा सर्वथा भिन्‍नत था। 'रामायण', महाभारत” और पुराण ग्रादि ग्रन्थों 
में सवंत्र ही सन्दमंगत कथा के काव्य-सौन्दर्य के प्रवाह मे ऐतिहासिक घटनाग्रो 
के तथ्य गौण पड़ गये तथा खण्डित हो गये हैं । उसका एक कारण था । उनके 
निर्माताओं के समक्ष इतिहास की परम्परागत परिमाषा इतनी व्यापक झौर 
असन्तुलित थी कि उसको सामने रखकर केवल इतिहास की कोरी घटनाओं को 
प्रस्तुत करके कथा की काव्यगत सरसता को उपेक्षित करना संभव नहीं था। 
प्रत्येक ऐतिहासिक घटना को काव्य-शिल्प से परिमण्डित करके प्रस्तुत करने के 


38 मारतोय ससकृति और फला 


कारण उनके ग्रम्थों में कवित्व पक्ष अधिक निखर कर सामने श्राया । इसके 
श्रतिरिक्त धासिक तथा नैतिक श्रास्थाश्रो की परम्परा के प्रति निष्ठावान्‌ होने 
के कारण वे एक इतिहासकार होने के साथ-साथ सुधारवादी, उपदेशक झौर 
दाशेनिक मी थे। नैतिकता, आदर्श और मर्यादा की परम्परागत मान्यताओं 
का निर्वाह करना भी उनके लेखन का एक महत्त्वपूर्ण भ्रंग था। पश्रन्य ग्रन्थों की 
तो बात झलग रही, सही ऐतिहासिक घटनाश्रों को प्रमाणों द्वारा सम्परीक्षित 
करके प्रस्तुत करने का दावा करने वाला कल्हण भी परम्परा के प्रवाह मे स्थिर 
न रह सका, 


इसी प्रकार ऊपर जिन ऐतिहासिक दृष्टि से लिखे गये चरितकाव्यों, 
प्रबन्धकाव्यों तथा महाकाव्यों का उल्लेख किया गया हैं उनमे भी काव्य-शिल्प 
का इतना गहन ताता-बाना बुना गया है कि उनके कारण न केवल उनके मूल 
कथानक की प्रवाहमयता में भ्रवरोध उत्पन्न हुआ, श्रपितु उनका ऐतिहासिक पक्ष 
भी धूमिल पड गया । जहाँ तक पुराणों का सम्बन्ध है उनमे सन्दरंगत कथा को 
अनुश्ुतियो और उपकथाझ से इतना भ्रधिक बोभिल बना दिया गया कि मूल 
ऐतिहासिक तथ्य बिखर गये । 


फिर भी पुरातन सन्दर्भ मे उक्त सामग्री का अ्रध्ययन्त करके यह कहना 
नितान्त अर्थहीन है कि मारतीयों मे इतिहास-बुद्धि का अभाव था । भारतीयों 
की मौलिक एवं ठोस इतिहास-बुद्धि की परिचायिका वह पुरातत्त्व-विपयक 
सामग्री है, जिसके बृह॒त्‌ संग्रह श्राज भारत के विभिन्न सग्रहालयों में सुरक्षित है 
श्रौर जिनके वैज्ञानिक भ्र्ययन पर अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तके प्रकाश में आ 
चुकी हैं । 


पुरातात्त्विक सामग्रो 


भारत के सासकृतिक इतिहास को भली भाँति आलोकित करने वाली 
प्राघारभूत सामग्री मे साहित्य के ग्रतिरिक्त पुरातत्त्व का भी अ्रपना विशिष्टि 
स्थान है। इतिहास-निर्माण की दृष्टि से पुरातत्व-विषयक साप्तप्री का सर्वाधिक 
महत्त्व है । यह सामग्री अपने-आप में एक प्रामाणिक इतिहास है। उसके द्वारा 
प्रनेक सन्‍्देहों, विवादों तथा भ्रमो का निराकरण होकर इतिहासकारों को 
निविवाद दृष्टि प्राप्त होती है । इतिहासकार के समक्ष प्रतिपाद्य विषय ग्रौर 
उससे सम्बद्ध विभिन्न घटताओ की सत्यता निरूपित करने के लिए प्रमाण रूप 
में जो तथ्य वतंमान रहते हैं, उन्ही को पुरातत्त्व के नाम से कहा गया है। 


आरत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 99 


उदाहरण के लिए यदि प्रयाग का स्तम्मलेख उपलब्ध न हुआ होता तो सम्प्रति 
दूसरा कोई साधन नहीं था, जिससे सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजय की 
जानकारी हो सकती । इसी प्रकार हाथीगुम्फा का अभिलेख ही एकमात्र ऐसा 
साधन है, जिसके द्वारा खारवेल नरेश का अस्तित्व सुरक्षित रह सका श्रौर यह 
ज्ञात हो सका कि उसमे एक विशाल राज्य की स्थापना की थी । 

श्रनेकानेक श्रान्त तथा सन्दिग्ध घटनाओं के निश्चयीकरण तथा पृष्टीकरण 
के लिए भी पुरातत्त्व-सामग्री का महत्व सुविदित है। उदाहरण के लिए 
पुष्यमित्र शृंग के समकालीन (लगमग 200 ई० पू्व) वेयाकरण पतजलि के 
'महाभाष्य” से विदित होता है कि पष्यमित्र शुग ने कोई यज्ञ किया था। एक 
व्याकरण-ग्रग्थ के इस उल्लेख को इतिहास का असन्दिग्ध साधन मानने मे 
इतिहासकारों का मतभेद रहा है | किन्तु अयोध्या से उपलब्ध भ्रभिलेख में जब 
स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हुआ मिला कि 'पुष्यमित्र शुग ने दो अश्वमेध यज्ञ 
किये” (द्विरश्वमेघयाजिन' सेनापते: पुष्यभिन्रस्थ), तब पतजलि के उल्लेख की 
सत्यता सिद्ध हुई | इसी प्रकार कतिपय श्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं । 


इतिहास-लेखन तथा ग्रध्ययन के लिए उपयोगी यह प्ररातत्व-सामग्री अनेक 
रूपो मे बिखरी हुई मिली है । उसको तीन मुख्य वर्गों मे विभाजित किया जा 
सकता है : ।. प्रभिलेख, 2. स्मारक श्ौर 3. मुद्राएँ । 


गभिलेख श्लौर उतके विभिछ रूप 


भारत के विभिन्न स्थानों मे, विभिन्न युगो मे समय-समय पर इतने अधिक 
अभिलेख उपलब्ध हुए हैं गौर आज भी निरन्तर उपलब्ध हो रहे हैं कि देश के 
प्राय: सभी समग्रहालयों में न्‍्यूनाघिक रूप में उनके संग्रह देखते को मिलते है । 

अभिनेखो का इतिहास की दृष्टि से जितना अधिक महत्त्व है, उतना ही 
महत्त्व उनके प्रचलन श्रौर उनकी परम्परा का भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
मंत्र सहिताओं के वीर-बृत्तो (गाथाश्रों) प्रौर नाराशंसियो (स्तुतिपरक ख्यातो) 
ने ही समवतः परवर्ती युग में श्रभिलेखों के उत्की्णन की परम्परा को जन्म 
दिया । वेदिक युग मे बहुघा यज्ञ के श्रवसरों तथा धाभिक उत्सवों के समय 
ऋषियो तथा राजाओं की वीर-बृत्तावलियाँ पश्रोजस्वी वाणी में गीतिबद्ध ढंग पर 
उच्चरित होती थी । उनमे वीरता, दानशीलता तथा कौर्तिमत्ता झ्ाादि गुणों का 
वर्णन होता था। जहाँ तक उपलब्ध भ्रमिलेखों का सम्बन्ध है, उतमें प्रायः यशोगान, 


40 भारतीय संस्कृति भोर कला 


दानशीलता, वीरता, विजय भ्रादि महनीय घटनाओं को उत्कीर्ण किया जाता था । 
जिस शासक ने जो विशिष्ट ख्यातियुक्त प्रशसनीय कार्य किये; स्मारक, मंवनत, 
कलाकैन्द्र तथा घामिक मठ-मन्दिर, बिहार श्रादि बनवाये; बड़े-बड़े दान दिये; 
उन सब को भभिलेखो में खुदवाया जाता था। राजाज्ञाओ्रो को उत्कीर्ण कराया 
जाता था । भमिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य के लिए उन पर तिथियाँ भी प्रक्षित 
की जाती थी । 

भारत मे झमिलेख कब से खुदवाये गये, इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकमत 
नही हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि सम्राट्‌ श्रशोक के समय (272-232 ई० 
पृवे) से श्रसिलेख खुदवाये जाने भ्रारम्म हुए । किस्तु कुच विद्वानों का कहना हैं 
कि सम्राट भ्रशोक से पुर्व ही अभिलेख उत्कीणित किये जाने लगे थे। उदाहरण- 
स्वरूप बस्ती से प्राप्त 'पिप्रा-कलश-अभिलेख” श्रौर अजमेर से प्राप्त 'बडली 
प्रभिलिख' का नाम लिया जाता है । इन दो अपवादो के बावजूद सामान्यत. यही 
कहा जा सकता है कि सम्राट्‌ भ्रशोक के स्तम्म से ही झमिलेख खुदवाने की 
व्यापक परम्परा स्थापित हुई । 


भारत के विभिन्न ग्रचलो में समय-समय पर ये भ्रभिलिख अनेक रूपों में 
प्राप्त हुए हैं। उनकी श्राधारभूत सामग्री के श्रनुरूप उनको भ्रनेक वर्गों मे विभाजित 
किया जा सकता है; यथा शिलाखण्डों, स्तम्भो, प्रतिमाओ, स्तूपो, गुफाओ, 
ताम्रपत्रो, मुद्रापक्‍्रो, मुहरो, वेदिकाओो, प्राकारों, और आयागपट्रो आ्रादि के रूपो 
में वे उपलब्ध हुए है । उनका उत्कीर्णन सस्कृत, पालि श्रौर प्राकृत भाषाओं मे 
हुआ है। भ्रन्य भारतीय भाषाओं में भी वे उपलब्ध है । 


शिलालेख 


शिलाखण्डो पर लेख उत्कीर्ण करने का व्यापक प्रयत्न, सम्राट भ्रशोक के 
समय (272-282 ई० पूर्व) से हुआ । अपने सुविस्तृत साम्राज्य मे जनता को 
राजकीय भादेशो की जानकारी देने के लिए उसने विभिन्न अचलो में धर्मलेख 
खुदवाये । ये शिलालेख पश्चिमोत्तर मे मानसरोबर (जिला पेशावर) तथा 
काठियावाड़ के गिरनार पर्वत से लेकर पुरब में धौली (उड़ीसा) और उत्तर 
में कालसी (जिला देहरादून) से लेकर दक्षिण में येरगुडी (तमिलनाडु) तक 
भारत के विभिन्न भ्रचलो मे उपलब्ध हुए है । 


ग्रशोक के बाद पुष्यमित्र शुग (87-5] ई० पूर्व) का अ्रयोध्या-अमभिलेख 
तथा जेत खारवेल (200 ई० पूर्व) का हाथीगुम्फा अभिलेख श्रौर ईसा की प्रथम 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास को पृष्ठमूमि 4] 


द्वितीय शती ई० में वर्तमाव कुृषाण राजा हुबिष्क का मथुरा प्रभिलेख और कनिष्क 
(प्रथम शती ई०) का मानिक्याला भ्रभिलेख का नाम उल्लेखनीय है। शिलाखण्डो 
पर उत्कीणित भ्रभिलेखों मे महाक्षत्रप रुद्रदामनम का 50 ई० में उत्कोणित 
गिरनार भ्रमिलेख का विशेष महत्त्व है। जैसा कि उसके नाम से हो विदित 
होता है, उसे पर्वत-शिला को काट कर उस पर उत्कीर्ण किया गया है । अभिलेख 
की विशेष बात यह है कि जहां भ्न्‍य शक शासको के शिलालेख प्राकृत मे हैं, 
वहाँ रुद्रदामन का यह प्रमिलेख संस्कृत मे है। उसके पुत्र रुद्रसिह का गुफालेख 
मी उसकी घाभिक उदारता और मारतीयता के प्रति गहन अ्मिरुचि का 
परिचायक है। 

इसी प्रकार मुप्त राजाप्रो मे समुद्रगरुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय (375- 
44 ई०) का शिलालेख, कुमारगुप्त प्रथम (4]4-455 ई०) का मन्दसौरलेख 
झौर स्कन्दगुप्त (+55-467 ई०) का जूनागढ़ भ्रभिलेख उल्लेखनीय हैं। कन्नौज 
के राजा यशोवर्मत (725-752 ई०) भौर मौखरि राजा ईशानवर्मा का हरहा 
प्रमिलेख (प्रशस्ति) मारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ सिद्ध हुई हैं । 


स्तम्भलेख 


प्राचीन भारत के सास्कृतिक इतिहास की निर्माणक सामग्री शिलालेखो के 
अतिरिक्त स्तम्मलेखों के रूप में भी प्राप्त हुई हैं। विभिन्न प्रयोजनो से स्तम्म- 
निर्माण की परम्परा बहुत प्राचीन प्रतीत होती है। प्रागेतिहासिक सभ्यता के 
परिचायक हडप्पा तथा मोहेनजोदडो श्रादि नगरो की खुदाइयो से प्राप्त सामग्री 
में इस प्रकार के स्तम्भों के अ्रवशेष प्राप्त हुए है। ये स्तम्म समवत' घारमिक 
प्रयोजनों से निर्मित किये जाते थे । बाद मे उन पर लेख भी खुदबाये जाने लगे | 
समवतः पत्थरों श्रौर पहाडो के ध्माव में स्तम्म निर्मित किये गये और उनके 
द्वारा जनता तक सुग्रमतापुर्वक राजाज्ञा को पहुँचाया गया। 

स्तम्मलेखों के खुदवाने का प्रचलन भी अशोक के ही समय मे हुआ । उसने 
लगभग सात स्तम्मलेख उत्कीणित कराये, जिनमे रूपनाथ (मध्य प्रदेश), 
सारनाथ (उत्तर प्रदेश), लौटिया (चम्पारन, बिहार), दिल्ली, साँची और 
कौशाम्बी के स्तम्मलेख मुख्य है। इन पर प्रशोक ने अपने घमंलेख खुदवाये । 
सम्राट अशोक के स्तम्मलेख एक प्लोर तो लोकहितकारी बौद्ध धर्म की 
महानताओ को ग्रभिव्यक्त करते हैं भौर दूसरी ओर उसके ऐतिहासिक पक्ष 
पर भी प्रकाश डालते हैं । इसी प्रकार यूनानी राजदूत हेलियोदारस (200 ई० 
पूर्व) ने भी भिलसा (मध्य प्रदेश) में अपता एक स्तम्मलेख खुदवाया । 


49 भारतोय संस्कृति और कला 


मौर्यों के बाद गुप्त शासको के स्तम्म लेख विशेष महत्त्व के है। उनमें 
समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्मलेख, कुमारगुप्त प्रथम, स्कन्दगृप्त भ्रौर भानुगुप्त 
के स्तम्भलेखों मे उतकी विजय और वंशकीति का मामिक वर्णन किया गया है । 
इसी प्रकार यशोवर्म न के मनन्‍्दसौर स्तम्मलेख मे उसकी विजय और यशोगाथा 
का हृदयग्राही वर्णन किया गया है । 

ये स्तम्भलेख वस्तुतः एक प्रकार के कीर्तिस्तम्म थे। जैसे-जंसे उनकी 
लोकप्रियता बढी, उनके निर्माण -प्रयोजनों में मी परिवर्तन होता गया। ग्रारम्भ 
में उन्हे घाभिक भावना के प्रचार का माध्यम बनाया गया। किन्तु बाद में 
विजय, यश, कीति, स्मृति और वंग़-बृत्त आदि को सुरक्षित रखने के लिए उनका 
निर्माण किया गया है । आधुनिक युग पर भी उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता 
है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के मवनो, द्वारो और हतात्माओं की स्मृति 
में इस प्रकार के स्तम्मलेख श्राज भी खुदवाये जाते है । 

ये स्तम्भलेख पत्थर के पग्रतिरिक्त घातु पर भी उत्कीणित हुए । यद्यपि 
बहुसंस्यक भ्रभिलेख प्रस्तर स्तम्भो पर ही उत्कोणित है, किन्तु घातुनिमित 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तम्म अपनी परम्परा का उल्लेखनीय उदाहरण है । 
मृति लेख 

पमंप्राण भारत मे मन्दिरों और मूर्तियों के निर्माण की परम्परा जितनी 
व्यापक रही है उतनी ही प्राचीन भी है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी 
घर्मावलम्बियों ने मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराके अपनी धामिक भावना 
का परिचय दिया ।। प्रतिमा-विज्ञान सम्बन्धी प्राचीन प्राधिधिक सस्कृत ग्रन्थों के 
श्राधार पर मू्तियों के निर्माण की परम्परा जितनी प्राचीन है, उत् पर लेख 
खुदवाने का प्रचलन उतना पुराना नहीं है। फिर भी पूर्व में मौर्य युग से ही 
मूर्तियों पर लेख उत्कीणित किये जाने लगे थे । उदाहरण के लिए पटना और 
परवम की यक्ष-प्रतिमाग्रो को उद्धार किया जा सकता है। ईसा की प्रथम शती 
के लगमग निर्मित बोधगया तथा मथुरा को लेखयुक्त बौद्ध मूर्तियों का नाम इस 
परम्परा में उललखतीय है, जिनमे अ्रधिकतर कुषाण राजाभ्ो के लेख है। 
मथुरा के क्षत्रपों के समय भी लेखयुक्त मूर्तियों का निर्माण हुआ । गुप्त राजाओं 
के ममय मनकुमार की बौद्ध प्रतिमा और करमदण्डा के शिवनिंग को उद्धत 
किया जा सकता है । हण राजा तोरमाण द्वारा निमित एरण (मध्य प्रदेश) की 
वाराह भगवान्‌ की विशालकाय मु्ति पर भी प्रशस्ति अकित है। इसी प्रकार 
जन पूत्तियों श्रौर आयागपट्टो पर भी बहुसख्यक लेख खुदे हुए मिलते हैं। ये लेख 


' आरत के साल्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 438 


मूर्ति के शीर्ष मांग या निम्न भाग की पट्टिका पर उत्कीणित हैं ! इन लेखयुक्त 
प्रतिमाओ से मूर्तिकला के इतिहास पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । 


स्तृपलेख 

तथागत बुद्ध के पवित्र श्रवशेषों (फूलो) को पात्र मे रख कर भूमि में गाड 
दिया जाता था श्लौर उनके ऊपर श्रण्डाकार या अ्बंवृत्ताकार ढाँचा निर्मित 
किया जाता था, जिसे स्तूप नाम से कहा गया। स्तूप की वेष्ठनियों (प्राकारो) 
तथा तोरणों (द्वारो) पर लेख उत्कीर्ण किये जाते थे। मरहुत, सांची भ्रौर 
श्रमरावती के स्तृप इसके उदाहरण हैं । साँची के दक्षिण तोरण पर सातवाहन 
राजा सातकणि का नाम श्रौर उसकी वेष्ठनी पर उन अनेक व्यापारियों एवं 
घनिको के नाम खूदे हुए है, जिन्होने स्तुप के निर्माण में दान दिया था । इसी 
प्रकार भरहुत की वेष्ठनी पर जातक कथाग्रो की ऐतिहासिक घटनाग्रों का 
उल्लेख हुआ है। उसके पूर्वी तोरण पर श्रकित लेख के प्राधार पर यह सिद्ध 
होता है कि उसका निर्माण ईसा पूर्व द्वितीय शती में शुग युग में हुध्ना था। 
प्रमरावती तथा मधथूरा में भी इसी प्रकार के स्तूप-अ्रवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी 
प्रकार गुट्र जिले के नागार्जुन पर्वत के समीप प्राप्त स्तूप-प्रवशेषों से तीसरी 
शती ई० में वतेमान वीरपुरुषदत्त के अग्निष्टोम तथा अ्श्वमेष श्रादि यज्ञों का 
उल्लेख हुमा मिलता है । 
गुफालेख 

मारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में गुफाशों के निर्माण की परम्परा बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित रही है । कला-केन्द्रो के रूप मे और घामिक श्रभिप्राय से इन 
गुफाओं का निर्माण हुआ । इन गरुफाडों का निर्माण प्राय: बौद्ध धर्म के उदय 
के बाद हुआ । जन-कोलाहल से दूर, एकान्त जंगलो मे निवास करने के उद्देश्य 
से ही समवत: उनका निर्माण हुआ। ग्रशोक से लेकर शुग-सातवाहनों श्रौर 
गुप्तो तथा उनके बाद तक निरन्तर उनका निर्माण होता रहा । इन गुफाओो 
के भीतर उनके सरक्षक शासको, निर्माणक शिल्पियों और निर्माण के अभिप्रायो 
को शिल/ओो पर उत्कीणित किया गया । ग्रननेक गुफाएँ ऐसी हैं, जिनका निर्माण 
तथा पुनरुद्धार समय-समय पर विभिन्‍न सरक्षक शासको द्वारा होता गया | इस 
प्रकार एक ही गुफा श्रभेक शासको के योगदान का इतिहास बताने के कारण 
उस पर उत्कीणित ग्रुकालेखो का बडा महत्त्व है । 

इस प्रकार की प्राचीनतम गुफाओो मे बराबर पंत (गया, बिहार) की 
शुफाओो का नाम पहले आ्राता है, जिन्हें प्रशोक ने बनवाया था। उनमे 


44 भारतीय संस्कृति श्रोर कला 


उत्कीणित अशोक के लेखो से विदित होता है कि उन्हे प्राजीवक साधुझों के 
निवास के लिए बनवाया गया था । उडीसा मे भुवनेश्वर के निकट हाथीगुम्फा 
मे सम्राट्‌ खारबेल की प्रशस्ति उत्कीणित है। इसी प्रकार क्षत्रप नहपान के 
जामाता उषवदत्त के भ्रभिलेख नासिक, जूनार तथा कार्ले की गुफाझों में 
सुरक्षित है, जिससे उनका निर्माण-काल 200 ई० पूर्व के लगभग ठहरता है । 
नासिक के गुफालेखों से सातवाहनो और झक्तों के सघर्ष के साथ-साथ उनके 
निर्माण काल पर भी प्रकाश पडता है । इस श्रभिलेख से उषवदत्त की दानशीलता 
तथा ब्राह्मणो के प्रति उसके विशेष आदर-माव का पता चलता है। उसने 
ब्राह्मण कन्याओ्रो से विवाह किया था और अजमेर के समीप पुष्कर तीर्थ में 
अभिषेक किया था । 


गुप्त युग मे गुफाश्रों के निर्माण मे प्रगति हुईं। उदयगिरिं की इतिहास- 
प्रसिद्ध गुफा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में निर्मित हुई। गुप्त युग मे ही 
विश्वविस्यात अजन्ता की श्रधिकतर गुफाम्रो का निर्माण तथा पुनरुद्धार हुआ | 
बाकाटक राजा हरिषेण (600 ई०) के उपलब्ध गुफालेख से विदित होता है 
कि प्रजन्ता के निर्माण मे उसका भी योगदान रहा । इसी प्रकार ग्वालियर के 
निकट बाघ की प्रसिद्ध ग॒फाओो का निर्माण लगभग ईसा की प्रथम शती से होने 
लग गया था और श्रागे की कई शताब्दियों तक होता गया । 

राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के समय मिमित एलोरा के कलाश मन्दिर 
को प्रसिद्ध गुफा का कई दृष्टियों से महत्त्व है । सह्याद्रि पर्वत (पश्चिमी घाट) 
में गुफाशो की सख्या सर्वाधिक है। दक्षिण मे महाबलीपुरम्‌ और जंनधर्म से 
सम्बद्ध उडीसा की मचपुरी रानी गुफा प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 
इसी प्रकार भज, कालें श्रौर कान्हेरी की गुफाओ का भी ऐतिहासिक महत्त्व है । 

इन गुफाओं के निर्माण में ब्राह्मण, जेन और बौद्ध तीनो धर्मों के श्रनुयायियों 
का समात योगदान रहा और अतीत की अनेक शतियों से लेकर आज तक 
वे हमारी धामिक तथा सास्कृतिक चेतना को उजागर करने से अतीव उपयोगी 
सिद्ध हुई हैं । 
ताम्नलेख (दानपत्र ) 


प्राचीद भारत मे घाभिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए दी जाने वाली 
मूमि तथा मन्दिर श्रादि श्रचल सम्पत्ति का विवरण ताम्रपत्र पर उत्कीणित 
करके उसे दानदाता की भोर से दानगृहीता को दिया जाता था। ये ताम्रपट्ट 


ई 
। ऋरषत के सांस्कृतिक इतिहास को पृष्ठभूमि 45 
बस्तुत: एक प्रकार के दानपत्र थे। ये दानपत्र दानभृहीता के लिए झधिकार पत्र 
के रूप मे हुआ करते थे । ब्राह्मणो तथा राज्याश्वित प्रन्य व्यक्तियों को दी जाने 
वाली भूमि भ्रादि के लिए भी त!म्रपत्र लिखे जाते थे । कमी-कमी राज्य-सीमा 
के भ्रधिकार, वीरोचित कार्यों और वेदृष्य के सम्मानाथ ताम्रपत्र प्रदान किये 
जाते थे । उनमे दानदाता तथा गहीता का नाम, वश, तिथि और उस वस्तु 
का पूरा विवरण लिखा होता था, जिसे दान में दिया जाता था । 

उपलब्ध दानपत्रों मे सहगौरा का ताम्रपत्र सर्वाधिक प्राचीन है, किन्तु 
ग्रधिकतर दानपत्र ईस्वी सन्‌ के बाद ही लिखे गये । ईसा की प्रथम शती में 
शक तथा पह्षव राजाओ के समय तक्षशिला, कलवान श्रौर स्यूबिहार के 
ताम्रलेख प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


गुप्त युग में ताम्रपत्रों के उत्कीर्णन का प्रचलन भ्रधिक हुआ्ना। उत्तरी बग।ल 
के दामोदरपुर मे उपलब्ध कुमारणुप्त प्रथम का ताम्रपत्र और स्कन्दगुप्त का 
इन्दौर ताम्रपत्र तत्कालीन शासन-व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते है । 
मध्य प्रदेश के खोह नामक स्थान से प्राप्त हस्तिन और सक्षोम के ताम्रपत्रो में 
भूमिदान का उल्लेख ह्ना है । हषंव्धंन के बासखेरा तथा मधुबन के ताम्रपत्रो 
में हर्ष के जीवनादर्शों तथा प्रबन्ध का महत्त्वपूर्ण इतिहास सुरक्षित है । नालन्दा 
महाबिहार से उपलब्ध ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि सुमात्रा के राजा 
बालपुत्रदेव न बंगाल के पालवशीय राजा देवपाल से बिहार-तनिर्माण के लिए 
भूमि दान करने की प्रार्थना की थी | इसी प्रकार गहइवाल नरेश गोविन्दचन्द 
के उपलब्ब अनेक ताम्रपत्र तत्कालीन परिस्थितियो पर व्यापक प्रकाश डालते है। 

ये दानपत्र न केवल इतिहास के आधार-नस्तम्म हैं, अपितु उनके द्वारा 
तत्कालीन सस्कृति, धर्म, शासन, जन-जीवन और परम्पराओ्रों का महत्त्वपूर्ण 
प्रामाणिक वृत्तान्त सुरक्षित रहता धाया है । 


मुद्रालेख 


पुरातत््व-विपयक अमभिलेखो मे मुद्रालेलो का अपना विशेष स्थान है। 
मुद्राएँ मारत के सांसक्ृतिक इतिहास की महत्त्वपूर्ण धरोहर हैं । ये मुद्राएँ लौह, 
रजत, ताम्र, स्वर्ण और मृत्तिका आदि पर निर्मित विभिन्न रूपो मे उपलब्ध 
हुई हैं। समय-समय पर विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त और भारत के श्रनेकानेक 
संग्रहालयो मे सुरक्षित इन मुद्राओ्रो पर खुदे हुए लेखो के भ्रष्ययन से इतिहासकारो 
ने प्राचीन भारत के इतिहास, सम्कृति श्रौर सामाजिक जीवन के सर्वथा ग्रज्ञात 
एवं विलुप्त तथ्यों का पता लगाया है। 300 ई० से पहले के लगभग पाँच सौ 


46 भारतोय संस्कृति श्रोर कला 


वर्षों के मारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राएँ ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुई हैं| मुद्रालेलो का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि साहित्यिक ग्रन्थों के 
अन्तर्वाह्य साक्ष्यों के श्राधार पर इतिहास की जो मान्यताएँ स्थापित हुई हैं 
उनकी सम्पुष्टि के लिए मुद्रालेख महत्त्वपूर्ण प्रमाण-सामग्री सिद्ध हुई है। 

इन मुद्राप्रो पर सम-सामयिक शासक का नाम, शासनकाल, उसकी उपाधि, 
विजय, धामिक-मान्यताएँ श्रोर नीतियों का उल्लेख हुश्रा मिलता है । कुछ 
मुद्राओं में अक्रित प्रतीकात्मक चिह्नों द्वारा सम्बद्ध शासक की अभिरुचियों का 
मी पता चलता है| उदाहरण के लिए सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की मुद्राओं में श्रकित 
वीणा से उसकी सगीतप्रियता की जानकारी प्राप्त होती है | कुछ मुद्राओं पर 
विजेता और विजित, दोनों पक्षों का उल्लेख हुआ है। उदाहरण के लिए 
जोगलथम्बी भाण्ड से प्राप्त मुद्राओं में विजेता गौतमीपुत्र सातकर्णि प्लौर 
विजित राजा नहपान दोनो का उल्लेख हुआ है । 


भारतीय सस्कृति के आदान-प्रदान में यूनानी शासकों का जो योगदान 
रहा है उसके प्रामाणिक इतिहास की जानकारी के लिए मुद्रालेखों का बड़ा 
महत्त्व सिद्ध हुआ है । 

भारत में मुद्रालेखो की उपलब्धि का इतिहास दियोदोतस, यूथिडिमस, 
दिमित और अ्पलदत्तस (मिलिन्द) श्रादि प्राचीन शासकों के समय से झआरारम्भ 
होता है । उन्ही के श्रनुकरण पर कुषाण राजाओं ने श्रपनी मुद्राओ्रो पर लेख 
उत्कीणित कराये । उन्होने चाँदी की जगह सोने के सिक्‍क्रो का प्रचलन किया । 
कनिष्क के मुद्रालेखों से ज्ञात होता है कि उसने श्रपनी मुद्राश्रों पर शिव, 
प्रदोक्षा, सूय॑ श्र बुद्ध की आकृतियों को अ्कित कर हिन्दू, यूनानी, ईरानी 
औ्रोर बौद्ध धर्मो के प्रति अपनी समान निष्ठा का परिचय दिया। क्षत्रपो, 
सातवाहनो और गुप्तो की उपलब्ध कुछ मुद्राओं में युगल नामों का उल्लेख हुभ्रा 
है । शासक राजा के साथ उसकी महारानी या उत्तराधिकारी युवराज का नाम 
मी उल्लिखित है । उनके द्वारा तत्कालीन राज्य की सौमाप्रो, सुदूर द्वीपान्तरो 


में राजनीतिक, व्यापारिक, सास्कृतिक तथा धाभिक सम्बन्धों पर भी प्रकाश 
पडता है । 


कुषाणों के बाद गुप्तो ने भी अपने स्वर्ण-निमित सिक्कों पर सस्कृत मे 
छन्दोबद्ध लेख उत्कीर्ण कराये । उनके सिक्कों पर अकित परम भागवत' उपाधि 
से ज्ञात होता है कि वे वेष्णव धर्म के भ्रनुयायी थे। घाभिकता के प्रतिरिक्त उनकी 
उपाधियो और विजयों का भी उनमे उल्लेख हुआ है । 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास को पृष्ठभूमि 47 


मुद्राएँ प्रपने युग की सम्पश्नता झौर अ्रसम्पन्नता की द्योतक मी सिद्ध हुई 
हैं। उदाहरण के लिए श्रारम्मिक गुप्त राजाओ्रो की स्वर्णमुद्राएँ उस युग की 
समृद्धि का परिचय देती है; किस्तु स्कन्दगुप्त की धातु-मुद्राएँ देश की विपन्नता 
तथा अझ्वनति की सूचना देती है । 

गुप्तों के बाद मध्ययुगीन हूणों के मुद्रालेखों से उनकी मारतीय सस्कृति के 
प्रति अगाध अभिरुचि का पता चलता है | हुण राजा मिहिर के मुद्रालेखो से 
ज्ञात होता है कि वह शव मतावलम्बी था । इसी प्रकार गो विन्दचन्ददेव, गगदेव, 
परिमदिदेव श्रौर प्रृथ्वीराजदेव की मुद्रा्रो के लेख मध्ययुगीन इतिहास की 
मूल्यवान्‌ सामग्री सिद्ध हुई है । 

उपलब्ध मुद्राओं से तत्कालीन भाषा, साहित्य श्रौर कला पर भी महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश पडता है | उनसे विभिन्‍न युगो मे प्रचलित प्राकृत तथा सस्क्ृत भाषा के 
विभिन्न रूपो का परिचम प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मौर्यों, सातवाहनों 
ग्रौर क्रुपाणों के मुद्रालेखों से जिस प्रकार जनभाषा प्राकृत की लोकप्रियता विदित 
होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्तों के मुद्रालेखों मे प्रयुक्त सस्क्ृत माषा तत्कालीन 
समाज वी सस्कृतप्रियता का द्योतन करती है | गुप्तो की चित्रयुक्त मुद्राग्नो से 
उनकी कलाप्रियता का भी परिचय प्राप्त होता है । 


लिवि-विकास की दृष्टि से मुद्राओ्रं का विशेष महत्त्व सिद्ध हुआ है। 
उदाहरण के लिए उत्तर-पश्चिम भारत के यूथिडिमस, दिमित तथा मिलिन्द 
प्रादि यूनानी शासकों के मुद्रालेखो मे जहाँ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ्रा है, 
वहाँ पश्चिम भारत से प्राप्त क्षत्रप, शक शासकों तथा सघ-शासको के मुद्रालेखो 
मे ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है और गुप्त शास्तको की मुद्राओं मे गुप्त 
लिपि तथा मध्ययुगीन शासको की मुद्राओं में नागरी लिपि का उल्लेख हुआ है । 
इसी प्रकार प्राचीन मारत के गणतत्रों की घामिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
परिस्थितियों के अध्ययन में उनका बडा महत्त्व है । किन्तु मुद्रालेखो के भ्रष्ययन 
तथा आधार पर सही ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाना श्रत्यन्त दुष्कर कार्य है। 
उदाहरण के लिए रोमक इतिहासकार प्लिनी की भारत सम्बन्धी भ्रामक 
स्थापनाएँ मुद्रालेखो के मनगढन्त श्रध्ययन पर ही गश्राघारित थी । 


सुहरलेख 


मुहरे भी प्राचीन भारत के सास्कृतिक इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री हैं । 
ये मुहरें विभिन्न रूपो तथा भ्रमिप्रायो से निर्मित की गयी प्रतीत होती हैं। वे 


48 भारतीय संस्कृति और कला 


मृत्तिका, ताम्र, कॉस्य, प्रस्तर तथा हाथीदात श्रदि विभिन्‍त उपकरणों से निर्मित 
हुई मिली है । उनमे कुछ तो मन्दिरों तथा बिहारों से, कुछ राजकीय कार्य- 
कलापो से, कुछ कार्यालयीय कार्यो से और कुछ व्यक्तिगत कार्यों से सम्बद्ध हैं । 
इस प्रकार की ग्रनेक मुहूरें प्रयाग के तिकट भीटा तथा नालन्दा, श्रसीरगढ, 
सोनपत, वेशाली भौर राजघाट झ्ादि अनेक स्थानो की खुदाइयो से प्राप्त हुई हैं । 

इस प्रकार की मुहरो का सर्वाधिक प्राचीन रूप प्रागेतिहासिक स्थानों 
हडप्पा, मोहेनजोदडो तथा लोथल (ग्रहमदाबाद) से प्राप्त हुआ है। उनमे 
चित्र मय लिपि श्रकित है, जिसका अध्ययन अभी तक नही हो पाया है । उन पर 
गैडा, हाथी, शेर, बेल और मेसा आदि विभिन्‍न पशुश्रो की प्राकृतियाँ भ्रकित हैं । 
ये चित्रमय मुहरे भारतीय कला के प्रथम जीवित प्रमाण है, जिनके प्रमाव की 
छाप दजला-फरात, दक्षिणी ईरान श्रादि देशों की कलाकृतियो पर स्पष्ट है । 
इन मुहरो पर श्रकित पशुओं की आक्ृतियों से तत्कालीन समाज के पशुपालन 
एवं पशुप्रेम का पता चलता है। 

ऐतिहासिक युग की भीटा से प्राप्त मुहरो पर शिवलिंग, त्रिशुन शौर वृषम 
की झ्राकृतियाँ भ्रकित है ! नालन्दा की मृत्तिका मुहरो पर बुद्ध की प्रतिमा अक्रित 
है | इसी प्रकार गुप्तो की मुद्राओ्रो मे गरुड, पालराजा देवपाल की मृहर मे 
बुद्ध की ग्राकृति ग्रकित है । ह॒ 


बेदिकालेख 


स्‍्तूपो या स्तम्भलेखो का उल्लेख पहले किया जा चुका है। स्तूपो के 
चारो झोर वेदिकाशो का निर्माण प्रायः साँची, बोघगया, भरहुत और भ्रमरावती 
प्रादि समी स्थानों मे देखने को मिलता है। प्राय सभी स्तूप-वेदिकाओों पर 
लेख खुदे हुए है । उनमे उसके दानदाता का उल्लेख क्या गया हे । साँची की 
वेदिका पर चन्द्रगुप्त द्वितीय का लेख खुदा हुआ है। मरहुत की वेदिका पर 
शंगयुगीन बैख मे जातक कथाञ्रों के आधार पर मानुषी बुद्ध तथा नृत्यरत 
भ्रप्सराध्रों की प्राकृतियाँ अकित हैं। बोघगया की वेदिका पर भी लेख अकित 
है, जो बाद का प्रतीत होता है। इसी प्रकार ग्रमरावती और सांची की वेदिकाओं 
पर सातवाहन शासको के लेख खुदे हुए हैं । 


झभिलेखो का महत्त्व 


इसी प्रकार ये अभिलेख भ्रतीतकालीन मारत के बौद्धिक, धामिक, प्रशासनिक 
ग्रौर व्यापारिक स्थितियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ अपने-अपने यमगो के 


भार के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 49 


नगरो, गाँवो भ्ौर नागरिक तथा ग्रामीण जीवन के रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं 
का वास्तविक रूप प्रदर्शित करने के कारण सांस्कृतिक इतिहास के मी बहुमुल्य 
खोत हैं । लेखनकला के इतिहास के वे एकमात्र साधन हैं । जिस पुरातन यूग में 
विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए कोई व्यवस्थित तथा वेज्ञानिक साधन नही 
थे, मृत्तिका, प्रस्तर और घातु आदि को लेखन का भाघार बनाया गया | इस 
दृष्टि से श्रमलिख ही हमारी प्रथम पुस्तकें हैं ॥ जिन स्तम्मों पर ये अभिलेख 
उत्कीणित किये गये उनके द्वारा तत्कालीन स्थपतियों की निपुणता के दर्शन 
होते है । अशोक की महानताश्रो के प्रतीक उनके कीतिस्तम्म बस्तुत: मारतीय 
गौरव के चिरन्तन स्मारक है। उनका सारनाथ सिहशी्ष आज भी भारत की 
राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक बना हुआ्ना है। जिन युगो की जानकारी के लिए कोई 
अन्य साघन उपलब्ध नही हैं, एकमात्र श्रमिलेखो द्वारा ही उनका भ्रस्तित्व सरक्षित 
रह पाया है। ये भ्रभिलिख वस्तुत' भ्रपने युगो के दपंण हैं, जिनके द्वारा श्रतीत 
के सहस्त्रों वर्षो मे घटित भारतीय जन-जीवन की श्रविकल भाँकियाँ श्रभिव्यजित 
हुई हैं । 

विदेशी पर्यटको के भ्रमण-वत्तान्त 


साहित्यिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों और पुरातात्त्विक' सामग्री के श्रतिरिक्त 
मारत के सास्क्ृतिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाली प्रन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री 
उन विदेशी यात्रियों के भ्रमण-वृत्तान्तों के रूप मे भी सुरक्षित है, जिन्होने श्राँखो 
देखी परिस्थितियों के ग्राघार पर अपने अनुमवों तथा मारतीयो द्वारा मौखिक 
रूप में सुरक्षित घटनाओ्रो का विश्लेषण कर उन्हे अश्रपनी लेखनी मे उतारा है। 
भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार के आश्चयंजनक भ्ाचार-व्यवहार 
की परम्पराझ्रो और रीति-नीतियो एवं विचित्रताश्ो की जिज्ञासा से श्रनेक देशो 
के लोग समय-समय पर यहाँ आये । देश के विभिन्न स्थलो का भ्रमण कर यहाँ 
के जन-जीवन मे उन्हे जो उपादेय तथा ग्राह्म भ्रनुमव हुआ उसको उन्होने लिपिबद्ध 
किया । इस प्रकार विदेशियों के ये वृत्तान्त तत्कालीन भारत के सांस्कृतिक तथा 
ऐतिहासिक जीवन की यथार्थताश्रों और परम्पराश्रो का ज्ञान प्राप्त करने मे 
प्राधनिक इतिहासकारो के प्रेरणाख्तोत बने । इस प्रकार भारत पाने वाले पयंटक 
विद्वान यूनान, रोम, चीन, तिब्बत और अरब आदि विभिन्न देशो से सम्बद्ध थे । 
इन विद्वानों द्वारा संगृहीत मारतीय ज्ञान-सम्बन्धी कुछ तथ्य तो उनकी कृतियों के 
साथ ही भ्रतीत को भेट हो गये; किन्तु जो सुरक्षित रह पाये हैं, उनका श्रतेक' 
दुष्टियो से बडा महत्त्व है । 

4 


50 भारतीय संस्कृति शोर कला 


इस सामग्री का श्रनुशीलन करने पर विदित होता है कि भारत के साथ 
यूतान और चीन के पारस्परिक सम्बन्ध बडे घनिष्ठ तथा दो्घंकालीन रहे है । 
इन दोनो देशो के यात्री यद्यपि विभिन्‍न उद्देश्यो से मारत श्राये; किन्तु उनमे से 
कुछ के ही संस्मरण-अ्रनुभव उल्लेखनीय हैं । 
यूनानी पर्यटक 


प्राचीन काल मे जिन अनेक यूनानी पर्यटकों ने भारत भूमि का भ्रमण 
किया, उनमे से स्काइलेक्स का नाम अ्रग्रणी है। यह यूतात्ती फारस के शासक 
दारा प्रथम का सैनिक था । दारा ने उसे प्रामेतिहासिक सिन्धु धाटी के सम्बन्ध 
में पता लगाने के लिए भारत मेजा था। उसके परवर्ती लेखक उसकी खोजो 
के जो तथ्य सुरक्षित रख पाये हैं, उनसे सिन्धु घाटी के सम्बन्ध मे कोई विशेष 
जानकारी उपलब्ध नही होती है । उसके विवरणों के झ्राघार पर दूमरे यूनानी 
लेखक हिकेटिश्रस मिलेटस (549-496 ई० पूर्व) ने सिन्धू घाटी के कुछ 
भौगोलिक स्थितियों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। किन्तु इन यूनानियों की 
खोजो के जो उद्धरण अन्य ग्रन्थो मे देखने को मिलते है, उनसे स्पष्टत, पत्ता 
चलता है कि वे भारत के प्राचीन इतिहास की कोई विशेष जानकारी देने मे 
ग्रधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । 


प्राचीन भारत के सम्बन्ध मे सर्व प्रथम महत्त्वपूर्ण नयी जानकारी देने का 
श्रेय तीसरे यूनानी इतिहासकार हेरोदोत्स (484-425 ई० पूव॑) को है । उसने 
उत्तर-पश्चिम स्थित सीमाप्रान्‍्त (भारत) और हरबमी (ईरान) के साम्राज्यों से 
राजनीतिक सम्पर्क रथापित कर वहाँ की जातियो के सम्बन्ध भे अपने विचार 
प्रकट किये । किन्तु उसके ये ऐतिहासिक वृत्त उसके द्वारा प्रत्यक्षानुभूत न 
होकर इतरेतर साधनों पर अवलम्बित है, जिससे उनकी प्रामाणिकता 
सन्दिग्ध है । 

इस सन्दर्भ में यूनान के प्राचीन इतिहासकार केसिश्रस (+6-398 ई० 
पूर्व) का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि उसने प्राचीन मारत के सम्बन्ध 
में अधिकाधिक और प्रामाणिक सूचनाएँ देने का यथासाध्य प्रयत्न किया है । वह 
फारस के राजा श्रटजि रेक्‍्सस मेमन की राजसभा का राजवेद्य था। इस इतिहास- 
बुद्धि व्यक्ति ने फारस भ्राये मारतीयों श्रौर मारत से लौटे फारसी व्यापारियों से 
सम्पर्क स्थापित कर उनसे भारत के विषय मे बहुविघ जानका री प्राप्त की थी । 
भारत-सम्बन्धी जिन तथ्यो को पुस्तकाकार रूप मे उसने एकत्र किया उसका नाम 
/“इण्डिका' रखा। यद्यपि उसके विवरण परानुमव-जन्य थे और इसलिए उनकी 


कब 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि हा 


सत्यता सर्वथा असन्दिग्ध नहीं थी, तथापि भारत के इतिहास को पुस्तकबद्ध करने 
वाले विदेशियों मे उसका स्थान अ्विस्मरणीय है। प्राचीन मारत पर श्रपेक्षया 
विस्तृत जानकारी देने वालो उसकी उक्त पुस्तक सम्प्रति उपलब्ध नहीं है; 
किस्तु अ्रत्य पुस्तकों में उसके उद्धरण मात्र देखने को मिलते है। उसने ईरान 
पर भी एक इतिहास-पग्रन्थ 'पर्शिका' के नाम से लिखा था । 


प्राचीन मारत की प्रामाणिक तथा विस्तृत इतिहास-सामग्री के स्रीत 
उन इतिहासकार विद्वानों के उपलब्ध वृत्तान्त हैं, जिन्हे महान्‌ विजेता सिकन्दर 
(400 ई० पूर्व) अपने साथ मारत लाया था। जिन मार्गों से होकर सिकन्दर 
ते भारत में प्रवेश किया और जिस कौशल तथा पराक्रम से उसमे अपने श्राक्रमणो 
को सफल बनाया उसका सबिस्तार वर्णन उसके सैनिक पदों पर नियुक्त कुछ 
विद्वान्‌ व्यक्तियों ते किया । यदि उन्होने प्रपने प्रत्यक्ष दृष्ट अनुमवो को लिपिबद्ध 
न किया होता तो सिकन्दर के भारत-श्राक्रमण की जानकारी देने के लिए अन्य 
कोई साधन नही थे । यद्यपि पू॑वर्ती इतिहायकारों की मूल कृतियों की भाँति 
मसिकन्दर के इन सहयोगी लेखको के क्रमबद्ध वृत्तान्त विलुप्त हो गये; किन्तु 
परवर्नी इतिहासकारो स्ट्रेबो, प्लिती, एरियन और प्लूताच के ग्रन्थों मे उनके 
उद्धरण श्राज मी सुरक्षित हैं । 

सिकन्दर के साथ झ्राये इत तीन लेखको के नाम थे निम्राकस, 
एरिस्टीव्यूलनस और ग्रोनेसिक्रिट्स । निम्नराकस के मारत-विपयक वृत्तान्तों के 
उद्धरण स्ट्रवो भर एरियन के ग्रन्थों मे उद्धृत हैं। सिकन्‍्दर के जहाजी बेडे का 
वह एडमिरल था । एरिस्टीब्यूलस ने सिकन्दर के युद्धों पर एक पुस्तक लिखी थी, 
एरियन और प्लूताचे ने उसके बहुत से विवरणो को सुरक्षित रखा है। 
इसी प्रकार जहाजी बेडे के पाइलट ग्रोने सिक्रिटस ने भ्रपने अनुमवों पर सिकन्दर 
की जीवनी लिखी थी । उसके वृत्तान्तों मे यद्यपि भ्रतिरंजना, एकागिता तथा 
सुनी-सुनायी बातो की अधिकता है, फिर भी उनका अपना महत्त्व है । 

सिकन्दर के बाद भारत श्राने वाले विद्वान्‌ इतिहासकारों एवं खोजियों में 
मेगास्थतीज का नाम प्रमुख है| वह प्रसिद्ध यूनानी सीरिया के सम्राट सेल्यूकस 
का राजदूत था और मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुष्त के समय (32-297 ई० पूव॑) 
मारत झ्राया था। मारत के अनेक स्थलो का भ्रमण प्लोर वहाँ की 
परम्पराश्रो का अ्रष्यपत कर उप्तने भारत के तत्कालीन जन-जीवन तथा उसकी 
सास्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर 'इण्डिका' नाम से एक महत्त्वपुर्ण पुस्तक 
लिखी थी, जो कि सम्प्रति मूल रूप में उपलब्ध नहीं है; किन्तु उप्तके लम्बे 


59 भारतीय संस्कृति और कला 


प्रवतरण एरियन, स्ट्रेबो तथा जस्टिन श्रादि इतिहासकारों की पुस्तकों मे 
सुरक्षित हैं। डॉ० स्वानवेक ने उस पुस्तक के विभिन्न बिखरे हुए विवरणों को 
एकत्र कर उन्हें ।846 ई० में प्रकाशित किया । इस सम्रह का मेक क्रिण्डल ने 
89] ई० मे श्रग्नेजी श्रनुवाद किया । इस अ्रनुवाद के माध्यम से मेगास्थनीज 
की पुस्तक के महत्त्व का सहज ही अभ्रनुमान लगाया जा सकता है । 

भारत के सम्बन्ध में प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी देने वाले यूनानी 
विद्वानों मे पंट्रोक्नीज (28-26] ई० पु) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । यूतानी सम्राट्‌ सेल्यूकस और एण्टी्राकस प्रथम के समय वह किसी पूर्वी 
प्रान्त का पदाधिकारी था । श्रपने पूर्वी देशो के इतिहास में उसने मारत पर 
प्रकाश डाला है । उमके परवर्ती इनिहासज्ञ एवं भगोलवेत्ता विद्वान्‌ एरेस्थोनीज 
(276-94 ई० पूर्व) और स्ट्रैंबो ने पंट्रोक्कीज के विवरणों की बडी 
प्रशंसा की है । 

मेगास्थनीज के बाद, मौय॑ चन्द्रगुप्त के पुत्र मौर्य बिन्दुसार (297-272 
ई० पूर्व) के शासनकाल में यूनानी सम्राद्‌ द्वारा प्रेषित राजदूत डोमेकस झौर उसके 
बाद डायोनीसिग्रम भारत आया । उन्होने भी मारत-विषयक ग्रपने अनुभवों को 
लेखबद्ध किया, जो कि मूल रूप में उपलब्ध नही है, किस्तु स्ट्रैवो ने उनके कुछ 
उद्धरण उद्धत किये है । स्ट्रेबो ने उक्त तीनो यूनानी विद्वान राजदृतो के भारत 
विषयक विवरणों की श्रालोचना की है और उनकी प्रामाणिकता पर अविश्वास 
करते हुए उन्हे भ्रान्त तथा श्रविश्वसनीय कहा है । यद्यपि मेगास्थनीज के भारत 
विषयक कुछ श्रनुमान नितान्‍्त ब्रसत्य तथा कल्पित है, फिर मी तत्कालीन जन- 
जीवन के रहन-सहन, रीति-रिवाज और धामिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि 
उदात्त परम्पराप्रो का जिस निष्पक्षता से उसने उल्लेख किया है, उसका 
प्रपना विशेष महत्त्व है श्रोर भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए 
वे एकमात्र साधन है । 


मारत श्रौर यूनान के इन निरन्तर बढते हुए घनिष्ठ सम्बन्धों का अनेक 
दृष्टियों से बडा महत्व है। दोनो देशो के इन प्राचीन सम्बन्धो के परिणामस्वरूप 
न केवल इतिहास तथा सस्क्ृति के क्षेत्र मे, श्रपितु कला के क्षेत्र में मी सामजस्य 
स्थापित हुमा । भ्रपने पुवेवर्ती विद्वानों के उल्लेखो से प्रभावित होकर ईसा की 
प्रथम शी मे प्रसिद्ध यूनानी विद्वान स्ट्रेबो ने विभिन्न देशों का भ्रमण कर वहाँ 
की भौगोलिक स्थितियों पर स्व प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला । मूलत: भौगोलिक 
स्थितियों का चित्रण करने के साथ-साथ स्ट्रेबो ने तत्कालीन साम्जिक, धार्मिक 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रृष्ठमूमि 55 


तथा राजनीतिक विषयो पर भी प्रकाश डाला । स्ट्रेबो को इस पुस्तक मे भारत 
के प्राचीन इतिहास की महत्त्वपूर्ण मौलिक खोजें विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। 

उसके बाद प्रसिद्ध इतिहासकार और भूगोलवेत्ता विद्वान शिलिनी ने विश्व 
के प्राकृतिक इतिहास पर एक विशाल ग्रन्थ की रचना की । उसमे 37 ग्रध्याय 
हैं । उसका छठा अध्याय मारत पर है। यद्यपि प्लिनी ने श्रपने श्रभिमतो तथा 
निष्कर्षों के लिए मेगास्थनीज के वृत्तान्तो को प्रमाणस्वरूप उद्धुत किया है, फिर 
भी उसने मारत-विषयक ग्रनेक अ्रप्रकाशित एवं अज्ञात तथ्यो को पहली बार 
प्रकाश मे लाने की चेष्टा की है। उसकी “नचरल हिस्ट्री' नामक यह बहत्‌ 
कृति 77 ई० में प्रकाशित हुई । प्लिनी की कुछ भारत-सम्बन्धी स्थापनाएँ 
अत्यन्त भ्रान्त सिद्ध हुई हैं । 

प्लिनी के लगभग सो वर्ष बाद प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन ने सिकन्दर के 
आक्रमणों पर एक प्रामाणिक पुस्तक लिखी । इसके भ्रतिरिक्त, उसने इण्डिका' 
नामक अपनी पुस्तक मे श्रपने पू्ववर्ती इतिहासकारों के विवरणों एवं निष्कर्षों 
को सकलित करते हुए भारत के राजनीतिक, धामिक तथा प्राथिक विषयों पर 
भी प्रकाश डाला। दूसरी शती ई० में बतंमान इस यूनानी विद्वान्‌ एरियन ने 
भारत के इतिहास और भारत के पशुओं पर दो विभिन्न पुस्तके लिखी । इसके 
अतिरिक्त ईजिस्ट के मठाध्रीश कसमस इण्डिकोप्लुटर्स द्वारा लिखित दि 

शिचयन ठटोपोग्राफी ग्रॉफ दि यूनिवर्स! भी भारतीय इतिहासकारों के लिए 

उपयोगी पुस्तक है । 

इनके अत्तिरिक्त भी अन्य अनेक यूनानी इतिहासकारो, भूगोलवेत्ताओ ने 
प्रपने विवरणो मे प्राचीन भारत की जानकारी प्रस्तुत की है। किन्तु उनमें 
अधिकतर का केवल नाममात्र ही उपलब्ध होता है । 


चीनी पर्यटक 


भारत के प्राचीन इतिहास और मूगोल की जानकारी देने वाले विद्वानों मे 
यूनानवासियों के बाद चीनी इतिहासकारों का नाम मुख्य है। बौद्धघर्म का 
उद्गम स्थल मारत उनकी प्रेरणा का मुख्य केन्द्र रहा है। इतिहास के उन 
प्रचुर तथ्यो को विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जो मारत और चीन की 
मूलभूत एकता के साक्ष्य हैं। इन दोनो देशों के जन-जीवन की सामान्य 
मान्यताओं श्लौर विश्वासो की अभिन्‍नता के कारण इतिहास, साहित्य, संस्कृति, 
घमं और लोक-विश्वासो के विभिन्‍न क्षेत्रों मे इन दोनो देशों की पारस्परिक 
एकता अतीत की श्रनेक शतियो तक श्रटूट रूप मे बनी रही । बौद्धधर्म के 


54 भारतोय संस्कृति श्रोर कला 


माध्यम से दोनो देशों के पारस्परिक सम्बन्ध इस रूप मे एकाकार हो गये कि 
उनके श्रतीत के कई सौ वर्षों तक के इतिहास को भ्रलग करके देखा ही नही जा 
सकता है । 

मारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाले चीनी बविद्वानी मे 
शु-मार्नचन का नाम अग्रणी है। न केवल भारतीय, पश्रपितु चीनी इतिहास 
लिखने वाला यह प्रथम विद्वान था। उसका समय ईसा को प्रथम शत्ती पूर्व 
या प्रथम शती के लगभग था। उस्तको भारत-विषयक ऐतिहासिक सामग्री 
मौलिक झौर निर्भ्रान्त है। 


प्राचीन मारत के इतिहास में चीनी बौद्ध परिब्राजक फाहियान (389- 
$4 ई०), हछत-त्साग (629-640 ई०) और ईत्सिंग (6735-90 ई०) 
का नाम लगभग एकाकार हो गया है| यूनानी इतिहासकारों से यदि उनके 
विवरणों की तुलना की जाय तो दोनों मे बहुत भ्रन्तर देखने को मिलता है । 
इन चीनी यात्रियों ने अपने-अपने समय के भारत के धर्म, शासन तथा जन-जीवन 
के वास्तविक चित्र अपने विवरणो मे प्रस्तुत किये हैं। श्रन्य ऐतिहासिक स्रोतों 
से उनकी सत्यता सिद्ध हो चुकी है । 


प्रथम चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्ितीय के शामनकाल 
(375-44 ई०) मे 399 ई०७ को भारत प्राया था। वह लगभग सोलह वर्षों 
तक भारत में रहा। उसने भारत के विभिन्न बौद्ध-तीर्थों ग्रौर ऐतिहासिक 
स्थानों का भ्रमण किया । उसका प्रमुख उद्देश्य यद्यपि बौद्ध-साहित्य का अध्ययन 
करना था, किन्तु उसके साथ-साथ उसने सारतीय जन-जीवन श्रौर तत्कालीन 
संस्कृति पर भी प्रामाणिक प्रकाश डाला है। गुप्तयुगीन स्वर्णिम भारत का 
उसने श्रांखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। फाहियान स्वयमेव बढ़ा विद्वान्‌ 
था । उसकी यही विद्वल्लिप्पा ही उसे भारत को ओर खीच लायी थी । उसने 
भारतीय बौद्ध विद्वानों के निकट बैठकर बौद्धधर्म का मोलिक ज्ञान प्राप्त 
किया था । 


खन-त्याग का जन्म सम्ब्रान्त विद्वत्वज में हुँआा था, जो कि बढ़ा घर्मप्राण 

था । इन दोनो गुणों का उसके जीवन से समन्वय था। साच्तिक वातावरण 

+ हिकर छुन-त्साग का विद्यानुराग निरस्तर बढ़ता गया। वह देशाटन 
क्के लिए ही ३ हर प हे 

हु पा भर चीन की ही भॉति बाहर भी बौद्धधर्म की महानत'भो 

प्रभावित होकर बह बौद्ध मिक्षु बन गया | फिर उसने बौद्धधर्म पर हो चिन्तन 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास को प्रष्ठभूमि 55 


झआारम्म कर दिया । किन्तु उसको यह जानकर प्रसन्नता नही हुई कि बहुत घृमने 
पर भी उसे झ्रपनी शंक्राओ का समाधान नहीं मिला । 


अ्रन्त में वह बौद्धधर्म की जन्मभूमि भारत श्राया । कठिन तथा दुर्गेम मार्ग 
को तयकर उसने 629 ई० को मारत में प्रवेश किया । जिस समय उसका 
भारत में पदार्षण हुआ उस समय यहाँ महाराज हर का शासन-काल 
(607-647 ई०) था। भारत आकर ह्लेन-त्साग ने भारतीय विद्वानों से 
(नालन्दा विश्वविद्यालय मे) मूल बौद्ध-प्रन्थो का ससस्‍्कृत मे श्रध्ययन किया | 
भारतीय विद्याश्रो तथा शास्त्रो के प्रति ही नही, मारतवासियों के प्रति भी 
उसका उतना ही ग्राकषंण था । उसने 5 वर्षों तक मारत के सभी घामिक, 
शैक्षिक तथा ऐतिहासिक स्थानो का भ्रमण किया तथा बौद्ध बिहारो के दर्शन 
भी किये । तत्कालीन विश्वविद्यालय नालन्दा मे वह दो वर्षों तक रहा | वहाँ 
उसे सर्वोच्च विद्वत्सम्मान 'मोक्षदेव” की उपाधि से विभूषित किया गया । 


उसके भारत-अमण-वृत्तान्त बडे ही रोचक झौर महत्त्वपूर्ण हैं । विशेष रूप 
से हषयुगीन और उसके पूर्व के भारत के ऐतिहासिक, मौगोलिक, सास्क्ृतिक, 
घामिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयो की जानकारी देने के 
कारण वे मारतीय दतिहास के श्रग बन यये है । महाराज हर की राजसभा में 
उसका बडा सम्मान था । स्वय हर्ष श्रौर उसकी घर्मप्राण बहिन राज्यश्री की 
ह्वेन-त्सांग की विद्वता भ्रौर निरपेक्ष साधुवृत्ति के प्रति बडी श्रद्धा थी । 


चीन मे आकर उसने अनेक बौद्ध-ग्रन्यो का चीनी भाषा मे अनुवाद 
किया । आधुनिक पाश्चात्य इतिहासकार विन्सेन्ट स्मिथ का कहना है कि जब 
छ्वैन-त्साग चीन लौटा तो 20 घोडो की पीठ पर भारत से सहल्नो हस्तलिखित 
ग्रन्थ लाद कर ले गया था । 

ह्लैन-त्साग के मारत-भ्रमण-वुत्तान्तो के श्रतिरिक्त मारत-विषयक चीनी 
विद्वानो की कृतियों मे हुई-ली की पुस्तक द्ैन-त्सांग की जीवनी” भी इस 
दुष्टि से उपयोगी है | इस जीवनीकार ने ह्वुन-त्सांग के उन भ्रमण-बृत्तान्तो पर 
भी प्रकाश डाला है, जो स्व्रयं द्वैन-त्साग से श्रछूते रह गये थे। हुई-ली, 
ह्वैन-त्साग का समकालीन विद्वान्‌ होने के कारण मी प्रसिद्ध है। 

तीसरा चीनी पर्यटक मिक्षु ईत्सिग सातवी शती ई० के अन्त में (673- 


695 ई०) भारत श्राया था। इस चीनी विद्वान्‌ के अ्रमण-वृत्तान्तों मे मध्य-पुे 
झोर मध्यकालीन मारत की विभिन्न राजनीतिक, घासिक तथा साहित्यिक 


56 भारतीय संस्कृति श्लौर कला 


स्थितियों पर मात प्रकाश डाला गया है । भारतीय सस्क्ृति और उसके 

उच्चादर्शो की विशेष जानकारी के लिए ईत्सिग के भ्रमण-बृत्तान्त झ्रधिक 
उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है। ईत्सिंग के बाद मात्वान-लिन (!3वी श्ती ई०) 
की कृतियो और विशेष रूप से तिब्बतीय इतिहासकार लामा तारानाथ के 
विभिन्‍न ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। 


रोमन पर्यटक 


ग्ूनानी और चीनी विद्वानों के प्रतिरिक्त प्राचीन भारत के प्रति 0 
जिज्ञासा प्रकट करने वाले विद्वानों मे रोमन इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता 
टालेमी का नाम उल्लेखनीय है । उसका स्थितिकाल ईसा की दूसरी शती के 
लगमग है । उसने भूगोल विषय पर एक ग्रन्थ लिखा, परवर्ती इतिहासकारो 
एवं भू-वेत्ताओ्नों मे जिसकी अधिक ख्याति रही। अपने इस ग्रन्थ मे भारत 
विषयक उसकी प्राकृतिक जानकारी श्रपरिपकव प्रतीत होती है । ४स दृष्टि से 
प्राचीन भारत के भौगोलिक वृत्त के सम्बन्ध में उससे कोई प्रामाणिक जानकारी 
प्राप्त नही होती । 


परवर्ती मुस्लिम पर्यटक 

भारत आने वाले उत्तरवर्ती मुस्लिम-पर्यटकों मे सस्क्ृत एवं ज्योतिष के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ भ्रल्वेरूती का नाम उल्लेखनीय हैं । अल बिलादारी, सुलेभान 
तथा अल्‌ मसऊदी झ्रादि पूर्ववर्ती इतिहासकारों की कृतियों में प्रेरणा प्राप्ल 
कर गल्वेरूती ने भारत की विद्या-बुद्धि की खोज की । 


प्रस्वेरूती, महमूद गजनवी (0वी शत्ती) का दरबारी विद्वानू था, किन्तु 
महमृद के रक्तपात तथा विध्वस-कार्यों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था ) उसने 
श्रपने व्यक्तित्व, गुणानुगामी स्वभाव और अपनी बोद्धिक-वे चारिक प्रवृत्ति के 
कारण भारत में रहकर यहाँ के शास्त्रो, विद्याओ प्रौर जन-जीवन की उदात्त 
परम्परा के अध्ययन, अचुशोलन तथा चिन्तन-सतन पर ही प्रपना सारा 
जीवन समपित कर दिया था। भारत के पश्रनेक क्षेत्रो का भ्रमण कर उसमे 
भारतीयों के श्राचार-व्यवहारों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। भारतीय 
विद्वानों के सम्पर्क मे रहकर उसने ज्योतिष, आयुर्वेद और दर्शन का मौलिक 
प्रध्ययन किया । उसने हिन्दुओ की 
झ्रौर विभिन्‍न रासायनिक 
करने की विधि पर विस्तार 


रसायनविद्या पर गम्भीर प्रकाश डाजा है 
प्रयोगों, विशेष रूप से हिन्दुओ्रो द्वारा सुवर्ण तैयार 
से विचार व्यक्त किये हैं। इस विद्वान इतिहासकार 


जा शकीखा 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि 7 


द्वारा !030 ई० में रचित तहकी-कए-हिन्द” (तारीख-उल्‌-हिन्द) नामक 
पुस्तक में भारत तथा भारतवासियों के सम्बन्ध में पर्याप्त ऐतिहासिक ज्ञात 
निहित है । 

उक्त विद्वानों के श्रतिरिक्त हसन निजामी, मीर खोद और फरिएता झ्रादि 
मुस्लिम लेखकों की कृतियों मे भी प्राचीन मारत के इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया है । 
निष्कर्ष 

इस प्रकार भारत के सास्क्ृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि के निर्माणक ठोस 
एवं सुस्थिर तथ्यों का अनुशीलन करने पर इस मन्तव्य को स्थापित करने में 
किसी भी प्रकार का विवाद एवं सन्देह नहीं रह जाता है कि इस राष्ट्र की 
ग्रन्थ-राशि के निर्माणक महाज्ञानियों ने इतिहास-विधा की सापेक्षता को 
दृष्टि मे नही रखा । अपनी ग्राध्यात्मिक प्रवृत्ति और घामिकता, आदश्शवादिता 
तया नैतिकता के अपने मान-मूल्यों को सामने रखकर ही उन्होने इतिहास की 
विधा को उस सार्वमौम व्यापक मावधारा के श्रन्तगंत समाहित किया, जिसने 
व्यष्टि में समष्टि ग्रौर समष्टि में व्यष्टि के दर्शन कर भ्रतीत और आगत की एक 
साथ जोडने का महान्‌ प्रयास किया । यह बात सम्यता की दृष्टि से प्राचीन 
एवं सम्पन्त कही जाने वाली ईसाई, इस्लामी और यूनानी झ्रादि किसी भी 
जाति के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। सक्षेप मे कहना चाहिए 
कि उन्होने इतिहास के सूत्रो पर इस राष्ट्र की सास्कृतिक अखण्डता को इस ढंग 
से पिरोया कि उसकी परम्परा अविच्छिन्न, अव्यवहित एवं अट्ूट रूप में 
सुरक्षित बनी रही । बह जसे श्रतीत में थी, वैसे ही श्राज भी है। 

कौ के 


तीन भारतीय संस्कृति और उसकी परम्परा 


सास्कृतिक ग्रवधारण के ग्राधार 


भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न कबीलों तथा जातियों का केन्द्र रहा 
है । यहाँ की पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ श्रौर प्रथाएँ मिन्न-मिन्त 
रही है । इस दृष्टि से यहां के सास्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि अपने-श्राप में 
सबंधा स्वतत्र रूप मे परिवर्तित होती रही है। इस विषय पर ग्रनेक विद्वानों 
ते अपने अलग-प्लग विचार अ्रस्तुत किये हैं। वर्तमान सन्दर्भों मे भारत की 
सांस्कृतिक श्रवधारणा के श्राधार पुराने मान-मृल्यो के साक्ष्यों पर निर्धारित 
नही किये जा सकते हैं, क्योकि इस दिणा की नयी खोजो ने उन्हे प्रायः प्रमावहीत 
एवं निरथ्थंक सिद्ध कर दिया है। उसके श्रनेक कारण विद्यमान है। उनमे 
परिवर्तित आाधिक वातावरण, नयी श्रौद्योगिक व्यवस्था श्रौर कृपि-उन्नति प्रमुख 
हूप से प्रमावकारी सिद्ध हुए है। वर्तमान समाज इन भौतिक समस्याओं का 
सम्पूर्ण हल ढूँह कर अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति करके यदि भ्रपने को सुखी 
नही बना लेता, तो उसके ग्रतीत की समस्त समुन्नतियाँ क्त्था गौरव-गाथाएँ 
प्राय. प्रयोजनहीन हो जाती हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है 
कि भारत मे कुछ वर्षों पूर्व जिस भ्ौद्योगीकरण का उदय हुआ, वह पूर्व निश्चित 
प्रथवा परम्परागत कार्यक्रमों पर आ्राधारित या ग्रवलम्बित नहीं था, श्रौर 
इसीलिए उनका सम्बन्ध हमारे बाह्य सस्तोष तक ही सीमित रहा, उनके द्वारा 
मूलभूत स्थायी समस्याओ्रो का समाधान या निराकरण न हो सका । ऐसा होने 
तप कारण यह था कि जो बहुसंख्यक श्रमिक जनता विभिन्‍म उद्योगो मे लगी हुई 
थी, उनसे उसका सीधा सम्बन्ध नहीं था। वे उन समस्त सुविधाश्रो से बचित 
थे, जिनसे कि वे श्रपनी प्रारिवारिक खुशहालियों का अनुभव कर सकते और 
अपनी सामाजिक भ्रपूर्णता को पूरी कर सकते । 
भारतीय श्रमिक जीवन के इस विषमीकरण से उत्पन्न श्राधिक निष्क्रियता 
को आधुनिक राजवीतिक चेतना ने प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप एक' 
नवीन दृष्टि का विकास सम्मव हैआा। उससे नयी सामाजिक कल्याण की 


भारतीय संस्कृति शौर उसकी परम्परा 59 


भूमिका तैयार हुई भौर संस्क्ृति के इस पुनरुद्धारवाद ने नयी सामाजिक ध्यवस्था 
को जन्म दिया । 


झतीत के शभ्रनुभवों एवं परिणामों से यह तथ्य खुलकर सामने झाया है कि 
समाज की सम-सामयिक भौतिक समस्याझ्रों का समाधान हुए बिता श्राथिक, 
झौद्योगिक तथा कृषिजन्य प्रगति सम्मव नही है । मनुष्य ने अपनी प्ावश्यकताप्रों 
की पूर्ति के लिए प्रनेक प्रकार के झौजारों तथा यत्रो का झ्राविष्कार किया; किन्तु 
झाज के मनुष्य की माँति वह उनका दास नहीं बना। प्रपने श्रौजारो तथा 
यंत्रों का निर्माण उसने पहले पत्थरों से श्रौर फिर जगलों मे लोहें की खानो से 
कच्चा माल प्राप्त करके किया | इन्ही के द्वारा उसने शिकार करने, मछली 
मारने, लकड़ी काटने, बतन बनाने, लकड़ी का सामान तैयार करने आदि 
विभिन्न कार्य सम्पादित किये । उसके चरण निरन्तर प्रगति की श्रोर अग्रसर 
होते रहे । जगलो की अ्रपार सम्पदा का उसने श्रधिकाधिक उपयोग किया । 
वनस्पतियो, पेडों की छालो तथा पत्तियो से उसने श्रपने लिए पानी पीने, श्रनाज 
मरने, धूप से बचने, रस्सियाँ बटने और भोपड़ियाँ बनाने का कायें किया। 
चाँसो से उसने चटाइयाँ तथा टोकरियाँ बनायी । 


बॉस की खोज आदिम मनुष्य के लिए प्रगतिदायक सिद्ध हुई । उसने उसका 
समस्त जीवन-स्तर ही परिवर्तित कर दिया। बाँस की खपच्चियों के 
परस्पर घथंण से झ्राग पेदा की । श्रव तक वह श्राग के प्रमाव मे कच्चे मास से 
ही उदरपूर्ति करता था। ञ्राग पेदा हो जाने के बाद उसे मास पकाने में 
सुविधा हुईै। आग को उत्पत्ति ने मनुष्य की सौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति 
के द्वार खोले । धीरे-धीरे जगली पशुप्रो की खालो को निकाल कर उसने 
उनकी धौकनियाँ बनायी और उनकी सहायता से भट्टियों पर बातुप्रो को गला- 
कर नये-तये अधिक उपयोगी झ्ोजार निमित किये | जब उसने कृषियुग में 
प्रवेश किया तो ये झौजार उसके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए। ग्राग की 
सहायता से मनुष्य ने अपने लिए नये-तये आमृषणों का निर्माण किया । कच्चे 
महुवे तथा शभ्रन्य वनस्पतियों का अर्क निकाल कर उसने श्रपने लिए शराब 
तैयार की । इस प्रकार की श्राथिक उन्नति ने प्रादिम असस्‍्य मनुष्य में सामाजिक 
भ्रादतों का निर्माण कर उसको उत्तरोत्तर सुसभ्य बनाने मे मदद की । 

भ्राग की उपलब्धियों से कृषि-जीवन की उच्नति के नये स्रोत फूटे । श्राग 
की सहायता से मनुष्य ने जंगलो को जलाकर उन्हें कृषियोग्य बनाया | प्रादिम 
ककी जाति के लोगो में श्राज मी यह प्रथा प्रचलित है कि जंगलों से कृषियोंग्य 


60 भारतीय संस्कृति प्लौर कलर 


भूमि बनाते समय बे बीच में एक पेड को सुरक्षित रखते हैं । उस क्षेत्र मे कृषि 
की उपज होने पर वे उस ऋुनसे हुए ऐेड को पूर्वजों की प्रेतात्मा का प्रतीक मान 
कर प्रनाज की प्रथम उपज से समारोह के साथ उसकी पूजा करते हैं तथा 
बलि चढाते हैं। नया खेत बनाते समय वहाँ जगल की देवी माता की भी 
स्थापना की जाती है भौर उसके सम्मान मे नृत्यन्गान का झ्रायोजन किया जाता 
है । बीज बोने से पहले कुछ बीज देवी माता को भ्रपित किये जाते हैं । 
इस प्रकार समाज की भौतिक प्रावश्यकताओ्रों की पति हुए बिना आधिक, 

प्रौद्योगिक प्रौर कृबिजन्य प्रगति सम्मव नहीं है, श्रौर इधलिए तब -तक एक 
समुन्नत, सम्पन्न सस्कृति के उदय की झाशा करना सर्वथा असम्मव है। मारत 
का सास्‍्कृतिक विकास, मारतवासियों की विभिन्नता के श्रनुरूप अनेक रूपो में 
हुआ । सास्कृतिक विकास की परम्परा को दृष्टि में रखकर प्राय: यह्‌ निश्चित 
है कि एक जाति की संस्कृति के निर्माण मे जो कारण तथा प्रयोजन विद्यमान 

रहे हैं, दूसरी जाति के सास्कृतिक निर्माण मे ठीक वे ही कारण तथा प्रयोजन 
विद्यमान नहीं रहे है । 

सस्कृति का स्वरूप 


ः संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करने तथा उसे परिभाषित करने के लिए 
विभिन्न विद्वानों ने प्तेक दृष्टियों से श्रपने-पअपने अ्भिमत प्रकट किये है । 
मत-प्रतान्तरों का यह वविष्य इसलिए मी सम्भव और स्वाभाविक टिखायी देता है 
कि सस्क्ृति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक श्रौर गहन है। उसकी इस व्यापकता को 
दृष्टि में रखकर उप्तको किसी परिभाषा में बाँधना कदाचित्‌ भ्रत्यन्त कठिन है । 
0200 यही कहा जा सकता है कि समस्त मानव-समाज के विकास की 
व्यष्टिमप त्या सम्ष्ठिमय उपलब्धियाँ हो संस्कृति है । यह 'सस्कृति' शब्द प्रपने 
श्राप में श्रधिक प्राचीन नही है, बल्कि यो कहना चाहिए कि वह श्राधुनिक युग 
को देन है । इस दृष्टि से उसका अ्रधिक महत्त्व बढ़ गया कि आ्राधनिक युग के 
समस्त मारतीय साहित्य में उसको व्यापक दृष्टि से प्रपताया गया प्रौर इसीलिए 
श्राध्ुनिक युग के विद्वानों द्वारा ही उस पर विचार हुआ । 
यि उसकी ब्युत्पत्ति की दृष्टि सेउस पर विचार किया जाय तो सम! 
उपसर्ग[ूर्वंक 'क' घातु से संस्कृति” पद निष्पन्न होता है । इस व्युत्पत्ति के प्राधार 
पर संस्कृति पद उस अर्थ का द्योतक है, जो समस्त मानवता को विशेषता प्रद 
करता है। मानवता को विशिष्ट बनाने वाले उसके आ्रादर्श तथा कर 
भोर मान्यताएँ हैं । जिन विद्वानो ने समस्त सीखे हुए ८ कक 
हुए व्यवहार को संस्कृति की 


आरतीय संस्कृति श्रोर उसको परम्परा 5] 


संज्ञा दी है, उनका भ्राशय भी यही प्रतीत होता है कि मनुष्य ने परम्परा द्वारा 
आचार-विचार श्रौर रहन-सहन की जिन मान्यताप्नों को ग्रहण तथा प्रशस्त 
किया, उन्हीं ने उसे सामान्य से विशिष्ट बनाया भौर इसीलिए वे हो संस्कृति 
के मूल उपादान हैं । 

संस्कृति” श्र्थात्‌ सम्‌'--(उत्तम)+ कृति "5 (चैष्टाएँ) । यदि संस्कृति का 
झभाशय उत्तम कृति (उपलब्धि) या सम्यक्‌ चेष्टाएँ (प्रमिव्यक्तियाँ) हैं तो निश्चित 
ही उसका सम्बन्ध मनुष्य के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि ध्रादि से है । इस दृष्टि से 
हमारी सर्वोत्तम उपलब्धियाँ या अभिव्यक्तियाँ श्रुति-स्मृति-पुराण श्रादि ही सिद्ध 
होती हैं। उनके निर्देश एव विधान ही सम्यक्‌ चेष्टाएँ हैं। प्रत: वे उत्तम 
अ्रभिव्यक्तियाँ ही सस्कृति है, जिनके द्वारा मानवता को सतत ही विशिष्टता 
आप्त होती रही है--मौतिक मी, श्राघिभौतिक भी और आध्यात्मिक भी । 

विशिष्टता प्रदान करने के कारण ससस्‍्कृति भ्राचार-विचारमूलक सिद्ध होती 
है। शुद्धाचार शुद्ध विचारों के जनक हैं । साहित्य भ्लौर उसकी समस्त विधाएं, 
यथा काव्य, नाटक, सगीत, कला श्रादि वाड्मय की विभिन्न घाराएंँ शुद्धाचार के 
ही प्रतिफल हैं । इस दृष्टि से समस्त ज्ञान-विज्ञान श्रोर कला-कौशल सस्कृति के 
व्यापक प्रन्तराल में समाहित हो जाते हैं । शुद्धाचार का रूपान्तर ही नेतिकता 
है । इसलिए केवल पहढ़ा-लिखा तथा कलाप्रवीण व्यक्ति ही सस्कृत हो सकता 
है, यह भ्रावश्यक नही है । इसी प्रकार श्रपढ और कला-शून्य व्यक्ति ही भ्संस्कृत 
होता है, यह नियम भी श्रबाधित नही है । 

ऊपर शुद्धाचार की चर्चा की गयी है। वस्तुत: शुद्ध करने को क्रिया ही 
सस्क्ृति है। किसी स्थूल पदार्थ से सुक्ष्म तत्त्व निकालने के लिए जिस क्रिया को 
श्रपनाया जाता है, वही क्रिया संस्क्ृति है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार “हरी 
मिट्टी को सस्क्ृत करने से मास्वत्‌ ताम्र मिल सकता है, वेसे ही मनुष्य जाति के 
स्थूल घातु से सस्क्ृति द्वारा उत्तम मानसिक एवं सामाजिक गुण प्रादुर्भूत होते 
हैं ।” जिससे मानवता का संस्कार हो, ऐसी शिक्षा-दीक्षा, ऐसा रहन-सहन भर 
'ऐसी परम्पराएँ ही सस्कृति के उदभावक हैं । सस्कृति एक सामाजिक विरासत 
है, श्रौर वह सचय से विकसित होती है । 


भारतीय संस्कृति का विकास 


भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति के रूप में उमरी भौर विकसित हुई । इस 
"संस्कृति की निर्मात्‌ और उसके उत्तराधिकार को वहन करने वाली जाति का 


62 भारतीय संध्कृति झ्लोर कला 


इतिहास सदा ही जीवन्त और ज्वनन्त रहा है। उसके मूल निर्माता थे वैदिक 
ऋषि, जिन्‍्होने धर्म का, भर्थात्‌ धर्मस्वरूप वेदमन्त्रों का साक्षात्‌ किया भौर जिन्हें 
इसी लिए 'कवि' नाम से कहा गया । उनके बाद वे ऋषि हुए जिन्होंने साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषियो से उपदेश द्वारा परम्परागत ज्ञान की विरासत को प्राप्त किया । 
वे श्रुतपि कहलाये भर समस्त ब्राह्मण तथा प्रारण्यक वाडमय उन्ही की देन है । 
उनके बाद तीसरी कोटि के वे ऋषि हुए, जिन्होने वेदों के यथार्थ बोध झौर ब्राह्मण 
तथा प्रारण्यक ग्रन्थो के विस्तार के लिए अ्रगस्वरूप छह स्वतन्त्र विद्याश्ो का 
प्रवर्तत किया, जिन्हे पड्वेदांग के नाम से कहा गया । 
बेदिक ऋषियों की उक्त तीनो परम्पराश्नो ने अपने-अपने ढग से संस्कृति 
के विकास में योगदान किया । उसमे कर्म श्रौर ज्ञान का आधान प्रथम मंत्रद्रष्टा 
ऋषियों द्वारा हुआ्ला । उनके बाद के श्रुतषियों ने परम्परागत कर्म भौर ज्ञान की 
विरासत को विकसित करने की दृष्टि से वंदिक धर्म को श्रधिक व्यापक तथा 
बहुजतबोधगम्य बनाने का कार्य किया । इस युग के ऋषियों की सांस्कृतिक देन 
यज्ञ-संस्था के रूप में प्रकाश मे श्रायी । इस यज्ञ-संस्था ने समस्त वेदिक समाज 
को एक साथ सगठित किया श्लौर उनमे सामृहिक चेतना के भाव भरे | सामाजिक 
जीवन के उत्तरोत्तर विकास-विस्तार के कारण अ्रषिका रों-कत्तेब्यो के पारस्परिक 
संघर्ष से बचाने के लिए तीसरे युग के ऋषियों ने एक श्रोर तो सूृत्र-प्रन्थो तथा 
स्मृतियो के द्वारा वर्णाक्षम धर्म की व्यवस्था की और दूसरी शोर सामाजिक 
नीति-नियमों को निर्धारित किया | इस तीसरे युग मे विभिन्न उद्योग-व्यवसायो 
भौर गहशिल्पो की स्थापता होकर वंदिक समाज के श्राथिक विकास की नयी 
दिशाएँ खुली । 
ऐतिहासिक दृष्टि से मारत के सांस्कृतिक निर्माण की यह स्थिति लगभग 
700) ई० पूर्व से पहले की है । 
सस्कृति के इस तीसरे विकास-युग मे यज्ञ को श्रेप्ठतम कर्म के रूप मे स्वीकार 
किया गया भर उसके पू्व॑वर्ती युग मे कर्म के नाम पर भौतिक उन्नति के प्रलोभन 
से जो पनर्थ हो रहे थे, उनको भी नियमित किया । इस तीसरे युग मे उपनिषदों 
किया श्लौर परम्परागत बदिक जग की िर पर हि धर 
कसौटी पर कसकर तत्त्व-चिन्तन की नयी सदियों है 0२ डक 
गें के द्वार भी खोले । भारत 


के इस बौद्धिक उत्कषष की चरम परिणति ध्रागे चल कर दर्श 
नकी खाह्रों 
के रूप मे प्रतिफलित हुई । ४223; 


ऑष्तीय संस्कृति शौर उसको परम्परा 65 


उपनिषदों की इस विचारप्रधान संस्कृति के भ्रनेक सुपरिणामों के उदय के 
बावजूद बहुसख्यक समाज प्रायः अ्रछता ही रहा। यद्यपि ऋषियों ने जन 
सुलभ छोटी-छोटी बोध-कथाओं द्वारा समाज को ज्ञान के गम्भीर मर्म को समकाने 
की भी चेष्टा की; किन्तु फिर भी उनका यह प्रयत्न एक वर्गंविशेष तक ही 
सीमित रहा । जन-सामान्य की इस सामयिक इच्छा की पूर्ति पुराणों के मुनि- 
महात्माप्नों ने की । 


पुराणों ने परम्परायत वेदिक घर्मं को लोकोपयोगी बनाकर जन-जीवन को 
प्रत्यधिक प्रमावित किया | वेदों मे जिस समन्वित संस्कृति के दर्शन होते 
हैं, पुराणों ने उसको विकास के उच्च शिखर पर पहुँचाया । पुराणों के रचयिता, 
वक्ता, प्रवक्ता मुनिन्‍महात्मा-सुतों ने परम्परागत खूयातों तथा इतिब॒त्तों को 
रोषक एवं सरल आख्यान-उप्राख्यानो में संजोकर उनके द्वारा समाज 
को धर्म, प्राचार, नीति, सदाचार और सनन्‍्मार्ग का निर्देशन किया। नीति 
(भनुशासन) के निर्धारण का कार्य स्मृतियों ने किया। स्मृतियाँ भौर पुराण भारत 
के ही नहीं, मानव मात्र की आ्राष्यात्मिक चेतना के श्रजद्न स्रोत रहे हैं । उनके 
द्वारा एक ओर तो सामाजिक सगठन की स्थापना हुई श्र दूसरी ओर मानवा- 
घिकारो की रक्ष। के प्रयत्त हुए । स्मृतियों ने यदि वेतिकता श्रौर सदाचार की 
स्थापना की तो पुराणों ने उनकी परम्परा को भागे बढ़ाया । इन स्मृतियो और 
पुराणों के द्वारा विगत हजारों वर्षों तक मारतीय सभ्यता और संस्कृति के 
इतिहास का सरक्षण होता आया है । 


यद्यपि स्मृतिकार और पुराणकार मनस्वियों मे कोई भश्रन्तर नही है श्ौर 
इसीलिए स्मृतियों ने जो कुछ निर्धारित किया, पुराणों में उसका भ्रवत्तन हुआ, 
तथापि पुराणों की सस्क्ृति, स्मृतियों की संस्कृति से श्रघिक उदार तथा जन- 
जीवन के झधिक तिकट है। स्मृतियाँ वर्गविशेष की द्रेघता की विधायिका हैं, 
जब कि पुराण जन-सामान्य के श्राचार-विचारो का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

मारत के सांस्कृतिक अमभ्युदय के इतिहास मे स्मृतियों तथा पुराणो का इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उनके द्वारा भारतीय जन-जीवन में मर्यादा तथा 
नियंत्रण के सुदृढ़ भाधघार बने, जिनके परिणामस्वरूप अनेक विपद्ग्रस्त 
परिस्थितियों में इस देश की रक्षा होती रही। विश्व में सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के मूल मे जहाँ रक्त-रंजित प्रमुसत्ता तथा बल-वेमव की विकट भूख रहो है, 
वहाँ मारत में इस पुनरुत्थान के मूल में ज्ञानवन्त एवं भात्मत्यागरी मनीषियों 
के सुचिन्तित विचार निहित रहे हैं। उनकी इस श्रध्यात्मपरक एवं धामिक 


64 भारतीय संस्कृति भौर कला 


मान्यतश्ों ने भ्रतोत के अनेक युगो तक भारतीय जीवन को संचालित किया 
झोर समय-समय पर उठने वाले उनके पारस्परिक मतभेदों को सुलभाने मे भी 
सहायता की । 
पुराणों के झ्ादर्शमय, लोकप्रिय भ्राख्यान-उपाख्यानों के झ्ाधार पर 
समकालीन उदात्त चरित राजपुरुषो के जीवनादर्शों को काव्य के कलेवर मे ढाल 
कर कुष्णद्वेपायन वेदव्यास भोर वाल्मीकि जैसे दिव्यचेता मतस्वियों ने क्रमशः 
भमहामारत' श्रौर 'रामायण” की रचना कर परम्परागत सास्कृतिक धारा को 
युग के श्रनुकूल नया रूप दिया। इन दोनो राष्ट्रीय महाकाव्यों मे इस देश के 
जन-जीवन की वास्तविक प्रतिच्छवि को उतारा गया है। एक मे श्रातृ-ब्रोह तो 
दूसरे में आतृ-मोह के दो भिन्न-भिन्न उदाहरणो द्वारा समस्त भारतीय जत-मानस 
का दिग्दशंत कराया गया । एक मे स्वार्य तथा अधिकारों की दुर्दान्त लिप्साश्रों 
के कुपरिणामीं की व्याख्या की गयी तो दूसरे मे लोकहितार्थ, सत्य, मर्यादा तथा 
आदर्श के परिपालने पर बल दिया गया । इन दोनो ग्रन्थों मे धर्म और मर्यादा 
का लोकमंगलकारी सन्देश निहित था और यहाँ के समस्त मानव-समाज के 
विश्नदास भी श्रनुस्यूत थे । भ्रतः वे तब से लेकर भ्राज लगभग ढाई हजार वर्षों 
के सुदीर्ष काल तक, जन-जीवन के कण्ठह्वार बने हुए है । 


महामारत-युद्ध के बाद उक्त महाकाव्यो के वतंगान सस्करणों के निर्माण के 
आसपास (600-500 ई० पूर्व के लगमग) भारत का धामिक तथा सामाजिक 
जीवन अ्रतीत की विभीषिकाओं से सत्रस्त तथा श्राकुल होकर एक ऐश्ी 
सुव्यवस्था की थाह भे था, जिसके द्वारा स्थायी शान्ति के देशव्यापी ब्राधार 
तैयार हो सके | ठीक इसी समय महावीर स्वामी और बुद्धदेव जैसे दो धामिक 
नैताप्री का उदय हुआ, जिन्होंने नयी समाज-पद्धति के श्रावार पर नये सास्क्ृतिक 
मुल्यो की स्थापना करके जनता को अपने साथ कर लिया ) यद्यपि इन दो जन- 
नायकों ते पुरानी रूढ़ियों को अमास्य कर दिया; किन्तु परम्परागत नैतिकता 
संदाचार श्रौर सदमाव के उच्चादर्शों को तिरस्कृत नहीं किया ) इस नयी 
सामाजिक जामृति ने सास्कृतिक विकास के नये प्राधार बनाये । 


महावीर स्वामी भ्रौर बुद्धदेव द्वारा स्थापित एवं प्रवर्तित जत-बौद्ध धर्मों 
के उदय से मारत के सांस्कृतिक इतिहास मे नये अध्याय का पूत्रपात हुआ । थे 


' ऋष्तीय संस्कृति और उसकी परम्परा 65 


धर्मों के विचारक मलीषियों ने प्रस्तुत किया, वे सांस्य, मौव और वेदान्त के ही 
रूपास्तर हैं ।॥ अहिसा, जीवदया, सत्य, भ्रस्तेय, और ब्रह्मचयें के नैतिक एवं 
आारित्रिक सदुगुणों ने उनको लोकप्रियता प्रदान की । यह नैतिक संहिता आह्वाण, 
जैत और बौद्ध-तीतों धर्मों की प्रायः एक जेसी है । 


प्रपनी अ्रसहज महानताश्रों के कारण बुद्ध का धर्म एक दिन विश्व मानवता 
का धर्स बन गया झौर शस्त्र तथा शासन का श्रधिकार तथा बल प्राप्त किये 
बिता ही बुद्ध के सत्य, अहिंसा तथा शान्ति के महान सन्देश उत्तुंग हिमालय के 
शिखरो, निविड़ अरण्यो भौर दुर्गस सागरों को लाँघ कर विश्व मर में फैल गये । 
समानता, सदमाव झौर मैत्री की इस जिबेणी ने भारतीय संस्कृति भौर कला 
को सार्वमौमिक विश्वजनीन स्तर पर पहुँचाया । 

बौद्धघर्म की ही भाँति जैतधर्म का भी भारतीय सस्कृति के उन्नयन में 
महत्त्वपूर्ण योगदत रहा । ऐतिहासिक साक्ष्यों के श्राधार पर जैनधर्म, बौद्धधमे 
से भो प्रचीन सिद्ध हुआ है । बैदिक युग मे व्ात्य मुनियों का भी अपना एक 
स्वतंत्र सम्प्रदाय था, जिसे सायणाचार्य ने पुण्यशील, विश्वपृज्य झौर कर्मकाण्डी 
ब्राह्मणों का चिह्ेेंषी बताया है (प्रथवंवेद माष्य १५१) । व्रात्य मुनि उन सन्त, 
सन्‍्यासी भ्रौर तपस्वियों में से थे, जिनकी पश्म्परा वेदों से भी पहले की है । 
जैनधर्म उन्हीं सन्‍तों की देन है । 

जैनधर्म के प्रवरत्तंक २४ तीर्थकरों में अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए । 
जैनधर्म को प्रशस्त मानवीय श्रादर्शों से परिमण्डित कर लोकप्रिय बनाने का 
एकमात्र श्रेय महावीर स्वासी को है। उनके करुणा, दया, अहिंसा भर 
आात्मोतन्नति की स्वतंत्रता के सिद्धान्तो को काशी, कोशल, सौवीर, श्रवन्ति आदि 
जनपदों और लिच्छिवियो तथा मल्ल गणतंत्रो ने अपनाया | मगध के बिम्बिसार 
तथा झ्जातशत्रु जैसे प्रभावशाली सम्रादों ने जेनधर्म के सदाचारों तथा नैतिक 
आदर्शों को अपनी शासन-नीति का अग बचाया । 

जैन-बौद्ध धर्मों द्वारा प्रवततित भारत की सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत 
निरन्तर आगे बढ़ती रही; किन्तु उनका यह परवर्ती विकास नितान्त भिन्न रूप 
में प्रपने-भपने ढंग से होता रहा। महावीर और बुद्ध के साथ ही भारतीय 
इतिहास का एक श्रध्याय समाप्त हो जाता है। यद्यपि इन दोनो महामातवों का 
सम्बन्ध क्षत्रिय राजवंशों से था; किन्तु उन्होंने उसको त्याग कर फकीरी का 
जीवन वरण किया ॥ उनके बाद उनकी परम्परा का भअनुवर्तत उनके बहुसंख्यक 
अनुयायियों हाय होता रहा, जिनमें की उत्तरवर्ती राजवंशों का योगदान भी 


66 आरतीय संस्कृति प्रौर कला 


उल्लेखनीय है । जैनधरमं की परम्परा का प्रवर्तत शासन की भपेक्षा जनता के 
द्वारा अधिक हुआ और संमवतः यही कारण है कि भारत में श्राज भी यह 
बना हुआ है । 

महावीर स्वामी धौर बुद्धदेव के भ्रनन्तर भारत के सांस्कृतिक संरक्षण का 
उत्तराधिकार प्रतापी मौयंवश (32-84 ई० पूर्व) को प्राप्त हुआ । यद्यपि 
उससे भी पूर्व मगध पर हर्यकवंश का वीर सेनानी बिम्बिसार तथा उसका पुत्र 
अभजातशत्रु और तदनन्तर शूद्राजा महापद्मनन्द झौर उसके भाठ पुत्रों द्वारा 
नन्‍्दवंश का शासन स्थापित हो चुका था, किन्तु इल दोनो राजवंशों को कोई 
उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धियाँ नही हैं। प्रजातशज्ु द्वारा राजगुह् में प्रायोजित 
प्रथम बौद्ध-छंगीत का श्रायोजन निःसन्देह उसके बौद्धानुराग को सूचित करती 
है, जिसमे धर्म और संघ की एकता पर सर्व प्रथम विचार-विनिमय हुम्ना । 

ननन्‍्दवंश के बाद मगध का स्वामित्व मौयंवश के प्रतापी शासक चन्द्रगुप्त 
के हाथो में श्रा गया । उसके समय की महानतम उपलब्धि कौटिल्य भौर उसका 
अर्थंशास्त्र' है। यह ग्रन्थ भारतीय साहित्य का गौरव है। कौटिल्य ने भौर्य 
चन्द्रगुप्त के आादर्शमय शासन की घोषणा करते हुए कहा है, “प्रजा का सुख हो 
राजा का सुख है और प्रजा का हित ही राजा का हित है। राजा का हित 
अपने श्रानन्द में नहीं, अपितु प्रजा के आनन्द में है।” शासक का शासितो के 
प्रति यह भ्रादर्श एवं दायित्व ससार के इतिहास में कदाचित्‌ ही देखने को मिले। 

चऋन्द्रगुप्त के बाद उसके पौत्र प्रशोक भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रथम 

प्रभावशाली सम्राट हुआ । बौद्धवर्म ही उसका राजघमे था भशौर बौद्ध संस्कृति 
ही उसकी राजनीति थी । 


मौर्यो के शासनकाल में समानता की सुदुढ़ व्यवस्था विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। उन्होंने कौटिल्य की उक्त घोषणा के श्नुसार श्रार्य-प्रार्यत्तर, 
घनवान्‌-निर्धन और स्वामि-दास की विषमताझों को दूर करके, जन्म के श्राधार 
पर नहीं, अपितु कर्म के प्राधार पर समाज में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए 
बैदिक आधारों को पुनः स्थापित किया । उनकी घर्म-निरपेक्षता ने उनके 
सुशासन को बलवान्‌ बनाया। उन्होंने वर्णाश्षम धर्म की नयी संहिता बनायी, 
जिसमें स्वतंत्रता के जन्मसिद्ध भ्रधिकारों को सर्वोपरि माना गया । कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र' मौयं साम्राज्य की सर्वांगीण प्रगति का विश्वकोश है । 

प्रशोक की घर्मेलिपियाँ, जो कि भारत के चतुदिक्‌ भ्रभिलेखो के रूप में 
थायी जाती हैं, तत्कालीन भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य थाती हैं। उनमें 


भारतीय संस्कृति शोर उसकी परम्परा 67 


तत्कालीन सामाजिक जीवन के भ्ादर्श सुरक्षित हैं। श्रशोक द्वारा पाठसिपुत्र 
(पटना) में प्रायोजित तृतीय बौद्ध-संगीति, उसके बौद्धानुराग भर उच्च-उदास 
विचारों का प्रतीक है । सारनाथ का प्रशोक स्तम्म भगवान्‌ तथागत के प्रथम 
प्रवबन का स्मारक भ्ौर भरशोक की धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु तथा मानव-मंगलकारी 
नीति का चोतक है । यह सिहशीर्ष प्रशोक के समन्‍्वयवादी एवं मानवतावादी 
दृष्टिकोण का परिचायक है। मौव॑-युग की कला-बाती भरहुत, साँची, 
बोधगया झ्रौर सारनाथ में सुरक्षित है । 


यद्यपि मौर्यों के बाद मगध का उत्तराधिकार शुंगो को प्राप्त हुआ; किन्तु 
ऐतिहासिक क्रम में शुगों से पूव॑ दक्षिण के सातबाहनों (23 ई० पूर्व से 
238 ई०) का नाम उल्लेखनीय है। सातवाहनों के समय की उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि साहित्य-निर्माण के लिए संस्कृत तथा लोकभाषा दोनों को 
अपनाया गया, जिसके कारण सस्क्ृत के साथ-साथ प्राकृत तथा पैशाची झादि 
लोकभमाषाझ्रो का पर्याप्त विकास हुम्रा । इस युग में नाट्यशास्त्र, काव्यशःस्त्र, 
काव्य, नाटक, कथा ग्रादि विभिन्न विषयों पर उच्चकोटि ओ अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ । सातवाहन राजा हाल (प्रथम शत्ती ई०) की सात सौ श्रार्या 
छन्दों की कृति गाथा सप्तशत्ती! श्रौर उसी के सभा-विद्वान गरुणाहय की 
“बुहत्कथा' का सस्क्ृत-साहित्य में बेजोड स्थान है। पहली ऋृति महाराष्ट्री 
प्राकृत मे है भौर दूसरी पेशाची प्राकृत में उल्लिखित थी। 'बृहस्कथा' अपने 
मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, किन्तु उसके दो संस्कृत रूपान्तर सुरक्षित हैं । 


इस सातवाहन-युग में पौराणिक भक्तिधर्म की पुनः स्थापना हुई और वह 
भागवत, शैव, पाशुपत ओर शाक्त श्रादि विभिन्न रूपों में विकसित हुआ | उनके 
साथ ही जेन, बौद्ध धर्म भी श्रनेक शाखाओं में प्रतिफलित हुए । सातवाहन 
शासकों ने ब्राह्मण, जन श्ौर बौद्ध मठ-मन्दिरों तथा चैंत्यों का निर्माण कर 
तीनों घर्मों को उन्नति में योगदान किया । 


खण्डगिरि की जेन-गुफाएँ भौर मथुरा के प्नेक जेन-मन्दिरों का निर्माण 
इसी युग में हुआ । भरहुत, साँचो, मथुरा भौर भ्रमरावती की भव्य मूर्तियों के 
निर्माण में सातवाहन-युगीन कलाकारों के कुशल कला-कर्म का पता चलता है । 
इनके अतिरिक्त मज, कोणानी, बेडसा, पीपलखोरा, भ्रजन्ता, नासिक, जुन्नर, 
कालें भौर कान्हेरी की कला-मण्डित गुफाझों के पूर्ण तथा आ्रांशिक निर्माण में भी 
सातवाहनों का योगदान रहा । 


68 ' भारतीय संस्कृति श्रोौर कला 


मौर्यों के बाद मंगंध का शासनाधिकार शुगवंश (१८४५-७३ ई० पूर्व) के 
अधीन हुआ । यह शुंग-युग साहित्य भौर संस्कृति के निर्माण की दृष्टि से 
पुनर्जागरण का युग था | इस पुनर्जागरण का झाघार था भागवतधमं का उदय | 
यद्यपि इससे पूर्व के लगभग तीन सौ वर्षों तक भारत पर जन-बौद्ध-धर्मों का 
प्रभाव रहा; किन्तु उनकी सन्‍्यास शभौर गृहत्याग की बढती हुई प्रवृत्ति के 
कारण समाज का मत धीरे-धीरे उनसे खिचता गया । समाज मे उदासीनता 
बढती गयी श्रौर पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का कोई महत्त्व न 
रहा । ठीक इसी समय पौराणिक भागवतघमम का उदय हुझ्ना और सारा देश 
भक्ति की भावधारा मे विभोर हो गया। श्रद्धा और प्रेम में भाव-विभोर 
भारतीय जनता ने भागवतघर्म के ससर्ग से अपने घामिक विकास की परम्परा 
को सुदृढ़ किया | 

शुग-शासन में संस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान हुआ्ना । भारतीय स्मृति-प्रन्थों 
के निर्माण का एकमात्र युग यही रहा है । संस्कृत के काव्य, नाठक, श्रायुरवेद, 
ज्योतिष, दर्शन झौर व्याकरण आदि अनेक विषयो की युगविधायक कृतियों का 
निर्माण इसी शुग-शासन में हुआ । जेन-बौद्धो के लोकोपकारी साहित्य का भी 
इसी युग में प्रणयन हुआ । 

इस युग मे संस्कृत ने व्यवहार की भाषा का स्थान ग्रहण किया, जिससे 
कि उसे लोकप्रिय, जीवित भाषा के रूप मे प्रसिद्धि प्राप्त हुईै। इसके इस 
लोकव्यापी रूप से जेन-बौद्ध मी प्रमावित हुए, और उन्होने प्राकृत-पालि के 
स्थान पर संस्कृत को ही भ्रपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। 


दक्षिण में आन्ध्र सातवाहनों से लेकर भ्रुप्तो से पूर्व का भारत राजनीतिक 
शव॑ सास्क्तिक दृष्टि से प्रायः पाँच सागो में विभक्त था। दक्षिण के स्वामी 
सातवाहन थे, पूर्व मे शुग-वंश का शासन था, पश्चिम पर ग्रीक-शासकों का 
अधिकार था, उत्तर तथा पश्चिम-पूर्व के कुछ हिस्सो पर कुषाणों का शासन 
था शौर मध्य-पश्चिम के कुछ अंचलो का स्वामित्व क्षत्रपों के हाथों में था ॥ 
तीसरी शती ई० पूर्व से लेकर तीसरी शती ई० के मध्य तक, लगभग साढे 
पाँच सौ वर्षो की इस अविधि मे विभिन्न धर्मों, रीति-रिवाजों प्रौर श्राचार- 
विचारों का एक साथ उदय हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के साहित्य, संस्कृति और 
कला पर लक्षित हुआ । 

जिस समय मगध पर बिम्बिसार का शासन था तभी से उत्तर-पश्चिम 
भरत गन्धार, सिन्ध श्रौर पंजाब पर ईरानियो की हलचलें श्रारम्म हो गयी 


आरतौीव संध्कृति शौर उसकी परम्परा 69 


थी। जब उत्तर-पश्चिम भारत पर ईरान के दारा तृतीय का शासन था, लगभग 
390 ई० पूर्व में मकदूनिया के सिकलदर ने मारत पर आ्राक़गरण किया और 
ईरान-शासित उत्तर-पश्चिम सारत पर अपना भ्रधिकार कर लिया । उसके बाद 
वहाँ की सत्ता के लिए निरन्तर संघर्ष होते रहे । भ्रन्तिम आझाक़मणकारी बख्त्री 
के दिमित, युक्रेतिद और मिनेडर थे, जिनका समय 206-१75 ई० पूर्व है । 
इन तीनो ग्रीक-शासको और उनके उत्तराधिकारियो ने लगभग !60 वर्षों तक 
सीमाप्रान्त, सिन्ध झ्ौर पजाब पर एकच्छत्र शासन किया । 

यद्यपि ग्रीकों का शासन उत्तर-पश्चिम तक ही सीमित रहा, किन्तु उनकी 
सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभिरुचियों का प्रभाव भारत के दूराचलों तक प्रसारित 
हुआ । ग्रीक-शासक मिर्ेंडर के सिक्‍के उत्तर में काबुल से दक्षिण तक तथा 
पश्चिम में मथुरा भ्रौर बुन्देलखण्ड तक प्राप्त हुए । उस धर्मप्राण शासक ने 
न केवल प्रनेक बौद्ध बिहारों का निर्माण कराया, अपितु कलाकारों, विद्याविदों 
को भी राज्याश्रय देकर सम्मानित किया। उसके शासन-काल में भारतीय 
कला तथा ज्योतिष की सर्वाधिक उन्नति हुई । 


ग्रीको के प्रमाव के सुन्दर उदाहरण कलात्मक सिकतके हैं। ग्रीक कला के 
झनुकरण पर मारत में वास्तुकला शोर तक्षणकला के जो नमूने प्राप्त हुए हैं 
उनमें प्रश्मिद्ध ज्ञानपीठ तक्षशित्रा के पवन स्तम्भ उल्लेखनीय हैं । गान्धार शेली 
के एकमात्र जनक ग्रीक ही थे । तथागत बुद्ध की मानवाकार मुर्तियों के निर्माण 
की परम्परा का श्रेय गान्धार शैली के कलाकारो को ही प्राप्त है । 

कला के अतिरिक्त ग्रीको ने मारतीय ज्योतिविज्ञान को मी प्रभावित 
किया । ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय तथा ग्रीक गणितज्ञों का निकटतम 
सम्बन्ध था । भारतीय ज्योतिष मे प्रनेक लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग भौर 
कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त एक्रमात्र ग्रीकों की देन है। होड़ाचक, (हो रस्कोपस) 
झौर जे मित्रलग्त (दायामेत्रान्‌), रोमक और पौलिश सिद्धान्त प्रीको की ही देन 
थी । इसीलिए “गार्गी सहिता” में उनके सम्मान मे कहा गया है कि यद्यपि 
यवन बर्बर हैं, किन्तु ज्योतिष विद्या के प्रवत्तंक होने के कारण देवताश्नों 
के समान स्तुत्य हैं।' इस दृष्टि से मिनेडर का शासन-काल विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 

यवनराज दिमित तथा सातवाहन सातकर्णि प्रथम के समसामयिक (200 
ई० पूर्व के लगभग) कलिंग के जेनघर्मानुयायी शासक खारवेल का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके हाथीग्रुम्फा (समुवनेश्वर) भ्रमिलेख से 


70 भारतोय संस्कृति शौर कला 


ज्ञात होता है कि वह भ्रनेक विद्याशरों में निष्णात झौर एक बहुत बड़े साम्राज्य 
का शासक था । उसको ध्यभिक सहिष्णुता भौर कलानुरागिता के कारण भारत 
प्रगति के पथ पर भग्रसर था। प्रपने शासन की सीमाप्रों को उसने बढ़ते हुए 
प्रीक-प्रमावों से भ्छूती रखा भौर इस प्रकार मारत की परम्परागत सांस्कृतिक 
थाती को वहन करने में देश का प्रतिनिधित्व किया। _ 

भारत के परम्परागत सांस्कृतिक भ्रस्युत्यात भौर कला के विकास में 
कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क का योगदान उल्लेखनीय है । जब उत्तर-पश्बिम पर ग्रीक 
शासक भिनेडर का शासन था, उसी के भ्रास-पास 65 ई० पूर्व के लगभग 
तुर्की की एक खानाबदोश जाति ने तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश किया । 
उसका प्रथम प्रभावशाली विजेता कुजूल कडफिसस था। कनिष्क उसी का पौत्र 
था | वही भारतीय शक-सम्बत्‌ का प्रत्रर्त्तक था। वह बौद्धधर्म का संरक्षक 
झौर उदार तथा सहिष्णु शासक था। उसने श्रनेक भव्य स्तूपों झौर बड़े-बड़े 
नग्ररों का निर्माण कराया । 


कला की श्रवरुद्ध परम्परा की उन्‍तति के लिए उसने बोद्धाचार्यों के द्वारा 
लगाये गये प्रतिबन्धों पर पुनविचार करने के लिए काश्मीर के कुण्डलव महा- 
बिहार में इतिहास-प्रसिद्ध चौथी बौद्ध-संगीति का झायोजन किया था| इस 
संगीति में धर्म, संस्कृति, कला भौर साहित्य के नवोत्थान के लिए योजनाएँ 
पारित तथा कार्यान्वित की गयी । ग्राचार्य वसुमित्र और महाकवि अ्रश्वघोष 
जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ इस संगीति के भ्रष्यक्ष थे । इस संगीति में बौद्ध।चार्यों 
ने तथागत बुद्ध की प्रतिमाएँ उहेरने की श्रनुशा प्रदान कर दी, जिसके 
फलस्वरूप बुद्ध की मानवाकार भव्य प्रतिमाझों का व्यापक रूप में निर्माण 
हुआ । कनिष्क के विद्याव्ययन श्रौर कलानुराग के कारण उसकी राजधानी 
पुरुषपुर (पेशावर) विद्वानों, दाशंनिकों, कवियो भ्रौर कलाकारों का तीर्थ बन 
गया था । 

कला के इतिहास में कनिष्क की देन को सदा याद किया जायगा। उसके 
पूर्ववर्ती ग्रीक-शासको ने जिस गान्घार शेली का प्रचलन किया था उसमे विदेशी 
प्रभाव भ्रधिक था। कनिष्क के समय वह शैली भारतीयता की ओर श्रग्नसर 
हुई । भागे युप्त-युग मे जिसका पूर्णतः भारतीयकरण हो गया । 

कुषाणों द्वारा भ्रभिरक्षित एवं पल्‍लवित भारतीय संस्कृति और कला का 
पूर्ण प्रौढ़ रूप गुप्त साम्राज्य (४75-50 ई०) मे प्रकाश में श्राया | गुप्त 
साम्राज्य के समय मारत मे धर्म, संस्कृति, राजनीति भौर कला भादि के विभिन्न 


आरतोय इहंस्कृति और उसको परम्परा 7 


क्षत्रों में सर्वागीण उन्नति हुई। संस्कृतिक नवजागरण के इस ग्रुग में राष्ट्र 
का थौद्धिक तथा सामाजिक स्तर पअत्यन्त उच्चत हुआ । इसका कारण यह था 
कि प्रधिकतर गुप्त शासक स्वयमेव संस्कृतज्ञ ध्लौर कलाप्रेमी थे । विभिन्न मढों 
तथा संघारामों का निर्माण कर उन्होंने वहाँ विद्वान्‌ भ्राचार्यों द्वारा संस्कृत तथा 
प्राकृत की शिक्षा का प्रबन्ध किया । राजमाधथा के रूप में संस्कृत को मान्यता 
दी भौर उसी में राजाज्ञाओं की उद्धोषणा की। नालन्दा महाबिहार के 
पुनरुद्धारक के रूप में कुमारणुप्त प्रथम का विद्यानुरागी व्यक्तित्व स्मरणीय 
है । इस विश्वविद्यालय में 4 विषयों की पूर्ण शिक्षा दीं जाती थी । प्रसिद्ध 


चीनी पर्यंटक बौद्ध विद्वान ईत्सिंग ने भारत भ्राकर नाछन्दा भें अध्ययन 
फिया था । 


गुप्त शासकों ने बड़े-बड़े विद्वानों को राजसम्मान देकर प्रोत्साहित किया, 
जिसके फलस्वरूप धर्म, दर्शन, विज्ञान, काव्य श्रौर नाठक झ्रादि अ्रनेक विषयों 
की बहुसंख्यक कृतियों के निर्माण से मारत के श्रद्भमुत बौद्धिक विकास ने विश्व- 
साहित्य को प्रभावित किया । 


गुप्तो के शासन में, पू्ववर्ती शृंग शासको द्वारा प्रोत्साहित, भक्तिप्रधान 
मागवतधम का पुनरम्युदय हुआ, जिसके फलस्वरूप विष्णु, शिव, सूर्य तथा 
झनेक देवी-देवताप्रो की ग्रवतारणा से जन-जीवन में भावनात्मक विकास को 
बल मिला। गुप्त राजा परम सागवत थे शौर उनके शासनकाल में मारत का 
घाभिक स्तर उन्नति के शिखर पर पहुँचा । 


गुप्त युग मे भारत के घाभिक तथा बोद्धिक विकास के साथ-साथ कला 
की भी प्रपूर्व उन्नति हई। उन्होंने चित्र, मूति, संगीत झादि कला के विभिन्न 
ध्रंगो की उन्‍नति के लिए ग्रविस्मरणीय प्रयत्न किये। 'प्रयाग-प्रशस्ति' में 
सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की तुम्बुरु तथा नाग्द को मात कर देनेवाली संगीत 
अभिज्ञता प्रकट होती है| भ्रपने इसी संगीत-प्रेम के कारण अपने सिक्‍कों पर 
उसने स्वयं को वीणा-बादन करते हुए अंकित किया है । भअ्रजन्ता की कला को 
पूर्ण वेभब गुप्तों के शासनकाल में प्राप्त हुआ । देवगढ़ भ्रौर भीतरगाँव के 
मन्दिरों की भव्य वास्तुकला गुप्तो की अ्विस्मरणीय देन है। भारतीय कला के 
इतिहास में ग्रुप्तकालीन स्थपतियों को तक्षण (भास्कयं) कला का जनक कहा 
गया है। कुषाण-युग में ग्रीक-प्रभावों से मुक्त जिस गान्धार शैली का उदय 
हुआ था, गुप्त-युग में उसका सवंधा भारतीयकरण हुआझा । गुप्त-युग की मृण्मयी 
मूर्तियों में तत्कालीन शिल्पियो का भ्रसहज कौशल भाज भी सुरक्षित है । ये 


72 भारतीय संस्‍्कृति शोर कला 


सूर्तियाँ श्रपनी सादगी, सजीवता, गतिमत्ता और शिल्पगत तकतीकों की दृष्टि से 
विश्व के कलाबिदो द्वारः प्रशंसित होतो रही हैं। कुकिहार भादि स्थानो से प्राप्त 
ताअनिर्भित पुरुषाकार विशाल बुद्ध-प्रतिमाओ को देखकर तत्कालीन घातु- 
निर्मित कला के उन्‍नत स्तर का सहज ही मे विश्वास होता है! घातु-शिल्प 
की दृष्टि से भेहरौली का लोहस्तम्म गुप्तमुगीन मारतीय कला-इतिहास का 
जीवित स्मारक है । 

भारत के इस स्वणेयुग में राष्ट्र के पुनरम्युदय के लिए जो महान्‌ कार्य हुए 
भौर जिनके कारण इस राष्ट्र को इतना भ्रधिक गौरव प्राप्त हुआ, उसकी आगे 
की शासक-परम्परा श्रपने सीमित राजनीतिक तथा बौद्धिक कारणों से उसको 
ठीक उसी रूप में प्रवरतित करने से विफल रही । फिर भी भुप्तोत्तरवर्ती भारत 
की अ्रनेक उपलब्धियाँ प्राज भी भारत की चिरस्थायी मान-ब॒द्धि को सूचित 


करती हैं । 

गुप्त-साम्राज्य के बाद मारत का जो नवोदय हुआ, सांस्कृतिक इतिहास 
से उसे 'मध्ययुग” (600-800 ई०) के अन्तर्गत रखा गया है। इस युग के 
झन्तर्गंत थानेश्वर तथा कन्नौज का यशोवर्धेनवंश, ग्रायुधवश, प्रतिहारवश, 
गहूडवालवंश; पूर्वी सीमा के राजवंशों से नेपाल का ठाकुरीवश; बगाल का 
पालवंश तथा सेनवंश; कामरूप (अ्रसम) का राजवंश और कलिंग (उडीसा) 
का केशरीवंश तथा कलिंग नगर का गगवश; इसी प्रकार पश्चिमोत्तर सीमा 
के राजवशों में सिन्ध का रायवंश, शाहीयवंश; कश्मीर का कर्कोटकवश 
तथा उत्पलवश और मध्य-दक्षिण के राजवशों में राजपूतों से सम्न्नद्ध त्रिपुरी 
का कलचुरीवश, जेवाक मुक्ति (बुन्देलखण्ड) का चन्देलवश, मालवा का परमारवश 
झोर अनहिलवाड का चालुक्यवश उल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त मध्ययुगीन 
भारत के सास्कृतिक तथा कलात्मक श्रभियान को आगे बढानेवाले प्राचीन 
राजवंशो मे दक्षिण के पल्‍लववश और देवगिरि (श्रान्ध्र) के यादववश का नाम 
भी उल्लेखनीय है। 

इस मध्य युग में मारतीय धमं, संस्कृति, कला श्रौर साहित्य की चतुमूखी 
भम्युन्तति के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य हुए | उनका श्रेय इस यूग के ग्रुणग्राही 
शासको को ही है। उन्होंने हिन्दू, बौद्ध और जैन--तीनो धर्मो को विकसित होने 
की स्वतंत्रता दी, जिसके फलस्वरूप वे भ्रनेक शाखा-उपशाखाओं मे विभक्त हो 
कर पल्‍लवित हुए । इस मध्ययुग में वेचारिक श्रम्युत्थान की दृष्टि से नये 
वार्शनिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा हुई, जिनमें उपतिषदों के गम्भीर ज्ञान का 


भारतीय संस्कृति झोौर उसकी परम्परा १3 


पुनर्मुल्थांकन हुआ | भ्रव्यवन-प्रध्यापत के जिन अन्तरसपष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर 
के विभिन्‍न विद्या-निद्वेतनो की इससे पूर्व प्रतिष्ठा हुई थी, उनमें से कुछ का 
पुनरुद्धार और कुछ का नव-निर्माण हुआ । 

संस्कृत-साहित्य का प्राय: अधिकतर निर्माण इसी प्रवधि मे हुआ । काथ्य, 
काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष, झ्रायुर्वेद श्रौर दर्शन की विभिन्न ज्ञान-शाखाश्ों ने 
इस थुग में पूर्णता प्राप्त की । इनके प्रतिरिक्त श्रथंशास्त्र के विभिन्न भ्रंगों मे 
कृषि, मवन-निर्माण, शिल्प, रत्न-परीक्षा घातु-विज्ञान श्रौर नौ-परीक्षा जैसे नये 
विषयो की बहुसंख्यक कृतियों के निर्माण का श्रेय भी इसी युग को है । 
भारतीय ज्योतिविज्ञान ने इस युग में इतनी उन्नति की कि उसका प्रसार 
विदैशों तक हुप्रा । 

मध्ययुग के सांस्कृतिक नव-निर्माण में तक्षण, वास्तु श्रोर चित्र--कला की 
इस त्रिवेणी के झ्नेक स्लोत फूटे और उन्होंने भारत की चित्त-भूमि को 
अभि्तिचित कर उर्वेर बनाया । भ्रुप्तो की परम्परा के अनुसार यद्यपि श्रधिकतर 
मध्ययुगीन राजवशो मे सस्कृत को राजमाषा का सम्मान प्राप्त होता रहा; 
किन्तु लोकमाषाग्रों के प्रचार-प्रसार के लिए मी श्रभूतपूर्व प्रयस्त हुए । मध्ययुग 
की जनभाषा प्राकृत थी । उसका सर्वांगीण व्याकरण तंयार हुप्रा भौर साहित्य 
में उसको व्यापक रूप से स्थान प्राप्त हुप्ना । 

इस देश के परवर्ती सास्कृतिक विकास और कलास्युदय के इतिहास में 
उत्तर मध्ययुगीन मुगलयंश का नाम उल्लेखनीय है । जब इस देश मे मगध पर 
बिम्विसार शासन कर रहा था, लगमग ३३० ई० पूर्व॑० में सिकन्दर का ग्राक़मण 
हुआ । तमी से यहाँ निरन्तर प्रीको का प्रभाव बढ़ने लगा था और उसके 
फलस्वरूप मारत की एकच्छत्र शासन-व्यवस्था खण्डित होनी झारम्म हो गयी 
थी। यद्यपि बढते हुए ग्रीक-प्रभाव से कई क्षेत्रों मे पारस्परिक सम्बन्धों के 
परिणाम ग्रच्छे ही सिद्ध हुए; किन्तु श्रनेक क्षेत्रों मे विरोधो की स्थिति बनी 
रही, झौर फलत: इस देश को जो क्षति सहन करती पढ़ी, इतिहास उसका 
साक्षी है। महमूद गजनबी ने इस देश की भ्रसंगठित स्थिति का लाम उठाकर 
यहाँ के जन-जीवन को सहज ही में एक कोन से दूसरे कोने तक रोद डाला । 
इस राष्ट्र की श्रपार सम्पत्ति को उसने जिस नग्नता से लूठा, उससे अभ्रधिक 
श्रहित किया यहाँ के घाभिक तथा प्लांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को ध्वंस करके । 


करता झऔौर आतंक की इन परिस्थितियों मे भारतीय सस्कृति का इध्लाम' 
धर्म से सम्पर्क हञ्ना । किन्तु इस्लाम के सहिष्णु एवं दूरदर्शी शासकों ने आतंकित 


74 भारतोय संस्कृति श्लोर कला 


एवं भयभीत भारतीय जनता के प्रति भपने सद्भावनापृण्ण सम्बन्धों से श्रमनचेन 
की स्थिति स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली । इस्लामी सम्यता के सम्बन्ध 
में एक स्मरणीय बात यह देखने को मिलती है कि जब तक उसकी स्थिति 
फेवल श्ररवब तक ही सीमित रही तब तक परम्परागत घामिक प्रतिबन्धों के 
कारण कला के प्रति उसका असदभाव बना रहा; किन्तु भ्रबों ने जब स्पेन, 
मिस्र, ईरान, भारत ग्रादि देशों मे प्रपनो सल्तनत कायम की तो कला के प्रति 
उनमें सम्मान पैदा हुआ । मारत के सम्पर्क से जहाँ एक झोर तेमूरवंश के 
शासको में कला के प्रति परम्परा का पूर्वाप्रहू और घामिक भय शिथिल पड़ता 
गया, वहाँ दूसरी श्रोर इस्लामी संस्कृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति में भरबी, 
ईरानी भौर तुर्की भादि बाहरी संस्कृतियों का समागम हुआ । उसका प्रभाव 
साहित्य, कला, राजनीति, धर्म भ्रौर जनता के दैनिक रहन-सहन पर परिलक्षित 
हुआ । भारत में वास्तु, मृूति और चित्र, इन तीनों कला-छूपो में इस्लामी 
शिल्पियो एवं कलाकारों ने नयी चेतना श्रौर नवीनतम भाव-विधा का समावेश 
किया । ताजमहल जेसी भ्रदूमुत कलाकृतियों मे दोनों की सस्कृतियों के झादर्ण 
मूर्तिमान हुए । मू्तिकला के क्षेत्र में परम्परागत ग्रान्धार शेली को प्रधिकाधिक 
उभरने का सुयोग मिला शौर चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शेली ने इस देश 
को भ्रक्षुण्ण भ्रविस्मरणीय कला-थाती से समृद्ध किया । 


मुगलकालीन भारतीय संस्कृति श्लौर कला की पराम्परा को उजागर करने 
में तत्कालीन हिन्दू राजाओं का भी समान योगदान रहा | भ्रपती सीमिति 
श्रधिकार-सी माओ्ो के भ्रन्तगंत रहते हुए भी उन्होंने साहित्य, संगीत, मूर्ति, 
चित्र शौर और स्थापत्य आदि परम्परागत मारतीय कला-थाती की पावनता 
तथा मौलिकता को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदाव किया। भारतीय 
संस्कृति की रक्षा को उन्होने भ्रपती गौरव भित्रुद्धि क' बाना बताया । 

वास्तव में सत्य तो यह है कि मुगलकालीन भारत के सर्वांगीण निर्माण 
में कला का सर्वाधिक योगदान रहा । उसके द्वारा सारे देश में शान्तिमय 
सम्बन्धो की स्थापना हुई झौर पारस्परिक सदभावना तथा मंत्री को बल मिला। 
मुगलकालीन भारत को इस देन को यदि विस्मृत कर दिया जाय तो इतिहास 
का यह श्रध्याय निर्जीव हो जाता है | 

मुगलों के बाद इस देश पर अंग्रेजों का शासन हुझा । इस काल-खण्ड में 
यद्यपि हिन्दू-इस्लामी समन्वय की सांस्कृतिक धारा श्रवरुद्ध हो गयो; किन्तु 
उसके अन्वेषण झौर पुनर्मुल्याकंन का नया युग आरम्भ हुआ । यद्यपि इस देश के 


आरतीय संस्कृति भोर उसकी परण्परा 75 


जन-जीवन को प्रभावित करने में झांग्ल सम्यता सफल न हों सकी, फिर भी 
ऑल विद्धानों के सम्पर्क से परम्परागत भारतीय संस्कृति भौर कला के 
झनुसत्घान भौर तुलनात्मक अष्ययत का सूत्रपात इसी युग में हुआ्ना। 
पाश्वात्य संस्कृति के सम्पकं से भारत का विश्व की मौतिक तथा यांत्रिक प्रगति 
से परिचय हुआ । 

इन सुपरिणामों के झ्रतिरिक्त उसके दुष्परिणाम भी सामने झाये । उदाहरण 
के लिए एक भोर पअ्रंग्रेजों की नयी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था ने शिक्षार्थी को 
श्रतीत से भ्रलय कर दिया श्रौर दूसरी झोर अगति के नाम पर अ्रधकचरी, भ्रपंग 
सस्कृति का नया रूप सामने झ्राया । किस्तु उसकी वास्तविकता को आंकने से 
देर न लगी । सांस्कृतिक उत्थान के नाम पर आरांग्ल शासकों के इस राजनीतिक 
भ्रसत्र को राष्ट्र के कर्णधारों ने निष्प्रभ एवं निःशक्त बना दिया । इन राष्ट्रवादी 
भारतोयों ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए ब्रह्म समाज 
ओ्ौर आर्य समाज भ्रादि नये भ्रभियानों द्वारा जनता को उद्बोधित किया। राजा 
राम मोहनराय, न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
झ्रौर लोकमान्य बालगभाधर तिलक आदि भारतीय संस्कृति के भ्राधुनिक युग 
के सरक्षक तथा प्रवत्तेक और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी उनके प्रेरणा-स्रोत थे । 


प्राधुनिक भारत के इस घामिक एवं सांस्कृतिक नव-जागरण मे राजनीतिज्ञों, 
बुद्धिजी वियो म्रौर कलाकारों का समान योगदान रहा । उनके एक स्वर ने 
मिलकर राष्ट्रीय स्वाधीनता का निर्माण किया और ऐसी प्रनुकूल परिस्थितियों 
का वातावरण तंयार किया जिनके द्वारा श्राज के भारत का निर्माण सम्मव 
हो सका । 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति और कला के लम्बे इतिहास का सर्वेक्षण 
करने पर पता चलता है कि प्रतीत के विभिन्न युगो में भनुकूल परिस्थितियाँ 
पाकर वह चरम विकास को पहुँचा और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्रपने 
स्वत्व एवं स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसने श्रपने विकास की परम्परा को 
श्रक्षणण बनाये रखा । इतिहास के सन्दर्म में यदि राष्ट्रीय चरित्र का अवलोकन 
करना हो तो उसका वास्तविक दिग्दर्शन उप्तकी सास्कृतिक परम्परा द्वारा ही 
किया जा सकता है । 


विश्य संस्कृति के सन्दर्भ में भारतीय संस्कृति 


इस सम्बन्ध में समी विद्वान्‌ एकमत हैं कि मानव-सभ्यता के उदय का 
मूल केन्द्र एक ही रहा है । मनुष्य ने ज्यो-ज्यों ग्रपता विकास किया, उसकी 


76 भारतोय संस्कृति श्लोर कला 


सम्पता-संस्कृति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता गया । विकास की इस अवस्था 
में ही उसके मान-मूल्यों तथा श्राचार-व्यवह्ारों में भी भिन्नता उमरती गयी । 
विश्व की विभिन्न जातियों तथा राष्ट्रो को सस्कृति में जो भिन्नता दृष्टिगोचर 
होती है उसका कारण भातव-बंशों की प्ृथकृता है। जब उनमें पारस्परिक 
संघर्ष हुए तो एक ने दूसरे के जीवन्त एवं उपादेय तत्त्वो को ग्रहण किया । 
संघर्ष में ही नही, जब कभी उतमे सामंजस्व हुआ तब भी उनमे इसी प्रकार 
झ्रादान-प्रदान होता गया । सामजस्य की यह भावना कभी-कभी इतनी घनिष्ठतम 
हुई कि वे एक-दूसरी में सर्वथा विलयित हो गयी । इस प्रकार इतिहास में ऐसे 
भी भनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि श्रनेक जातियाँ तथा राष्ट्र नष्ट हो 
गये, किन्तु उनकी सांस्कृतिक थाती किसी-न-किसी रूप में सुरक्षित रही 
प्रौर अनुकूल परिस्थितियों को पाकर पुनर्जीवित हो उठी । 

मनुष्यमात्र की मुल इच्छाएँ एवं चित्तवृत्तियाँ समान होने के कारण समस्त 
मानवता की सस्क्ृति स्वमावतः एक है। वह सावेमौमिक तथा सार्वकालिक है । 
किसी देश तथा जाति के प्राधार पर या किसी युगविशेष को लेकर सस्क्ति का 
विमाजन करना सम्मव नही है। किसी देशविशेष तथा जातिविशेष के नाम पर 
सस्कृति का जो श्रारोपण होता है, वह उसकी भिन्नता या भनेकता का द्योतक 
नहीं है, भ्रपितु परम्परागत भ्रजस्र स्रोत की ही अनेक शाखाएँ हैं । उनसे मानव 
सस्कृति की सा्वभौमिकता में किसी प्रकार का प्रन्तविरोध उत्पन्न नही होता । 

व्यापक मानव-संस्कति मे जो अनेकता का आधान किया जाता है, उसका 
कारण परिस्थितियों की भिन्‍नता है । इन परिस्थितियों की भिन्‍नता ने ही समष्टि 
रूप सनातव सस्कृति को देश-काल की सीमाओं में श्राबद्ध किया भूमि, 
जलवायु, मौगोलिक परिस्थितियाँ, आचार-विचा र, वेश-भूपा, भाषा, साहित्य और 
परम्प राएँ आदि संस्कृति के मूल उपादान हैं। उनकी समानता से सस्क्ृति में 
एकता झ्ौर भिन्नता में अभ्रनेकता का दृष्टिकोण बनता है । एक ही वातावरण मे 
एक ही विचारधारा के श्रनुयायी, एक हो प्रकार के सुख-दुखों से साथ जीवन 
यापन करनेवाले समाज की थ्राशाएं तथा श्राकाक्षाएं प्रायः एक ही होती हैं । 
समान श्रनुमृति वाले समाज का साहित्य मी प्राय: एक-सा ही होता है । यद्यपि 
यह बात दूसरी है कि किसी देशविशेष के साहित्य भे इतनी गहन एवं व्यापक 
प्रनुमृति हो कि समस्त मानव समाज के लिए वह एक ज॑से रूप में उपादेय तथा 
ग्राह्म हो सके । किन्तु बहुधा देश-काल श्रौर व्यक्ति के अनुरूप उनकी अनुमूतियों 
में श्रसमानता हुआ करती है। वास्तव में संस्कृति की एकता और भनेकता के 
मुख्य आधार भ्रनुमूतियाँ और श्रभिव्यक्तियाँ ही हुपा करती हैं। 


आरतीय संस्कृति झोौर उसकी परम्परा 77 


किसी देश तथा जाति के सांस्कृतिक भ्रम्युदय की जानकारी प्राप्त करने 
के लिए मुख्यतः उसके साहित्य तथा उसकी धाभिक मान्यताश्रो को देखना होता 
है । विश्व के विभिन्‍न घर्मावलमित्रियों के समाज में मूल धर्म श्रौर सचित ज्ञान 
का विश्लेषण करने पर भ्रन्त मे इसी निष्कर्ष पर पहुँचना होता है कि मनुष्य 
झपनी सूलावस्था में एक था भौर अतीत्त के हजारों वर्षों में उसने विभिन्‍न 
राष्ट्रों, जातियों तथा परम्पराश्रों के रूप में प्रपता जो सत्तत विकास किया, 
उससे उसकी अन्‍्तःसलिला सरस्वती में कोई विरोध तथा बिमेंद उत्पन्न नहीं 
हुआ । इस दृष्टि से आज के व्यापक मानव-समाज में भावनात्मक श्रभिन्‍नता को 
सुरक्षित बनाये रखने में संस्कृति का योगदान श्रविस्मरणीय है श्रौर इसीलिए 
संस्कृति ही एकमात्र आधार है, जिसके माध्यम से श्राज के विश्व में एकता की 
आबना को स्थापित किया जा सकता है। 


जहाँ तक विश्व-संस्क्ृति के सन्दर्भ में मारतीय संस्कृति का सम्बन्ध है, उसमें 
एकमात्र मानव-मंगल की कामना की गयी है। उसने एकता में प्रतेकता श्लौर 
प्रनेकता मे एकता स्थापित करके इसी मानव मंगल को परिमण्डित किया है । 
भारतीय ससकृति के शाश्वत तत्त्व हैं सत्य, शिव श्रौर सुन्दर । इन शाश्वत तत्वों 
ने मानव-चेतना को संस्कृत श्रौर परिष्कृत किया । दर्शन में उसके सत्य स्वरूप का, 
नीति (अ्रमुशासन) में उसके शिव स्वरूप का और कला मे सुन्दर स्वरूप का 
दिग्दर्शन हुआ है। इन तीनो मूलतत्त्वो का समाहार ही संस्कृति है, जिसके 
द्वारा मानवता का हित और कल्याण होता झाया है। जब हम विश्व-संस्कृति 
के सन्दर्भ में भारतीय सस्कृति को चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष वे ही चिरन्तन 
एवं शाश्वत भ्राघार विद्यमान होते है । 


विश्व-संस्कृत के श्रारम्मिक विकास-क्रम का विश्लेषण करतेवाले भ्रधिकतर 
विद्वातो ने एकमत से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ही एकमात्र ऐसा 
देश है, जिसके मौलिक मानदण्ड विश्व की विभिन्‍न जातियो तथा राष्ट्रो के 
सांस्कृतिक उत्कर्ष के सहायक एव प्रेरणा-स्रोत बने । मारत के ये मौलिक मानदण्ड 
हैं पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठा, जीवन की क्षणमंग्रुरता 
के प्रति विश्वास, कर्म तथा पुनर्जेन्म की श्रनिवायेता, मानवमात्र के प्रति बन्चुत्व 
भौर प्राणिमात्र के प्रति दया एवं करुणा का माव और एक ऐसी व्यापक सत्ता के 
प्रति झ्टूट विश्वास, जो आनन्दमय सोन्‍्दये-सम्पत्न और श्रमरत्व ग्रादि उपाधियों 
से विभूषित है तथा मानव मात्र को जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय 
संस्कृति के इन मौलिक सानदण्डो ने भ्रतीत के प्रनेक उत्थान-पतनों के समय, 


'. 48 भारतीय संस्कृति श्ौर कला 


दासता और दुःख की घतीमूत पीड़ा में उसे सांत्वता प्रदान की झौर उसे ष्वस्त 
होने से बचाया । 

इस दृष्टि से मारत का ऐतिहासिक भतीत विश्व के समी देशों के ऐलिहासिक 
भतीत से स्वंधा भिन्‍न रहा है । इस्लामी, ईसाई, यहूदी झौर परबी संस्क्ृतियों 
में सामाजिक जीवन के विकास की जो मान्यताएँ रही हैं, भारत के सांस्कृतिक 
विकास की स्थितियों से उनकी भिन्‍नता स्पष्ट है । इतिहास के भ्रष्ययन से शञात 
होता है कि इन विभिन्‍न राष्ट्रों की सम्यताभों को विधर्मी बाहरी श्राक़मणकारियों 
ने परामृत कर दिया; किन्तु ठीक इन्हों परिस्थितियों में मारत ने भ्रपनी 
संस्कृति को नष्ठ होने से ही नही बचाया, अपितु अपने विकास की परम्परागत 
श्रंखला को भी अक्षुण्ण बनाये रखा । समय-समय पर बाहर से आयी विघर्मी 
जातियो के सारे वेर-विरोध, सप्रस्त कट्ताएँ-विषमताएँ श्रपने स्नेहांचल में 
समेट कर भारतीय संस्कृति ने सबको भ्रपता बना लिया। अपने इसी रूप में 
मारतीय संस्कृति विश्वजनीन एवं सार्वभौपिक है। 

झतीत मे भारतीय संस्कृति को विधियों के वेर-विरोधों का सामना करना 
पड़ा; किन्तु उसकी परम्परा में गतिरोघ उत्पन्त करने मे वे विफल ही सिद्ध हुए । 
अतीत में जब कि दास-दस्युप्रो श्रौर विदेशी झ्राक़मणकारियों ने छोटी-बड़ी शक्तियों 
में जातीय मेदभाव का बीजारोपण करके उसे छिल्न-भिन्न करने का दुःसाहस 
किया तो तत्कालीन शासको तथा विचारकों ने एक होकर उस संकीर्ण साम्प्रदायिक 
विचा रघारा के विघटनकारी तत्त्वों का प्रतिरोध कर राष्ट्रीय श्रखण्डता को बनाये 
रखने के लिए सांस्कृतिक जागरण का देशव्यापी श्रभियान चलाया । यह भ्रमियान 
इतना कारगर सिद्ध हुआ कि सारा राष्ट्र एकता के सृत्र में प्राबद्ध हो गया । 

विश्व-संस्कृति के सन्‍्दर्म मे भारतीय संस्कृति पर विचार करते समय एक 
बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि मारतीय जन-जीवन के कुछ आदर्श ऐसे 
हैं, जो विश्व के किसी मी जातीय इतिहास मे देखने को नही मिलते हैं । वे 
आदर्श हैं साहिष्णुता, उदारता भ्ौर महानता के » इन्ही उच्चादर्शों ने भ्रतीत 
के हजारों वर्षों से उसको सुरक्षित रखा झौर उसकी परम्परा को प्रटूट रूप में 
झागे बढाया । 

भारतीय संस्कृति का भ्नुशीलन करने पर विदित होता है कि प्रतीत के 
सभी युगों भौर परित्थितियों में उसकी प्रन्त:घारा भजस्र, अव्यवहित रूप में 
निरन्तर भ्राग्रे बढ़ती रही। विश्व की विभिन्न संस्क्षृतियों के सन्दर्म में यदि 
उसके विकास-क्रम का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि अत्यन्त विकट 


भारतीय संस्कृति झौर उश्चकी परम्परा 79 


शोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने भ्रपते स्वत्त्व तथा भस्तित्व की 
झरक्षण्णता को सदा बताये रखा । बार-बार के बाहरी तथा भीतरी युद्धों तथा 
शासन-सत्ता के परिवर्तनों के बावजूद उसकी सांस्कृतिक परम्परा श्रवरुद्ध 
नहीं हुई, ध्रपितु विभिन्न धर्मों भौर जातियों के विश्वासों को अपने भीतर 
समाहित कर उसने अपने को परियुष्ट भ्ौर समृद्ध ही किया । 


मारत में भ्रत्यन्त पुरातन काल से ही प्रनेक जातियों और विभिन्न 
उपजातियों की भ्रसमान सस्क्ृतियों मे एकता स्थापित करने की जटिल समस्या 
समय-समय पर उपस्थित होती रही है । वैदिक और प्राग्वंदिक मारत में यही 
स्थिति बनी रही। किन्तु धर्मप्रधान और अध्यात्मविश्वासी भारत ने 
श्रात्मनिष्ठा और परमात्म-विश्वास के कारण भ्रसमानताभों तथा विभिन्नताप्रों 
के बीच एकता, समानता तथा समन्वय का समाधान स्वयं ही खोज निकाला | 
कदाचित्‌ पूजा, भक्ति, श्रद्धा, उत्सर्ग, उदारता और सहिष्णुता की सहज प्रवृत्ति 
के कारण ही भारतवासियों ने विगत की उन सभी विपरीत परिस्थितियों में 
अपने लिए एक सुगम मार्ग को खोज निकाला, जिसके कारण उसका भअस्तित्व 
समाप्त करने वाले प्राक्रमणकारियों का स्वयं ही प्रस्तित्व समाप्त हो गया । 
उसका यह भ्रजेय, अडिग आ्रात्मबल इतिहास मे सदा बना रहा । 

भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक दृष्टिकोण ने ही उसे सबल बनाया । 
श्रनेक प्रकार की भाषाओ्रों, रीति-रिवाजों और परम्पराझों की पारस्परिक 
विपरीतताश्रों में समन्वय स्थापित कर उसने इस राष्ट्र के विशाल जन-मानस 
में भ्रभिन्नता का उच्चादर्श स्थापित किया। उस बहुविध समाज के मोलिक 
अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ उसे स्वतंत्रता तथा उन्नति के समान 
प्रवसर दिये । 


इस प्रकार परिस्थितियों की पारस्परिक विपरीतावस्था में जीवन के 
मान-मूल्यों तथा आचार-विचारो की विभिन्नता में शौर परम्परागत मान्यताश्रों 
की भअ्रनेकता मे एकता स्थापित कर भारतीय सस्कृति ने विश्व-सस्कृति के 
इतिहास में अ्रपना प्रतिष्ठित स्थान बनाया । 


भारतीय संस्कृति की इस प्जस्र एकता का मूल कारण धर्म रहा है । 
धादिम मानव-सम्यता के प्रन्वेषकः इतिहासकार इस सम्बन्ध में एकमत हैं 
कि मानव-प्न्तश्चेतना तथा प्रेरणा का एकमात्र झ्राधार धर्म रहा है। घममम ते 
सम्यता तथा संस्कृत्ति के उन्नयन में मानव-समाज का पथ-प्रदर्शन किया । 
वैदिक युग की भारयें-झ्रा्येतर संस्कृतियों ने धर्म की घरती पर ही भ्रपना-मपना 


50 मरतोय संस्कृति श्रोर कला 


विकास किया । जीवन झौर जग्रतू की श्रतल गहराइयों की श्लोज के लिए जब 
भारतीय विचारक उद्यत हुआ, तब सर्व प्रथम वह धर्म-जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त 
हुआ । अपार विच्षार-सागर को सम्थन करके उसने धर्म के स्वरूप का 
साक्षात्कार किया और उसे इस प्रकार व्यक्त किया “यह मानव-घर्म, जिससे 
इहलोक तथा परलोक, दोनो में अ्रम्युदय (धर्म-अर्थकाम) श्रौर निःश्रेयस्‌ 
(मोक्ष) इन चारो पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है वही बम है।” इसका आशय 
यह हुआ कि जो सबको समान रूप से, मेंद-माव किये बिना, अश्रभ्युदय की श्रोर 
ले जाय श्र सब को कल्याण का मार्ग दिखाये वही घम्म है। धर्म एक मर्यादा 
है, अनुशासन है, जिसने समस्त ब्रह्माण्ड को नियंत्रित किया हुआ है । यह धर्म 
ही भारतीय संस्कृति का प्राण एवं प्रेरणा-त्रोत रहा है। 


भारतीय संस्कृति की व्यापक घामिक उदारता ने अपने प्रति सहिष्णुता का 
भाव लेकर आ्रानेवाली विदेशी जातियो का स्वागत तो किया ही, इसके 
अतिरिक्त उसको भी अपने स्नेहांचल मे समेटा, जो उसके प्रति भ्रसहिष्णताओ, 
क़्रताओो भोर कुण्ठाग्रों की दुर्धारणाश्रों की गठरी बाँवकर यहाँ श्राये थे । 
इसीलिए विश्व के आधुनिक वेद विद्याविद्‌ विद्वानों ने वंदिक घर्मं को मानव- 
घर के रूप में स्वीकार किया है।यह भ्रकारण नहीं हुआ । उसके श्रनेको 
उद्याहरण भी हैं । 


सम्राट अ्रशोक ने धर्म की प्रेरणा से राज्य से सन्‍्यास ले लिया | उसकी 
इस गहन घामिकता के प्रति यह आक्षेप किया जाता है कि उसके कारण राष्ट्र 
निर्बल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में विदेशियों का प्रवेश सम्मव 
हो सका। किन्तु इस श्राक्षेप से भ्रशोक की घामिक महानता में कोई भ्रन्तर 
नही झ्राता । भ्रशोक के बाद शुगो और सातवाहनों की घामिक सहिष्णुता 
उनके सर्वधर्म-स्वातत्र्य मे देखने को मिलती है | भारत के इस घाभिक सदुभाव 
के कारण ही क्रुषाण जेसे भ्रमारतीय शासक का इतना भ्रधिक स्वागत-सत्कार 
हुआ कि वह तथा उसके उत्तरवर्ती शासक भारतीयता में ही समा गये । 
मुगल और उनकी सल्तनत के समय जितने भी विदेशी भारत श्राये, सब 
भारत के ही हो गये । श्रग्रेजों ने मारतीय घर्मं तथा संस्कृति को प्रकारान्तर 
से चरण किया । विशाल भारतीय वाड्मय में परम्परागत घर्म और संस्कृति 
की जो विरासत संचित थी, उन्होने उसकी सन्तुलित व्याख्या की झौर भारत 
की उदात्त परम्पराओं से स्‍्राधुनिक विश्व को परिचित कराया | 


भारतोय संस्कृति श्लौर उसकी परम्परा 8 


इस प्रकार प्राचीन काल में सुदूर एशिया की झनेक जातियों ने समय-समय 
पर भारत में श्रवेश किया; यहाँ तक कि इस्लामी और ईसाई भादि बाहरी 
घमनुयायियों का इस राष्ट्र पर सेकड़ों वर्षों तक शासन रहा; कित्तु वे भी 
यहाँ की सनातन परम्पराभों को तोड़-मोड़ न सके भौर अ्रपना कोई ऐसा 
रिक्थ न छोड गये, जिसे यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास के लिए श्रपूर्व तथा 
चिरल्तन कहा जा सके । 


संस्कृति प्रौर सम्यता 


संस्कृति और सम्यता की पारस्परिक एकता तथा भिन्नता के प्रश्न को 
लेकर विद्वानों में मत-मतान्तर रहे हैं। किसी ने दोनों में भिन्नता तथा 
किसी ने दोनो मे एकता स्थापित की है। वास्तव में देखा जाय तो दोनो में 
कोई विशेष भ्रन्तर नहीं है, अ्रपितु दोनों मे किसी हद तक एकता है, झौर 
कुछ भिन्नता होने की स्थिति मे भी उनसे पारस्परिक इतना घनिष्ट सम्बन्ध 
है कि एक-दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व हो सिद्ध नही होता है । उनके 
विकास-क्रम का इतिहास इसी रूप भे झागे बढ़ा । 


भारम्म में मनुष्य कबीलों भे रहते थे। एक-एक कबीले का एक-एक 
भौगोलिक प्रदेश भौर एक-एक भाषा होती थी । वे कबीले पहिले जगलो, तब 
नगरो, फिर राज्यो भौर तदनन्तर राष्ट्रों के रूप में विकसित हुए । जिन कबीलों 
ने सर्व प्रथम जंगलों को साफ करके उन्हे कृषियोग्य बनाया, वे उसके स्वामी 
कहे गये । जो उनके बाद आये उन्हें दास कहा गया। कृषि के बाद मनुष्य 
की पशुवालन की श्रोर प्रवृत्ति हुई ओर इस प्रकार उसने भ्रन्य मानवन्यूथो को 
अपनी झोर भ्राकषित किया । उन्होंने मिलकर अपना एक शक्तिशाली संगठन 
बनाया झौर आात्मरक्षा के लिए नये यत्रों तथा औजारो का आविष्कार कर 
सभ्यता को जन्म दिया । 


इस प्रकार मनुष्य ने अपने भ्राख्लेट युगीन वन्य जीवन से क्रमशः कृषि, पशुपालन 
झौर फिर यांतिक जीवन मे प्रवेश किया । फिर समाज में सद्भाव की प्रवृत्ति 
के कारण उसने आग, पानी श्र मूमि की उपयोगिता की खोज करके शभ्रपना 
झाथिक विकास किया । वह यही तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने 
लिए अनगढ़, भ्रशोमनीय वनों तथा व्यवहारोपयोगी उपकरणों की किस्मों 
में सुधार किया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन के पुराने साधनों को 
भी उन्नत किया। 

6 


82 भारतीय संस्कृति श्लोर कला 


बुद्धि-प्रवण होने के कारण झपने उत्तरोत्तर जीवन-क्रम के इतिहास में 
मनुष्य ने जो कुछ खोजा, उपलब्ध किया भौर भाविष्कार तथा निर्माण किया, 
यही उसकी सम्यता है । मनुष्य में इस सम्यता का उदय तब हुआा जब वह 
झपने भादिम वन्य जीवत से उमरकर समाज-सापेक्ष्य हुआ भौर सोचने- 
विचारने के योग्य बना । व्यक्ति की इस सामूहिक विचार-चेतना ने समा” को 
जन्म दिया शोर इस समा में बेठनें की समझ रखने के कारण उसे 'सम्य 
कहा गया । 


इस प्रकार धोरे-घीरे जंगलों तथा पत्नतो ने बिखरे मानव-यूथ या कबीले 
झपने-झपने समुदायों के रूप में विकसित हुए और मंदानी क्षेत्रों की ओर बढे । 
वहाँ उनका पारस्परिक सम्मिश्रण हुश्ा झ्रोर उन्‍होंने जीवन के लिए श्रधिक 
सुखकर कला-कौशलों का निर्माण तथा उनका श्रादान-प्रदान किया। उन्होने 
एक भाषा झौर पझपने नेतिक श्रादर्शो का निर्माण कर अपने सांस्कृतिक जीवन 
मे पदार्पण किया। इस प्रकार झपने आरथिक तथा सामाजिक विकास-क्रम में 
मनुष्य ने सुरुचि, सदभाव, आदर्श, अनुराग और सौन्दर्य की जिस अ्रभिरुचि 
का निरन्तर परिष्कार तथा प्रसार किया उसकी वही परिष्कृत भ्रमिरुचि 
संस्कृति की जननी बनी । 


इस प्रकार सभ्यता श्रौर संस्कृति का साथ-साथ निर्माण कर मनुष्य ने 
अपने प्रस्तित्व के इतिहास का निर्माण किया । 


तुलनात्मक दृष्टि से यदि दोनो की मूल प्रकृति का विश्लेषण किया जाय 
तो प्रतीत होता है कि संस्कृति का झ्राधार मुख्यतः आ्राचारों से भौर सम्यता 
का भ्राघार मुख्यतः: विचारो से है। झ्रावारो से संस्कृति का और विचारों 
से सम्यता का निर्माण हुप्रा। इस दृष्टि से आराचारों झौर विचारो का 
पारस्परिक जो सम्बन्ध है, संस्कृति श्रौर सम्यता का सामान्यतः वही सम्बन्ध 
है । किसी दुराचारी व्यक्ति मे सद्विचारों का योग होना सम्मव ही नही है । 
इसी प्रकार किसी विचारशून्य व्यक्ति मे सदाचारी का होना प्रायः कठित-सा 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि झाचारों और विचारो का परस्पर भ्रभिन्न 
सम्बन्ध है । ग्रतः संस्कृति श्नौर सम्यता, दोनो परस्परापेक्ष्य सिद्ध होती है । 


सम्य शब्द का सामान्य भ्रर्थ होता है 'शिष्ट' । सभ्य से सम्यता शब्द बनता 
है, जिसका श्रर्थ हुआ शिष्टता । सम्यता या शिष्टता एक सामाजिक गुण है। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भौर सम्यता का उदय भी समाज से ही हुभा 


भारतीय संस्कृति भोर उप्तकी परम्परा 83 


है । इस दृष्टि से सनुष्य का सम्यता से घनिष्ठ सम्बन्ध है । किसी व्यक्ति, 
राष्ट्र श्रववा जाति की सम्यता का शान उसके रहुन-सहन, रीति-रिवाज, 
खान-पान तथा भाषा-साहित्य से किया जाता है। यही आचारशास्त्र है। 
ये झ्राचार ही संस्कृति के भावक, परिचायक ओर निर्घारक हैं। यदि दोनों 
के परिचायक तथा निर्घारक उपादान समान हैं, तब दोनो के पारस्परिक 
सम्बन्धों का निश्चम सहज ही किया जा सकता है । 


संस्कृति का सामान्य ब्रर्थ होता है संस्कार करना या परिमार्जन करता । 
यह संस्कार या परिसाजन ही सम्यता है। संस्कारहीन व्यक्ति को कोई भो 
सभ्य नहीं कह सकता है । संस्कृत व्यक्ति ही सम्य कहलाने का अधिकारी है । 
इस रूप में ही संस्कृति का सम्बन्ध श्रात्मा, मन तथा भ्रन्त:ःकरण से निश्चित 
होता है । संस्कृति के द्वारा उच्च मानसिक उपलब्धि होती है। मानसिक 
उपलब्धि का क्षेत्र मौतिक भी हो सकता है झौर आध्यात्मिक भी | किसी 
संस्कृत व्यक्ति से तात्पयं उसके उन ग्रुणों से होता है, जो उसके चरित्र, 
मन और प्रात्मा में निहित होते हैं। सम्यता भी एक गुण है, जो कि व्यक्ति 
तथा समाज द्वारा सूजित होता है। 


संस्कति और सम्यता की पहचान के लिए उनका सुक्ष्म विश्लेषण 
श्रावश्यक है। हमारे यहाँ ज्ञान की दो कोटियाँ या श्रेणियाँ निर्षारित हैं--- 
एक श्रनुमवजन्य झौर दूसरी बुद्धिजन्य । अनुमवजन्य ज्ञान संस्कृति का 
झौर बुद्धिजन्य ज्ञान सम्यता का झ्राघार है। श्रनुमवजन्य ज्ञान नित्य झौर 
बुद्धिजन्य ज्ञान परिवर्तनशील होने के कारण सस्कृति नित्य भ्रौर सम्यता 
परिवर्तनशील होती है | इस दृष्टि से संस्कृति किसी व्यक्ति द्वारा सृजित नहीं 
हो सकती है । उसका सम्बन्ध जन-समुदाय से है । किन्तु सभ्यता व्यक्ति 
द्वारा सुणित होती है। 


संस्कृति भ्ौर सम्यता में वस्तुतः कोई विशेष भ्रन्तर नही है। दोनों के 
उपादान तथा झाघार एक ही हैं । वे उपादान है--भूमि, जल, वायु, 
झ्राचार-विधार, वेश-भूषा झौर माषा-साहित्य । रहन-सहत की जो शिष्टता 
या सम्यक्‌ चेष्टा है, उसे ही सम्यता कहा गया है। उसी सम्यक्‌ चेष्टा का 
नाम संस्कृति है। संक्षेप मे कहा जा सकता है कि दोनो सर्वेथा भ्रसम्बद्ध 
न होते हुए भी परस्पर मिस्न हैं। संस्कृति का सम्बन्ध झन्तजंयत्‌ झोर सम्यता 
का वाह्य जगत्‌ से है। 


84 भारतोग संस्कृति शोर कला 


संस्कृति झोौर धर्म 

भारतीय संस्कृति के उदय और अ्रस्तित्व के मूल में धर्म सदाशय रूप में 
निहित है । भारतीय संस्कृति मे विश्वजनीन मानवीय पश्रादर्शों का समावेश 
धर्म के सम्पर्क से ही हुआ । समय-समय पर उसके श्रस्तित्व के लिए जब-जब 
खतरे तथा संकट उपस्थित हुए तब-तब धर्म ने ही उसकी रक्षा की । पुरातन 
झाये-पआ्रार्येतर युग से लेकर श्राज तक के लगभग पाँच हजार वर्षों के इतिहास 
में सस्कृति की अक्षुण्णता और उसका निरन्तर विकास घामिक समन्वय के 
कारण ही सम्भव हो सका । 

घर्म वही है, शास्त्र जिसका निर्देश करे। शास्त्रों मे घर्मं को भ्रदृष्ट एवं 
अलौकिक कहा गया है। संस्कृति मे शास्त्र-प्रविरुद्ध भ्र्थात्‌ शास्त्र-सम्मत-भाचार 
का समावेश होता है। वह आचार लौकिक भी है झभौर प्रलौकिक भी । 
संस्कृति का झलौकिक पक्ष घर्म है झौर लोकिक पक्ष कमे । सस्कृति में जो 
झाचार समन्वित हैं, उनमें घर्म श्रौर कर्म दोनों का योगदान है । 

वस्तुतः देखा जाय तो सस्कृति और धर्म मे कोई विशेष भ्रन्तर नही है। 
मारतीय दृष्टि से वेद को धर्म का मूल कहा गया है। घर्म का प्रतिपादन 
एवं विधान करने वाली स्मृतियाँ भी वेदमूलक हैं। इन वेदमूलक स्मृतियों तथा 
पुराणों द्वारा प्रतिपादित सदाचार ही धम्म है। सदाचार श्रर्थात्‌ कत्त॑व्य । 
इन कत्तेब्यो का समुच्चय ही सस्कृति है। सत्य, अ्रहिसा, श्रस्तेय, ब्रद्माचर्य, 
त्याय, तप झौर परोपकार झादि ही सावेभीम कर्तव्य हैं। इस राष्ट्र में 
लोकायतिक, जन, बौद्ध, वेष्णव, शेव और शाक्‍्त झ्रादि जितने भी घमावलम्बी 
हुए, उन सबने अपने-अ्रपने पन्‍्धों, मतो तथा दिद्धान्तों के प्रतिपादन तथा 
प्रवत्तंत के लिए इन सार्वमौम विश्वजनीन कत्तंव्यो को झपना सम्बल बनाया । 
धर्म से उद्भावित या धर्मजीवित इन कर्त्तव्यों पर ही राजघर्म तथा राष्ट्रधर्म 
निर्भर रहता झ्राया है और जीवन मे उनका आझ्राचरण ही सस्कृति है । 

संस्कृति की व्यापकता धर्म की व्यापकता से सिद्ध होती है । घर्म के छोटे 
बडे नदी-नालों को श्रपने में समाहित करती हुई मारत की धर्म-गगा अपनी 
पावनता एवं महानता में सदा ही समरस बनी रही । बाहर से जो अनेक 
जातियाँ यहाँ आकर बस गयी, उनका ग्रौर जो बार-बार आकर यहाँ से चली 
गयी, किन्तु अपने अस्तित्व के उपादान यहाँ छोड़ती गयीं, उनका भी रिक्‍्य 
उसने प्रपने मे समेट लिया । इस प्रकार यह उदार एवं विशाल घर्म-गंगा ही 
आरतीय संस्कृति है । 


भारतोम संस्कृति झोर उसको परम्परा 85 
संस्कृति और दर्शन 


भ्राचारों श्रौर विचारों का समन्वय दी संस्कृति है । इस दृष्टि से भारतीय 
संस्कृति की समग्रता की खोज करने के लिए उसके विचार-साहित्य का 
झनुशीलन करना झ्रावश्यक है। दर्शन इस विचार-साहित्य का भ्रागार है । 
भारतीय संस्कृति की गह॒नता, ग्रम्मीरता, विशालता, स्थिरता और प्राचीनता 
झादि विभिन्न पहलुपों का सम्यक विश्लेषण उसके दर्शन-साहित्य में निहित 
है । दर्शन इस देश की मौलिक एवं श्रजस्त्र चिन्ताधारा के उत्स है। यहाँ की 
संस्कृति की नीव उन्हीं पर आधारित है। भारतीय संस्कृति मे भ्राध्यात्मिक 
साधना का जो प्रमाव लक्षित होता है, उसका झाघार भी यही तत्त्व-चिन्तन है । 
षड श्रास्तिक दर्शनो श्रौर लोकायतिक (चार्वाक्‌ू) तथा जेन-बौद्ध आदि नास्तिक 
दर्शनों की समन्वित विचारधारा का निस्यन्द ही भारतीय संस्कृति है। इसी 
कारण उसको समग्रता प्राप्त हुई है । 


भारतीय विचारकों एवं चिन्तकों ने जिस विशाल तथा प्रगाघ दर्शन 
साहित्य का निर्माण किया उसके मूल तत्त्व, उसके प्रेरणा-ल्रोत वेदों में ही 
निहित थे। इसलिए मारतीय संस्कृति के मृलाघार श्रास्तिक और नास्तिक 
विचारधारा का भ्रध्ययन करने से पूर्व वेदो की दार्शनिक दृष्टि का अनुशीलन 
करना प्रावश्यक है। वेदिक साहित्य की सर्वागीणता और उसके परवर्ती 
व्यवस्थित विकास के मूल में उसकी दार्शनिक विचारधारा का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है। जीवन के प्रति वैदिकों की जो भ्रास्था रही है, उसके सन्दर्म में 
तत्कालीन संस्कृति की दार्शनिक पृष्ठभूमि का सहज ही महत्त्व भ्रवगत किया 
जा सकता है । 


वेदो का उद्देश्य वस्तुत: दाशेनिक विचारो का प्रतिपादन करना नही था । 
उनका उद्देश्य धर्मंविहित महान्‌ मानव आभआादर्शों को प्रस्तुत करना था। इस 
धर्ममय आदर्श को परवर्ती विचारको मे श्रपनी-झ्पनी रुचि तथा अ्रभीप्सा के 
भनुसार खोजा तथा विकसित किया । कम, उपासना प्रोर ज्ञान, बेदो में निहित 
इन मूल विचारों का विकास क्रमशः ब्राह्मण-ग्रन्थो, आरण्यको श्रौर उपनिषदों 
मे हुआ । इन्ही विविध विचारधा राओ का व्यापक चिन्तन आगे षड्‌ दर्शनों और 
श्रन्य मतावलम्धी विचारको के साहित्य मे देखने को मिलता है| वेदो के ऋषियों 
ने जिस सर्वोपरि शक्ति का चिन्तन किया, परवर्ती विचारकों ने उसी का मन्धन 
करके प्रपने-झपने नये विचार-पस्यों का विकास किया । 


86 भारतोव संस्कृति भोौर कला 


सुविदित है. कि सभी प्रकार की आस्तिक-तास्तिक विचारधाराशो में 
जीवन भौर जगत्‌ का परम लक्ष्य श्रेय, मुक्ति, मोक्ष, भ्रपवर्ग था निर्वाण बताया 
गया है। उसकी प्राप्ति के लिए सब ने एक ही कारण खोज निकाला--दुःख से 
छुटकारा पाता । जीवन-जगत्‌ की इस दुःखमयता से मुक्त होने के लिए विभिन्न 
दर्शनों में भ्रलग-प्लग उपाय या मार्ग बताये गये हैं। सभी दर्शन-सम्प्रदाय 
जीवन-जगत्‌ की इसी निःसारता का दिव्दर्शन करते हैं प्नौर कर्मों की कारा से 
छुटकारा पाने का उपाय बताते हैं । 

इस दृष्टि से यदि वेदों की दाशंनिक दृष्टि का प्रनुशीलन किया जाय तो 
हमें इस सुन्दर मानव-जीवन श्रौर सुरम्य प्रकृति की श्रपार महिमा से मण्डित 
यह विश्व सहज ही उपेक्षणीय तथा दुःखमय प्रतीत नहीं होता है । जीवन- 
जगत के प्रति दर्शनों की जो तितिक्षा एवं उपेक्षा दृष्टिगत होती है, मूल बेदिक 
भावना उससे सर्वथा भिन्‍न है। वहाँ जीवन का उद्देश्य है उत्तरोसर उन्नति 
की श्रोर प्रग्रसर होना ग्रौर सर्वत्र प्रकाश को प्रालोकित करनाः 'भज्ञान से प्रकाश 
को श्लोर बढ़ते हुए हम जीवन को उत्तरोत्तर उन्तत्ति की और श्रग्रसर करे 
(उद्वय तमसस्परि स्व: पश्यन्त: उत्तरम्‌, यजुर्वेंद 20 । 2) । जीवन की उत्तरोत्तर 
उन्नति एवं श्रशान या श्रन्घकारपूर्ण जीवन-कुहरों को प्रकाशमय करते हुए 
भ्रग्नसर होते रहने की यह वेंदिक भावना ही दर्शनो की विभिन्न विचारधाराभ्रो 
का कारण बनी | भ्रज्ञान या भ्रविद्या को ज्ञान, विवेक या विद्या के द्वारा किस 
प्रकार दूर किया जा सकता है, प्र्थात्‌ वैदिक भावना के भ्रनुसार जीवन की 
उन्‍नति के लिए प्रकाश को कंसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका सम्यक्‌ 
निरूपण दर्शनशास्त्र मे किया गया है । इसी प्रकार श्रात्मा, पुनजेन्म भ्रौर मोक्ष 
ध्रादिके सम्बन्ध से वदिक तत्त्ववेताओ्रों की जो स्थापनाएँ हैं, उपनिषदो तथा 
दर्शनो मे उनकी विस्तृत मीमासा की गयी है । इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदो 
की सूक्ष्म तत्त्विक दृष्टि ही दर्शनों के उद्भव का कारण सिद्ध हुई । दर्शन ही 
भारतीय विचारों की थाती है । 

संस्कृति के निर्माण में आचार उसके बहिरग श्रौर विचार श्रन्तरंग पक्ष 
के सुचक है। दोनो के समन्वय से ही उसमें सर्वांधीणता श्राती है। यह 
सर्वांगीणता ही जीवन है । उसके मी श्रन्तरंग झौर बहिरंग, दो पक्ष हैं । दोनो 
की खोज किये या दोनो का प्रत्यक्ष किये बिना जीवन की जानकारी श्रघूरी 
है । सर्वांगीण जीवन-दर्शन के लिए दोनों की जानकारी झ्रावश्यक है। 


इस दृष्टि से संस्कृति का दर्शन से सहज सम्बन्ध सिद्ध होता है । 
# ७ ७ 


खण्ड ; 2 


चार/प्रागेतिहासिक युग 


प्राक इतिहास की प्रमाण सामग्री 


इस पृथ्वी पर मानववंश का पता लगाने के एकमात्र साधन हैं प्रागे तिहासिक 
मानव के प्रवशिष्द प्रस्थि-कंकाल श्ौर उसके द्वारा निमित विभिन्‍न उपकरण ।! 
ये अस्थि-पंजर श्रौर उपकरण ही प्राक्‌ इतिहास की प्रमुख प्रमाण-सामाग्री है । 
इसी सामग्री के आधार पर विद्वानों ने विभिन्‍न प्रजातियों के मूल झौर विभिन्‍न 
देशो की प्रागेतिहासिक (77 ०-४७४णा०) तथा पुरा-ऐतिहासिक (?7००- 
॥9:0070०) परिस्थितियों का पता लगाया। विभिन्‍न देशों मे बिखरे हुए 
मानववंशों से सम्बद्ध इस प्रमाण-सामग्री के तुलनात्मक भ्रध्ययन से विद्वानों 
को इस निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता मिली कि मूल मानववंश का प्रसार 
विश्व के किस भू-खण्ड से हुआ । 


विभिन्‍न भू-मागो में बसे वर्तमान राष्ट्रों के प्राचीन अ्रस्तित्व के प्नेक 
प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। भारत में भी समय-समय पर उत्खनतन कार्य हुए और 
वहाँ से उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर अनेक सन्दिग्ध तथा अ्रपूर्ण तथ्यों के 
स्थिरीकरण में महत्त्वपूणं सहायता मिली झ्लौर नयी जिज्ञासाओ के समाधान 
के प्रति उत्कण्ठा जगी । 


ग्राज से लगभग झाधी शती पूर्व पुरातत्त्वविद्‌ एवं नृतत्त्वज्ञ विद्वान्‌ सर 
हबंटं रिज्ले ने लिखा था कि 'मारत में पग्रादिम मनुष्य-जीवन के उतार-चढावों 
का दिग्दशंन कराने वाले गुफाशों, समाधियो, चट्टानो, टीलो तथा हड्डियों 
के कोई भी प्रवशेष नही मिले हैं। भॉरत में न तो भीलों के तटवर्ती निवास 
या झ्राधुनिक गवेषणा द्वारा यूनान के भूमिगर्म से निकाले गये किलेनुमा नगर 
ही उपलब्ध हुए हैं भौरन हाथ से निभित हृड्डियो तथा पाषाण आदि के 
हथियार ही प्राप्त हुए (दि पीपुल्स भाफ इडिया) । इस कथन द्वारा रिज्ले ने 
भारत के पुरातन अस्तित्व के प्रति सन्देह प्रकट किया । 


90 भारतोय संस्कृति फ़्ौर रूला 


इस सम्बन्ध में भ्रब तक जो तथ्य प्रकाश में भाये हैं उनसे यह बात तो 
निश्चित हो चुकी है कि भारत भौर शेष एशिया का पुरा-इतिहास (?70०0०- 
प्रं&०79) प्रलग-प्रलग नहीं था । उपलब्ध सामग्री के भाधार पर निविवाद 
रूप से यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव प्रजातियो के विस्तार में 
मेसोपोटामिया तथा भारत और चीन तथा मंचूरिया, इन दो विशाल भू-भागों 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 


भारत में प्राग तिहासिक झौर पुरा-ऐतिहासिक महत्त्व के बहुसंख्यक पत्थरों 
के भ्रौजार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भरांध, मेसूर, गुजरात भौर सिन्ध से प्राप्त हुए 
हैं । इस दृष्टि से मंसूर के ब्रह्मगिरि-स्थान की लखुदाइयों से प्राप्त सामग्री का 
विशेष महृत्त्व है। इस सामग्री को पुरातन पाषाणयुगीन कहा गया है, जो कि 
सिन्धु-सस्कृति से कही भधिक प्राचीन है। सिन्धु तथा सोहन नदी (पंजाब) के 
उत्तालों से जो हाथ की कुल्हाड़ियाँ प्रौर औजार मिले हैं उनसे नव पाषाण 
युग पर प्रकाश पड़ता है । 


इन उपलब्ध उपकरणों के अ्राधार पर विद्वानों का भ्रभिमत है कि मानव 
का मूल निवास पहले तो भारत के मध्य-एशिया भाग में था भ्रौर बाद में 
उसका फैलाव उत्तर तथा पश्चिम मारत मे हुआ । भारत की प्रागेतिहासिक 
संस्कृति की श्रादिम परिस्थितियों का पता एकमात्र इसी ग्राधार पर 
किया जा सकता है। इस सांस्कृतिक अ्राधार की सम्पुष्टि के लिए सिन्धु 
सभ्यता के क्षेत्रों से प्राप्त लगभग पचास प्रस्थिपंजर तथा अन्य उपकरण हैं । 
इस सामग्री के विश्लेषण एवं अध्ययन पर विद्वानों ने मोहेतजोदडो तथा 
हडप्पा के बिस्तृत क्षेत्र को पुरा-श्रास्ट्रेलीय, भू-मध्य-सागरीय झौर श्रार्मीती 
(प्रल्वाइन) श्रादि विभिन्‍न प्रजातियों के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिश्रणस्थल 
बताया है । 


पूब-पाषाण से लेकर सिन्धु-सभ्यता के युग तक भारत में विभिन्‍न मानवर्वृशों 
की परिचायक जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है उसके श्रध्ययन-प्रनुशीलन 
झौर तुलनात्मक परीक्षण से ऐसे सुस्थिर एवं पुष्ट श्राघार प्रकाश भे झाये 
हैं, जिनके द्वारा भारत भूमि की पुरातन गरिमा प्रख्यात हुई है और 
भ्रनेक देश यहां की भ्रनूठी सम्यता तथा संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। इस सामग्री 
का विधिवत्‌ अ्रष्ययन पाषाण युग से आरम्म होता है । 


आगेतिहासिक पुर 9] 
माचव सभ्यता का उदय 


पाषाणयुगोन सम्यता-संस्क्‌ति का जिकाप्त 


मारतीय जन-जीवन के अ्रस्तित्व का आरम्भ सुदृर भ्रतीत के पाषाण युग 
से होता है । इस यूग की प्रायः समस्त उपलब्ध सामग्री पाषाण तक ही सीमित 
है। इसी आधार पर विद्वानो ने इस यूग को पाषाण की सज्ञा दी है। इस 
युग की उपलब्ध सामग्री में समय की पूर्वापरता है, अतः मनुष्य के विकास-क्रम 
के ग्राधार पर इस युग को (पूर्व, मध्य! भौर 'उत्तर' तीन भागों में विभाजित 
किया गया है । 


पूर्व-पापाणयुगीन मनुष्य का जीवन प्रकृति पर झ्राधारित था। कृषि तथा 
पशुपालन आ्रादि से वह सर्वथा अ्रपरिचित था । इस युग का भ्रादिम मानव 
मुख्यतः: फल, फूल, कन्द-मूल, पशु-पक्षी, पहाड़, घाटी, नदी-नद और जंगल आदि 
प्राकृतिक उपादानों तथा प्राकृतिक घन पर निर्मर रहा | उसके सामाजिक तथा 
आशिक जीवन का निर्माण इन्ही उपादानों पर अ्वलम्बित था। प्रकृति द्वारा 
प्रदत्त सामग्री से ही उसने श्रपनीा झ्रावश्यकताशो की पूर्ति की । यद्दि श्रादिम 
मनुष्य को इन प्राकंतिक साधनों से वंचित किया जाय तो उसका जीवित्त रहना 
प्रसम्भव था । पाषाणयुगीन मानव इन्ही परिस्थितियों मे जीवन-निर्वाह करता 
था। प्रनेक कठिनाइयो से उमर कर वह किसी प्रकार जीवित था। सर्व प्रथम 
उसको ग्रात्मरक्षा की चिन्ता हुई | प्रकृति के प्रकोपों और वन्य पशुश्रो के 
आक्रमणों से रक्षा पाने के लिए सर्व प्रथम उसने अपने श्रावास की व्यवस्था की । 
उसने सरिताझो के कंगरारों और पर्वतों की गुफाओं मे शरण ली, क्योंकि ये 
स्थान सुरक्षित होने के प्रतिरिक्त खान-पान की दृष्टि से भी सुलभ थे । ग्रावास 
की व्यवस्था करने के बाद उसे प्रोजारो तथा हथियारों की झ्रावश्यकता प्रतीत 
हुईं | पग्र-पगग पर भीषण वन्य पशुओं का डर होता था । छोटे आकार के पशुग्रों 
को तो बह मालों तथा लट्ठों से हुत कर सकता था; किन्तु बडे हिसक पणुग्रो 
का सामना करने के लिए उसे कारगर हथियारों की ग्रावश्यकता थी । सकटमय 
स्थितियों से निपटने के लिए उसने पहले तो पत्थरों को सवार-तराश कर 
उन्ही से हृथियारों का काम लिया | कुछ समय पश्चात्‌ उसने हड्डियों के 
हथियारों का भी निर्माण किया। ये हथियार प्रारम्भ मे यद्यपि बड़े भ्रसुविधा- 
जनक थे; किन्तु घीरे-धीरे उसने उनके प्रयोग में लकडी का संयोग कर उन्हें 
अधिक सुविधाजनक तथा कारगर बनाया । कुल्हाड़ीनुमा सुधरे हथियारों के 


99 भारतीय संस्कृति झोर कला 


अतिरिक्त उसने ऐसे भी कई नये औजार बनाये, जिनसे वस्तुओं को 
तोड़ने छीलने, खोदने झ्लौर जोडने में सहांयता ली जा सकती थी! इस 
प्रकार की श्रधिकतर सामग्री तो काल के ग्रन्तराल में विनष्ट हो गयी; किन्तु 
कुछ सामग्री शिवालिक की पहाड़ियों, उत्तरी-पश्चिमी पंजाब, पूछ भौर 
जम्मू भादि स्थानों से प्राप्त हुई है । विद्वानों ने इस सामग्री को पाँच लाख 
वर्ष प्राचीन कहा हैं । 

श्रात्मरक्षा प्लौर उदर-पूर्ति की झ्रावश्यकताश्रों के हल हो जाने के बाद शीत- 
झातप-वर्षा गझ्रादि विभिन्न ऋतुजन्य विषमताम्नों से बचने तथा तन को ढकने के 
लिए साधन भी उसते ढूँढ निकाले | जेसा कि पहले कहा गया है, प्राकृतिक 
झौर पशुधन ही झ्रादिम मनुष्य की भ्राथिक प्रावश्यकताग्रो की पूर्ति करने में 
सहायक हुए । पेडो की पत्तियों तथा छालो को जोडकर तथा मृतक पशुश्रों की 
खाल से शरीर को ढाँपकर उसने भ्रपती रक्षा की । 

ऐसा प्रतीत होता है कि स्व्रमावतः भझत्ति क्र, बर्भर और निष्ठर प्रवृत्ति के 
कारण आदिम मनुष्य मे घामिक भ्रास्था का जागरण नही हो पाया था । उपलब्ध 
सामग्री से स्पष्ठ है कि पूर्व-याषाणयुगीन मनुष्य देवी-देवताओं की पूजा तथा 
भ्राराघना मे विश्वास नही करते थे । इस वास्तविकता को मी भ्रस्वीकार नही 
किया जा सकता है कि उसे प्राकृतिक तत्त्वों तथा प्रकोपो का भय था । फिर 
भी उसके भीतर एक ऐसी झ्रदृष्टि शक्ति का प्रस्तित्व प्रसुप्त रूप मे विद्यमान 
था, जो कि इन सब कारणों के मूल मे निहित थी। उत्तर-पाषाणकालीन 
मनुष्य में विकसित धामिक निष्ठा के श्राघार पर यह अनुमान लगाना सर्वथा 
कल्पित नही हो सकता है कि पूर्व-पाषाणयुगीन मनुष्य के अन्तस्थ में अ्रदृष्ट 
विश्वास प्रडिग रूप में विद्यमान थे । 

आदि मानव से सम्बन्धित प्रन्य क्रिया-कलापो की परिचायक जो सामग्री 
उपलब्ध नही होती, उत्तकी श्रनिवाये श्रावश्यकताप्रों तथा परिस्थितियों को 
दुष्टि में रखकर उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की सम्मावनाओ्रों से इन्कार 
नही किया जा सकता है | उसके सम्बन्ध में यह अनुमान लगाना सहज प्रतीत 
होता है कि उसकी आत्मरक्षा की प्रवृति ने उत्तते सयठन की भावना जागृत की । 
मयावह वन्य पशुओं का सामना करने के लिए उसे श्रन्य मनुष्यों की सहायता 
की अपेक्षा हुई होगी। उसने धीर-घीरे अपने अनुभवों से यह्‌ मी जान लिया 
होगा कि कौन-सी ऋतु तथा समय आखेट के लिए उपयुक्त है। आखेदो तथा 
झ्राक़मणों के समय घायल या क्षत-विक्षत हो जाने पर उपचार से लिए उससे 


प्रागंतिहासिक यु 99 


वन्य ओषधियो का भी उपयोग किया होगा। ऋतुन्ो को श्रनुकलता-प्रतिकूलता 
भ्रौर वस्य भोषधियों का ज्ञान हो जाने के साथ-साथ उसे फल-फूलो तथा 
विभिन्‍न वनस्पतियों की उपयोगिता की जानकारी भी भ्रवश्य हुई होगी । इस 
प्रकार अपनी श्रादिम भ्रवस्था में ही मनुष्य ने ज्योतिविज्ञान, श्रोषधि विज्ञान 
झौर वनस्पति विज्ञान की भविष्योन्नति का श्राधार खोज लिया था । 

प्रागेतिहासिक युग की उपलब्ध विपुल एवं विभिन्‍त सामग्री के भ्रध्ययन- 
झनुशीलत के आधार पर विद्वानों ने ऐसे प्रभाण खोज निकाले, जिनसे यह 
सिद्ध किया कि 'पूर्व” भ्रौर 'उत्तर' पाषाण युग के बीच एक लम्बा श्रन्तराल है । 
कुछ विद्वानों ने इस मध्यान्तर को सक्रान्तिकाल भी कहा हैं । संक्रान्ति के इस 
प्रस्तराल को विद्वानों ने माइक्रोलिथिक यूग (१४क४टा ०7740-4 8९) और प्रोटो- 
भोलिथिक युग (2700०-०ध१८-७8०) के भ्रन्तर्गत रखा है । 

भारत में सध्य-पाषाणयुगीन उपकरण उत्तर मे जमालगढ़ी (पेशावर जिला 
अ्न्तगंत) और पश्चिचम से कराची से लेकर पूर्व मे सरायकला (बिहार) के 
विस्तृत भू-माग से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इस यूग के उपकरणों की परम्परा 
सुदूर भविष्य प्रर्थात्‌ बौद्धणश्ग तक प्रवतित होती रही, किन्तु उसका झारम्म 
यूब॑-पाषाण-काल के तत्काल बाद में हुआ । इसलिए उसकी समय-सीमाश्रों के 
निर्धारण में विद्वानों का वमत्य रहा है । 

भारत मे ब्रह्मगिरि (मंसूर) के रोप्पा गाँव के निकट, पजाब मे उच्चाली 
और सावरमती घाटी की खुदाइयो से प्राप्त पशुओं की हड्डियों श्रौर मानव 
अस्थि-पंजरो को मध्य-पाषाण-युग के अ्रन्तगंत रखा गया है। इसी प्रकार सिन्धु 
(सक्‍्कर, रोहरो) के उत्खननों से भी मध्य-पाषाणयुगीन मानव के अस्तित्व 
का पता चला है । 

मारत में उपलब्ध इन विभिन्‍न उपकरणों के झाघार पर यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि इस युग में मनुष्य नदी-धाटियो तथा परव्ब॑त-कन्दराओ्रों से 
(निकलकर छोटी-छोटी पहाड़ियो में फेल गया था । इस अवस्था मे चलकर उसे 
विभिन्‍न पशुम्नो की नतस्‍लों का ज्ञान ही गया था। प्रनेक खुदाइबो में मानव 
झस्थि-पजरों के निकट कुत्ते के भ्रस्थि-पजर भी प्राप्त हुए हैं। वह क्ृषि-कर्म से 
प्रनभिज्ञ था। भ्रभी भी उसकी झ्ाजीविका का मुख्य साधन आखेट ही था । 
इस युग से उसने पहले की अ्रपेक्षा अपने शस्त्रास्त्रों के निर्माण तथा प्रयोग में 
अवश्यमेव कुछ प्रगति कर ली थी । उत्खननो से प्राप्त मानव भ्रस्थि-पंजरों के 
भ्रध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्व-पाषाणयुगीन मनुष्य की 


94 भारतोय संस्कृति शोर कला 


प्रपेक्षा मध्य-पाधाणयुगीन मनुष्य ने शबों को दफनाने की प्रथा को धरण कर 
लिया था । इस शव-दाह की प्रक्रिया से यह अनुमान होता है कि लोकोत्तर 
जीवन के प्रति उसका विश्वास होने लगा था । 

भारत में विनिन्‍न प्रागंतिहासिक युगीन स्यानो की खुदाइयो से जो बहुविध 
विपुल सामग्रो उपलब्ध हुई है उसके अ्रध्ययन-परीक्षण से विद्वानों ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि उसमें एक लम्बा व्यवधान है। इसी व्यवधान के श्राधार पर 
उसकी पूर्वापरता निश्चित की गयी है। फिर भी उसको सुनिश्चित समय- 
सीमामरों के मीतर रखता अत्यन्त दुष्कर काये है। समय-समय पर की गयी 
खुदाइयों में काश्मीर, सिन्धु प्रदेश उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, श्रसम, 
मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मंसूर और बेलारी जिले से उपलब्ध सामग्री द्वारा यह 
प्रमाणित किया गया है कि उत्तर-पाषाण-काल की सम्पता मारत के भोर-छोर 
तक व्याप्त थी। इस युग की उल्लेखनीय उपलब्धियों में पालिश किये गये विशेष 
प्रकार के सुघरे हुए हथियार और झौजार हैं । इनके भ्रतिरिक्त ब्रह्म गिरि (मैसूर) 
के उत्खननो में कुछ मृण्पात्र भी उपलब्ध हुए हैं । मध्य-पाषाण-काल की भ्पेक्षा 
उत्तर-पाषाण-काल के शवों को दफनाने की प्रक्रिया में मी पर्याप्त परिवर्तन हो 
गया था, जिससे कि इस युग के मनुष्यों की धर्म-कर्म की श्रभिरुचि का परिचय 
मिलता है । इस युग की समय-सीमाझो को विद्वानों ने 000-800 ई० पूर्व में 
निर्घारित किया है। 

पूव॑वर्ती दोनो युगों की अ्रपेक्षा उत्तर-पाषाणयुगीत सभ्यता भ्रनेक दृष्टियों 
से उनच्चतावस्था में पहुँच चुकी थी । इस युग की विशेष उल्लेखनीय बात यह है 
कि लोगो में कृषि-कार्य के प्रति श्रनुराग उत्पन्न हो गया था । इससे पूर्व मनुष्य 
की भ्राजीविका के साधन कन्द, मूल, फल भौर पशु थे। किन्तु इस युग के 
मनुष्यों द्वारा कृषि-कार्य के लिए कित-किन साधनों का उपयोग होता था-- 
इसका कोई सुनिश्चित प्रमाण ध्रमी तक उपलब्ध नही हो सका है; फिर भी इतना 
निश्चित है कि झनाज काटने के लिए हंसिया का आ्राविष्कार हो चुका था। 
उसकी घिसाई के लिए पायाण-खण्डो का उपयोग किया जाता था । 

कृषि के प्रति इस युग के जनानुराग ने उसे पशुपालव के प्रति भी प्रेरित 
किया । इससे पृव्व मनुष्य के लिए पशुओं की उपयोगिता केवल पश्राहार-मात्र के 
लिए थी। मध्य-पाषाणयुगीन मनुष्य ने कुत्ते को श्रपने सहचर के रूप में भ्रपना 
लिया था । इसलिए कि भ्राखेट के समय वह उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुझा 
था । किन्तु भ्रन्य पशुओं के उपयोग के प्रति उत्तर-पाषाणकालीन मनुष्य ने ही 


प्रामेतिहासिक युग 95 


सर्व प्रथम पशुप्रों का उपयोग किया | पशुझों से वह भारवहन का काम लेता 
था। कुछ पशुझों से उसे दुग्ध भी मिलता था। इस युग में मनुष्य की जिन 
पशुश्नों के प्रति प्रधिक निकटता हो चुकी थी, उनमें पाय, बैल, भैंस, भेड, बकरी, 
कुत्ता शौर घोड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन पशुझ्रों द्वारा बह विभिन्‍न 
कार्य-सम्पादन करने लगा था । 


इससे पूर्व मनुष्य के उपयोग की प्रधिकतर सामग्री पाषाण-निर्मित थी; 
किन्तु इस युग में उसने मिट्टी के बतेनों का निर्माण तथा उपयोग करना 
प्रारम्म कर दिया था | यह मृण्मय सामग्री देनिक जीवन के उपयोग में भ्राने 
वाले छोटे-छोटे पात्रों के रूप में पर भ्रनाज आदि रखने के लिए विशाल 
भाण्डो के रूप से निर्मित होने लगी थी । इस मृण्मय सामाग्री के परीक्षण से ज्ञात्त 
होता है कि उसका निर्माण केवल हाथो द्वारा किया ग्या था। मृत्पात्र बनाने 
में चाक तथा प्रच्य किसी श्रौजार का प्रयोग नहीं किया गया था । 
सभ्यता के उन्तरोत्तर विकास ने उत्तर-पाषाणयुगीन मनुप्य में नये 
निर्माण कार्यों की प्रेरणा एवं जिज्ञासा उत्पन्न की । पहिले वह भ्रपने शरीर 
की रक्षा के लिए वक्ष-छालो, पत्तों तथा चमम को उपयोग में लाता था; किन्तु 
ग्रव वह बुने हुए वस्त्रो की उपयोगिता समभने लगा था । इस भावना से 
उसने कताई-बुनाई की कला को जन्म दिया। उसने पेड-पौधो के रेशो 
( और सम्मवत: कपास की रुई ) से बस्त्रो का निर्माण प्रारस्म किया । 
बनस्पति तथा मृत्तिका, पाषाण के चूर्ण से बने रगों से कपडो को रंगकर 
उन्हें चित्ताक्ष क बनाया । 


प्रगतिशील तथा समुन्नोत जीवन की झोर श्रग्नसर होते हुए उसने भ्रपने 
भ्रावास॒ की परिस्थितियों में भी सुधार किया । श्रब॒ तक वह नदियों के 
कगारो, पर्वंत-कन्दराशो मे ही निवास करता था। श्रब उसने सुविधाजनक 
खुले स्थानों पर घास-फूस, पेड़न्पौधो और सिट्टी-पत्थर की सहायता से भ्रपने 
रहने के लिए छोटी-छोटी मोपड़ियो का निर्माण किया। श्रपने शस्त्रास्त्रो की 
दिशा में भी उसने परिवर्तत किया । यद्यपि प्रभी उसके शस्त्रास्त्रों के साघन 
लकड़ी, हड्डी तथा पाषाण के पुराने ही उपकरण थे; किन्तु उनकी रूप-रेखा में 
श्रय पर्याप्त सुधार हो चुका था । वे श्रधिक सुव्यवस्थित, सुडोल धौर उपयोगी 
होने के साथ-साथ सुसज्जित, सुविधाजनक प्रौर देखने में सुन्दर थे । 


उत्तर-पाषाणयुगीन मनुष्य की उन्नतिशील बुद्धिमत्ता की विशेष उल्लेखनीय 
उपलब्धि भ्रग्ति का आविष्कार था । भ्रग्नि के प्राविष्कार ने उत्तर-पाषाणयुगीन 


फ भारतीय सस्कृति भौर कला 


मनुष्य-जीवन की चहुँमुखी उन्नति के द्वार खोल दिये । भ्राग के प्राप्त हो जाने 
के बाद उसने झपनी सुरक्षा तथा सुविधा के प्रनेक उपाय ढूँढ़ निकाले । उसके 
द्वारा एक ओर तो उसने शीतकाल के कष्टों से मुक्ति पायी श्रौर दूसरी श्रोर 
उसने झग्नि के द्वारा वन्य पशुओ्रो से अपने को बचाया । प्रारम्भ में वह कच्चे 
मांस से ही उदर-पू्ति करता था; किन्तु श्रव मास पकाने, भोजन बनाने तथा 
मृत्तिका भाण्डों को तपाने के लिए उसने श्राग का उपयोग किया । 

इस प्रकार मनुष्य ने परिस्थितियों और वातावरण को श्रपने अनुकूल 
बनाते हुए निरन्तर नये भ्रविष्कारों तथा जीवनोपयोगी सुविधाभो का निर्माण 
कर सम्यता और संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास किया । इससे पूर्व वह सहयोग 
तथा सग्रठन की मावना से श्रपरिचित था । अकेले ही वह परिस्थितियों तथा 
बाधाशो से निबटदता रहा। मध्य-पाषाण-युग मे उसने सहयोग तथा संगठन 
की उपयोगिता को भ्रनुभव किया श्रौर उत्तर-पाषाण-युग में वह एक सुदृढ़ 
संगठन में आ्राबद्ध हो चुका था। इस जन-सहयोग ने सामाजिक जीवन की नीव 
डाली । इसी से जन-जीवन में पारस्परिक कार्य-विभाजन की नयी प्राथिक 
व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप परम्परागत उद्योग-व्यवस्तायो का 
वर्गीकरण हुआ । जिनकी जिस व्यवसाय में भ्रधिक श्रमिरुचि तथा दक्षता थी, 
उन्हे उसका स्वामित्व प्रदान किया गया | समाज में निरन्तर बढती हुई इस 
्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रगति ने नये ग्राथिक संगठन का निर्माण किया । 
उससे पारस्परिक प्रतियोगिता की भावना जगी और उसने मनुष्य को 
अधिकाधिक श्रम अभ्रजित करने के लिए प्रेरित किया। श्रम की इस सामाजीकरण 
पद्धति ने 'परिवार-सस्था' को जन्म दिया। “समाज-सस्था” के सचालक को 
निता' श्रौर 'परिवार-सस्था' के सचालक को 'पिता' की मान्यता प्राप्त हुई । 

इस प्रकार उत्तर-पाषाण-युग की व्यवस्थित जीवन-पद्धति ने समाज में 
अनुशासन, प्रेम, सहानुभूति तथा पारस्परिक सहयोग को बढावा देकर 
एक विकासशील सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसके साथ ही मौतिक 
जीवन में स्वार्थ-स्वहित की भावना को बढाया। भ्रन्न तथा पशुझो की 
उपयोगिता ने मनुष्य मे सचय एवं संग्रह की प्रवुत्ति को जन्म दिया, जिसके 
फलस्वरूप 'सम्पत्ति' की लिप्सा का उदय हुआ । उससे समाज मे घनिक तथा 
निधन का विभेद उत्पन्न हुआ। इस आशिक श्रसमानता ने वर्ग-सघ्ष की नीव 
डाली । यद्यपि यह वर्ग-सघषं भ्रधिकारों की श्रधिकाधिक स्वायत्तता को 


उमारता गया, फिर भी उससे उसकी प्रगति मे किसी प्रकार का व्यवधान 
उपस्थित नही हुआ्ना । 


आवेतिहासिक पु 9 


इस प्रकार श्रादिम मनुष्य के पायाण-बुग तक के जीवन-क्रम पर विचार 
करते हुए पहलीं बात, जो सामने ग्राती है, वह यह है कि जोखिम झौर साहस 
के बल पर अपनी जिज्ञासाप्नों की पूर्ति के लिए बह निरन्तर आगे बढकर नये- 
नये श्रनुमवों को-समेटता गया । श्रपनी श्रादिम अवस्था में तो वह केक्‍्ल प्रकृति 
पर भी भ्रवलम्बित था । प्राकृत धर्मों से अ्म्यस्त होकर उसने धीरे-घीरे उनकी 
अनुक्‌नता तथा प्रतिकूलता का रहस्य हृदयगम किया । ऋतुश्रो, जलवायु, 
श्राकाश-मण्डल श्रौर वनस्पतियो के निरन्तर साहचये के कारण श्रादिम मनुष्य 
ने उनके प्रभावों तथा प्रतिक्रियाश्रो का ज्ञान प्राप्त किया। सम्यता के इस 
नवोन्सेष ने मनुष्य को खगोलविद्या, जलवायु विज्ञान, ज्योतिविज्ञान और 
आयुर्वेद विशान की खोज के लिए प्रेरित एव उत्साहित किया; कृषि, पशुपालन 
तथा वन्य प्राकृत सम्पदा के उपयोग से कृषिशास्त्र, पशुविद्या श्रौर वनस्पतिशास्त्र 
के श्राधुनिक विकास-क्रम की भूमिका की श्राधारशिला रखी । 
प्राकृतिक घर्मों पर भ्रवलम्बित होने के कारण श्रादिम मनुष्य जन्मतः ही 
एक श्रदृष्ट मय का दास बना हुआ था । इस बश्रदृध्ट मय ने उसमे श्रनेक प्रकार के 
न्धविश्वासो को जन्म दिया । उनके निवारण के लिए उसने एक ऐसी शक्ति पर 
विश्वास किया, जो उसकी आब्राघि-ब्याधियों तथा प्राकृतिक प्रकोपो का उपशमन 
करने मे सक्षम थी। उसके शव-दाह के सस्कार ने कदाचित उसमें मरणोपरान्त 
लोकोत्तर जीवन की जिज्ञासा को जगाया । शवों की सुरक्षा के लिए निर्मित 
समाधियो, मृत्तिका पात्रों पर रसरी हुई भमष्म झौर शवो को दफताने के दिशा- 
ज्ञान से एक ओर तो यह बिदित होता है कि श्रादिम मनुष्य ने मृत व्यक्तियों 
की स्मृति में स्मारक निर्माण किये । दूसरे, इसके साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि उसके श्रन्तःकरण मे घर्म का मी स्फुरण हो गया था। मृत व्यक्ति के प्रति 
उसके श्रद्धामाव का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि उसे लोकोत्तर जीवन 
का आमास हो चुका था । 
धातुपुगीन सभ्यता-सस्कृति 
झ्रादिम मनुष्य अ्रपनी निरन्तर प्रगति से पाषाणयुगीत सभ्यता से धातुयुगीन 
सम्पता मे प्रविष्ठ हुआ । भ्रस्नि के आविष्कार ने मनुष्य को इस उन्नत घातु 
युग की दिशामे भश्रग्रसर किया । अपनी पाषाणयुगीन सम्यता को घातुयुगीन 
सम्यता में परिवर्तित करके एक शोर तो उसने श्रपने हथियारों तथा श्रीजारो 
को भ्रधिक कारगर तथा वैशानिक बताया झौर दूसरी प्लोर श्राथिक प्रगति की 
दिशा में तये रचनात्मक कार्य किये । इस घधातुप्रधान युग में सबब प्रथम ताम्र 
7 


98 भारतीय संस्कृति झोर कला 


का, फिर काँस्थ का झौर उसके बाद लौह का उपयोग हुप्रा । ताम्न-युग तथा 
कॉस्म-युग की सभ्यता का प्रधिक प्रभाव उत्तर भारत में ही था। लौहन्यूंग 
की सभ्यता प्रधानतया दक्षिण मारत तक ही सीमित रही । 


धातुयुगीन सभ्यता ने तत्कालीन सःमाजिक जीवन का श्रधिक सुव्यवस्थित' 
एवं सुगठित विकास किया। लोह-युग वास्तव में प्रागेंतिहासिक भारत 
के पुनरत्यान का युग है। लोहे की उपलब्धि ने मानव-मभ्यता के नये 
युग के द्वार खोले । 
भारत में घातुयुगीन सभ्यता की जो सामग्री गगा-यमुना के दो-प्राब से 
प्राप्त हुई उसका विशेष महत्त्व है। इस सामग्री में कुल्हाडियाँ, तलवारे, कटारें, 
हार्पूस भौर छल्ले श्रादि वस्तुएँ प्रमुख हैं॥ इस सामग्री के प्रनुसन्धायक 
विद्वानों का भ्रभिमत है कि सिन्धु-सम्यता से प्राप्त सामग्री से वह स्वंधा भिन्न 
है । यह सामग्री लगभग ईरान, काकेशस प्रदेश और डेन्यूब घाटी से 
उपलब्ध सामग्री जेसी है, जिसका समय ]300 ई० पूर्व निर्धारित किया 
गया है। किन्तु भारत में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका समय 300-00 ई० 
पूर्व के मध्य का है । 
इतिहासकारो तथा पुरातत्त्ववेत्ताओं को एक नगरविहीन सभ्यता और 
अधिकसित अधंकृषक संस्कृति के रूप मे आ्रादिम ग्रायं कबीलो से सर्व प्रथम 
परिचय हुझा । इस सम्यता में काँसे तथा तामे की वस्तुओं का प्रचुर उपयोग, 
श्रन्नोत्पादन के प्रमाण, दुघाहू पशु, घोड़े, रथ, गाडियाँ, हल, ऊन, कताई-बिताई 
झ्रौर एक ऐसा कबीला, जिसमे पैतृक मुखिया का भ्रस्तित्व था, सर्व प्रथम 
प्रकाश में भ्रायी। वह मुखियाप्रधान कबीला प्रक्ृतिपूजक श्रौर बलि से 
विश्वास रखता था । 


पूर्वेतिहासिक भित्तिचित्र 


मानव जाति के इतिहास का झारम्म सघर्षों तथा युद्धो से हुआ है । विश्व 
साहित्य के प्रथम काव्यो मे, जो कि स्वय मे इतिहास के महस्त्वपूर्ण तथ्यों को 
भी समेटे हुए हैं, इसी वीर-मावना का समावेश हुआ मिलता है। आदिम 
मनुष्य की क्रूरताशो तथा युद्ध-लिप्साओं को कम करने श्र उनमे सभ्यता 
तथा सदूभाव की उत्कष्ठा का स्फुरण करने मे कला का ही एकमात्र योगदान 
रहा है। कला की जिज्ञासा ने मनुष्य को मनुष्य के निकट लाने श्ौर उनमे 
पारस्परिक सामंजस्थ स्थापित करने का कार्य किया। यही कारण है कि 


प्राग तिहासिक युग ५ 


झ्राधुनिक इतिहासविदों एवं पुरातत्त्वज्ञों ने मानव-सभम्यता की खोज के लिए 
कला को महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में ग्रहण किया है । 


प्रदिम मानव-सम्यता में कला की उत्प्रेरणा का उदय कब श्रौर कैसे हुआ्ना, 
इसका इतिहास यद्यवि पर्याप्त श्रस्पष्ट एवं बिखरे हुए रूप में उपलब्ध होता है, 
तथापि धिद्वानों की घारणा है कि मनुष्य ने इस प्रथ्वी में जिस अतीत वेला मे 
नयनोन्‍मीलन किया, तभी से कला के प्रति उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक रूप में 
प्रस्फुटित हुई । उसके इस कलानुराग के विभिन्‍न उपादान प्रागैतिहासिक 
सभ्यता के श्रवशेषो में उपलब्ध हुए हैं। थे कला-उपादान बट्टानों, नदी-तटों 
भ्रौर गुफाओी से प्राप्त हुए हैं । 


मारत के विभिन्‍न भ्रंचलों से कला के जो ग्रवशेष प्राप्त हुए हैं उनका 
परीक्षण करने पर विद्वानों ने उनका समय 3000 ई० पूर्व से भी पहले का 
सिद्ध किया है । इस प्रकार की सामग्री विशेष रूप से मध्य प्रदेश तथा उत्तर 
प्रदेश से उपलब्ध हुई है। 863 ई० में मद्रास के समीप प्राप्त कलापूर्ण 
शिलाखण्डो को भी प्रागतिहसिक महत्त्व दिया गया है। इसके श्रतिरिक्‍त, 
तमिलनाडु, ग्रांझ्ल,, छोटा नागपुर, उडीसा झौर नर्मदा उपत्यका के 
पाषाणचित्रो, मृण्मृतियी तथा मृत्तिका पात्रों को मी प्रागैतिहासिक महत्त्व का 
माना गया है । 

प्रागंतिहासिक कला की सजीव परम्परा के झ्ादिम भ्रवशेष विशेष रूप से 
उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं। इन दोनो प्रदेशों के विभिन्‍न 
स्थानों से कुछ ऐसी गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, जो चित्रांकित हैं; किन्तु जिनकी 
ऐतिहासिकता के प्रति विद्वानों मे मतमेंद है। इस प्रकार की चित्रांकित गुफाप्रों 
के चार प्रमुल केन्द्र हैं-- 


मध्य प्रदेश --!. महादेव की पहाड़ियाँ श्लौर 2. रायगढ़ की पहाड़ियाँ ॥ 
उत्तर प्रदेश ---3. मीरजापुर और 4. बाँदा जिला । 


इस ग्रुफाओं को आदिम मनुष्य ने प्रपने रहने के लिए निरभित किया था ॥ 
इनके भीतर खण्डित मृत्यात्र, कोयले शौर शस्त्रास्त्र उपलब्ध हुए हैं। गुफाभों की 
भित्तियो को चित्रों से सज्जित किया गया है। ये चित्राकित भित्तियाँ यद्यपि 
भ्रधिकतर जीणं-शीर्ण भौर उपहत हो चुकी हैं; फिर भी उनमें बचे चित्रों के 


आधार पर विद्वानो ने मानव-जीवन तथा उसके कल्पना सम्बन्धी ग्रनेक तथ्यों 
को खोज निकाला है । 


* 300 


भारतीय संल्कृति श्रोर कला 


. महावेद्य को पहाड़ियाँ--ये पहाडियाँ मध्य प्रदेश के होशगाबाद जिले में 
हैं। उनके निकट प्रादमगढ़ और पंचमी को पहाड़ियों में भी चित्र भ्रवस्थित 
है। इस विषय की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सामग्री पचमढी से प्राप्त हुई है। यह 
सामग्री वहाँ के प्रसिद्ध महादेव पर्वत के चारों श्रोर भ्रबस्थित डोरगोकीदीप, 
महादेव बाजार, सोनभद्रा, चम्बूदीप, निम्बुभोज, मारोदेव, बनियाबेरी, तामिया 
और मालाई ध्ादि विभिन्‍न स्थानों की चित्रित गुफाश्रो से प्राप्त हुई हैं। इन 
पर्वेत-गुफाशों मे पशु-चित्रो की अधिकता है । पशुश्रो मे हाथी, घोडा, बेल, 
कुत्ता, बकरी, सिंह, हरिण, रीछ, तेदुआ, चीता झौर सुश्रर ग्रादि की छबियाँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कही वे भ्रपने स्वामी के घर पर बठे हुए हैं तो 
कही शिकारी उनका अआाखेट कर रहे है। शिकारी धघनुष-बाण घारण किये हुए 
हैं। एक दृश्य मे कुछ धनुर्धारी तथा अश्वारोही दो दलों में विभक्त होकर 
पारस्परिक युद्ध करते हुए चित्रित हैं। इस चित्र-सामग्री मे एक ऐसा भी दृश्य 
है, जिसमे पिछले पैरों पर खडा होकर एक बन्दर बांसुरी बजा रहा है भ्रौर 
उसके पास ही तालियाँ बजाता हुझा एक व्यक्ति ताल के साथ नाच रहा है । 
इस दृश्य में जीवन की उल्लासमयता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार एक प्रन्य 
स्थान पर स्वस्तिकाकार रेखांकन क्रिया गया है, जिसके निकट पूजा करते कुछ 
मनुष्य खडे हैं। इनके ग्रतिरिक्त वन में पशुप्रो को चराते हुए चरवाहे, वन मे 
विचरण करते हुए बैल, घोडे, कुत्ते और बकरी श्रादि पालतू पशु और छत्ते से 
मधु निकालते हुए लोग आ्रादि श्रनेक दृश्य सित्तियो पर चित्राकित हैं । 


इन चित्रों मे विशेष रूप से मनुष्यों और पशुप्रो के बीच के परम्परागत 
सम्बन्धो को आकर्षक ढंग से श्रकित किया गया है। पृजाभाव से एक मनुष्यो 
के एक दृश्य से ज्ञात होता है कि धर्म के प्रति मनुष्य की प्रवृत्ति अति पुरातन 
है । इत चित्राकनों से तत्कालीन जन-जीवन की मू्त एव सजीव सरक्षति के भी 
दशन होते हैं, और इस दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व है । 


2. रायगढ़--मध्य प्रदेश स्थित रायगढ़ की सिहनपुर श्रौर कबरा पव॑त की 
गुफाएँ भारतीय चित्रकला की प्राचीनतम उपलब्धियां हैं। इन गुफाप्रो मे भी 
मनुष्यों भर पशुओं के चित्रों की अधिकता है। सिंहनपुर के एक चित्र में कुछ्ठ 
मनुष्य किसी विशालकाय पशु को निर्ममता के साथ लाठियो से मार रहे है। 
उसके समीप ही एक भ्न्य पशु भ्रकित है। कबरा की 

| गुफाओं में भी इसी 
प्रकार के प्रालेट-दृश्य भ्रंकित हैं । किन्तु उनमे कई चित्र क्षत- 
3 लक विक्षत तथा 


प्राभमेतिहासिक युग ॥0] 


3. सीौरजापुर--भारतीय चित्रकला की प्राचीनतम उपलब्धियों में उत्तर 
प्रदेश स्थित मीरजापुर की सोनधाटी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
इन गुफाओं में विभिन्न विषयक चित्र प्राप्त हुए हैं । उनमें प्रमुखता प्राखेट-चित्रों 
की है। एक चित्र में जाल द्वारा पशुओं को पकड़ने का दृश्य भ्रंकित है। 
दूसरे चित्र मे कुछ घनुर्षारी भ्रश्वारोही एक हाथी को पकड़ते हुए दिखाये गये 
हैं। एक श्रन्य दृश्य में श्राहत शूकर का प्रत्यन्त सजीव चित्र है। एक 
चित्र-समूह में सिंह की श्राकृति भी श्रकित है । 

मोरजापुर के इन गुफा-चित्रों का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उनका 
ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्राप्त है। वहाँ की एक चित्राकित ग्रुफा मे लगभग दो 
! दर्जन अभिलेख उपलब्ध हुए है।ये झअभिलेख 500-800 ई० के बीच के हैं । 
इससे स्पष्ट है कि यहाँ की श्रधिकतर गुफा पश्रो का निर्माण इन्ही शतियो मे हुप्ा । 
लेखो के आधार पर कहा जा सकता है कि वे पूर्वेतिहासिक युग की नही हैं । 

$. बाँदा--उत्तर प्रदेश स्थित बांदा जिले के सरहाट, करियाक्रुण्ड, 
कर्पंटिया, मानिकपुर तथा मालवा श्रादि स्थानों की गुफाशों से भी 
प्राचीन महत्त्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमे मानव और पशु दोनों ही 
चित्रित किये गये हैं। किन्तु प्रधानता पशु-चित्रो की है। सरहाट मे लाल 
मिट्टी के रंग से श्रकित तीन भ्रश्वों का दृश्य विशेष उल्लेखनीय है । मालवा 
में एक ऐसी गाडी या रथ का चित्र है, जिसके पहिये नही हैं श्ौर जिममें 
कोई सम्भ्नान्त व्यक्ति रथ पर भ्रारूढ है । रथ के पृष्ठ भाग में एक छत्रधारी 
एवं दोनो पाएवों मे घनुष-बाण तथा दण्ड घारण किये हुए दो श्रग-रक्षक भी 
अकित हैं । यह्‌ चित्र सम्भवत: उस शासक या सरक्षक का है, जिसका इन 
गुफाशों के निर्माण मे योगदान था। करियाकुण्ड मे एक ऐसा दृश्य है, जिसमे कुछ 
धनुर्धारी भ्रश्वारोही पशुप्रो का पीछा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। श्रन्य दृश्यों 
में मनुष्यो तथा पशुओ का भ्रकन है, किन्तु उनमे से प्रनेक धुंघले पड़ गये हैं । 

उक्त चारो स्थानों के गुफाचित्रो के काल के सम्बन्ध मे, विद्वानों में मत मेंद 
है। भारम्मिक खोजों के श्राधार पर उनका समय 600-000 ई० के बीच 
निर्धारित किया गया था । उसके बाद के परीक्षणों मे उन्हें 400 ई० से पहले 
का सिद्ध किया गया है। कुछ विद्वानों का प्रभिमत है कि इन गुफाप्रो में 
घातु-सामग्री के अभाव तथा माइक्रोलिथ-सामग्री के प्राप्त होने के कारण 
उनका समय 500 ई० पृ के लगभग है । 


पाँच/सिन्धु सम्यता का खुग 


सिन्धु सभ्यता की पृष्ठभूमि 


भारतीय भ्‌-लण्ड से प्रवेश फरने वाली भ्राविम जातियाँ 


विश्व के इतिहासकारों भर नृतत्त्वज्ञ विद्वानों के समक्ष मूल मानववश श्रौर 
उसकी प्रजातियों के विकास-क्रम का इतिहास शत्यन्त ही जटिल और विवादास्पद 
रहा है। कुछ विद्वानों की दृष्टि मे इस पृथ्वी पर मानव के निवास को लगभग 
दस लाख वर्ष बीत चुके है । यह मन्तव्य भले ही श्रतिरंजनायुकत प्रतीत हो, 
किन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि इस भू-मण्डल पर मनुष्य को श्राबाद हुए इतना 
श्रधिक समय हो गया है, जिसको केवल कल्पना द्वारा ही अश्रतुमानित किया 
जा सकता है । 

भारत की मूल जातियाँ और समय-समय पर बाहर से श्राने वाले अनेक 
कबीलो ने मिलकर श्रपने दीघंकालीन इतिहास भें ऐसी स्थिति पंदा कर दी है 
कि उनकी ठीक-ठीक सख्या को निर्धारित कर सकता सम्प्रति दुष्कर हो गया है । 
उनके मूल उद्गम की खोज करने वाले विद्वानों की स्थापनाएँ इतनी अभ्रधिक 
ग्रौर वेमिन्यपूर्ण हैं कि उनका समन्वय बैठाना एक समस्या बन गयी है। यह 
समस्या निराधार नही है, क्योकि निरन्तर जो नये तथ्य प्रकाश मे श्रा रहे है 
उन्होंने पुरानी मान्यताश्रो को एक प्रकार से निरस्त कर दिया है, जिससे कि 
स्वमावतः विचारों की स्थिरता श्रौर एकता विखण्डित हो गयी है । 

भारत के जातीय इतिहास को दृष्टि मे रखकर निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि भ्रत्यन्त प्राचीन काल में ही बाहर से प्रनेक जातियो का भारत मे 
प्रवेश होना प्रारम्भ हो गया था । इससे यह भी ध्वनित होता है. कि मारत में 
प्रविष्ट इन विभिन्न भ्रादिम कबीलो को कदाचित्‌ भारत के भ्रावास की सुख- 
सुविधाओं का पूर्वानुभव था । मारत में इस प्रकार के विभिन्न भ्रादिय कबीले 
वर्तमान हैं। उनमे कुछ तो ऐसे हैं, जो हिन्दू प्रभाव से सवथा अछुते हैं और कुछ 
ऐसे हैं, जो हिन्दुत्व के भ्रन्तर्गत परिगणित होते हुए भी अछूत या बहिगेत जातियो 


फिन्‍्य सम्पता का युग 03 


के रूप में विद्यमान हैं। ये जातियाँ भ्ररुणाचल, मेघालय, तमिलनाडु, श्रसम, 
हैदराबाद, मैसुर, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भौर उत्तर प्रदेश के विभिन्न 
अंचलों में बिखरी हुई हैं । इन प्लादिस जातियो के श्रलगाव तथा सस्मिश्रण से 
भारतीय संस्कृति के विभाजन तथा सम्मिश्रण का मूल भ्राधार बनता है। 


डॉक्टर डी० एन० मजुमदार ने मारत की आदिम कबीली जनता को तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया है: !. पश्चिमोत्तर प्रान्त के भागो के कबीले, 
2 उत्तर-पूर्वी सीमान्त के कबीले और 3. श्रन्त:स्थित कबीले । प्रथम श्रेणी 
के कबीलों में उन्होने अफगान और बलोचो का समावेश किया है। इनका 
चतंमान श्रस्तित्व पाकिस्तान तथा सीमाप्रदेश मे विद्यमान है। दूसरी श्रेणी के 
कबीलों का मूल मंगोलीय है | वे तिब्बती-चीनी परिवार की बोलियाँ बोलते हैं, 
जिनमें कही-कही योन, खझ्मेर श्रौर प्रसमी का भी सम्मिश्रण है। तीसरा समूह 
संख्या की दृष्टि से सबसे बडा है भौर तीन भागो मे विभक्त है--. भील- 
कोसी समूह, 2. गोड-कोया समृह और 3. मुण्डा समूह । इनमें पिछला समूह 
आस्ट्रिक आ्रधार पर प्रस्थापित हिन्द-प्रायं माषा, दूसरा द्रबिड बोलियाँ क्‍श्रौर 
सीसरा श्रास्ट्रिक परिवार की माषाओो के श्रास्ट्रो-एशियाई उप परिवार की मुण्डा 
बोलियाँ बोलते है ( मारतीय सस्कृति के उपादान, पृ०-94 )। 


इतिहासकारों एवं नृतत्त्वज्ञ विद्वानों ने भारत की श्रादिम जातियो को छह 
वर्गों में विमाजित किया है-- 


. निग्रेटो ५७४४९४०) 

- प्रोटो-प्रास्ट्रलायड (?7700-4 प्रछा7छ 0०0) 
मगोलायड (१६०४४००१०) 

- भूमध्यसागरीय (९०0[॥७॥ 7७॥९७77) 

. पश्चिमी-ब्रेचीसेफल (/४ए७छ३ किबटीएटछ्ञाग5) 

- नादिक (ए० काट) 


इन छह आदिम जातियो मे अ्रन्त की पश्चिमी ब्रेचीसेफेल और नादिक 
जातियों की सभ्यता-सस्कृति की कोई भी विरासत भारत को उपलब्ध 
नही हुई है । 

भाया की दृष्टि से इन भ्रादिम जाति-कबीलों को तोन विभिन्न परिवारों में 
इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है--- 

. झ्ाष्डी-एशियाई भाषा परिवार--इसमे मुण्डा, हो, सन्‍्थाल, खड़िया, 
कोरबा श्ौर गड॒वा को परिगरणित किया गया है । 


७6 पजणा #ेू ए 2 >+ 


१04 भारतीय संस्कृति शोर कल? 


2. द्रथिढ़ भावा परिवाश--हसमें उरांब, मलेर, खोड़, सावरा, परजा, 
कोया, पनियन, चेम्पू, इसला, कादिर, मलसेर भर मलरियन सम्मिलित हैं । 


3, सिब्बती चीनी भाषा परिधार--इसके प्रन्तर्गत नागा, गारो, कुकी, 
सिकिर, दफला, अभ्रबोर श्रौर खासी की गणना की गयी है। 

भारत भूमि मे, बाहर से सर्व प्रथम प्रवेश करने वाली प्रादिम जाति निप्रो 
था निग्नेटों है। यह जाति उष:ः प्रस्तर युग में भ्रफ्रीका से चलकर ईरान होती 
हुई भारत में प्रविष्ट हुई । डॉ० डी० एन० मजुमदार (भारतीय संस्कृति के 
उपादान, पृ० 92) का श्रभिमत है कि भारतीय मूल के इन घुंघराले बालो, 
नादे कद और ममले कपाल वाले निग्नो या निग्नरेटों लोगों ने बहुत बाद में 
भारत मे प्रवेश किया और उनके इन शारीरिक लक्षणों का अ्रफ्रीकी स्रोत है । 


मारत मे इस जाति की वर्तमान वश-परम्परा इरूला, कादिर, कसम्बा 
झौर पनियन भ्रादि दाक्षिणात्य जातियों (ट्रावनकोर-कोचीन) के रूप मे जीवित 
है | भ्रसम तथा मेघालय की नागा जाति मे भी उसके श्रवशेष है । 


निग्नो के बाद फिलस्तीन (मू-मष्य सागर) के प्रोटो-श्रास्ट्रेलायड जाति के 
लोग भारत में झाये । आरस्ट्रिक या आग्नेय इसी जाति की प्राचीन शाखा थी । 
इस भ्रादिम जाति के लोगों के वशघर सम्प्रति मारत भे कोल, भील, मुण्डा 
श्रादि निम्न एवं भ्रविकसित जातियो के रूप मे विद्यमान है । इनवा विस्तार 
श्रीलका तक हुआ्ना, जहाँ इन्हे श्राज व्याध” के नाम से कहा जाता है | ये 
प्रास्ट्रिक जाति के लोग आझ्रार्यों के सम्पर्क में श्राकर झ्राय॑भाषी हो गये थे शौर 
ऋणग्वेदिक सभ्यता के निर्माण मे उनका भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । 


पुरातन भारत मे बाहर से प्रवेश करने वाली तीसरी महत्वपूर्ण जाति 
द्रविड थी । मू-मध्य सागर की ईजियन (प्रोटो श्रास्ट्रेलामड) श्रौर पश्चिम 
एशिया माइनर की झ्ार्मनाइड जातियो ने परस्पर विलयित होकर द्रविड जाति 
को जन्म दिया । इसी विलयित रूप में बह भारत मे प्रविष्ट हुई श्रौर इसी 
द्विविड' नाम से प्रख्यात हुई । मू-मध्य सागर को प्रोटो-आ्रास्ट्रेलायड तथा द्रविड, 
दोनो श्रादिम जातियाँ भारत मे लम्ब समय तक एक साथ रही प्रोटो- 
भास्ट्रेलायड जाति की ग्रामप्रधान सस्क्ृति को द्रविड़ो ने नागरिक सस्कृति मे 
परिवर्तित कर श्रपना सांस्कृतिक विकास किया । 


भारत में इधर-उधर मटकते हुए धीरे-बीरे द्रविड्रो ने पंजाब से भ्रसम तक 
झोर समस्त उत्तर भारत मे फैलकर बाद मे वे वहाँ की विभिन्न मूल जातियह 


सिस्बु क्षम्यता का युग 05: 


में बिलयित हो गये । जब वे मारत मे प्राये तो श्रार्यों ने उन्हें निषाद नाम से 
प्रभ्िहिंत किया । बलूचिस्तान में ब्ाहुई भाषा के रूप मे उनका प्स्तित्व भाज 
भी वर्तमान है । एक समय द्वविड़ों का प्रभाव पंजाब, सिन्ध, मालवा, महाराष्ट्र 
झौर असम तक व्याप्त था। गगा-यमुना के दो-धाब तथा बगाल में भी उनके 
झस्तित्व की छाप वर्तमान सम्मिश्रिति माषाग्रो के रूप में वर्तमान है | दक्षिण 
की बतेमान भाषाओं का उद्गम द्वविड भाषा से ही हुप्रा। भ्राज भारत 
में उनका अ्रस्तित्व आयेमाषी हिन्दू-पुसलमान, दोनो जातियों के रूप में बना 
हुआ है । 

इस द्रविड जाति के लोग अ्रनेक शिल्पो, कलाओ झौर व्यवसायो मे कुशल 
थे। उन्होने सिन्धु-घाटी मे हड़प्पा तथा मोहेनजोदडो की प्रागतिहासिक 
सभ्यता, सस्कृति के निर्माण में श्रपने श्रसाधारण कौशल श्रौर बुद्धि-वैमव का 
परिचय दिया । 


द्रविड ही भारत मे सर्व प्रथम नगरो के निर्माता थे । उन्होंने विशाल एवं 
भव्य नगरो का निर्माण कराया और सामुद्रिक मार्गों द्वारा भारतीय व्यापार को 
एशिया के भ्रनेक देशों मे फैलाया । विश्व की सुसम्पन्न, उन्नत एवं सुसंस्क्ृत 
झ्रादिम जातियो में द्रविड ही एकमात्र ऐसी जाति थी, जिसने सर्व प्रथम नदियों 
पर बांघ बाँघे और पुलो का निर्माण किया । ये कार्य उन्होने कृषि जीवन की 
उम्नति के लिए किये। यद्यपि द्वविड़ों के पुबंवर्ती प्रोटो-प्रास्ट्रेलायड लोग भी 
कृषिजीवी थे, किन्तु द्रबिडों ने ही स्व प्रथम कृषि के वेज्ञानिक साधनों का 
आविष्कार किया । 

व्यापारिक और क्ृषि-उन्तति के साथ-साथ द्रविडों ने धातुओ के नवीन 
प्रयोगों द्वारा देश में उद्योग-घन्घों को प्रोत्साहित किया | उत्खननो से प्राप्त 
विभिन्‍न घातुश्रो से निर्मित अनेक प्रकार के श्रामूषण उनकी कार्यकुशलता के 
योतक है। इन आभूषणो के द्वारा उनके परिष्कृत कलानुराग का भी पता 
चलता है। वे कताई, बिनाई झौर रगाई की कलाओश्रों मे भी दक्ष थे। पक्‍की 
इंटो तथा पत्थरों द्वारा निर्मित विशाल भवनों के जो अवशेष मिले हैं, उनके 
द्वारा सहज हो उनके वास्तुविद्या की निपुणता प्रकट होती है । भ्रनेक प्रकार के 
मृत्माष्डो तथा छोटे-छोटे बतेनो श्रौर खिलौनों के उपलब्ध नभूनो से विदित 
द्वोता है कि द्रविड़ो के समय मृत्तिका कला अपनी चरम उन्नति पर थी । 


सामाजिक सगठन झौर प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी द्रविड पर्याप्त 
प्रगति पर थे। उनकी शासन-व्यवस्था ग्रामों से क्‍्रारम्म होकर नगरों तक व्याप्त 


306 मारतोप संह्क्ति झोर कला 


थी । उनमें प्रनेकराट शासन-प्रणाली प्रचलित थी, जिसके प्नुसार उत्तर शरीर 
दक्षिण का प्रशासन स्वतंत्र राजधातियों द्वारा होता था । एक की राजधानी 
हड़प्पा श्रौर दूसरी की मोहेनजोदड़ो थी । वे ईंटों तथा पत्थरों से निर्मित सुदृढ 
विशाल दुर्गों मे रहते थे। बे युद्धुहुशल भी थे और उनके द्वारा निर्मित तथा 
प्रयुक्त घनुष, बाण, तलवार, भाले, बच्चें तथा कुल्हाडी श्रादि ग्रनेक प्रकार के 
हथियार खुदाइयो से प्राप्त हुए हैं। 


द्रविडों की वश-परम्परा मातृप्रधात थी, जिस पर वैदिक प्रभाव लक्षित 
होता है | बंदिक सुरो (आ्रादित्यों) श्रौर श्रसुरो (दैत्यों) की वश-परम्परा मातृ- 
प्रधान थी । दिति के नाम से दैत्यों और अदिति के नाम के आादित्यों की वश- 
परम्परा प्रवरतित हुईं । द्रविडो ने उसी के अ्नुकरण पर अपनी वश-शाखा को 
प्रवतित किया | दक्षिण भारत मे आज भी इस मातृप्रधान प्रथा के वशघर 
विद्यमान हैं। उनकी एकमात्र श्राराष्या मातृदेवी इसी वश-परम्परा की प्रतीक 
हैं । वे पशुपति शिव के भी प्राराधक थे । द्रविडों की इस शक्ति-शिव-पूजा के 
फलस्वरूप आगे चलकर आ्रार्यो तथा आ्रार्येतरो के सास्कृतिक समस्वय की स्थायी 
मूमिका तैयार हुई । द्रविडो को लिग-पूजा की विरासत प्रोटो-प्रास्ट्रेलायडो से 
मिलो थी । वे पशुपुजक और वृक्षपुजक भी थे। उनके नागपूजक होने के 
भी भ्रनेक प्रमाण उपलब्ध हुए है । द्वविडो द्वारा स्थापित पशु-पूजा की परम्परा 
को प्रार्यों ने व्यापक रूप से ग्रपनाया श्रीर गाय, गणेश, हनुमान, गरुद तथा 
नाग झादि के पूजन की जो परम्परा भारत में श्राज भी बनी हुई है, उसके 
मूल प्रवतेक द्रविड ही थे । 


सिन्धु सभ्यता 


]922 ई० में सिन्त्र-सस्यता के अवशेषो ने विश्व-सम्यता के इतिहास को एक 
झौर नया भ्रध्याय भ्रपित किया । उसके द्वारा मारत की उच्च मेघा और उसके 
चरमोन्नत ज्ञान-विज्ञान की विपुल विरासत से विश्व का स्व प्रथम परिचय हुआ । 
इस सभ्यता को श्रकाश में आये झ्रमी केवल भ्रध॑ शताब्दी हुई । इस महान्‌ 
सम्यता के परिचायक दो विलुप्त नगरों हृडप्पा भर मोहेनजोदडो का पता लग 
जाने के श्रनन्तर विश्व के इतिहासज्ञ विद्वानों को मारतीय इतिहास पर नये शिरे 
से विचार करने के लिए बाध्य होना पडा। गत ]920 ई०७ में पुरातत्त्वज्ञ 
श्री माधोस्वरूप वत्स श्र श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर का उत्खनन किया । 
यह नगर सस्प्रति पाकिस्तान के मुलतान जिले मे है । उसके दो वर्ष बाद 922 ई० 


पसन्‍्यु सम्यता का पुग 07 


में तीसरे पुरातत्त्वश्॒ विद्वान डॉ० राखालदास बनर्जी ने मोहेनजोदड़ो नामक 
दूसरे नगर की खुदाई की । इस नाम के दृह सिन्धु (पाकिस्तान) के लरकना जिले 
में ध्रवस्थित हैं । इन दोनों नगरों की दूरी लगभग 400 मील है । इन उत्साहवद्धंक 
उपलब्धियों से प्रेरित होकर 925 ई» मे श्री श्रर्नेस्ट मैके ने मोहेनजोदडो से 
80 मील दक्षिण-पश्चिम में इसी सम्यता के एक प्रन्य केन्द्र चान्हृदडों मे खुदाई 
की । इतने विस्तृत क्षेत्र मे फेली इस महान्‌ सभ्यता के परिचायक उक्त तीन 
केन्द्रों के प्रकाश मे श्रा जाने के बाद विद्वानों ने उसका विस्तार शिमला की 
पहाडियों से लेकर काठियावाड तक सिद्ध क्या । “सिन्धु-घाटी-सम्यता पश्चिम 
में उसरी बलूचिस्तान भौर सतलज नदी के किनारे-किनारे उत्तर में हिमालय 
की निचली पहाड़ियों तक और पूर्व मे बहावलपुर मे सरस्वती नदी के किनारे- 
किनारे तक फैली थी” ( मुकर्जी : मारत की सस्क्ृति श्रौर कला, पृ० 45 ) | इस 
क्षत्र के अन्तर्गत उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त, पंजाब, सिन्‍्ध, राजपूताना और गगा 
घाटी का विस्तृत भू-माग सम्मिलित था। इस भू-खण्ड के निवासियों द्वारा 
निर्मित सभ्यता के दो भव्य केन्द्र हडप्पा और मोहेनजोदडो सम्मवतः राजघानियाँ 
थी, जिनका शासन दो विभिन्न शासको के हाथ मे था । 


इस सम्यता के अनुसन्धायक शभ्रन्य पुरातत्त्वज्ञ, इतिहासविद्‌ ्रौर नृतत्त्वज्ञ 
विद्वानों मे डॉ० डी० एन० मजुमदार, सर अरियल स्टीन, एच० ह्वारग्रीब्ज, पिगट, 
ह्लोलर, प्रमलानन्द घोष और ब्रजवासीलाल का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 


सिन्धु-धाटी की सम्यता के प्रकाश मे ग्रा जाने के बाद एक श्लोर तो 
ऋग्वेदिक सभ्यता की पूर्वापरता पर विद्वानों ने तथे सिरे से विचार किया 
श्रौर दूसरी श्रोर मानव प्रजाति के इतिहास को नया श्रालोक मिला । हडप्पा, 
मोहेनजोदडो और चान्हृदडो नगरों की खुदाइयो से प्राप्त लगभग पचास 
भ्रस्थिषजरो की तुलनात्मक परीक्षा करने पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि उनका सम्बन्ध मारत में श्राने वाली चार विभिन्न श्रादिम जातियों से 
है । उनके नाम थे--प्रोटो-ग्रास्ट्रेलायड, भुमध्यसागरीय, संग्रोलियन झ्ौर 
झ्ाल्पाइन । इस रूप में यद्यपि सिन्धु-सभ्यता के निर्माण मे इन चारो झ्रादिम 
जातियों का योगदान रहा; किन्तु उनमे प्रधानता भूमध्यसागरीय जातियों की 
थी । शेष तीन जाति की सम्यताझो को श्रपने अ्रन्तराल मे समाहित कर इस 
श्राभिजात्य जाति ने भारत भूमि पर पपनी श्रत्यन्त उन्नत, सम्पन्न एवं सुसस्क्ृत 
विरासत को संस्थापित किया । 


भारतीय शल्कृति झोर कला 


विद्वानों का प्रभिमत है कि मोहेनजोदड़ो से प्राप्त पाती के निकास के 
साधनों, बाँघों के निर्माण कार्यों, मिट्टी के बर्तनों, कसे की वस्तुप्नो और 
पकायी गयी ईटों के उपकरणों का उत्तर-पश्चिम भूमध्यसागरीय सम्पता की 
उपलब्ध सामग्री से सादृश्य है । सिन्धु-घाटी की सभ्यता का मूल उद्गम द्रविड 
था और उनका प्रजातीय प्रसार सम्मद्रतः भुमध्यसागर से हुप्ना था । 

इस सिन्घु-सम्यता का प्रसार भ्ररव सागर से लेकर शिमला की पहाड़ियों 
तक व्याप्त था। हडप्पा भौर मोहेनजोदडो उसके दो प्रधान केन्द्र थे । कई 
दृष्टियों मे यह सम्यता ईरानी तथा सुमेरी सम्यताश्रो से उच्चतर थी । सुमेर 
के साथ सिन्धुवासियों के व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण यद्यपि सिन्थु 
सम्यता पर मेसोपोटामिया की सम्यता का प्रभाव पडा, किन्तु प्पने मूल रूप 
में उसकी भ्रखण्डता सतत सुरक्षित बती रही । 

भास्त में इस इतनी भ्त्युन्नत सम्पता का उदय एकाएक नही हुम्ना । वस्तुत: 
वह प्रागेतिहासिक घातुयुगीन सम्पता का ही विकसित रूप थी | इस सम्यता 
का नागरिक जीवन के श्रस्युत्थान में विशेष योगदान रहा। उपलब्ध सामग्री से 
विदित होता है कि विश्ञाल नगर, इंट-पत्थरों द्वारा निधित भवन एव दु्गं, 
चोडी पक्की सडके, नालियाँ, सुन्दर स्तानागार, सुन्दर भ्रलकृत्त मृत्पात्र, पशु- 
श्रकित मुद्राएँ सिन्धुवासियो की परम्परागत उन्नति के परिचायक थे । उनकी 
इन समुश्नतियों के मूल मे निश्चित ही उनके सुविचारित, सुविज्ञ एब सुनिश्चित 
कार्यक्रम निहित थे । हृडप्पा, मोहेनजोदडो, चान्हूंदडों श्रौर लोहमजूबडों प्रन्प 
देशो के प्रमुख नगरो की माँति नदियों के तट पर स्थित थे। यथपि नगर 
निर्माण की उनकी वेश्ञानिकु सुक ने उनको अनेक प्रकार से लामान्वित किया 
होगा, फिर भी यह्‌ निश्चित है कि इन नदियों के कारण तटवर्ती नगरों को 
बार-बार व्यापक क्षति पहुँची होगी । मोहेनजोदडो नगर दो बार बना श्रौर दो 
ही बार पुन. स्थापित हुआ । मोहेनजोदड़ो तथा हेड़प्पा के ध्वसावशेषो की कई 
तहे प्राप्त हुई है, जिनका समय भिन्न-मिस्त निर्धारित किया रया है । इस दृष्टि 
से उनकी क्षति का असुख कारण नदियों की बाहे ही हो सकती हैं । | 


308 


सिन्धुवासियों मे सुव्यवस्थित जीवन के परिचायक उनके उक्त नगर थे। नयरों 
का फेलाव विस्तृत था । उनकी सुरक्षा के लिए चहारदीवारी या परकोरटे बनाये 
गये थे । उन नगरो मे सुसज्जित विशाल भेवत, कोण के काटते सविधाजनक 
मांग थे। प्रत्येक मार्य तथा गलियों मे इंटो की बनी नालियां थी है नगरो के 
भीतरी सुरक्षा द्वार, विभिन्‍न ब्यदसायों के लिए अलग-अलग उपन्तगरो की 


इसन्चु सभ्यता का युग 09 


व्यवस्या-प्रादि उनके निर्माताग्रों के नगर-निर्माण ज्ञान के परिचायक थे । इन 
सुविचारित योजनाझो के मूल में निश्चित ही निपुण इजीनियरों का हाथ रहा 
होगा । इन तगरों की सड़कों और नालियों के सम्बन्ध में उनके खोजकर्ता 
विद्वानों का श्रभिमत है कि वे श्राघुनिक पेरिस तथा लन्दन नगरो की तुलना में 
अधिक उन्नत थी । 


उक्त नगरो में छोटे-बड़े सभी प्रकार के मवन मिले । हडप्पा की शपेक्षा 
मोहेनजोदडो में श्रधिक विशाल मवनों के खण्डहर निकले थे । वहाँ तीस कक्षो 
वाले सर्वंसुविधासम्पन्न मंवनो का पता चला है। मकान दुमजिले तथा तिमंजिले 
रहे होगे, । उनमे श्रॉगन, चबूततरा, पाकशाला, स्नानागार, शौचगृह और कप 
भ्रादि की व्यवस्था थी । हड़प्पा नगर की खुदाई में 460 गज लम्बी, 275 गज 
चौंडी श्लौर 44-50 फीट ऊँची एक विशाल गढी के प्रवशष प्राप्त हुए हैं। विद्वानों 
का प्रनुमान है कि यह कोई सावंजनिक मवने या राज्य-सभा भवन था । 
मोहेनजोदडो के घ्वसावशेषों मे भी इसी प्रकार के विशाल भवन प्राप्त हुए है । 
सम्मवतः ये विशाल मवन सावेंजनिक थे और उनमे सामूहिक श्रायोजन तथा 
चामिक गोष्ठियाँ हुआआ करती थी । 


सिन्घ॒वा सियो की ग्राजी विका का मुख्य साधन कषि थी । वहाँ की नगरप्रघभान 
अ्रय॑-ब्यवस्था में व्यापार के साथ-साथ कृषि की महत्ता को विशेष स्थान 
श्राप्त था । सिन्धु-घाटी की ध्ाज जो प्राकृतिक स्थिति है, भ्रपने बेमव काल में 
जहू इससे संधा मिन्‍न थी। कृषि-कार्य के लिए तब सिन्घु, भिहरान, सरस्वती 
तथा दृषद्वती झ्रादि नदियों का जल सुलम था । उन्ही के द्वारा उस विस्तृत 
मू-माग पर सिंचाई होती थो । ञ्राज की परिस्थिति से भिन्न, श्ररब सागर से 
मानसून श्राकर वहाँ जल बरसाते थे। उक्त सरिताम्नो पर बांध बनाकर कृषि 
की सिंचाई की जाती थी । इन बाँघो द्वारा एक तो नदियों की बाढ़ को रोका 
जाता था शोर दूसरी श्रोर कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सकती थी । 
प्रन्‍्त की पूर्ण प्रात्मनिर्मेरता से मी सिन्धुवासियों को उन्नति के उच्च शिखर 
पर पहुँचाया ! हड़प्पा मे एक विशाल श्रन्न भण्डार के ध्यसावशेष प्राप्त हुए हैं। 
सम्मवतः वे भण्डार राज्य की शोर से निर्मित थे, जहाँ से आरावश्यकतानुसार 
जनता के लिए प्रन्न वितरित किया जाता था । मेसोपोटामिया में भी इसी 
प्रकार के अ्न्नागारो के भ्रवशेष प्राप्त हुए है। श्रनेक प्रमाणो द्वारा विद्वानों ने 
यह तथ्य प्राप्त किया है कि प्नन्‍न उस युम में व्यापारिक बिनिमय का माध्यम 
था और इसलिए झ्रन्तागारो को राजकोष का महत्त्व प्राप्त था । 


]0 भारतीय संस्कृति शोर कला' 


कृषि के साथ ही सिन्धुवासी व्यापारिक दृष्टि से भी उन्नत थे। सिन्धु के 
नागरिकों की गहत व्यापारिक भ्रसिरुचि के परिचायक वहाँ से प्राप्त विचित्र 
प्रकार की वस्तुएँ, भ्रन्नागार भ्लौर विशाल भवन हैं। वहाँ इस प्रकार के प्रनेक 
प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि सिन्धुवासियों के बाहरी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध 
थे । यह व्यापार जल भौर स्थल दोनों मार्गों से होता था। दजला घाटी, मुला 
तथा बोलन दर्रा और गाज घाटी से यातायात के स्थल मार्ग थे । समुद्र मार्ग 
के लिए फारस की खाड़ी का उपयोग होता था। सुमेर, एलाम, भ्रसीरिया 
और अक्काद झादि पश्चिमी देगो से मी सिन्धुवास्तियों के सम्बन्ध थे । 


वेदिक युग में देवासुर संग्राम के जनक असुरो का सम्बन्ध कुछ विद्वानों ने 
प्सीरिया-निवासियों से स्थापित किया है। सिन्धुयुगीन मारत से भी रिया- 
वासियों के सम्बन्धो के परिचायक ग्ननेक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। पूर्वी भारत 
मे मगध तक उत्तकी बस्तियों का बिस्तार हो चुका था भारत से प्रसी रिया को 
वस्त्र, प्रामूषण, प्रन्त और कलात्मक वस्तुग्रो का निर्यात होता था। सुमेरिया 
प्रौर एलाम मे मोहेनजोदड़ो के श्रनुकरण की मुहरे प्राप्त हुई हैं । इसी प्रकार 
चान्हृदडो मे बालो में खोसने की एक ऐसी पिन मिली है, जो कि सुमेरिया 
प्रादि द्वीपान्तरो की पिन के अनुकरण की है। इन पारस्परिक एकता के परिचायक 
उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि पश्चिमी मूमध्यसागरोीय, मगोल, अल्पाइन 
श्रौर झ्सीरियाई लोग विभिन्न प्रयोजनो के लिए जल तथा स्थल मार्मो द्वारा 
भारत मे आने-जाने लगे थे । 


हंडप्पा, मोहेनजोदडो श्रौर मेसोपोटामिया तथा एलाम ने प्राप्त कुछ 
चित्रांकित मुहरों की एकरूपता को व्यापारिक श्रभ्रिप्राथ का ही कारण 
बताया गया है । इन मुहरों का उपयोग अश्रन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्धो 
के प्रन्तगंत ही किया गया होगा। विद्वानों का अ्रप्रिमत है कि सिन्व-घाटी 
की मुहरो का प्रयोग व्यापार मे और माल व सम्पत्ति की सुरक्षा में हुआ करता 
था । ईराक के एक प्राचीन स्थल पर एक सूती कपड़े का टुकडा मिला है 
जिस पर सिन्धु-धाटी की मुहर लगी हुई है । जब माल को बढ़-बहे अण्दली में 
बाँध दिया जाता था, तो उन पर सुरक्षा के विचार से गीली मिट्टी की पट्टी 
लगाकर उस पर फिर मुहर छाप दी जाती थी । मुहरो का उपयोग खत्तियो 
384 बत॑नो 5; मुंह बन्द करने भौर भ्रमीर-गरीबो के मकानों के दरवाजों 
को बन्द करने से भो किया 
बला गा जाता था (भारत की सस्क्ृति प्लौर 


सिस्खु सम्यता का युग व 


सिन्धुवासियों की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विश्वस्त जानकारी 
उपलब्ध नहीं है । हंड़प्पा और मोहेनजोदड़ी के गढ़ या दुर्ग नगर से कुछ दूर 
ऊँचे स्थातो पर स्थापित थे । विद्वानों का प्रभिमत है कि ये दोनों दुर्ग उत्तर 
दक्षिण सिन्धु प्रदेश को राजधानी के सूचक थे | यही से दोनों मागो का शास्तन 
होता था। इससे विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि सिन्घुवासियों 
की शासन-व्यवस्था बडी सुदृढ़ श्रौर जनतांत्रिक थी। पअ्रपने-पअपने अचलों के 
शासन के लिए वे सम्मवतः सर्वथा स्वतन्त्र थे । 


घर 


सिन्धु-संस्कृति की भ्रम्युन्नति में घर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान था। उपलब्ध 
ग्वशेषों से ज्ञात होता है कि सिन्धुवासियों का सुब्यवस्थित एवं, विकसित 
धर्म एक विकसित दी्घेकालीन परम्परा का द्योतक था | सिन्धुवासी देवतावादी 
थे, किन्तु उनके इस बहु-देवतावाद के मूल मे एक परमसत्ता को स्वीकार किया 
गया था । सिन्धु-घाटी के उत्खननों मे एक ऐसी मुद्रा उपलब्ध हुई है, जिसमे 
एक नग्न जिमुख पुरु» योगासन में बेठा है। उसके सिर पर त्रिशुल जैसी कोई 
वस्तु है । उसके दोनो फक्षो तथा भअग्न माग मे पशुओं की श्राक्ृतियाँ और शीर्ष 
में कुछ लिखा हुआ प्रंकित है। कुछ विद्वानों ने इस ध्यानस्थ आकृति को 
शिव या पशुपति क, रूप कहा है। सम्मवतः यह ऊध्वंलिंग शिव की भ्राकृति 
हैं। इसी प्रकार की एक भ्रन्य योगासीन श्राक्ृति के दोनो कक्षो तथा सामने 
नाग अश्रकित है। इसे भी पशुपति शिव का रूप माना गया है। परम 
पुरुष शिव श्रौर मातृदेवी की ये झाकृतियाँ सृष्टि के भप्रधिष्ठानस्वरूप 


मानी गयी है झौर सिन्धुवासियों ने उनकी पूजा-उपासना द्वारा श्रपता विश्वास 
प्रकट किया है । 


इन उदाहरणो से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिन्धुवासियों 
के प्रमुख उपास्य देव पशुपति शिव थे । 


सिन्धचुवांसियों की धार्भिक निष्ठा उन बहुसंख्यक मृण्मूतियों के रूप में 
प्रकट हुई है, जो कटि में पटका तथा मेखला और गले में हार घारण किये 
हुए नग्नरूप मे प्राप्त हुई हैं। कुछ नारी मूर्तियाँ शिशु को स्तनपान कराती 
हुई मिली हैं । ये भ्ाकृतियाँ मातृदेवी की हैं। देंदिक युग में मातृदेवी माता 
भ्रदिति तथा पृथ्वी झ्ादि के रूप मे प्रचलित थीं ।! 


॥९ भारतीय संस्कृति प्रौर कला 


उपलब्ध सामग्री से यह विश्वास होता है कि सिन्धुवासियों ने भ्रपनी 
चामिक निष्ठा को लिंगपुजा, योनिषुजा, वृक्षपूजा एवं पशुपृजा के रूप मे 
प्रदर्शित किया है | खुदाइयों में जो सोग, स्तम्म तथा स्वस्तिका के रेखाकन 
मिले हैं, बे मी उतके घामिक श्रतीक प्रतीत होते हैं। उनका साकार तथा 
लिराकार उपासना-पूजा पर विश्वास था । शीश पर सीगो से युक्त नारी 
सूर्तियाँ सम्मवत: मन्दिर-उपाधिकाएँ हैं। नृत्य करती हुई नग्न नारी मूति 
सम्मवतः देवदासी की ग्राकृति है । 


सिन्धुवासियों का सामाजिक जीवन व्यवस्थित एव सुसगठित था। 
उसमें सम्मवतः किसी प्रकार का पारस्परिक प्रतिरोध तथा वेषम्य नही था । 
समाज के सभी वर्ग श्रपने नियत कर्मानुसार अ्रपनी-अपनी प्रगति की दिशा में 
प्रगसर थे । सामाजिक वर्ग-विभाजत, श्रेष्ठता-हीवता तथा घनिक-निर्धन पर 
प्राधारित न होकर कर्म पर प्राधारित था । कर्मानुसार ही व्यवसाय निर्धारित 
थे । कर्म पर भ्राधारित भर धमं द्वारा भ्रनुप्राणित इस समाज मे कोई कलाकार 
था, कोई पुजारी; तो कोई जादूगर, वेथ, कृषक, व्यवसायी कुम्भका र, रगरेज, 
बढ़ई श्ौर मल्लाह श्रादि। 


कलानुराग 


प्रपनी भ्रादिम भ्रवस्था मे मनुष्य जब सर्वंथा वन्य जीवन व्यतीत करता 
था, वह घातुओर के ज्ञान तथा व्यवहारो से सबंधा भ्रतभिन्न था । बहू जीवनरक्षा 
के लिए पत्थरों के शस्त्रास्त्रो से ही काम चलाता था ्रौर जो भी सुलभ होता 
था उसी से उदरपूति करता था ।उस पश्रवस्था मे भी कना के प्रति उसका 
सम्मान था। ईसा से सहस्रो वर्ष पूर्व रहने वाले मनुष्य में क॒ला के प्रति 
अनुराग हो चुका था। समय श्र परिस्थितियों के प्रभुरूप मनृष्य के जीवन 
में भी परिवततेत होता गया श्रौर उसका सम्बन्ध सभ्यता से जुड़ता गया । 
लगभग 4000-3000 ई० पूर्व मे चीन, मध्य एशिया श्रौर भारत मे सम्यता 
के जिस तये युग का उदय हुआ, इतिहासकारों तथा पूरातत्त्ववेत्ताश्रो ने उसे 
'मृत्पात्रो की सम्यता” के नाम से अभिहित किया है। इस युग मे मनुष्य ने 
मिट्टी के पकाग्रे हुए बर्तनों पर सुन्दर अ्लकरण तथा पशु प्रो एव मानव की 
आ्राकृतियाँ भ्रंकित की । भारत में इस प्रकार के पकाये गये अलक्ृत मिट्टी के 
बर्तत, नाल, कर, चान्हूदड़ो, मोहेनजोदडो, हृड्प्णा श्रौर लोथन तथा कालीवंगा 
नामक स्थानों की खुदाइयो से उपलब्ध हुए है। कला की इस उपलब्ध थाती 


इसिन्जु सम्यता का युय 33 


के प्रालोक से पुरातन के भ्रनेक प्रज्ञात तथ्य प्रकाश में झाये हैं। इस कला- 
सामग्री का प्राज भ्नेक दुष्टियो से महत्त्व प्रॉका गया है । 


सिन्धुवासियों की सांस्कृतिक भभिरचि का परिचय उनकी कलाप्रियता 
से प्राप्त होता है । वास्तविकता तो यहूं है कि उनकी कलानुरागिता ने ही 
उनके सर्वांगीण जीवन का निर्माण किया । कला ही उनके विज्ञान की जननी 
थो । इस कला-विज्ञान से समच्चित सिन्धु-सस्कृति श्रतीत के अ्रनेकानेक 
प्रतिधातों के बावजुद श्रपने प्रस्तित्व को किसी प्रकार जोवित रखने में सफल 
हुई । उनकी यह विशाल सास्कृतिक विरासत अनेक कलावशेषों के रूप मे 
उपलब्ध हैं । सिन्घधुवासियो द्वारा निमित कलात्मक सूती, ऊनी बस्त्र, अलकृत 
और चित्ताकषंक मनके तथा झ्ाभूषण देखते ही बनते हैं। उनके द्वारा 
निर्मित मूर्तियाँ, खिलौने उनके परिपक्व डोलिया-ज्ञान के परिचायक हैं । 


मिट्टी श्रोर पत्थर को झनेक रूपों में प्रयोग करने में सिन्धुवासी निपुण 
थे। इस सम्यता की प्राप्त सामग्री में मृत्पात्रो, मृण्मूतियों तथा मुद्राश्रों की 
संख्या सर्वाधिक है। इस कला-सामग्री के निर्माता संन्धव कुम्मकार श्रपने 
व्यवसाय मे पभ्रत्यन्त दक्ष थे । देनिक व्यवहारोपयोगी विभिन्न रूपो की 
तस्तरियाँ, प्याले तथा बर्तन झादि उस युग की भृत्तिका कला के उत्कृष्ट 
स्तर के द्योतक है ) इस मृत्तिका की कलात्मक सामग्री पर रेखाकार, कोणाकार 
तथा वृत्ताकार विभिन्न भ्रलकरण बने हुए है। ये रेखांकन सम्भवतः उनके 
निर्माता कलाकारो के नाम हो सकते हैं ॥ भाकृति-भ्रकन में पशु-पक्षियों की 
प्रधानता है । पशुओ में हिरन, बकरी, खरगोश, कौवा, बत्तस, ग्रिलहरी, 
मोर, सांपश्नौर मछली प्रमुख है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भृत्तिका पात्र भी 
उपलब्ध हुए हैं, जिन पर वृक्षो, फलो भ्रौर पत्तियों की श्राकृतियाँ 
चित्रित हैं । 

सिन्धु-धाटी से प्राप्त कलात्मक शआ्राभूषणो को देखकर उन साधक 
शिल्पियों की चिरन्तन कला-साधना का सहज हो शप्रनुमान लगाया जा सकता 
है। इन प्राभूषणों के निर्माण के लिए पत्थर, धातु, हड्डी श्रादि विभिन्न प्रकार 
की भ्राधार भूत सामग्री का उपयोग किया जाता था । सोने, चाँदी, हाथी-दांत 
भ्रौर पत्थर के कण्ठहार, कड़े, भुजबन्ध और अगुठियों द्वारा वे विभिन्न 
भ्रग-उपांगों को प्रलंकृत करते थे । 

मूर्तिनिर्माण की दृष्टि से भी सिन्धु-संस्कृति की कुछ देन है। खुदाइयो में 


मृ्तियाँ मृत्तिका, प्रस्तर भर धातु भ्ादि विभिन्न रूपो में उपलब्ध हुई हैं। ये 
8 


१4 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


उदाहरण देवी-देवताओं, नतेंकियों, देवदासियों, उपासिकाशों, पक्षियों भ्ौर 
कुछ साधारण स्त्री-पुरुषों से सम्बन्धित हैं। हृडप्पा की पाषाण-निर्मित दो' 
मानवाकृतियाँ विशेष रूप से प्रशंसित हुई हैं, जिनमें एक तो लाल पत्थर तथा 
दूसरी काले पत्थर पर झंकित है। काले पत्थर की मूर्ति किसी नर्तक की श्राकृति 
लगती है । दूसरी मृति नग्न है। पत्थर का एक श्रन्य भग्न वक्ष मोहेनजोदडो 
से मी प्राप्त हुआ है । इसे ध्यातस्थ योगी की प्रतिकृति माना गया है। इसके 
शरीर पर त्रिपत्र का जो अ्लंकरण है, वैसा ही भ्रलंकरण मेसोपोटामिया की 
कुछ वस्तुओं पर भी हुप्ना है। मोहेनजोदडो से प्राप्त पीतल की एक तन्वंगी 
स्त्री-मूर्ति सिन्धु-संस्कृति की बेजोड उपलब्धि है । स्त्री हाथों मे कई कडे श्रौर 
गले में हँसुली पहने हुए मुग्ध कर देने वाली भाव-मंग्रिमा मे श्रवस्थित है| 
मोहेनजोदडो की यह घातुमूरति सम्मवतः किसी नत॑की की है । इसकी कलात्मक 
काया की विश्व के कला-रसिकों ने मूरि-मूरि प्रशसा की है। मोहेनजीदडो 
से कुछ ऐसी भी मृण्मू्तियाँ प्राप्त हुई है, जिन पर कई प्रकार से रगो का 
प्रयोग हुश्ना है । 
सिन्धु-घाटी की कलात्मक सामग्री में मुहरो का भी विशेष महत्त्व है | 
ये मुहरें मारतीय पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ श्रौर साथ ही कला की भी 
सहेजनीय थाती हैं । उत पर सिंह, एक झ्ुगी पशु आदि के साथ कुछ चित्रलिपि 
भी है। ये चित्रांकन इतते श्रधिक महत्त्व के सिद्ध हुए है कि उनके आधार 
पर विद्वानों ने उस युग की लिपि को 'चित्रलिपि' के नाम से अभिहिति किया 
भौर इस दृष्टि से उन्हे भारतोय कला के उत्कृष्ट उदाहरणो के रूप मे स्वीकार 
किया । भारतीय लिपि-विकास की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्त्व है । 


ये चित्राकित मुहरे सेलखडी, चीनी मिट्टी, श्रौर हाथीदांत श्रादि विभिन्न 
प्रकार की सामग्री से निर्मित हैं। इन मुहरो की बनावट तथा लिपि 
मेसोपोटामिया तथा एलाम मे प्राप्त कुछ उदाहरणों से मिलती-जुलती है। इस 
दृष्टि से इनके द्वारा पश्चिमी देशों से मारतीय सास्कृतिक सम्बन्धो पर भी 
प्रकाश पडता है । 

जिस प्रकार वे मृत्तिका, पत्थर, काष्ठ, हड्डी, हाथीदात और मणि-मुक्ताओो 
की निर्माण-कला मे सिद्धहस्त थे, उसी प्रकार का कौशल सीसा, पीतल, ताँबा 
काँसा, चाँदी श्रौर सोना श्रादि घातुश्रो द्वारा निर्मित कला-वस्तुप्रो में भी 
देखने को मिलता है । इस सामग्री को देखकर विदित होता है कि सिन्धवासियों 
के पास गलाने, पीठने भ्रौर साँचे घालने के उन्नत साधन विद्यमान थे 


सिन्यु सम्यता का पृथ 5 


मोहेतजोदड़ो में ताँवे का गला हुथझा एक ढेश मिला है। हड़प्पा से तो तांबे 
की एक गाडी भी प्राप्त हुई है । 

धातुओ्रों भौर मणि-मुक्ताझ्रो को काटने भ्ौर छिद्र करने के लिए सिन्धुवासी 
शिल्पियों के पास उन्‍्तत झजार थे । भपनी सूमनोहर वर्ण-्योजना श्रौर शिल्प- 
सौन्दर्य की दृष्टि से सिन्धुवासियो की कला-कृतियाँ बाहरी देशों में भी प्रशंसित 
थी । धोटने, पालिश करने और तराशने की तकनीकियों में सैन्धव कलाकार 
अत्यन्त दक्ष थे । 

इस प्रकार हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो से प्राप्त चित्रित बतेनो, शस्त्रागारो 
तथा भ्रन्य स्थानों से उपलब्ध पात्रों, पत्थरो, कॉँस्य-परूर्तियों, मुद्र 'म्ों श्रौर टीकरो 
पर की गयी चित्रकारी तत्कालीन जन-जीवन की कलाभिरुचियों का दिग्दर्शन 
करते है। तनन्‍्वंगी नर्तकियों की श्राकर्षक भाव-मंग्रिमाप्नो, नृत्य-मुद्राश्नों, 
केश-सज्जा, भ्रंग-प्रत्यंग को प्रामूषणों से प्रलकृत करने की प्रवृत्ति से स्पष्टत: यह 
घ्वनित होता है कि वहाँ के नागरिकों, शासको, कवियों, कलाकारों, विद्वानों, 
दार्शनिको और कारीगरो से लेकर जन सामान्य तक कला को जीवन का भ्रभिन्त 
ग्रग माना जाता था । 


मोहेनजोदडो से लगभग 600 मील दक्षिण-पूर्ष सूरत के निकट लोथल 
नामक स्थान की 953 ई० में हुई खुदाई से सिन्धु-सम्पता के विलुप्त कला-वेभवः 
का पता चला है । यहाँ हड़प्पा जेसे मिट्टी के बतेन, मिट॒टी के खिलौने, पशुम्रों 
की मूतियाँ, रग-बिरगे मनके तथा ताम्रनिभित बहुत-सी सामग्री उपलब्ध हुई है । 
ताँबे का बना हुआ एक सुन्दर हंस तत्कालीन ढलाई कला और उन्नत कारीगरी 
का परिचायक है। चित्रित पात्रों में खपड़े पर भ्रकित भ्रश्व, कलश पर 
रेखाकित भेड़ा, बैल, मोर, चीता शौर कुत्ता भ्रादि पशुप्रों की आकृतियाँ 
उल्लेखनीय है । इसी प्रकार मिट्टी के एक बतंन पर साँप, बतख, मोर स्‍ौर 
ताड वक्ष के सुन्दर चित्रांकन सराहनीय हैं। मुहरो पर स्वस्तिक के झतिरिक्त 
विभिन्‍न पशुभ्रो की छवियाँ भी भकित हैं । 


नृत्य श्रोर संगीत कलाएँ 


सिन्धुवासियों के कलानुराग के सन्दर्भ में नृत्य श्रौर संगीत कलाओं की 
विशेष रूप से चर्चा करनी भ्रपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदि मानव 
में नृत्य, गीत तथा मनोरंजन की प्रवृत्ति जन्मजात थी । अपने प्रस्तर-जीवन से 
कृषि-जीवन में प्रवेश करने पर उसकी यह प्रवृत्ति श्रधिक सुधरे रूप में उमर 


१6 भारतीय संस्कृति प्रोर कला 


कर प्रकट हुई । नयी कृषि योग्य भूमि मे जंगल की देवी माता की स्थापना करके 
खेतो में श्रनाज बोने तथा काटने के उपलक्ष्य में उसके समक्ष नृत्य-्गीतों का 
आयोजन आज भी झ्रादिवासी जातियों में व्यापकता से देखने को मिलता है । 
यह परम्परा नितान्त श्रादिम है। ध्ादिम मानव-समाज में खेतों की फल पक 
जाने के बाद उसको काटने से पहले जंगल की देवी माता तथा पुरखों की 
प्रेतात्मा को बलि दी जाती थी श्नौर सारी रात विभिन्‍न गाजे-बाजी के साथ 
नृत्य-गीतों का मनोरजन होता था । यह परम्परा इसी रूप में श्रागे भी जीवित 
रही । सिन्धु-सम्यता के उपलब्ध अवशेषो से उसकी पर्याप्त पुष्टि होती है । 
हडप्पा से प्राप्त एक मुद्रा मे किसी समारोह का दृश्य उरेहा गया है। उसके 
मध्य मे एक व्यक्ति ढोलवादक श्रौर उसके पास ही एक स्त्री बगल में ढोल 
दबाये खड़ी है। दूसरे समूह-दृश्य में एक पुरुष को ढोल बजाते हुए भ्ौर एक 
स्त्री को नृत्य करते हुए दिखाया गया है । सिन्धु-सम्यता के प्रवशेषो मे वीणा के 
भी चित्राकन मिले हैं, जो कि सिन्धुवासियी की सगीतप्रियता के द्योतक हैं । 
मोहेनजोदडो से प्राप्त पीतल में अ्रंकित नतंकी की पूर्ति का उल्लेख पहिले 


ही हो चुका है । 
इस प्रकार सिन्धुवासी समाज की नृत्य और समीत कलाश्रो के प्रति गहन 
झमभिरुचि का पता चलता है। 


अंगार : प्रसाधन 


सिन्घुवासियों के सांस्कृतिक जीवन की सजीव भाँकियाँ उनकी परिष्कृत 
अभिरुचि में देखने को मिलती है। इस सम्बन्ध की जो सामग्री वहाँ उपलब्ध 
हुई है, उससे ज्ञात होता है कि वे विभिन्न ऋतुग्नों मे श्रलग-प्लग वस्त्र धारण 
करते थे। सम्भवतः वे रग-विरगे होते थे श्रौर उनके रग ऋतुओ के प्रनुकुल 
धारण किये जाते थे। कुछ स्त्री-मूर्तियो के शिर पर पगड़ी बंधी हुई है । कही 
पुरुष नुकीली टोपी धारण किये हुए है । उत्खननो मे ऐसी भी सामग्री प्राप्त हुई 
है, जिससे सिन्धुवासियों मे केश-विन्यास के प्रति गहरी भ्रप्निरुचि प्रतीत होती 
है। स्त्रियो मे शिरोभूषा और केश-सज्जा का विशेष अनु राग था। इस सामग्री 
में कधघो-शीशो के भी अ्रवशेष मिले हैं। उनके झ्राधार पर कहा जा सकता है 
कि स्त्रियाँ सम्मवतः बीच से माँग काढकर चोटियाँ करती थी । चोटी को श्रनेक 
क्षत्तों में लपेटकर सम्मवत: जूड़ा बाँधा जाता था। उपलब्ध मातृदेवी की 
मूर्तियों के शिर पर कुल्हाड़ी जंसी वस्तु की घारण-क्रिया कोई शिरोभूषण या 


सिनन्‍ध सम्मता का युग 7 


अलंकरण प्रतीत होता है | स्त्रियों के भ्रतिरिक्त पुरुषों में मी केश-सज्जा के प्रति 
अनुराग था। वे दाढ़ी-मूछो को संवार कर रखते थे भौर बालों को बीच में 
काहकर पीछे की भोर बांध देते थे । दाढ़ी कटी भी होती थी, जैसा कि 
मोहेनजोदड़ो से प्राप्त पुरुष के घड़ से स्पष्ट है । 

केश-सज्जा शोर वस्त्रानुराग के साथ-साथ सिन्धृवास्ियों में प्रसाधनप्रियता 
तथा आझ्राभूषणो के प्रति गहन प्रभिरुचि का पता चलता है । हड़प्पा की खुदाई 
में कुछ छोटे-छोटे पात्र भिले हैं, जिनमे काले रंग का कोई पदार्थ था | विद्वानों 
का प्रनुमान है कि यह पदार्थ काजल ही था, क्योकि खुदाइयों मे काजल लगाने 
की शलाकाएं भी प्राप्त हुई हैं। घोंघे, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे-छोटे पात्र 
उपलब्ध हुए हैं, उनका परीक्षण करने पर विद्वानो का यह मी कहना है कि उन 
पर चूर्ण (पाउडर) तथा सिन्धुर भ्रादि प्रसाधन-सामग्री रखी जाती थी। 

सिन्धुवासियों का श्रभूषणो के प्रति सर्वाधिक अनुराग देखने को मिलता है, 
जिसका पुष्ट प्रमाण मोहेनजोदड़ो की नृत्यांगना है, जो गले तथा हाथो में विभिन्न 
श्राभूषण धारण किये हुए है । समय-समय पर की गयी खुदाइयों से श्राभूषणों के 
विभिन्‍न प्रकार के बहुसंख्यक नमूने प्राप्त हुए हैं । उनमें कण्ठह्ार, कर्णफूल, 
हँसली, मुजबन्ध, कड़े, अ्रंगूठियाँ, छल्ले, करघनी, पायजेव भौर हार भ्रादि 
अलंकरणो के नमूनों की भ्रधिकता है। वे विभिन्‍न घातुओं तथा पदार्थों से निर्मित 
हैं । उनके सृक्ष्म शिल्प एवं कारीगरी से सहज ही यह विश्वास होता है कि 
तत्कालीन शिल्पी या कारीगर भ्रपनी कला मे अत्यन्त कुशल थे । 


सनोयिनोद 


सिन्धुवासियों के मनोविनोद के भी कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए है । वे मछली 
तथा भ्राखेट मे रुचि रखते थे । खुदाइयो में संगमरमर तथा अ्रन्य पदार्थों से 
तिमित गोलियाँ भी मिली हैं। उन्हें सम्मवत: खेलने के काम में लाया जाता 
था । इसी प्रकार मिट्टी-प्रस्तर की छोटी-छोटी उपलब्ध शिवलिगनुमा गोटियाँ 
सम्मवत:ः तत्कालीन शतरंत्र के प्यादे थे । वहाँ के निवासियों की पाँसा खेलने 
मे भी रुचि थी । वहाँ हाथीदाँत, पत्थर तथा मिट्टी के बने हुए अलकृत पसि खेल 
मे प्रयोग होते थे । पाँसा-क्रीड़ा को यह परम्परा उत्तरोत्तर प्रघिक व्यापक एवं 
लोकप्रिय होती रही । 
शिक्षा 


सिन्धुवासियों के सस्कृत एवं परिष्कृत जीवन का परिचय उनके विद्यानुराग 
के हारा प्राप्त होता है। खुदाइयों से प्राप्त बहुसंख्यक खिलौनों से विदित होता 


78 भारतोय संस्कृति भो.. कला 


है कि खेल-कूद के भतिरिकत वे बाल-शिक्षा के भी साधन थे। वहाँ ऐसी भी 
लकड़ी की तस्तियाँ मिलो हैं, जिन पर सम्मवत: कलम का प्रयोग होता था। 
वहाँ के सुनियोजित भवनों, नालियो एवं मार्गों, नगरों भादि के प्राघार पर 
ज्ञात होता है वास्तु तथा स्थापत्य के प्रति उनका ज्ञान उन्नत था। भोषषि, 
विज्ञान, ऋतुशान, ज्योतिष विज्ञान, जादृ-टोना, विभिन्न प्रकार की ललित 
कलाएँ, शिल्प श्रौर व्यवसायो को देखकर यह मानमे के लिए बाध्य होना पड़ता 
है कि तत्कालीन जन-जोवन शिक्षित था । 


सिनन्‍्त्‌ लिपि 

लिपियों का जो स्वरूप भ्राज विद्यमान है, प्पनी भ्ारम्भावस्था मे वह 
इससे सर्वथा भिन्न था। इस प्रकार की जिन विभिन्‍न लिपियो का विद्वानों ने पता 
लगाया है वे रज्जुलिपि या ग्रन्यलिपि, भावप्रकाशनलिपि, चित्रलिपि, रेखालिपि, 
अ्क्षरलिपि श्रौर व्यंजनमूलक लिपि है। इन लिपियो में चित्रलिपि का व्यापक 
एव बहुल प्रयोग देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आ्रादिम मानव 
समाज में चित्रलिपि द्वारा विचाराभिव्यक्ति के कुछ नियम या संकेत निर्धारित 
थे। उदाहरण के लिए कुछ चित्र-सकेत ऐसे थे, जिनसे केवल मूत्ते पदार्थों का 
हो बोध होता था; किन्तु कुछ रेखांकित सकेत ऐसे थे जिनसे केवल श्रमुर्त पदार्थ 
ही ग्रहण किये जाते थे । इस प्रकार विन्र-रचना द्वारा विचार-प्रकाशन की यह 
पद्धति इतनी भ्रधिक विकसित हुई कि भिन्‍न-मिस्न संकेतो द्वारा विचार- 
विनिमय के विभिन्‍न सकेत निश्चित हुए। ये चित्र-सकेत वृक्ष की छाल्रो, जीव- 
जन्तुप्रो के धर्मो', हडियो, सीगो भर दांतो आदि श्रनेक प्रकार को सामग्री पर 
भ्रक्रित किये गये । उदाहरण के लिए दो मिले हुए हाथो का सकेत मित्रता का 
बोघक माना गया। इसी प्रकार विवाहिता स्त्री के अर्थबोध के लिए भाड़, 
भन्धकार के लिए वृक्ष के नीचे सूर्य, स्नेह के लिए स्त्री तथा पुत्र, प्यास के लिए 
जल की और भागते हुए पशु श्रादि के चित्रांकित सकेत निर्धारित किये गये । 

सिन्धु-लिपि श्रब तक पढ़ी नही जा सकी है, जिसके कारण सिन्धु-सम्यता 
से सम्बन्धित भ्रनेक तथ्य अ्ज्ञातावस्था में हैं। उसके सम्बन्ध मे श्र तक केवल 
इतना ही ज्ञात हो पाया है कि वह चित्रप्रधान है भ्ौर बाये से दायें हाथ 
की ध्लोर लिखी जाती थी। उसमे कही तो वर्णों का प्रयोग हुआ है श्रौर 
कही-कही चित्रों के सकेत द्वारा मावामिव्यक्त किया गया है। उपलब्ध सामग्री 
का प्रनुशीलत करके विद्वानों ने सिन्धु-लिपि के लगमग 400 वर्णों का पता 
लगाया है । किन्तु इन वर्णों की पहचान भ्रव तक नही हो पायी है । 


'सिन्धु सम्यता का युग 79 
सिन्धु संस्कृति पर वेदिक संस्कृति का रिक्थ 


सिन्धघाटी की यह इतनी व्यापक, सम्पन्न एवं उन्नत संस्कृति एकाएक 
वियावान नगरों, विष्वस्त मन्दिरों तथा विनष्ट दुर्गों में परिणत हो गयी । 
इतना सुखी, सुसम्प एवं शक्तिशाली बृहद्‌ जन-समाज विच्छिन्न एवं विधटित 
होकर सदा के लिए अस्त तथा घ्वस्त हो गया और इतिहास में उनकी 
सांस्कृतिक सुरभि ही एकमात्र शेष रह गयी | किन्तु उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति के लिए भ्रार्य उत्तरदायी एवं दोषी नहों थे। उनके विनाश के प्रनेक 
ऐतिहासिक साक्ष्य सिन्धुवासियो की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
झाज भी जीवित हैं । 


बाहरी देशो से विभिन्न प्रजातियों एवं कबीलो के श्रागमन से समय-समय 
पर इस भारत भूमि में जो संघर्ष श्रौर संग्राम हुए उनका प्रभाव ऋग्वेद के 
अनेक स्थलो पर परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के इन सनन्‍्दर्भों का विश्लेषण 
करने पर विदित होता है कि सिन्धु और ऋ्व॑दिक संस्कृतियों के निर्माता 
दो विभिन्न समाज एक ही समय इस भारत भूमि पर पअ्पने प्रस्तित्व-विस्तार 
के लिए निरन्तर क्रियाशील थे । श्रतेक वर्षों तक दोनो में प्रतिस्पर्धा चलती 
रही; किन्तु अन्त में वंदिकों की ही विजय हुई । यद्यपि भ्रनेक कारणों से 
समय-समय पर उनके पारस्परिक घोर सघर्ष मी होते रहे; किन्तु साथ ही 
उनमें सास्कृतिक श्रादान-प्रदान भी होता रहा। एक की उन्नत एवं प्रशस्त 
उपलब्धियो को ग्रहण करने में दूसरा सतत सक्रिय रहा | इस आ्रादान-प्रदान 
के फलस्वरूप प्रार्य॑ सीमाग्रों के सुदूर भीतरी भागो तक सिन्धुवासियों की 
सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव रहा, और ठीक यही स्थिति सिन्धुवासियों के 
लिए वैदिक आर्यों की सास्कृतिक उपादेयता के सम्बन्ध मे भी रही । 


दोनो के सांस्कृतिक उदय के इतिहास पर विचार करने पर विदित होता 
है कि जिस समय भू-मध्यसागरीय प्रजाति से सम्बद्ध द्रविड-जन मोहेनजोदडो 
की सभ्यता का निर्माण कर रहे थे, उस समय भारत के मूल निवासी श्रार्य 
नव पाषाणयुगीन सभ्यता मे थे। वेदों के भ्रनेक स्थलो से सकेत मिलते हैं 
कि वेदिक श्रार्यों ने सिन्धुवासियों पर शासलत किया और उनको अपनी 
संस्कृति से प्रभावित किया । श्रार्यों ने सिन्धुवासी श्रपने शत्रुओं के लिए 
निन्‍्दावाचक शब्दों का प्रयोग किया श्र उन्हें अ्रसहिष्णु तथा निनध प्राचारो 
आला बताया । 


20 भारतीय संस्कृति ध्ौर कला 


सांस्कृतिक श्रादान-प्रदात के होते हुए भी सिन्धुवासियों भौर वैदिकों 
का बेर-विरोध निरन्तर उग्र होता गया । प्रपने-अपने श्रस्तित्वअसार भ्रौर 
प्रभुत्व-स्थापना की पारस्परिक होड़ ने दोनों को युद्ध के लिए आमने-सामने 
खड़ा करने के लिए बाध्य किया । 

गंगा-यमुना का द्वाबा दोनों संस्कृतियों के पक्षघरों की विभाजन-रेला थी । 
सरस्वती, दृषद्वती, सरयू, राप्ती ग्लौर रावी नदियों की घाटियो पर वदिकों 
का भ्राधिपत्य था। उनका प्रभाव पश्चिमोत्तर काश्मीर से लेकर राजपूताना, 
मध्यमारत (विस्ध्याचल पर्वत) झ्ौर पूर्व में गण्डक (सदानीरा) तक फला 
हुआ था। मध्यभारत पर प्रसिद्ध वैदिक राजवशो कुरुप्रो भोर पांचालो का 
प्रभाव था । उधर समस्त सिन्धु-धाटी भ्रौर उत्तर-पश्चिम सीमांचल 
सिन्धुवासियों के श्रघिकार मे था । 


प्रार्यों ने जब उत्तर-पश्चिम मे अपना विस्तार किया तो उन्हे सिन्धु-घाटी 
के झ्नाये पणि लोगो से कठिन संघर्ष करना पड़ा था । ये पणि जन सिन्धु-घाटी 
की वाणिज्यप्रधान समृद्ध सभ्यता के निर्माता थे । यास्क (700 ई० पूर्व) ने 
“निरुक्त! (६१२७) मे जिनका उल्लेख इसी रूप में किया है। उत्तर-पश्चिम 
में उपलब्ध सामग्री से भी इस तथ्य की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। यह 
समृद्ध सम्यता सिन्धु-उपत्यका के अनेक नगरों में फैली हुई थी । इस नगरों 
में सुनियोजित सुदृढ़ पणियो के प्रमुत्व का इन्द्र ने उन्मूलन किया था, जिससे 
कि उन्हे 'पुरन्दरर इस पदवी से विभूषित किया गया (ऋग्वेद 
१०।१०३।३; २०१६७) । 

परम्परागत पारस्परिक श्रस्तित्व-विस्तार की लिप्सा से भारत सम्राद्‌ 
सुदास का दासो, दस्युओ और निषादों से मयकर सग्माम हुआ, जिसमें 
व्यापक रूप से रक्‍्तपात हुआ । ऋग्वेद का वृचिवत्स, जो कि हड़प्पा 
(हरियूपिया) का शक्तिशाली शासक था, दशराज्ञ (दस श्रायं संम्राटो) के 
भीषण युद्ध मे मारा गया । इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद (७३३।२; ५॥८३।८) 
के प्रनेक सन्‍्दर्मों में हुआ है । यह युद्ध उत्तर-पश्चिम में बच्चे हुए लोगो और 
ब्रह्मावत के श्रायों के बीच हुआ था । इस ऐतिहासिक युद्ध मे भाग लेने वाले 
सिन्यु नदी के पश्चिम मे बसे पचजनो--अलिन (वर्तमान काफिरिस्तान), पक्‍थ 
(वर्तमान पल्तुन), मलान (बोलन दरें के निवासी), शिव (सिस्धु निवासी) 
झौर विषाणिन्‌ का नाम मुख्य है। इनके अतिरिक्त सिन्धु के इस पार भ्रनु, 
परह्म, तुबंश, यदु भौर पुर नामक पंचजन मी उसमे सम्मिलित थे । यमुना: 


सिन्धु सम्फ्ता का युग 2॥ 


नदी के तट पर अवस्थित भ्रार्येतर ब्रज, शिन्रु श्ौर यक्षु लोगो ने भी अपने नेता 
भेद के नेसृत्व मे इस युद्ध में माग लिया था। प्न्य श्रार्यंतर राजाझो मे शिम्यु 
का नाम भी उल्लेखनीय है। इसी प्रकार कवश, शम्बर और बंकरणरथ 
झ्ादि राजा भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे । 


दासराज-संगठन के नेता महृषि विश्वामित्र और प्रतिपक्षी राजा सुदास 
के सैनिक संगठन के नेता मह॒षि वशिष्ठ तथा भझनु शभ्रादि पचजनों के नेता 
महर्षि भूयु थे । 


इस महायुद्ध मे मरतो के राजा सुदास विजयी हुए श्रौर उन्होंने सर्वे 
प्रथम मारत भुमि पर प्रमृता-सम्पन्न साम्राज्य की नीव डाली । यद्यपि यह 
युद्ध शक्ति-परीक्षण एव प्रमुत्व की लिप्सा से हुआ था, तथापि उससे वैदिक 
मारत की सास्क्ृतिक गरिमा को विस्तृत होने का सुथोग प्राप्त हुआ | इस 
युद्धविजय के बाद भारत में ओऔपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ 
ही भारतीय सस्क्ृति के भावी विकास की भूमिका का स्थिर श्राघार भी 
तैयार हुआ । 


प्रायं-सस्कृति के उन्‍तायकः लोगों का सिन्धु-सम्यता के उन्‍नायक लोगों 
से सर्व प्रथम श्रामना-सामना पंजाब में हुआ । लगभग 300 ई० पूर्व में श्रार्य 
लोग पजाब मे प्रविष्ट हुए। इन्द्र के नेतृत्व में युद्धकुशल व श्रश्वारोही भ्रायों 
ने सिन्ध॒ुवासियों पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त की। उन्होने 
सर्व प्रथम पजाब पर विजय प्राप्त की झौर तदनन्तर सुदूर गगा के मेंदान पर 
अपना अधिकार कर अपनी वीरता तथा श्रेष्ठता का डंका बजाते हुए अमूर्तिपूजक 
खानाबदोस सम्यता को मूर्तिपुजक श्रेष्ठ सस्कृति में परिवर्तित किया | 


झ्रार्यों का यह विजय-विस्तार एक साथ दो दिशाओं से हुआ । उनकी 
एक शाखा उत्तरी भारत की नदियों का अनुसरण करती हुई हिमालय की 
पहाडियो की ओर अग्रसर हुई और दूसरी शाखा ने दक्षिण की श्रोर प्रयाण 
किया । वे जहाँ-जहाँ से श्रागे बढ़े, वहाँ-वहाँ उन्होने श्रपने प्रभुत्व को स्थापित 
किया । झ्रार्यों की इस विजय-विस्तार के परिचायक उपकरण मस्की, मैसूर, 
मध्य मारत और सुदूर दक्षिण तक फंले क्षेत्र में उपलब्ध हुए है। इन उपलब्ध 
उपकरणों मे पकायी गयी मिट्टी की इंटे, बतंन तथा भूर्तियाँ; पालिश किये गये 
पत्थर के श्रौजार, मनके और शंख की वस्तुएं, मुहरो की छाप से अ्रकित 
चित्रथुक्त मिट्टी के बर्तत और पकायी गयी मिट्टी की पुरुषाकृतियाँ आदि 


424 भारतीय संस्कृति शोर कला 


सम्मिलित हैं। यह सामग्री प्रागैतिहासिक तथा पुरा-ऐतिहासिक दोनो युग्ों 
से सम्बन्धित है। उसके श्रध्ययन से विद्वानों ने यह प्रनुमान लगाया है कि 
कि प्रायों की उद्योगप्रधान सस्क्ृति का विकास श्रौद्योगिक प्रयोजनों से रोम, 
अरब, फारत तथा मिस्र तक व्याप्त हुआ | यहाँ तक कि योरोप तक उसका 
प्रसार हुआ । इस रूप मे मारत के साथ इन सुदूर अरब-सागरीय तथा 
भूमध्यसागरीय देशों के सांस्कृतिक झ्रादान-अदान हुए । योरोप को घातु-प्रयोग 
का ज्ञान, कृषि-उत्पादन की विधि तथा पशुपालन का ज्ञान और धार्मिक 
शूजा-पद्धतियों की प्रेरणा पूर्वी देशों से ही प्राप्त हुई। 


छह/सिन्धुवासियों और बेदिकों का सांस्कृतिक समन्वय 


वेदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि 


प्राय॑ और प्रार्येतर दोनों मारतीय संस्कृति के जनक थे । संस्कृति की जो 
विपुल एवं समृद्ध थाती झ्राज भारत को उपलब्ध है, उसके निर्माण में श्रार्यों 
तथा भ्रार्यतर जातियों का समान योगदान रहा है। वेदों से लेकर "रामायण, 
'महाभारत और पुराणों तक भारतोय सस्कृति की उन्नायिका इन जातियो की चर्चाएँ 
ग्रनेक रूपो मे बिखरी हुई हैं। ऋग्वेद (६।२०११०; २५॥११२ भ्रादि ) तथा 
श्रथवंवेद (४॥२०।४,८) मे श्रार्यो को शुद्रो तथा दासो का विरोधी कहा गया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि शुद्रो की गणना झ्रायों मे नही की जाती थी । पग्रथर्व॑वेद 
(१६।३२।८) के सन्दर्भ मे उल्लिखित 'शूद्रार्या' से शूद्रो और आार्यों की स्पष्ट 
भिन्नता का पता चलता है। वहाँ शूद्र भौर झ्रार्य का बुद्ध ब्राह्मण तथा शुद्ध के 
बीच का युद्ध माना गया है । 

परवर्ती वैदिक साहित्य मे भी भ्रायं॑ तथा श्रायेभिन्न जातियो का उल्लेख 
हुआ है | 'ऐतरेय आ्रारण्यक' (३३२।५) और 'शाखायन शआ्रारण्यक' (५।६) मे 
झार्यो की वाणी (वाच्‌) की विशेष चर्चा की गयी है। 'शतपथ ब्राह्मण” (काण्व 
शाखा ४।१।६) में प्राय के भ्रन्तगंत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य वर्णों की गणना 
की गयी है । यहाँ मी शूद्रो को श्रार्यों से पृथक्‌ माना गया है। 

आार्यो' तथा श्रार्येतर जातियो की समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध मे बेदों से 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्‍न कम-क्षेत्रो के क्‍ग्राधार पर सारा 
बेदिक राष्ट्र चार वर्गों मे विभाजित किया गया था। यज्ञ-याग करने वाला 
वर्ग पुरोहित, ब्रह्म या ब्राह्मण कहा जाता था। युद्धजीवी श्र अश्वों पर भ्रारूढ 
होकर विभिन्‍न बीहड स्थानों की यात्रा कर उन पर अपनी विजय-ध्वजा फहराने 
वाला वर्ग राजच्य, क्षत्र या क्षत्रिय कहलाया। नदी-घाटियो की उपजाऊ भूमि 
में कृषि तथा व्यापार करने बाला वर्ग विश्‌ या वैश्य कहा गया । इसो प्रकार 
आराखेटक, मछए और घरों पर दासवृत्ति करने वाला वर्ग दस्यु, दास या शूद्र 
वर्ग में परिगणित किया गया । 


24 भारतीय संस्कृति शोर कला 


समाज का यह वर्ग-विभाजन कमतुगत था। लोग कर्मातुरूप समाज 
मे प्रपना पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तित्व बना चुके थे; फिर भी जातियों के रूप में उनका 
न तो मान्य विभाजन हुप्ला था, और न उनके विवाह-सम्बन्धों की सीमाएँ ही 
निश्चित हुई थी । कर्म-क्षेत्र की स्वतंत्रता के कारण वे एक वर्ग से दूधरे वर्ग में 
जाने-प्राने तथा अपनी उन्नति करने के लिए स्वतत्र थे। कभी-कभी उनमे 
पारस्परिक विवाह तथा संधर्ष मी हो जाया करते थे; किन्तु राष्ट्रीय हितों पर 
उनका कोई दुष्प्रमाव परिलक्षित नही होता था । 


कर्मों द्वारा उच्चत्व प्राप्त कर दास, दस्यु, निषाद भौर शुद्र श्रादि भा्येतर 
जातियो एवं च्युत श्रा्यों को आयंत्व की समुल्तत श्रेणी प्राप्त करने की पूर्ण 
स्वतंत्रता थी। राष्ट्रीय स्तर पर श्रायोजित होने वाले वंदिक यज्ञी तथा बृहत्‌ 
सामाजिक आयोजनों मे उन्हें भ्रायों की ही माँति सम्मिलित होने का भ्रधिकार 
था । वे स्वयमेव यज्ञों का श्रायोजन कर सकते थे । इस रूप मे वेंदिक भारत 
प्रार्थों तथा आर्यमिन्‍्न जातियो की सम्मिलित ग्राध्यात्मिक तथा भोतिक उन्नति 
के साथ-साथ एक सर्वागीण, सार्वभौम सस्कृति का निर्माण करता हुझा 
अग्रसर था । 


वेदों तथा वैदिक साहित्य से यह भी विदित होता है कि झ्राय॑ तथा श्रार्येतर, 
दोनो वेदों का भ्रध्ययन करते थे । श्याम वर्ण श्राये बडे बुद्धिमान्‌ श्रोर तीनो 
वेदों मे पारगत थे, जब कि ग्रौरवर्ण या गेहुएँ रंग के भ्रार्य केवल दो वेदों 
को जानते थे । 

भ्रायं तथा श्रार्येतर जातियो के सम्बन्धो की चर्चाएँ 'महामारत” (४८४१) 
मे मी हुई है। महामारतकालीत समाज मे सदाचारो का भ्राचरण श्रौर 
झताचरण ही आयंत्व तथा श्रार्यमिन्तत्व (प्रनारयत्वसताचारः) की पहचान बन 
गयी थी । इस प्रकार भ्रायत्व और प्राय मिन्‍नत्व कमंगत हो गया था। आये! श्रेष्ठ 
कर्म का और भआरार्येतर' हीन कर्म का द्योतक माना जाने लगा था । 

महामारतकालीन समाज की ही माँति रामायणकानीन समाज में भी झाय॑ 
तथा ग्रार्येतर की परम्परागत मान्यताएँ पू॑बत्‌ स्थिर थी । 'रामायण' में आर्य 
सम्बोधन श्रादर्श, भ्रादर, मर्यादा, सत्य, शील श्रौर उच्चकोटि की नैतिकता के श्रथ 
मे प्रयुक्त हुआ है। “रामायण” (६।१६।६, ४४१७।३०) में मन्दोदरी रावण को 
'्रायंपुत्र तथा भ्रायें' कहकर पुकारती है, जब कि महाराज दशरथ रानी कैकेई 
को 'प्रनार्या' कहकर भत्संना करते है । इस प्रकार रामायणकाल मे श्रायंत्व भ्रौर 
भाय॑ मिन्‍्तत्व चारित्रिक गुणों पर श्राधारित हो चुका था। 'आ्राय! सम्बोधन झब ने 


सिन्धु वासियों झोर वेदिकों का सांस्कृतिक समन्वय ]25 


केवल घामिक तथा श्राध्यात्मिक उच्चता का, अपितु राष्ट्रीय गौरव का भी 
घोतक माना जाने लगा था| झायें' शब्द से सभी सम्बोधित नहीं किये जाते 
थे। जिसे भ्रार्य होने का गौरव प्रदान किया जाता था, उसे राष्ट्रीय स्वाभिमान 
की रक्षा का समुचित दायित्व वहन करना पड़ता था । 


इस प्रकार रामायणकालीन राष्ट्रीय मान्यता के श्रनुसार श्रपने समुन्नत 
कर्मों, उच्चादर्शों श्रौर सदाचारों के बल पर '“आ्रार्यत्व' का गौरव प्राप्त करने 
वाले समृद्ध एवं संस्कृत समाज का इस महान्‌ राष्ट्र की रचना तथा मानवृद्धि मे 
सर्वाधिक योगदान प्रतीत होता था । वेदिक सम्यता के निर्माता भ्रार्यों के सम्बन्ध 
में वेदों से लेकर परवर्ती श्ननेक ग्रन्थों में विभिन्‍न प्रकार के उल्लेख हुए हैं । 
वे स्‍्वमाव, गुण, कर्म श्रौर परम्परा की दृष्टि से द्रविड सम्यता के निर्माताओं 
से सर्वथा भिन्‍न थे। दास, दस्युझ्नों के विपरीत वेदिक सम्यतानुयायी प्राय 
गौरवर्ण तथा नीली अ्राँखो के थे। उनकी नासिका नुकीली नही थी । शक्तिशाली 
होने के भ्रतिरिक्त वे उच्चकोटि के घुडसवार और प्राख्ेटप्रिय थे । भारत भूमि 
पर उन्होने अपनी सम्यता का निर्माण कर स्वयं को प्रतिष्ठित किया और उसे 
सप्तसिन्धु (सात नदियों की भूमि) नाम से प्रभिहित किया । 


वस्यु : दास : ब्रात्य 


झ्रार्यो के विरोधी दस्थुप्रे, दासों प्रौर व्रात्यों की भी प्राचीन साहित्य मे 
बहुविध चर्चाएँ हुई है। वे किस मानववश से सम्बद्ध थे श्रौर इस राष्ट्र के निर्माण 
मे उनका क्‍या योगदान रहा, इन बातों पर विचार करने के उपरान्त ही प्रार्य 
तथा भ्रार्येतर जातियो की भिन्‍नता श्रघिक स्पष्ट रूप से प्रकाश में श्राती है | 
उक्त सन्दर्भो से विदित होता है कि वेदों से लेकर महाकाव्यो तक सर्वत्र ही 
ग्रायेत्व भ्ौर श्रायंमिन्तत्व का विभाजन जातीयता के ग्राघार पर नहीं हुमा 
है । एक ही बृहत्‌ समाज के जिन लोगों ने वेदिक परम्पराप्रो के प्रनुरूप 
अनुकरणीय उच्चादर्शों की स्थापना की वे श्रार्य श्रौर जिन लोगों ने उनका 
विरोध कर श्रपनी स्वतन्त्र परम्पराशो का प्रवतंन क्यावे दस्यु, दास तथा 
बत्य कहलाये । श्रायं-विरोधी होने के कारण ही उनकी श्रार्यतर जातियो मे 
परिगणना हुई। ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर श्रार्यों तथा दासो, दस्घुओ भौर 
ब्रात्यो के विरोध, संघर्ष प्ौर द्वेष-माव का व्यापक रूप से उल्लेख हुआा है। 


ऋग्वदिक भारत मे दस्युग्नों का प्रभावशाली एवं पराक्रमी व्यक्तित्व प्रकाश 
में श्राचुका था।. ऋगेद (१।३४७; २।१२।६ भादि) के प्रनेक मंत्रों में 


]26 ह भारतीय संस्कृति शौर कल# 


दस्युओं का उल्लेख मानवीय तथा प्रमानवीय शत्रुप्रों के रूप में हुआ है । वे 
गौरवर्ण प्रार्यों से मिल्‍म श्यामवर्ण भ्रादिवासी थे । ऋग्वेद के एक मंत्र (१०। 
२१।८) में झ्रा्यों द्वारा इन्द्र की स्तुति करते हुए लिखा गया है कि वे इन कृष्ण 
वर्ण, समरहित प्रायंशत्रप्नो का, जो चारो श्रोर फैले हुए हैं, विष्वस करे । भ्ार्यों से 
उनकी कतिप्रय कारणों से धोर शत्रुता थी। आर्य मनीषियो ने उन्हे यज्ञ न 
करने वाला (प्रयज्वनू, ग्रयण्जू, प्रक़तु:), सस्कारहीन (प्रकमंन्‌, भ्रश्नह्मन ); 
देवमक्ति से रहित (भ्रश्रह्म निष्ठ); वेदिक नियम-व्यवहारों को न मानने वाला 
(भ्न्नत, प्रन्यव्रत) और देवों से घुणा करने वाला तथा देवताप्रो की पूजा ने 
करने वाला (अ्रदेवयु.) कहा गया 'है। ऋग्वेद (५।२९।१०) के एक भ्नन्‍्य 
स्थल पर उन्हें चपटी नासिका वाला (अ्रनास) भ्ौर क्ररमाषी (मृ्नवाच्‌) 
कहा गया है। भपने देव-मित्रो के कहने पर इन्द्र ने तीस हज़ार दस्युओ का 
धघ किया, एक सहस्त्र को बन्दी बनाया तथा दष्यच और मातरिश्वन्‌ के लिए 
इस्युप्रों से गोष्ठों को छीना । इसीलिए इन्द्र को 'दस्युहन्‌' नाम दिया गया । 


ऐतरेय ब्राह्मण' (३३।६) मे भ्रन्श्र पुण्डू, शबर, पुलिन्द प्रौर मृतिव श्रादि 
दस्पु-जातियो का उल्लेख हुम्ना है । इसी ब्र ह्ाण-प्रन्थ (७१५) में इन जातियो 
को विश्वामित्र ऋषि की सन्‍्ताने कहा गया है, जो कि ऋषि पिता के शाप 
से पतित होकर दस्युप्रो मे परिगणित हुए । 'मनृस्तृति' (१०४५) मे कहा 
गया है कि अ्राचार-अ्रष्ट ब्राह्म ो, क्षत्रियो और वैश्यों से निर्गत (आार्यावतें की ) 
श्रायंभाषी जातियाँ और (भश्रार्यावर्त) से बाहरी म्लेच्छ भाषा-माषी जातियाँ 
दस्यु नाम से कही जाती है। दस्युप्रों के प्रन्तगंत चाप्डाल, श्वप्ाक और 
इतर निम्नतम जातियों को परिगणित किया गया है। बे शुद्रों से प्रथक्‌ श्रौर 
हीन थी। 'मनुस्मृति” (१०४३-४४) के समय तक पौण्ड़ू, भरौण्डू, द्रविड, काम्बोज, 
पवन, शक, पारद, पह्चेक, चीन, किरात, दरद भर खश--ये सब क्षत्रिय 
जातियाँ वेदिक सस्कारो से च्युत होकर शूद्रत्व को प्राप्त हुईं भ्रौर दस्युओ 
में जा मिली । 

दासो को दानवी अभ्रकृति का आयंशज्रु कहा गया है। वे भी काले वर्ण 
(कष्णत्वच्‌ू) थे (ऋग्वेद ११३०८ प्रादि) । दस्युओ्रों की भ्रपेक्षा दास भ्धिक 
शक्तिशाली और सगठित थे। उनके सुदृढ़ लोह-दुर्ग (श्रायसीः पुर:) थे और 
वे कबीलो (विश:) मे रहते थे। प्रायों ने उन्हें पराजित कर प्रपना सेवक 
बनाया श्रौर उनकी पत्नियों को दासी रूप भे रख लिया । भाय॑-शत्रु प्रमुख 
दासों में बल, दधीक, रुधिका, इलोविश, चुमुरि, घुनि, शुष्ण, विप्रु, व्चिक्‌ 


सिन्घुवोसियों भ्ौर बेदिकों का सांस्कृतिक समस्वय [श7 


झौर शम्बर का नाम प्रमुख है। शम्बर ने स्वयं को 'दिवक' के रूप में विश्रुत 
किया था। उसके लगभग सौ सुदृढ़ दुर्ग थे । 

दासों में एक वर्ग ऐसा भी था, जिसने बार-बार पराजित होते पर भी 
झायों की भ्धीनता स्वीकार नही की थी। वे पव॑तो में छिपे रहे भौर वही से 
प्राक्रमण करते रहे। उनमें कुछ तो दक्षिण-पश्चिम चले गये, जहाँ उन्होंने 
झपने स्वतत्र साम्राज्य स्थापित किये भ्रौर श्रपनी सस्क्ृति तथा परम्पराप्नो को 
उजागर किया । 

मनुस्मृति' (5१४-१७) में दासो की सात श्रेणियाँ बतायी गयी हैं-- 
घ्वजादुत (युद्धबन्दी ), भक्तदास (भ्रन्नदास), गृहुज (दासी माता से उत्पन्न सन्‍्तति), 
क्रीत (खरीदा हुझा), दत्रिम (बाहर से दहेज श्रादि में दिया गया मृतक), 
पेतृक (पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त दास) श्रौर दण्डदास (ऋणमुक्ति के लिए 
स्वीकृत दासवृत्ति) । 

बतंमात 'मनुस्मृति' के निर्माणकाल (ई० पूर्व तीसरी शती) तक शार्येतर 
श्रेणी में परिगणित विभिन्न संस्कारच्युत जातियों एवं कबीलो के लोगो की 
स्थिति समाज में स्वेथा बदल गयी थी | जन-सामान्य की दृष्टि मे वे गिर गये 
थे और उतसे लोग घृणा करने लगे थे । 'मनुस्मृति' (१०।५१-५६) मे लिखा 
हुआ है कि प्रार्यतर लोग खानाबदोश तथा घुमन्तू थे। वे गाँवों के बाहर 
श्मशान भूमि, चेत्य वृक्ष, जगल तथा पर्वतों मे निवास करते थे । बे टूटे-फूटे 
पात्रो का प्रयोग करते थे । कुत्ते और गधे उनके एकमात्र धन थे। वे मृत 
व्यक्तियों के वस्त्रो से अपना शरीर ढकते थे । बची हुईं जूठन उन्हे मोजन के 
लिए दी जाती थी । शरीर पर वे लोहे के आभूषण घारण करते थे। रत्रि 
में उनका ग्राम-प्रवेश निषिद्ध था। वे गाँवों मे किसी का्यंवश ही प्राते थे । 
लावारिस शवों को ढोने का काम भी उन्हीं से लिया जाता था। मृगया 
उनकी श्राजीविका थी। न्यायालय में उनकी साक्षी मान्य नहीं थी । 

दासों तथा दस्युग्रो के भ्रतिरिक्त ब्रात्यों को भी प्रार्येतर श्रेणी मे परिगणित 
किया गया है । किन्तु दास, दास्युओ की भाँति भ्रायं-शत्रु नही थे और समाज में 
भी बहिष्कृत नहीं थे । ऐसा प्रतीत होता है कि व्रात्य मूलतः झाये-शाखा से ही 
सम्बद्ध थे भौर विचारों तथा कमं-पद्धति में मिन्‍्नता के कारण वे श्रार्यों से 
झलग हो गये थे, भ्रथवा प्रायों ने उनको बहिष्कृत कर दिया था। इस प्रकार 
के जाति-बहिष्कृतों की चार श्रेणियो मे ब्रात्यों को हीन कोटि में रखा गया है । 
इन हीन कोटि ब्ात्यों के भी दो वर्ग थे झार्येतर और च्युतझ्नाय (गराबिर) । 
आार्यभिनन ब्रात्य वे थे, जो दासों तथा दस्युमो से कुछ मिन्‍त, किन्तु झायों के कम 


३28 भारतीय संस्कृति श्चौर कला 


विरोधी थे । चयुत्‌-बात्य वे थे, जो संस्कार-ध्युत्‌ होकर भागों द्वारा बहिष्कृत कर 
दिये गये थे। वे ब्राह्मण-संस्कृति में प्रस्तात थे । जो ब्रात्य बाद में ब्राह्मण-संस्क्ृति 
में दीक्षित हो गये उन्हें दीक्षितवाच्‌ (संस्कृत भाषा-माषी) कहा गया है । 


ब्रात्य एक असंस्कृत आदिम वन्य जाति थी। 'पचविश ब्राह्मण” (१७।६) 
में ब्रात्यों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे सरलतापूर्वक उच्चारण की जाने 
वाली भाषा की भ्रपेक्षा कठिनता (अ्रदुरुक्त) से उच्चारण की जाने वाली भाषा 
का प्रयोग करते थे । वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे | ऐसा प्रतीत होता है 
कि ब्रात्य लोग आजीविका के लिए कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य श्रादि कार्यों 
को नही करते थे, बल्कि बनजारों जेसा खाताबदोश जीवन व्यतीत करते थे । 
संस्कारहीन तथा प्रशिक्षित होने के साथ वे भ्रक्मंण्य भी थे । सस्क्ृत या दीक्षित 
होने के बाद वे श्रार्यों की श्रेणी मे भा सकते थे; किन्तु ऐसी दशा में उन्हें अपनी 
पूरी सम्पत्ति पुरोहित को दान में दे देना पडता था। ऋग्वेद (८।४६।३२) के 
एक सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि बल्भूथ और तरुक्ष प्रमृति दास राजाओो ने एक 
संगीतज्ञ को सो गायें दानस्वरूप देकर श्राय॑त्व की श्रेणी प्राप्त की थी । 

इन श्रार्येतर दास, दस्युप्रो और ब्रात्यो से लम्बे समय तक श्रार्यों का 
शारीरिक तथा वेचारिक संघर्ष होता रहा । अन्त मे विजय भ्रार्यों की हुई । इस 
विजय के परिणामस्वरूप उम्र विरोधी दास-दस्यु श्रादि श्रार्यों के साथ घुल-मिल 
कर उन्ही के संस्कारो तथा विचारों मे एकाकार हो गये । इस प्रकार शभ्पनी 
'उदात्त सांस्कृतिक परम्पराप्रों के द्वारा इस राष्ट्र के भावी निर्माण में उनका 
भी समान योगदान रहा । 


आया श्रोर झायंतर जातियो का सांस्कृतिक समन्वय 


श्रार्यों श्रौर आर्येतर जातियो की परम्पराशो तथा विचारों का समन्वित 
रूप ही वेद है । वेद ही मारतीय सस्कृति के मूल उत्स हैं । वेदमलक होने के 
कारण भारतीय सस्कृति युग-युगों की परिस्थितियों को श्रपने विशाल भ्रन्तराल 
में समाहित करती हुई गया की उस प्रवहमान श्रजञ्न घारा के प्रमान है, जो 
प्रनेक तीर्थों तथा संगमो का निर्माण करती हुई युग-युग से इस भारत वसुन्धरा 
को सरस एव प्रेरणात्मक बनाये हुए है । 

भारतोय सस्कृति की सदा ही यह विशेषता रही है कि उसके मार्ग में 
विरोधी-प्रविरोधी जो भी बाहरी तत्त्व आये उन सब को उसने अपने भ्रांचल 
में समेट लिया । उसकी यह ग्रहणशीलता इतनी विशाल, उदार एवं सहिष्णु 


सिन्बुबासियों धौर बेदिकों का सांस्कृतिक समन्वय 99 


है कि उसके प्रति द्वेष तथा संघर्ष के उद्देश्य से श्रायी विघर्मी संस्कृतियाँ भी 
उसी मे समा गयी । इस संस्कृति ने समय-समय पर भारत में क्रायी शक, 
हण, दरद, यवन शभौर ऑस्ल झादि पझनेक जातियो के भ्राचार-विचारों को 
सफलतापूर्वक बचा लिया । 

सांस्कृतिक समन्वय का यह इतिहास श्रनेक उथल-पुथलों भ्ौर संघर्षों से 
भतुरंजित है । 

भारतीय संस्कृति के स्वरूप और विकास-क्रम का अध्ययन करने के लिए 
उसकी मूलभूत परिस्थितियो को खोजना प्रावश्यक है। मारतीय सांस्कृतिक 
परम्परा-सम्बन्धी अनेक ऐसे तथ्य है, जिन पर विस्तारपुर्वक विचार करना 
अपेक्षित है । वेद जिन बातो का इतिहास बताने मे मौन हैं, उतका समाधान 
पाने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि वेदों मे न मिलने वाली वे बातें 
उन जातियो की देन है, जो वेदों तथा वेद-पुर्वकाल से समय-समय पर बाहर 
से भारत मे प्रविष्ट हुईं । निश्चित ही उन रीति-रिवाजों श्रौर श्राचार-विचा रो 
के निर्माणक अवेदिक श्रर्थात्‌ भ्रार्यटर आदिम जातियाँ थीं। इतिहास के 
सन्दर्मों से पता चलता है कि पुरातन काल से ही भारत मे भझनेक धर्मों का 
उदय तथा श्रस्त होता रहा । समी धर्मों ने थोडे-बहुत रूप में यहाँ की संस्कृति 
को प्रभावित किया । इस देश के सांस्कृतिक अभ्युदय की दृष्टि से दो धर्मों का 
मुख्य योगदान रहा है । उनके नाम हैं प्रवेदिक (प्रारयंतर) भ्रौर वैदिक (श्रार्य)। 
इन दोनो धर्मानुयायियो की विचारधाराएँ तथा मान्यताएँ अलग-ग्रलग थी । 
बदिक परम्पराओों को मानने वाले भ्राये सख्या मे अ्रधिक थे । भरत: उन्होंने 
झ्रल्प संख्यक अवेंदिको (आ्रायंभिन्न जातियों) को नास्तिको की श्रेणी में 
परिगणित किया, क्योकि वे भ्रपनी स्वतन्त्र परम्पराओो के पोषक श्रौर वैदिक 
आचारों के विरोधी थे । इन यज्ञ-विरोधी श्रवैदिक प्रवृत्तियों का भ्रस्तित्व प्रकाश 
मे भ्रा गया था । वंदिक कमंकाण्ड को व्यर्थ बताकर उन्होने विशुद्ध मौतिक 
चिल्तन पर बल दिया। इन मभौतिकवादियों से लोकायतिकों का नाम 
उल्लेखनीय है । 


वैदिक संस्कृति को प्रभावित करने में जिन अ्रवेदिक सस्कृतियों का 

महत्त्ववूर्ण योगदान रहा उनमे लोकायतिक' संस्कृति का नाम श्रग्मणी है। बौद्धिक 

एव वैचारिक क्रान्ति के इस परवर्ती युग मे जिन लोकायतिक और जैन-बौद्ध धर्मों 

का नवोदय हुआ उनकी सूल प्रेरणा के सूत्र वेदों मे ही निहित थे। ऋषि 

विश्वामित्र वेदों की प्राकृतिक एवं पार्थिव प्रधान विचारधारा के प्रथम उन्नायक 
9 


490 भारतीय संस्कृति शोर कला 


थे। इस परम्परा को प्रशस्त करने वाले वेदोत्तरकालीन विचारकों में 
बृहस्पति, चार्वाकू, कपिल, महावीर झौर बुद्ध प्रमुख हैं । 


वैदिकों की अ्रध्यात्ममूलक संस्कृति के विरोध में नयी पराथिव या 
भौतिकतामूलक संस्कृति के विधायक बृहस्पति झौर चार्वाक्‌ ने मनुष्य को 
भधिकाधिक सुश्ली बनाते के लिए समाज को नया जीवन प्रदान किया । उनका 
-कथन था कि जिस प्रकार भी हो, सदा सूखमय एवं प्रानन्‍्दमय जीवन ब्यतीत 
करना चाहिए। उनकी दृष्दि से सर्बतोमावेन सुख-प्राप्ति ही स्वर्ग है । 
प्रात्मा, परमात्मा, ईश्वर, मोक्ष श्रादि सब व्यर्थ है। जो सामने है वही सत्य 
झौर विश्वसनीय है । 


5 


इस नवोदित भौतिकवादी संस्कृति का लोक में बड़ा प्रचार-प्रसार हुप्रा, 
जिसके कारण उसे 'लोकायत' नाम प्राप्त हुप्रा। लोक श्रर्थात्‌ जन-समुदाय 
में श्रायत श्र्थात्‌ व्याप्त । श्राधुनिक काल के विद्वानों ने इस 'लोकायतिक' 
विचारधारा को वैज्ञानिक भौतिकवाद के नाम से अ्भिहित किया । उन्होंने 
जडवाद' के नाम से उसके तात्तविक पक्ष का भी विवेचन किया है । 


इस बेचारिक स्वतन्त्रता के साथ ही उन्होंने सामाजिक जीवन को 
प्रभावित करने के लिए अपनी नयी मान्यताञ्रो को स्थापित क्या | इस रूप 
में उनका वेदिक घर्मानुयायियों से प्रत्यक्ष टकराव हुआ, जिसने आगे चलकर 
मयकर संघर्ष का रूप घारण किया | इन अवेदिक परम्पराओों के नेता असुर, 
देत्य, ब्रात्य भ्रौर दस्यु थे, जिन्होने बेदिक परम्पराश्रों के प्रतिनिधि देवताश्रों 
से कई युद्ध किये। देवासूर-संग्राम उक्त दोनों घर्मो के मतानुयायियों 
के उम्र विरोध का ही परिणाम था। इस संग्राम मे शक्तिशाली सिन्धुवासियों 
ने देवो को अनेक बार पराजित किया; किन्तु श्रन्त मे इन्द्र के नेतृत्व में ग्रा्यों 
ने उन पर बिजय प्राप्त कर ली। इस पारस्परिक सघर्ष के होते हुए भी 
सिन्धुवासी भ्रार्येतर जातियों की वैमवपूर्ण सस्कृति ने बेंदिक सस्कृति को भ्रपनी 
स्वस्थ विरासत देकर परिपुष्ट किया। वेदिको ने उसे अपने प्रादर्शों से सुमस्कृत 
करके ग्रहण किया । रुद्र या शिव भ्रसुर जाति का एकमात्र उपास्य देव था । 
वैंदिको ने उसको स्वीकार किया । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अ्रवेदिको की 
उस परम्परागत देन को वैदिकों ने ठीक उसी रूप में स्वीकार वही किया, अपितु 
उसको शअपने श्रनुरूप बताकर मान्यता प्रदान की । इस प्रकार उपासना श्ौर 
व्यवहार के क्षेत्र से भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो का उदय वेदो ही मे हो चुका था । 


सिल्चुवासियों झोर बैदिकों का सांस्कृतिक समस्वय १8] 


प्रथवंवेद मे जादू-टोना, तंत्र-मंत्र; मारण-मोहन-उच्चाटन आदि विषयों 
का जो समावेश है, निश्चित ही वह अवैदिकों की देन थी । प्रथर्व वेद की वैदिक 
सस्कृति से सिन्धुवासी भ्रवंदिको ने तांत्रिक तथा ऐन्द्रजालिक विद्याश्नो को 
सीखा । बेंदिक युग मे ही' ऐसे समाज का उदय हो चुका था जो परम्परागत रूढियो 
का विरोधी था। यह वर्ग ब्रात्यों का था, जो ऐन्द्रजालिक विषयों के विशेषज्ञ 
थे। ब्रात्य शार्यों की ही एक शाखा थी, जो कि वेदिको से भतमेद होने के कारण 
प्रलग हो गये थे । इन श्रवेदिक श्रार्यों (ब्रात्यो) ने बैदिक सस्कृति को नयी 
मान्यताएँ प्रदात की । उन्होने जाति तथा वर्ण-मेद की विषमताश्रों को दूर करने 
में बड़ा योगदान दिया । आरारय-आरार्यभिन्न और स्वामी-दास के बीच का वर्ग -मेद 
दूर करने के लिए उन्होने पुरानी रूढ़ियों के प्रति तीब्र आक्रोश श्रौर 
अ्रसमानता के प्रति विद्रोह का श्रभियान चलाया। इस नये सामाजिक 
प्रमियान ने उत्तरवर्ती वेदिक समाज को समानता के स्तर पर लाने में सहायता 
की । इसमे सफलता इसलिए भी मिली, क्योकि इससे पूर्व देवासुर-समग्राम के 
भयकर परिणाम वे देख चुके थे | देवासुर-संग्राम की व्यापक विनाशलीला ने 
परवर्ती परिस्थितियों को बहुत प्रभावित किया | पुराणों में विरोध तथा संघर्ष 
की श्रपेक्षा पारस्परिक सदभाव एवं स्थिरता का वातावरण देखने को मिलता 
है । यही कारण था कि बेदिकों द्वारा मान्य देवताभो की सूची पुराणों में 
परिवर्तित रूप में प्रस्तुत की गयी । उदाहरणाथथ मित्र, वरुण, पूषा, भग झादि 
बेदिक देवताग्रों का परवर्ती पौराणिक युग से कोई भ्रस्तित्व नहीं था। वेदों का 
सर्वाधिक प्रमावशाली देवता इन्द्र पुराणों में गौण हो गया । इसके भ्रतिरिक्त गणेश, 
शिव, विष्णु श्रादि जिन श्रनेक देवताओों को वेदों मे गौण स्थान प्राप्त था 
अथवा जिनका प्रस्तित्व ही नही था, उनको पुराणों मे प्रमुख स्थान दिया गया । 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता रुद्र के क्रोधी एवं मयकर स्वरूप का ही वेदों मे उल्लेख 
हुआ है । पुराणों मे उसका रूपान्तर शिवरूप किया गया । 

इस प्रकार परम्परागत घामिक, सास्कृतिक श्रौर बंचारिक इतिहास मे ये 
प्रवेदिक परम्पराएँ अपने ग्रस्तित्व को उजागर करती हुई श्रागे बढती गयी + 
इस दृष्टि से परम्परागत राष्ट्रीय निर्माण श्रौर सामाजिक उत्थान वैदिक़ों 
तथा अ्रवैदिकों का एकसमान योगदान रहा। यद्यपि इनमें समय-समय पर 
सघर्ष होते रहे, किन्तु उनसे रचनात्मक परम्परा को कोई हानि नही हुई ॥ इस 
योगदान की चरम परिणति शिव-पंस्कृति के रूप में प्रकाश में झायी । 

भ्रार्यों भौर भ्रार्येतर जातियो के सांस्कृतिक समन्वय के प्रमाण वे मूर्तियाँ हैं, 
जिनके श्राधार वेदमूलक रहे हैं । सिन्धुवासियों ने मी इन रूपो को ग्रहण किया । 


82 भारतोय छंस्कृति प्रोर कला 


इस प्रकार के समन्वय का प्रमाण सिन्ध-घाटी का वह वृषभ है, जो एक झोर 
तो सिन्घ॒ुवासियों के पशुप्रेम तथा कृषिजीवी स्थिति का परिंचायक है भौर 
दूसरी शोर शिव के ननन्‍्दी का मी पर्याय है। इसी प्रकार मोहेनजोदडो की एक 
मुद्रा पर भी शिव का पराशुपत रूप चित्रित हुआ है। इस सम्यता के खण्डहरो से 
भनेक मातृदेवी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। इनमे कुछ तो वेदिक प्रदिति तथा 
पृथ्वी की मानी गयी हैं। मातृदेवी की यह परम्परा ग्रागे सैकडो वर्षों तक 
चलती रही । 


भ्राय झौर श्रायंतर संस्कृतियों के समन्वय का प्रतीक : शिव 


प्रद्यपि वैदिको और सिन्धुवासियों मे लम्बे समय तक घोर सघषं होते रहे, 
किन्तु दूसरी श्रोर उतकी परम्पराभ्ो तथा मान्यताभ्रो को एक-दूसरे ने पर्याप्त 
रूप में भ्रपनाया । पशुपति शिव या रुद्र की झाराधना इसका उदाहरण है । 
पशुपति शिव सिन्धुवासियों के भ्राराध्य देव थे। इसीलिए ब्राह्मण-प्रस्थों मे 
यह निर्देश क्रिया गया कि वेदिक यज्ञकर्ता उसकी पूजा-प्रतिष्ठा न करे । 
किन्तु उपासना प्लौर कला के क्षेत्र मे शिव के व्यापक प्रभाव ने भ्रायं भ्रौर 
झायंभिन्न परम्पराश्रो में समन्वय स्थापित कर समस्त भारतीय जन-मानस मे 
भ्रविच्छिन्न राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया । 


झ्रायों श्रौर श्रार्यंतर जातियो के सास्कृतिक समन्वय में वेदिक रुद्र और 
पौराणिक शिव का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस समन्वय की परिचायक 
एवं वाहक शिव-संस्कृति है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार उत्तर से दक्षिण 
भारत तक रहा है। इस रूप मे मारतीय ससस्‍्कृति के निर्माण तथा उत्तरीत्तर 
विकास मे सुर-प्रसुर, प्रायं-प्रार्यटर, दोनो की प्रतिद्वन्द्दी विचारधारापओ्रो ने 
एकसमान योगदान किया। सूरो, देवताग्रों, असरो, दानवों श्रौर दत्यो ने 
शिव से ज्ञान प्राप्त किया । 


बेदो तथा वेंदिक साहित्य मे रुद्र को प्रमुख देवता के रूप मे माना गया 
है । एक ओर तो उसको उग्र, भीम भ्ौर क्रोधी स्वभाव का प्रतिनिधि कहा 
गया है। दूसरी श्लोर उसकी दयालु, कल्याणकारी, सुखदाता श्रौर व्याधियों के 
विनाशक के रूप में स्तुति की गयी है। प्रार्येतर प्रवदिको में रुद्र की पूजा ता 
व्य(पक प्रचलन था। सिन्धु-सम्पता के खण्डहरों से प्रतेक लिंग भी प्राप्त हुए 
हैं। यहां शिव शतियों तक एकमुख, त्रिमुख॒ तथा चतुर्मूल शिव के रूप 
में प्रंकित किये गये । 


सिन्धुवासियों झौर थेदिकों का सास्कृतिक समन्वय 85 


ऋग्वदिक रुद्र ही प्रराणकालीन शिव हैं। पुराणों के भनुसार प्रजापति 
कश्यप से जिन एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं रुद्र-हूपों में से एक रूप 
शिव का भी था । रुद्र की शिव-रूप में प्रतिष्ठा-प्राराधना श्राज तक चली शा 
रही है। उत्तराखण्ड में केदारनाथ, तुगनाथ, रुद्रनाथ, महामहेश्वर श्लौर 
कल्क्रेश्वर नामे से प्रंच केदार शिव के वेदिक रुद्र के प्रतीक प्राज भी 
विद्यमान है । 

बैदों में श्रायों की जिस अ्रसुरोपासक शाखा को 'प्रहि” कहा गया है वह 
नगर (पर्वत) की निवासी होते के कारण पुराणों में 'नाग' नाम से सम्बोधित की 
गयी है । वृत्रासुर श्रौर शम्बर जसे विकट प्रमावशाली एवं बलवान्‌ राजा 
तागवंश के ही थे। ऋग्वेद (१०।१८६) के सर्पयाज्ञी ऋषि भी नागवंशीय 
थे । महाराज ययाति के पिता झौर राजा पुरूरवा के पौत्र राजा नहुष को 
पराजित करने वाले नागराज नाग्रेन्द्र इसी वंश के थे । वे पृथा (कुन्ती) के 
पिता सूरसेन के नाता थे। उलूपी, जिसके साथ श्रर्जुन ने विवाह किया था, 
नागराज कौरव्य की पुत्री थी। इस प्रकार उत्तरोत्तर विरोधों भ्रौर सघर्षों 
के बावजूद भ्रार्य तथा श्रार्येतर जातियो के पारस्परिक सम्बन्ध बने रहे । 
इन सम्बन्धों को सुरक्षित रखने में नाग जाति का विशेष योगदान रहा है | 


वेदयुगीन यह नाग जाति शिव-संस्क्ृति की भ्रतन्‍्योपासिका थी । वेदिक रूद् 
ने पौराणिक शिव के रूप में नागो को श्रपने शरीर का प्राभूषण बनाया । 
पावंती, गंगा शोर नाग शिव के प्रमिन्न अंग हैं। शिव के शरीर पर लिपटे 
ये नाग पश्राय॑ तथा श्रायंतर जातियों की समन्वित सब्कृति के प्रतीक हैं | 
आ्रार्यों के विष्णु और आर्येतर जातियों के नागराज क्रष्ण भी इसी परम्परा 
के द्योतक हैं । शिव के भ्रतिरिक्त ध्रार्यों के देवता विष्णु ने भी नागों से सम्बन्ध 
रखा । इसका उदाहरण शेबशायी विष्ण हैं । 
भारतीय संस्कृति में शिव का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उसी के 
माध्यम से एशिया के श्रनेक देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुप्ना । 
मारतोय संस्कृति की गौरवाभिबृद्धि में रुद्र या शिव का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है। श्रायों तथा प्रार्येतर जातियों के सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक शिव 
च्य्मा रतीय धर्म, दर्शन, साहित्य तथा कला का शभ्राधार बना श्लौर भ्तीत के 
सहख्रों वर्षों पूें से लेकर प्राज तक मारतीय जन-मानस पर प्रतिष्ठित है । 
परम्परा से भारतीय कलाकारों ने श्रपनी कृतियों में शिव के विराट 
स्वरूप की कल्पना कर भारतीय कला के महान्‌ श्रादर्श भौर मारतीय संस्कृति 


34 भारतोपध संस्कृति श्रोर कला 


की उदात्तता को सुरतित एवं चित्रित किया है । मानवता की मंगलमयी भावना 
ही शिवाकृति है । दार्शनिक दृष्टि से शिव ही विश्व की प्रगति के प्रवाह हैं । 
उनमें सत्‌-प्रसत्‌, देवत्व-मानवत्व और रीद्रता-सुन्दरता दोनों परस्पर विरोधी 
तत्त्वों का एक साथ समन्वय हुआ है । उनका ताण्डब सृष्टि-लीला का प्रतीक 
है, जिनका पाद-चालन जय-पराजय तथा उद्भव-प्रलय के झारोह-प्रवरोह हैं। 
बे नटराज हैं। उनका ताण्डव मारतीय घमं, दर्शन, साहित्य और कला का 
सनातन श्राधार रहा है । वे जितने रोद्र हैं, उतने ही सुन्दर मी हैं । किन्तु 
रबय में वे निलिप्त, निविका र, निरपेक्ष, भ्रपार ज्योति से ज्योतित, सब्चिदानन्द, 
अखण्ड झौर दिव्य विमूतियो से परिमण्डित है । उनके त्रिमूरति रूप में 
भूत, वर्तमान, भविष्य; सत्त्व, रज, तम; सुष्टि, स्थिति, लय; आध्यात्मिक, 
$ ।धिमो तेक तथा श्राधिदेविक त्रित्व समन्वित है । 


सात/बंदिक युग 


मंत्र संहिताएँ 


बेद भारतीय ज्ञान-गंगा के उत्स हैं। इस राष्ट्र की प्रात्मा के वास्तविक 
दर्शन वेदों मे ही किये जा सकते हैं। वेद इस देश के समुज्ज्वल भ्रतीत के साक्षी 
हैं। 'बेद' शब्द न तो किसी पुस्तकविशेष के परिमित श्रथं का शोतक है भौर 
न एकदेशीय है। वह किसी शास्त्र-विशेष का भी श्रभिव्यंजक नहीं है। 
उससे तो ऐसे अखण्ड, अनन्त, भ्रपरिमित ज्ञान का बोध होता है, जिसको सृष्टि 
के झआारम्म मे ऋषियो ने हृदयगम किया था । उस समस्त ज्ञान को परिपूर्ण रूप 
से हृदयगम (द्रष्ट) करने के कारण ही उनको ऋषि कहा गया । थे भ्रलौकिक 
प्रतिमा-सम्पन्न थे और वाणी स्वतः: ही उनमें प्रविष्ट हो गयी थी । उन्होंने 
बिखरे हुए वेदमत्रो का संकलन कर उन्हे संहिताभो मे विभाजित किया । 


ऋषियो द्वारा सम्पन्त वेदमत्रो का संकलन, तथा सम्पादन लौकिक विषयों के 
विभाजन तथा सम्पादन से सर्वंथा भिन्‍न था । भाष्यकार महीघर ने “यजुर्वेद भाष्य' 
में लिखा है कि ब्रह्मा से वेदोी की जो परम्परा चली भ्रा रही थी उसको 
मूल रूप में ग्रहण कर कृष्ण द्वेपायन “बेदव्यास” ने उस वेद को मन्दमति मनुष्यों 
के लिए ऋक्‌, यजुष्‌, साम भर अथ्व--इन चार भागो में विभवत किया श्रौर 
उनका उपदेश क्रमश: पल, वेशम्पायन, जैमिनि तथा सुमन्‍्तु नामक श्रपने चार 
शिष्यों को दिया । - 


चार मूल सहिताप्रों के पश्चात्‌ उनसे भौर शाखाएँ निकली | भ्रध्ययन 
झौर शिक्षण के उद्देश्य से ऋषि-प्राश्रमों में जो विभिन्‍न विद्याकुल प्रतिष्ठित हुए 
उन्हें 'चरण' या 'शाख” कहा गया । जिस विद्याकुल में वेद के जिस भ्ग का 
अध्ययन, अध्यापत, वाचन और श्रवण हुआ, उसी के नाम से उसकी विशिष्टता 
लोकविश्रुत हुई । यही विशिष्टता उसकी शाख बनी भ्रौर उसी के अनुरूप 
उसका नामकरण हुप्ना । 


१96 भारतीय संस्कृति ग्रोर कला 


बेद चार हैं--ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर अ्रथवंवेद श्रौर इनकी चार 
झलग-भलग संहिताएँ हैं--ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामबेद सहिता श्र 
भ्रथववेद संहिता । 


संहिताशो में जो निहित ज्ञात हैं, वह ऋचा्रों, भ्रर्थात्‌ मत्रों द्वारा ही 
भ्मिव्यक्त हुप्रा है। जसे दर्शनशास्त्र का ज्ञान कारिकाप्नों, व्याकरण का ज्ञान 
सूत्रों तथा काव्य-महाकाव्य-स्मृतियों का ज्ञान श्लोकों द्वारा प्रस्तारित हुम्ना है 
उसी प्रकार वेदार्थ ज्ञान भी मत्रों के द्वारा प्रकट हुभा है। ऐतरेग ब्राह्मण' के 
अनुसार ऋषियों की गद्यात्मक तथा पद्मात्मक उक्तियों को ही मंत्र कहा गया 
है । ऋषियों ने जिस परमात्मस्वरूप ज्ञान का दर्शन किया बह जिन शब्द-पूजों 
या वाक्य-समूहो मे निबद्ध है, उन्हीं का भ्रभिधान मत्र है । 
ऋणग्वद संहिता 

ऋग्वेद से सम्बद्ध मंत्र जिस संकलन था संग्रह मे निबद्ध हैं, उसे ऋग्वेद 
संहिता के नाम से कहा गया है। प्राचीन ग्रन्थों मे ऋग्वेद की 27 शाखाश्रो का 
उल्लेख हुप्रा है । इनमें शाकला, वाष्कला, भ्राश्वलायना, शांख्ायना भ्रौर 
साण्डकेया प्रमुश्न हैं। किन्तु सम्प्रति ऋग्वेद की शाकला शाखा ही उपलब्ध है । 
इसमे मण्डल, भ्रनुवादक श्लोर वर्ग तीन विशाग हैं, जिन्हें क्रमश' श्रप्टक, 
प्रध्याय शोर सूक्त भी कहा जाता है। इनकी संख्या के सम्बन्ध मे विद्वानों मे 
गहरा मतभेद है। समग्र शाकला संहिता मे 0 मण्डल, 85 श्रनुवादक श्रौर 
2,008 व हैं। भ्राधुनिक विद्वानों ने ऋग्वेद संहिता के कुल मंत्रो की संख्या 
0,467 से 0,589 के बोच निर्धारित की है। 


यह ऋग्वेद संहिता समस्त भारतीय विद्याश्रो, शास्त्रों प्रौर कला्रो का 
भण्डार है। इसके प्रत्येक सृक्त मे किसी दिव्य शक्ति की महिमा का वर्णन किया 
गया है, जिसका श्रपना प्रतीकात्मक गहन श्रर्थ है । ये सूक्‍त प्रनेक छन्दों मे है 
झोर उनका सम्बन्ध विभिन्न देवताग्रो तथा ऋषियों से है । 


यजुरवेद संहिता 
खेद संहिता के भनन्तर यजुर्वेद संहिता का क्रम निर्धारित है। 'यजुष्‌” 
का भ्र्थे है पूजा एवं यज्ञ | इसमे नाना प्रकार के यज्ञो तथा उनको सम्पन्न करने 


की विधियों का वर्णन है । किस यज्ञ मे किन-किन मत्रो का प्रयोग करना 
चाहिए, इसका विधान भी उसमे वर्णित है। यज्ञो का श्रनुष्ठान देवताभो की 


वंदिक युग 97 
प्रसन्नता के लिए किया गया है, जिससे कि वे सुवृष्टि तथा सुफल प्रदान कर 
प्रआा का कल्वाण करें। 

यजुररेंद संहिता के कृष्ण भ्ौर शुक्ल दो माग हैं। यजुर्वेद के साष्यक्ार 
महीधर ने लिखा है कि बुद्धि की मलिनता होने से बजुओ का रग काला हो 
गया था और इसी कारण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम कृष्ण! पडा । 
महाज्ञानी याज्वल्क्य ने सूर्थ की कठोर तपस्या के पश्चात्‌ शुक्ल यजुओं को 
बरदान के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यजुर्वेद संहिता के दूसरे माग का 
नाम 'शुक्ल पडा | 

यजुर्वेद की लगभग सौ शाखाएं मानी गयी हैं, किन्तु इनमें से केवल पाँच, 
तैत्तिरीय, मेत्रायणी, कठ, माध्यन्दिन प्लौर काण्व ही सम्प्रति उपलब्ध है । 
भ्रारम्म की तीन शाखाएँ कृष्ण यजुर्वेद तथा भ्रन्त की दो शाखाएंँ शुबल यजुर्थेद 
से सम्बद्ध है । 


कृष्ण यजुर्वेद की शाखाप्रो का दक्षिण मारत भौर शुक्ल यजुर्वेद की शाखाप्रो 
का शेष मारत में श्रधिक प्रचलन है। प्रचार एवं मान्यता की दृष्टि से शुबल 
यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा भ्रधिक महत्त्व की है । कृष्ण यजुर्वेद पर भ्रवेद्िक 
तथा शुक्ल यजुर्वेद पर वैदिक विचारधारा का प्रभाव है । 


सामवेद संहिता 


ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद के बाद सामवेद सहिता का क्रम पाता है। साम' 
का धर है सुन्दर सुखकर वाणी । सगीतविद्या में वाणी के माघुय्यं तथा आह लाद 
की परिणति हुई है । साम भी संगीत या गायन का ही एक रूप है। बेदो के 
उदगाता ऋषि, देवताश्रो को प्रसन्न करने के लिए स्वर-ताल-लय-बद्ध वाणी मे 
सामवेद की ऋचाग्रों का उद्गायन किया करते थे । 


सामवेद की लगभग एक सहस्र॒ शाखाश्रो का उल्लेख हुआ है, जिनमे से 
सम्प्रति केवल तीन कौथुम, जैमिनीय भौर राणायणीय उपलब्ध हैं । इनमे 
राणायणीय शाला विशेष रूप से सम्मानित है। कौथुम की गुजरात, जेमिनीय 
की कर्नाटक तथा राणायप्रीय की महाराष्ट्र मे श्रधिक लोकश्रियता है। 


ब्राह्मण-प्रन्‍्यो और उपनिषदों में सामवेद सहिता के सम्बन्ध में प्रनेक 
प्रकार की चर्चाएँ हैं। 'छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लिखित एक कथा के प्रनुसार 
महर्षि प्रंगीरस ने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को वेदान्त मत का उपदेश देते समय 
सामबेद की गायन विधियों का सम भी बतलाया था । पुराणों में इस विधि 


]98 भारतीय सस्कृति झौर कला 


को 'छालिक्य' नाम की संज्ञा दी गधी है। सामवेद से ही गान्धरव वेद को 
उत्पत्ति हुईं, जिसमे सोलह सहस्न राग-रागिनियो का संकलन किया गया। 
भारतीय संगीत का मूल यही राग-रागिनियाँ हैं । 


सामवेद संहिता की एक विशेषता यह भी है कि उसमे केवल 75 सत्र 
ऐसे है, जो किसी श्रन्य संहिता मे नही मिलते है । 


अथवे बंब सहिता 


भ्रधवंवेद का क्रम तीनों वेदों के बाद निर्धारित हुआ है; किन्तु नाम की 
इस पूर्वापरता का विशेष महत्त्व नहीं है। ऋग्वेद में श्रथर्ववेद के मन्त्र 
सकलित हैं, जिससे कि उनको पूर्वापरता का झ्राधार स्वतः ही गौण हो गया है । 


प्रथर्वा और भ्रगिरा नामक दो ऋषिकुलो की संयुवत देन होमे के कारण 
प्रयर्ववेद को 'अथर्वाज्ि रस भी कहा गया है (अ्रथवंवेद १०७२० श्रादि) । 
प्रथवंबेद की मंत्रविधि को देखकर इस वेद के साथ इन दोनों कुलों की 
झन्विति का बोध हो जाता है। 'प्रथवंन्‌” उन मत्रों के लिए कहा गया है, जो 
सात्विकता के द्योतोत और मगल-क्षेम के प्रदाता हैं (भ्रथवंवेद ११६।१४) | 
इनके विपरीत 'अ्रमिरस्‌ उन मन्‍्त्रों का बोघक है, जिनमे श्रभिचार (मत्र-टोना- 
वशीकरण) श्रादि का निरूपण हुश्ना है (शतपथ ब्राह्मण १०।५।२।२०)। 
प्रगिरस्‌ भोषधियों का ही पर्याय है (वतानसूत्र ५।१०)। इन सभी भ्रथों 
के भ्रमिव्यजक मत्र श्रथवंवेद मे होने के कारण उसको 'प्रथर्वाज़िरस' की 
सज्ञा दी गयी । 


प्रथवेवेद का कलेवर, शेष तीन सहिताश्रों की श्रपेक्षा कुछ भिन्न है । 
उसमे 20 काण्ड हैं । परम्परागत प्रनुश्रुति है कि महषि भृगु के शिष्यों तथा 
बीस मानसपुत्रो द्वारा द्रष्ट होने के कारण अथवंबंद सहिता बीस काण्डो में 
विभाजित हुई । पंप्पलाद, शौनकीय, दामोद, तोत्तायन, जामल, ब्रह्मपालास, 
कुनरवा, देवदर्शी और चरणविद्या उसकी ये नो शाखाएं है। इनमे सम्प्रत्ति 
पैप्पलाद और शौनक दो ही उपलब्ध हैं। शौनक शाखा का प्रचलन 
श्रधिक हुप्ना है। 


विषय की दृष्टि से श्रथवंवेद के मन्नो को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है। एक में यज्ञ-याग-सम्बन्धी तथा ब्रद्मविद्या-विषयक मंत्रों को तथा 
दूसरे में तंत्र-मंत्र, टोना-दोटका, मारण-उच्चारण-बशीकरण श्रादि विषयों 
से सम्बद्ध मंत्रों को रखा जा सकता है । 


चेदिक युग १39 


जरयी' (ऋक्‌-यजुष्‌-साम) की अपेक्षा भ्रथवंवेद संहिता के श्रधिक महत्त्व 
है । उसमें झ्राध्यात्मिक तथा प्राधिदेविक के पभ्रतिरिक्त श्रधिमौतिक विषयों पर 
भी प्रथम बार विचार क्रिया गया है। इस दृष्टि से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
आज के जन-जीवन से जुडा गया है। 'धृथिवी सूक्‍त' में वेदिक कवियों के 
स्रोकानुग्रह का भाव श्रौर कोमल कवि-हृदय के उदगार व्यक्त हुए हैं । इसमे 
आयुर्वेद श्रौर जीव विज्ञान की महत्त्वपूर्ण सामग्री भी सबन्निहित है । 


अथरव्बेद की प्रथक्ता का ध्ाषार 


ब्राह्मण, श्रारण्यक झादि वेद-व्याख्यान-रूप ग्रन्थों मे त्रयी के श्रन्तर्गत 
ऋक-यजुस-साम की परिगणना की गयी है । इन्ही प्रन्थों के प्नेक सन्दर्भों में 
यजुर्वेद को भी त्रयी के ही समकक्ष माना गया है श्रौर प्राचीन वेद-माध्यकारों 
तथा आधुनिक बेद-व्याख्याता विद्वानों ने त्रयी की श्रपेक्षा श्रथवंवेंद का महत्त्व 
किसी भी प्रकार से न्यून नहीं बतलाया है, फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो 
अथवेवेद को त्रयी से स्वतन्त्र एव पृथक्‌ रूप मे प्रतिष्ठित करते हैं । 

तीनो वेद इस रूप में ऋग्वेद के ऋणी है कि न्यूनाधिक रूप में उनमें 
ऋग्वेद के मत्रों की पुनरावत्ति हुई है। ऋग्वेद का इसलिए भी विशेष महत्त्व 
है कि उसमे विभिन्न विचारधाराभो का समन्वय हुआ है । वेदिक संस्कृति के 
निर्माता, श्रार्यों ग्रौर आर्वेतर जातियो की परस्पर विरोधी मान्यताग्रों को उसमें 
समान स्थान प्राप्त है। यजुर्वेद श्रौर सामवेद मे यज्ञो तथा उत्सवो के घामिक 
ओर सामाजिक सन्दर्मों मे जन-सामान्य के सहज प्रवेश एवं योग का भाव लक्षित 
होता है; किन्तु ऋग्वेद के समान इनमे उतनी उदारता तथा स्पष्टता नही है । 


तत्कालीन समाज के दो भिन्न वर्गों ने ऋग्वेद की जिस समन्वित एवं 
महनीय ससस्‍्क्ृति को जन्म दिया, उसका स्पष्ट शौर व्यापक रूप श्रथवंवेद में 
प्रकट हुआ । बर्मकाण्ड की एकांग्रिता के विपरीत श्रयवंबद में विभिन्न कर्मों 
(कत्यो) का मांग प्रशस्त हुआ भ्रौर उससे परम्परागत सस्कृति के क्षेत्र मे एक 
नये युग का सूत्रपात हुझा । 

प्रथवंबेद की संस्कृति में व्यक्ति-स्वातन्त्य झौर समानता के उच्चादर्श 
मिहित हैं । उसमे किसी वर्गेविशेष के हितो को प्रधानता ले देकर 
जन-सामान्य के लिए श्राचार और कत्तेव्य का सामान्य विधान किया 
गया है। श्रथवंवेद में बैदिक धर्म भौर समाज का सर्वथा नत्रा रूप देखते 
को मिलता है । 


40 भारतीय संस्कृति शोर कला 


झनन्‍्य वेदों में जहाँ देवों के प्रभुत्व (बहु-देवतावाद) भ्रौर माग्यवाद 
(निय्ति) का स्वतोमुद्दी प्रमाव है, वहाँ दूसरी स्‍झोर भश्रथर्ववेद में जादू-टोना, 
सम्मोहन, भात्मिक शक्तियों के विकास, श्रायुवेंद, ज्योतिष तथा वज्ञानिक, 
विषयों का गम्मीर उल्लेख हुआ है । 

परम्परागत वैदिक घममे की भ्रलौकिकता को लोक-जीवन के उपयुक्त बना 
कर प्रथवंवेद ने राष्ट्रीय विकास के लिए ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की तथा 
सर्वागीण निर्माण के लिए ऐसे पुष्ठ प्राधार ध्थिर किये, जो विश्व की प्रन्य 
संस्कृतियों मे बहुत समय पश्चात्‌ उद्भूत हुए। इस दृष्टि से श्रथवंवेद का 
प्रपना भ्लग स्थान है। यद्यपि स्मृति-प्रन्थों मे अभिचार (जादु-टोना) और 
आमिचारक, मेषज तथा ज्योतिषी (ईक्षणिक) की निन्‍दा की ययी है भ्रौर उनकी 
हेय वृत्ति के कारण उनके सम्पर्क से भ्रलग रहने का विधान किया गया है; 
किस्तु 'महामारत' श्र भ्रन्य पुराणो मे प्रथवंवेद को त्रयी के समान ही महत्त्व 
प्राप्त हुम है। यज्ञ-विधियों की न्यूनता के कारण श्रौतसूत्रों में श्रथव॑वेद 
की उपेक्षा हो गयी है; किन्तु गह्मसूत्रों का वह मूल श्राधघार बना रहा। 
गृह्मसूत्रों में श्रथवेवेद के प्रनेक श्रृंश सम्मिलित किये गये हैं। कौटिल्य 
ने तो प्रथवंबेद-बेत्ता विद्वान को ही पुरोहित के पद पर नियुक्त करने का 
विधान किया है । 


बैदिक साहित्य 


वेदिक युग को दो मागो मे विभाजित करने का श्राधार उसकी विशिष्ट 
ज्ञान-सम्पदा और सास्कृतिक उपलब्धि है। इस उत्तर वंदिक युग में जिस 
सल्कृति का जन्म तथा विस्तार हुमा, वह पनेक दृष्टियों में वेदिक संस्कृति से 
भिन्न थी। इस नयी सस्कृति के निर्माण के भ्राधार ब्राह्मण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ थे । 


चारो मत्र सहिताश्रो का पाठ निश्चित होने के उपरान्त वैदिक युग के 
कुछ ऋषि-कुलो द्वारा उनका वेज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कार्य प्रारम्म हुआ । 
ब्राह्मण, श्रारण्यक श्लौर उपतिषद्‌ प्रादि इसी विश्लेषण तथा व्याख्यान के 
परिणाम हैं। यह साहित्य यद्यपि वेदो की मर्यादा के प्रमुकूल है, फिर भी उसे 
मूल मत्र संहिताश्रो से श्रलग करके मान्यता प्रदान की गयी है। वेदों के 
प्रामाणिक भाष्यकार सायणाचाय॑ ने 'तंत्तिरीय सहिता' की भाष्य-भूमिका में 
इस मन्तब्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'यद्यपि मंत्र और ब्राह्मण भादि 


चेविक युग ]4 


वेद के प्रस्थर्गत परिगणित किये गये, फिर भी ब्राह्मण, वेदो के व्यार्पान 
ग्रन्थ होने के कारण उनका स्थान वेदों के बाद निश्चित है।” परम्परा के 
अनुसार “बेद' से केवल चार मन्त्र संहिताभ्रों को ही ग्रहण किया गया । ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ व्यास्यान-रूप होने के कारण बंदिक साहित्य के 
झनन्‍्तगंत परिगणित हुए। “बंदिक' अ्रभिधान वेद विषयक इसी बहुविधघ 
ज्ञानक-सामग्री का द्ोतक है | इसी वेद-व्याख्यान-रूप झाहित्य-सामग्री 
में मन्त्र सहिताप्रो में निहित ज्ञान तथा कर्म की विस्तृत एवं गम्भीर व्याख्या 
की गयी है। इस व्याख्यान-सामग्री के भ्रष्ययन से ज्ञात होता है कि बेदिक 
परम्परा मे विचारको की एक नयी जागरूक पीढी का उदय हुभ्रा, जिसे यास्क 
ने 'अवर' नाम की संज्ञा दी है। इसी नयी पीढ़ी ने वेंदिक संस्कृति की उदात्त 
परम्परा का प्रवर्तन किया । 

वदिक साहित्य में ब्राह्मण-प्रन्यो का काल-क्रम प्रौर रचना-विधान की 
दृष्टि से प्रमुख स्थान है। मूल मन्त्र सहिताओं मे मुख्यतः दो ही प्रकार की 
सामग्री---एक कर्मंकाण्ड तथा दूसरी ज्ञानकाण्ड--विषयक उपलब्ध है । कर्मकाण्ड 
विषयक सामग्री के व्याख्यान-प्रन्थ ब्राह्मण तथा भ्रारण्यक श्रौर ज्ञानकाण्ड के 
प्रतिपादक उपनिषद्‌ हैं । 

कमंकाण्डप्रधान ब्राह्मण-प्रन्यो में मुख्यतः: यज्ञों का निरूपण श्रौर उनकी 
प्रनुष्ठान-विधियो का वर्णन है। 'शतपथ ब्राह्मण” (१।७॥१॥५) में यज्ञ को 
प्रजापति श्रौर प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ श्रौर 
अद्य, दोनो एक हैं । यज्ञ, श्रर्थात्‌ ब्रह्म के प्रतिपादक ग्रन्थ होने के कारण 
ही उन्हें ब्राह्मण वाम दिया गया। 

विषय की दृष्षि से ब्राह्मण-प्रन्थों के विधि, प्रथंवाद, उपनिषद्‌ भ्रौर 
झाख्यान चार विभाग हैं | प्रथम विधि-भाग मे मुख्यतः: कर्मकाण्ड सम्बन्धी 
विधि-विधानों का वर्णन है, श्र्थवाद भाग में यज्ञ-विधियों के सम्पादन की 
क्रिया का निरूपण हैं; 'प्र्थंवाद! उन निर्देश-वाक्यो को कहते हैं जिनमे यज्ञ 
विधानों का वर्णन रहता है । विधि का अ्रनुकरण श्रौर निषेध की निन्‍्दा करने 
वाले वाक्यों को “प्रथंवाद' कहा गया हैं। श्रथंवाद के गुणवाद, ग्रनुवाद तथा 
भूतार्थानुवाद तीन भेद है । ब्राह्मण-प्रन्थो के तीसरे उपनिषद्‌ भाग में ब्रह्मतत्त्व 
की मीमांसा की गयी है। चौथे आ्राख्यान भाग में प्राचीन ऋषियों, राजवंशों 
श्रौर झाचाय-परम्पराश्रो की रोचक कथाएँ हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
दृष्टि से इस चौथे प्राव्यान-माग का विशेष महत्त्व है। 


[4९ भारतीम सल्कृति श्रोर कला 


संस्कृत-साहित्य में गद्य-लेखन का सर्वे प्रथम प्रयास ब्राह्मण-अ्न्यों के द्वारा 
ही हुप्ना । इस दृष्टि से ब्राह्मण-प्रन्य न केवल मारतीय, भ्रपितु समस्त योरोपीय 
तथा एशियाई साहित्य के प्राचीनतम गद्य-प्रन्थ हैं। उनकी स्वेजनोपयोगी 
रोचक कथाओों द्वारा बडी सुगम शैली मे कमंक्राण्ड के महत्त्व को निरूषित 
किया गया है । 


ब्राह्मण-प्रन्थों का घामिक प्रौर सामाजिक दृष्टि से एकसमान महत्त्व है। 
इनमे 'पंचविश ब्राह्मण” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस ब्राह्मण 
ग्रन्थ की विशेषता यह है कि उसमे निहित कर्म-नियमों द्वारा सामाजिक जीवन 
को एक नवीन पद्धति तथा पश्रपूर्व॑ परम्परा का सृत्रपात हुआ्ना । उप्तके ब्रात्य 
स्‍्तोम यज्ञो द्वारा प्रारयेतर करीलो को श्रार्य-समुदाय में सम्मिलित करने का 
प्रशसनीय प्रयत्न हुप्रा । 


वैदिक विद्याकुलो द्वारा आगे कतंव्य, सदाचार, नेतिकता भ्ौर वर्णाश्रम 
धर्मों की व्यवस्था के लिए जो साहित्य रचा गया उसका मूल आधार ब्राद्मण 
ग्रन्थ ही हैं । 
विभिन्न मन्त्र संहिताभों से सम्बद्ध ब्राह्मण 


प्रत्येक मन्त्र सहिता के भ्रलग-प्लग ब्राह्मण है। सम्प्रति केबल 8 ब्राह्मण 
ही उपलब्ध है । 

ऋगेद संहिता से सम्बद्ध ऐतरेय” और 'कौषीतकी' ब्राह्मण हैं । यजुवेंद 
संहिता, ब्राह्मण और श्रनुक्रमणिका में कोई श्रन्तर नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद की 
मेत्रायणी ग्रौर काठक सहिताश्रो के परिशिष्ट भ्रश भी एक प्रकार से ब्राह्मण ही 
हैं। आपस्तम्ब श्रोर श्रात्रेय शाखा के ब्राह्म ण-प्रन्थ का नाम '"तैत्तिरीय 
ब्राह्मण' तथा शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व शाखाओ के ब्राह्मण-ग्रन्थ 
का नाम 'शतपथ' है | समस्त बेदिक पराम्परा के उपलब्ध ग्रन्थों मे 'शतपथ' ही 
सर्वाधिक बृहद्‌ ग्रन्थ है। ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से इस ग्रन्य का 
विशेष महत्त्व है । 

सामवेद की तीन शाख्लाएँ सम्प्रति उपलब्ध है--कोथुभीय, ज॑मिनीय श्रौर 
राणायणीय । कौधुमीय शाखा के ब्राह्मण-प्रन्थो के नाम हैं 'पचाविश ब्राह्मण, 
(ड्विश ब्राह्मण, अदभुत बराह्ण', मन्त्र ब्राह्मण! शौर 'छान्दोग्य ब्राह्मण' । 
छान्दोग्य ब्राह्मण ही “छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ हैं। सामबेद की दूसरी जेमिनीय 
शाखा के दो ब्राह्मण-प्रन्थ हैं, जिनके नाम हैं जेमितीय ब्राह्मण" धौर 


बेदिक युग ]48 


“जे मिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण! । तीसरी राणायणीय शाखा का कोई ब्राह्मण-प्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । 

प्रथवेद संहिता का केवल गोपथ' नामक ग्ाह्ण-ग्रन्थ उपलब्ध है । यहु 
वेदान्त श्रेणी का ग्रन्थ है । 


थ्रारण्यक प्रस्थ 


वैदिक साहित्य में ब्राह्मण-ग्रन्थों के बाद आरण्यक-ग्रन्यो का स्थान है। 
संहिताप्रों के प्रन्तिम भाग ब्राह्मण श्रौर ब्राह्मणों के भ्रन्तिम भाग आरण्यक 
कहलाते हैं। 'भररण्यक” नाम इस बात का द्योतक है कि उनका सम्बन्ध 
प्ररण्यों 'प्र्थात्‌ वनो से था। 'एतरेय भ्रारण्यक' का भाष्य करते हुए सायणाचार्य 
ने एक स्थान पर लिखा भी है 'प्ररण्यों, भ्र्थात्‌ वनो मे श्रध्ययन-अ्रध्यापन के 
कारण उतको इस नाम से कहा गया (अरण्य एवं पाठ्यत्वादारण्यकभितीर्यते) । 
दार्शनिक विचार एवं रहस्यमय ज्ञान के लिए वस्तुत: श्ररण्य ही उपयुक्त स्थल 
थे | ब्राह्मण-ग्रन्थो का सम्बन्ध प्रधानतः गृहस्थाश्रम तथा श्रारण्यक-पग्रन्थो का 
ग्ररण्यवासी वानप्रस्थियों से है । 


सम्प्रति केवल आठ अश्रारण्पक-प्रत्थ ही उपलब्ध है। इनके नाम है-- 
ऐतरेय, शाखायन, तेत्तिरीय, बह॒दारण्यक, मसाध्यन्दित, काण्व, जैसिनीय और 
छान्‍्दोग्य । इन प्रारण्य#-ग्रन्थो मे यज्ू-यागादि के विधानों के साथ ही ब्रह्मविद्या- 
विषयक गम्भीर विचार भी निहित हैं। उपनिषद्‌ उन्हीं के इन विचारों के 
व्यास्यान-प्रत्य हैं। कुछ प्ररण्य की में वेदिक राष्ट्र की मौगोंलिक पृष्ठभूमि श्रौर 
तत्कालीन राजाओं तथा ब्रह्मबेत्ता ज्ञानियो की भी चर्चा है। यह चर्चा ब्राह्मण 
ग्रस्थो मे उपलब्ध नही है । इस दृष्टि से 'तंत्तिरीय आरण्यक' और बृह॒दारप्यका 
द्रप्टव्य है। भाषाशास्त्र और रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से भी उनका विशेष 
महृत्त्व है । उपनिषदों की भाषा-शैली से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है । 
उपनिषद्‌ 


उत्तर वैदिक युगीन साहित्य की परम्परा मे प्रारण्यक-प्रन्थों के भ्रमन्तर 
उपनिषदों का स्थान है। वेदिक साहित्य के श्रन्तिम श्रंग होने के कारण 
उपनिषदों को वेदान्त नाम दिया गया। इनमे आत्मज्ञान, मोक्षज्ञान ग्रौर 
ब्रह्मशान का प्रतिपादन किया गया है। अतः परवर्ती साहित्य मे उन्हें 
आत्मविद्या, मोक्षविद्या और ब्रह्मविद्या से मी अभिहित किया गया है। जो 
विद्या सपस्त प्रनर्थों को उत्पन्न करने वाले सांसारिक क्रिया-कलापों का नाश 


पक्ष भारतोय संस्कृति शोर कला 


कर देती है, जिसके द्वारा संसार के कारणभूत श्रविद्या के बर्धन शिथिल या 
समाप्त हो जाते हैं प्रौर जिससे ब्रह्मविद्या की प्राप्ति होती है, कही उपनिषद्‌ 
(उप+नि+सदु) विद्या उपनिषदो का प्रतिपाद है। 

वेदिक ऋषियों की ज्ञानदर्शी शाखा ने जीवन भौर जगत्‌ की वास्तविकता 
का पता लगाने के लिए मौलिक तात्त्विक शक्तियों का अन्वेषण एव मनन 
चिन्तन करने के उपरान्त जो मन्तव्य स्थिर किये उन्ही का निष्कर्ष उानिषदों 
में है। इस ऋषि-शाखा ने सर्ग, स्थिति भर लय के सनातन त्रेविध्य के कारणों 
पर प्रनुसन्धान कर मन्तव्य प्रकट किया कि वहु एक ऐसा चक्र है, जिसका न 
तो आ्रादि है श्रौर न भ्नन्‍्त है । इस महाचक्र का सचालक एवं सूत्रधार एक 
ऐसी स्वतः सम्पूर्ण पुथक्‌ सत्ता है, जो श्रक्षण्ण, भ्रविकत और श्रस्वण्ड है। 
तत््व-चिन्तको ने उसे परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा और ईश्वर प्लादि विभिन्न 
नामों से अमिहित किया है। व्यष्टि ग्रौर समष्टि, दोनो रूपो में इस परम 
सत्ता का भ्राधान है। उसे प्राप्त करते का एकमात्र साधन ज्ञान है। ज्ञान क्या 
है भ्रौर उसके द्वारा जीवन तथा जगत्‌ की वास्तविकता को कंसे हृदयगम किया 
जा सकता है, इसका निरूपण उपनिषदों मे ही विद्यमान है। 


भारतीय सस्कृति मे जो सावंभौम विश्वजनीन पआ्रादर्श निहित है उनका 
एकमात्र स्रोत उपनिषद्‌ ही है । विश्व के प्रबुद्ध विचारकों द्वारा आत्मा तथा 
शरीर के सम्बन्ध मे जो गहन चिल्तन झौर सूक्ष्म विचार हुआ उसमे 
उपनिषद्‌ साहित्य बड़े महत्त्व का है। जिस राष्ट्र ने उपनिषदों का सृजन किया 
उसके सांस्कृतिक धरातल का सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है। 
विभिन्न बाहरी शासको के साथ भारत में प्रविष्ट श्रत्यन्त प्रसण्ड, प्रखर एव 
ऋर सम्यताओ को मारतीय सस्कृति ने बडी सुगमता से श्रात्मसात कर लिया । 
उपनिषदो के द्वारा भारतीय सस्कृति को जो शाश्वत भादर्श प्राप्त हुए है, 
उनकी वास्तविकता को समझने वाले लोगो की सख्या में निरन्तर 
बृद्धि हो रही है । 

भारत में वेचारिक एवं श्रात्म-चिन्तन की दृष्टि से जो चरम विकास हुश्ना 
उसी के सुजक उपनिषद्‌ हैं। यद्यपि ब्राह्मण-प्रन्थों से लेकर उपनिषदों तक 
का सम्पूर्ण बंदिक वाइमय मूल सहिताझो का ही व्याख्यात-हूप है, फिर भी 
उनमें विषय-मिश्नता के अतिरिक्त, व्याख्यान-पद्धति मे भी भ्रन्तर है। वेदों मे 
कर्म श्रोर ज्ञान का समन्वय है। कर्म भौर ज्ञान की ये दोनों विचारघाराएँ 
धर्म पर आधारित हैं। ब्राह्मणो तथा आरण्यकों में धर्म की स्थृलता तथा 


बंदिक युग ]45 


उपनिषदों में उसकी सृक्ष्मता का निरूपण हुआ है । घर्मं की भूमिका पर उपनिषदों 
में आत्मा के भ्रमरत्व की खोज की गयी है | उपनिषद्‌ ही ऐसे प्रथम ज्ञान-प्रन्थ 
हैं, जिनमें धर्म को मानवता के योग, श्रेय तथा मोक्ष की उपलब्धि का एकमात्र 
साधन माना गया है | उपनिषदों के ऋषियों ने जीवन की शाएवत मान्यताप्रों 
के सम्बन्ध में सर्व प्रथम गम्मीर अध्ययन तथा विचार किया । 


उपनिषदों के निर्माता भ्राध्यात्मिक शौर पार्थिव तत्त्वों की खोज में प्राचीन 
युवान भ्रौर मध्ययुगीन योरोपीय दार्शनिकों से बहुत श्राग्रे बढ़े हुए थे । उनका 
झ्रमरता' (मोक्ष) का सिद्धान्त एक मंगलमयी सृष्टि की सुकामना थी, जिससे 
विश्व के प्राच्चीन तथा भ्राघुनिक तत्त्ववेत्ता प्रभावित हुए । 


वेदों में माया की कोई विशिष्ट एवं महती कल्पना नहीं की गयी है । इस 
दिशा के कुछ क्षीण संकेत तो मिलते हैं, पर वे सुक्ष्म प्रतीकात्मक रूप में ही हैं । 
माया के सिद्धान्त की सर्व प्रथम कल्पना उपनिषदों मे ही हुई। भारतीय 
वैचारिक दृष्टि से माया एक ऐसी दुर्जेय शक्ति है, जो व्यक्ति को ही नहीं, 
ससार को भी भ्रमित कर देती है। केवल विवेक या ज्ञान के द्वारा ही उसको 
पहिचाना तथा निवारित किया जा सकता है। माया और उसको वारित करने 
के उपाय-रूप विवेक का निरूपण मी उपनिषदो में ही प्रतिपादित है । 


उपनिषदों द्वारा समष्टिमय एकता को स्थापना 


उपनिषद्‌ तकंप्रधान ग्रस्थ है। उनमे तक द्वारा वस्तु की यथार्थता का 
विवेचन किया गया है। तक ही प्रमाण है श्रौर वही ज्ञान की उत्पत्ति का 
स्रोत भी है। उपनिषदो मे ज्ञान अर्थात्‌ विद्या के परा प्लौर पश्रपरा भाग 
बतलाये गये हैं। अप्रा विद्या कर्मप्रधान विद्या है, जिसकी फलोपलब्धि 
कालान्तर मे होती है । परा विद्या भ्रर्थात्‌ श्रेष्ठ विद्या ही ब्रह्मविद्या है, जिसके 
प्रतिपादक ग्रन्थ उपनिषद्‌ है। ब्रद्मविद्या के भ्रमाव की भ्रविद्या या भ्रज्ञान कहते 
है । यही भ्रविद्या बन्धन तथा भ्रासक्ति का कारण है । 


उपनिषदों मे विद्या-भ्रविद्या, श्रात्मा-परमात्मा और ब्रह्या-माया के परस्पर 

विरोधी तत्त्वो को प्रस्तुत करके तके द्वारा श्रन्ततः ऐक्य स्थापित किया गया 

है। उपनिषदों की तकंप्रधान संस्कृति मे इस ऐक्य या समरन्वयवाद का 

महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह ऐक्य ही वेदों तथा वेदान्त विद्या का भद्वेत है, जिसके 

झनुसार सभी कुछ सत्तावान्‌ है। किन्तु उस सब का एक ही परम तत्त्व मे 

अधिवास है। उपनिषदों का यह ऐक्य सिद्धान्त ही वस्तुतः दाशनिक जगत्‌ का 
0 


46 भारतीय पंस्कृति झौर कला 


साम्यवाद है। उपनिषदों तथा दर्शन के इस साम्यवाद में एक वस्तु या एक 
जीव का दूसरी वस्तु या दूसरे जीव से इतना प्रधिक सामीप्य एवं ऐक्य है कि 
उसको दो इकाइयाँ माना ही नहीं जा सकता है | 


इस प्रकार उपनिषदों की ताकिक सस्क्ृति ने प्रनेकता मे एकता स्थापित 
करके जीवन की विभिन्न धाराझों को एक ही महाणंव में विलयित करने का 
महानतम प्रयत्न किया है। उपनिषदों ने जिस संस्कृति को जन्म दिया 
उसकी महानता यही है कि उसमें समस्त मानवत्ता के लिए समान रूप से श्रेय 
झौर हित की व्यवस्था की गयी है। वे भारत की भश्रन्तश्चेतना के सुविचारित, 
श्रेष्ठम उद्गार हैं। उनके द्वारा भारत के सांस्कृतिक प्रम्युत्थात को निरन्तर 
चेतना मिलती रही है । 


उपनिषदों ने दर्शनो के तत्त्व-चिन्तन को जन्म दिया। दर्शन वस्तुतः 
उपनिषदों की तत्त्वविद्या के व्याख्यान हैं। उपनिषदों मे सूत्र-रूप में कहे गये 
झात्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी सृक्ष्म विचारों को दर्शनों में प्रघिक विस्तार श्रौर 
गाम्मीयं के साथ प्रतिपादित किया गया है | 


विवेकाविवेक को सम्पन्न करने वाली विद्या का नाम ही दर्शन है। 
दर्शन श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा देखा जाय! (दृश्यते अप्रनेत इति) । सभी धर्मो, 
मतो, पन्‍्थों तथा सम्प्रदायो मे समन्वय स्थापित करके उनको एक रूप में 
देखना ही दर्शन है । मैं क्या हूँ, यह ससार क्या है, जीवन-मृत्यु के इन बन्धनों की 
वास्तविकता क्‍या है--इन सभी जिज्ञासाश्रों के मुल मे निहित रहस्य को समभ 
लेना ही दर्शन है । 


संसार की प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित प्रयोजन है। इसी निश्चित 
प्रयोजन की खोज फरते-करते जो विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उसी को वस्तु 
का यथार्थ ज्ञान कहा जाता है। यह विशेष ज्ञान-प्राप्ति ही विभकत तथा 
क्रमबद्ध-रूप मे संजोई जाकर 'शास्त्र' के रूप मे प्रकट होती है। शास्त्र श्रनेक 
हैं भ्रौर वस्तुभो की मिन्नता भी अभ्रसीमित है। ये नानाविध शास्त्र भ्रनेकविध 
वस्तुओं में निश्चित प्रयोजन की क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत कर विशेष-विशेष 
शास्त्रों के नाम प्रचलित हैं। इन सभी शास्त्रों का संग्रह दश्शनशास्त्र है । 


दर्शनो की विचारप्रधान तात्तविक संस्कृति शमेकता में एकता स्थापित 
कर समस्त मानवता को एक संच पर बेठाने का महान्‌ भ्राद्श प्रस्तुत करती 
है । विश्व की प्रत्येक जाति का दर्शन उसके समग्र जीवन का प्रतिबिम्ब है । 


बेविक युग ]47 


देश-काल तथा परम्परा की दृष्टि से विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों के श्राचार-विवारों 
में भिन्नता होती है; किन्यु तत्त्वतः सम्पूर्ण मानवता के विचारों का मूल उद्यम 
तथा पयंवसान एक ही लक्ष्य मे निहित होता है। महाकबि कालिदास ते 
'रघुवंश' में इसी एकता को दृष्टि में रखते हुए लिखा है--“मगवती मागीरथी 
के भिन्न-भिन्न प्रवाहों का परम लक्ष्य एक ही समुद्र है। वे सब वहाँ पहुँच 
कर एक हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर-प्राप्ति के अलग-अलग शास्त्रों एवं 
दर्शनों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग मले ही भिन्न-भिन्न हो; किन्तु उन सब का एक ही 
लक्ष्य है-प्रात्मप्राप्ति या भ्रात्मदर्शन  --- 


बहुधाप्यागर्भाभन्ना:. पन्‍थान: . सिद्धिहेतवः । 
त्ववेव निपनन्‍्त्योघा जाह नवीया दइवार्णवे 


मगवती भागी रथी के विभिन्न प्रवाहों की माँति भारतीय संस्कृति अ्रनेकानेक 
विचारघाराझो, सस्कारो श्रौर परम्पराश्नो को समाहित करती हुई श्रन्तत: 
एक ही परम लक्ष्य प्रात्मदर्शन, स्वयं को समभने मे, पर्यवसित हो जाती है । 
यह श्रात्मोपलब्धि तभी हो सकती है, जब जीवन को भली भाँति परिमार्जित 
किया जाय । संस्कृति का जो मूल उद्देश्य जीवन का परिमार्जन या परिष्कार 
करना है, उस पर वस्तुत: दर्शनों में ही विशुद्ध बौद्धिक दृष्टि से गम्भीर विचार 
हुआ है । दर्शनो की विचारप्रधान संस्कृति का सम्यक्‌ स्वरूप “गीता में देखने 
को मिलता है । 'गीता' के द्वारा मारतीय संस्कृति ने ज्ञान, कर्म भौर भक्ति 
की त्रिघारा से श्रभिसिचित होकर अपने सतत संजीव्य मानवीय उच्चादर्शों 
को प्राप्त किया । कदाचित्‌ यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भारतीय 
सस्कृति में जो बौद्धिक उन्नति तथा वैचारिक उत्कर्ष हुआ वह दाशंनिक 
विशारधारा की ही देन है । 


उपनिषदों को संख्या 


उपनिषदों की संख्या के सम्बन्ध में परम्परा से मत-मतान्तर हैं । इस 
सम्बन्ध में भश्रब तक जो सामग्री प्रकाश में श्रायी है उसके भ्राधार पर उपनिषदों 
की ठीक संख्या निर्धारित करना कठिन है। प्राचाययं शंकर (8वीं श० ई०), 
वाचस्पति मिश्र (9वी श० ई०) शौर झाचाय॑ रामानुज (2वी श० ई०) के समय 
तक उपनिषदों की संख्या जिनको वेद शाखाओो के रूप में माना गया है, तीस 
के लगभग थी। प्रसिद्ध दीपिकाकार शंकरानन्द तथा नारायण के समय 
(4-]4वीं श० ई०) तक यह संख्या लगभग दुगुनी हो गयी थी। ऋक-यजुष-साम, 


48 भारतीय संस्कृति और कला 


इन तीनों वेदों के मुख्य उपनिषदों के श्रतिरिक्त बावन झाधवंण उपनिषद्‌ 
भी इसी समय संकलित हुए । 

यह युग ऐसा था, जब अनेक धर्म तथा सम्प्रदाय भ्रपनी प्रतिष्ठा तथा 
ख्याति बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। उनमे शेव, वेष्णब झौर शाक्‍्त प्रमुख थे । 
इन विभिन्न घामिक पन्‍न्थों के भ्राचारयों ने श्रपने-प्रपते मतों के प्रचार-प्रसार के 
उद्देश्य से अनेक उपनिषदों की रचना की । इस कारण उपनिषदों की सख्या 
सेकडों तक पहुँच गयी । गुजराती प्रिंटिग प्रेस, बम्बई से प्रकाशित उपनिषद्‌ 
बाक्य महाकोश' में 228 उपनिषदों के ताम हैं। उसके बाद भी अ्रवेक नये 
नाम इस सूची मे जुड़ते गये, जिनको मिलाकर उपनिषदों की संख्या 250 तक 
पहुंच गयी है । 

प्राचीन तथा आधुनिक दोनो युगो तथा मतों के प्राचार्यों एवं विद्वानों 
ने जिन उपनिषदों को एकमत से मान्यता प्रदान की है उनकी सख्या बारह है । 
उनके नाम है ।. ईश, 2. केन, 3, कठ, 4. प्रश्न, 5. मुण्डक, 6. माण्ड्क्य, 
7. तैत्तिरीय, 8. ऐतरेय, 9. छान्दोग्य, १0. बृहदारण्यक, ). कौषीतकी और 
2, श्वेताश्वतर । इन सभी उपनिषदों पर शकराचार्य का भाष्य है। 
शकराचार्य के भ्रतिरिक्त रामानुज, निम्बार्क, बल्‍लभ श्रौर मध्व श्रादि जितने 
भी सम्प्रदाय-प्रवर्तक भ्राचार्य हुए, उन्होंने भी उक्त सभी उपनिषदों पर भ्रपने- 
झपने सिद्धान्तों का मण्डन करते हुए भाष्य लिखे । उनके पू्व॑वर्ती श्राचार्यो ने 
भी उन पर टीकाएँ तथा व्याख्यान लिखकर उनकी मान्यता को सिद्ध किया। 


उपनिषदों क॑ रचनाकाल की सर्यादा 


उपनिषदो के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों का मत-मतान्तर रहा है। 
इसमे कोई मतभेद नही है कि उपनिपदों की मूल विचारधारा श्रत्यन्त प्राचीन 
है । लगमग वैदिक युग मे ही उनका अस्तित्त्व प्रकाश में भ्रा गया था। मन्त्र 
संहिताश्रो, ब्राह्मण-प्रन्यो और आरण्यकों से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। इस 
दृष्टि से उनके रचनाकाल का समय व्यापक रूप में श्रॉका गया है। कुछ 
उपनिषदो पर नितान्त पुरातन और कुछ पर बहुत बाद की परिस्थितियों 
का प्रभाव है । 

उपनिषदो के विषय, विचार श्रोर भाषा श्रादि के तुलनात्मक भ्रध्ययत के 
श्राघार पर भ्राधुनिक वेद-वेदाल्त-वेत्ता विद्वानों ने उनके ऐतिहासिक पक्ष की 
गवेषणा पर भ्रपने श्॒लग-अलग मल्तव्य प्रकट किये हैं। इस प्रकार के विभिन्न 


वैदिक युग 49 


मस्तव्यों के प्राधार पर सामान्यतः यह निष्कषं निकलता है कि उपनिषदों के 
रचनाकाल की पूर्व मर्यादा लगभग 6वीं श० ई० पृ० झ्रौर उत्तर मर्यादा लगभग 
]5वीं श० ई० तक बेठती है। इस प्रकार कुछ उपनिषद्‌ बहुत प्राचीन प्रौर 
कुछ बहुत भ्राधुनिक सिद्ध होते हैं । 


उपनिषवदों का विश्व साहित्य में महत्त्व 


बोद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समुन्नत एवं प्रगतिशील 
ग्राधुनिक विश्व के समस्त विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया है कि 
उपनिषदो मे मेधावी मानवों के वे श्रमृल्य विचार संग्रहीत हैं, जो श्रत्य किसी 
देश के साहित्य में नही पाये जाते हैं। सच बात तो यह है कि उपनिषदों की 
इस महनीयता एवं श्रेष्ठता को विश्व के समक्ष अस्तुत करने वाले विद्वानों 
मे विदेशियो की संख्या ही श्रधिक है। लगमग डेढ सो वर्षों से उपनिषद्‌ 
विश्व के ज्ञान-पिपासुओं की विचारणा के विषय बने हुए हैं तथा उनके प्रति 
विद्वानों की निरन्तर जिज्ञासा बढ़ती जा रही है । 


ग्राधुनिक विश्व को उपनिषदों की भ्रोर उन्मुख करने का प्रमुख श्रेय 
दाराशिकोह को है । श्रशोक श्रौर कनिष्क पश्रादि भारतीय सम्नाटों द्वारा 
प्रायोजित बौद्ध-सगीतियों के श्रनुकरण पर दाराशिकोह ने 640 ई० में 
काश्मीर में समस्त भारत के शीर्षस्थ विद्वानों तथा सूफी सन्‍्तो की एक 
विचार-गोष्ठी का भ्रायोजन किया । इस गोष्ठी मे उपनिषद्‌ विद्या के विभिन्‍न 
पक्षो पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ । शाहजादा ने उस विचार-विनिमय 
में स्वयं भी सक्रिय मांग लिया । उसके बाद उपनिषदों के श्रष्ययन भ्ौर 
सनन करने वाले विद्वानो से उसका निरन्तर सम्पर्क बना रहा । उसने लगभग 
सोलह वर्ष तक एकाग्र मन से अ्रध्ययन-क्रवण-निरत रहते हुए हिजरी 077 
(656 ई०) को फारसी मे एक ऐसे बृह॒द्‌ ग्रन्थ का सम्पादन कार्य पूरा किया, 
जिसमें पचास उपनिषदों के श्रनुवाद संकलित थे। इस महाग्रन्थ का नाम 
था 'सिरे प्रकबर' (महारहस्य) । 


फारसी के इस महाग्रन्थ के निर्माण के लगमग डेढ़ सौ वर्ष बाद 
फ्रेंच, जर्मन, लेटिन तथा अंग्रेजी माषा में उसके एक साथ प्रनेक प्नुवाद 
प्रकाशित हुए । इन भ्रनुवादों की शंखला 20वीं शतती के प्रारम्म तक निरन्तर 
बनी रही, जिसके फलस्वरूप विश्व के कोने-कोने तक उपनिषदों का महान्‌ 
सन्देश व्याप्त हो गया । 


]50 भारतोय संस्कृति प्लौर कला 


जिन विदेशी विद्वानों ने उपनिषदों का विशेष भ्रध्ययत किया उनमें 
डपेरन, विटरनित्स, शॉपेनहार, फ्रांक, वेवर, मक्‍्समूलर, पिशेल, बोटलिंग 
श्रौर पाल ड्यूसन का नाम उल्लेखनीय है । इन विद्वानों ने उपनिषदों का 
गम्मीर अ्रध्ययन-प्रनुशीलन कर उन पर भ्रपने विचार प्रस्तुत किये हैं । 

उपनिषदो के प्रति झपने विचारों को प्रकट करते हुए डुपेरन ने लिखा है 
कि 'वे जीवन तथा समस्त मानवता को उन्नत करने वाले ऐसे प्रकाशपज है, 
जिनकी तुलना विश्व के किसी मी साहित्य से नहीं की जा सकती है ।' ड्पेरन 
के इन उदगारों को मंक्‍्समूलर ने भी स्वीकार किया श्लौर उपनिषदों को 
समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा | मानवीय मेघा की इस 
सर्वोच्च देन के प्रति श्रपने मनोभाव प्रकट करते हुए उन्होने लिखा कि 'श्राज 
से सकड़ों वर्ष पू॑ भारतीयों का जो बौद्धिक एवं वेचारिक श्रम्युदय हो 
चुका था, उस तक पहुँचने में अ्रन्य देशो को भ्रमी पर्याप्त समय लगेगा ।' 
घड़वेदांग 

वेदिक साहित्य की परम्परा के विकास-विस्तार के फलस्वरूप जो नयी 
ज्ञान-शाखाएँ प्रकाश मे झायी उन्हें ही षड्वेदांग के नाम से कहा गया। 
बड़वेदाग के प्रकाश में झ्ाने से भारतीय साहित्य में नये युग का सूत्रपात हुआा। 
इस युग के रचनाकारों ने विषय, विचार और शैली की दृष्टि से नये जीवन्त 
एवं संवर्धनशशील साहित्य को जन्म दिया। वेदिक साहित्य की प्रगभृत इन 
छह शाखाझो के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छुन्द श्रौर ज्योतिष नाम हैं । 
पाणिनि शिक्षा” में उनकी प्रतीकात्मकता के सम्बन्ध मे कहा गया है कि 'उस 
प्रनादि वेदपुरुष परमेश्वर के शिक्षा नासिका, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्‍्त 
कान, छुन्द पाद और ज्योतिष प्राँखें हैं-- 

शिक्षा कल्पोष्य व्याकरण निरुक्‍्त छन्दसां च यः । 
ज्योतिषामयन चेव वंदाड़यनि षड़ेव तु॥ 

[. शिक्षा--षड़्वेदांग मे शिक्षा को स्वतन्त्र शास्त्र के रूप मे माना गया 
है भोर व्याकरण से उसकी भिन्नता निरूपित की गयी है। वेदपाठ के शुद्ध 
शब्दोच्चारण शोर स्वर-प्रक्रिया का विधान शिक्षाशास्त्र के द्वारा होता है। 
उच्चा रण-स्खलित और स्वर भ्रष्ट वेदपाठ न केवल निष्फल होता है, अपितु 
जिस इष्ट-सिद्धि के उद्देश्य से वह किया जाता है उसके प्रतिकूल फल देता है । 
बाणभट्ट के हष॑चरित' के प्रथम उछुवास में लिखा है कि एक बार ऋषि 
दुर्वासा के भशुद्धोच्चारण पर सरस्वती द्वारा उपहास किये जाने के कारण 


जंधिक युग 85 


ऋषि ने उसे तुरन्त ही शाप दे डाला। प्रायश्चिस्त के लिए सरस्वती, को 
फिर मत्यंलोक में प्राना पड़ा । याज्ञवल्क्थ का कहना है कि बेदीं का भ्रध्ययन- 
प्रध्यापनत करते समय गुरुजन शुद्धता पर बड़ा ध्यान देते थे। इसीलिए गुरु 
का शिष्य के प्रति प्रथम निर्देश शुद्ध उच्चारण और विधिसंयुक्त स्वर-क्रिया के 
प्रयोग का हुझ्ला करता था । 


शिक्षाशास्त्र मे शुद्धोच्चारण सम्बन्धी जिन छह बातों पर विशेष विचार 
किया गया है, उनके नाम वर्ण, स्वर, मात्रा, वल, साम ओर सन्‍्तान हैं। इन 
छह उच्चारण-विधियों के सन्दर्भ में ध्वनि के पग्लारोह-प्रवरोह, उच्चारण की 
विशुद्धता श्रौर समय के ज्ञान का विशेष विचार किया गया है। शिक्षाशास्त्र 
पर यद्यपि प्रनेक भ्रन्थो की रचना हुई, किन्तु उनमें सर्वाधिक महत्त्व 
वाणिनि शिक्षा' को ही प्राप्त हुआ है। 


2. कल्प--शिक्षा के भ्रनन्तर कल्प दूसरा षडंग है। इस षड़ंग के 
अन्तगंत कल्पसूत्रशास्त्र का निर्माण हुआ । कल्प का अथे है विधि, नियम, 
न्याय, कर्म तथा आदेश झौर 'सूत्र' का भर है संक्षेप । इस प्रकार कल्पसूत्र 
उस शास्त्र को कहा गया है, जिसमें वेदमंत्रों के विधि-विधानों, न्‍्याय-नियमों, 
रौति-व्यवस्थाप्रो, कर्मानुष्ठानो श्रौर धर्माज्ञाश्रो का संक्षिप्त, सारयुक्त, प्रयोक्तव्य, 
झ्रप्रतिदत श्रौर निर्दोष विवेचन है। कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-प्रघिक 
भाव प्रकट करने के उद्देश्य से पुरातन श्राचार्यों ने कल्पसूत्रों के रूप में नये 
वेदांग साहित्य का निर्माण किया। 
कल्पसूत्रों के तीन विभाग हैं--श्रौतसून्न, गृह्मसूत्र भ्रोर धमंसुत्र । औतसूत्र 
विभाग मे वेदिक यज्ञों का सार सकलित है। ह॒वि-दान एवं सोमयाग सम्बन्धी 
घाभिक श्रनुष्ठानो का इनमे विवरण है। उनमें श्रति-नियत चौदह प्रकार के 
यज्ञों का विशेषरूप से प्रतिपादन किया गया है । 


गृह्यसूत्रो में गृहस्थ-जीवन सम्बन्धी घामिक कृत्यों का निरूपण किया 
गया है। गृहस्थ-जीवन से सम्बद्ध गर्भाधान से लेकर मृत्युपयंन्त जितने भी 
क्रिया-कलाप एवं कर्मानुष्ठान हैं, उन सबका प्रतिपादन भी गृह्मसृत्रों में किया 
गया है। गृह्मसूत्र बस्तुतः मानवजीवन के नेतिक्ष एवं सदाचार सम्बन्धी नियमों 
तथा उपनियमों के कोश हैं । 


धर्मंसूत्र सामाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्था के नियामक ग्रन्थ हैं। व्यक्ति, 
परिवार और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों के परिपालन में किसी प्रकार का 


452 भारतीय सस्कृति श्रौर कला 


व्यवधान उत्पन्न न हो, इसकी व्यवस्था धर्मसुत्रों में की गयी है। वे व्यक्ति, 
परिवार तथा समाज में नैतिकता-स्थापता तथा उसके श्रभ्युदय-श्रेष का भी 
विधान करते हैं। उनमें कर-कानून का भी निर्धारण हुप्ना है। घर्मसूत्र भारत 
के विधि-प्रन्थ हैं। वे स्मृतियों के निर्माण-स्रोत हैं, जिनके द्वारा विगत सहस्त्रों 
वर्षो से इस बृहद्‌ राष्ट्र का प्रनुशासन तथा नियमन होता श्राया है । 

3. व्याकरण--व्याक रण तीसरा वेदाग है । वेदमतन्नो को उनके पुल छूप में 
सुरक्षित रखने तथा उनके दुरूह एवं गम्भीर ज्ञान को प्रकाशित करने के 
उद्देश्य से पृथक्‌ व्याकरणशास्त्र की आवश्यकता हुई। वैदिक व्याकरण से 
सम्बद्ध ग्रन्थों को 'प्रातिशाख्य' कहा गया है। पुरातन ऋषि-वशो द्वारा बेदो की 
विभिन्न शाक्षाप्रो को लक्ष्य करके जो व्याकरण-ग्रन्थ लिखे गये उन्ही के श्राधार 
पर वदिक व्याकरण को '्रातिशाख्य” कहा गया | इन प्रातिशारुयों में सम्बद्ध 
वेद-शाखाशों को सहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ तथा जटा-पाठ ग्रांदि के रूप 
मे व्यवस्थित एव सुरक्षित रखा गया है । 

व्याकरणशास्त्र का चरम विकास पाणिनि की 'प्रष्टाध्यायी/ मे हुप्रा । 
अ्रष्टाध्यायी' मारतीय वाइमय के महानतम ग्रन्थो मे से एक है । वैदिक तथा 
लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषाशास्रीय एकरूपता एवं व्यवस्था के लिए 
जिन नियमों तथा उपनियमों को इस बृहद्‌ ग्रन्थ में सकलित किया गया है, 
उसकी तुलना के लिए विश्वव को किसी श्रन्य भाषा का व्याकरण उपलब्ध नही 
है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी समस्त विश्व-वाइमय में अपनी अतुलनीयता 
में एकाकी है। 

4. निरक्‍्त--वेद के छह अ्रंगो मे निरुक्तशास्त्र का चौथा स्थान है | निरुक्‍्त 
शझ्ौर व्याकरणशास्त्र, दोनों का प्रायः एक ही विषय है-शब्द-व्युत्पत्ति शर 
शब्द-बोघ । निरुक्त का विषय विशेषरूप से ऐसे दुरूह बेदिक शब्दों की 
व्युत्पत्ति करना है, जो व्याकरण द्वारा निष्पन्न नही हो सकते थे । किन्तु 
व्याकरणशास्त्र के ज्ञान के बिता निरुक्‍त का ज्ञान सम्मव नही है। फिर भी 
निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय व्याकरण से मिन्न है। कौन शब्द किस विशेष श्रर्थ 
में रूढ़ है, निरक्‍त इसका निरूपण करता है । निरुक्‍त में वर्णागम, वर्ण-विपयंय, 
वर्णविकार, वर्णनाश श्ौर घातु का अ्रतिशय योग--इन पचविध नियमों द्वारा 
माषाशास्त्र को प्रशस्त किया गया है । इस समय यास्के का “निरुक्‍त' ही इस 
विषय का एकमात्र प्रौढ ग्रन्थ है । 

5, छनन्‍्द-वेदांगन्साहित्य मे छुन्द का पाँचवाँ क्रम है। समस्त वेदमत्र 
छुन्दबद्ध हैं। छन्द अनेक प्रकार के हैं श्रौर उनकी उच्चारण-विधियाँ भी 


वैदिक युग 55 


मिन्न-भिन्न हैं। इसलिए छन्दानुक्रम से बेदमंत्रों के शुद्ध प्रयोग के लिए स्वतन्‍्त्र 
छन्दशास्त्र की झ्रवश्यकता हुईं। वेदों मे छुन्द को एक ऐसे कवच के रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है जिससे कि वेदमन्त्र ग्राधुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रह सकें । छन्द की 
परिमाषा करते हुए लिखा गया है जो प्सुरो द्वारा जनित विध्न-बाघाभों से यज्ञादि 
कर्मों एवं वैदिक शनुष्ठानों की रक्षा करता है, वही छन्द है ।' वेंदमन्त्रो के शुद्ध 
उच्चारण के लिए व्याकरणशास्त्र की भी झावश्यकता हुईै। उनकी लयबद्ध 
व्यवस्था के लिए छुन्दशास्त्र का विधान किया गया। “ऋक्ष!पयातिशार्य' भौर 
ग्राचायं पिगल का “'छन्दशास्त्र' इस विषय के प्रमुख एवं प्राचीन ग्रन्थ है । 

6, ज्योतिष--षड्वेदाग में ज्योतिषशास्त्र का स्थान छठा एवं प्नन्तिम है । 
सृष्टि की उदयवेला मे श्रादिम मानव की काल-ज्ञान, दिशा-ज्ञान श्रौर स्थिति- 
ज्ञान भ्रादि की जिज्ञासाएँ रही हैं। मानव आदिम अवस्था में प्राकृत तत्त्वों पर 
प्रवलम्बित था। ऋतुओर, जलवायु, प्राकाशमण्डल तथा वनस्पतियों के निरन्तर 
साहचये के कारण उसने उनके श्रतुकूल-प्रतिकूल प्रमावों को हृदयगम किया । 
सभ्यता के इस नवोन्मेष ने मनुष्य को नयी उत्सुकताओो एवं जिज्ञासाओं की खोज 
के लिए प्रेरित तथा उत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप ज्वोतिपशास्त्र का जन्म 
हुआ । उसके बाद धीरे-धीरे उसने दिन-रात, पक्ष, मास, वर्ष तथा श्रयन श्रादि 
के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया । 

प्रत्य भ्रनेकानेक शास्त्रों तथा विधाश्रो के साथ ज्योतिविद्या के उदय का 
एक कारण वेदिक झार्यों की यज्ञन्याग-निष्ठा भी थी। यज्ञप्रेमी वेदिकों के 
समक्ष यज्ञ-यागो की सुफल-प्राप्ति के लिए प्रावश्यक था कि उनका आारम्म 
दथा समापन ग्रहों की अनुकूल स्थिति मे हो। ग्रहों के श्रनुकुल तथा प्रतिकूल 
ज्ञान के लिए एकमात्र साधन ज्योतिष था। वंदिक श्रार्य ग्रहों की पूजा करते 
थे, शिकस्से कि वे राष्ट्र के लिए मगलप्रद बनें। न केवल धार्मिक, श्रपितु 
सामरि।ः, श्राख्रेट तथा यात्रा श्रादि कार्यों के लिए भी ग्राकाशमण्डल की 
ग्रहस्थिति पर विचार करना पभ्रावश्यक हो गया था । 

इस प्रकार मनुष्य की झनिवाय॑ श्रावश्यकता्ों के फलस्वरूप धीरे-धीरे 
ज्योतिषबि ग्रा स्वतन्त्र विज्ञान-शाखा के रूप मे प्रकाश में श्रायी श्रौर आधुनिक 
विश्व के रूिए उसने झ्पनी झतिशय उपयोगिता को सिद्ध किया । 


परवर्तो बंदि॥! साहित्य 


उत्तर वैदिक युग मे ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाप्नों का तिरन्‍्तर 
विर्माण होता गया । इन नयी ज्ञान-शाखाओ में प्रनुक्रमणी, बृहद्देवता और कोश 


54 भारतीय सल्कृति भौर कला 


साहित्य का नाम उल्लेखनीय है। इन नये विषयों में कुछ का भावी विकास 
तो अवरुद्ध हो गया झौर कुछ का सम्बन्ध लोकिक संस्कृत के भ्रम्युदय के साथ 
जुड़ गया । किन्‍्तु मूलतः इनका उद्देश्य वेदिक वाइमय की पभ्रभिवृद्धि ही रहा। 
उनका निर्माण बेदमन्त्रों की सुरक्षा के उद्देश्य से हुआ । परम्परा द्वारा समस्त 
बैद और वैदिक ज्ञान की विरासत कण्ठस्थ या मौखिक रूप मे ही उत्तरवर्ती 
पीढ़ियों को प्राप्त होती रही । ज्ञान की इस परम्परागत विरासत के भ्रलिखित 
होने के कारण मन्त्रों, देवताप्नों, ऋषियों झौर उनसे सम्बद्ध विनियोगों मे 
व्यतिक्रम होने की सम्मावना को दृष्टि में रख परवर्ती विचारको ने श्रनुक्रमणी, 
बुहदेवता धौर कोश भ्रादि नये विषयों का सृजन किया । इनके द्वारा परम्परा 
को वेद तथा वेदिक ज्ञान अ्रसन्दिग्ध रूप में प्राप्त होते रहे । 


अनुक्षमणी 


प्रनुक्रमणी वस्तुतः वेदमन्त्रों की क्रमबद्ध सूची है । उसमे विभिन्न वेदमन्त्रों 
से सम्बद्ध देवताओ्रों, विभिन्न मन्त्रों के छुन्दों, विभिन्न शाखाओं से सम्बद्ध 
भनुवाको, वर्गों, सूक्‍तों भर विभिन्न मन्त्रो के मनद, मध्यम तथा तार स्वरो की 
सुव्यवस्था के लिए विधान एवं नियम वर्णित हैं । मन्त्रपाठ के क्रम-व्यवस्थापन 
और मन्त्रों के विशुद्ध श्रथंबोध के लिए श्रनुक्रमणी-विषयक ग्रन्थों का 
विशेष महत्त्व है । 
यहद बता 

परवर्ती वंदिक साहित्य मे बृहद्देवता-विषयक ग्रन्थो का विशेष महत्त्व है। 
प्रत्येक मन्त्र से सम्बद्ध देवता का ज्ञात प्राप्त करने के श्रनन्तर ही मन्त्रों का 
सम्यक्‌ प्रथं-बोघ सम्मव है; क्‍योंकि भिन्न-भिन्न मन्‍्त्रों से सम्बद्ध देवताश्रों का 
ज्ञान प्राप्त किये बिना जो बैदिक तथा लौकिक कर्म सम्पादित किये जाते हैं वे 
सर्वधा निष्फल होते जाते है। प्रत: प्रत्येक देवता की श्रनुग्रह-प्राप्ति के लिए 
उसके नाम, रूप, काय॑ भौर बन्घुत्व का ज्ञान प्राप्त होना ग्रावश्यक है । 


समस्त वेदिक देवताशों को तीन विभागों मे विभक्त किया ग्रया है । 
प्रथम वर्ग के देवता भ्रग्नि के प्रन्तगंत, द्वितीय के वायु तथा इन्द्र और तृतीय 
के देवता सूर्य के अन्तर्गत परिगणित किये गये हैं। इन त्रिस्थानीय समस्त 
देवताभी के सम्बन्ध मे निर्देश है कि योग, दक्षता, दम, बुद्धि, पाण्डित्य, तप 
तथा नियोग से उनकी उपासना करनी चाहिए। इस विषय पर बृहद्ेवता” 
नामक एकमात्र ग्रन्थ उपलब्ध है । 


चेदिक युग १55 


कोश 


कोश-विषयक ग्रन्थ भी वदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण भ्रंग है। कोश 
साहित्य की जो वेज्ञानिक पद्धति तथा उपयोगिता है, मूलरूप में उसका 
भाधार तथा उद्देश्य श्राज के दृष्टिकोण से मिन्न था। प्रारम्भ में उसको एक 
स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसे भाषाशास्त्र या 
शब्दशास्त्र के श्रन्तगंत ही माना जाता था। व्याकरण (प्रातिशाखझ्य), 
प्रनुक्रमणी श्रौर कोश तीनों विषय परस्पर गुम्फित तथा सम्मिलित थे । इन 
तीनों का एकमात्र उद्देश्य वेदपाठ की रक्षा तथा उसके क्रम को प्रसन्दिग्ध 
रूप मे व्यवस्थित बनाये रखना था । यही कारण है कि जो श्राचाय॑ प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों के रचयिता थे वे ही कोशकार भी थे । 


यद्यपि प्राचीन वेद-सम्बद्ध कोश-प्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, फिर भी 
उत्तरवर्ती विभिन्न कोश-प्रन्थो मे उनके उद्धरणो को देखकर स्पष्ट है कि 
वैदिक युग मे उनका अस्तित्व था। इस दिशा मे “निधण्टु” नामक प्राचोन 
वेदिक शब्दकोश उल्लेखनीय है । 


तत्कालीन सामाजिक जीवन का चित्रण 


'बृहहेवता' में विशेष रूप से बेंदिक देवताश्रों का महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया है। उसमे वेदिक व्याकरण-विषयक सामग्री के श्रतिरिक्त तत्कालीन 
जन-जीवन के भी कई प्रेरणाप्रद एवं प्रमावोत्पादक सन्दर्म सुरक्षित है । 

उसमे विभिन्न देवताशों, ऋषियो और राजाप्रों की रुचिकर एवं 
शिक्षाप्रद कथाएँ हैं । उदाहरण के लिए दध्यश्व और मधु, कक्षीवत्‌ शौर 
स्वतप, दीघंतपस्‌, गृत्समद श्रौर इन्द्र, व्यरुण वृुशजान, श्यावाश्व, कण्व झौर 
प्रगाथ, पुरूरवा भौर उवंशी तथा सरण्ड प्रादि की कथाएं बड़ी रुचिकर हैं । 
इन कथाझों मे दी गयी वंश-तालिका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 
इनसे धर्म, दर्शन, समाज, नौति श्लौर भूगोल श्रादि अनेक विषयों पर प्रकाश 
पड़ता है। उनसे तत्कालीन सामाजिक जीवन के रहन-सहन भौर खान-पान 
आदि का मी पता चलता है। एक बार प्नावृष्टि के समय शचीपति (इन्द्र) 
ने ऋषियों से पूछा-- इस महान्‌ संकट के समय आप लोग किस फर्म से 
जीवित हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया है राजन ! याडी, खेत, पशु, कृषि, न बहने 
वाले जल (तालाब), वन, समुद्र और पव॑तों से हम जीवित हैं! 
(६।१३७-२८) । 


]56 भारतीय संस्कृति प्रोर कला 


इस प्रकार बृहदहेव्ता' में वेदिक युगीन सामाजिक जीवन के सजीव 
एवं प्रामाणिक सन्दर्म निहित हैं, जिनके श्रनुशीलन से तत्कालीन सांस्कृतिक 
परिस्थितियों का भी उद्घाटन होता है । 


देवता 


श्रुतियों भौर पुराणों मे देवताशों का विशद रूप से वर्णन हुआ है। यह 
विश्व प्रकृति जड-प्रवाह नही, अपितु एक धर्मविधान है । जिस विधान के द्वारा 
प्राकृतिक तियम शासित होते हैं, उसी का नाम धर्मविधान (ऋत्‌) है। जहाँ 
यह घमंविधान है, वहाँ किसी चेतन नियामक की स्वीकृति श्रनिवायंत: सिद्ध 
हैं। इसी श्रनुशासन के श्रधीव होकर चलने मे नतिक और भ्राध्यात्मिक 
उन्नति सम्मव है । इस जड प्रवाह जगत्‌ के व्यापारों का संचालन करने वाला 
कोई श्रेय-बुद्धिसम्पन्न चेतन पुरुष ही है। वह विचारशील झौर धर्मप्रवण 
है । उसी के हाथो मे इस कर्ममय जगत्‌ की बागडोर है । वही इस जगत्‌ 
का शास्ता, नियन्ता और श्रधिष्ठाता है। वेद में इस प्रकार की चेतन सत्ता 
के संकेत हैं। इसी चेतन सत्ता का नाम 'देवता” है । 


वेदों के विचारशील ऋषियों ने श्रात्मचिन्तन द्वारा श्रनुभव किया कि यह 
समस्त जागतिक प्रपच वास्तविक नही है। इसका अ्रन्त श्रत्यन्त दु.खमय है। 
उससे पार होने के उपाय भी उन्होंने दूँढडः निकाले । उन्होंने श्रनुमव किया 
कि दुःख को परम सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। (स परम 
सुख की प्राप्ति के लिए उन्होने देवताश्रों की प्राथेना की और विशिष्ड 
उपासनाग्रो द्वारा उन्हे प्रसन्न किया । उन्होने श्रनुभव किया कि देवता ही 
एकमात्र ऐसे साधन हैं, जो प्रसन्न होने पर उपासक का उपयुक्त मार्ग-दर्शन 
कर सकते हैं । 


देवता श्रक्षय, अनन्त, विराट शक्ति एव अभ्रपरिमित वैभव के आ्आागार हैं । 
उनमे मानव ने श्रपनी बुद्धि से नाम तथा रूप की कल्पना श्रारोपित की है । 
उन्हें प्रपनी ही मांति स्त्री, पति तथा पुत्रों वाला माना गया है। वंदिक ऋषियों 
ने देवताप्नों का वर्णन करते हुए स्वय भी उनमें मानवत्व का निरूपण किया 
है । उनके चरित्रों, भ्रधिष्ठानों तथा रूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है 
कि वे विशिष्ट रूप के मनुष्य हैं, जिनमे मानवो जैसी श्राकांक्षाएँ भौर प्रेरणाएँ 
विद्यमान हैं। वे मानवो की ही माँति उत्पन्न हुए, किन्तु मानवों की भपेक्षा वे 
भजर-प्रमर हैं । वे प्रकृति की गोचर घटनाओं के दैवीकृत प्रतिनिधि हैं। प्रकृति की 


अदिक युग ]57 


सभी वस्तुएँ तथा घटनाएँ सचेतन तथा दिव्य हैं; जब हम वैदिक ऋषियों 
की उषा सम्बन्धी ऋचाभों को पढ़ते हैं तो उनमें हमे एक ऐसी उज्जलवसना 
देवी का मूतिकरण देखने को मिलता है, जो मानवीय आवरण घारण किये 
हुए है । यदि इस दृष्टि से बेदिक देवताप्रो के स्वरूप-स्वमाव की मीमासा की 
जाय, तो उनमे एक महामानव की समस्त महानताओ्रों का समावेश देखने 
को मिलता है। यहाँ तक कि यद्यपि वे प्रमर है, किन्तु मानवों की माँति ही 
हमे उनमें महान्‌-लघु का अन्तर और बाल, युवा, वृद्ध भ्रादि का श्रवस्था-मेद 
भी देखने को मिलता है । 


श्रुतियों तथा पुराणों मे इस देवताविषयक मानवारोपण में एकमात्र 
लोकानुग्रह की प्राकांक्षा विद्यमान है । वे स्वयं सत्य के पोषक, नेतिक श्राद्शों 
के सरक्षक, जगत्‌ के नियामक तथा प्राण-शक्ति के स्रोत है। वे मनुष्य के भद्र 
तथा कल्याण में निरत रहते हैं । वे क्षेम, यश तथा श्रेय के कारण भी है। 
उन्ही से प्रेरित होकर मनुष्य झनत से सत्य की भोर और हिंसा से अ्रहिसा 
की भरोर प्रवृत्त होता है । 


सृष्टि के भ्रनन्तरूप होने के कारण पुराणों में देवताश्नों की सख्या तेतीस 
कोटि बतायी गयी है। यह देवतावाद मारतीय संस्कृति की विविधता, 
सर्वांगीणता, एकेश्वरवाद अमेकता में एकता या बहुत्व में एकत्व' (महददेवान 
सुरत्त्ममेकम्‌) का द्योतक है । ऋग्वेद के बहुदेवतावादी धर्म की परिणति दशम 
मण्डल के उन सुकतों में हुई है, जिनमे विश्व की मूलभूत एकता के प्रतिपादक 
एकेश्वरवाद का निरूपण किया गया है। वहाँ प्रजापति, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ 
और भ्रदिति श्रादि अनेक नाम दिये ग्रमे हैं। उसे सृष्टि का विराट पुरुष 
बताया गया है (पुरुष एवंद स्व यो भूतमथमाव्यम्‌) । उस एकमेव ब्रह्म तत्त्व 
(एक सत्‌) को ही ज्ञानियो ने विभिन्न नामों (एक सद्विप्रा. बहुधा वदन्ति) 
से पुकारा है । 


वस्तुतः देखा जाय तो वेदिकों के इस देवतावाद ने एक ऐसी 
उदात्त सस्कृति को जन्म दिया, जिसमें देश-काल की परिधियाँ विच्छिन्न 
होकर अ्रविरत, श्रविच्छिन्न तथा सार्वमोमिक भावधारा के रूप में सूजित 
हुई हैं। इस सार्वभौम भावधारा को ही ऋग्वेद मे सत्य, ज्ञान, 
अनन्त, एकमेव, प्रद्वितीय, शान्तिमय, शिवमंयथ और श्रानन्‍्दमय कहा 
गया है । 


58 भारतोय संस्कृति भर कला 


शग्राश्षम और उनके कत्तेव्य 


श्राभ्रमों का उह्ं श्य 

वर्ण और आश्रम भारतीय संस्कृति के पश्राघार-स्तम्म रहे हैं। इस वर्ण- 
भाश्रम-व्यवस्था ते मारत के बृहद्‌ एवं विभिन्न मतानुयायी समाज को शभ्रतीत 
के सकड़ो वर्षों तक संगठित, नियमित और श्रनुशासित रखकर उत्तरोत्तर 
उन्नयन तथा प्रगति की श्रोर श्रग्नसर किया। वर्णाश्रम के उच्चादर्शों एव 
मर्यादाझों से परिमण्डित होकर मनुष्य ने आ्राध्यात्मिक एब भौतिक उत्थान 
की सुदृढ़ भूमिका का निर्माण किया । 

भरत के जीवनद्र॒ष्टा मनीषियों ने श्राश्रमो की व्यवस्था एक विशेष 
प्रयोजन से की थी । इस पृथ्वी पर जिसने भनुष्य-जीवन प्राप्त किया है, वह 
जन्म से ही भोग-विषयो की शोर श्राकर्षित होते हैं । भोग मनुष्य के शभ्रम्मुदय 
तथा पतन दोनों के कारण हैं । यद्यपि दर्शनशास्त्र एवं झ्राचारशास्त्र मे इन भोग 
विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्द्रिय-निग्रह तथा वराग्य-मार्ग का 
निर्देश किया गया है। किन्तु जन-सामान्य से लिए सांसारिक भोग-विलासों 
को त्यागकर वराग्य ग्रहण करना सरल नहीं है। इसलिए मारतीय 
घर्माचार्यों तथा विधिवेत्ताग्रो ने शिक्षा, प्रभ्यास तथा भश्रन्य नियम निर्धारित 
कर मनुष्य को सांसारिक विषय-भोगों पर विजय प्राप्त करने तथा उच्चतर 
दिशा में ले जाने के लिए आश्रम धर्म की व्यवस्था की । 

प्राश्रम-व्यवस्था का एक ध्येय मनुष्य को नेतिक उच्चति से भी है। 
चातुवंण्पे और उसके समष्टिरूप समाज तथा राष्ट्र की सुव्यवस्था एव 
प्रनुशासनबद्धता के लिए यह श्रावश्यक है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का 
चरित्र उन्नत हो । क्योकि व्यक्ति ही समाज तथा राष्ट्र का निर्माता है 
इसलिए व्यक्ति की उन्नति पर ही समाज तथा राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। 
मनुष्य की भौतिक या भ्राथिक उन्नति तभी सम्मव है, जब वह झ्राचार तथा 
विचार की दृष्टि से उन्‍तत हो। इस झाचारिक तथा वंचारिक उन्नति के 
लिए ही पाश्रमधर्म की व्यवस्था की गयी थी । 


मनुष्य भपनी वेयक्तिक उन्नति के साथ-साथ राष्ट्र तथा समाज की उन्नति 
की दिशा में प्रग्रसर होता रहे, इस हेतु समस्त मानव-जीवन को चार काल- 
खण्डों में विभाजित किया गया है। ये चार खण्ड या विभाग प्राकृतिक 
तात्त्विक धर्मों पर आधारित हैं। मनुष्य के भीतर जो प्राकृत शक्ति विद्यमान 


जैदिक युग 59 


है प्रवस्थानुसार उसमें परिवर्तेत तथा विक्षास होता रहता है। तदनुसार 
सनुष्य-जीवत के चार विभाग किये गये हैं। शक्तियों की संख्या एवं सीमा 
प्रनन्‍्त है किन्तु उन सबका श्रन्तर्धान कर्म श्रोर आन दो महाशक्तियों में 
हो जाता है। मनुष्य की भौतिक और भ्राध्यात्मिक समस्त कामनाप्रों तथा 
अ्रभिलाषाभ्रों की पूर्ति इन्ही दो शक्तियों के विकाप्त पर निर्भर है। कर्माचरण 
मनुष्य के पूर्वाद्धे (ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ) जीवन के और ज्ञानोपलब्धि, उत्तराद्ध 
(वानप्रस्थ तथा संन्यास) जीवन के ग्राधघार हैं। मनुष्य में प्रकृत रूप से 
विद्यमान कमे और ज्ञान के सम्यक्‌ विकास के लिए ऋषियों ने समस्त 
मानव-जीवन को चार विभागों, जिनके ताम ब्रह्मचयं, गृहस्थ, बानप्रस्थ भौर 
संन्यास में विभक्त किया है | इसमें प्रादि के दो प्रवृत्तितरक और प्रन्त के दो 
निवृत्तिपरक श्राश्रम हैं । ब्रह्मचयं तथा गृहस्थ अवस्था में मनुष्य का मुख्य 
सम्बन्ध लोम मोह, ममता और ईर्ष्या श्रादि लोकेष णाप्रो से बना रहता है; परन्तु 
बानप्रस्य तथा सनन्‍्यास गआराश्रम में प्रवेश करते पर उसकी लोभादि इच्छाएँ स्वतः 
ही समाप्त हो जाती हैं । 


पुरातन-प्राश्नम धर्म के व्यवस्थापकों ने मनुष्य की श्रायु-प्तीमा को 
सामान्यतः: सौ वर्ष निर्धारित किया है (शताधुर्व मनुष्य:)। श्रुतियों की 
जीवेम शरद: शतम्‌ और “शत वर्षाणि जीव्यासम्‌' उक्तियाँ मनुष्य की शतायु 
की द्योतक हैं । इसी श्राधार पर प्रत्येक आलाश्रम के लिए पच्चीस वर्ष की 
ग्रवधि निश्चित की गयी है। सौ वर्ष की समस्त जीवनावधि को पचास 
वर्ष कर्माजंत (कर्मानुष्ठान) भर पचास वर्ष ज्ञानार्जन (यज्ञानुष्ठान) के लिए 
नियत किया है । पूवे की श्रर्धावस्था में कर्म-पम्पादन की प्रधानता है, किन्तु 
उसमे ज्ञानार्जन का तारतम्य स्वतः स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार उत्तर की 
भ्र्धावस्‍्था मे ज्ञानाजजन की प्रधानता होते हुए भी उसमे कर्माजन का सम्बन्ध 
बना रहता है । 

पूर्व श्र उत्तर होने के कारण कर्म झौर ज्ञान मे श्रन्तर है। कमंशक्ति 
झनित्य और ज्ञानशक्ति नित्य है। ज्ञानशक्ति मे कर्मशक्ति स्वत: समन्बित रहती 
है । ऐहिक उन्नति के लिए असत्‌ कमंशक्ति श्लौर पारमाथिक उन्नति के लिए 
सत्‌ ज्ञानशक्ति साधन है । 
भ्रह्मसर्याश्रम 


ब्रह्मचर्याश्रम मनुष्य-्जीवन की प्रथमावस्था है ! 'ब्रह्म' विद्या, तेज क्‍ग्लौर 
ईएबर का चोतक है। पअ्रतः विद्याध्ययन, तेजस्विता ग्रौर ईश्वरोपासना के 


१60 भारतीय संस्कृति और कला 


लिए जीवन के प्रथम चरण में जिस ब्रत को धारण किया जाता है, उसी कौ 
अहाचय कहते हैं। ब्रह्म का एक नाम 'शुक्र'ं भी है। शुक्र प्र्थात्‌ वीर्य 
(शुक्र ब्रह्म सनातनम्‌) । ब्रह्म” के घमं हैं-- प्रति बृहत्‌, अनन्त और बृहणशील । 
तदनुरूप वीय॑ भी वद्धंनशील, अनन्त भौर बृहणशील है। झतएव ब्रह्मश्ञान 
झौर शक्ति की प्राप्ति, संचय और वृद्धि के लिए जिस चर्या को धारण किया 
जाता है, उस्ती का नाम 'ब्रह्मचयं है। श्रीकृष्ण ने 'गीता' (६।१४) में कहा 
है “इस ब्रह्मचर्य व्रत मे श्रवस्थित मयरहित तथा मलीमभांति शान्‍्त भ्रन्त करण 
वाला, सावधान हो मन को वश में करके मन्निष्ठ पुरुष मुझ में ही समाहित 


होता है'-- 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्नेह्मचारित्रते॑ स्थित: । 
सन: संयम्य सच्चित्तो युक्त श्रासीत मत्पर. ॥ 


विधि-प्रन्थो की व्यवस्था के भ्रनुसार पुरुषो के लिए ब्रह्मचर्याश्नम की भ्रवधि 
पच्चीस भौर स्त्रियों के लिए सोलह वर्ष निश्चित है। बालक श्रौर बालिकाप्रो 
को भ्रलग-प्रलग रहकर ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करना चाहिए । 


गृहस्थाश्रम 


श्राश्रसधर्म की दूसरी भश्रवस्था का नाम “गहस्थ' है, जिसे मनु ने समुद्र 
की संज्ञा दी है। जसे सब नदियाँ समुद्र मे जाकर शरण लेती है, उसी प्रकार 
सभी प्राश्नमो मे रहने वाले लोग गृहस्थ के यहाँ ग्राश्नय पाते हैं। इसलिए इहलोक 
झौर परलोक के सुखप्राप्त करने के इच्छुक लोगो को चाहिए कि वे ससार- 
सागर गृहस्थ श्राश्षम का मलीमाँति पालन करें। गृहस्थ श्राश्रम का महत्त्व 
झाज भी मानव जीवन मे बना है। इस दृष्टि से उसको उतदात्तता के नियमों 
का १रिपालन करना आज के गृहस्थ का सहज कत्तंव्य हो जाता है । 


आनप्रत्थाश्रभ्र 


एक सद्गृहस्थ समस्त सासारिक सुखोपभोगों से परितृप्त तथा 
उत्तरदायित्वों को अ्रपने विवाहित पुत्र को सॉपकर जब ईश्वराराघना के लिए 
सपत्नीक झरण्य. में एकान्त वास करता है तो उक्त अवस्था को ानप्रस्थ' 
कहते हैं । इस स्थिति मे मनुष्य सम्पूर्ण सांसारिक कामनाप्नो एवं इच्छाप्रो 
से विरत होकर जीवन के शेष माग को धर्माजन एवं ईश्वराराधन मे लगाकर 
दिव्यानुभूति प्राप्त करता है। इस दिव्यानुभूति के कारण वह भात्मानन्द 


अंदिक युग 6] 


एवं नि:श्रेयश्तु की उन्नतावस्था को अग्रसर होता है, जिसकी पृणंता 
सन्‍्यास में है । 


बानप्रस्थ और पंन्यास, दोनों अ्रवस्थाएं प्रग्रज्या की हैं। प्रश्नज्या की इन 
दोनो भ्रवस्थात्रों को वरण करने से पृर्व कुछ झ्निवाये नियम हैं । 


सन्पातसाश्रम 


सन्यास प्राश्नम जीवन की चौथी या भ्रन्तिम भ्रवस्था है। 'मनुस्मृति' मे 
निर्देश है कि भ्रायु का तीसरा माग वन में व्यतीत करने के उपरान्त जब 
चौथा भाग आरम्भ हो, तब स्त्री से श्रलग हो जाना चाहिए । 

भीता' (१८२) मे “विद्वान या बुद्धिमान्‌ लोगों के काम्यकर्मों के त्याग 
को हो सनन्‍्यास कहा है!'-- 


काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं सनन्‍्यास कथयों विदुः। 


स्‍त्री, पुत्र, धन श्रादि प्रिय वस्तुग्रो की प्राप्ति एवं रोग, व्याधि, कष्ट, 
सकट आ्रादि विपदाओ की निवृत्ति के लिए सम्पन्न किये जाने वाले कर्म जैसे 
यज्ञ, दान, तप और उपासता को काम्यकर्म”/ कहा गया है। सन्‍्यासी के 
लिए इनका परित्याग करना अत्यावश्यक कहा गया है। ऐसी दशा मे मनुष्य 
एकाकी जीवन व्यतीत कर परमानन्द या निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति के लिए निरन्तर 
प्रयल्वशील हो जाता है । शास्त्रो के निर्देशानुसार कमफलों के प्रति इच्छा न 
रखते हुए जो महात्मा नियमित रूप से घामिक क्रियाप्नो को सम्पन्न करने में 
जीवन को समर्पित कर देता है उसी को संन्‍्यासी या योगी कहा गया है । 


संन्यास के भी दो रूप हैं--कर्म-सन्यास श्रौर ज्ञान-सन्यास । ब्रह्मचये, गृहस्थ 
झौर वानप्रस्थ का शास्त्रोक्त विधिपु्वक नियमित रूप से पालन करने के उपरान्त 
धमंशास्त्रानुसार जो सन्‍्यास ग्रहण किया जाता है उसे “कमं-सन्यास' कहा 
गया है । कमं-सनन्‍्यास में क्रमशः एक के बाद दूसरे आश्रम मे प्रवेश होता है। 
किन्तु ब्रह्मचर्य के बाद सीधा सन्‍्यास घारण करना 'ज्ञान-सन्यास' कहा जाता 
है । श्रुति के अनुसार ब्रह्म चये, गृहस्थ भ्रथवा वानप्रस्थ, किसी भी अवस्था मे 
न्यास लिया जा सकता है। जिस समय वेराग्य उत्पन्न हो जाय. उसी समय 
संन्यास ग्रहण किया जा सकता है । ऐसी भ्रवस्था को तीक्न वैराग्य कहा गया है, 
जिसमें ब्रह्मलोक के श्रतिरिक्त किसी भी श्रन्य लोक की इच्छा नहीं रहती । 
निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि से बिषयों का जो त्याग किया जाता है, उसी 

है 


62 भारतोय संस्कृति प्लोर कला 


को तीब्र वैराग्य कहते हैं। धाचाये शंकर ने ऐसी ही तीत्र व॑राग्यावस्था में 
ब्रह्मचयें दशा को पार कर सीधे संन्यास धारण कर लिया था। 


झाशमों के फर्सव्य 


चारों क्‍ग्राश्रमो में जीवन के निश्चित कत्तैव्य हैं। ब्रह्मचर्यावस्था में ब्रह्म चये 
का पालन करते हुए विद्याष्ययन करना चाहिए । प्ाश्नम में रहकर 
ब्रह्माचारी को निष्ठापूर्वक नित्य तथा नैभित्तिक कार्यों को सम्पादित कर 
स्वाध्याय में निरत रहना चाहिए । इस प्रवस्था में मद्य, मांस, गन्ध तथा घन 
झादि वर्जित हैं। मन, वचन और कम से ब्रह्मचर्य ब्रत की रक्षा करते हुए 
गुरु भाश्रम में जीवन व्यतीत करना चाहिए । 

गृहस्थाश्रस के परिपालन और संचालन के लिए पूर्वाचार्यों ने विशेष 
नियम निर्धारित किये हैं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए ब्रह्म चारी 
को चाहिए कि वह गुरु से श्राज्ञा लेकर श्रपनी वश-परम्परा के श्रनुसार ग्रच्छे 
लक्षणों से युक्त रूपवती कन्या से विवाह कर सुखी एवं सफल गुहस्थ का 
निर्माण करे । 

मनु ते पच्चीस से पचास वर्ष पयेनत गृहस्थ जीवन की अभ्रवधि के लिए कुछ 
प्रतिवाये कर्तव्यों का विधान किया है। उनका कहना है कि द्विज को चाहिए 
कि वह दृढ प्रतिज्ञ होकर इन्द्रियो को वश मे कर फिर वन में निवास कर 
सकता है । वह इस प्रकार गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ जीवन मे प्रवेश करने 
मे सफल होता है। शरीर की त्वचा पर जब सिकुडन पड़ जाय श्रौर बाल 
फूलने लगें तब मनुष्य को गृहस्थ जीवन से श्रवकाश ले लेना चाहिए 
(मनुस्मृति ६२) । 

यह भी विधान है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पौत्र को नही देख लेता 
तब तक गृहस्थ से वह भ्रवकाश ग्रहण करने का भ्रधिकारोी नही है । इसका 
आशय यह है कि गृहस्थ-जीवन से श्रवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति 
को धपने पुत्र को इस योग्य बना लेना चाहिए कि वह परिवार और समाज 
के उत्तरदायित्वो का भार वहन कर सके । कौटिल्य ने स्पष्ट निर्देश किया 
है कि धर्मानुसार गृहस्थाश्रम का पालन करने बाले व्यक्तियों को ही 
प्रश्रज्या प्रहण करने का अ्रधिकार है। जो लोग श्रपने परिवार-जनो का 
भरण-पोषण श्रौर निर्वाह की समुचित व्यवस्था न कर समाज को त्यागकर 
साधु हो जाते हैं, उन्हे पकड़कर दण्डित किया जाना चाहिए । इसी सन्दर्भ 


बेबिक घृग 65 


में झ्रागे कहा गया हैं कि जो लोग स्त्रियों को प्रश्रज्या दिलाते हैं, उन्हें भी 
कठोरतम दण्ड दिया जाना चाहिए (पृत्रदारमप्रति विधाय प्रश्रज्यतः 
पूर्वस्साहुसदण्ड:, स्त्रियं च प्रत्राजयतः) । 

गृहस्थाक्षम समस्त कामनाओों को पृर्ण करनेवाला पवित्र जीवन है। 
प्राणियों को कष्ट न पहुँचाना, भ्रतिथि का स्वागत-सत्कार करता, सत्य बोलना 
भौर शक्ति-प्रनुतार दान देना गृहस्थ का अनिवाय धर्म है। गृहस्थ-जीवन में 
अतिथि-सत्कार को विशेष महत्त्व दिया गया है | अथर्ववेद (€॥६) में 
पतिथि-सत्कार की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। तित्तिरीय 
उपनिषद्‌' (१।११॥२) में भी निर्देश किया गया है कि 'प्रतिथि देव' का 
समुचित सतकार करना चाहिए। देवऋण, पितृऋण शौर ऋषिऋण के शोघन 
के लिए भी गृहस्थाश्रम ही एकमात्र आश्रय है । 

गृहस्थाश्रम की माँति वानशरस्थाश्रम के भी कत्तेव्य निश्चित हैं। वानग्रस्थी 
के लिए यह निर्देश है कि वह अरण्य में रहकर सादा जीवन व्यतीत करे तथा 
कन्द-मूल-फलों अथवा भिक्षाटन से उदरपूर्ति करे । वह पंच महायज्ञों का 
नियमित रूप से श्रनुष्ठान करे। कुश, घास-फूस की शय्या पर शयन करे। 
वह शरीर पर मृगचर्म धारण कर दाढ़ी-पूछ वपन न करे स्तान कर प्रात , 
मध्याक्ष और साथ, तीनो समय सन्ध्या-बन्दन करे । भ्रच्छे-प्रच्छे प्रन्थो का 
अध्ययन-प्रध्यापन करे तथा ईश्वर चिन्तन मे रत रहे । उपनिषदों में लिखा 
है कि जो विद्वात्‌ शान्त सन से कर्मों को नियमपूृवंक सस्पादित कर कष्टों 
को सहन करता हुझ्ला शुद्ध भ्रन्त:करण से भ्ररण्यवास करता है वह परमेश्वर 
को प्राप्त करके परमानन्द का श्रधिकारी होता है । 

वानप्रस्थ-जीवन का नियमत: निर्वाह करते के उपरान्त श्रावश्यकतानुसार 
मुमुक्षु पुरुष संन्यास ले । सन्‍यासी को चाहिए कि वह क्रोध का त्यागकर सुख 
से उदासीन हो जाय । वह इन्द्रियो को वश में कर शान्त चित्त होकर लोक 
से प्रनुराग करे । वह शिक्षा एवं ज्ञान के लोक मे विचरण कर निर्भय तथा 
शोकरहित जीवन व्यतीत करे । बाल, दाढ़ी, मृछ्, नाखून सबको साफ करके 
पात्र, दण्ड तथा भगवा वस्त्र घारण करे। सभी प्राणियों को सुख देते 
हुए स्वयं भी आनन्दपूर्वक रहकर वह मुक्ति के लिए प्रयत्वशील रहे । 

प्राश्रम-घर्म के कत्तंव्य-पालन में शास्त्रकारों ने वानप्रस्थ तथा संन्यास 
की पश्रवस्थाओरों पर विशेष रूप से विचार किया है। इन दोनों श्रवस्थाओं में 
घर्म तथा मोक्ष का संचय करने पर बल दिया गया है। प्लौकिक एवं भ्रदृष्टाथ 


]64 भारतोय सरक्षति भर कला 


फलों के देनेवाले यज्ञ-याग्ादि में प्रभृत्ति और लौकिक एवं इष्ट फलो को देने 
वाले मद्य-मांस भक्षणादि में अप्रवुत्ति, इस शास्त्र-मर्यादा का परिपालन 
ही धर्माचरण है | धर्म की इस मर्धादा का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र, श्रुति 
तथा स्मृति हैं । इसलिए शास्त्रानुकूल घर्मं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
वेदों तथा स्मृतियों का प्नुशीलन करना चाहिए । 


इस प्रकार शास्त्रानुकूल भ्राश्षम-घर्म का परिपालन करता हुझा मनुष्य लोक 
तथा परलोक का हित कर सकता है । 


वर्ण व्यवस्था 


भारत में वर्ण-व्यवस्था का जो स्वरूप श्राज के सामाजिक जीवन मे 
विद्यमान है, वह प्रारम्भावस्था मे इससे कही भिन्‍न था। ऋग्वेदिक भारत का 
समाज निश्चित कर्मों के श्ननुसार विभिन्‍न वर्गो या वर्णों मे विभाजित था। 
श्रुतियों मे चातुरवण्य का जो वर्गं-विभाजन है, उसका श्राघार उनके द्वारा 
स्वीकार किये गये कर्म एवं व्यवसाय थे । इसका उल्लेख 'गीता' तथा उपनिषदों 
में भी हुआ है। 'गीता' (१८४१) मे स्वभाव से उत्पन्न गुणों के प्रनुसार 
सामाजिक जीवन में कर्मो के विभाजन का श्राघार स्वीकार किया गया। 
4छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌' (५।१०।७) मे जाति या वर्ण-विभाजन उच्चता-हीनता की 
दृष्टि से न होकर व्यक्ति-क्षमता के भ्रनुसार माना गया है। वैदिक समाज 
की सभी जातियो तथा वर्णो का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की उन्नति में 
योग देना था। यह समष्टि-रूप राष्ट्र ही समस्त देशवासियों की सेवा का 
एकमात्र प्राधार था । 

बेदिक युग का जन-जीवन क्षेत्र (योघा), ब्रह्मन्‌ (पुरोहित) और विश्‌ 
(अ्रमिक) तीन वर्गों मे विभक्त था। क्षेत्र वर्ग समाज का नेता, शासक, राजा 
एवं प्रमुख हुआ्ला करता था; ब्राह्मण श्रपनी बौद्धिक विलक्षणता के कारण 
राजा का सचिव, पुरोहित, न्यायाधीश तथा धामभिक ग्रुरु या प्रशासकीय 
पदों पर अधिष्ठित होता था; और विश्‌ वर्ग कुषक, व्यापारी के रूप में 
कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग-घधन्धों के द्वारा घन तथा सम्पत्ति का 
उपार्जन करता था । 

त्रिवर्गें-विभाजित यह बेदिक समाज राष्ट्र की उन्नति में श्रभिरत था। उनकी 
पारस्परिक स्थिति के सम्बन्ध में कहा गया है कि ये सभी वर्ग तथा वर्ण उसी 
एकमेव विश्वात्मा के प्रतिरृप थे। उनकी पारस्परिक स्थिति के सम्बन्ध में ज्ञात 


वैदिक युग 65 


होता है कि भादि के दो वर्ण, ब्राह्मण ध्ौर क्षत्रिय, भ्रनेक बातों में एक-दूसरे के 
निकट थे । ऋग्वेदयुगीन भारत में इन दोनो वर्णो में योग्यता तथा प्रतिमा की 
प्रतिस्पर्धा थी । इन दोनों वर्णों के सम्बन्ध इसी रूप में देखने को मिलते हैं । 


ऋण्वेद के श्रनेक मत्त्रों के द्रष्टा ऋषि क्षत्रिय थे । ऋग्वेद में विश्वामित्र 
को ऋषि कहा गया है; परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में उसे क्षत्रिय कहा गया है । 
वेदों के प्रतिमा सम्पन्न ऋषियों के विचारों को उपनिषदों में चिन्तनप्रधान 
ऋषियो के विचार कहा गया है। उपनिषदों में ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्णों की भिन्‍नता 
को नितान्त गौण माना गया है। इन श्रात्मवेत्ता ऋषियो ने ज्ञान को ही श्रेष्ठता 
एवं उच्चता का एकमात्र ग्राघार स्वीकार किया है । उपनिषदों की कथाओं से 
ज्ञात होता है कि विदेह जनक, ककेय श्रश्वपति, काशिराज भ्रजातशत्रु औौर 
प्रवाहण जवाल ने ऋषियों को उपदेश दिये। विदेह जनक एक क्षत्रिय राजा (संरक्षक, 
शासक) होने के साथ-साथ विद्या-व्यसनी तथा परम ज्ञानी थे । उनसे याज्ञवल्क्य 
जैसे ब्रह्मवेत्ता विद्वान ने उपदेश ग्रहण किया था। इसी प्रकार पांचाल जनपद 
के राजा प्रवाहण जेवाल का नाम उल्लेखनीय है। उनके शिष्यों मे शिलक, 
दाल्म्य, श्वेतकेतु और उसके पिता उद्दालक समी ब्रह्मषि-परम्परा के भ्रात्मदर्शी 
तत्त्वज्ञ थे । उद्दालक आरुणि ग्रौर उनके पुत्र श्वेतकेतु जंसे विद्वान ब्रह्मवेत्ताशों 
ने राजा चित्रगाग्यायनि से उपदेश ग्रहण किया था। कैकेय के राजा प्रश्वपति 
तथा राजा प्रतर्दन (जानश्रुति) के प्रकाशमान व्यक्तित्व का बैदिक सस्कृति में 
विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। वे उपदेश ग्रहण करने के लिए ब्रह्मवेत्ता 
सनत्कुमार के पास गये थे । इनके अ्रतिरिक्त राजा बृह॒द्रथ श्रौर काशिराज 
ग्रजातशत्रु का नाम उल्लेखनीय है। राजा प्रजातशत्रु से बालादि गार्ग्य जेसे 
शब्दब्रह्म के विलक्षण विद्वान ने ब्रह्मोपदेश प्राप्त किया था। शअ्रजातशत्रु समस्त 
भारत में अपने युग के ज्ञानागार थे । उनके पास अनेक ऋषि ज्ञानोपदेश के 
लिए प्राया-जाया करते थे । इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता चित्रगाग्यायनि भी 
क्षत्रिय दाशंनिक थे । 


उक्त विभिन्‍न क्षत्रिय शासक अपने युग के सुशासन के सृत्रधार होने के 
साथ-साथ ज्ञानियो में भी प्रग्रणी थे । भारतीय संस्कृति को मानव संस्कृति का 
जो स्थान मिला है वह इस संस्कृति की स्थायी उदात्तता है। यह उदात्तता उसको 
वेदिक आदर्शों से प्राप्त हुई थी । वैदिक युग का सामाजिक जीवन पारस्परिक 
पमता भर व्यक्ति-स्वातन्त्य मे विश्वास रखता था। इसलिए बंदिक संहिताओं 
में कही भी व्यक्ति-व्यक्ति क्रा विरोध नही दिखायी देता है । उस युग में वर्णाश्रम 


366 भारतीय संस्कृति और कला 


घमम के विभेद नहीं थे। इस समतावादी युग में ज्ञान को ही श्रेष्ठता या 
वरिष्ठता का एकमात्र आधार माना जाता था । 


योग्यता और प्रतिभा की इस स्व मान्यता के साथ-साथ ब्राह्मण-क्षश्रिय 
बर्णों में इतनी घनिष्टता थी कि कभी-कमी उनके पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध 
भी हो जाया करते थे । उदाहरण के लिए क्षत्रिय राजा शर्यात की पुत्री का 
विवाह ब्राह्मणवंशीय ऋषि च्यवन से हुआ था । इन दोनो वर्णों में कर्मों की भी 
समानता थीं। एक ही पिता के दो पुत्र ब्रह्मत्व भर क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकते 
थे; जैसा कि देवापि भर शस्तनु की कथा से स्पष्ट है। ये दोनो व्यक्ति राजा 
ऋष्टिषेण के पुत्र थे। ज्येष्ठ होने के कारण नियमतः देवापि को पिता के 
उत्तराधिकार में राजा होना चाहिए था; किन्तु उसने राजत्व स्वीकार नहीं 
किया, भ्रपितु वह ब्रह्मशानी बना। शन्‍्तनु राजा बना किन्तु पापाचरण के कारण 
उसका राज्य ध्वस्त हो गया । उसके निवारण के लिए ब्रह्मज्ञानी देवापि ने 
यज्ञ किया । यज्ञ में देवापि, शन्‍्तनु का पुरोहित बना। इस कथा से यह बात 
स्पष्ट होती है कि उस युग में एक ही पिता के दो पुत्रो मे से एक क्षत्रिय 
(राजा) श्रौर दूसरा पुरोहित (ब्राह्मण) हो सकता था। 

इस प्रकार वेंदिक समाज में वर्ण-प्रहण की श्रपनी एक मर्यादा तथा सीमा 
थी | वैदिक मारत का यह वर्ग-विभाजन जब तक श्रम-विभाजन की दृष्टि से 
कत्तेव्यनिष्ठ बना रहा, तब तक वह निरन्तर राष्ट्र की उन्नति में सहायक बना 
रहा; किन्तु जब वह अधिकारलिप्सु एवं शोषक बनकर समाज की उपेक्षा 
करने लगा तो उसका विघटन एवं पतन हो गया। इसमे ब्राह्मण-ग्रन्थो, विशेषत: 
कर्मकाण्डमूलक सूत्र-ग्रन्थों का विशेष योग रहा | वैदिक भारत की उदात्त 
विश्वजनीन परम्पराश्रो की उपेक्षा करके ब्राह्म ण-ग्रन्थो तथा सूत्र-ग्रत्थो ने वर्ग- 
स्वार्थ की स्थापना की ! चारो वर्णो तथा आ्राश्ममों के लिए नियम बनाने वाले 
विधिवेत्ता पुरोहितो ने वर्णाश्रभ-व्यवस्था को इतना सुदृव एवं कठोर बना दिया 
कि मानव-समाज की तो बात अलग रही, देवताओ्ो मे भी वर्ण-विभाजन हो 
गया । प्रग्नि एवं बृहस्पति को ब्राह्मण; इन्द्र, वरुण तथा यम को क्षत्रिय, वसु, 
रद्द, विश्वेदेव तथा मरुत्‌ को विश; और पूषा की गणना शूद्धवर्ण मे की गयी । 


'ऐतरेय ब्राह्मण” (७।२६) भे तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध का जो 
उल्लेख है उसमे वेश्य वर्ण के लिए 'दूसरे को कर देने वाला' (भ्रन्यस्य बलिकृत) 
भर दूसरों द्वारा उसका उपभोग करते रहने! (पन्यस्याद्ः) कहा गया है । 
भूमि पर उसका स्वामित्व नही होता था । राजा जब चाहे वैश्य से भूमि छीन 


लेबिक युग 67 


सकता था झौर स्वेच्छूया उसे किसी को दे मी सकता था। क्षत्रिय या राजा 
भूमि का स्वामी भौर वैश्य कृषक होता था। 

चौथे शुद्र वर्ण के सम्बन्ध में उक्त ब्राह्मण-प्रन्थ के इसी सन्दर्म मे 'दूसरो का 
सेवक' (श्रन्यस्य प्रेष्य:) कहा गया है। उसे मनमाने ढंग से उख्लाड़कर फेंका 
जा सकता था (कामोत्याप्य:) । यहाँ तक कि अपने प्राणों पर भी उसका 
कोई श्रधिकार नही था (यथाकामवध्य:) । 

उक्तब्राह्मण-क्षत्रिय वर्णों के अतिरिक्त शेष दो वर्णों के सम्बन्ध मे यह बात 
देखने को नही मिलती है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे भ्रवर स्थान ही प्राप्त 
रहा । समस्त वैदिक युग मे कोई भी ऐसा उदाहरण देखने को नही मिलता है 
कि कोई वेश्य राजा, क्षत्रिय या ब्राह्मण के पद तक पहुँचा हो। किन्तु व्यक्ति 
के मानसिक, वेचारिक, व्यावहारिक तथा व्यावसायिक उच्नति में यह वर्णधर्म 
बाधक नही था । पश्रपनी श्रात्मोन्नति का सबको एक समान श्रधिकार प्राप्त था । 
घर्णों के लिए नियत कत्तंव्य 

मनु ने वर्ण-विभाजन का उद्देश्य लोक-विस्तार बताया है (लोकानां तु 
विबृद्धधर्थभू--मनु ० १३१) । इस लोकवृद्धि के उद्देश्य से विभाजित चारों 
वर्णों मे ब्राह्मण को मुख इसलिए कहा गया है कि वह समाज मे विद्या और 
ज्ञान की व्यवस्था करे, जो कि मुख-निहित वाणी का धर्म है । वेदिक युग मे 
ब्राह्मण श्रौर विद्या का ग्रभेद सम्बन्ध था । ब्रह्मविद्या मे ब्राह्मणो की विशेष 
रुचि थी। धर, वेद और वेदाग उनके श्रनिवायं श्रध्ययन्त के विषय थे। 
'मनुस्मृति' (४।१४७) श्रीर “याज्ञवल्क्यस्मृति' (१।१६४८) में ब्राह्मणों के 
लिए वेदाध्ययन पर विशेष बल व्या गया है | 'तैत्तिरीय संहिता' (२।१।१०।१) 
मे लिखा गया है कि जो ब्राह्मण वेदाध्ययन नही करता है वह दुर्भाह्मण 
(ब्रह्मधमंच्युत्‌) है । वेदाध्ययन के साथ ही वेदाध्यापन भी ब्राह्मण का कत्तंव्य 
था। पिता और गुरु, दोनो ज्ञानप्राप्ति के माध्यम थे। ब्राह्मण गुरु की 
भनुपस्थिति या श्रभाव मे क्षत्रिय या वेश्य को ग्रुर बनाया जा सकता था; 
किन्तु ऐसी स्थिति मे ब्राह्मण शिष्य से कोई शारीरिक सेवा नहीं ली जा 
सकती थी । 

वेदों श्रोर वेदिक साहित्य मे सत्र ब्राह्मण को प्रथिवी मे रहने वाला देवता 
कहा गया है। यज्ञ उसका एकमात्र शस्त्र है (ऐ० ब्रा० ७१६) । 'शतपथ 
ब्राह्मण” (११।४५।७।१) मे ब्राह्मणो के विशेषाधिकारों में श्र्चा, दान, भ्राज्येयता 
झौर श्रवध्यता का उल्लेख है । भ्रानुवंशिक' पवित्रता (ब्राह्मण्य), जातिगत कर्सब्यों 


68 भारतोय संस्कृति शोर कला 


के प्रति श्रास्थां (प्रतिरृपचर्या) श्रौर लोक में शिक्षा का प्रसार (लोकपक्ति) 
उसके कर्तव्य है। ऋण्ेद (१०१३४।१३), 'तंत्तिरीय सहिता' (२।५॥५) और 
“वाजसनेय सहिता (१२६७) के श्रनुसार ब्राह्मण को कृषिकार्य करने की भी 
छुट थी; किन्तु बाद मे ब्राह्मण-ग्रन्थो तथा पघमंसूत्रों ने उस पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया । 

ब्राह्मणी का जीवन सादगी और निर्धनता का था। उनको श्रपने निर्वाह 
मात्र के लिए ही भ्रस्न-घन संचय करने की अ्रनुमति थी। वेदाध्ययन भौर 
पुरोहिती उनकी श्राजीविका के साधन थे । सुपात्र से दान श्रौर प्रतिग्रह प्रहण 
करना उनका भ्रधिकार था । इन कत्तंव्यो के ग्रतिरिक्त यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
मन तथा इन्द्रियो को वश मे रखना, पवित्र जीवन बिताना, सन्तोष रखना, 
दूसरे को क्षमा करना, सरल बने रहना, ज्ञानी तथा दयावान्‌ होता, ईश्वर मे 
विश्वास करना श्लौर सदा सत्य बोलना ब्राह्मणो के प्रनिवाय कत्तंव्य थे । 

क्षत्रिय को मुजा कहा गया है। भुजाएँ शक्ति की प्रतीक है। 'शतपच 
ब्राह्मण (१३।१।५।६) मे युद्ध उसका बल कहा गया है । इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण! 
(5६) मे क्षत्रिय का बलि” शब्द से उल्लेख हुप्ना है। श्रथवंवेद मे 'क्षत्र' 
शब्द कही देवताओं श्रौर कही मनुष्यों की शक्ति, प्रभुत्व और शासन के भ्रर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । दो स्थलो पर स्पष्ट रूप मे 'क्षत्र” शब्द का उल्लेख शासक 
के भर्थ में हुआ है (४।२२।२; १६।३०॥४) । एक अन्य मन्त्र मे कहा गया है 
है इन्द्र, तुम इस देवी प्रजा पर शासन करो। तुम्हारा राज्य प्रजर भौर 
दीर्घायु हो" (३।६८।२) । यहाँ 'क्षत्र” शब्द का प्रयोग शासन के भ्र्थ मे हुआ्ना है । 
एक झन्य स्थान (५।१८।४) पर कहा गया है कि प्रजा द्वारा श्रपमानित राजा 
राष्ट्र की शक्ति (क्षत्र) और तेज को समाप्त कर देता है।' क्षात्रधर्म को तब 
बडे गौरव की दृष्टि से देखा जाता था (ऐतरेय ब्राह्मण ८।६)। जो ब्यक्ति 
क्षत्रिय होने का व्यर्थ दावा करता था, उसकी स्पष्ट निन्‍दा की जाती थी 
ऋग्वेद (83१०४॥१३) । 

क्षत्रिय का कत्तंव्य है कि वह प्रजा में सुब्यवस्था बनाये रखे । उसे यह 
भी देखना होता था कि बलवान नित्नेल को ग्रास न कर जाय | भ्रतः प्रजा की 
रक्षा-व्यवस्था करना क्षत्रिय का प्रमुख कत्तेव्य बताया गया है । इसके श्रतिरिक्त 
दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विलासिता से दूर रहना, श्र-वीर होना, 
घेयं रखना, तेजस्वी होना, उदारता बरतना, मन तथा इन्द्रियों को वश में 
रखता, क्षमावान्‌ होना, विद्वानू-साधु-ब्राह्मण का आादर-सत्कार करता श्ौर 
प्रजा में न्‍्याय-शासन-व्यवस्था करना क्षत्रियों के प्रमुख कत्तंव्य थे | 


वैदिक यूग 69 


वैश्य को उरु (जंघा) का प्रतीक कहा गया है। जिम प्रकार जंघाएँ सारे 
शरीर को थामे रहती हैं प्रौर उनके हिलने-डुलने से शरीर में रक्त का सचार 
होता है, उसी प्रकार वेश्य-वर्ग भी समाज का संचालक एवं जीवन-रक्षक था । 
उसके प्रमुख कत्तंव्य थे गाय झ्रादि पशुप्रों की रक्षा व खेती करना, दान देना, 
यज्ञ करना, वेद पढ़ना, वाणिज्य-व्यवसाय से देश की उन्नति करना, देवता- 
गुरुईश्वर पर श्रद्धा रखना, घर्म, अर्थ, काम नामक त्रिवर्ग का समुचित 
सदुपयोग करना, वेदों पर विश्वास करना, उद्योगशील बने रहना और समस्त 
कार्यों में चातुर्य दिखाना। "तैत्तिरीय ब्राह्मण” (१।५॥६।१) मे बेश्य को 
साक्षात्‌ राष्ट्र कहा गया है, क्योकि उसी के द्वारा श्रजित श्रथं से सभी वर्णों 
का निर्वाह होता है (ऐतरेय श्रारण्यक ८।२।६) । 

इसी प्रकार शूद्र को पैर की सज्ञा दी गयी है। पर सारे शरीर का मार 
बहन कर उसे भ्राराम पहुँचाते हैं। इसी प्रकार शूद्र वर्ण मी समाज के प्रति 
उत्तरदायी रहकर अपने कत्तेब्यो का निर्वाह करता था। शुद्र द्विजातियो की 
सेवाकर उतसे भोजन प्राप्त करते थे। वृद्धावस्था में उनका पालन-पोषण 
उनके स्वामी ही करते थे । यदि इस सेवा-कार्य से उनके परिवार का निर्वाह 
न हो सके, तो 'मनुस्मृति' (१०।६९।१००) के पभ्रनुसार वे बढ़ईगिरी, 
चित्रकारी, पच्चीकारी श्रौर रंगसाज़ी शआ्रादि व्यवप्तायो को श्रपना सकते थे । 
'महामारत' (शा० १६५।४) मे शूद्र वर्ण की जीविका के लिए वाणिज्य, 
पशु पालन, शिल्प और याज्ञवल्कयस्मृति! (१।१२० मिताक्षरा) के भ्रनुसार 
कृषि, पशुपालन, भारवहन, क्रय-विक्रप, चित्रकारी, नृत्य, सबीत, वेणू, वीणा, 
ढोलक श्रौर मृदग श्रादि कार्यो को अपनाने की श्रनुज्ञा दी गयी है। 


शूद्र वर्ण की दो श्रेणियाँ थी--'श्रनिव्सितः (बढई, लोहार श्रादि) और 
“निरवसित” (चाण्ड।ल श्रादि) । अपने तियत कत्तंव्यों से च्युत्‌ शुद्र को चाण्डाल 
श्रेणी मे गिना जाता था और उसके सब सामाजिक अधिकारों को छीन 
लिया जाता था । 


विनम्र भाव से रहना, सस्‍्तानादि से अपने को शुद्ध एवं पवित्र रखना, 
मन मे किसी प्रकार की मलिनता का प्रवेश न होने देना, स्वामी की सेवा में 
रत रहना, चोरी न करना, सत्य बोलना श्र गाय-ब्राह्मण की पूजा करना 
ये समी शूद्र के कत्तेव्य थे । यद्यपि मुख्यतया शुद्ध का कर्त्तव्य सेव्रा करना था, 
किन्तु जहाँ तक सामाजिक स्थिति का सम्बन्ध है, उसकी श्रत्य श्रिवर्णों के 
समान ही उपयोगिता थी (शतपथ १३।१।६।१२) । इसी ग्रन्थ के एक अन्य 


१70 ....भारतोय संस्कृति शोर कला 


सन्दर्भ (१३।६।२।१०) में लिखा है कि शुद्ध ,अम का मू्तिमान्‌ रूप है भौर 
उसी पर सारा राष्ट्र ठिका है। 

इस प्रकार वैदिक भारत की सामाजिक व्यवस्था में चारों वर्णों के 
भ्रलय-प्रलग कत्तंव्य निश्चित थे । उन पर आ्रारूढ़ रहकर चारो वर्ण राष्ट्र के 
उत्तरोत्तर उत्थान में सलस्न थे। उनमें किसी प्रकार का वैर-वैमनस्थ या 
विरोध नही था, भ्रपितु वे एक-दूसरे के प्रपूरक एवं सहायक थे। समाज के 
चारो वर्ण सुखी, सम्पन्न तथा स्वावलम्बी थे । राष्ट्रीय भौरव की प्रभिवद्धि 
करना ही सबका लक्ष्य तथा ध्येय था । 


आचार 


चारित्रिक श्रेष्ठता 


चारित्रिक श्रेष्ठता भारतीय सस्कृति का मूल है । इस चारित्रिक श्रेष्ठता के 
उपादान हैं नैतिकता, शील, सदाचार भौर मर्यादा । चारित्रिक श्रेष्ठता समस्त 
विद्याओ्रों, शास्त्रो श्र धर्मों का भ्राधार है । वह एक राष्ट्रीय घममं है, जिसके 
परिपालन के बिना राष्ट्र का उत्थान सम्मव नही है। बेदिक ऋषि-महषियों से 
लेकर परवर्ती सन्त-महात्माओ्रो ने राष्ट्र के चारित्रिक बल को बनाये रखने के 
लिए समय-समय पर प्रनेक उपाय बतलाये तथा कार्य किये । 


चारित्रिक श्रेष्ठा से आत्मबल प्राप्त होता है। उसके लिए नेतिकता 
तथा सदाचार का परिपालन श्रावश्यक है। वेदों से लेकर परवर्ती साहित्य 
तक नेतिक्ता तथा सदाचार के सवरद्धन के लिए नाना प्रकार की धर्चाएँ देखने 
को मिलती हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०॥५।॥६) मे ब्रह्महत्या, मदिरापान, 
चोरी, ग्रुरुपत्नी-गमन और पापाचार का निषेघ बतलाया गया है। ऋग्वेद 
(७।८।६।६) के एक श्रन्य मन्त्र मे वरुणदेव से प्रार्थना करते हुए कहा गया है 
है बरुणदेव, यह (पापाचरण) मेरा सकल्प नही था, मदिरा, क्रोध और व्यसनो 
का सेवत विचारहीनता है । हमे पितरो के पाप से मुक्त करो / आराज्ञा का 
परिपालन सदाचार का श्रेष्ठ गुण भाना गया है। इसी उद्देश्य से ऋग्वेद 
(१।६८।५) के एक मन्त्र मे कहा गया है “जिस प्रकार पुत्र पिता की श्राज्ञा 
का परिपालन करता है उसी प्रकार यजमान श्रग्नि का श्रादेश मानता है ।' 
अन्य मन्‍्त्रों (४।२५।५) में झआाचारनिष्ठ यशस्वी पुत्र की कामना करते हुए कहा 
गया है कि है भ्रग्ति, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सत्य का पालक, शत्रुओं 
का विजेता श्ौर श्रपने वशजों का यश बढाने वाला हो । इसी प्रकार यजबेंद 


बेबिफ युग 7 


(१५) में कहा गया है| कि 'ैं भ्रसत्य (भ्रनाचार) से पृथक्‌ रहकर सत्य 
(सदाचार) की भोर प्रवृत्त हूँ (प्रहमनृतात्सत्यमुपेसि) । इसी प्रकार एक भय 
मन्त्र (६४५।१) में पाप को दूर जाने के लिए कहा गया है । 

बेदों का 'ऋत' सिद्धान्त तत्कालीन सत्यनिष्ठ, नतिकता-परायण झौर 
अनुशासनबद्ध समाज का उज्जवल उदाहरण है । ऋत से ही यह सारा संसार 
उत्पन्न होता है और उसी के द्वारा नियशत्रित है (ऋ० २।२५॥७८) । चारित्रिक 
उत्पान को मुक्ति का साधन भो माना गया है | सत्य, जो कि चरित्र का श्रेष्ठतम 
गुण है, उसके परिपालन या भ्राचरण से स्वगंप्राप्ति हो सकती है, 'ताण्डब ब्राह्मण! 
(१८।२।१६) मे इसका उल्लेख (ऋतेन स्वरगंलोक॑ गमयति) हुआ है। सूर्य और 
चन्द्र को सत्य का श्रादर्श मानकर ऋग्वेदिक भारतीय कल्याणकारी सत्यपथ 
पर चलने की कामना करते हैं (ऋ० ५॥५१।१५) | 

दर्शन श्रौर विज्ञान, दोनों मे मन को समस्त कार्य-व्यापारों का भ्रधिष्ठान 
माना गया है। देवों से लेकर साधारण मनुप्यो तक उसका भ्रस्तित्व तथा प्रभृत्व 
देखने को मिलत। है । मन मे शुद्ध संकल्प श्रौर पवित्र भावनाप्रो के उदय के लिए 
प्रार्थना करते हुए कहा गया है “निपुण सारथी जसे रास द्वारा घोडो को चलने के 
लिए बार-बार प्रेरित तथा नियत्रित करता है, वैसे ही मनुष्य को कार्यों में 
प्रवत्त तथा नियत्रित करनेवाला, जरारहित तथा श्रत्यन्त गतिशील मेरा मन 
शुद्ध तथा पवित्र सकल्पवाला हो” (तन्मे मन: शिवसकल्पमस्तु)। इसी प्रकार 
ऋग्वेद (१०।२०।१) के ग्रन्य मन्त्र मे कहा गया है 'भगवन्‌, हमे ऐसी प्रेरणा 
दे, जिससे हमारा मन कल्याण मार्ग का भ्रनुगमत करे (भद्र नोईपि वातय मनः) । 

मन को इसलिए इतना अधिक महत्त्व दिया गया है कि उसके नियन्त्रण 
से ही जीवन मे सघम तथा मर्यादा आदि सदगणो का उदय होता है। संयम 
शोर मर्यादा, जिन्हे मारतीय ग्राचार का मूल माना गया है, वेदिक ऋषियों 
की दृष्टि मे थे। वेंदिक युगीन समाज मे मर्यादा को चरित्र का विशेष गण 
माना जाता था। ऋग्वेद (१०।५॥६) मे जिन सात प्रकार की श्रमर्यादाश्रो, 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार, जुप्ा, मद्यपान, अ्रसत्यमाषण और पापियों का साथ 
करते वालो को पापमूलक कहा गया है। इनके प्रतियोगी श्रहिसा, श्रस्तेय, 
भ्रादि सात मर्यादाश्रों के द्वारा उनका परिहार बताया गया है । 

तथागत बुद्ध और परवर्ती बौद्धों ने वेदों की उक्त सप्त मर्यादाश्रो को ही 
पंचशील' या 'दशशील” के रूप मे भ्रपनाया है। बुद्धदेव का कथन था कि 
दुःशोल और प्रसंयमी होकर राष्ट्र का भ्रश्न खाने से तो भ्रच्छा यही है कि 


]72 भारतीय संस्कृति भौर कला 


लोहे का गोला खा लिया जाया (घम्म्पद, निरयवश्ग २२।३) । संहिताओो के 
बाद उत्तर बेंदिक युग और विधि-श्रन्थों मे सदाचार की स्थापना के लिए वेदों 
की उक्त सप्त भर्यादापओ को श्राघार माना गया है। वे भारतीय धर्म के 
भूल तत्त्व श्रौर मारतीय सस्कृति के भी श्राधार-स्तम्म हैं। बौद्धों के भ्रतिरिक्त 
जैन मतानुयायियो का अ्राचारशास्त्र भी उक्त सप्त मर्यादाओं से अ्रत्यधिक रूप 
से प्रभावित है । 

वैदिक विचार-दृष्टि से नैतिकता तथा सयम के अ्रजन के लिए दुर्गुणो को 
टूर करने का बार-बार निर्देश किया गया है। जीवन की प्रगति में बाघक 
मद, लोभ, काम, मत्सर, मोह और क्रोध जो छह शत्रु (जैनधर्म मे जिन्हें 
घट्कषाय कहा गया है) हैं, उनके सम्बन्ध में ऋग्वेद (७।१०४॥२२) के एक 
सन्दर्म मे लिखा है कि 'गरुड़ के समान मद, गीध के समान लोभ, गौरणय्या के 
समान काम, कुत्ते के समान मत्सर, उलूक के समान मोह श्रौर मेंडिया के 
समान क्रोघ को अपने से दूर भगा देना चाहिए । इन षड़्‌ रिपुप्रो पर विजय 
पाना ही सयम है । 

इसी प्रकार वेदिक तथा परम्परागत भ्रन्य घर्म भी नेतिकता, शील, सदाचार 
झौर मर्यादा ग्रादि सदगुणो के श्रर्जन के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं । व्यक्ति 
झ्रौर समाज, दोनों के हित तथा उन्नयन के लिए इन सद्गुणो को श्रपनाने पर 
बल दिया गया है ॥ ये सदगुण ही सदाचार के उपादान है । 


संस्कार 


सस्कृति पर विचार करते समय सस्कारों का महत्त्व स्वत. स्पष्ट हो 
जाता है, क्योंकि सस्कृति की भूमि सस्कारो पर श्राधारित है। सम्कार ही 
सस्कृति के जन्म झौर उत्कषं के कारण एवं साधन हैं । इस दृष्टि से सस्कृति 
की श्राधार-भूमि भ्रौर व्यक्ति तथा समाज के उनन्‍नायक संस्कारो की सम्यक्‌ 
जानकारी श्रत्यावश्यक है । 

ससस्‍्कार' पद का श्रर्थ सस्कृत, उपयुक्त या सम्यक्‌ बनाना है। किसी 
विक्षत वस्तु को विशेष क्रियाओ द्वारा उत्तम बना देना ही उसका संस्कार है । 
मनुष्य-जीवन को विशिष्ट घाभिक क्रियाप्रों द्वारा परिष्कृत एवं उत्तम बनाकर 
उसे चरम उत्कपं को पहुँचाया जा सकता है। जीवन को भ्रम्युदय की स्‍ध्ोर 
प्ग्रसर करनेवाली ये धार्मिक प्रक्रियाएं ही 'संस्कार' है । 

इस दृष्टि से यदि 'सस्कार' पद के प्रयोग तथा व्यवहार की प्राचीनता पर 
विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि झतीत के युग-विधायक भारतीय 


जेदिफ युग 73 


मनस्थियों ने ऐसे नियमों एवं विधियों की व्यवस्था की, जिनको अभ्रपनाकर 
मानवता का परिष्कार एवं सस्कार सम्मव था। यद्यपि वेदों (ऋग्वेद ५।॥७६॥२; 
इार८ा४ड;। ५८।३६॥६), ब्राह्माण-प्रन्‍्यों (शतपथ १॥१॥४॥१०, ३॥२।१।२२) 
झौर उपनिषदों (छान्दीग्य ४।१६११-२) झादि मे 'सस्कृत” शब्द का प्रयोग 
हुआ है; किन्तु वह श्रमिप्रेत संस्कारजनित श्रथ॑ का द्योतक नही है । मीमास्ताकार 
जैमिनि ने सर्व प्रथम संस्कार का प्रयोग “उपनयन' के अर्थ में किया है 
(मीमांसा सूत्र ३१॥३) । इस सूत्र की व्याख्या करते हुए शबरस्वामी 
ने लिखा है कि 'सस्कार वह है, जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी 
कार्य के योग्य बनता है” (सस्कारों नाम स भवति यस्मिञज्जातो पदार्थों भवति 
योग्य: कस्यचिदर्थस्य) । सस्कार से पापो या दोधो के परिमाज॑न की योग्यता 
और नवीन गुणों को उत्पन्न करने को क्षमता प्राप्त होती है। गर्भाशय में 
प्रविष्ट होने पर जीव में जो प्राकृतिक तथा झागन्तुक दोष समाविष्ट होते है 
उनके परिमोचन की क्षमता और उपनयन तथा वेदाध्ययन श्रादि क्रियाश्रों के 
हारा नवीत गुणों के उत्पन्न करने की योग्यता सस्कारो से ही भश्रजित 
की जाती है । 


इस विश्व मे जितनी मी वस्तुएँ है, सब प्राकृत हैं श्रौर भ्रपने-प्रपने गुण- 
धर्मो के भ्रनुसार विद्यमान है । मनुष्य विवेकशील है भौर बह वस्तुप्नो का 
उपमोग भली भांति जानता है । हवा, पानी आदि कुछ प्राकृत वस्तुएँ ऐसी है, 
जिनको मनुष्य उनके प्रकृत रूप मे ही ग्रहण करता है । किन्तु श्रन्न, वस्त्र भ्रादि 
अनेक ऐसे पदार्थ हैं, जिनको मनुष्य अपनी अभिरुचि के भ्रनुसार उपयुक्त 
बनाकर उपयोग में लाता है । इस विश्व की जितनी भी वस्तुएँ है उनकी यही 
स्थिति है । इस दृष्टि से मनुष्य में सस्कारों की जन्मतः अभिरुचि होनी 
स्वाभाविक है । 


समस्त जीवमयी सृष्टि त्रिस्कन्धात्मक है, आध्यात्मिक, श्राधिमौतिक तथा 
अधिदेविक ! भ्रात्मा और शरीर के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाली 
सुत्ात्मा सत्त्व है । झ्रात्मा, शरीर और सूत्रात्मा (सत्त्व) क्रमश: ब्रह्म, भूत और 
देवता के आधार है। श्रात्मा ब्लानप्रधान, शरीर क्रियाप्रधान और सत्त्व 
अर्थ प्रधान है । समष्टिसयुक्त होने के कारण भूत, देव और ब्रह्म, तीनो सस्कार 
सापेक्ष्य हैं। भौतिक-सस्कार से शरीर शुद्धि, देव-सस्कार से देवशुद्धि श्रौर 
ब्राह्म-सस्कार से श्रात्मशुद्धि होती है। भूत-संस्कार प्रप्रधान होने के कारण॑, 
उसका शेष दोनों संस्कारों में भ्रन्तर्माव हो जाता है। इसलिए श्रृतियों भ्रौर 


74 भारतोय संस्कृति शोर कला 


स्मृतियों में दो ही प्रकार के संस्कार--ब्राह्म भौर दैव--माने गये हैं । 
ब्राह्म-संस्कारों को 'स्मातें' श्रौर देव-संस्कारों को 'श्रौत' नाम दिया गया है ।' 
दोनों प्रकार के संस्कारों से सस्कृत द्विजाति, सृष्टिमयी त्रिविध (ध्राध्यात्मिक 
झ्राधिदेविक और प्राधिमौतिक) मलिनताग्रो से विमुक्त होकर शुद्ध सत्त्वमाव 
(पूर्ण पुरुषत्व) प्राप्त करती है ! 

इस प्रकार संस्कृति के उपादान संस्कारो का सम्बन्ध मनुष्य की शारीरिक, 
सानसिक और झ्ध्यात्मिक उन्नति से है। उनसे श्रात्मा और शरीर दोनों की 
परिशुद्धि ही नही होती हैं, उनसे श्रन्तःक रण मे सदृविचार एव शुद्ध संकल्पों का भी 
उदय होता है । वे प्रतीत, वततंमान और श्रनागत, तीनो जीवनो के उपकारक हैं । 


धोडष स्मात॑ संस्कार 


स्मार्त (ब्राह्म) श्रौर श्रौत (देव) संस्कारों के पुन: तीन-तीन भेद हैं--- 
गर्भाधान, प्रनुत्रत और घमंशुद्धि। गर्माघान, श्रनुत्रत तथा धर्मशुद्धि सस्कारो 
के पाँच भ्रवान्तर भेदों को मिलाकर कुल इक्कीस भेद हो जाते हैं। उनमे 
गर्माधान श्रौर झनुत्रत संस्कारों को मिलाकर 'षोडश सस्करार' कहा जाता है । 


घोडश सस्कारो में भ्राठ गर्भाधान सस्कारो के नाम है--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्त या सीमोपष्चयन, जातकमे, नामकरण, निष्क्रमण, श्रन्नप्राशन श्ौर 
चौलकर्म या चूडाकर्म । इनमे श्रारम्म के तीन 'श्रन्तगंम! श्रौर श्रन्त के पाँच 
'वहिगम' संस्कार कहे जाते है। इसी प्रकार भ्रनुव्रत सस्कारो के श्राठ भेदो का 
नाम कर्णवेघ, उपनयन, ब्रतादेश, वेदारम्म, केशान्त, समावतंन, विवाह श्रौर 
प्रग्नि परिग्रह है। पांच धम्ंशुद्धि संस्कारो के नाम हैं शरीरशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, 
प्रध.शुद्धि, एनःशुद्धि श्र भावशुद्धि। घमंशुद्धि नामक ये पाँच सस्कार 
स्मृति सस्कारो के पूरक एवं मावक होने के कारण श्रौत संस्कारों के श्रधिक 
निकट हैं । इसलिए संस्कारों की षोडश सख्या ही अ्रधिक विश्वुत 
एब मान्य है । 

]. गर्भाधान--यूहस्थ-जीवन मे प्रवेश करने के लिए पाणिग्रहण एक 
प्रनिवार्य विधान है । पाणिग्रहण का उद्देश्य काम-सुख या इन्द्रिय-मोग के 
लिए न होकर सुसन्तति-प्रजनन के लिए है । गृहस्थ जीवन के लिए सनन्‍्तान 
एक प्रकाशपृज है, जिसके लिए 'बृहृदारण्यक उपनिषद' (६।४) में यह कामना 
को ग्रयी है कि “किस उपाय से उपयुक्त पुत्र को उत्पन्न किया जाय । स्मृतियों 
के अनुसार पितृऋण झोर पुनाम नरक से मुक्ति पाने के लिए पुत्र का प्रजनन 


बेंदिक युग 75 


झावश्यक है। गर्माधान संस्कार का भय मी प्रयोजन है। पुरुष-स्त्री के 
रज-वीये के मियुन भाव से मर्भाधान होता है। पुरुष के वीय॑ भौर स्त्री के रज मे 
प्रभादि रूप में जीव पूथ से ही विद्यमान रहता है। किन्तु अ्रनेकानेक प्राकृतिक 
एवं झागन्तुक दोषों के कारण उसकी शुद्धावस्था में विकार उत्पन्न हो जाता 
है । इन विकारों के परिमाजन के लिए गर्भाधान संस्कार का विधान है। 
प्रत्येक गर्मत्थ जीव, माता-पिता के रज-वीयं-जनित प्राकृतिक एवं आगन्तुक 
दोषों से प्रभावित होने के श्रतिरिक्त जन्म-जन्मान्तर मे अजित श्रपने भ्रच्छे-बुरे 
कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। गर्माघान संस्कार द्वारा उनका भी परिमाज॑न 
हो जाता है । 

गर्माघान संस्कार के सम्बन्ध में अथर्ववेद (५॥२५) में प्रजापति से यह 
प्रार्थना की गयी है कि 'दशम माव में प्रसव काल तक गर्म में कोई व्यापत्ति 
न हो ।' उसकी रक्षा तथा उसके सम्ब्द्धन के लिए देवताओं से प्रा्थंवा 
की गयी है । शास्त्रीय विधान के अनुसार सामान्यतः विवाह होने के कम-से-कम 
तोन दिन बाद श्रौर अधिक-से-अधिक सात वर्ष तक पुरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का 
पालन करने के उपरान्त गर्माघान किया जाना चाहिए । 

2. पुंसवन--षोडश ससस्‍्कारों मे 'पुसवन' का दूसरा स्थान है। यह 
सस्कार गर्भाधान के तीन मास बाद किया जाता है। संस्कार द्वारा गर्मस्थ 
जीव में पुमाव या पुरुषभाव का श्राधान किया जाता है। शरीरशास्त्र का 
नियम है कि मर्भस्य जीव मे दो-तीन मास तक स्त्री-पुरुष के रज-बीये के भ्रुणो 
(कोटाणओ) में प्रतिस्पर्धा होती रहती है| उनमें जो प्रबल होता है, गर्मस्थ 
जीव मे उसी भाव का उदय होता है। “मनुस्मृति' में कहा गया है कि 'यदि 
जीव मे पुरुष-भ्रूण की प्रबलता हो, तो पुरुष-माव प्रीर स्त्री-अूण की प्रबलता 
ही, तो स्त्री-माव का आधान होता है'--- 


पुमान्‌ पुंसो5धिकेशुक्र स्त्री माय त्वधिके स्त्रिय: । 


इसलिए पुरुष-ज्ण के पोषण और बल के लिए मत्रोच्चारण के साथ 
बट, शुग, कुश तथा दूरवा श्रादि का रस गर्भिणी के नासा-रन्‍्श्नो द्वारा प्रवेश 
कराया जाता है। इसके श्रतिरिक्‍त श्रायुवेंदशास्त्र मे निर्दिष्ट श्रोषधियों का भी 
सेवन कराया जाता है । 

3. सीमोन्नयन--पुसवत्त के श्रनन्तर 'सीमोननयन! का विधान है । इस 
संस्कार का एक नाम सीमनन्‍्त' भी है । स्त्रियों के केशपाश को दो समान भागों 
में विभाजित करने वाली सिन्दूर-रेखा (माँग) को ही 'सीमन्‍्त” कहा जाता है । 


१76 भारतोय भस्कृति झौर कला 


गर्माघान के चौथे, छठे या भाठवें मास यह संस्कार किया जाता है । इस संस्कार 
का उद्देश्य गर्मपात रोकना है | शरीरशास्त्र की दृष्टि से ये तीनो मास ही 
ग्रम-भ्रंश के लिए अ्रधिक भ्राशंकित होते हैं।इस सीममन्‍्त या सीमोन्‍्नयन 
संस्कार के द्वारा गर्भिणी स्त्री की माँग में स्‍्नुही के कॉँठे का स्पर्श कराया 
जाता है | साथ ही मन्‍्त्रोच्चारण द्वारा सोम भ्रादि देवताझो की स्तुति भी 
की जाती है । 


उक्त तीनो सस्कार प्रसव से पूर्व किये जाते हैं । - 


4. जातकम-- यह सस्कार प्रसव के बाद सम्पन्न होता है। इसका उद्देश्य 
बालक की बुद्धि एव भ्रायु की वृद्धि करना होता है| नालच्छेद से पूर्व शिशु को 
सुवर्णपात्र में दधि, घृत श्रौर मधु मिलाकर चटाया जाता है। उसी समय 

मन्त्रोच्चारण के साथ बालक की जीम मे सुवर्ण की शलाका से 'वेद' लिखा 
जाता है। इस प्रक्रिया के साथ यह कामना की जाती है कि गुण-कर्मों में 
शिशु अपने पिता तथा पितामह से भ्रधिक विकसित एव प्रतिभा-सम्पन्न हो । 
प्रसुता के प्रसवजन्य कष्ट को कम करने के लिए उसे वीर-प्रसविनी, इला 
धौर मैत्रावरुणी श्रादि गौरवान्वित सम्बोधनों से अभिहित किया जाता है । 


5. नामकरण--जातकर्म के बाद नामकरण” सस्कार का क्रम है। 
नामकरण जन्म से दसवें या बारहवे (शास्त्र के मत से ग्याग्हवे) दिन किया 
जाता है । सामान्यतः: किसी भी वस्तु का नाम उसके व्यक्तित्व का परिचायक 
होता है । किसी व्यक्ति के नाम-श्रवणमात्र से ही उसके गुण, कर्म और स्वरूप 
का स्मरण हो श्राता है। इसीलिए नामकरण सस्कार का विशेष महत्त्व माना 
गया है। यह सस्कार प्रसव के ग्यारहवे दिन किया जाता है। बालक ओर 
बालिका के नामाक्षर केसे होने चाहिएँ, इस सम्बन्ध मे स्मृतियों मे विशेष 
निर्देश हैं । इनमे कहा गया है कि नामाक्षर ऐसे हो, जिनके द्वारा सातक्त्वक एवं 
पवित्र भावों का द्योतत हो । इसके साथ ही चारो वर्णों के शिशुश्नो के नाम 
ऐसे हो, जो सुनने में भ्रच्छे हो झौर जो उनके कत्तंव्यों को अभिव्यजित करे । 
ब्राह्मण का नामकरण मंगलसूचक, क्षत्रिय का वबलसूचक, वश्य का धनसयुक्त 
श्रौर शूद्र का निर्देश वाचक शब्द से किया जाना चाहिए। कन्या का नाम तीन 
अ्रक्षरों से अश्रधिक नहीं होना चाहिए। वह मनोहर, भगौरवान्वित तथा 
मगलसूचक हो । 

6, निष्क़रण--नवजात शिशु को प्रथम बार घर से बाहर निकालने के 
समय जो सस्कार किया जाता है, उसे 'निष्क्मण” कहते हैं। यह सस्कार जन्म 


बेदिक युग ]77 


से चौथे मास में सम्पन्न होता है । रक्षक प्राणदेवताञों से सम्बद्ध मनन्‍्त्रों का 
उच्चारण करने के साथ शिशु को सू्य॑-दर्शन कराने के लिए घर से बाहुर 
निकाला जाता है | शिशु नीरोग रहे भ्ौर ' प्राकृतिक तथा भौतिक बाधाप्रों 
से सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है । 


7. झ्रन्‍्नप्राशन--जब तक शिशु गर्भ में रहता है, तब तक माता द्वारा गृहीत 
भ्रन्नादि से रस प्राप्त करता हुप्ला बढ़ता रहता है । उत्पन्न हो जाने पर माता के 
दूध से उसका पोषण होता है । किन्तु ज्यो-ज्यो वह बड़ा होता जाता है, उसकी 
भूख बढ़ती है भौर बसे ही माता के स्तनों का दूध भी घटता जाता है | शिशु 
की शरीर-रक्षा के लिए श्रन्नप्राशन संस्कार के द्वारा उसे श्रन्न (मधु शौर खीर) 
दिया जाता है। अन्न से उसके मन तथा शरीरादि का संवर्धन होता है। यह 
संस्कार जन्म से छठे मास मे किया जाता है । किन्तु विशेष परिस्थितियों में 
वह भ्राठवे भ्रथवा बारहवें मास मे भी किया जा सकता है। कन्या के लिए 
पाँचवें या सातवे मास का विधान है । 

8. चूड़ाकर्म--चूडाकरम का दूसरा नाम 'मुण्डन” सस्कार भी है। यह 
सस्कार जन्म से पहले, तीसरे या पाँचवे वर्ष किया जाता है। जिस प्रकार 
लोहे का मल-भाग जग के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार शरीर का 
झनात्म मल-माग केश-लोम द्वारा निस्सारित होता है । केश श्रौर लोम, क्रमशः 
श्रोषधियो श्रौर वनस्पतियो के मल माने जाते हैं। फल देने के बाद जो पौधे 
नष्ट हो जाते हैं उन्हें श्रोषधि भ्रौर फल-पाक के बाद भो बने रहने वाले 
बृक्षादि वनस्पति कहे जाते हे । श्रोषधि सोमप्रधान शौर वनस्पति भ्रस्निप्रधान 
हैं । इस दृष्टि से लोम सोम के मल और केश अग्नि के मल हैं। सोमप्रधान 
होने के कारण लोम का वपन निषिद्ध है। केवल अग्निप्रधान केशो का वपन 
ही धमंसम्मत है । 

विधि-ग्रन्यो के निर्देशानुसार शरीर से बाहर जो केश हैं, वे प्रपवित्र 
होने के कारण त्याज्य हैं। इसलिए उनका वपन आवश्यक है । केश जब 
तक शरीर मे रहते है, कर्मों एव सस्कारो के द्वारा तब तक उनमें पवित्रता 
बनी रहती है। किन्तु शरीर से पृथक हो जाने पर वे सर्वथा अपवित्र 
समझे जाते हैं । 

प्रपवित्र बालों को बार-बार वपन करने का विधान है । इसलिए सब प्रथम 
उनका वपन करते समय जिस विधि का झाश्रय लिया जाता है, उसे ही 
“चूडाकर्म' संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में भन्‍्त्रोच्चारण द्वारा सोम 

42 


]78 भारतोय संस्कृति प्रोर कल? 


तथा भ्रग्नि श्रादि देवताप्रों से प्राथंना की जाती है कि शिशु के लिए के 
कष्टका रक तथा ध्रहितकर न हों । 


चूड़ाकर्म में शिखा-वपन का निषेध है। उसका एक प्रबल कारण है । 
जिस स्थान पर शिखा होती है वह 'बहारन्भ्र' कहा जाता है। केशो के द्वारा 
बरह्मसन्थ से होकर सूर्य के प्राण शरीर मे प्रवेश करते है प्रौर उसी रास्ते से 
शरीरस्थ प्राण सुय॑ की ग्रोर जाते हैं। इसलिए सन्ध्या-वन्दन, ध्यान, उपासना 
भोर समाधि के समय शिखा बाँघने का नियम है, जिससे अ्रन्तःकरण का प्रकाश 
या तेज सूये की भ्राकर्षण शक्ति से बाहर निकल सके । शिखा बँध जाने के 
बाद ब्रह्मरन्भ्र बन्द हो जाता है । 

9. कर्णवेघध--चूडाकर्म के प्रनन्तर 'कर्णवेघ का विघान है। इस सस्कार 
को कुछ स्मृतिकार नही मानते हैं ॥ चूडाकम की ही भॉति तीसरे या पाँचवे 
वर्ष इस सस्कार के सम्पादन का नियम है। ज्ञान और भ्रज्ञान, दोनों श्रवणेन्द्रिय 
द्वारा आत्मा मे प्रवेश करते हैं । इसलिए उसका बहुत बडा महत्त्व है । 

इस ससस्‍्कार के समय “मद्र कर्णेभि: श्वणुयाम देवा: सदृश मन्‍्त्रो द्वारा 
मंगलमयी वाणी को सुनने तथा परनिन्दा, पाप, बुराई श्रादि न करने-सुनने की 
कामना की गयी है। श्रवण कमेंन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय का ब्राधार होने के कारण 
उसकी परिशुद्धि एवं ग्रहणशीलता के लिए कर्णवेघ सस्कार को श्रावश्यक बताया 
गया है । वैसे मी शरीरशास्त्र की दृष्टि से कर्णवेघ सस्कार का अपना विशिष्ट 
महत्त्व है । अश्रवस्थानुसार बालक-बालिका के शरीर मे जिस विकार-भाव का 
उदय होता हैं, उसके निराकरण के लिए यह सस्कार उपयोगी है । 

0. उपनयन्--इसको “यज्ञोपवीत' या '्रतबन्ध सस्कार मी कहते हैं । 
यह संस्कार ब्रह्मचर्यावस्‍्था की प्रथम सीढ़ी है, जिसके द्वारा बालक की बुद्धि का 
परिष्कार होता है, जिससे कि वह विद्या-व्यसनी बन सके । उपनयन का अर्थ 
है 'समीप ले जाना” । इस संस्कार मे बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता 
है । उपनीत होकर वह गूरु-प्राश्नम मे रहकर वेदाष्ययन करता है। सस्कार 
के समय बुद्धि के भ्रधिष्ठाता सूर्यदेव की आराधना भौर यज्ञ के सम्पादन का 
विधान है । यज्ञ मे पलाश की समिधाश्रों की श्राहुति दी जाती है भ्रौर पलाश 
का ही दण्ड भी घारण किया जाता है। शास्त्र के भश्रनुसार पलाश बुद्धिबरद्धक 
है । इसीलिए उसके प्रयोग की महत्ता है । 


उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी बालक जीवन के दूसरे चरण मे प्रवेश 
करता है, क्योंकि सावित्री माता भौर श्राचार्य पिता का स्थान ग्रहण करता है । 


वेदिक सुर 79 


इसी संस्कार के भ्नन्तर उपनीत बालक द्विजाति की श्रेणी में परिगणित होता 
है। शास्त्र-विधान फी दृष्टि से ब्राह्मणबालक का यज्ञोपवीतप्रति झाठ वर्ष की झायु 
में होता चाहिए। बालक की विलक्षण बौद्धिक प्रतिमा के कारण पाँचवें बर्ष 
में मी उसका उपनयन हो सकता है, यद्यपि इस संस्कार की प्रन्तिक भ्रवधि 
सोलह वर्ष तक मानी गयी है। इसी प्रकार क्षत्रिय का ग्यारहवाँ भौर वेश्य का 
बारहवाँ वर्ष निर्धारित हैं। क्षत्रिय और वैश्य द्विजातियों के उपनयन की श्रन्तिम 
सीमा बाईस तथा चौबीस वर्ष तक है । इन प्रवस्थाओ्रों का अतिक्रमण करने के 
बाद बालक द्विजाति स्तर से च्युत हो जाता है शऔलौर तब वह किसी धमविहित 
कम के सम्पादन तथा विवाहादि का भ्रधिकारी नही माना जाता है । 


उपनयन संस्कार से संस्कृत बालक में तेज, बल तथा शक्षित की वृद्धि होती 
है । ये तीनो तत्त्व ईश्वर के भंग हैं । इस त्रिवत्त को एक करके ईश्वर स्वयं 
उसमें श्रधिष्ठित होता है। यही कारण है कि यज्ञोपवीत मे प्रथम तीन सूत्रों 
की त्रिवृत करके फिर उनमे भी तीन और सूत्र बना लिये जाते हैं। त्रिवृत्त 
परमेश्वर के ध्यानसूचक यज्ञोपवीत में तीन या पाँच ग्रन्थियाँ लगा दी जाती 
है । उसे 'ब्रह्मग्रन्थि! कहा जाता है। ध्यान, उपासना, मन्त्रजाप श्रौर तपंण 
ग्रादि कर्मो के सम्पादन के समय इस 'ब्रह्मग्रन्थि' को आधार माना जाता है । 


]]. ब्रतादेश--उपनयन के श्रनन्तर श्राचार्य जिप्त ब्नत के श्रनुष्ठान तथा 
परिपालन के लिए श्रादेश देता है, उसे “ब्रतादेश” सस्कार कहा जाता है। गुरु 
के श्राश्रम में ब्रह्मचर्य की भ्रवधि समाप्त करने के उपरान्त बालक बारह वर्ष 
के बाद जब वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने 
से पूर्व आचाये उसे सत्य, भ्रहिसा, भौर ब्रह्मचये श्रादि ब्रतो के परिपालन के 
लिए ग्रादेश देता है । उसके बाद ही वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने का भ्रधिकारी 
माना जाता है। गुरु के आश्रम में बारह वर्षो की श्रवधि मे श्रजित श्रादेशो एवं 
शिक्षाओरे को व्यावहारिक (गृहस्थ) जीवन मे चरितार्थ करना ही 'ब्रतादेश' है । 


2, वेदस्वाध्याय---इस संस्कार के श्रनन्तर ही ब्राह्मण को श्रौत संस्कारों 
के सम्पादन का प्रधिकार प्राप्त होता है । वेदस्वाध्याय” सस्कार के बिता वह 
यज्ञादि कर्मों का अधिकारी नहीं माना जाता है। मनु ने लिखा है कि वेदो का 
विविवत्‌ अध्ययन करने के उपरान्त ब्रह्मचयं की रक्षा करता हुआ युवक 
ग्रहस्थाश्षम में प्रवेश पाने के योग्य होता है। कुछ धर्माचायं इस संस्कार की 
गणना सोलह संस्कारो में करते हैं श्नौर कुछ के श्रभिमत से वह “ब्रतादेश” संस्कार 
के ही प्र्तगंत समाविष्ट हो जाता है ॥ 


80 भारतोय संस्कृति श्रोर कला 


3., केशान्स--केशान्त' संस्कार वस्तुत: चूड़ाकर्मे संस्कार के हो प्रस्तगत 
है । इसमें विशेष बात यह है कि केशों के साथ-साथ श्मश्न्‌ का भी वपन किया 
जाता है। पहली बार श्मश्र-वपन के उद्देश्य से ही इस संस्कार का पृथक्‌ 
झस्तित्व स्वीकार किया गया । ब्राह्मण के लिए सोलह॒वाँ, क्षत्रिय के लिए बाईसबाँ 
झौर वेश्य के लिए चौबीसवाँ वर्ष केशान्त-संस्कार के लिए घर्सम्मत है । यह 
संस्कार कुछ भ्राचायों के ही मत से मान्य है । 

]4. समावते न--सांगोपांग वेदाष्ययन के बाद जिस संस्कार को सम्पादित 
किया जाता है, उसे ही 'समावतंत' कहा जाता । यह सस्कार ब्रह्मचर्यावस्था 
की समाप्ति का सूचक है। इस सस्कार से ससस्‍्क्ृत युवक स्नातक होकर 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश पाने का अ्रधिकारी हो जाता है। ब्रह्मचर्यावस्था की 
झवधि में जो मेखला, मृगचर्म तथा दण्ड भ्रादि घारण किये जाते हैं, उनका 
परित्याग कर तथा बालो को कटवाकर स्तातक युवक गृहस्थाश्रम के द्योतक 
वस्त्र, उष्णीश, उपानह तथा छत्र ग्रादि धारण करता है | 

समावतंन संस्कार से व्युत्पन्न युवक 'स्नातक' की उपाधि से विभूषित 
किया जाता है | इस भ्रवसर पर आचाय॑ उसे माता, पिता, गुरु तथा श्रतिथि 
झ्रादि की सेवा-परिचर्या, मानवता तथा उपयोगी उदात्त कत्तेब्यो के परिपालन 
करने का सदुपदेश देता है। इस संस्कार द्वारा युवक अश्रपनी प्रथमावस्था को 
पूरा कर जीवन की उत्तरावस्था के यये क्षेत्र में प्रवेश करता है । 

]5, बिवाह-गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने के लिए विवाह या पाणिग्रहण 
संस्कार का विधान है। इस सस्कार के अनन्तर ही वह लोकप्रतिष्ठा, 
सन्‍्तानोत्पत्ति और घर्मा्जन का अधिकारी बनता है। विवाह के बिना सामाजिक 
दुष्टि से उसका कोई स्थान नही है। विवाह के लिए सामान्यतः सोलह वर्ष 
की श्रायु निर्धारित की गयी है । 

इस विवाह-सस्कार को भौतिक दृष्टि से कम और पारमाथिक दृष्टि से 
झधिक महत्त्व दिया गया है। जिन दो शरीरों का विवाह सम्बन्ध होता है 
वे भात्मतः एक हो जाते हैं । इस संस्कार द्वारा दोनो परिणीत स्त्री-पुरुष में 
देह के साथ ही प्राण तथा मन का भी सम्बन्ध योजित होता है। जल तथा 
अग्नि के योग से जो महाशक्ति उत्पन्न होती है, वेवाहिक सम्बन्ध में झावद्ध 
सत्री-पुरुष मे उसी शक्ति का सचार होता है । 

विवाह-सस्कार के समय पति-पत्नी गृहस्थ-जीवन के अनुष्ठान के लिए 
जिन ब्रतो के परिपालन की श्रतिज्ञा करते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है कि 


बेदिक युग ॥8 


लोक से परलोक तक उनका सम्बन्ध अटूट रूप से योज़ित हो जाता है। 
श्रुतियों और स्मृतियों में विवाह-संस्कार का विधान विस्तारपूर्वक वणित है । 
ब्रह्मचर्यावस्‍्था में लम्बी भ्रवधि तक गुरु के पास रहकर विद्या तथा श्राचारादि 
का जो भ्रजत किया जाता हैं, उसको जीवन में चरितार्थ करने के लिए जिस 
पवित्र गृहस्थाश्रम का विधान है, उसका झारम्म विवाह-संस्कार के बाद ही 


होता है | 


6, भझग्निपरिप्रह--विवाह-सस्कार के श्रतन्तर गृहस्थ श्राश्रम में प्रवेश 
करने के उपरान्त शभ्रग्निपरिग्रह-संस्कार का विधान है। जीवन मे प्रननेक 
दृष्टियो से भ्रग्नि का महत्त्व है । उसको पूजा-प्रतिष्ठा श्रौर अनुकूलता के लिए 
इस सस्कार की आवश्यकता बतायी गयी है। श्रुतियों तथा स्मृतियों के 
निर्देशानुसार गृहस्थजीवन के सुख, ऐश्वयं झौर प्रात्मा-देहादि घर्मों की 
पवित्रता तथा ग्रम्युदय के लिए घर मे गृह्याग्नि की प्रतिष्ठा की जाती है । 
उसके द्वारा पंच महायज्ञ का शजनुष्ठान होता है। श्रुतियो तथा स्मृत्तियों में 
इसकी ककत्तंव्यता के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है । भ्राठ श्रनुब्नत 
संस्कारो द्वारा ग्रजित कर्मों का अधिकार प्राप्त करने के लिए मी पअ्रग्निपरिग्रह- 
संस्कार को श्रावश्यक बताया गया है । 


कुछ श्राचार्यों के मत से यह ससस्‍्कार सोलह संस्कारो के श्रन्तगंत 
नही है। 


]7. घममेशुद्धि संस्कार--ये सस्कार एक प्रकार से जन-सामान्य के 
अ्रनिवार्य कत्तंव्य हैं। उनका शरीर के साथ निरन्तर सम्बन्ध है। वे देह के 
धर्म भी हैं। शरी रशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, भ्रध:शुद्धि, एन:शुद्धि और मावशुद्धि ये पाँच 
धमंशुद्धि-सस्कार हैं । 


मल-मृत्रादि-त्याग, दल्तवन, स्तान श्रादि कर्मों को निर्धारित रूप से 
करते रहने से शरीर की शुद्धि होती है। वस्त्र, मोजन भौर जल श्रादि द्रव्यों 
को उपयोग में लाने से पूर्व उनको शुद्ध करना चाहिए। जन्‍्म-मरण-सम्बन्धी 
भ्रशुचितावस्था में सन्ध्या, तपंण, होम श्रादि कार्यों के करने का निषेध है । 
स्मृतियों मे निर्दिष्ट विधियों द्वारा शरीर की शुचिता के लिए जो कर्म किये 
जाते हैं, वे ही 'अध:शुद्धि कहलाते है। पाप, छुक्ृत्य श्रौर प्रायश्चित्त भ्रादि 
के परिहार के लिए पंच महायज्ञ झादि जो कर्म किये जाते हैं, उन्हे ही 
एनःशुद्धि' कहा जाता है । इसी प्रकार घृति, क्षमा, दया, शौच, इन्द्रियनिप्रह, 


]89 भारतोय संस्कृति ओर कला 


अहिसा, सत्य झ्ादि मावजनित भप्रात्मगुणों की सतत शुज्षिता बनाये रखना 
ही 'मावशुद्धि' है । 

मनु का विधान हैं कि उपनयन को छोड़कर स्त्रियों के सभी संस्कार 
यथासमग्र करने चाहिएँ। विबाह ही उनका उपनयन संस्कार है । पति-सेवा 
ही उनका गुरुकुलवास है| इसी प्रकार घर का काम-काज ही उनके लिए यज्ञ 
तथा हवनादि कम हैं। 


धृहस्थ जीवन के भनिवाय कर्त्तब्य 


वैदिक युग के धर्मं-कमंमय जीवन में पंच महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था 
थी। ब्राह्मण-ग्रल्थों, भारण्यकों, गृह्मसूत्रो, धर्मंसृत्रों भौर स्मृतियों मे उनको 
प्रति दिन करते रहने का विधान है। गृहस्थ-जीवन के भ्ननिवारय कत्तेब्यों में 
उनकी गणना की गयी है । ब्रह्मयज्ञ (वेद का भ्रष्ययन एवं भ्रध्यापन ), पितृयज्ञ, 
देवयज्ञ (भ्रगिन में भाहुति देना), भूतयज्ञ (जीवों को भ्रन्तदात देना) झ्ौर 
सनुष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार)--ये ही पंच महायज्ञ हैं। संक्षिप्त परिभाषा के 
भनुंसार स्वाष्याय, चाहे वह एक ही ऋचा या एक सुक्त का ही क्यो न हो, 
यही ब्रह्मययज्ञ है । पितरों को श्राद्ध (स्वधा) चाहे वह जल ही का क्यो न हो, 
वह भी पितृयज्ञ के भ्रन्तगंत श्लाता है । अग्नि में आहुति चाहे वह समिषामात्र 
ही क्यो न हो, वह भी देवयज्ञ है। जब जीवों की बलि (भोजन या शभ्राहार) 
दी जाती है, तो वह भूतयज्ञ है । इसी प्रकार जब ब्राह्मणो (या श्रतिधियो) को 
भोजन दिया जाता है, तो वह मनुष्यथज्ञ है। 


जीवन में नैतिकता, सदाचार और सद्व्यवस्था के लिए इन यज्ञों का 
विधान किया गया है। श्रौतयज्ञो की श्रपेक्षा उनकी सम्पादन-विधि भी सरल 
एवं सुगम है। श्रौतयज्ञों में पुरोहित का मुख्य और गृहस्थ का गौण स्थान 
होता है; किन्तु पंच महायज्ो मे गृहस्थ को किसी पुरोहित की श्रावश्यकता 
नही होती है । स्वर्ग, सम्पत्ति, पुत्र श्रादि की कामना ही श्रौतयज्ञो का उद्देश्य 
है । किन्तु पत्र महायज्ञों का उद्देश्य ऋषियों, पितरों और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के 
जीव-जस्तुओ्रों के प्रति भ्पने कत्तेव्यों का परिपालन करना है। इस दुष्टि से 
भानव-जीवन के लिए पच महायज्ञों का बहुत बड़ा महत्त्व है । 


वस्तुत: देखा जाय तो पंच महायज्ञों के मूल में सहज कत्तंव्य-मावना 
निहित है । श्रौतयज्ञों का सम्पादन सबके लिए सम्भव नहीं है । किन्तु पंच 
महायज्ञों को हर कोई कर सकता है । कोई भी स्वर्ग की कामना करने वाला 


शेदिक घुग 88 


अयक्ति स्वर्ग-मुख भ्रग्नि में समिधा डालकर देवों के प्रति सम्मान की भावना 
प्रकट कर सकता है। दो-एक श्लोकों का पाठकर मी ऋषियों की प्रसन्नता 
के लिए कृतज्नता ज्ञापित की जा सकती है। एक प्रंजलि जलदान करके पितरों 
के प्रति मक्ति-माव व्यक्त कर उन्हे सन्तुष्ट किया जा सकता है । संस्कारों के 
अन्तग्रंत समाविष्ट करके पत्र महायज्ञों को जीवनसहज कत्तेंव्यो मे परिणत 
किया गया है । 


उक्त पाँच यज्ञो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

), ब्रह्मययज्ञ--ब्रह्मयज्ञ के सम्बन्ध में ब्राह्मण-प्रन्थों, गृह्मसुत्रो, धर्मसृत्रों 
और स्मृतियों मे विस्तार से लिखा गया है| “शत्तपथ ब्राह्मण” (११।५॥६।३-८) 
में लिखा है कि प्रति दिन का वेदाष्ययन (स्वाध्याय) ही ब्रह्मयज्ञ है। जो 
प्रति दिन स्वाध्याय करता है, उसे लोक में तिगुना फल मिलता है। इस यज्ञ 
में देवो को दूध, थी श्रौर सोम श्रादि पदार्थ अभ्रपित किये जाते हैं। उसके 
फलस्वरूप देवता प्रसन्न होकर ब्रह्मयज्ञ करने वाले की सुरक्षा के भ्रतिरिक्त उसे 
सम्पत्ति, श्रायु, बीज, सम्पूर्ण सत्त्व तथा अन्य प्रकार के मंगलमय पदार्थ प्रदान 
करते हैं । ब्रद्मचर्ययालन कर पिता और गुरुजनों की सेवा, उतकी श्राज्ञा का 
परिपालन तथा गुरुजनो से निष्ठापूवेक वेद का ज्ञान प्राप्त करना भी ब्रह्मययज् 
का अग है । 


तेत्तिरीय श्रारण्यक' (२।११) में सम्पादन-विधि का निर्देश करते हुए 
लिखा गया है कि 'ब्रह्मययज्र”र करने वालों को उत्तर या पूर्व दिशा में इतनी 
दूर चला जाना चाहिए, जहाँ से गाँव के घरों की छाजन न दिखायी दें । इसी 
झ्रारण्यक (२।१२) में झ्ागे यह भी कहा गया है कि यदि वह बाहर न भी 
जा सके, तो उप्ते दिन या रात्रि मे गाँव में ही ब्रह्मययश्ञ करना चाहिए । यदि 
वह बंठ न सके तो खड़े या लेटे भी ब्रह्ममज्ञ कर सकता है। उसका मुख्य 
उद्देश्य विधि-विधानत: वेदपाठ है । उसमें स्थान, समय तथा परिस्थिति का 
महत्त्व गौण है ।' 

2. देवयजश्ञ--प्रग्नि में 'स्वाहा' शब्द के साथ हृवि या समिधा डालता ही 
देवयज्ञ है । मनु ने इसीलिए होम को देवयज्ञ कहा है (मनुस्मृति ३॥३७) । 
जिन देवताश्रो के निमित होम किया जाता है, उनके नाम हैं : सूर्य, भ्रर्नि, 
भ्रजापति, सोम, वनस्पति, इन्द्र, द्यौ, पृथ्वी, प्रन्वन्तरि, विश्वेदेव भौर ब्रह्मा । 
मनु (मनुस्मृति २१७६) और याज्ञवल्क्य (याज्ञवल्क्यस्मृति ११००) का 


]84 भारतोय संस्कृति शोर कला 


कहना है कि पहले देवपूजा भौर उसके बाद देवयजन करना चाहिए । स्मृतियों 
का विधान है कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में साय-प्रातः भ्रग्तिकुण्ड जलता रहना 
घाहिए । उसमें केसर, कस्त्री, भी, तिल, चावल, चन्दन तथा पान भादि 
सामग्री से हवन करता चाहिए । देवयज्ञ का उर्ेश्य देवताशो को प्रसन्न 
करना श्रौर उनकी प्रसन्नता से मगलमय अ्रभीष्टो की प्राप्ति करना है। 


3, पितृयश्ञ--मनु (मनुस्मृति ३॥७०, २८३) ने पितृयज्ञ का सम्पादन 
तीन प्रकार भ्र्थात्‌ तपंण, बलिहरण भ्रौर प्रति दिन श्राद्ध द्वारा बताया है। 
प्रति दित के श्राद्ध मे पिण्डदान नही होता है ग्रौरन पावंण श्राद्ध की विधियों 
एवं नियमो का पालन ही होता है । 

पितृयज्ञ एक महान्‌ कत्तंव्य है। उसका निर्वाह करके जीवन मे अग्रसर 
होना ही इस यज्ञ का उद्देश्य है। माता, पिता और ग्रुरुजनो की श्राज्ञाश्रो 
का पालन करना झौर उनके दिवंगत हो जाने पर उनके द्वारा निर्दिष्ट प्राचरण 
का निर्वाह करते हुए उनकी कीति को उत्तरोत्तर प्रशस्त करना ही 'पितृयज्ञँ 
है । 'महामारत' के अनुशासन पर्व में पितृयज्ञ से श्राद्ध को ग्रहण किया 
गया है । वहाँ कहा गया है कि प्रत्येक पितर मास में तपंण द्वारा पितरो को 
तृप्त करना चाहिए । 

4. भूतयज्ञ--भूतयज्ञ या बलिहरण के सम्बन्ध मे प्राचीन ग्रन्थों में 
प्रनेक तरह के विधि-विधान निदिष्ट है । 'प्राश्वलायन गुद्यसूत्र' (१२।३।११) 
में लिखा है कि दिवयश से सम्बद्ध देवताश्रो, जलो, जडी-बूटियो, बक्षो, 
देवताभ्रो, घर-घर के देवताप्रो, इन्द्र तथा उसके श्रनुचरो, यम तथा उसके 
झनुचररों, विश्वेदेवोी, दिन मे चलने वाले सभी प्राणियों श्रोर उत्तर दिशा में 
भ्रवस्थित राक्षेसों को भूतयज्ञ मे बलि दी जाती है । शेषांश 'स्वधा' शब्द के 
साथ दक्षिण दिशा मे पितरों को श्रपित कर देना चाहिए।' बलिहरण 
करते समय यज्ञोपवीत दाहिने कन्धे पर रखना चाहिए । इसे 'अपसब्य' कहा 
जाता है। यदि बलिहरण रात मे किया जाय, तो उस स्थिति मे राजत्िचर 
प्राणियो को निमित्त मानना चाहिए । मनु ने (४॥८७) भी यही विधान किया 
है । किन्तु उसका यह मी कहना है कि गृहस्थ को बहुत सावधानी से कुत्तों, 
चाण्डालो, जातिच्युतो, कुष्ट रोगियो, कौप्नों तथा कीड़ो को भी बलि देनी चाहिए । 


पितृयज्ञ एक महान्‌ व्रत है । मनुष्य, गाय, बेल, कुत्ता श्रादि जितने भी 
प्राणी (भूत) हैं उन्हे मोजन, श्रन्न, जल, घास श्रादि से सन्तुष्ट करना ही 
भूतयज्ञ' है । 


बेदिक युग 85 


5. सनुष्ययज्ञय-अ्रतिथि-सत्कार हो मनुष्ययज्ञ, नयज्ञ या अतिथियज्ञ है। 
वेदों और वेदिक ग्रन्थों मे प्रतिथि-सत्कार की व्यवस्था पर बडा बल दिया गया 
है । ऋग्वेद (१।७३।१; ५॥१।८) में प्ग्निदेव को घर का भ्रतिथि मानकर कहां 
गया है कि तुम उसके रक्षक एवं मित्र बनो, जो तुम्हे विधिवत निष्ठापूर्वक 
प्रातिथ्य देता है ।” इसी प्रकार तंत्तिरीय संहिता! (५॥२।२।४) मे निर्देश है 
कि 'जब घर में ग्रतिथि का पदापण्ण होता है, तो उसे श्रातिथ्य दिया जाना 
चाहिए ।! तैतिरीयोपतिषबद” (१।११॥२) में समावतंन संस्कार के समय गुरु 
शिष्प से “अतिथि सत्कार करो” (प्रतिथिदेवों मव) का उपदेश देता है । मनु 
(३।१०२) ने लिखा है कि अतिथि उमे कहा जाता है, जो पूरे दिन नहीं 
रुकता, या अतिथि वह ब्राह्मण है, जो एक रात्रि के लिए रुक़ता है : 


एक रात्र हि निवसन ब्राह्मणों ह्तिथि स्मृतः । 
प्रनित्यास्य. स्थितियंस्मात्तत्मादतिथिरुच्यते ॥॥ 


'बौधायन धमंसुत्र” (२।६।१-२) भ्रा दि ग्रन्थो में लिखा है कि बलिहरण के बाद 
गहस्थ को अपने धर के आगे अतिधि-सत्कार के लिए उतनी देर तक बाठ जोहनी 
चाहिए, जितने समय मे एक गाय दुद्दी जाती है। 'महाभारत' (शान्ति पे, 
१४६।५) में लिखा गया है कि “जिस प्रकार पेड अपने काटने वाले को भी 
छाया देता है, उमी प्रकार यदि शत्रु भी घर पर झा जाय, तो उसका झतिथि- 
सत्कार करना चाहिए।' 'शाखायात गृह्मसृत्र' (२१७१) का कहना है कि 
खेत में ग्रिरा हुप्रा अन्न इकट्ठा करके जीविका चत्राने वाले एवं भ्रग्निहोत्र 
करने वाले गृहस्थ के घर मे यदि ब्राह्मण अतिथि-सत्कार पाये बिना रह जाय, 
तो वह उस गृहस्थ के सरे पृण्यो को हर लेता है ।* 


इस प्रकार 'मनुष्ययज्ञ' कत्तंव्य की उदात्त भावना पश्लौर स्वेभूत दया का 
प्रेरणा-स्लोत है। घर पर आये भ्रतिथि का उदारतापूर्वक आ्रादर-सम्मान करना 
ग्रौर उसकी यथाशक्ति सहायता करना गृहस्थ प्राश्रम का मुख्य कत्तंव्य है। 


विवाह संस्था 


भारत में पारिवारिक सम्बन्धों पर भ्रादि काल से ही विशेष ध्यान दिया 
गया है। भ्राज के सामाजिक जीवन में परिवार की उपादेयता स्वभान्य है । 
इस देश के सांस्कृतिक विकास मे उसका सर्वोपरि महत्त्व रहा है। वैदिक 
ऋषियों ने मारतीय परिवार-संस्था की सुख-शान्ति के लिए प्रत्येक पारिवारिक 


886 भारतोय संस्कृति ओर कला 


के सुसम्बन्धों की मंगलमय कामना करते हुए श्रथर्ववेद के तीन मन्‍्त्रों (३॥३०। 
१-३) में भपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं-- 


है गृहस्थो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में सदा पारस्परिक ऐक्य, सोहारद्द 
और सद्भावना बनी रहे । तुम एक-दूसरे से ऐसा प्रेम करो, जैसे गो झपने सद्यः 
प्रसूत बछडे से करती है। पुत्र को चाहिए कि वह श्रपने माता-पिता का 
श्राज्ञानुवर्ती भौर उनके प्रति एकनिष्ठ बना रहे । पत्नी अपने पति के प्रति मधुर 
झौर स्नेहयुक्त वाणी का व्यवहार करे । भाई-माई के साथ, बहिन-बहिन के साथ 
तथा भाई-बहिन के साथ परस्पर द्वेष न करें । एक मन होकर वे समान ग्राद्शों 
का अनुसरण करते हुए पारस्पिरिक प्रेम को बढ़ाने वाली वाणी का व्यवहार 
करें ।” पारिवारिक जीवन का झ्राधार विवाह-सस्था है । विवाह ही पारिवारिक 
विकास का श्राघार है। परम्परा से विवाहों के भ्रनेक रूप देखने को मिलते हैं, यथा 
मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक बहुपत्विक ,बहुपत्नीक, स्वेच्छिक ्रौर परेच्छिक 
झादि। वैवाहिक परम्प राशो मे पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक उल्लेखनीय है । भ्रन्य 
विवाह-प्रथाश्रों का समावेश इन्ही दोनो में हो जाता है। पितृसत्तात्मक विवाह 
अथा का प्रचलन भारत के भ्रतिरिक्त भ्रन्य देशों मे मी देखने को मिलता है । 
इस प्रथा के अनुसार समस्त परिवार का मुखिया पिता होता है। “प्रिता' 
सम्बोधन माता के पति तथा पति के छोटे माई के लिए होता था | बडे भाई 
के दिवंगत हो जाने पर छोटा माई उसकी पत्नी से विवाह कर सकता था | इस 
व्यवस्था से पारिवारिक सम्बन्धो की एकता में कोई भ्रन्तर नहीं भ्राता था । 
भातृसत्तात्मक विषाहों का भ्रस्तित्व भी बहुत प्राचीन है । देवो भौर भ्रसुरो के 
वंश उनकी माता दिति और अ्रदिति के नाम से प्रवरतित हुए । 

विवाह-सम्बन्धों के परम्परा से भ्रनेक विकल्प होने के बावजूद परिवार 
की एकता तथा पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक पारिवारिक जन 
का भ्रतिवाय दायित्व स्वीकार किया गया है। मारत की यह पारिवारिक 
जीवन-पद्धति विदेशियो के लिए भले ही पहेली रही हो; किन्तु उसके श्राधार 
नेतिकतापूर्ण एवं श्रादशंसय रहे हैं । 

हिन्दू धर्मं मे विवाह का सम्बन्ध व्यक्ति के सदाचार, नेतिकता और 
समाज की अ्रभ्युन्नति से स्थापित किया गया है| स्मृतियों मे विवाह के लिए 
झसमान गोत्र की व्यवस्था की गयी है, जिसके फलस्वरूप पति और पत्नी के 
विभिन्न रक्‍तों (गरोत्रों) का सम्मिश्रण होकर अच्छी सनन्‍्तति उत्पन्न हो सके । 
इस व्यवस्था ने समाज के विभिन्न बिखरे हुए परिवारों को संगठित करने में 


बडिक यृग ]87 


यड़ी सहायता प्रदान की है। विवाह के लिए सम-स्वभाव के दम्पति का 
विधान किया गया है। सम-स्वमाव का प्रर्थ ऐसे परिवार से है, जो व्यवसाय, 
आझाथिक स्थिति, धर्म शौर श्राचार-विचारों में समानता रखते हैं। समानता 
एवं एकता की इस मावना से आरम्म मे दो विच्छिन्न व्यक्ति-समूहो को कुछ 
विशिष्ट जाति-समूहो में संगठित किया । उन्ही सगठित जाति-समृहो द्वारा बाद 
में बहत्‌ राष्ट्र की नीव पडी । इस प्रकार विवाह-संस्था पारिवारिक, सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय निर्माण की श्राधारभूमि कल्पित हुई । 


पारिवारिक, समाजिक झ्रौर राष्ट्रीय हित से स्त्री-पुरुषो के प्रेम-सम्बन्धो 
की जितनी कोटियाँ हो सकती है, उनके झ्ाधार पर हमारे विधिवेत्ताओ्रों ने श्राठ 
प्रकार के विवाह निर्धारित किये हैं। न केवल प्रात्मोन्नति, सामाजिक सुव्यवस्था 
झौर धा्िक दृष्टि से, भ्रपितु श्राध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी विवाह- 
संस्कार का विशिष्ट महत्त्व है । 'मनुस्मृति' (३।२१) में श्राठ प्रकार के विवाहो 
का उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 


ब्राह्मो देवस्तथंवा्ष: प्राजापत्यस्तथाउसुर: । 
गान्धर्वो राक्षसश्चव पेशाचश्वाध्टमोः्धम: ॥। 


ब्राह्म, देव, आाष॑, प्राजापत्यः, भासुर, थान्धवं, राक्षस भौर पैशाच इन झाठ 
विवाहों मे ब्राह्मण के लिए भ्रादि के छह; क्षत्रिय, बेश्य तथा शूद्र वर्णों के लिए 
भरा, प्राजापात्य, गान्धव और श्रासुर ये चार विवाह घमे-विहित हैं । प्राठवाँ 
निकृष्ट राक्षस” विवाह किसी भी वर्ण के लिए उचित नहीं है। “मनुस्मृति' 
मे इन विवाहो का विस्तार से वर्णन हुआ है । 

।, ब्राह्म विवाहु--ब्राह्म विवाह उसको कहते हैं, जिसमे किसी विद्वान्‌ 
श्र शील-सम्पन्न युवक को अपने घर पर आमंत्रित करके पिता भ्रपनी पुत्री 
को सुन्दर वस्त्र पहना एवं उसकी पूजा-प्रतिष्ठा कर, दान देता है । 


इस प्रकार का घमंविहित विवाह गृहस्थ-जीवन की सुख-शान्ति, समाज 
तथा राष्ट्र का योग-क्षेम करने वाला होता है। पारमाथिक दृष्टि से मी वह 
हृष्टकर है। इसीलिए उसको '्राह्म विवाह कहा गया है। शंकर-पावंती 
तथा व॒सिष्ठ-प्ररुन्धती का विवाह ऐसे विवाह के उदाहरण हैं । 

2. देव विवाह--विवाह-यज्ञ में श्रोता का स्थान ग्रहण करने वाले 
पुरोहित को पिता जब अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से अ्रलंकृत करके दान 
देता है, तो ऐसे विवाह को 'देव विवाह” कहते हैं । 


88 भारतोय संस्कृति भौर रूला 


वैदिक परम्परा में यज्ञ को श्रेष्ठाम कर्म कहा गया है ! इसलिए ऋत्विक्‌ 
का स्थान ग्रहण करने वाले प्रतिष्ठित युवक को कन्यादान करना पिता के लिए 
सौमाग्य का विषय था । इस प्रकार के देव विवाह का उदाहरण 
व्यवत्त-ऋषिका (सुकन्या) भौर हन्द्र-इन्द्राणी का देखने को मिलता है। 

3. झा विवाहु--घार्मिक मर्यादा की सुरक्षा के लिए वधु के माता-पिता 
जब बर से एक या दो जोड़े गाय या बंल प्राप्त करके विधि-विधानतः 
कन्यादान करते हैं, तो उसे 'प्रांं विवाह' कहा जाता है । 

वर से गोमिथुन लेने का मूलाधार विशेष महत्त्व का है। यह विधान 
इसलिए किया गया है कि जीवन मे दाम्पत्य प्रणय का प्रट्ट सम्बन्ध बना रहे । 
उससे वर की गृहस्थ-जीवन मे प्रवेश करने की क्षमता का भी पता चलता 
है । शगस्त्य-लोपामुद्रा का पाणिग्रहण 'आर्ष विवाह” का अ्रनुपम उदाहरण है । 

4. प्राजापत्य बिवाहु--'तुम दोनों धर्म में प्रवृत्त होकर सुसन्तति का 
प्रजनन करो', वर-वधु को ऐसे पश्रादेश प्राप्त हो जाने पर, पितर तथा देव-पूजन 
के साथ जो कन्यादान होता है, उसे 'प्राजापत्य विवाह! कहते हैं । 

प्राजापत्य विवाह का मुख्य प्रयोजन सुसन्तति का प्रजनन, श्रर्थात्‌ प्रजावृद्धि 
था । नव दम्पति को विवाह-सूत्र मे श्राबद्ध होने से पूर्व विवाहाग्नि के समक्ष 
इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करना पड़ता था । 

5. श्रासुर विवाहु--विवाह का इच्छुक व्यक्ति जब श्रपनी शक्ति से 
कन्या तथा उसके माता-पिता को श्रधिकाधिक धन देकर कन्या को प्राप्त 
करता है, तब इस प्रकार के पाणिग्रहण को 'झासुर विवाह' कहते हैं। 

इस प्रकार का विवाह वणिक्‌ प्रवृत्ति का द्योतक है। घत के लालच के 
कारण माता-पिता श्लौर स्वयं कन्या ऐसे विवाह के लिए तत्पर होते थे । 
'महाभारत' मे उल्लिखित पाण्डु-माद्री का विवाह ऐसा ही उदाहरण है । 


6. गान्धर्व बिवाह--जब युवक-युवती पारस्परिक स्वीकृति से प्रात्मीय 
जनो की श्राज्ञा प्राप्त किये बिना, प्रणय-सूत्र मे बंध जाते हैं, तो ऐसे विवाह 
को गान्धर्व विवाह” कहते हैं। इस प्रकार के प्रेम-विवाह में प्रेमियों की 
पारस्परिक प्रेममावना एवं उनका सहवास-सुख निहित होता है । 

जिस प्रकार गन्धवेलोकवासी पारस्परिक सौन्दर्य एवं प्रणय से भ्राकषित 
होकर धामिक क्रिया को सम्पन्न करने से पूर्व ही शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लेते थे, उप्ती प्रकार गान्धर्व विवाह में स्त्री-पुरुष भी झाप्तजनों से छिपकर 


लैदिक युग 89 


विवाह-सूत्र में बंध जाया करते थे । दुष्यन्त-शकुन्तला का प्रसिद्ध प्रणय-सम्बन्ध 
आान्धव विवाह का उदाहरण है । 

7. राक्षस विवाह--जब किसी कन्या के माता-पिता या सम्बन्धियों को 
हत तथा उसके घर को नष्ट कर, कन्या का बलपूर्वक श्रपहरण किया जाय, 
तो ऐसे विवाह को “राक्षस विवाह” कहते हैं । 

इस प्रकार का कन्या-भ्रपहरण बहुधा वीर पुरुष ही करते थे। यद्यपि इस 
प्रकार के विवाह बलात्कार एवं भ्रत्याचार की श्रेणी में शआ्राते हैं, फिर भी 
उनका प्रचलन था। कृष्ण-हक्मिणी और श्रर्जुन-सुमद्रा का विवाह इसी 
प्रकार हुआ था । 

8. पैशाच विवाह--सोते, मदिरारत या उस्मत्तावस्था में यदि किसी 
कन्या का एकान्त में शीलभंग करके उसको विवाह के लिए विवश किया जाय, 
तो इस प्रकार के कर्म को पैशाच विवाह” कहते हैं। यह निक्ृष्ट श्रेणी 
का विवाह है । 

इस प्रकार के निकृष्ट विवाहो को अ्रदेध कहा गया है, फिर भी समाज 
में उतका प्रचलन था । उषा-प्रदुम्त का विवाह ऐसे ही ढंग से हुआ था । 


विधिवेत्ताप्रो तथा धर्माचार्यों के प्रनुसार प्रथम चार प्रकार के विवाह 
घमंसम्मत झ्ौर उचित माने गये हैं । उनसे उत्पन्न सन्‍तति चरित्रवान्‌ एवं शील 
सम्पन्न होती है श्रौर उससे राष्ट्र का हित होता है । किन्तु श्रन्त के चार 
विवाह मानसिक दुर्मलताग्रो के परिचायक हैं | श्रन्तिम सातवाँ और प्राठवाँ 
विवाह तो नितान्‍त पाशविक है। 


श्राठ प्रकार के इब विवाह-मेदों मे राक्षस तथा पेशाच विवाहों को यद्यपि 
पाशविक बताया गया है, तशापि वे न्‍्याय-सम्मत हैं । राक्षत विवाह निरन्तर 
युद्धों का परिणाम है और उसका वही रूप आज भी श्रादिवासी नागा कबीलो 
में विद्यमान है | भ्राज भी एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करके उनकी 
स्त्रियों को भगा ले जाते हैं। पशाच विवाह द्वारा बलात्कार करके अपहृत 
स्‍त्री को सामाजिकता प्रदान की गयी है । 

हिन्दू समाज में आज ब्राह्म भौर देव विवाह ही प्रचलित है । किन्तु पिछडी 
तथा भ्रादिवासी जातियो मे विवाह के उक्त सभी प्रकार थोड़े-बहुत रूप मे 
वर्तेमान हैं। इन सबके अपने-अपने विशेष नियम तथा रीतियाँ है। इस 
' सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि उनमे तलाक का प्रचलन नही है, क्योकि 


90 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


परम्परा से वे यह मानते श्राये है कि तलाक देने वाले स्त्री-पुरुष सामाजिक 
प्रतिष्ठा से च्युत हो जाते हैं । 


सामाजिक स्थिति 


सामाजिक दृष्टि से ऋग्वदिक भारत भ्रत्यन्त सुगठित, सम्पन्न, नियतकर्मों 
मे अविरत और वर्गंगत सीमाझ्रो में नियत्रित था! उसे श्रात्म-विकास की 
पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी । तत्कालीन सामाजिक जीवन की सुव्यवस्था का 
प्रतीक परिवार था, जो कि संयुक्त होता था। परिवार का बडा-बूढा या 
पति उसका स्वामी या मुखिया श्रोर पत्नी स्वामिनी होती थी । परिवार 
के सभी सदस्य परिवारबृद्ध की आज्ञा पालन करते थे । सदाचार की श्रेष्ठता 
सर्वोपरि थी और इस कारण विघवा-विवाह, बहुपतिक तथा बहुपत्नीक प्रथा 
का प्रचलन नही था । नव वधु जब पितृगृह से परिणीता होकर पतिगृह में 
प्रविष्ट होती थी तो उसे परिवार के ऊपर शभ्रधिकार रखने वाली साम्राज्ञी 
समभा जाता था । 

बेंदिक युग की सयुकतत परिवार-व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। पिता की 
सम्पत्ति पर पुत्र का उत्तराघिकार होता था । किन्तु पृत्रामाव मे पुत्री को भी 
उत्तराधिकारिणी माना जाता था। ऋग्वेद के एक सन्दर्म (9७।४॥७-८) से 
गोद लेने की प्रथा का भी ग्राभास होता है । गाय, श्रश्व आ्रादि पशु, हिरण्य, 
दास-दासी झौर भूमि, सम्पत्ति के अन्तंगंत परिगणित होते थे। भूमि का 
बेंटवारा खेतों के रूप मे किया जाता था । 

धमंसृत्रो मे सामाजिक आधारो के सम्बन्ध मे कुछ मतमेद देखने को मिलता 
है । सारे वंदिक मारत के एक जंसे श्राचार-नियम नही थे। उदाहरण के 
लिए “बौधायन धघमंसूत्र' (१।१७) में दक्षिण भारत का विशेष प्राचार 
मातुलकन्या या फुफेरी बहिन से विवाह करना निहित था, जो कि झ्ाज 
भी प्रचलित है । इसी प्रकार उत्तर भारत में शस्त्रास्त्र-वाणिज्य, ऊन 
का व्यापार और समुद्र यात्रा का प्रचलन था, जिन्हे दक्षिण मारत मे गर्द्य 
समझा जाता था । 

ऋरग्वदिक मारत के आर्थिक स्रोत : कृषि, पशुपालन तथा विभिन्न उद्योग 
थे | यही कारण है कि वेदमन्त्रों में महिमामयी भूमि का मुक्तकण्ठ से स्तवन 
किया गया है । वैदिक युग में कृषि फो इतना अभ्रधिक महत्त्व दिया जाता था 
कि उसी से भ्रयेत्व तथा प्लार्य॑भिन्‍नत्व (ब्रात्य) की पहचान होती थी। कृषि न 


वैदिक युग 9॥ 


करने वाले लोगों को व्रात्यों की निम्न श्रेणी में गिना जाता था ॥ श्राज के कृषक 
जीवन में हल लगाने से लेकर अन्त को घर में लाने तक की समस्त काये- 
पद्धति वेदिक युग में मी लगमग तदनुरूप ही अपनायी गयी थी । 
शतपष ब्राह्मण (१।६।१।३) में कृषि की जुताई (कृषन्त:), बुआई (वपन्तः), 
लवाई (लुनन्तः) झ्रौर मडाई (मृणन्तः:) भ्रादि का उल्लेख होने से तत्कालीन 
कृषि-व्यवस्था का पता चलता है । 

कृषि का बहुत उन्नति पर था श्रौर कृषि-सम्बन्धी साधनों का पर्याप्त 
विकास हो चुका था । कृषि द्वारा अनेक प्रकार के धन्धों का उत्पादन होता 
था । झाज की भाँति लोगो को मृगया का शौक था। ग्राथिक उन्नति के साधनों 
में काष्ठ तथा धातु की विभिन्न वस्तुओ्रों का निर्माण, वस्त्र उद्योग और चर्म 
उद्योग की प्रधानता थी। 'वाजसनेय सहिता' (३०।७) मे पेशेवरों की जो 
सूची दी गयी है, उससे पता चलता है कि विभिन्न उद्योग-धन्धों के विकास के 
कारण समाज मे वर्ण-व्यवस्था को गौणता श्रौर पेशो को प्रमुखता प्राप्त थी । 
व्यापार के लिए वस्तु-विनिमय शौर धन द्वारा क्रय होता था। राष्ट्रीय श्रौर 
अ्न्‍न्तरराष्ट्रीय दोनो स्तरों पर व्यापार होता था । लोगों के समुद्री मार्गों द्वारा 
विदेशों के साथ मी व्यापारिक सम्बन्ध थे । 


गाँव सुशासित ढंग पर विकास करते थे। गॉँव की व्यवस्था के लिए 
मुखिया होता था गाँवो की श्राजीविका का प्रमुख श्राधार कृषि तथा पशुपालन 
था । कृषि के बंटवारे का ढग ठीक श्राजजल की ही तरह था । 

स्त्री-पुरुष नाना प्रकार के वस्त्र घारण करते थे। लोग भ्रच्छे “वबस्त्रों 
को तथा श्राभूषणो से पश्रपने शरीर को गलंक्ृत करते थे | घुडदौड़ श्रौर 
भ्रक्षक्रीडा मनोविनोद के साघनो मे परिगणित थे। इसी प्रकार समाज की 
संगीत, नृत्य श्रौर वाद्य मे भी श्रच्छी श्रभिरुचि थी। विभिन्न भाँति के वाद्यो 
का प्रयोग भी किया जाता था । 


न्याय और शासन 


मानव समाज में सम्यता का उदय न्याय श्रौर शासन को स्थापना के बाद 
हुआ । भारत मे न्याय और शासन की व्यवस्था के लिए घर्मशास्त्र नाम से एक 
स्वतन्त्र शास्त्र का निर्माण हुआ, जिसमें मानव-समाज के कर्त्तै्यों का निर्धारण 
किया गया है। उसके प्रन्तर्गत वर्ण, श्राश्रम श्रौर उनके कत्तेंग्य, दायित्व, 
विशेषाधिकार, राजधमं, व्यवहार (कानून-विधि) भ्रापद्धमं, प्रायश्चित्त, शान्ति 


99 भारतोय संस्कृति श्रौर कला 


झौर कमंविपाक झ्रादि सामाजिक नीति-नियमों की सुब्यवस्था के लिए 
सृक्ष्मातिसुक्ष्म विचार किया गया है। इस दृष्टि से धममंसूत्र श्ौर स्मृतियाँ 
ध्र्मशास्त्र के भ्रन्तगंत परिगणित हुए । 


धर्म का क्षेत्र भ्रत्यन्त विस्तृत है। धर्म किसी एक व्यक्ति तथा वर्ग की 
वस्तु नही है। समस्त मानव-समाज में धाभिक व्यवस्था स्थापित करना ही 
उसका लक्ष्य है। व्यक्ति और समाज को श्रनुशासित करके उसे उत्तरोत्तर 
उन्नति की श्रोर ले जाना भी उसका एक उद्देश्य है। सामान्यतः घमं के श्रौत 
झौर स्माते दो विभाग हैं। श्रौतघमं के भ्रन्तगंत उन कृत्यों एवं सस्कारो का 
वर्णन है, जिनका सम्बन्ध वेदों तथा ब्राह्मण-अन्धो से है । स्मातंघर्म के श्रन्तर्गंत 
ने विषय सम्मिलित है, जिनका सम्बन्ध विशेष रूप से पमेसूत्रों तथा 
स्मृतियों से है । 


सामाजिक सम्बन्धों की दृष्टि से, परम्परा से सामान्यत' यह नियम चला 
झा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रपना संस्कार-परिष्कार किये बिना दूसरे का 
(हत साधन नहीं कर सकता है। इसलिए धर्मशास्त्र मे स्व प्रथम व्यक्ति की 
झात्मोन्नति का मार्ग बतलाया गया है। क्रात्मोन्नति के उच्च लक्ष की ओर 
झ्ग्रसर होने के लिए सत्य का अनुष्ठान आवश्यक है । जीवन के लिए पहला निर्देश 
है सत्य बोलना (स वे सत्यमेव बदेतू--शतपथ १॥१।१।५) । सत्यानुचरण से 
प्रप्रच्छुन तथा झात्म-गणो का विकास होता है । भ्रहिसा, दया, शान्ति, भ्रसूया, 
शौच, श्रनायास मगल, श्रकापंष्य और श्रस्पृहा-ये आठ ग्रात्म-गूण मनुष्य में 
नेतिकता और सदाचार का प्राघान करते हैं। नैतिकता मनुष्य को यह निर्देश 
करतो है कि यदि कोई व्यत्ति भ्रात्मसुल्ल का अ्रमिलाषी है, तो उसे दूसरे के 
भ्रात्मसुख का भी ध्यान रखना चाहिए-- 
यर्थवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टव्यः सुखमिच्छता । 
सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥। 
“वक्षस्मति ३१२२ 


इस प्रकार जिस के अपने सुख-दुःख दूसरे के सुख-दुःख पर श्रवलम्बित है, 
उससे निश्चित ही यह आशा की जा सकती है कि वह सामाजिक सद्भाव के 
प्रति निष्ठावान्‌ होगा | एक-दूसरे के प्रति सदूभावना रखता होगा । यही भारतीय 
संस्कृति की भ्रपूर्वंता है। इसका यह सिद्धान्त कि जो भ्रपने लिए प्रतिकूल है, वह 
दूसरों के सम्बन्ध मे भी चरितार्थ नही करना चाहिए (भात्मन: प्रतिकूलानि परेषां 


' जेदिक युग 93 


न सामभरेत), भादर्श भोर नैतिकता का उज्ज्वल उदाहरण है। इस उदात्त 
नैतिकता के निर्माण झ्रौर व्यावहारिक जीवन में उसको चरितार्थ करने के लिए 
जिन ग्रन्थों में उपाय तथा विधान बताये गये हैं वे घर्मशास्त्र या स्प्रतियों 
के नाम से कहें गये हैं । 

'स्मृति' शब्द से बहुधा श्लोकबद्ध स्मृतियों को ग्रहण किया जाता है। किन्तु 
जहाँ-जहाँ श्रुति के साथ स्मृति का उल्लेख हुप्ना है वहाँ-वहाँ उसका श्रधिक व्यापक 
अथ में उल्लेख हुआ है । श्रुति से जिस प्रकार वेद, ब्राह्मण झारण्यक भौर 
उपनिषदो का बोध होता है, उसी प्रकार स्मृति के भप्रन्तणत षड़वेदांग, धर्मशास्त्र, 
इतिहास, पुराण, प्र्थशास्त्र शोर नीतिशास्त्र श्रादि झनेक विषयों को ग्रहण 
किया गया है। श्रुति श्रोर स्मृति का इसी रूप में व्यापक श्रंबोध होता है । 
बाद की परम्परा में स्मृति को धर्मशास्त्र का पर्यायवाच्री मान लिया गया झौर 
इसी रूप में वह सम्प्रति प्रचलित है। 'स्मृत' नामकरण इसलिए किया गया 
कि परम्परा द्वारा सूत्रकाल के पूर्व तक की सामाजिक व्यवस्था में जो 
विधि-विधघान, झाचार-विचार झौर नीति-नियम मौखिक (स्मृति ) रूप में सुरक्षित 
रहते थ्रा रहे थे, उन्हीं को जब ग्रन्थ रूप में निबद्ध किया गया तो उन्हें 
स्मृति! नाम दिया गया । 

स्मृतियों के श्राघार कल्पसूत्र, गृह्मसूत्र और घमंसूत्र हैं । घधर्मसूत्र 
स्मृतियों के भ्रधिक निकट हैं । उन्ही के श्राधार पर श्लोकात्मक स्मृतियों की 
रचना हुई है। स्मृतियों मे 'विष्णुस्मृति' ही एकमात्र ऐसी कृति है, जो 
श्लोकबद्ध न होकर सूत्र शैली में है। पुराणों की भाँति स्मृतियों की संख्या भी 
प्रठारह है। उनका नामकरण उनके निर्माताओों के नाम से ही प्रचलित हुमा 
है । मनु, याज्वत्क्य, भ्रत्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरा, यम, कात्यायन, 
बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भूगु श्ौर भ्रगिरा भादि 
स्मृतियों के निर्माणकर्ता हैं। उनमें चार स्मृतियाँ “मनुस्मृति”, 'विष्णुस्मृति', 
थयाज्ञवल्क्यस्मृति' शौर 'नारदस्मृति” विश्वुत एवं लोकप्रिय हैं | 

इन स्मृतियों के ही समान “महाभारत” को भी घर्मसंहिंता के रूप में 
मान्यता दी गयी है। शान्ति पर्व श्रौर भ्रनुशासन पव में घ्मं तथा भर्थ की 
गम्भीर परिभाषा की गयी है। इस कारण घामिक तथा सापाजिक दृष्टि से इन 
दोनो पर्वों का विशेष महत्त्व है। इस झाघार पर “'महामारत' को “व्यासस्मृति' 
के रूप में मान्यता प्राप्स है। उसमें परम्परागत घ॒र्मं तथा व्यवहार (कानून) को 
वही मान्यता दी गयी है, जो स्मृतियों को प्राप्त है । 

43 


]94 भारतोय संस्कृति भोर कला 


यज्ञपि स्मृतियों का श्लाधार विशेष रूप से धर्मसूत्र रहे हैं, फिर भी 
'मनुस्पृति! में अमेक नयी बातों का समावेश हुझा है । स्मृतियों में 'मनुस्मृति' 
का इस दृष्टि से भी विशेष महत्त्व है कि उसमें भ्रतीत के युग-युगों की परिवर्तित 
परिस्थितियों, व्यवस्थाप्रों तथा लोकाचारों को सामयिक एबं व्यवहा रोपयोगी 
बनाकर प्रस्तुत किया गया है। 'मनुस्मृति' में लोकदृष्टि का समादर होने के 
कारण उसको सर्वाधिक लोक-पम्मान और शास्त्र-मान्यता प्राप्त है। 


स्मृतियाँ मुख्यतः विधि-पग्रन्थ हैं। उनमे धर्म के व्यवहार (कानून) पक्ष को 
विशेष रूप से प्रहण किया गया है। उनमें धर्म के उस पक्ष को गौण माना गया है, 
जिसका सम्बन्ध पारलौकिकता तथा आध्यात्मिकता से है। ऐहिक समाजविद्या 
त्रयी, वार्ता और दण्डनीति का निरूपण भ्रर्थशास्त्र में किया गया है । 


सांस्कृतिक अ्रम्युदय की दृष्टि से घर्ंशास्त्र की निरूपक स्मृतियों का विशेष 
महत्त्व है । सदाचार, न्याय श्रौर सद्व्यवहार (नीति-नियम ) सस्कृति के श्राघार 
स्तम्म हैं श्रौर स्मृतियों में इन्ही पर विचार हुआ है। उनके प्रमाव से ऐसे 
समाज की रचना की गयी है, जो उदात्त, उदार और मानव-कल्याणकारी 
आचारों का पालनकर्ता है। मूल मानवाघिकारों की सुरक्षा-व्यवस्था करके 
स्मृतियों ने मारतीय सस्क्ृति के भौरव को बढाया हैं। उन्होने श्रुतियो 
की परम्परा का प्रवर्तेत करके इस राष्ट्र के सास्कृतिक अम्युदय को अक्षुण्ण 
बनाये रखा । 


जनतन्त्र की जननी---वेविक परिषद 


प्राधुनिक जनतस्त्र की जननी वैदिक परिषदो को भ्राचीन मारत में न्याय 
तथा प्रशासन की दृष्टि से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। वे सर्वमंगलकारी धर्म 
पर भाघारित थी । समाज और राजा, परिषदो द्वारा ही शासित होते थे । 
बैदिक युग मे ऐसी परिषदो के भ्रस्तित््व के द्योतक श्रनेक प्रमाण उपलब्ध है, 
जो न्याय, शासव तथा सामाजिक कार्यकलायों के निर्णय के लिए राष्ट्र के 
सर्वोच्च व्यक्तियों, जिनमे बृद्ध तथा युवा सम्मिलित थे, सार्वजनिक क्षेत्र में 
कार्य करने वाले लोगों श्रोर विभिन्न शिल्पो एवं व्यवसायों से सम्बद्ध कर्मकरों 
तथा शिल्पियो का प्रतिनिधित्व करती थी। ये परिषदे राष्ट्रीय कार्यों मे 
राजा की सहायता तथा प्रजा के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थीं। राजा या 
शासक भी उतके प्रति उत्तरदायी होता था । वे वस्तुत: राजा भौर प्रजा के 
बीच मध्यस्थता का कार्य करती थी । वे ही राजा का चयन करती थी ध्रौर 


बैदिक युग 95 


उन्ही की उपस्थिति में राज्याभिषेक के समय राजा राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा 
की शपथ लेता था | इन परिषदों को समिति, सभा या नरिष्टा कहा जाता था । 


समिति और उसका कार्यक्षेत्र 


बेदिक युगीन परिषदों में 'समिति”' का विशेष महत्त्व प्रतीत होता है । 
वैदिक राष्ट्र में प्रजा ही सर्वोच्च शक्ति थी। वही राष्ट्र-व्यवस्था के लिए 
राजा का चयन तथा उसको पदच्युत करने के लिए भ्रधिकृत थी। यदि राजा विशः 
(प्रजा) के सामने को गयी प्रतिज्ञा के प्रतिकल कार्य करता था तो उसे तुरन्त 
पदच्युत कर दिया जाता था। विश: की एक समिति होती थी, जो राजा 
के माध्यम से राष्ट्र के सावेजनिक कार्यों को सम्पन्न करती थी । समिति का 
कोई सदस्य उसका भ्रध्यक्ष या सभापति (ईशान) चुना जाता था । प्रत्येक 
बठक मे राजा की उपस्थिति प्रावश्यक थी । वह स्वयं इस समिति का एक 
सदस्य था । शासक और समिति के सदस्यों की सहमति से कोई भी कार्य 
हाथ मे लिया जा सकता था। सामाजिक व्यवहार, सावंजनिक कार्य तथा 
विषयो पर समिति में वाद-विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । 


राजनीतिक दृष्टि से इस लोक-सस्था का बड़ा महत्त्व था, क्योंकि उसी 
के द्वारा समस्त राष्ट्र का सचालन तथा नीतियाँ निर्धारित होती थी । समिति 
का प्रत्येक सदस्य भ्रपनी श्रोजस्वी वक्‍तृता एवं अ्रकाटय तर्कशक्ति के बल पर 
श्रपने भ्रभिमत को प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता था । न्याय तथा 
प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, संस्कृति श्लोर ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी 
विषयो पर विचार करना भी उसके भ्रधिकारों के भ्रस्तर्गत था। 


वदिक युग की इस सर्वोच्च लोक-परिषद्‌ का परवर्ती मारत में प्रनेक 
रूपो मे विकास-विस्तार हुआ । वह धर्म तथा न्याथिक विषयों की परामशेैदातृ 
समिति थी । बौद्ध तथा नीति-प्रन्धों भ्रौर महाकाव्यों में उक्त जन-परिषद्‌ को 
शासन के प्रभावशाली श्रंग के रूप में स्वीकार किया गया है । 


सभा झौर उसका कार्यक्षेत्र 


वेदिक युग मे 'समिति” के अ्रतिरिक्त सभा” नाम से एक प्रथक्‌ परिषद्‌ 
के अस्तित्व का पता चलता है । प्रथर्ववेद (७१२।१-४) में सभा तथा 
समिति का प्रलग-प्रलग नाम निर्देश हुआ है प्ौर दोनों को प्रजापति की 
पुत्रियाँ कहा गया है। (समा च समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरों संविदाते) । 


)96 भारतोय पंस्कृति शोर कला 


झथवंयेद के एक प्रन्‍्य मन्त्र में कहा गया है कि 'हे हस्द्र, इन सभी संसदों में 
मुझे भी भागी बनाझों (अस्या: सर्वस्था: संसदो मामिल्न भागितं कुरु) 
(प्रथ० ७।१३।३) । इस मन्त्र मे प्रयुक्त 'संसद्‌' शब्द को सायणाचायं ने सभा 
के भर में ग्रहण किया है। भाधुनिक विद्वानों ने उसके भिन्न-भिन्न श्र्थ लगाये 
हैं; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संसद्‌ वैदिक युग की एक ऐसी परिषद्‌ थी, 
जिसमें जनसभा, राजा की ओर से नियुक्त समिति के सदस्य, सम्मिलित हुथा 
करते थे । डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल (हिन्दू राजतन्त्र, 2, 7० 29) 
का भ्रभिमत है कि समा सम्मवतः चुने हुए लोगों की संस्था होती थी 
और समिति के अ्रघीन होकर कार्य करती थी। उसका सम्बन्ध मुख्यतः 
न्यायालय से था श्रौर इस विषय पर वह राजा को सलाह देती थी । 


समिति से सभा का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र कुछ भिन्न था। सभा राष्ट्र के 

घुने हुए लोगो की एक संस्था थी, समिति विशः की संस्था थी, जिसमे विभिन्न 

पेशेप्रैरों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था । ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र 

की रक्षा-व्यवस्था का कार्य समिति तथा न्याय श्रौर नीति-निर्धारण का कार्य 

सभा के द्वारा सम्पन्न होता था | इस प्रकार सभा घमंपालिका या 
न्यायपालिका के रूप में विद्यमान थी ।- 


नरिष्टा श्रौर उसका कार्यक्षेत्र 


समिति और सभा के भ्रतिरिक्त 'नरिष्टा” नाम की एक सर्वोच्च परिषद्‌ 
भी थी। इस राष्ट्रीय परिषद्‌ के सम्बन्ध में श्रथवंवेद (७४१३।२) के एक 
सन्दर्म मे कहा गया है कि है सभे, मैं तेरा नाम जानता हूं । तेरा नाम 'तरिष्टा' 
(अभजेया) है । तेरे जितने समासद हैं, वे मेरी हाँ भे हाँ मिलावे ।! सायणाचार्य 
ने इस मन्त्र का श्र्थ देते हुए लिखा है कि “नरिष्टा परिषद्‌ में श्रतेक 
व्यक्तियों द्वारा लिये गये निर्णयो की पुष्टि होती थी | उसका उल्लघन कोई 
नही कर सकता था । उसके समासदोया पारिषदो द्वारा एकमत से निर्णीत 
विषय को अनुल्लघनीयता के कारण ही उसको “नरिष्टा' (अजेया) कहा गया 
है। उसका निर्णय इसलिए सर्वमान्य हुआ करता था, क्योंकि वह जन-समुदाय 
द्वारा एकस्वर में स्वीकृत होता था । 


नरिष्दा' परिषद्‌ के झगोजन के लिए सम्मवतः पृथक्‌ सभा भवन 
हुआ करता था, जिसको कमी-करमी नृत्य, गीतादि (नरिष्टा, नृत्तानि) 
मनोविनोदों के लिए भी उपयोग में लाया जाता था (प्रथवंबेद ११८२४) | 


वेदिक युग 97 


इन उल्लेखों से ऐसा विदित होता है कि प्रथर्ववेदिक भारत मे नरिष्टा की 
लोकप्रियता प्रधिक प्रकाश में श्रा गयी थी । 


वेदिक परिषदों का परवर्तो स्वरूप 


वेदिक युग की समिति, सभा तथा नरिष्ठा झादि परिषदों ने भावी 
भारत की जनतन्त्रात्मक शासन प्रणाली के निर्माण शौर विकास में महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया । इन समितियों के न्याय प्रशासन शोर राष्ट्रीय 
सुरक्षा-व्यवस्था-सम्बन्धी निर्णय तथा पद्धतियों का प्रध्ययन करने से ज्ञात होता 
है कि शासक या राजा और शासित या प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध बड़े 
सौहादंपूर्ण थे । राष्ट्र के जो सर्वोच्च विद्वान भौर सुयोग्य व्यक्ति थे, उनकी 
विद्या, बुद्धि, योग्यता तथा निपुणता का पूर्ण सहयोग इन समितियों 
को प्राप्त था | 

वदिक युग की समाज-व्यवस्था से यह मी ज्ञात होता है कि यद्यपि राजा 
उसके प्रति उत्तरदायी था, तथापि उसके नियमन, संचालन तथा सहयोग हेतु 
समी क्षेत्रों के श्रेष्ठ लोगो तथा सुयोग्य विद्वानों की प्रलग-झलग बंठके भी 
हुआ करती थी । इन परिषदो का प्रभाव परवर्ती समाज तथा साहित्य पर 
भी परिलक्षित हुआ । वेदोत्तरकाल मे प्रौढ़ों की 'राज्यसममा', जनता की 
'सावंजनिक समा, व्यापारियों एवं व्यावसायिकों का मण्डल” (पुग), राज्यों 
का 'संघ' भ्रौर कुटुम्बों की 'ग्रामसमाएँ' ऐसी ही परिषदें थी। इन परिषदों 
में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मलित होते थे और वे राजा को न्याय, 
प्रशासन तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में परामर्श दिया करते थे | कौटिल्य के 
अ्रथेशास्त्र' में इस प्रकार की परिषदों का विस्तार से उल्लेख किया गया है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेदोत्तरकालीन भारत मे सूत्रकाल के बाद वेदिक 
युग की सामाजिक संस्थाप्रो ने विभिन्‍त परिषदों के रूप में भ्रपना विकास 
कर लिया था। उतका सम्बन्ध धममं, न्याय, शासन, साहित्य दर्शन, कला श्रौर 
व्यापार-व्यवसाय से सम्बद्ध हो गया था। वे राष्ट्रीय समस्याओ्रो के निर्णय के 
लिए राजा द्वारा आयोजित होती थी । स्वतन्त्र रूप से भी उनका संगठन 
तथा भ्रधिवेशन झायोजित होता था । 

७०७ 


प्राठ/पुराणों और महाकाव्यों का युग 


पुराणों श्रौर महाकाव्यों की संस्कृति 


पुराणों हारा वेदिक ससकृति का सामाजीकरण 


पुराण मारतीय सस्कृति के भझागार हैं । वे ग्रन्थरूप में निबद्ध मले ही बहुत 
बाद में हुए हो, किन्तु, जहाँ तक उनकी विषय-सामग्री एवं विचारधारा का सम्बन्ध 
है, इस दृष्टि से वे बेदों के समवर्ती हैं। उतके झ्राख्यान-उपाख्यानो में वेद-पूर्व श्रा्यों 
तथा पझ्रायंभिन्न जातियो की समन्वित संस्कृति के दशन होते हैं। वेदों में भी श्रवेदिक 
संस्कृति के तत्त्व निहित हैं; किन्तु पुराणों में वे व्यापक रूप से प्रकाश मे भ्राये । 
ब्राह्मण-प्रस्थों में द/दश्षवर्षीय सत्रो भोर प्रश्वमेघ यज्ञों के श्रवसर पर समी वर्णों 
तथा सभी क्षेत्रों के क्‍्रामन्त्रित कथावाचकों तथा उद्गाताह्रों में भ्रवेदिक 
याज्षिकों की उपस्थिति भी समान रूप से हुआा करती थी । वदिकों की ही भाँति 
झरवेदिक भी प्पने देवताओो, राजाभो भौर प्रजाश्रों के इतिवत्तो एवं गायाझों 
का उद्गायन किया करते थे। इस प्रकार की श्रव॑दिक परम्पराध्नो का बहुत 
कुछ समावेश वेदो मे ही हो चुका था; किन्तु उन सम्पूर्ण भ्रवेदिक परम्पराओ्रों 
को वैदिक परम्पराप्रो के साथ बिना किसी संघर्ष तथा प्रतिरोध के समन्वित 
एवं प्रस्तुत किया पुराणों के मुनि-महास्माप्नों एवं सूत्तो ने । उन्होंने युग-युगो की 
परम्परागत सांस्कृतिक थाती को सर्वांगीण, साबंदशिक और सर्वेजनोपयोगी 
स्थिरता एबं सुदुढता प्रदान की । सक्षेप एवं सार रूप में कही गयी वेदों, 
ब्राह्मणो तथा आ्रारण्यको की कथाश्रों, गाथाश्रो तथा उपाख्यानों को कलात्मक 
सज्जा देकर पभ्नधिक विस्तार एवं जनसुलम रोचक ढग से प्रस्तुत करने का 
कार्य किया पुराणों के सूतों, मागघों श्लौर चारणो ने । उसमे जितना योगदान 
ब्राह्मण पुरोहितो तथा त्वणिको का रहा, उतना ही योगदान सूतों, मागघो 
तथा चारणो (वन्दियो) जैसी शूद्र जातियों का भी रहा । पुराण तत्कालीन 
समाज के लोक तथा शास्त्र परम्पराश्रो के सवाहक, सभी क्षेत्रों के लोगों की 
सामूहिक देन हैं । 
पुराणो का इसलिए विशेष महत्त्व है कि उन्हें जन-सामान्य के लिए लिखा 
गया था। वेदों के गम्मीर मर्म को, बआह्ाण-पग्रन्थो की जटिल यज्ञ-विधियों को 


थुराणों श्रौर महांकाभ्यों का युग 99 


झौर उपनिषंदों के तस्व-चिन्तन को आझाशयान-उपाख्यामों द्वारा सर्वे 
सामान्‍य के लिए सरल भाषा में सुगम या बोधगम्य करना ही पुराणकारों का 
विशेष लक्ष्य था । जैसे मध्ययुगीन रचनाकारों द्वारा 'पंचतन्त्र' तथा 'हितोपदेश', 
की कथाओं द्वारा राजनीति, भ्रथंशासत्र और लोक-व्यवहार के प्रौढ ज्ञान को 
विमल मति बालकों के लिए प्रस्तुत किया गया है उसी प्रकार वेद-वेदान्त में 
सार एवं सक्षेप रूप मे कही गयी बातों को पुराणो की कथाओं मे सरलतापूर्वक 
विस्तार से कह गया है। जो भल्पश्रुत है, भ्र्थात्‌ जिसका भ्रध्ययन व्यापक 
नही है, या जिसने वेदी का सम्यक्‌ अनुशीलन नहीं किया है उससे वेद डरता 
है कि कही वह हम पर प्रहार न कर दे, प्रर्थात्‌ श्र का प्रनर्थ न कर दे । 
इसलिए ऐसे ग्रल्पश्चुत के लिए इतिहास-पुराणों द्वारा बेदार्थ समझने की 
व्यवस्था की गयी है। 'मागवत' के अनुसार बे श्रल्पश्नुत थे स्त्रियाँ, शुद्र और 
श्राचारच्युत द्विजातियाँ, जिन्हें वेद-अवण का अधिकार नहीं था । उनके श्रेय 
तथा हित के लिए वंदो का ज्ञान पुराणों के रूप में कहा गया है । 

मारत की घमंप्राण जनता की पश्रास्थाप्रों एवं निष्ठाओं के भ्रनुरूप पुराणों 
में मूतिपूजा श्रौर भ्रवतारवाद का विशद वर्णन हुआ्ना है। मूर्तिपूजा और 
प्रवतारवाद की परम्परा श्रति प्राचीन है। वंदिक जन-जीवन श्रौर संन्धव 
सम्यता मे उनके विभिन्‍न सन्दर्म बिखरे हुए हैं। वेदों का हिरण्मय पुरुष ही 
बस्तुत: पुराणों का विष्णु है। वही वेदों का पुरुष या पुरुषोत्तम है, जो कि 
थुराणो के प्रवतारी श्रीकृष्ण का प्रतिरूप है। इस दृष्टि से बेदिक संस्कृति 
ही पौराणिक नारायणीय मागवतधघम की भी जननी है। मत्स्य द्वारा मनु 
की नौका को उत्तरी हिमालय तक ले जाने का 'शतपथ ब्राह्मण" (१।५।१) का 
कथन वस्तुतः पुराणो के मत्स्यावतार की ही कल्पना है। श्रन्य ब्राह्मण-प्रन्थों 
मे भी वराहावतार, नृसिहाबतार, वामनावतार प्लौर कूर्मावतार की विभिन्‍न 
चर्चाएं हुई हैं। वेदों के सृष्टि-प्रलय के सन्दर्भ में नयी जीवन-पद्धतिं की 
अतीकात्मक रचना पुराणो के प्रवतारवांद का मूल है । 

अ्वतारबाद की माँति पुराणों के देवतावाद का भ्राधार भी बेदिक संस्कृति 
ही रही है । बेदों के तेतीस प्रमुख देवताभों के भ्राधार पर पुराणों में तैतीस कोटि 
देवताशों की कल्पता की गयी है। पुराणों का यह बहुदेवताबाद वस्तुतः 
परम्परागत वेदिकों तथा प्रवेदिको की बहुविध भास्थाश्रो का परिणाम है। 
बैदिक देवताप्रों के माता-पिता, पत्नी श्रौर पुत्र के सम्बन्धों को लेकर पुराणों 
के देव-परिवारो का विकास हुआ । इसी प्रकार वेदों की सकाम प्राराधना 
ने ही पुराणों की मक्ति-मावना को जन्म दिया । 


900 भारतोय संस्कृति भोर कला * 


पुराण भारतीय संस्कृति के विश्वकोश हैं। परम्परा द्वारा सृष्ट एवं संचित 
इतिहास, भूगोल, समस्त विद्याध्रों, शास्त्रों और कला-शिल्पो की विरासत को 
पुराणों में उपदेशकथन की रोचक शैली मे कहा गया है। इस राष्ट्र के 
सांस्कृतिक भ्रम्युदय में समाज के सामान्य तथा विशेष वर्गों का जो सामूहिक 
योगदान रहा है उनके इतिवृत्तों को पुराणकारों ने श्रत्यन्त सजीव एवं सरस' 
रूप में प्रस्तुत किया है। उनमे दस मस्तको, सहस्न मुजाशो और सहल 
नेत्रों के विचित्र मनुष्यो का वर्णन हम्रा है। इन मनुष्यों के श्रतिरिकत राक्षस, 
नाग, रीक्ष शोर वानर आदि विभिन्‍न अधेमानुष जातियों का भी उनमें 
समावेश हुप्ना है। उनमें ऐसी कामरूप जातियों का भी उल्लेख हुआ है, जो 
इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता रखती थी । वस्तुत: भारतोय सम्यता' 
तथा संस्क्रति के निर्माण में परम्परा से जिन विभिन्‍न जातियो का योगदान 
रहा, उत सब के चरित्रों का वर्णन पुराणों में हुआ है । 

वेदों के कर्म और ज्ञान की विरासत को क्रमश: ब्राह्मण-प्रग्थों भ्रौर 
उपनिषदों ने विकसित किया । किन्तु श्रागे चलकर ब्राह्मण-ग्रन्थ केवल 
पुरोहितों प्रौर उपनिषद्‌-प्रन्थ केवल सन्‍्तों तथा चिन्तनशील विचारको तक ही 
सीमित हो गये । जन-सामान्य का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा । इसी समय 
जैन-बौद्धों का उदय हुआ प्रौर उन्होंने बेंदिक कर्मकाण्ड की रूढिवादिता 
झौर पुरोहितों की वर्ग-मावना पर प्रहार करके स्वयं को जनता में प्रतिष्ठित 
किया। पभ्रपनी प्रतिष्ठा तथा लोकप्रियता के लिए उन्होने परम्परागत 
साहित्यिक भाषा के स्थान पर पालि तथा प्राकृत आदि लोकमाषाझ्रों को 
अपने साहित्य तथा प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया । । 


समाज में जन-बोौद्धो की स्थिरता एवं व्यापकता को दृष्टि मे रखकर 
परम्पराओं के भ्रनुयायियो ने अपनी कट्टरताश्रो श्लौर रूढ़िवादिता को उदार 
तथा जन-सुलभ बनाने को श्रोर श्रपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने 
सर्व प्रथम जैन-बौद्धों के नास्तिकवाद को झपनी आलोचना का लक्ष्य बनाया 
झोर उनकी धारणा, ध्यान, समाधि, गृहत्याग भ्रौर संसार की दुःखमयता 
का भी प्रतिवाद किया । उन्होंने ऐसे सुगम घर्म को जनता के समक्ष प्रस्तुत 
किया, जिसमे परम्पराओं के भ्रादर्श निहित थे श्रौर जो स्व सामान्य के लिए. 
ग्राह्म तथा उपयोगी था । 


पुराणों के इस युगधर्म ने बृहद्‌ भारतीय समाज के अन्तर्गंत विभिन्‍न 
जातियों एवं कबीलो के आ्ाचारों तथा संस्कारों को स्वायतकर नयी जीवन 


पुराणों श्रोर महाकाव्यों का युग 20] 


पद्धति को पुनः स्थापित किया | पौराणिक धर्म के प्रवर्तक सुनि-महात्माओ्रों 
ते युग की भ्राकांक्षाशरों के भ्रनुरूप वर्ण-संकीर्णता श्रौर जातीय भेद-माव को 
मिठाकर नयी प्राचार संहिता को प्रचलित किया, जिसमें सवर्ण-प्रसवर्ण 
तथा अनुलोम-प्रतिलोम विवाह-विधि की वंधता को सस्थापित किया गया । 
भारतीय संस्कृति के इतिहास में पौराणिक घर्मे की यह नयी देन थी। 
ब्राह्मण समर्थित परम्पराप्रों के प्रवर्तन में धमंसूत्रो तथा स्मृत्ियों ने वर्णाश्रम 
घ॒र्मों मे प्रसमानता तथा विशेषाधिकारों का वर्गं-विभाजन करके जिस 
भेद-बुद्धि की सृष्टि की थी, पुराणों ने उसको परामृत कर मानवमात्र में 
समानता की स्थापना की । 


इस रूप में पुराण वस्तुतः मानवधर्म के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। पुराणों 
की नयी घमंसंहिता ने परम्परागत भेद-बुद्धि के कारण शुद्रों, स्त्रियों, पतितों 
तथा दासो के वर्ग-विमेद को मिटाकर एक ऐसे उदात्त धर्म की स्थापना की, 
जिसमे किसी प्रकार का भेद-माव नहीं था और जिस पर चलकर सर्वे 
सामान्य अपना स्व॒तन्त्र विकास कर सकता था । पुराणों की संस्कृति इस 
रूप में श्रेष्ठ एव वरणीय है कि उसमे व्यक्ति-स्वातन्थ्य पर बल दिया गया 
है और जातीय श्रेष्ठता एवं कुल की उच्चता की श्रपेक्षा योग्यता, बुद्धि तथा 
कार्यक्षमता के आधार पर प्रगति करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है । 

समानता और सद्भाव से सम्पोषित एव प्रेरित पुराणों की इस सा्वभौस 
ससस्‍्कृति ने भावी भारत की राष्ट्रीयता का निर्माण श्रौर सर्वंधरम-समन्वय 
के महान्‌ प्रादर्श को स्थापित किया । 


महाकाव्यों की संस्कृति 


वेदों से पूर्व भर वेदिक युग में, विशेष रूप से ऋग्वेदिक काल मे, भ्रायों 
तथा श्रार्यंतरों के पारस्परिक मेल-जोल से जिस समन्वित संस्कृति का उदय हुथा 
उसे बंदिक संस्कृति के नाम से कहा जाता है। उसके बाद जैसे-जंसे 
परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रही भौर नयी सामाजिक चेतना का स्फ्रण 
हुमा, वैसे-्वेसे परम्परागत संस्कृति के क्षेत्र मे भी विकास के नये आयाम जुड़े ॥ 
भारतोय सस्कृति का नया रूप पौराणिक संस्कृति के नाम से प्रकाश में श्राया । 
यहू पौराणिक संस्कृति वस्तुतः: वेदिक संस्कृति का ही रूपान्तर थी । उसके बाद 
बैदिक परम्परा के पुराणकालीन ऋषि-मुनियों द्वारा पौराणिक संस्कृति के 
पल्लवन में जो यशस्वी प्रयत्न हुए, महाकाब्यों की समृद्ध संस्कृति उसी का 


209 भारतोय संस्कृति झोर कला 


परिणाम है। नीति, वंशावली, प्राख्यान, गायाएँ और नाराशंसी झादि से सम्बद्ध 
जिस इतिहास-पुराण का उल्लेख बेदो तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में निहित 
है, 'रामायण' झौर 'महाभारत' में उसका साहित्यिक उत्तराधिकार सुरक्षित है। 
इतिहास के परम्परागत सन्दर्मों से ज्ञात होता है कि प्रतीत के लगभग 
पाँच हजार वर्षों पूर्व सिन्धुवासियों से भागों का जो प्रथम समाग्म हुआ उसमे 
पारस्परिक भ्रधिकारों तथा प्रभृत्व की होड़ से दोनो पक्षो मे भ्नेक बार तुमुल 
संघर्ष हुए । इन संषर्षों मे सिन्धुवासी झार्यतर जातियो के प्रतिनिधि थे असुर 
तथा देत्य-दानव प्रौर भ्रार्यों के प्रतिनिधि थे सुर या देवता । भ्रसुरों पर सुरो की 
विजय से भ्रार्येतर जातियो पर प्रायों के प्रभुत्व की स्थापना हुई। पहले 
तो उन्होने सप्त-सिन्चु पर शअ्रधिकार किया और उसके बाद भारत के 
पर्व-उत्तर मे फैले । 
ऊपर जिस देवासुर-संग्राम की चर्चा की गयी है वह निरन्तर कई सो वर्षों 
तक चलता रहा । इसलिए स्वभावतः उसमे श्रनेक देवताओं, ऋषियों श्रसुरो, 
राजाशो, सामन्‍्तो, सेनापतियो और योद्धाओं ने बीरगति को प्राप्त किया । 
अपने प्राणो की भ्ाहुति देकर उन्होने राष्ट्ररक्षा का जो महान्‌ कार्य किया था 
उसके फलस्वरूप तत्कालीन जनकवियों ने उनकी वोरगाथाग्रो एवं उदात्त 
रुयातों की मौखिक रचना कर डाली ओर उन्हे समाज मे गा-गराकर एक ओर 
तो उन्होने जनता में राष्ट्रीय गौरव की स्मृति को उज्जीवित किया श्रौर दूसरी 
झोर उसी के द्वारा भ्रपनी झ्राजीविका की भी रक्षा की । 
इस प्रकार के भ्ादर्श एव श्रनुकरणीय प्रेरणाप्रद वीर-वृत्तो को गा-गाकर 
सुनाने को परम्परा वेदिक युग से ही चलो श्रा रही थी। जन-कवियो द्वारा 
मौखिक रूप मे सुरक्षित इन ख्यातो का तत्कालीन ऋषिव॑ंशों ने प्रपने प्रनुभवों 
तथा प्रत्यक्षद्रष्ट घटनाओं के श्राघार पर प्रपनी कवि-बुद्धि से काव्य की 
सुन्दरताशो से संजोकर श्राख्यायिकाप्रों के रूप मे उपनिबद्ध किया। इन 
कवित्व-प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के दो प्रमुख वंश थे । एक तो आ्रार्य शाखा से 
सम्बद्ध था भौर दूसरा भ्रार्येतर शाखा से । ऋषियों के इन दोनों वशों का सिन्धु 
सस्कृति तथा वंदिक संस्कृति के उत्थान-पतन में सक्रिय योगदान रहा। उन्होने 
भ्रपने-भपने पक्षो की सेनाग्रों के लिए व्यूह-रचना करते के साथ-साथ स्वयं भी 
युद्धों में माग लिया। इस प्रकार के ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम 
प्रौर भ्रगस्त्य श्रादि का नाम लिया जा सकता है। इन ऋषियों ने और 
उनके उत्तरवर्ती बंशजों ने प्रपने-अपने युगों की घटनाप्रों एवं परिस्थितियों के 
स्वानुभूत सत्य को जत-कवियों की मौखिक ख्यातों के साथ निबद्ध करके इस 


युराणों भ्रौर महाकाव्थों का धुग 205 


राष्ट्रीय एवं जातीय इतिहास को सुरक्षित रखा। परम्परा द्वारा प्रभिरक्षित 
भारत के लगभग ढाई हजार वर्षों का राष्ट्रीय इतिहास 'रामायण और 
“'महाभमारत' के रूप में प्राज हमारे समक्ष है । 

ये दोनों ग्रन्थ हमारे राष्ट्रोय महाकाव्य हैं। वे इस देश के सुदूर प्रतीत 
से भ्रब॒ तक के जन-जीवन के विश्वकोश हैं। उनमें इस राष्ट्र की सांस्कृतिक 
विरासत सुरक्षित है । इन दोनो के चरित-नायकों भ्रौर घटना-क्रमों में युगो का 
अ्रन्तर होते हुए मी सास्कृतिक एकता है। उनकी धामिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, आधिक और नैतिक मान्यताश्रों मे मी लगमग एकता है । 

ये दोनों राष्ट्रीय महाकाव्य परम्परा से चले झ्राते भारत के सास्कृतिक इतिहास 
पर भी प्रकाश डालते हैं। मारतीय जन-जीवन में परम्परा से जीवनादर्शों की 
मान्यता के लिए जो मत-मतान्तर चले झा रहे थे, अ्रपने-अपने प्रस्तित्व की 
स्थापना के लिए जो भ्रन्तंद्व उत्पन्न हो गये थे, उनके कारण आचार-वित्षार 
ध्रौर रहन-सहन के क्षेत्रों में निरन्तर विषमताएँ बढ़ती जा रही थी। इन 
विषमताभ्रो के फलस्वरूप समरत मारतीय जन-जीवन दो वर्गों मे विभाजित हो 
गया था। 'रामायण' में इन्ही दो विरोधी वर्गों की विचारघाराओं का संघर्ष 
है। 'रामायण' मे राम-रावण के बीच का संघर्ष वस्तुत: परम्परा से चली श्राती 
दो भिन्न-भिन्न सस्कृतियों का संघर्ष है। “रामायण का युद्ध भायं-प्रार्येतर 
सस्कृति के बीच का युद्ध है, जब कि “महाभारत” का युद्ध माई-माई के बीच 
का युद्ध है । 

महाभारत” मे मी पारस्परिक भ्रस्तित्व की स्थापना की होड है। उसमे 
यद्यपि दो विरोधी सस्कृतियों का संघर्ष नहीं है, फिर मी उस सधर्ष के मूल 
में इतना व्यापक अन्तविरोध है, जितना कि भारतीय इतिहास में इससे 
पूर्व नही दिखायी देता है। परम्परागत उच्च भादशों की प्रवहेलना करके समाज 
में जो स्वार्थपरता, भ्रधिकारलिप्सा और एकाधिकार का बोल-बाला श्रपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया था उसी का विस्फोट 'महामारत' की लड़ाई थी । 
इस महायद्ध ने शासन की निरंकुशता, सामाजिक श्रव्यवस्था श्रौर शक्ति के 
दुरुपयोग का श्रस्त कर एक श्रपूर्व भ्रभिजात संस्कृति को जन्म दिया। यह युद्ध 
भाई-भाई के बीच भ्रारम्भ होकर समस्त राष्ट्र का युद्ध बन गया था। 

इस रूप में इन दोनों ग्रन्थों का समान ऐतिहासिक महृत्त्व है कि युद्ध श्रौर 
रक्‍तपात के बाद देश एक निर्णायक स्थिति में पहुँचा। ये दोनो ग्रन्थ 
भारतीय जन-जीवन के लिए इतने श्रधिक इसलिए उपयोगी सिद्ध हुए कि 


204 भारतीय संस्कृति झौर कला . 


उनमें बेदिक भ्रौर लोकिक संस्कृतियों का समम हुझा है। इन दोनों महान्‌ 
ग्रन्थों का भारतीय संस्कृति के पुनरत्थान में जो महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, वैसा 
ही मह्दत््व भारतीय संस्क्रति के सुददर विदेशो में प्रसारित करने के कारण भी विश्वुत 
हुआ । इन दोनों ग्रन्थों की मानव सहज कथाश्रों को पढ़कर मध्य एशिया के 
भ्रनेक देशों ने स्वयं को उनमें घुला-मिला दिया। उनकी भ्रादर्शभयी कथाश्रों 
को राजाज्ञाप्रों के रूप में उत्कीणित एवं चित्रितकर उनके प्रति श्रपना 
श्रद्धामाव व्यक्त किया । 


भारत की मांति इंडोनेशिया भ्रादि देशो मे कौरव-पाण्डवो मे चरित्रो पर 
ग्राधारित कथाप्रो को जनता के मनोरंजन के लिए रगमच पर प्रस्तुत करने 
की परम्परा सुदूर श्रतीत से श्राज तक निरन्तर बनी हुई है। उनकी लोक 
लीलापो का व्यापक पैमाने पर आ्रायोजन होता है। 'महाभारत' के श्रीकृष्ण 
तथा भर्जुन स्‍भौर “रामायण' के राम, सीता, हनुमान्‌ के महान्‌ चरित्रो से सम्बद्ध 
कथाओं को वहां वही मान्यता है, जो मारत मे है । 


द्वीपाग्तरो के साहित्य पर इन दोनो ग्रन्थों की कथाओं ने जो प्रभाव डाला, 
वह भारतीय साहित्य से कुछ कम नही है। इस रूप में इन दोनो प्रन्थो को 
द्वीपान्तरों में सास्क्ृतिक प्रसार का मी प्रमुख प्राघार माना गया है । 


रामायण 


रामायण” महामुनि वाल्मीकि की एक महान्‌ कृति है। उसमे भारत के 
सामाजिक, घामिक, अश्राध्यात्मिक शोर भ्ादर्शरूप राजनीतिक जीवन का 
वास्तविक चित्रण किया गया है। उसके द्वारा भारतीय पश्रात्मा का भ्रभिव्यंजन 
हुआ है । उसमें इस विशाल राष्ट्र की, यहाँ के प्रत्येक घर की बातें श्रत्यन्त 
विस्तृत रूप मे कही गयी हैं। पिता-पुत्र, भाई-माई झौर पति-पत्नी के जो 
नेतिक सम्बन्ध है, घा्िक मान्यताएँ हैं, पारस्परिक एकात्मकता झ्रौर निष्ठा है, 
उन सब को “रामायण' में इतने सहूज और स्वाभाविक ढंग से कहा गया है 
कि इस देश के जन-जीवन का वह प्रभिन्न ग्रग बत गयी है । 


“रामायण को राष्ट्रीय महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। वहु इसी लिए 
कि उसमे वेदिक भारत से लेकर रामराज्य तक के जन-जीवन का चित्रण 
हुभ्मा है भौर श्राज का मारतीय हिन्दू समाज उसको उप्ती रूप में प्रपनाता 
है । भारतीय इतिहास के सुदूर प्रतीत भी उसके द्वारा प्रलौकित होता है । 
उसमें भ्राय॑-प्रायेंतर-युग की परिस्थितियों भौर घटनाओ्रो का भी दशेन होता है । 


धुराणों झौर महाकाध्यों का युग 905 


*रामायण' से ज्ञात होता है कि पहले प्रार्यों ने सप्तसिन्धु की भूमि पर 
झधषिकार किया भौर उसके बाद वे मध्यदेश, दक्षिण प्लौर' पूर्व के सुदूर 
भू-लण्डों में फैले भौर वहाँ भ्रपनी बस्तियाँ बसाकर उन्होंने अपने प्रभुत्त्त को 
स्थापित किया । 


“रामायण' से तत्कालीन भारत की भौगोलिक स्थितियो पर प्रकाश पड़ता 
है। उसमे स्व प्रथम दक्षिणापथ का उल्लेख हुझ्ना है। उसमें दण्डक वन को 
उत्तर और दक्षिण का विभाजक बताया गया है | यह दण्डक बन ही आ्राये 
सथा पार्येतर संस्कृतियों का भी विभाजक था । लंका से सीता का उद्धार करने 
के लिए राम-लक्ष्मण कई वर्षों तक दण्डकारणप्य मे रहकर राक्षसों से युद्ध 
करते रहे । गोदावरी के तट पर भी उन्हें श्रायंतर शक्तियों का सामना करना 
पड़ा । इन दक्षिणापथ के प्नेक स्थानों को राक्षसी प्रभाव से मुक्त करके 
राम-लक्ष्मण ने वहाँ यज्ञकर्ता ऋषियों श्रौर ब्राह्मणो की नयी बस्तियाँ बसा 
कर प,आरायं-प्रमाव की स्थापना की । राम के प्रभियान के पूर्व ही दक्षिण मे 
ऋषियो भौर ब्राह्मणो द्वारा श्राय॑ संस्कृति का प्रसार होने लगा था। भश्रपने 
उच्च सस्कारों ग्रौर यज्ञ-याग तथा उपासना आदि वैदिक कर्मों के शान्तिमय 
प्रयत्नो द्वारा दक्षिणापथ में आये परम्पराञ्रों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा 
था। राम के विजय अ्रभियान ने उसको तीज गति से बढ़ाया । उसके बाद 
वे किष्किन्धा (विलारी जिला) की श्रोर बढ़े प्रौर उन्होने वहाँ भी आर्येतर 
प्रवृत्ति राक्षो का उन्मूलनकर पम्पा सरोवर तथा ऋष्यमूक पव॑त पर भी 
झपनी विजय-ध्वजा फहराई । इसी ऋष्यमूक पर्वत पर राम-लक्ष्मण की 
हनुमान तथा सुग्रीव से भेट हुई थी । 


राक्षस श्रौर वावर, दोनों यद्यपि दक्षिण भारत की मूल श्रार्यतर जाति से 
सम्बद्ध ये; फिर भी उनके स्वभाव-सस्कारो मे प्रन्तर श्रा गया था । राक्षसो 
की भ्रपेक्षा वानर जाति भ्रधिक धमंप्रवण झौर सरल स्वभाव की थी । दक्षिण 
पर राक्षसों के एकाघिकार के कारण सम्मवत: वानर जाति उपेक्षित हो जाने 
से आान्तरिक छ्षुब्धता की स्थिति में थी। इसलिए राम के उच्चादर्शों श्रौर 
पर्म-न्याय की नीतियों से प्रभावित होकर समस्त वानर जाति उनके पक्ष में 
हो गयी थी। इसी समय इस जंगली श्रार्येतर जाति का श्रार्यीकरण हुआ । 
इन युद्ध-कुशल वानरो ने प्रतिद्वन्द्दी राक्षो का सफाया करने में राम की बहुत 
सहायता की । किषिकिन्धा के झागे वानर-वाहिनी के सहयोग से राम ते लंका 
की शोर प्रस्थान किया और वहाँ पर भी अभ्रपनी विजय-पताका को लहराकर 


906 भारतीय संस्कृति ध्ोर कला 


शाये संस्कृति की स्थापना की । “रामायण! में ग्रायेतर जातियों पर भायों के 
बढ़ते हुए प्रभाव की स्पष्ट छाप विद्यमान है। उसके द्वारा यह भी विदित होता 
है कि प्रार्य संस्कृति दक्षिण की श्रोर लंका तक प्रसारित हो चुकी थी । फिर 
भी रामायणकालीन संस्कृति की विशिष्टता उसके श्रादर्शमय सन्देश मे है, जो 
पिता, पुत्र, माता, भाई, पत्नी, पति, मित्र और सेवक के पारस्परिक सम्बन्धों 
केद्वारा भ्रभिव्यंजित हुई है । 


इस प्रकार सम्पूर्ण मध्यदेश, किष्किन्धा, दण्डकारण्य, विदर्भ और 
महाराष्ट्र के विस्तृत भू-माग में रामायणकालीन श्रार्यों का प्रसार हुझा । 
इस प्रचार-प्रसार मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान तत्कालीन ऋषि मुनियों 
का रहा | उनके उच्च जीवनादर्शों ने इस विस्तृत मू-भाग की बहुसख्यक 
जनता को सहज में ही प्रमावित कर लिया ॥ 


रामायणकालीन सस्कृति का मूलाधार था धमं। धर्म को तब जीवन 
के उत्कप का पर्याय माना जाता था । तप, दान, पुण्य, सदाचार, सत्य, सयम, 
शील और मर्यादा ग्रादि घ॒र्मांचरण के पश्रयो को समस्त राष्ट्र अनिवार्यंत जीवन 
में चरितार्थ करता था। श्रीराम का श्रादर्श चरित धर्म का मृतिमान्‌ स्वरूप 
था । उसमें देवत््व श्रौर मानवत्त्त का एक साथ समन्वय था । 


धमं द्वारा प्नुशासित, नियंत्रित श्रौर उत्तरोत्तर उन्नत रामायणकालीन 
वर्णाश्रम व्यवस्था मारतीय संस्कृति की मर्यादाप्नों को सुरक्षित रखे हुई थी । 
उसके द्वारा चारो वर्णों और भ्राश्रमों का सुव्यवस्थित विकास हो रहा था । ब्राह्मण 
वर्ण के प्रमुख कार्य थे अध्ययन, अ्रध्यापन, ब्रत, नियम, अनुष्ठान, तप और 
परोपकार । किन्तु समय आने पर ब्राह्मण शस्त्र घारण करके क्षत्रिय की 
माँति बुद्ध मूमि में भी ग्रवतरित हो सकता था। तत्कालीन समाज की 
आजीविका के साधन थे कृषि भौर गोपालन । त्रिजट जसे ब्राह्मणों द्वारा भी 
इन भौतिक साधनों का उपयोग होता था । प्रजा की रक्षा और उसका पोषण 
पालन करना क्षत्रिय वर्ग का कत्तंव्य था; यद्यपि उसके लिए ब्राह्मणो के समान 
ब्रह्म वर्चस का भ्रजंन करने की स्वतन्त्रता थी । इसी प्रकार वाणिज्य, व्यवसाय 
झौर पशुपालन द्वारा समाज का भरण-पोषण करना श्र राष्ट्र की श्राथिक 
उन्नति करना वेश्य बर्ग का कार्य था। चौथे वर्ण शुद्र का कार्य था सेवा द्वारा 
जीविकोपाज॑न करना । अपने इस छोटे स्तर से उत्तत होकर उच्च स्तर को 
प्राप्त करने की स्वतन्त्रता उसको भी प्राप्त थी | 


पुराणों शोर महाकाब्यों का युग 207 


ये चारों रासायणकालीन वर्ण श्रपने-प्रपने कत्तंव्यों के प्रति निष्ठावान्‌ 
रहकर परस्पर प्रेम एवं सद्भाव का जीवन व्यतीत करते थे | इस उन्नत एवं 
ग्राद्श वर्ण-व्यवस्था का प्रमुख श्राधार था परिवार | परिवार का प्रत्येक 
व्यक्ति व्यक्तिगत दायित्वों एवं पारस्परिक सम्बन्धों के निर्वाह में पूर्णतः 
उत्तरदायी होता था । सामाजिक उन्नति और चारित्रिक उच्चता को बनाये 
रखने के लिए युवावस्था में विवाह एक श्रनिवारयय कत्तेव्य था। शिक्षा की 
दृष्टि से भी तत्कालीन समाज समुन्नत था । पुरुषों के ही समान स्त्रियों को 
भी शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता थी। स्त्रियों को धर्म तथा साहित्य के 
साथ-साथ ललित कलाझ्नरों की भी विशेष शिक्षा दी जाती थी; क्योकि कलाएँ 
तब गृहकारयों की अ्रभिश्न श्रंग मानी जाती थो । तत्कालीन शिक्षा-केन्द्र 
ऋषियो-मुनियो के ग्राश्रम हुप्रा करते थे, जिन्हे कि गुरुकु्ल कहा जाता था । 
इन गुरुकुलो में अन्तेवासी छात्र-छात्राप्रों का विभिन्न शास्त्रों तथा विद्याप्रो 
की सांग शिक्षा के साथ-साथ सदाचार श्रौर नतिकता का भी निर्माण किया 
जाता था । शिक्षा के श्रतिरिक्त विभिन्‍न धामिक तथा सामाजिक क्रिया-कलापो. 
में पुरुषों के ही समान स्त्रियाँ भी भाग लेती थी । 

रामायणकरालीन सॉसस्‍्कृतिक सुरुचि का परिचय उस युग के मनोविनोदी 
कला प्रिय समाज द्वारा भ्रायोजित गोष्ठी-संमवायो द्वारा प्राप्त होता है। 
सगीत, नृत्य, भाखेट, जल विहार और चूत झ्ादि उस युग के मनोरजन के 
साधन थे । शिल्प और कला के प्रति समाज की विशेष भ्रभिरुचि थी। कलाझ्नो 
में निपुणता प्राप्त करता तब आत्म गौरव की बात समभी जातो थी । 
श्रीराम स्वयं हाथी-घोडे की सवारी, मृगया, संगीत, बाघ, चित्रकारी और 
विभिन्‍न शिल्पो में निष्णात थे । वह कलाप्रिय समाज वस्त्राभूषण तथा 
प्रसाधन के प्रति भी परिस्कृत श्रभिरुचि रखता था । 


जीविकोपाज॑न के साधनों के रूप मे यद्यपि वाणिज्य, व्यवसाय तथा विभिन्‍न 
शिल्पो का विकास हो चुका था; फिर भी कृषि का स्थान सर्वोपरि था। 
रामराज्य की यह उल्लेखनीय विशेषता है कि तब दु्िक्ष कभी पड़ा ही नही । 
इसलिए समाज प्रात्म-निर्भर, सुखी श्रौर सम्पन्न था। कृषि के साथ ही 
पशुपालव का भी महुृत््त था। पशु तत्कालीन कृषिप्रधान जन-जीवन के 
प्रभिन्‍न प्रंग थे । राष्ट्र की श्राथिक भ्राय के साधन विभिन्‍न प्रकार के खनिज, 
उद्योग-व्यवसाय और राष्ट्रीय तथा श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार था। राम-सीता 
का विवाह इस तथ्य का प्रत्तीक है कि कृषि प्लेट से श्रेष्ठ है। कृषि का 


208 भारतोय पृस्कृति भोर कजा 


भ्रतीक भूमिजा सीता है और झाखेट का प्रतीक शिव का विशाल धनुष, जिसे 
“शाम ने तोड़ डाला था श्रौर जिसके द्वारा रामराज्य में हिंसा के बल पर विजय 
"प्राप्त करने की घोषणा की गयी थी । 


महाभारत 


महाकाव्यकालीन संस्कृति का श्रधिक व्यापक एवं विकसित रूप 
महाभारत! में देखने को मिलता है । 'रामायण” की श्रपेक्षा 'महाभारत' की 
“स्थिति कुछ भिल्‍न है। “रामायण” के रचयिता का लक्ष्य राम के आदशंमय 
चरित्र का निरूपण करना था भ्ौर उसी के भन्तगंत समस्त राष्ट्रीय चेतना 
को प्रतिबिम्बित करना था | किन्तु महाभारत” के रचयिता के समक्ष विभिन्‍न 
चरित्र थे और प्रत्येक चरित्र का प्रपना अलग-ग्रलग महत्त्व था। इस रूप में 
महाभारत” तत्कालीन भारत का राष्ट्रीय विश्वकोश है, जसा कि उसके 
रचयिता ने भी घोषित किया है--"जो महाभारत” में नहीं है, वह भारत 
भर में कहीं भी नहीं है ।” 


महाभारत” मे मरतवश भौर उसके महायुद्धो का इतिहास है। उसमे 
कृष्ण द्ंपायन वेदव्यास ने भारतीय संस्कृति की कथा को उपनिबद्ध किया है । 
इस संस्कृति का क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण मे कन्याकुमारी तक 
विस्तृत था | उसके चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर थे । 


भरतवशीय साम्राज्य की स्थापना से पूर्व यद्यपि भ्रगस्त्य, परशुराम, 
वशिष्ठ और विश्वामित्र झ्ादि ऋषियों के द्वारा झ्रायों का प्रभाव सुदूर दक्षिण, 
मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर मे फल चुका था; फिर भी उसका प्रमुख प्रभाव 
केन्द्र पश्चिम मे सप्तसिन्धव क्षेत्र था। महाभारत-काल मे पश्रार्यों का प्रसारण 
गगा, यमुना, गोदाव री, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु और कावेरी श्रादि महानदियों 
से परिवृत भू-खण्ड मे हो चुका था। महाभारत का महायुद्ध सतलज तथा 
यमुना नदियों के बीच के भू-भाग मे हुआ इस क्षेत्र में आयों का प्रमुत्वत था 
झौर इसी को कुरुक्षेत्र नाम से कहा गया है । 

कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध ने समस्त भारत की स्थिति को जजेर कर दिया 
था | व्यापक रूप में हुए रक्तपात और नरसहार ने देश के चारों ओर दुःख, 
शोक शोर निरुत्साह का वातावरण व्याप्त कर दिया था। जो चिन्तक, 
विचारक एवं शासक जीवित रह गये थे, उन्होने इस यद्ध को भारत की 
भवितव्यता मानकर दुःख मे द्रवीभूत मारतीय जनता को उद्बोधित करने झौर 


' युराणों और सहाकाव्यों का युग 209 


चैय॑ धारण कराने में ही देश का हित समझा । इस नव-जागरण के प्रग्नदूत 
ऋषि-मुनि थे, जिनमें शौनक, झाश्वलायत, कृष्ण द्ैपायन वेदब्यास 
और पैल, वैशम्पायन, जेमिनि तथा सुमन्‍्तु नामक उनके चार शिष्यों का 
नाम प्रमुख है । 

कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने उत्तराखण्ड में बदरिकाश्रस पर बैठकर 
महाभारत” की रचनाकर राष्ट्रीय इतिहास को सुरक्षित किया | उनके द्वारा 
उपनिबद्ध प्रत्येक घटना स्वानुभूत तथा स्वयंदुष्ट थी। उस महायुद्ध में उन्होंने 
स्वयं माग लिया था । कुरुक्षेत्र मे हुए महायुद्ध को उन्होंने धर्मयुद्ध का रूप दिया 
आर उसको सम्पुष्ट किया गीता से | “महाभारत” तथा 'गीता' के द्वारा उन्होंने 
पाँचरात्र भागवतधरमम का प्रवर्तत कर जनता को भक्ति की भावधारा में 
झवगाहित किया । 

महाभारतकालीन संस्कृति इसी धर्म पर भ्राधारित है। प्रत्येक सामाजिक 
के लिए धर्माचरण झ्रावश्यक बताया गया है। श्रुति, स्मृति जिन भाधारों का 
विधान करती हैं, उनका परिपालन ही धर्माचरण है। यूगघधर्म, देशधर्म, जाति- 
धर्म भ्रौर कुलधर्म उसी के श्रवान्तर रूप हैं। इसी धर्म पर झ्ाधारित न्याय 
तथा अनुशासन से प्राबद्ध सदाघार तथा सत्याघरण का स्वरूप ही 'महामारत' 
का राजघममं है। वही तत्कालीन समाज का स्रोत है भ्रौर उसी के द्वारा 
तत्कालीन सामाजिक जीवन का प्रभिव्यंजन हुभा है । 

महा मारतकालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी | उसी 
को तत्कालीन समाज की उन्नति का एकमात्र कारण माना गया है। माता- 
पिता की सेवा तथा भ्रान्रा्यों एवं गुरुननों का आदर पारिवारिक कत्तैंव्य- 
सहिता का प्रमुख झंग था । परिवार में पारस्परिक प्रीति शौर श्रादर का 
व्यवहार प्रत्येक परिवार-जन के लिए आ्रावश्यक था । पारिवारिक जीवन की 
सुव्यवस्था के लिए युवाकाल में विवाह करने का नियम था । 


महाभारतकालीन समाज चातुव॑ण्यं भौर चतुराश्रमों में व्यवस्थित था। 
चारों वर्ण श्रपने-प्रपने कत्तंध्यों के प्रनुसार राष्ट्रीय उत्थान में सचेष्द थे । 
यद्यपि वर्ण-व्यवस्था वहाँ जन्मजात थी; फिर भी क्षत्रिय वर्ण प्रपने उन्नत कर्मों 
द्वारा ब्राह्मणत्व की श्रेणी प्राप्त कर सकता था और इसी प्रकार ब्राह्मण या 
अन्य वर्ण अपने उच्च कत्तंव्यों से च्युत भी हो सकता था। इस दृष्टि से 
महामारतकालीन कर्मप्रधान संस्कृति का विशेष महृत्त्व प्रतीत होता है, क्योंकि 
उसके द्वारा जन्ममूलक व्यवस्था फो परिवर्तित किया जा सकता था । 

4 


20 भारतोय संस्कृति शोर कला 


इसी प्रकार जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
धौर संन्यास-चार प्राश्रम निर्धारित थे। ये प्राश्रम वस्तुतः प्रात्मोन्नति के 
साधन थे । झाश्व्मों में गृहस्थाभम का सर्वाधिक महत्त्व माना गया था। उसी 
पर पारिवारिक तथा सामाजिक प्रम्युदय निर्मर था । 


महाभा रतकालीन सस्कृति का उदात्त स्वरूप उसकी शिक्षा-दीक्षा मे देखने 
को मिलता है। उस समय प्रायः गुरु प्राअ्मया ग्रुरुकुल मे ही शिक्षा प्राप्त 
करने का नियम था। गृह-शिक्षक द्वारा भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रचलन 
था | ब्राह्मणबटुक के लिए पाँच से प्राठ वर्ष, क्षत्रिययटुक के लिए दस से 
ग्यारह वर्ष, श्रौर वेश्यबटुक के लिए ग्यारह से बारह वर्ष शिक्षारम्भ करने 
का विधान था | श्रायु के साथ ही कुल श्ौर योग्यता भी ग्रुरुकुल-प्रवेश का 
प्राधार मानी जातो थी । शिक्षा-दान मे किसी प्रकार का मेंद-भाव नही था । 
सभी वर्णों के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे । त्रिवर्ण के श्रतिरिक्त 
शूद्रवर्ण को भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रधिकार था, क्योकि महाराज युधिष्ठिर 
के राजसूध में मान्य शूद्ों (मान्यान शूद्रान-महा० ३३।४१ श्रादि) को भी 
निमन्शत्रित किया गया था । 

गुरुकुल के भ्रन्तेवासी को श्रनेक विद्या्रो तथा शास्त्रों की शिक्षा दी जाती 
थी । उनमे वेद, न्‍्याय-वेशेषिक (भ्रान्वी क्षिकी ), कृषि-वाणिज्य-व्यवसाय (वार्ता) 
श्रौर दण्डनीति अध्ययन के प्रमुख विषय थे। उनके अतिरिक्त युक्तिशास्त्र (दर्शन), 
शब्दशास्त्र (व्याकरण-निरुक्‍्त ), ग्रान्धवंशास्त्र (नृत्य-संगीत-वाद्य), इतिहास, 
पुराण और कलाएँ भी शिक्षण के विषय थे । बालको की भाँति कन्याग्रो को भी 
विधिवत्‌ शिक्षा-दान का नियम था, क्योंकि महामारतकालीन श्रनेक विदुषी 
नारियाँ उसका प्रमाण हैं (महाभारत २।२॥२५) । 


महामारतकालीन ससस्‍्कृति का उल्लासमय स्वरूप तत्कालीन विभिन्न 
मनोविनोदों, कला-कौशलो क्रौर प्रनेक प्रकार के शिल्पो में देखने को मिलता 
है । तत्कालीन समाज में घुड़दौड़, भाखेट, यूत, नृत्य-सगीत, काव्य, 
कला-गोष्ठियों श्ौर विभिन्न प्रतियोगिताश्रों का पर्याप्त प्रचलन था। सामूहिक 
उत्सवों मे स्त्री-पुरंध समान रूप से भाग लेते थे। इस मनोविनोदप्रिय समाज 
में कलाएं भी चरम उन्नति पर थी। स्थापत्य, चित्र, मूर्ति, नृत्य' भ्रौर संगीत 
सभी के प्रति समाज का समान रुकानथा। चित्रकला, सगीत और नृत्य 
महिलाझो की शिक्षा के प्निवायं भंग थे । कलाझ्नो के साथ ही विभिन्न शिल्प 
पर्याप्त विकास पर थे । ग्रहशिल्प, वस्त्रोत्पादत, काष्ठशिल्प, दल्तशिल्प, 


-पुराणों झौर महाकाव्यों का मृग श्र 


ध्रस्थिशिल्प, चमे शिल्प और सिविका-रथ-नौका-निर्माण तत्कालीन शिल्पोन्नति 
के परिचायक थे। वास्तुशिल्प की दृष्टि से महाभारतकालीन विशाल प्रासाद, 
सभामण्डप भ्ौर यशमण्डप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । शिल्पियों को यभेष्ट 
ब॒त्ति देना श्रौर उनका पोषण करना राजधर्म का श्रंग माना जाता था (सभा० 
प।७१)। उस समय राज्यकर देने वाले धनाढ्थ शिल्पियो का होना पाया 
जाता है । शिल्पशास्त्र को सम्भवतः तब राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त था । 


महाभारतकालीन संस्कृति का सुन्दर परिचय तत्कालीन समाज द्वारा 
धारण किये जाने वाले वस्त्राभूषणो श्रौर प्रसाधनों से मिलता है। स्त्री-पुरुषषों 
की विभिन्न सूती, ऊनी पोशार्के, उनके द्वारा विभिन्न पंगो मे धारण किये जाने 
. वाले ग्राभूषण उनकी सौन्‍्दर्यप्रियता के द्योतक थे। इसके श्रतिरिक्त केश- 
विन्यास और भ्रंगराग के नानाविध उपयोग समाज की अ्रभिरुचि के द्योतक थे । 


प्राजीविका श्रौर श्राथिक विकास की दृष्टि से महामारतकालीन समाज 
पूर्ण तथा श्रात्मनिमंर श्र सर्वंसम्पन्न था। सामान्यतः: तत्कालीन समाज 
कृषिजोबी था । यद्यपि विभिन्न वर्गों तथा जातियो के लोगों के लिए विभिन्न 
शिल्पों, उद्योगों तथा व्यवसायों का प्राविधान था, तथापि जन-सामान्य को 
भ्राजीविका के मुख्य श्राघार कृषि प्रौर पशुपालन थे । कृषि-कार्य भौर 
कृषि-साधनो का पर्याप्त विकास हो चुका था । 


व्यापार-व्यवसाय भौं भ्राजीविका के प्रमुख साधनों में से थे श्ौर देश की 
श्राथिक आय के मुख्य स्रोत थे। उस समय मणि, मुक्ता, मूँगरा, सोना 
ध्रादि रत्तो तथा घातुझ्नो की प्रचुरता थी। मानसरोवर के रत्नों का 
भ्रन्तरराष्ट्रीय महृत्त था। इन धातु्रो द्वारा विदेशी व्यापार के विनिमय में 
उपयोग होता था । 


इस प्रकार महाभारतकालीन समाज सम्पन्न, समुन्नत और प्रगतिशील 
था। पग्राथिक, बोद्धिष, सामाजिक भौर राजनीतिक दृष्टि से उसने प्रपना 
पर्याप्त विकास कर लिया था। उसकी ये सर्वागीण समुन्नतियाँ ही उसके 
सस्कृतिक अ्रम्युत्थान की द्योतक हैं । 


महाकाव्ययुगीम कला 


वेदिक भारत के कलानुराग का दिग्दर्शन रामायण” श्रौर 'महाभारत' में 
हुआ है। ये दोनों ग्रस्थ वस्तुत! वेदिक परम्परा श्रौर तत्कालीन जन-जीवन के 


29 भारतीय संस्कृति शोर कला 


दर्पेण हैं। इससे पूर्व काव्य को कला का ही एक भ्रंग माना जाता था । इन 
दोनों ग्रन्थों के द्वारा काव्य की स्वतन्त्र विधा की स्थापना हुई। इन दोनों 
महाग्रन्थो के मूल कथासूत्रों का निर्माण यद्यपि वेंदिक भौर लौकिफ य्रुग के 
सम्धिकाल में हो चुका था; किन्तु 600-500 ई० पूर्व तक उनमें निरन्तर 
परिवर्तन, परिवर्द्धन प्लौर संशोधन होते रहे । भ्रपने-आ्राप में एक प्रकार से वे 
विश्वकोश हैं, जितमें इतिहास, पुराण, काव्य भौर महाकाव्य श्रादि प्रनेक विषयों 
का एक साथ समावेश हुभा है । 


समस्त भारतीय साहित्य पर, झौर विशेष रूप से संस्कृत-साहित्य पर 
उनके प्रभाव की छाप श्रंकित है। संस्कृत के परवर्ती कवि-मनीषियों ते उनके 
कथासूत्रो से प्रेरणा तथा उपादान ग्रहणकर नयी-नयी कूतियो द्वारा साहित्य ः 
के भमण्डार को मरा । इस रूप में उनको सस्कृत-साहित्य का उपजीव्य कहा 
गया है श्रौर इसीलिए पाश्चात्य विद्वानों ने उनको _'एपिक विदिन एपिक' कहा 
है | प्रपनी महानताभ्रों के कारण प्राज वे विश्व की सर्वोच्च कृतियों मे परिगणित 
होते हैं। यहां उनका विश्लेषण साहित्यिक दृष्टि से नही, श्रपितु उनके द्वारा 
प्रासंगिक रूप में तत्कालीन भारत की कला झ्नौर संस्कृति कौ जो विरासत 
सुरक्षित रही, इस दृष्टि से श्रभिप्रेत है । 


इस दृष्टि से यदि इन दोनो ग्रन्थों का अध्ययन-प्रनुशीलल किया जाय, 
तो ज्ञात होता है कि तत्कालीन (600-500 ई० पूर्ष0 भारत सामाजिक, 
राजनीतिक, झाथिक और साहित्यिक दृष्टि से ही नही, कलानुरागिता की दृष्टि 
से भी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। कला के प्रमुख तीनो श्रगो चित्र, वास्तु 
और स्थापत्य का अनेक उपांगो में पुणे विकास हो चुका था। रामायणकालीन 
समाज कला के प्रति श्रत्यन्त श्नुरक्त प्रतीत होता है। 'रामायण' के बालकाण्ड 
के छठे से में महामुनि वाल्मीकि ने भ्रयोध्यावासियों के वर्णन-्सन्दर्म में उनकी 
कललानुरागिता तथा सौन्‍्दर्यप्रियता का भो श्रच्छा दिग्दशंत किया है। वहाँ के 
निवासियों के सौन्दयं-प्रसाधनों, केशसज्जा, अंगराग चित्र-विचित्र वस्तुप्रों का 
व्यवहार, स्त्रियों के कपोलों पर पत्रावली-रचना, राजप्रासादों, ग्रहों, रथों की 
सज्जा, पशुओं को प्लंकृत करने की श्रवृत्ति, नगरों तथा उच्यानों की सुन्दरता 
के प्रति अ्भिरुचि भौर उत्सवो, त्योहारों का आयोजन झादि का हृदयग्राही 
वर्णव करते हुए महामुनि ने राभायणकालीन समाज की सुरुचि का सुन्दर 
चित्रण किया है । 


पुराणों शोर महाकाय्थों का युग 83 


परम्परामुगत मान्यताझों के अनुसार “रामायण” में कलाझों को 'शिल्प' 
के झन्तर्गत परिंगणित किया गया है और इस सन्दर्म में गीत, नृत्य, वाद्य 
तथा चित्रकर्म आदि ललित कलाझोों का उल्लेख दिया गया है । वहाँ 'शिल्पकार' 
की उदात्त प्रशस्ति ग्रायी गयी है। तत्कालीन समाज के कलानुराग के प्रभाव 
से राम भी प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। इसका सहज अनुमान उस प्रसंग को 
देखकर होता है, जिसमें महामुनि ने राम को संग्रीत, वाद्य तथा चित्रकारी 
झ्रादि मनोरंजक शिल्पों के शञाता (वेहारिकाणां शिल्पानां ज्ञाता) के रूप में 
वर्णित किया है । 


भारत में मूति-निर्माण की परम्परा के समुन्तत मूत्त प्रमाण सिन्धु सभ्यता 
के श्रवशेषों द्वारा प्रकाश में भ्रा चुके हैं। परवर्ती युगों पर उसका प्रभाव व्यापक 
रूप से परिलक्षित होता रहा। रामायणकालीन भारत में शिल्प-विधान का सुन्दर 
उदाहरण सीता की वह सुवर्ण प्रतिभा थी, जिसको राम ने भ्रश्वमेघ यज्ञ के भ्रवस्तर 
पर निपुण शिल्पियों द्वारा निर्मित कराया था (रामायण ७।६६।७) ।सीता की इस 
सजीव प्रतिमा के निर्माता का नाम मथ था । रामायणाकालीन भारत में स्थापत्य 
कला भी प्रपनी परमोच्च स्थिति पर थी । दानवो के स्थपति झौर भारतीय 
शिल्प कला के जनक विश्वकर्मा उसी युग में हुए थे । इसलिए अन्य कलाप्नों 
के श्रतिरिक्त भवत-निर्माण का काये भी उस युग में चरमोत्कर्ष पर था। 
उस युग के भवनों की विधा के परिचायक प्रासाद, विमान, हंम्य भौर सोध 
भ्रादि के विभिन्‍न भेदों का पता भी 'रामायण” से चलता है। उस युग में 
सप्तभोम, अष्टभौम ह्लौर सहस्नस्तम्भ भश्रादि विशिष्ट एवं विशाल राजभवनों 
के विद्यमान होने का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार रथो की साज-सज्जा के 
लिए उपयोग मे लायी जाने वाली सुवर्ण-प्रतिमाओ का निर्माण तत्कालीन 
शिल्पियो के भ्रद्भुत कौशल का द्योतन करती है (१।१५॥३२) । रत्नो की प्राभा 
से दीप्त, हेममणियो से विभूषित, बेदृयंमणि, चाँदी तथा मूंगे से पक्षियों से 
प्रलंकृत, भाँति-भाँति के रत्नसपों से सुसज्जित श्रौर मणिमय, सीघे-चिकने हीरो, 
मोती, मूंगो झोर चाँदी-सोने श्रादि के अ्र॒लंकरणों से परिमण्डित लंकापति रावण 
का पुष्पक विमान वस्तुत: उस युग के शिल्पकारो के भ्रदमुत कौशल एवं गहनतम 
साधना का झपूर्व उदाहरण था (५॥७।११-२२; ५॥६॥२३; ६॥१२।१४; 
६।१२१।२५ भ्रादि) | रावण का यह पुष्यक विमान न केवल प्राचीन भारत की 
वेशानिक प्रगति का यूचक था, प्रपितु जैसा कि उसका वर्णन हुआ है, वह भारतीय 
कला का भी झननन्‍्य नमूना था । 


34 भारतोय संस्कृति झौर कला 


देववाणी सस्कृत को वैदिक परम्पराश्रों से लोक-जीवन में भ्रवतरित करने 
का सर्व प्रथम श्रेय महामुनि वाल्मीकि की छन्दोमयी वाणी को ही दिया गया है । 
जब वे 'रामायण” की रचना कर रहे थे, तभी उप्तको लोकगोचर करने का काये 
उन्होंने लव-कुश को सोपा । ये दोनो भाई स्वरज्ञान से सम्पन्न (स्वर-सम्पनौ) 
थे । उन्हें शास्त्रीय संगीत की विधिवत्‌ शिक्षा महामुनि से ही प्राप्त हुई थी । 
उन्होने वीणायादन के साथ महिमामयी राम-कथा को लोक-प्रचारित किया । 
'रामायण' में संगीत के भ्रतिरिकत नृत्य-नृत्त (२०१२०१०), लास्य (२।६६॥४ ) 
झौर रंग या रंगमंच (६।२४।४२-४३) प्रादि विभिन्न ललित कलाओ के 
प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है । 


'रामायण' में भित्तियो, कक्षों, रथो भौर राजभवनो पर चित्राकित करने 
के सम्बन्ध मे प्रचुर प्रमाण मिलते हैं । रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। “रामायण' के उत्तरकाण्ड मे बताया गया है कि 
उस विमान मे दृष्टि पश्रौर मन को मोहित कर देनेवाले श्रौर आश्चयं मे 
डाल देनेवाले नाना भाँति के दृश्य श्रंकित थे। उसके कक्षों (प्रगल-्रगल ) 
मे उसकी शोभा का उत्कर्ष बढ़ानेवाले भ्रनेक बेलबूटेदार चित्र श्रकित थे 
(५।७।६) । इन प्रमाणो से निश्चित ही भारतीय चित्रकला के समृद्ध 
इतिहास का पता चलता है। 


“रामायण” के सुन्दरकाण्ड भ्रौर लंकाकाण्ड इस दृष्टि से विशेषतः 
भ्रध्ययतीय हैं । लकाधिपति रावण श्रद्मुत वीर श्रौर विद्वान्‌ होने के साथ-साथ 
कला का भी भ्त्यन्त अ्नुरागी था । उसके कलाप्रेम के श्रनेक उदाहरण उक्त 
दोनों काण्डो के विभिन्‍न सन्दर्भों में देखने को मिलते हैं । लकापुरी में सीता 
की खोज करते समय हनुमान को वहाँ एक चित्रशाला पश्रौर चित्रो से सुसज्जित 
झनेक क्रीडागृह देखने को मिले थे | 'रामायण' में उल्लिखित “चित्रशालागृहाणी' 
से प्रतीत होता है कि उस समय चित्रों का इतना श्रौक था कि स्वतनत्र 
चित्रशालाझो की स्थापना होने लगी थी। रावण की चित्रशाला तत्कालीन 
भारत की प्रमुख चित्रशालाझों मे से एक थी। ये चित्रशालाएं व्यक्तिगत, 
सामाजिक प्लौर राजकीय रूपो में भ्रनेक प्रकार से विद्यमान थी। चित्र-सज्जित 
रानी कंकेई के राजप्रसाद के वर्णन (२।१०१३) से सहज ही यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि चित्रकला के प्रति उप्तकी बडी भ्रभिरुचि थी। बाली और 
रावण की मृत्यु के उपरान्त उनके शव ले जाने के लिए जो पालकियाँ बनायी 
गयी थी उनमे की गयी चित्र-सज्जा का भ्रद्मुत वर्णन “रामायर्णा 


बुराणों धोर महाकाव्यों का युग 275 


(४।२५।२२-२५; ७१५।३८; ६।१११।१०६) में देखने को मिलता है। 
चित्रकला के प्रति समाज का इतना अ्रधिक भनुराग था कि हाथियों के 
मस्तिष्कों श्ौर रमणियों के कपोलों पर प्राकर्षक चित्र-रचना की जाती थी 
(३।१५१-४।३०।५५) । अन्य भी अनेक उदाहरण हैं। सीता को भ्रम में 
डालने के लिए रावण ने श्रपने विघज्जिन्न नामक चित्रकार को, जो उसका 
गुद्धसचिव भी था, राम के शिर शौर राम के धनुष की छंदूम धाकृति बनाते 
का झ्रादेश दिया था। चित्रलिखित कृत्रिम शिर और घनुष-बाण सीता के 
सामने यह प्रमाणित तथा विश्वास दिलाने के लिए रखा गया था कि युद्ध 
में राम की मृत्यु हो गयी । यद्यपि सीता इस छुदम से बच गयीं; फिर भी 
राम के निधन की इईस पश्राकस्मिक घटना पर उन्होने बडा विलाप किया। 
यह विघज्जित्र के कौषल का ही परिणाम था । 


'रामायण' की तुलना में महाभारत” मे शिल्प तथा कला विषय पर 
बहुत कम चर्चा हुई है। उसका कारण राष्ट्रव्यापी श्रशान्ति भशौर स्थिरता 
थी । महाभारतकालीन भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, जिसमें कला, 
मनोविनोद झौर उल्लास-उत्सव जैसी वृत्तियों के संवद्धंन को प्रोत्साहन मिलता । 
चित्रकला के सम्बन्ध में तो प्रायः सारा महाभारत” मौन है । उस युग में शिल्प 
तथा कला के क्षेत्र मे जो भी काय॑ हुझा उसका श्रेय ग्रीको को दिया जा 
सकता है | ग्रीक जब पहले-पहल भारत में प्राये तो उन्होंने भवन-निर्माण 
की ओर अपनी सक्रियता दशित की। तब उच्च भवनों के निर्माण के लिए 
लकडी तथा मिट्टी से काम लिया जाता था | दुर्योधन ने पाण्डवों के लिए जिस 
लाक्षागृह को बनाने का श्रादेश दिया था वह मिट्टी तथा लकड़ी का ही था । 
इस उदाहरण से यह प्रनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत काल में 
बड़े लोगों के रहने के लिए लकड़ी-मिट्टी के घर होते थे । 

स्थापत्य की दृष्टि से पाण्डवो का सभा-भवन उल्लेखनीय है। उसका निर्माण 
मयासुर ने किया था । इस सभा-भवन के प्रद्भुत वर्णन से ऐसा प्रतीत होता 
है कि सोति की वह कल्पना मात्र थी | किन्तु उसमें वास्तविकता थी। 
सम्प्रति इसके प्रमाण भी उपलब्ध हो गये हैं । मय, भसुर जाति का महान्‌ 
शिल्पी था। इसीलिए महाभारतकाल के स्थापत्य के सम्बन्ध में सहज ही 
थह धारणा बनती है कि इस प्रकार की प्रनन्य इमारतों को बनाने में अ्रसुर 
भथवा फारसी या पश्चिमवासी यवन ही सक्षम थे । कुछ दिल पूर्व पाटलिपुत्र 
(पटना) की खुदाई से प्राच्ीन भवनों को खोज निकालने का जो प्रयत्न किया 


26 भारतीय संस्कृति शौर कला . 


गया था उसके परिणामस्वरूप वहां से चन्द्रगुप्त की ध्नेक स्तम्भ्रों वाली सभा' 
के प्रवशेयों का पता चला है। विद्वानों का भनुमान है कि दरायस नामक एक 
फारसीवासो बादशाह ने पसिपुलिस में जो स्तम्भगृह बनवाया था उसी नमूने 
झौर लम्बाई-घौड़ाई का सभागृह चन्द्रगुप्त से पाटलिपुत्र में अपने लिए 
बनवाया था । फारस के बादशाह द्वारा निभित उक्त सभागृह झ्राज भी 
झपती भ्च्छी स्थिति में वतंमान है। भाधुनिक विद्वानों का यह भी भ्रभिमत 
है कि दिल्‍ली के दीवाने-प्राम के निर्माण में भी फारत के प्राचीन सभागृह 
का प्रभाव है । 


महाभारत (सभा० अ्रध्या० ३२।४७) में महाराज युधिष्ठिर के भ्रदूभुत 
सभा-भवन का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि---उसमे श्रनेक स्तम्भ थे । उसमे 
स्थान-स्थान पर सुवर्णवक्ष निरभित किये गये थे। उनके चारो शझ्ोर एक बडा 
परकोटा था। सभा-भवन के द्वार पर हीरा, मोती भ्ादि रत्नो से जठित 
तोरण लगाये गये थे | सभागृह की दीवारों पर भॉति-भाँति के चित्र श्रकित 
थे श्लौर उनमें प्रनेक पुतले चित्रित किये गये थे। सभा के भीतर एक ऐसा 
लमत्कार दिखाया गया थाकि उसके बीच मे एक सरोवर बनाकर उसमे 
सुवर्ण के कमल लगाये गये थे । कमललता के पत्ते इन्द्रनीममणि के बनाये 
गये थे । विकसित कमलो की शोभा पदुमरागमणि की भांति थी। सरोवर 
में नाना भाँति के रत्नो की सीढ़ियाँ थी। उस जलाशय में जमीन का भास 
होता था । बगल मे मणिमय शिलापद होने के कारण पुष्पकरिणी के किनारे 
खडे होकर प्रत्येक देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता था कि ग्रागे भी ऐसी 
ही मणिमय भूमि है; किन्तु श्रागे बढते ही दशेक पानी मे गिर जाता था । 


दीवार में जहाँ दरवाजा बना दिखायी देता था, वहाँ पर वस्तुतः 
दरवाजा नही था श्नौर जहाँ वही दिखायी देता था, वही पर दरवाजा बना 
था । ऐसे ही एक स्थान पर दुर्योधन को भ्रम हो गया था श्रौर वह धोखे में 
थ्राने से न बच सका ।' 


“एक जगह स्फटिक भूमि बनाकर उसमे ऐसा कलात्मक चमत्कार दिखाया 
गया था कि वहाँ पानी होने का श्राभास होता था । एक श्रन्य स्थान पर 
स्फटिक के हौज मे पानी भरा हुआ था; किन्तु उप्तमें स्फटिक का प्रतिबिम्ब 
पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ पानो नही है । एक ग्रन्य स्थान 
में दीवार मे ऐसा चित्र खींचा गया था, जिससे ऐसा शभ्राभास होता था कि 


पुराणों धोर -महाक्राव्यों का युग शा7' 


दरवाजा खुला हुआ है। किन्तु उसमें प्रवेश करते ही शिर दीवार से 
टकरा जाता था ।/ 


इस सम्बन्ध में विद्वानों की धारणा हैं कि महाराज युधिष्ठिर के उस 
सभागृह की तिर्माण-सामग्री प्रसुरों के सभागृहू से लायी गयी थी। हिमालय 
के ग्रागे विन्दु सरोवर के निकट वृषपर्वा नामक किसी असुर की सभा गिर 
गयी थी । उसमे शभ्रनेक प्रकार के स्तम्भ, नानाविध रत्न, रगने के लिए 
भाँति-भाँति के रंग झौर भ्रनेक प्रकार के वज्ञानिक विधि से तैयार किये 
गये भित्तियोजक चूर्ण (चूना) थे। इस वृषपर्व-सभा के निर्माण में बची 
हुई सामग्री को मयासुर भ्रपते साथ ले आया था । उसका उपयोग 
युधिष्टिर के सभागृह में किया गया | इस मन्‍्तव्य से यह सत्यता सम्पुष्ट 
होगी है कि युधिष्ठिर के सभागह के निर्माण में फारस के स्थपतियों एवं 
शिल्पियों का योगदान था । महाभारतकालीन कला के जो बिखरे हुए 
प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उसके निर्माता फारसवासी भ्रसुर ही थे । 


“विष्ण॒धर्मोत्तर' पुराण के “चित्रसूत्र” भौर किसी अज्ञातनाम ग्रन्थकार के 
गशिल्परत्न” की भाँति महाभारत” (शान्ति० मोक्ष०, श्रष्याय. १८४।३३-३४) 
में भी रूप-भेदो के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। वहाँ रूप के १६ प्रकार 
बताये गये हैं, जिनके नाम हैं :--हस्व, दीघ॑ं, स्थूल, चतुष्कोण, नानाकोण 
(जैसे त्रिकोण, षट्कोण, श्रष्ट्कोण भ्रादि), गोलाकृति, भ्रण्डाकृति, श्वेत्त, 
कृष्ण, नीलारुण (बेगनी) तथा नाना वर्णों से मिश्रित रूप रक्त, पीतादि 
एक-एक स्वतन्त्र वर्ण-रूप, कठिन, चिकक्रन, श्लथ (सूक्ष्म, कृश, स्तिग्ध, 
स्वल्प), पिच्छल (फिसलाहट पैदा करने वाले ), मृदु (यथा शिरीष पुष्प), 
दारुण (जैसे लोहे का स्वरूप), छोटे, बड़े, मोटे, पतले, कटे, छंटे, गोल, काले, 
सफेद, एकरगे, पचरगे भ्रादि हैं। ये रूप-मेद वस्तुतः कला के ही साधन 
थे, किन्तु उनके उपयोग-प्रयोग के सम्बन्ध में वहाँ कुछ नही कहा गया है । 

'महाभा रत' (३।२९३।१३) में एक स्थान पर सत्यवान्‌ के सम्बन्ध मे चर्चा 
की गयी है कि बचपन मे उसको घोडो का बडा शौक था । भ्रपने इसी शौक 
के कारण, प्रपने माता-पिता के साथ बनवास के दिनों में वह मिट्टी के घोड़े 
बनाया करता था और भोत पर भी घोड़ों के चित्र भ्रंकित करता था। 
इसीलिए उसको चित्राश्व नाम दिया गया। महाभारत” (सभापव, श्रध्याय ३ 
तथा ४७) में धुधिष्ठिर की सभा के सनन्‍्दर्म मे भी कुछ ऐसे उल्लेख हुए हैं, 
जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसकी सज्जा में चित्रकला का भी कुछ योग थ' '। 


28 भारतोय संस्कृति झोर कला 
अहाकाव्ययुवीन संगीत 


महाकाव्यों के युग में संगीतविद्या का पर्याप्त विकास हो चुका था । 
रामायण” और महाभारत” से ज्ञात होता है कि संगीतविद्या समस्त 
लोकरुचि का विषय बन गयी थी । तत्कालीन समाज में संगीत एक लोकप्रिय 
कला के रूप में सम्मानित हो चुका था। इन दोनों ग्रन्थों की राम-रावण 
तथा कौरव-पाण्डवों की पुरातन कथा को मौखिक रूप से सुरक्षित रखने और 
उसको समाज से प्रचारित करने का एकमात्र कार्य तत्कालीत कुशीलवो 
(नट, नतेक, गायको) ने किया था। 


महान ज्ञानी लकेश्वर रावण स्वयमेव सगीत का प्रकाण्ड विद्वान था। 
सस्वर वेदपाठ की पद्धति का प्रचलन सर्व प्रथम उसी ने किया था। उसकी 
पत्नी मन्‍्दोदरी संग्रीतविद्या की विदुषी थी । रावण की राजसभा मे प्रनेक 
गायनाचाये भर नाट्यनिपुण नतेकियाँ थी। उसकी सगीतशाला मेरी, मृदग, 
शंख, मुरज (पखावज) श्र पणंव श्रादि अनेक वाद्ययंत्रो से सुसज्जित थी। 
रावण के नाम से उपलब्ध “रावणीयम्‌! संगीत विषयक ग्रन्थ सम्मवत' मूल 
ग्रन्थ का सस्करण या खूवान्तर है । 


महामुनि वाल्मीकि सगीत विद्या में पारगत थे। “रामायण' की कथा को 
उन्होने स्व प्रथम लव-कुश द्वारा (तंत्री) वीणा वादन के साथ गायन कराया 
था । उन्ही के द्वारा रामायणी कथा सर्व प्रथम लोकगोचर हुई (रामायण, बाल 
१४।५) । 'रामायण' मे अभ्रन्य ललितकलाभो के साथ संगीत विषयक बहुविध 
चर्चाएँ हुई हैं | सुन्दरकाण्ड मे विषची वीणा ओर किष्किन्धाकाण्ड मे किन्नरी 
वीणा का उल्लेख हुप्ना है । 


महाभारतथुगीन समाज की सगीतप्रियता के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं । 
श्रीकृष्ण चतुःषष्टि कलाग्रो के अधिष्ठाता थे। उनके द्वारा ब्रजभूमि मे रची 
गयी रास-लीलाग्रो से भारतीय सगीत-नृत्य की समृद्ध परम्परा का उदय हुआझा । 
'श्रीमद्भागवत' की “रास पच्ाध्यायी और "गोपीगीत” श्रीकृष्ण तथा 
गोपियों के नृत्य-सग्रीत कलाग्ो की निपुणता के परिचायक झौर भारतीय सगीत 
तथा नादूयकला के इतिहास के ग्राधारस्तम्भ हैं। गोपियाँ श्रीकृष्ण की कला-सृष्टि 
हैं । वे दिव्यांगनाएँ भारतीय कला की भ्रधिष्ठातृ बनकर सम्पूजित होती श्रायी 
हैं । इस राष्ट्र की भप्रन्तश्चेतना मे भक्ति की भावधारा बनकर वे परम प्रणय 
झौर प्रानन्दातिरेक की भ्रजस्र प्रेरणा के रूप मे समाहित हैं । 


पुराणों और महाकाध्यों का युग 29 


“भहाभारत' के प्रमुख पात्र शधर्जुन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक वर्ष 

के श्रशातवास के समय विराट राजा के दरबार में रहकर छद॒म नाम से उसने 

राजपुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी थी। वह वीणावादन में सिद्धहस्त 

था । वेणुवादन में श्रीकृष्ण झौर वीणावादन मे अर्जुन को एकमात्र श्रधिकारी 

माता गया है। महाभारतकालीन सगीत में शंख भी प्रमुख वादन के 
रूप में प्रचलित था । 


'महाभारत' (शां० २१२।३३) मे चार उपवेदों में गन्धव वेद का भी 
उल्लेख हुआ है। उसमें लिखा ग्रया है कि महामुनि नारद गन्धवंविद्या 
के प्रथम पारंगत विद्वान हुए । उन्हें इस विद्या का ज्ञान ब्रह्मा से 
भ्राप्त हुआ था । 

७ ७७ 


नौ/बौद्धधर्म और जनधर्म का उदय 


बोद्धधर्म 


भारतीय सम्यता, संस्कृति भौर इतिहास के नव-निर्माण तथा सामाजिक 
भम्युत्थान की दिशा में जिन सुधारवादी धामिक पत्यों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा, बौद्धधर्म का उनमें प्रमुख स्थान है। बौद्धधर्म के जन्मदाता 
बुद्ध मानव इतिहास के पुनर्जागरण के भ्रग्रदुत थे । उनका जन्म कपिलवस्तु 
झौर देवदह नगर के बीच लुम्ब्रिनी नामक एक सुन्दर वन में शाल वृक्ष के 
नीचे 505 वि० पूर्व (563 ई० पूर्व) में हुआ था। शाक्य प्रजातन्त्र के 
क्षत्रिय राजा शुद्धोदन उनके पिता ये श्रौर उनकी माता का नाम मायादेवी 
था। बुद्ध के जन्मस्थान की पृण्यस्मृति में सम्राद प्रशोक ने लुम्बिनी मे 
पाधाण-स्तम्भ का निर्माण कराया था। भविष्य-फल-वक्ता दवश्ञो ने जन्म के 
समय ही यह घोषणा कर दी थी कि ऐसे शुभ लक्षणों वाला यहू बालक 
या तो चक्रवर्ती राजा होगा प्रथवा मानवता के महान्‌ उयकारी सन्‍्त के रूप 
में प्रसिद्ध होगा ।' 


बालक से वे युवक हुए श्रौर महाराज ने कोलिय प्रजातन्त्र की कन्या 
यशोधरा (कापिलायनी ) से उनका विवाह कर दिया। यथासमय उनको 
पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल । किल्‍्तु विषाद झौर वेराग्य की 
घनीभूत बेचेनी ने एक रात को उन्हे गृहत्याग के लिए विवश कर दिया। 
परम शान्ति को खोज के लिए सर्व प्रथम उन्होने वैशाली के श्रालार कालाम 
झौर राजगृह के उद्रक रामपुत्र नामक दो ब्राह्मण तपस्वियों का आश्रय लिया । 
किन्तु वहाँ भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। जीवन को विसरजितकर 
देने की इच्छा से वे बोधगया के एक पीपल वृक्ष (बोधि वक्ष) के नीचे 
प्रतिज्ञाद होकर बंठ गये। निरन्तर ध्यानमग्न रहकर सातवीं रात के 
प्रथम याम मे उन्हें सम्बोधि' प्राप्त हुई। उन्हें ससार की उत्पत्ति, स्थिति 
प्रौर लय का ज्ञान प्राप्त हुआ । उन्होंने जाना कि श्रज्ञान, वेदना, तृष्णा, 
उपादान, जन्म, जरा, मरण, शोक और दुःख का रहस्य क्या है| भव वे पूर्ण 
बुद्ध हो गये थे । इस समय उनकी श्रवस्था 36 वर्ष (537 ई० पूर्व) की थी । 


शौद्धवर्म जौर जैनधर्म का उदय 22] 


बुद्धत्व प्राप्त होने पर बोघगया से वें सारनाथ (ऋषिपत्तन) श्राये शोर 

वहाँ उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुझों के समक्ष ध्पना प्रथम उपदेश दिया। भगवान्‌ 

चुद्ध ते कहा--हे भिक्षु्रों, इन दो श्रन्तों (भतियों) का भिक्षुप्रों (प्रत्नजितो) 

को सेवन नहीं करना चाहिए, एक तो कामवासनाशों में काम-सुख-लिप्त होना 

झौर दूसरा झनथों से युक्त पीड़ा से झात्मा को सन्‍्तप्त करना। भिक्षुप्रो, इन 

दोनों का परित्यागकर मैंने मध्यम मार्ग को खोज निकाला है । इस मध्यम 
मार्ग का नाम है निर्वाण ।' 


“निर्वा्णा के कल्याणकारी परिणामों की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा-- 
+ज्षिक्षुओं, जितने भी दिव्य श्रौर मानुष बन्धन हैं, मैं उन सब से परे हूँ। तुम 
भी दिव्य और मानुस बन्धनों से मुक्त हो सकते हो। है भिक्षुप्रों, बहुजन 
हितार्थं, बहुजन सूखार्थ, लोक पर दया करने हेतु, देवताभों श्नौर मनुष्यों के 
ग्रयोजनों के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो । एक साथ दो मत 
जाओो । प्रादि में कल्याण, मध्य में कल्याण, श्रौर श्रन्त में कल्याण--ऐसे धर्म 
का उपदेश करो ।/ 


उसके बाद बुद्ध उरुवेला, उत्तर कुरु (मेरु पव॑त की उत्तर दिशा) झ्ौर 
अनवतप्त सरोवर (मानसरोवर) तक उपदेश करने के लिए गये । निरन्तर 
44 वर्षों धर्म का प्रचार करते हुए भ्रन्त में 427-26 वि० पुर्व (484-83 ई० 
पूरे ) में यह कहते हुए उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया--भ्राश्चयं भन्‍्ते, 
भ्रद्‌ मुत भग्ते, मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूं, धर्म भौर भिक्षु सघ की भी ।! 


बुद्ध के शिष्यों की सख्या गणनातीत है; किन्तु उनमे तीन का नाम सुख्य 
है-- सारिपुत्र, मौद्गल्यायन और झ्ानन्द । उनके पभनुयायियों मे सामान्य जनता, 
ब्या पारी, धनिक और राजा भ्रादि सभी वर्गों के लोग सम्मलित थे । मगध 
के प्रसिद्ध शासक बिस्बिसार तथा भ्रजातशत्रु, कौसल के शासक प्रसेनजित्‌ 
तथा धनपति अनाथपिण्डिक श्रौर प्रसिद्ध बंद्च जीवक बुद्ध के महान्‌ भ्रनुयायियो 
में सेथे। 
बुद्ध ने यद्यपि भिक्षुमण जीवन बिताया; किन्तु उनके उपदेशो से स्पष्ट 
होता है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन की मान्यता एवं आवश्यकता को स्वीकार 
करते हुए प्रत्येक गृहस्थ को संध की सहायता करते रहने का निर्देश किया है । 
उनके श्रनुयायियों में स्त्री-पुरुष, दोनों का समान योगदान था । पहले तो उन्होने 
स्त्रियों को संघ में सम्मिलित करने की झनुशा नहीं दी; किन्तु माता महाप्रजापती 


228 भारतोय संस्कृति शौर कला 


के कहने पर वे सहमत हो गये। इस प्रकार की महिला प्रनुयायियों में विशाखा, 
सुप्पिया भर अम्बपाली का नाम उल्लेखनीय है । 


बुद्ध ने जो बोधित्व प्राप्त किया था, उसमे उनका अ्डिग प्रात्मबल, श्रथक 
शारीरिक यातना झौर निरन्तर संघर्ष विद्यमान था। यही कारण था कि श्रपने 
प्रनुभवों को वे समाज के समक्ष इतने अ्रधिक प्रभावशाली ढंग पर प्रस्तुत करने 
से सफल हो सके । करुणा, दया और विनमस्रता के प्रतीक बतकर उन्होने एक 
स्थान पर स्वयं हो कहा है--जीवो के प्रति मेरे मन मे करुणा है ।' 


बुद्ध ने जिस उदात्त मानव-कल्याणकारी विचारधारा को जन्म दिया, 
उससे भारतीय सस्कृति के इतिहास में एक सर्वथा नये युग का सूत्रपात हुआ | 
यद्यपि बौद्धधर्म परम्परागत ब्राह्मणधर्म के विरोध मे उदित हुआ, किन्तु था 
वह हिन्दूधर्म का ही एक भ्रग । इस रूप मे उसने वेदिक सस्कृति के महनीय 
भादर्शों को ही उजागर किया । श्रार्य श्रोर प्रा्येतर जातियो के समन्वित प्रयास 
से जिस उदात्त सस्क्ृति का निर्माण हुआ था उसकी दृष्टि मे किसी वर्ग या 
सम्प्रदाय का कोई भेद-भाव नही था। इन्ही वेदिक श्रादर्शों पर समन्वयप्रधान 
बौद्ध-संस्कृति की नीव पडी । बौद्ध-सस्कृति ने जो नये उपादान दिये वे वेदमूलक 
थे । धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों मे सत्य, श्रहिसा, श्रस्त,, सदाचार श्रौर 
सर्वमूतानुकम्पा श्रादि के जो चारित्रिक नीतिधर्म है, बौद्ध-संस्कृति ने 
उनको उसी रूप मे वरण किया। लोकाचार-सम्बन्धी जिन मान्यताग्रों को 
स्मृतियों ने स्थापित किया, धम्मपद में उनको झ्रक्षरशः बसे ही देखा जा 
सकता है । 


उपनिषदों ने जीवन और जगत्‌ के प्रति नैराश्य तथा वराग्य की तर्कसगत 
युक्तियाँ प्रस्तुत की; किन्तु उन्हे सहज भौर व्यवहारोपयोगी बताने का कार्ये 
किया बुद्ध ने । बुद्ध ने स्वयं ही कहा है कि उन्होंने एक पुरातन पन्‍थ का 
भ्रस्वेषण किया, जिसपर कि श्रतीत में भ्रनेक बुद्ध चल चुके हैं भौर “इस 
पनन्‍्थ का श्रनुसरण करके मैं जीवन को समभने लगा हूँ । जीवन के प्रारम्भ 
प्रौर अन्त, दोनो को ।” इस श्रकार बुद्ध ने जीवन की धादि-प्रन्त की पुरातन 
परम्परा को ही नये प्रभावशाली रूप मे प्रस्तुत किया । इसलिए उनके सिद्धान्तो 
से पुरातन ज्ञानियों के विचारों का साम्य है। उपनिषदों से उनकी भ्रत्यन्त 
निकटता है । बौद्ध निर्वाण श्रौर ब्रह्म-निर्वाण मे कोई विशेष भ्रन्तर नही है । 
गीता' में जिसको 'स्थितप्रज्न! श्नौर दशेनों मे 'जीवन्मुक्त' कहा गया है वही 


बोौद्धधर्म भौर जनघर्म का उदय 229 


बौद्धधं का निर्वाए है। “निर्वाण! वस्तुतः जीवन को वह स्थिति है, जहाँ 
राग-द्ेष, मोह, मत्सर, स्व श्र पर का प्रवेश नही हैं । 


धर्म की एकाग्रिकता एवं वर्ग-संकीणंता को उपनिषदों ने स्वीकार नहीं 
किया । बौद्धधर्म ने भी उसी का अनुसरण किया। व्यक्तिगत श्नुभूतियों 
की सत्यता पर जो विचार उपनिषदों के हैं, वे ही बौद्धों के भी हैं। उपनिषद्‌ 
मे जिस ब्रह्मतत्व का निरूपण किया गया है, वही बुद्ध के चार भ्रार्य सत्यो 
का मूल है। दोनों ही इस श्रन्तिम सत्य की खोज के लिए बौद्धिक प्रयास की 
व्यथंता के पक्षपाती हैं। दोनो की दृष्टि में जीवन झौर जगत्‌ परिवर्तनशील 
होने के कारण नाशवान्‌ हैं । दोनों ही यह मानते हैं कि मोक्ष या निर्वाण तक 
पहुँचने के लिए वराग्य, ध्यान श्रौर समाधि उत्तम साधन है । 


बौद्ध-सस्कृति के स्तम्भ हैं बुद्ध के चार ग्रायंसत्य । परम्परा द्वारा 
एवं सुविचारित इन चार आयंसत्यो को बुद्ध ने नेतिकता झ्रौर प्रात्मोननति 
के साधनो के रूप मे वरण किया । 


() दुःख को ग्रायंसत्य कहकर उन्होंने उसको जन्म, जरा, व्याधि 
प्रौर प्रभाव का कारण बताया; (2) दुःख-समुदय को आर्यसत्यः कहकर 
उन्होने उसको तृष्णा उत्पन्न करने का कारण बताया; (3) दुःख-निरोध को 
प्रायेसत्य कहकर उन्होने उसके श्रनेकविध कारणों को खोज निकाला; भौर 
(4) दुःख-मुक्त होने के लिए उन्होंने सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सकलप, सम्यक्‌ 
वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ श्राजीव, सम्यक्‌ व्याथाम, सम्यक्‌ स्मृति भौर 
सम्यक्‌ समाधि--इस अष्टागिक मार्ग का निर्देश किया | वस्तुत: देखा जाय 
तो बेदों की सत्यर्गभित ऋतमयी सस्कृति ही बुद्ध के चतुरविध प्रार्यसत्यो 
का भ्राघार बनी । 


बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवत्तेन किया वह अआराचारप्रधान था। इसी झाचार 
को ब्राह्मण स्मृतियों मे धर्म का मुल बताया गया है (भाषार* परमो ध्में:) । 
उन्होने मानव-जीवन की समस्त वेदनाभ्रों एवं दुःखों का कारण प्राचारहीनता 
बताया और शान्ति-सुख की उपलब्धि के लिए कर्मों के सुधार पर बल दिया । 
उन्होंने ज्ञान भौर भक्ति की श्रपेक्षा कमेंमार्ग की श्रेष्ठता को स्वीकार किया । 
इसकी प्रेरणा उन्हें 'गीता' से मिली । गीता' की 'स्वेंभूवहितेरत: की भावना 
ही बुद्ध की 'प्राणिमात्र की दया” है । बुद्ध की पृण्य-सम्बन्धी मान्यताएँ भी 
गीता! से प्रभावित हैं । उन्होंने दास को श्रेष्ठतर यज्ञ कहा है। उनकी दृष्टि 


"994 भाश्तीय संस्कृति और कला 


-से धर्म तथा संघ की शरणागत हो जाना और संयमित होकर शिक्षापदों 
का पालन करना ही श्रेष्ठ यज्ञ है । 


बुद्ध के झपरिमित करणामय विशाल हृदय में मानवता की सेवा करना 
ही एकमात्र लक्ष्य रहा है । वे बहुजन-हिताय एवं प्राणिमात्र की कल्याण-कामना 
के लिए चेष्टारत रहे । उनके ये पावत झौर महान्‌ आदर्श बौद्ध सस्कृति के 
मूलाधार बनकर विश्व-मानवता की प्रन्तश्चेतना के प्रेरणास्नोत बने । 
मौये, कुषाण और गुप्त शासको ने उनका प्रचार-प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप 
इस बृह॒द्‌ राष्ट्र मे झ्दूट भावनात्मक एकता स्थापित हुई । .साहित्य, 
दर्शन, कला भ्रौर सदाचार से समन्वित भारत का यह सांस्कृतिक श्रभियान 
एशिया के विभिन्न देशों में प्रसारित हुआ भौर वहाँ के जन-जीवन को भी 
उसने अतिशय रूप से प्रभावित किया । इन देशो मे खोतान, तुकिस्तान, 
चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मलयप्रायद्वीप, स्थाम (थाईलेण्ड), 
कम्बुज (कम्बोडिया), चम्पा (वियतनाम) झौर इडोनेशिया श्रादि द्वीपान्तरो 
का नाम उल्लेखनीय है । 


इस प्रकार बौद्ध-सस्कृति, बुद्ध के सकल्‍पो, आशाश्रों श्र आआकाक्षाओ्रो 
के भ्नुरूप समस्त मानवता की शान्ति तथा प्रात्मोन्‍्नति की स्थापना करने 
में सफल सिद्ध हुई, और इस रूप में उसने अतीत के लगभग ढाई हजार वर्षों 
से मानव-मानव के प्रन्तद॑न्द्ों, धिरोधों एवं सघर्षों की खाई को पाटने और 
उनमे समन्वय, सौहर्द तथा विश्वजनीन आतृभाव की स्थापना करने में 
सफलता प्राप्त की । 


बौद्धधर्म के पन्‍्थ 


बौद्धधर्म के क्षेत्र मे जो विभिन्‍न मतन-मतान्तर एवं बाद-विवाद प्रचलित 
हुए वे तथागत की संभावना एवं दृष्टि से सर्वथा अकल्पित थे। यद्यपि वे 
खुले रूप में बुद्ध-निर्वाण के बाद हो प्रकाश में श्लाये, तथापि उनकी भूमिका 
का निर्माण बुद्ध के जीवनकाल में ही हो चुका था। बुद्ध का चचेरा भाई 
देवदत्त बुद्ध के सिद्धान्तो का प्रवल प्रतिद्वन्द्री था। उसके अतिरिक्त उपनन्द, 
चलन, मेत्तिय मुम्मजक झौर षड़्वर्गीय भिक्षु बुद्ध के जीवनकाल में ही विनय के 
नियमों की कद आलोचना करने लग गये थे । सुभद्र जैसे उदग्ड मति के बौद्ध को 
जीवन की स्वच्छुन्दता में नियमों की हथकड़ी पसन्द नहीं थी । इसलिए बुद्ध 
की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होने चैन की साँस ली । 


बोड़पर्म शोर जेमधर्म का उदय 825 


बुद्ध-विरोधी इस गुट ने, बुद्ध परिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद ही, उनके 
विचारों के विरुद्ध प्रावाज लगायी । वेशाली के बज्जियों ने इस दिशा में 
विशेष उत्सुकता प्रकट की । महाकश्यप के राजगुह में 500 विद्वानों का जो 
अधिवेशन भ्रायोजित किया गया था उसमें सम्मिलित होने वाले पुराणपन्थी 
या गवांपति बौद्धों ने संग्रीति में निर्णीत नियमों को स्वीकार करने से 
इसलिए इन्कार कर दिया कि उनमे बुद्ध के नाम से जो साहित्य संकलित 
किया गया है वह वास्तविक एवं प्रमाणित नहीं है। इस संघ (संगीति) के 
प्रधान महादेव नामक विद्वान द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों को श्रविकल रूप से 
स्वीकार करने में मतमेद हो गया । इसलिए वंशाली में दूसरी संगीति को 
प्रायोजित करने की माँग की गयी । कुछ भिक्षुझ्रो ने स्वीकृत, प्रति कठोर, 
नियमों के विरुद्ध भी प्रावाज उठायी। इस प्रकार बौद्ध भिक्षुत्रों की दो 
शाखाएँ हो गयी, एक तो कट्टर पुशाणपन्थी और दूसरी उदार मतावलस्बी। 
पुराणपन्थी भिक्षुओ्रो के गुट को थेरवादिन्‌ (स्थविरवादी) और उदार मतावलम्बी 
भिक्षप्नों के समूह को (महासांधिक) कहा गया । 

वशाली में श्रायोजित उक्त सगीति में जो निर्णय किये गये वे पुराणपन्थी 
भिक्षुओं के अनुरूप थे। भरत: महासाधिको ने दस-हजार भिक्षुझो की तीसरी 
संगीति का श्रायोजन करके उसमें भपने नये सिद्धान्तो को स्वीकार किये जाने 
की घोषणा की। 


झ्रागे चलकर इन दोनों दलों का विरोध बढ़ता ही गया। फलत॥ 
बुद्ध-निर्वाण की दूसरी-तीसरी शताब्दी बाद ही थेरवाद की ग्यारह और 
महासांधिको की सात उपशाखाएँ प्रकाश मे श्रायीं । 


सैद्धान्तिक दृष्टि से बौद्ध दर्शन मे बड़ा अन्तर है। इस श्रन्तर के 
परिचायक हैं हीनयान और महायान । 


बोद्धधर्म का वंदिकघस पर प्रभाव 


यद्यपि वेदिकधर्म पर ब्राह्मणधर्मं की सकीर्णताभ्रो के विरोध मे बोद्ध धर्म 

का जन्म हुआ था, फिर भी मूलत। वह वैदिकधर्म या हिन्दूघर्म का ही 

अंश था। बोद्धधर्म में जो सत्य, भ्रहिसा, भ्रस्तेय, सब प्राणियों पर दया करना 

ग्रादि नीतिधर्म हैं, वे वंदिक धर्मग्रन्थों से ही लिये गये हैं । बौद्धों के 'धम्मपद! 

में हमें 'मनुस्मृति' के ही भ्राचारों का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके 

धतिरिक्त बौद्धधर्म के महायान सम्प्रदाय को श्रपने देश भौर एशिया के अ्रनेक 
]5 


226 भारतीय घंस्कृति श्ौर कला 


देशों में इतने विस्तार से अपनाये जाने का एकमात्र कारण यह था कि उसमें 
वादुदेव भक्ति का प्रनुकरण किया जाने लगा था। 

एक समय ऐसा प्राया, जब बेदिकधमं, ब्राह्मणधर्म के रूप में एक 
सम्प्रदाय या गुट का धर्म बन गया था। ऐसी ही स्थिति में उसके विरोधी 
जैन-बौद्ध धर्मों का उदय हुआ । इन दोनों धर्मों के कारण वेदिकधर्म की 
झनेक बुराइयाँ दूर हुईं । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वेदिकधर्म पर 
बौद्धधर्म का प्रभाव पडता । 

उपनिषदों के वैराग्य और निराशा की भावना को जेनधर्म ने भ्रपनाया । 
किन्तु उसको व्यवहार मे उतारने तथा लोक में फैलाने का कार्य किया बौद्धधर्मे 
ने। जीवन में श्रनेक प्रकार के कष्टों तथा दुःखों से छटकारा पाते के लिए 
बुद्ध ने बड़े सरल ढंग से समाज में वेराग्य को एकमात्र उपाय बताया। 
उन्होने बताया कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख जीवित रहने में 
नही है। वह तो तब प्राप्त होता है, जब मरने के बाद फिर जन्म लेने की 
स्थिति न आने पावे । जगत्‌ के रूप में जो भ्रन्धकार हमे दिखायी दे रहा है 
उसको दूर करने के बाद ही सच्चा सुख मिलता है | 

बुद्ध के इस नये विचार को बेदिकध्मं मे ज्यो-का-त्यो भ्रपताया गया । 

इसके प्रभाव से वेदिकधर्म के मानने बाले सभाज में श्राच।र-विचार, 
खान-पान श्रौर सबसे अधिक छुम्मा-छुत तथा जात-पाँत की कुप्रथाओं मे कुछ 
ढिलाई भ्रायी । भ्रहिसा, जीवदया और दु:ःलियो के लिए करुणा--ये बाते समाज 
में बड़े जोरों से फैली । समाज में धर्म के नाम पर जो छोटे-छोटे वर्ग बन 
गये थे वे भी श्रावको के समानता के उपदेशो से टूट गये । 


बौद्धकला और उसके मानव मंगलकारी सन्देशों का प्रसार 


बौद्धकला 

भारत में ईसा से लगभग छह सौ वर्ष पूं की धार्मिक स्थिति 
स्वंथा अ्रस्थिर बनी हुई थी। राजनीतिक एवं शासनिक दृष्टि से यह 
शिशुनाग-वश का समय था। साहित्यिक दृष्टि से यह सूत्र-प्रन्थो एवं दर्शन 
की विभिन्न शाखाओं को भूमिका का निर्माण तथा घामिक दृष्टि से 
जन-बोौद्धों के उदय का समय था। इस युग में ब्राह्मण-परम्परा के पोषक 
सूत्र-प्रन्थो ने वर्णाश्षम-व्यवस्था को इतना कठोर और जन सामान्य की दृष्टि 
से इतना विषम बना दिया था कि श्रन्ततः वह स्वयं पश्रपनी क्षति का कारण 


शोठपर्म ओर जंतधर्म का उदय | 


बन गया । ब्राह्मणधर्मं के कठोर कर्मकाण्ड एवं पुरोहितप्रधान विधघानों के 
विरोध में जैनधर्म तथा बौद्धघर्म उदित हुए। इन धर्मों का प्रतिनिधित्व महावीर 
तथा बुद्ध ने किया । 

तथागत बुद्ध ने बौद्धधर्म का प्रवर्तन किया। किन्तु बुद्ध की दृष्टि में 
उनके द्वारा निदिष्ट मध्य मार्ग को अग्रसर करने बालो कला नाम की कोई 
ऐसी प्रेरणादायिनी शक्तित नही थी, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने विचार किया 
है। बौद्धघमं के साथ कला को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में संयोजित 
करने का कार्य बुद्धानुयायियों ने किया । 


बुद्ध के जीवन काल में ही उनके प्रनुयायियों द्वारा प्रनेक प्रश्न उनके समक्ष 
प्रस्तुत किये जा चुके थे । उनमें श्रघिकतर प्रश्न तो धर्म से सम्बन्धित थे, कुछ 
दार्शनिक विचारो से सम्बद्ध थे श्रौर कुछ का सम्बन्ध उनके भावी प्रतीक 
चिह्नो से था। उन प्रशनो मे बुद्ध ने धर्म की लोकोपकारिता पर ही प्रपने 
विचार प्रकट किये और शेष प्रश्नो को उपेक्षित कर दिया । उन्होने स्वयं को 
न तो महामानव के रूप मे और न देवता के रूप में स्वीकार किया। श्रपने 
प्रतीक चिक्लो के लिए उन्होते केवल बोधिवुक्ष भौर शरीर धातु को ही 
मान्यता दी । 'ब्रह्मजालसुत्त' से ज्ञात होता है कि बुद्ध भगवान्‌ ने अपने जीवन 
काल मे ही निर्देश दिया था कि मनुष्य रूप मे उनकी पूजा न की जाय | इसलिए 
बुद्ध के पार्थिव प्रतीक बोधिवुक्ष, छत्र, चक्र भ्रादि ही बोद्धकला की भ्रारम्भिक 
थाती है। किन्तु उत्तरोत्तर ज्यो-ज्यो बौद्धधर्म की लोकप्रियता बढ़ती गयी, 
उन्हे परम भक्तिभाव से देवत्व के रूप मे पूजित एव प्रतिष्ठित किया जाने 
लगा । फिर धीरे-धीरे उनके जन्मान्तरो की कल्पनाएँ की गयीं श्रौर-श्रनेक 
प्रकार से उनकी प्रतीकात्मकता को मुतित तथा चित्रित किया जाने लगा। 
तदनन्तर जातक कथाग्री में उनके विभिन्न कार्य-कलाओ तथा रूपो का 
व्याख्यान हुआ और जन-भावना मे उनका जो रूप भ्रधिक रुचा उसी को 
मृतियों तथा चित्रों में रूपायित किया गया। बुद्ध-जीवन के विविध पक्षों को 
उद्घाटित करने वाली जातकों की ये मनोरंजक कथाएँ एक श्रोर तो 
धर्म-प्रचारक भिक्षुओ्रो द्वारा मौखिक प्रवचत के रूप मे भारत तथा द्वीप-द्वीपान्तरों 
में प्रचारित-प्रसारित हुई श्रौर दूसरी शोर मूतिकारों तथा चित्रकारों ने उन्हे 
श्रपनी छेनी तथा तूलिका से मूतरित तथा चित्रितकर कला की गंगा को बहाया । 


बौद्धकला की भव्य एवं उन्नत विरासत स्तूपो, चेत्यो और बिहार गुफाशों . 
के रूप मे भारत के प्रोर-छोर तक व्याप्त हुई। बौद्धकला के संगम इन बोस 


228 भारतोय संस्कृति गौर कला 


मन्दिरों के निर्माण में सम्राट झशोक का विशेष योगदान रहा। परवर्ती 
शासकों ने भी बौद्धधर्म से प्रेरणा प्राध्त की और इस प्रकार के कला-तीथ्थों के 
नव निर्माण तथा पुनरुद्धार में श्रपनी रुचि प्रदर्शित की । 


बौद्धकला के संगस 


भारत के विभिन्न प्रंचलों में तथागत बुद्ध की पवित्र स्मृति में स्थापित स्तूप, 
चैत्य, बिहार तथा मठ झादि बौद्धकला के संगम हैं । वे भारतीय स्थापत्य के 
भी प्रारम्भिक, उन्नत एवं स्थायी झ्राधार है। भारतीय वास्तुकला का विकास 
प्रमुखतः दो रूपो में हुआ । एक का सम्बन्ध तो लौकिक जीवन तथा दूसरे का 
घामभिक जीवन से रहा है। लौकिक वास्तुकला के परिचायक अंग हैं नगर, 
ग्राम, भवन श्रादि श्रौर धा्िक वास्तुकला के द्योतक हैं स्तृप, चेत्य, सघाराम, 
उपाश्रय, बिहार श्रौर मठ-मन्दिर। वास्तुशास्त्र के लक्षण-प्रन्थों मे भोज का 
'समरांगणसूत्राधार' श्लरौर सोमेश्वर का 'मानसोहलास” दो ऐसे प्रौढ एवं 
सर्वांगीण विशाल ग्रन्थ हैं, जिन मे वास्तुविद्या के उक्त दोनो पक्षों का विस्तार 
से विवेचन किया गया है । 


स्त्प 

घमंपरक वास्तुकला के प्रमुख श्रंग स्‍्तृप बौद्धस्‍ला के भी श्राघार हैं। 
विद्यानों ने 'स्तृप' का दो प्रकार से निवंचत किया है-- स्तृप एकत्र करने, जोडने 
या टीला खडे करने का द्योतक है। सस्तुप' का भ्रर्थ प्रशसा करना है। बौद्ध 
युग मे जिन स्मारकों का स्तृप नाम दिया गया उनके निर्माण की परम्परा 
बहुत प्राचीन है। प्रादिम मानव-सभ्यता के श्रष्येता विद्वानों को ऐसे प्रमाण 
मिले हैं जिनसे विदित होता है कि श्रादिम मानव-समाज में मृत व्यक्तियों के 
भ्रवशेषो को समाधिस्थ रखने के लिए पत्थरों का एक छोटा टीला खड़ा कर 
दिया जाता था। विश्व के कई देणों के आदिम जीवन में यह प्रथा व्याप्त थी । 

बुद्ध-पू्व भारत में मृत व्यक्तियों की स्मृति में इस प्रकार के स्मारकों का 
व्यापक रूप से प्रचलन था। बुद्ध ने स्‍्वय ही कहा है कि सोभित नामक किसी 
राजा ने क्रकुच्छन्द बुद्ध के केशों की स्मृति मे एक स्तृप खड़ा करवाया था 
(अवदानशतक, पृ० 37)। इसी प्रकार बन्धुमति नामक एक प्रन्य राजा ने 
विपश्यी नामक बुद्ध के अवशेषों की सुरक्षा के लिए स्तूप का निर्माण कराया था 
(अवदानशतक , पृ० 974 “भवदानशतक' (], पृ० 38) के एक अन्य 
सन्दर्भ मे दक्षिण के काप्पिन नामक एक शासक ने श्पने पुवंजन्म मे प्रत्येक 
बुद्ध के भ्रवशेषों को स्मृति में स्तृप बनवाया था । 


धोड्धघर् प्रौर जैनपम का उदय 999 


बुद्ध के बाद बुद्धानुयायी जनता को बुद्ध द्वारा निदिष्द सानव-कल्याण की 
चिन्ता, सावेधौम करुणा शोर प्राणिमात्र के प्रति सदभावना ने द्रवित एवं प्रात्म 
समर्पित कर दिया था । ठीक यही स्थिति महावीर स्वामी के बाद जैन घ॒र्मानुयायी 
समाज में भी देखने को मिलती है । जन सामान्य ने बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों भौर 
महावीर स्वामी तथा उनके पूर्ववर्ती तीथँंकरों को श्रपने प्राराष्य-सम्पूज्य के रूप 
में स्त्रीकार किया और उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म-पत्थों को परम श्रद्धाभाव से 
बरण किया । 


बुद्ध श्रौर उनके द्वारा प्रवरतित धर्म के प्रति गहन भक्ति भाव एवं झ्राराधना- 
उपासना का व्यापक प्रचार-प्रसार महायानी बोद्धों द्वारा विशेष रूप से हुआ । 
भक्तिप्रवण._ भारतीय जनता के भ्रन्तःकरण पर बुद्ध इस रूप में भ्ंकित हो गये 
कि जहाँ उन्होंने जन्म धारण किया उसे पवित्र तीर्थ के रूप में पूजा जाने लगा 
झौर जहाँ-जहाँ उन्होने प्रवचन किया वहाँ की पवित्र मिट्टी को प्रसाद के 
रूप में लोगों ने मस्तक पर लगाया। इस श्रमाध श्रद्धा-भक्ति के फलस्वरूप 
जनता ने उन स्थानों पर बुद्ध की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए मिट्टी 
तथा पत्थरों के टीले खड़े कर दिये । इन्हीं स्मारकों को स्तूप एवं चेत्य कहा 
गया । ये स्तूप तथा चेत्य जन कोलाहल से दूर एकान्त जगलो या पहाडियो के 
शिखरो पर विद्यमान थे। 


बुद्ध की कल्पना के विपरीत उनके लक्ष्यों, उद्देश्यों और सिद्धान्तों के 
प्रतिकूल बुद्ध को देवत्व के स्थान पर प्रतिष्ठितकर उनकी उपासना-पूजा करने 
बाली जनता एवं उनकी स्मृति में चेत्यो, स्तूपो, उपाश्नयों को स्थापित करने 
वाला श्रद्धालु समाज वस्तुतः जैसे बुद्ध से पहले था, वैसे ही बुद्ध के समय 
झौर उनके बाद भी बना रहा । यह समाज मूलतः धर्मप्राण श्रौर भ्रध्यात्म 
विश्वासी था | उसकी दृष्टि में विष्णु भ्रौर बुद्ध में कोई श्रन्तर नही था। इस 
श्रद्धालु जनता ने बुद्ध को दशावतारों में प्रतिष्ठितकर उनको शअ्रपना उपास्य 
बनाया । उस भक्तिप्रवण सरल हृदय जनता ने बौद्ध स्तूपों को बुद्ध-मन्दिरों 
के रूप में ग्रहूणकर उन्हें प्रपनी श्रद्धा, पूजा एवं प्राराधना का पवित्र स्थल 
स्वीकार किया । 


इस प्रकार बुद्ध-स्मारकों के रूप मे अभ्रशोक जैसे घ॒र्मात्मा शासक ने जिन 
स्तूपो का निर्माण कराया, भारतीय जनता ने [उनको देवस्थान के रूप मे वरण 
किया और श्रद्धाविमोर होकर उनकी पुजाब्प्रतिष्ठा की । 


230 भारतोय संस्कृति श्लोर कलर 


बौद्ध युग में परम श्रद्देय बुद्ध श्लौर बोधिसत्त्वों के भ्रवशेषों की सुरक्षा 
एवं चिरस्मृति के लिए व्यापक रूप से स्तूपों का निर्माण हुझा । बोद़ों के 
झनुकरण पर जैन धर्मानुयायियों ने भी अपने तीथँंकरों को स्मृति मे 
हतूपों का निर्माण किया। प्रसिद्ध लेखक श्री शिवराममूर्ति ने (अभ्रमरावती 
हु० 8-9) मथुरा में निर्मित जेन स्तूपों के भ्रस्तित्व पर विस्तार से 
प्रकाश डाला है । 


बुद्ध और उनके भ्रनुयायी भ्रहत सन्‍्तों की स्मृति में बनाये गये चैत्यों एवं 
स्तूपों की निर्माण-शेलियाँ विभिन्न हैं । इन स्मारकों को तीन वर्गों में विभाजित 
किया गया है--शारीरिक, उद्देशिक और पारिभौतिक | देहिक श्रवशेषो को 
सुरक्षित रखने के लिए जिन स्मारकों को बनाया गया उन्हें 'शारीरिक', मृत 
व्यक्ति की स्मृति को सुरक्षित रखने या पूजा-प्राथना के लिए बने भवनों को 
'उद्देशिक' और बुद्ध का निजी वस्तुओं, जसे मिक्षापात्र तथा संघाटी श्रादि 
के संरक्षण के लिए बने स्मारकों को 'पारिभौतिक' नाम दिया गया । 


भारत के प्राचीनतम स्तृप भरहुत, साँची, बोधगया नागार्जुनीकोण्डा, 
तथा भ्रमरावती नामक स्थानों पर स्थापित थे। स्तृपो की बाढ़ या वेष्टनी में लगी 
पट्टिकाशो से ज्ञात होता है कि स्तुपों की परम्परा इन स्थलो पर बने स्तूपो 
से भी पहले की है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रारम्म मे अश्रलंकरणविहीन 
सादे स्‍्तूपों का निर्माण होता था । उनमे “भण्ड', 'हमिका' तथा 
'छुत्रावली' नही थी । भरहुत भौर साँची के स्तूपो के श्रवशेषो से इस मन्तव्य 
की पुष्टि होती है। इनके बाद बने नागार्जुनीकोण्डा स्थिति लधु स्तूपों भौर 
कान्‍्हेरी के शैल चंत्य में भ्रण्ड, छुत्रावली झौर हमिका का भारम्मिक रूप 
देखा जा सकता है। भरहुत श्र भ्रमरावती के स्तूपों मे श्रलकरण-सज्जा के 
लिए दो तोरणो की योजना सर्वे प्रथम प्रकाश में श्रायी । उनके चारो शोर लगी 
वेष्टनी की पट्टिकाओो पर विभिन्न प्रकार के पुष्प-पत्तियाँ, श्रामृषण, पशु-पक्षी 
तथा शभ्रन्य प्रलकरण तत्कालीन समाज की कलात्मक रुचि के द्योतक हैं । 
झलंकरण, सज्जा और कलात्मक अभिलेश्नन के लिए साँची के तोरण पर 
जातक दृश्य, नाग, यक्ष-यक्षी, किन्नर श्र गन्धर्वों की छवियाँ उरेही गयी हैं । 
परवर्ती स्तूपों मे इन श्रलंकरण-विधियो का निरन्तर विकास होता गया, और 
इस प्रकार बोद्ध स्तूप न केबल घामिक निष्ठा के परिचायक मात्र रह गये, 
प्रपितु उन्हें स्थापत्य कला के इतिहास की भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना 
जाने लगा । 


जौद्धभम झौर जनघर का उदय 28] 


ओऔत्य गृह (ब्रृद्ायतन) झोर बिहार गुफाएँ 

चैत्यो की निर्माण-परम्परा, सम्मवतः स्तृपों से भी पुरानी है। ऐसा 
भ्रतीत होता है चैस्थों की परम्परा एवं प्रेरणा से ही स्तूपों का निर्माण हुआझा है। 
चिता से चैत्य” श्रभिघान हुआ । चिता के भ्रवशिष्ट भ्रंश (भप्रस्थि-प्रवशेष ) 
को भूमिगर्म में रखकर वहाँ जो स्मारक तैयार किया जाता था उसे “चत्य' 
कहा गया । चेश्य वस्तुतः उन स्मारकों को कहा गया, जिनमें किसी महापुरुष 
की प्रस्थियाँ, राख, दाँत या केश गाडकर रख दिया जाता था। कभी-कभी 
ऐसा भी होता था कि अ्रवशेषो के बिना रखे ही चैत्यगह निभितकर दिया 
जाता था । यह तो एक प्रकार से स्मृति या यादगार का प्रतीत होता था शौर 
जिसको जो नाम दिया जाता था वही उसका स्मारक मान लिया जाता था| 


ये चेत्यगृह बहुधा बीहड जंगलों तथा पहाडियों पर निर्मित हुए मिलते 
हैं। ये स्थान संसार के कोलाहल से दूर थे । गहन मनन, तपस्या तथा चिन्तन 
के लिए इनसे उपयुक्त कोई भ्रन्य स्थल नही हो सकता था । 


बौद्ध युग में स्तूपो के निर्माण के साथ ही चेत्यगृहों के निर्माण में भी 
वृद्धि हुई । बौद्ध युग मे उनके निर्माण की भ्रधिकता के कारण ही “रामायण 
मे उन्हे 'बुद्धायतन' कहा गया । इस युग में चैत्यग्रहों के साथ ही बिहारों का 
भी प्रधिकता से निर्माण हुझ्ना । किन्तु चंत्यगृहों श्रौर बिहारों की निर्माण- 
पद्धति में कुछ प्रन्तर है। चेत्य एक प्रकार का दस्न ग्रायताकार मवन होता 
है । पीछे की ओर वह वर्तुलाकार होता है। उसके श्रन्त.प्रकोष्ठ में दोनों 
झोर पंक्तिबद्ध स्तम्म होते हैं। स्तम्मोी के बाहर की श्रोर प्रदक्षिणापथ 
बना होता है । 

इसके विपरीत बिहार गुफाभ्रों में मुख्यतया केवल दो ही प्रकोष्ठ होते थे । 
बाहरी प्रकोष्ठ श्रायताकार और भ्रन्त:प्रकोष्ठ कुछ वर्तुलाकार होता था। दोनों 
के मध्य एक दीवार खड़ी की जाती थी । बाहरी प्रकोष्ठ की छत 
गज-पृष्ठाकार श्रौर अ्रन्तःप्रकोष्ठ की भ्रण्डाकार थी । 


बुद्ध के बाद उनके शिष्यो ने तथागत के कल्याणकारी सन्देशों को जनता 
में प्रचारित-प्रसारित करने का श्रभियान प्रारम्म किया। इन भिक्षओों के 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भ्रविरत रूप से निरन्तर भ्रमण करके जनता में 
बुद्ध के मानव कल्याणकारी आदर्शों एवं शिक्षाप्रो का प्रचार-प्रसार करना | 
किन्तु वर्षा ऋतु में, भ्रमण पर ग़मनागमन की भसुविधा के कारण लगभग 


232 भारतीय संस्कृति श्रोर कला 


तीन महीने तक उन्हें एक ही स्थान पर रहकर प्रवचन करना होता था। इस 
कारण घधमंस्तंघ के घनवान्‌ गृहस्थ उपासकों एवं शासकों ने मिक्षुप्रों के प्रवचन 
एवं निवास के लिए बस्तियों से दूर या बाहर एकान्त स्थलों में उपाक्चयों या 
सधारामो का निर्माण किया | इन्ही उपाश्रयो, संघारामों प्रथवा बुद्धायतनो का 
रूप बाद में मठों श्ौर बिहार गुफाशो ते ले लिया। इस प्रकार के मठ तथा 
बिहार भारत के भोर-छोर तक निर्मित हुए भ्रौर श्रारम्भ में वे पूजा-प्राराधना 
के पवित्र स्थल बने रहे प्रौर बाद में बौद्धस्‍ला के भी भव्य केन्द्र 
कल्पित हुए । 

धर्म की पवित्रता और कला की भव्यता से परिमण्डित इस प्रकार के 
चैत्यगृहों तथा बिहार गुफाशो मे भज, उदयगिरि, कोण्डानी, वेडसा, पीतलखो रा, 
जोगीमारा, झजन्ता, नासिक, जुझ्चर, कालें, कान्हेरी, बाघ, बादामी, 
सितनवासल, एलोरा और एलीफैण्टा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

कला-कैसद्रो के रूप मे श्रौर घामिक प्रभिष्राय से भारत के विभिन्न स्थानों 
में समय-समय पर इस प्रकार की गुफाश्ों का निरन्तर निर्माण होता रहा। 
सम्राद्‌ अशोक से लेकर शुंग-सातवाहनों, गुप्तो, वाकाटकों, पलल्‍लवो, चोलो, 
चालुक्यो भौर परवर्ती राज्यों तथा साम्राज्यों के संरक्षण में निरन्तर गुफाशो का 
निर्माण होता गया । श्रनेक ग्रुफाएँ ऐसी भी हैं, जिनका तिर्माण तथा पुनरुद्धार 
समय-समय पर विभिन्न संरक्षको द्वारा होता गया । इस प्रकार एक ही गुफा के 
निर्माण मे अनेक शासको के योगदान होने के कारण ये गुफाएंँ ऐतिहासिक 
सिद्ध हुई हैं। यह भी स्मरणीय है कि उनके निर्माण में ब्राह्मण, जेन और बौद्ध 
तीनो घर्मावलम्बियो का समान योगदान रहा है । इस रूप मे इन गुफाओरों मे 
भारत के सांस्कृतिक समन्वय का इतिहास भी निद्ठित है । 


इन गुफाग्रो के मूति-निर्माण मे उनके निर्माता कलाकारो-शिल्पियो ने पाथिव 
तथा अ्रपाथिव दोनो प्रकार की धारणाश्रो का श्रकन किया है । उनमे महापुरुषो 
और देवी-देवताश्रो श्रादि की अनेक झाक्ृतियाँ है। उनमे एक सागोपांग जीवन 
दश्शत और युग-युगो की झ्राकाक्षात्रो तथा धारणाश्रो की सजोवता दर्शित है । 
उनमें प्रतीत का वदिक, भ्रौपनिषदिक, पौराणिक, बोद्ध झौर जंन प्रादि 
भ्रनेक बुगो तथा धर्मों के श्राद्शों का महनीय संगम हुआ है। वे भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास के भ्रविरत प्रवाह की कड़ियाँ और मानवीय आदर्शों की 
अ्रक्षय निधियां हैं। वे एक शोर तो दक्षिण भारत की द्रविड़ परम्पराश्रों की 
अभिव्यक्तियो श्रौर दूसरी झ्ोर उत्तर भारत के जीवनादश्शों की सूचक हैं । 


बोदधघर्म धौर जेनधर्म का उदय 283 


बौद्धकला की विरासत चंत्यों, स्तूपों, उपाश्नयों भौर कन्दराष्तों के 
झतिरिक्त मन्दिरों, प्रस्तर मृतियों, कॉस्यमयी एवं मृण्मयी मूर्तियों के निर्माण 
में विकसित हुई । सारनाथ का सिहेशीष॑ और रामपुरवा का पाषाण वृषभ 
मौयंयुगीन भारतीय मूतिकला का श्रेष्ठ एवं अनुपम उदाहरण है। परखम का 
यक्ष इस युग की स्थानीय परम्परा के प्राधार पर है । भारत के उत्तर-पश्चिम 
में बीद्धकला के साथ यूनान श्लोर रोम की कला का सम्समिश्रण होकर एक 
सर्वथा नयी “ग्रान्धार शैली” का उदय हुप्रा, जिसका प्रमुख संरक्षक एवं 
प्रेरक कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क था । इस गास्धार शली के रूप मे समन्वित 
बौद्धकला का भारत के मू्ति-निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी 
परम्परा प्रथम शतती ई० से सातवी शत्ती ई० तक बनी रही । 


बौद्धकला मे बुद्ध-पूतियों के निर्माण का सर्वथा नव्य-भव्य रूप ग्रुप्त युग 
में अधिक व्यापकता से प्रकाश में आया, जिसका सर्वाधिक विख्यात केन्द्र 
मथुरा रहा है। बिहार श्र सारनायव मे भी युरदर गुप्तबुगीत मूतियाँ उतलब्ध 
हुई है । मथुरा सग्रहालय की बुद्ध-मूतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


9वी से 4वी शती ई० के बीच पाषाण, मृत्तिका और कॉस्य, तीनों 
विधाओ की बौद्ध मूर्तियाँ भ्रधिकता से निर्मित हुई । नालन्दा श्र कुकिहार 
इस श्रवधि के धातुकला के विख्यात केन्द्र रहे। नालन्दा केन्द्र के मृतिशिल्प 
का प्रभाव जावा, सुमात्रा, नेपाल, तिब्बत, बरमा श्रौर सिहल तक व्याप्त 
हुआ । कॉस्यमूर्तियाँ दक्षिण मे, विशेष रूप से तजौर में भी उपलब्ध हुई हैं । 
स्थापत्य और मूर्तिकला के प्रमुख बोद्ध कला-केन्द्रो का विवरण इस प्रकार है | 


भाजा 


इतिहास की दृष्टि से भज या भाजा की ग्रुफा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
विद्वानों ने उसका निर्माण काल 200 ई० पूर्व निर्धारित किया है । उसकी 
लम्बाई 59 फुट, चौडाई 26 फुट 8 इंच भोौर ऊँचाई 20 फुट है। उसका भीतरी 
स्तूप सीधा है। प्रकोष्ठ में भी 27 श्रठपहलू सादे स्तम्भ हैं, जिनकी ऊंचाई 
]] फुट 4 इंच है। भीतरी स्तूप के श्राधार-व्यास्त की लम्ब्राई !! फुट है | 
उसका भ्रण्ड 0 फुट ऊँचा है। 


इस ग्रुफा के निर्माण में काष्ठ का प्रयोग हुआ है झौौर इस प्रकार वह 


भारत की काष्ठकला का श्रदूभमुत उदाहरण है। काष्ठ का प्रयोग इसकी 
निर्माण-शेली की विशेषता का द्योतक है। इस गुफा की झाकृति गया 


2934 भारतोय संस्कृति झोर कला - 


की लोमश ऋषि गुफा के समान है। उसकी छत गज-पृष्ठाकार है । छत 
की धरणें काष्ठ-निर्मित हैं । 

भज के एक बौद्ध बिहार में हाथी पर प्राक॒ढ़ सम्राट की एक मूर्ति है, 
जिसमें उसका मन्‍्त्री भी साथ है। इस मूर्ति को विद्वानों ने “वंदिक आर्य 
संस्कृति में धर्मानुसार शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट्‌ का भारतीय 
राजनीतिक श्ादर्श प्रस्तुत करनेवाली कृति” कहा हैं। भज की इस मूर्ति में 
झधर्म पर धर्म की विजय, रूप और माथा के संसार के मिथ्यात्त्व तथा धर्म 
झौर स्‍झनासक्ति के शाश्वत सायुज्य (स्वर्ग) के सुख की मूल तात्तविक 
धारणाग्रो का श्रंकन हुआ है । 


कोण्डानी 


कोण्डानी की गुफा थाना जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण भज की 
गुफा के भ्राधार पर हुझा है । षिन्‍्तु यह भ्रधिकतर नष्ट हो चुकी है । उसकी 
लम्बाई 66 फुट, चौडाई 26 फुट ऊंचाई लगभग साढ़े 28 फुट है । भीतर के 
स्‍्तुप का श्राधार व्यास 9 फुट है। उसके द्वारों की बनावट में काध्ठ का 
अधिक उपयोग किया गया है, भज की ग्रुका से जिसकी समानता बेठती है । 
दोनों की गज-पृष्ठाकार छतो श्रौर गवाक्षों मे भी समानता है। उसकी बॉई 
भ्रोर एक भग्न मृतति है । 

इस गुफा को बर्गेस झ्रादि विद्वानों ने बहुत प्राचीन बताया है। उसमे 
ब्राह्मी लिपि का एक प्रभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है इस गुफा का 
निर्माण कृष्ण (कञ्ह) के शिष्य बलक ने किया था (बर्गेस- केव टेम्पुल्स श्रॉफ 
वेस्टने इण्डिया) ! 


शओेडसा 


बेडसा गुफा की लम्बाई 45 फुट श्रौर ऊँचाई 2 फुट के लगभग है । 
इस गुफा तक पहुंचने के लिए चट्ठानो को काटकर रास्ता बनाया गया है । 
गुफा के सामने दो स्तम्भ हैं, जिनकी जगती के स्थान पर पूर्ण कुम्भ बनाया 
गया है। स्तम्भों के शीर्ष भाग मौर्य स्तम्भ की श्राइृति के हैं, जिनके चारों 
कोनो पर हाथी, घोड़ा, वृषभ तथा शादूल उत्कीणित हैं। इन दोनो स्तूपों 
के पीछे दोनो पाएवों मे दो भ्लिन्द हैं। उसकी बेदिका तथा गवाक्षों पर 
परम्परा के विपरीत प्रलंकरणों की भव्यता शिथिल दिखायी देती है ॥ विद्वानों 
का प्रभिमत है कि भज शौर बेडसा के बाद अलंकरणों की परम्परा क्षीण होती 


बौद्धधर्म और जेनपर्म का उदय 235 


शयी । भज झौर कोण्डानी की गुफाश्रों की भाँति बेडसा की गुफा में भी काष्ट 
का झ्रधिक प्रयोग किया गया है | 

फर्गूसन ने लिखा है कि बेडसा के स्तम्भ बुद्ध तथा बोधिसर्तवों पध्ादि के 
चित्रों से प्रलंकृत थे । बाद में क्सी स्थानीय शासक द्वारा उनकी सफाई के 
भ्भियान में ये चित्र नष्ट हो गये । 
कार्ले 

महाराष्ट्र के पूतरा जिले मे कालें की भव्य ग्रुफाएँ निमित हुई हैं । कार्लें 
या कार्ला नामक गाँव के कारण इन ग़ुफाओं का नामकरण हुआ । उसकी 
लम्बाई ]24 फुट 3 इंच, चौड़ाई 46 फुट 6 इच और ऊँचाई 40 फुट है । 
उसके भीतरी प्रकोष्ठ की चौडाई 25 फुट 7 इच है। उसका बाहरी भ्रलिन्द 
52 फुट 5 इच है । उसके दोनों ओर 37 स्तम्भ निर्मित हैं । 


हीनयानी बौढों ढारा निर्भित ब्रत्य गुफाओ्रो में कार्ले की गुफा का 
विशिष्ट स्थान माना जाता है। इसकी निर्माण शैली भी भ्रपने ढंग की है। 
उसकी प्रदक्षिणा के स्तम्म भुके न होकर लम्बायमान हैं भ्रौर द्वार की जाली 
काष्ठ की न होकर प्रस्तर की बनी है। चैत्यो की प्राचीन विशुद्ध शेली के 
इसमे दर्शन होते हैँ । 

वास्तुकला श्रौर मृतिकला के क्षेत्र मे कार्ले की ग्रुफाशरों का भ्रपता विशेष 
महत्त्व है । उनके स्तम्भ श्रपनी कलात्मकता के लिए दर्शनीय हैं। उनके शीर्ष 
भाग युगल गज-मस्तको से अ्रलकृत हैं और प्रत्येक गज-मस्तक पर मिथन 
प्रतीक कोरे गये हैं। उसकी दीवार पर उरेहे गये हाथी विशेष रूप से 
दर्शनीय हैं । 


सम्श्रति प्राप्त होने वाली गुफाश्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से काले की गुफा 
का विशेष महस्व है। इस ग्रुफा में कुछ अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख 
क्षहरात नरेश नह॒परान के दामाद उषवदात का उपलब्ध हुआ है । नासिक, 
जुन्तर भ्रौर नह॒पान की गुफाशो से प्राप्त उषवदात के अभिलेखों मे उसका 
समय 40 तथा 42 वर्ष दिया गया है।यह शक संवत्‌ ही हो सकता है, 
जिसके प्रनुसार उनका समय 20 ई० के लगभग ठहरता है। किन्‍्तु वर्गेस आदि 
विद्वानों ने उसकी लिपि का अ्रध्ययनकर उसका समय इससे श्रधिक प्राचीन 
बताया है। इसी गुफा से प्राप्त एक झनन्‍्य भ्रभिलेख मे भूतपाल तथा अग्निमित्र 
का नामोल्लेख हुआ है । पुराणो की वंशावली के अनुसार अग्निमित्र शुगवंश 


296 भारतीय संस्कृति शोर कला 


का द्वितीय नरेश था, जिसका स्थितिकाल 48-40 ई० पूर्व था। भूतपाल 
को शुंगवंश का भ्रन्तिम शासक बताया गया है, जिसका स्थितिकाल 70 ई ० 
पूवे था इस प्राधार पर काले की गुफा ई० पूर्व सिद्ध होती है । 

कालें की उक्त गुफा में 5 स्तम्भ हैं, जो परम्परा के प्रनुसार प्रठपहलू 
हैं भौर जिनके शीर्ष पर घुटने नमित किये दो हाथियों की पीठ पर मिथुन 
बेठे हुए हैं । स्‍्तूप के पीछे सात सादे स्तम्भ हैं। छत अ्रधंवृत्ताकार है। 
बाहर एक सोलह पहलू िहयुक्त स्तम्भ है, जो बेडसा स्तम्म की शेली का है । 
इस गुफा में बतायी गयी मूर्तियाँ विभिन्न कालों की हैं । 


पीतललोडा 


खानदेश जिले के चालीसगॉँव स्टेशन से 2 मील दक्षिण की शोर 
पीतलखोड़ा की चैश्य गुफाएँ हैं, जो प्रायः श्रव भग्नावशेष के रूप में वर्तमान 
हैं। प्रमुख गुफा की लम्बाई 50 फुट, चौडाई 35 फुट प्रौर ऊंचाई 30 फुट के 
लगभग रही होगी । उसका भीतरी प्रकोष्ठ 20 फुट आ्राठ इंच चौडा है । 
छत गजपृष्ठाकार है। भज श्रौर कालें की भाति उप्तका ग्रठ्प हलू स्तम्भ है । 
इस गुफा का सामने का भाग पूर्णतया नष्ट हो चुका है । 


पीतलखोडा की गुफाप्रों के स्तम्भों पर अत विभिन्न दृश्य चित्रकला 
की प्रावीनता के द्योतक हैं। प्रजन्ता के चित्रों से उसकी समःनता होने के 
कारण उनमे परस्पर शनीयत तथा ऐतिहासिक एकता दृष्टिगत होती है । 

गुफा स० 4 भहाबिहार था। इसके द्वारो। पर मूर्तियाँ उत्कीणित थी किल्तु 
भ्रब वे नष्ट हो गयी हैं। चेत्य गुका मे विभिन्‍न प्रकार की मूर्तियाँ श्राज भी 
वर्तेमान हैं । 
नासिक 


गोदावरी के उपरले काँठे पर अवस्थित नासिक का ऐतिहासिक तथा 
धामिक महत्व माना जाता है। नासिक नगर से 5 मोल दक्षिण-पश्चिम में 
पहाडी पर कुछ बौद्ध गुफाएँ बनी हुई हैं | वहाँ के लोग इस स्थान को पाण्डलेण 
कहते हैं । उपलब्ध भ्रमिखेखों मे उसे मिरश्मि पर्वत कहा गया है । 


नासिक में कुल मिलाकर 77 गुफाएँ है। इत गुऊ़ाओों में सातव हल 
राजाश्रो से सम्बद्ध प्रनेक पभ्रमिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमे कृष्ण, महाह कु, 
गोतपीपुत्र सातकणि तथा उसकी महारानी महादेवी, वाशिष्ठीपुत्र पुलोमावि 


बोटधर्स भौर जेनधर्म का उदय 237 


श्रौर यशश्री सातकाण का नाम उल्लेखनीय है । इस दृष्टि से हन ग्रुफाओशों की 
थूवं सीमा ई० पूर्व रखी गयी है । 

सं० 3 झौर 8 गुफाएँ कला की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सं० 3 
फी गुफा 46 फुट लम्बी तथा 4। फुट चौड़ी एक बिहार है। सं० 8 की गुफा 
कला के अ्रतिरिकत ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है | उसमें क्षहरातों के 
छह अभिलेख उत्कीणित हैं ।* 


जुन्नर 


पूना नगर से 48 मील दूर एक पहाड़ी पर जुन्नर की गुफाएँ श्रवस्थित है । 
यहाँ कुल मिलाकर 57 गुफाएँ हैं। कुछ विद्वानों ने जुन्नर को ही प्राचीन काल 
में प्रसिद्ध व्यापारिक नगर तगर बताया है। ये गुफाएं दक्षिण-परश्चिम में 
शिवनेरी पहाडी, पश्चिम मे तुलजलेण, उत्तर में सुलेभान पहाडियाँ, गणेशलेण 
श्रौर मानमौडी पहाड़ी श्रादि विभिन्न स्थानों पर श्रवस्थित है। जुन्नर की 
गुफाओं में शेवनेरी पबंत की चैत्य गुफा, तुलजलेण की चैत्य गुफा भौर सुलेमान 
पव॑त की चैत्य गुफा का विशेष महत्त्व है । 
फन्हेरी 

गुफा-मन्दिरों के इतिहास में कन्हेरी का होनयानी चेत्य मन्दिर अ्रपनी 
प्राचीनता की दृष्टि की उल्लेखनीय है। यह स्थान बस्बई से लगमग 25 मील 
दूर सालसेट द्वीप में अ्रवस्थित है। एलोरा की भाँति यह चैत्य भी ठोस 
चट्टान को काटकर बनाया गया है । इसका निर्माण श्रान्ध्र सातवाहनों 
(यज्ञत्री सातकाण) के समय 2 री श० ई० में हुआ । इसकी शिल्प-विधा कारलें 
के शिल्प की परम्परा भे है । 

कन्हेरी के गुफा मन्दिर की दीवारो पर उरेही गयी बुद्ध तथा बोधिसत्वो 
की सूर्तियाँ श्रपनी भव्यता के कारण दर्शनीय हैं। उसके स्तंभ भी मूर्तियों से 
अलकृत हैं। यह महाचंत्य गुफा 86 फुट लम्बो, 40 फ़ुट चौडी श्रौर 50 फुट 
ऊंची है। इस पर 34 स्तम्भ बने हुए हैं। उप्तके द्वारों, खिड़कियों श्रोर 
मेहराबो में वास्तुकला की प्राचीन परम्परा पुनरुज्जीवित दिखायी देती है ॥ 


). जनरल श्रॉफ एशियाटिक सो ०, भाग 3, पृ० 275-288 । 
फ्र्गुपत--हिस्ट्री श्रॉफ इडियन ऐंड ईस्टर्न झ्राकिटेक्चर पु० 94, 5 
झाबि । 


238 भारताय संस्कृति शोर कला 


चित्रकला 


मूतिकला की श्रपेक्षा चित्रकला के क्षेत्र में बौद्ध कलाकरों का दूसरा ही 
दृष्टिकोण रहा है। गुप्तकाल से पूर्व बौद्धकला की परम्परा स्थापत्य तथा 
मूर्तिनिर्माण के रूप में सुरक्षित एवं अग्रसर होती रही श्रौर तदनन्तर वह स्थान 
चित्रकला ने ले लिया। बौद्धकला में मूतिकला की प्रपेक्षा चित्रकला का भारत 
भौर सुदूर एशिया के विभिन्न देशो में अ्रधिक प्रचार-प्रसार हुआ । 


बोौद्धधर्म का कला से कब सम्बन्ध स्थापित हुआ और वे परिस्थितियाँ 
एय उनके प्रभाव के कलात्मक स्वह्प क्‍या थे, इसका पता नही चलता है । किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि आ्रारम्भ में बौद्धधर्म के अनुयायियों का दृष्टिकोण कला के 
प्रति अनुकूल नही था | सम्मवत: प्राचीन बौद्ध बिहारों मे साघारणतया पुष्पालकार 
को छोड़कर दूसरे विषयों पर चित्रकारी नहीं दिखायी देती । कला के प्रति बौद्धों 
के इस दृष्टिकोण के बावजूद जातकों, 'ललितविस्तर' और “महावश' ग्रादि 
ग्रन्थो मे चित्रकला का उल्लेख हुआ है। इन ग्रन्थो के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि 
उस समय तक कलाप्नो का इतना विकास हो चुका था कि कमंकरो एवं शिव्पियो 
के प्रतिरिक्त चित्रकारो की भी एक अलग श्रेणी निर्धारित हो चुकी थी। 


बोौद्धधर्म के महान्‌ सरक्षक सम्राद्‌ श्रशोक के समय चित्रकला की क्‍या 
स्थिति थी, इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक प्राधार प्राप्त नही है। किन्तु इतना 
निश्चित है कि उसने बौद्धधर्मं के प्रचार-प्रसार के लिए कला के माध्यम का 
भी प्रयोग किया था। श्रजन्ता की शुगयुगीन ग्रुफाश्ों की चित्रकला से यह 
बात स्पष्ट है कि वह श्रपनी पूर्ववर्ती विकसित शैली पर श्राधारित थी । 


गृुप्तयुग मे मूतिकला की श्रपेक्षा चित्रकला श्रधिक विकसित स्थिति में 
थी और उसका गआ्राधार भी श्रजन्ता ही है । गुप्तो के समय श्रजन्ता के माध्यम 
से चित्रकला का सम्बन्ध बौद्धकला से जुड़ा रहा । बाघ के चित्रों में श्रवश्य 
ही बौद्धकला अपने पूर्ण प्रभाव को प्राप्त हुई । बौद्ध चित्रकला का समृद्ध रूप 
'अ्रष्टसाहलिका प्रज्ञापारमिता', 'पंचरक्षा' श्रौर “महामायूरी गण्डव्यूह श्रादि 
ताडपत्रीय ग्रन्थ-चित्रों में प्रकाश में झ्राया, जिनका निर्माण बंगाल के पाल 
राजाओ के समय 9वी श० ई० में हुआ। इन ताडपनत्रीय दृष्टान्त-चित्रों में 
बुद्ध तथा बोद्ध देवी-देवताभों की भ्रधिकता है ! इस प्रकार के चित्रों का निर्माण 
]3वी श० ई० तक बंगाल, नालन्दा विक्रमशिला, बिहार और नेपाल भआादि, 
प्तेक केन्द्रों मे होता रहा । 


बौद्धपर्म भोर जेसधर्म का उदय 239 


हजन्ता 

बौद्ध चित्रकला की समृद्ध एवं प्रभावशाली परम्परा भित्ति-चित्रों के रूप 
मे प्रकाश में ञ्ायी, जिसका प्रमुख केन्द्र श्रजन्ता था। प्रजन्ता की इन ग्रुफाओरो 
में न केवल चित्रकला, भ्रपितु मूतिकला का भी ्रपूर्व संयोग देखने को मिलता 
है । भ्रजन्ता की कला-कृतियो की लोकप्रियता का एकमात्र कारण है भक्ति, 
उपासना और प्रेम की जिवेशी का मनोरम संयोग । इन भव्य एवं विशालकाय 
कला-कृतियों मे भ्रभय, भूमिस्पर्श एवं घर्मचक्र-प्रव्तन की विभिन्न मुद्राप्रो द्वारा 
तथ!गत के जीवन दर्शन को, विशेष रूप से शान्ति श्रौर भरहिसा के उपदेशों को, 
बडी कुशलता से अभिव्यंजित किया गया है। उनमे विश्व-मानवता के समष्टिमय 
ऐक्य के दर्शन होते हैं । उनमे राजा-रंक को समान भूमि पर पअ्रवस्थित किया 
गया है, जिसकी प्ररणा के ग्राघार तथागत के मानवताबादी आदर्श थे । 

प्रजन्ता में कुल मिलाकर 29 गुफाएँ हैं, जिनके दो भाग किये जा सकते 
है--बंत्य गुफाएँ और बिहार गुफाएँ । 9, 0, 9, और 26 वी चेत्य गुफाएँ 
है श्रौर शेष बिहार गुफाएँ । चेत्य ग॒फाएँ प्रार्थना, श्राराधना की दृष्टि से और 
बिहार गुफाएं रहने तथा प्रध्ययन करने की दृष्टि से बनायी गयी प्रतीत होती 
है । ), 2, 9, 30, 6 श्रौर 7 वी गुफाश्रों के ही चित्र सुरक्षित रह पाये हैं, 
बाकी नष्ट हो गये । 

श्रजन्ता की इन गुफाशो में झनेक युगो की संस्कृति श्रौर इतिहास का 
समन्वय हुश्रा है। सातवाहन, कुषाण, वाकाटक भ्रौर मुप्त श्रादि भ्रनेक राजवशों 
के समय (ई० पू० 300 से 700 ई० तक) उनका निर्माण, जीर्णोद्भार और 
पुनः सस्कार होता गया । वहाँ के चित्रों मे जो विविधता है उसका कारण यही है 
कि उनके निर्माण में विभिन्न युगो तथा कलाकारों का हाथ रहा । भ्रजन्ता 
की चित्रकला में बीस प्रकार की शलियो का सम्मिश्रण बताया गया है । किन्तु 
चित्रों में प्रधानता गुप्त शली की ही है । इतिहासकारों एवं कलाविद्‌ विद्वानों 
का श्रभिमत है कि 9वी तथा 0वी गुफाशो के निर्माण में शुगों तथा 
सातवाहनो का योगदान रहा ), 2, 6 और ]7 वीं गुफा का निर्माण वाकाटक 
नरेश हरिषेण (475-500 ई०) के सचिव वाराहदेव के समय हुप्ना । इसी प्रकार 
], 46 और 7 वी गुफाशों के पुनरुद्धार में भी ग्रुप्त सम्राटो का योगदान 
रहा । इन गुफाशों मे श्राज जो उच्च स्तरीय कला-थाती विद्यमान है, वह 
गुप्तयुगीन ही है । 

विषय की दृष्टि से झजन्ता के चित्रों को तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया 
जा सकता है-प्रालंकारिक, रूपमेदिक स्‍झौर वर्णनात्मक । पहले वर्ग के चित्रो मे 


240 भारतीय संस्कृति भोर कला 


पशु-पक्षी, पृष्प-लताएँ, प्रलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, 
गन्धव और भ्रप्सराएँ भादि हैं । दूसरे वर्ग के रूपमे दिक चित्रों में लोकपाल, बुद्ध, 
वोधिसत्त्व तथा राजा-रानियो को लिया जा सकटा है। तीसरे वर्ग मे जातक 
अन्धों में वणित तथागत के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण है । 


प्र थम वर्ग के भ्रालंकारिक चित्रो, यथा पशु, पक्षी, फूल, वृक्ष, लताएँ, बादल, 
नदियाँ, पर्वत शझ्लौर जंगल आदि के दृश्यो को झलंकरण-सज्जा के लिए प्रयुक्त 
किया गया है। पशुश्रो मे बैल, बन्दर, लंगूर और हाथी की प्रधानता है । 
पक्षियों मे मोर, तोता, हंस, कोकिल तथा हारिल प्रमुख हैं। फलों मे श्राम, 
अंजीर, भंगूर, शरीफा, नारियल श्रौर केला की प्रमुखता है । फूलो मे कमल की 
प्रधा नता है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रजन्ता के कलाकारों को कमल पश्रौर 
हाथी विशेष प्रिय थे । 


कला की दृष्टि से दूसरे वर्ग के रूपप्रधान चित्र उत्कृष्ट हैं। गुफा स० ] 
के बोधघिसत्त्व पद्मपाणि के चित्र को विश्व की सर्वोत्कृष्ट कला-कृतियों मे गिना 
जाता है। एशिया महाद्वीप की बौद्धकला पर अश्रवलोकितेश्वर के इस चित्र का 
व्यापक प्रभाव रहा है । उसमें शान्ति सौभ्यता, दया, करुणा श्रौर मानव क्षेम 
की महान्‌ वल्‍्पना की गयी है । 

अजन्ता के वर्णनात्मक चित्रो मे गुफा स )0 का हस्ति-समूह कला-रसिको 
का विशेष श्राकर्षण का विषय रहा है। इसी के एक ओर विशाल जन-समूह 
का दृश्य है। विभिन्न जातक कथाओ्नो के श्राघार पर चित्रित बुद्ध की 
जीवन-घटनाएँ भिक्षुकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी । 


अजस्ता के चित्रो मे भावप्रवणता, रेखा सौष्ठव, वर्ण-सयोजन, हस्तमुद्रात्रो 
का प्रदर्शन, जीवन के विभिन्न पक्षों का अ्रभिव्यजन और नारी के ग्रादर्श रूप 
की प्रभिव्यंजना बडे सुन्दर ढंग से की ययी है। भ्रपती इन विशेषताओं के 
कारण भारतीय चित्रकला के इतिहास में भ्रजन्ता का स्थान सर्वोपरि है | 
सर्वश्रेष्ठ चित्राकन के कारण विश्व के कलाप्रेमियों ने अजन्ता की कला की 
बडी प्रशसा की । इसमे उन्हें सावंभौम मानवता के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं । 


बाघ 


बौद्ध कलाकेनद्रो की शृखला में प्रजन्ता के बाद बाघ का स्थान है। बाघ 
की कला उन स्थपतियों के तूलिका-चातुर्य, श्रदम्य साहस एवं घेर्य का विषय 
है, जिन्होने कठोर चट्टानो पर कला की अजस््र घारा को बहाया । 


शओद्धघम शोर मैंनभर्म का उदय 24] 


ये गुफाएँ मध्य प्रदेश में नर्मदा की सहायक नदी बाघ के तठ पर तथा 
विन्ध्यपव॑त म्यृंखला में अवस्थित हैं भौर उनका सम्बन्ध महायान बौद्ध 
सम्प्रदाय से है। गुफाप्रों के निकट ही बाघ नाम का एक कस्बा भी है। कुल 
शुफाओों की संह्या नौ है। पहली गुफा गृहंगुफा' के नाम से कही जाती है, 
जो कि सम्प्रति मग्नावसथा में है। दूसरी ग्रुपषा 'पाण्डबों की गुफा' कहलाती 
है । यह गुफा सबसे बडी है और सौमाग्यवश सुरक्षित मी है। तीसरी गुफा को 
'हाथीखाना' के नाम से कहा जाता है। इसकी दीवारों पर भव्य भित्तिचित्र 
बने हैं, जिनमें कई नष्ट भी हो गये हैं। चौथी गुफा 'रंगमहल' में चित्रों के 
प्रवशिष मात्र है । पाँचवी गुफा भी सम्भवतः भिक्षुप्रों के ध्यान, मनन के लिए 
बनायी गयी थी । शेष चार गुफाएँ ध्वस्त हो चुकी हैं । 


सौमाग्यवश इन ग्रुफाओं के इतिहास का आधार उपलब्ध है। 929 ई० 
में उनकी सफाई करते समय पाण्डवों की गुफा में माहिष्मती के राजा सुबन्धु 
(4]6-486 ई०) का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इस ताम्रपत्र से पता 
चलता है कि महाराज सुबन्धु ने उनका तिर्माण अआ्रार्य भिक्षुसंघ” के निवास के 
लिए किया था श्रौर उनके रखाव के लिए 'दासिलकपलल्‍ली” नामक एक गाँव भी 
दान मे दे दिया था । 


बाघ के गरुफाचित्रों के श्रष्येता विद्वानों का भ्रभिमत है कि वे भ्रजन्ता 
की भाँति न तो कई युगो की देन हैं श्रौर न भ्रनेक कलाकारों के योगदान 
के परिणाम स्वरूप है। ये गृफाएँ एक निश्चित ग्रवधि में एक ही शली के 
कलाकारो द्वारा निरभित हुयी । इन गुफाप्रों की चित्रावली प्रकृति, मानव और 
पशु-पक्षी श्रादि विभिन्न विषयों से सम्बद्ध है । उनमें रूपायित पेड़, पौधे, फल, 
फूल, पत्र, लताएँ भ्रादि की छवियाँ प्रकृति के निसर्ग सुन्दर रूप को प्रकट 
करती हैं। उनमें रगो प्रौर रेखाग्नरो की सजीवता दर्शनीय है । 


बाघ के गफाचित्रों मे पक्षियों का बड़ा सुन्दर चित्रांकन हुआ है । पक्षियों में 
शुक, सारिका, कुक्कुट, कलहस, कोकिल, मयूर, सारस श्रौर चकोर उल्लेखनीय 
हैं। यह-पक्षी-चित्रण प्रतीकात्मक है भ्रौर उल्लास, विषाद तथा रहस्य झादि 
विभिन्न मनस्थितियो को श्रभिव्यजित करता है। लताबन्ध, गुल्म, कमल, 
कमलनाल श्र पृष्पस्तवको के बीच-बीच में दशाये गये पक्षियो का संयोजन श्रत्यन्त 
भव्य एवं स्वाभाविक है। बाघ की चित्रकला मे पक्षियों का चित्रण निश्चित 
ही उनके निर्माता कलाकारो की भ्रभिरुचि का परिचायक है | 

6 


2942 भारतोय संस्कृति शौर रूलाः 


बाघ की चित्रावली में हाथी भौर बैल का विशेष चित्रण हुआ है । हाथी 
मांगल्य भौर बल घरती की समृद्धि का सूचक है। भ्रजन्ता के चित्रों में भी बेल 
का कम्त, किन्तु हाथी का चित्रण अश्रधिक हुआ है। कमल वनों में हाथी, 
झजन्ता भौर बाघ के कलाकारों को प्रधिक प्रिय रहे हैं । बौद्धकला ( मुतिकला 
झौर चित्रकला दोनों ) में पुष्पों में कमल झौर पशुश्रों में हाथी का विशिष्ट स्थान 
रहा है । बोदकला का यह हस्ति-प्रंकन वास्तव मे बोधिसत्त के जन्मास्तर का 
प्रतीक है । मानवता के प्रति बुद्ध के लोक-मंगल का प्रतोक कमल है । कमल 
प्रकाश तथा रमणीयता का भी प्रतिरूप है । 


मानव-छबियों के भ्रंकन में भी बाघ के कलाकार श्रत्यन्त निपुण थे । 
चौथी गुफा मे प्ंकित दो स्त्रियों का दृश्य बड़ा करुणाजनक तथा दुख का 
प्रतीक है । दृश्य में एक स्त्री फरोखे के पास शोकाकुल दशा में खडी हो कपड़े 
से मुंह ढापे रो रही है । उसके पास खड़ी एक भ्रन्य स्त्री उसको धेर्य बंबा रही 
है । भरोखे के बाहर पेड़ पर एक कपोतपुस्म बैठा हुआ है, जिसको देखकर 
चित्रित दृश्य की सारी कहानी भ्राँखों के श्रागे श्रा जाती है। 


भ्रजन्ता की मानवाक्ृतियों मे बुद्ध, बोधिसत्त्व, राजपुरुष, राज-महिलाएं, 
गायक, गणिका, नतंकी भ्रौर घुड़सवार झ्लादि व्यक्तियों की श्रधिकता है| ये 
घुड़सवार सैनिक वेश मे हैं प्रौर उतकी दुकाट दाढी तथा ऐंडी हुई मूछो से 
स्पष्ट होता है कि वे राजपूत हैं । 


धन्य केन्द्र 


अजन्ता और बाघ के भ्रतिरिक्त बौद्ध चित्रकला के भ्रन्य केन्द्रों मे बादामी, 
सितनवासल, एलोरा झादि का नाम प्रमुख है, जिनके सम्बन्ध में यथ।स्थान 
प्रकाश डाला जा चुका है । 


बौद्धकला का प्रसार 


भारत धर्मेप्रवण प्रौर प्रध्यात्मवादी देश रहा है। उसके आदर्श शाश्वत, 
सार्वमौम झौर उदात्त रहे हैं । मारतीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान के द्वारा 
जितने भी मानव-मंगलकारी कार्य हुए हैं उनका मौतिकता से कम, पारभौतिकता 
से प्रधिक सम्बन्ध रहा है । सम्मवतः यही कारण है कि सुदूर श्रतीत से श्रब तक 
भारत की अन्तश्चेतना में कोई विकार नहो भ्रा पाया और उसका मनोबल कभी 
क्षीण नही हुआ । मारत की इस सतत एकरूपता एवं स्थिरता के कारण विश्व 


बौद्धधर्म ओर जेनभर्म का उदय 2458 


में उसका एक' विशिष्ट स्थान बना, और जहाँ एक झोर उसने समय-समय पर 
विभिरन देशों से उनके उच्चादर्शों को ग्रहण किया, वही दूसरी ओर उन्हें 
झपनी प्रज्ञा, संस्कृति तथा कला की उदात्त विरासत भी प्रदान की । 


इस दृष्टि से बौद्धधला का विशेष महृत्त्व है। यद्यपि बौद्धधर्म का उदय 
श्रौर उसका प्रचार बहुत पहले हो चुका था, किन्तु बौद्ध चित्रकला का उदय 
लगभग पहली शतती ई० में हुप्आ । इस दृष्टि से बौद्ध चित्रकला का योगदान 
उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा बौद्धधर्म का सानव-मंगलकारी सन्देश द्वीपान्तरों 
में विस्तारित हुप्रा | बौद्धधर्म के प्रचारक जीवन्मुक्त, परोपकारी एवं विद्वान 
सिक्षु जब अपने सिद्धान्तों के प्रचारार्थ भारत के बाहर गये तो भ्रन्य साधनों के 
भ्रतिरिक्त रोल चित्रपट भी साथ लेते गये | इन पटचित्रो पर तथागत का 
जीवन-दर्शन और उनकी शिक्षाएँ दर्शित रहती थी । इन पदटचित्रों 
ने जन साधारण को प्रमावित करने मे बडा काम किया। उनके द्वारा 
चीन, लका, जावा, स्याम, कम्टोडिया, बरमा, नेपाल, खुत्तन, तिब्बत, 
प्रफगानिस्तान, जापान श्रौर कोरिया श्रादि देशो में बौद्धकला तथा बौद्धधर्मं 
का प्रवेश हुप्रा । 

समनन्‍्वयवादी बौद्ध संस्कृति की यह विशिष्टता है कि जिस प्रकार अ्रपनी 
विजय-यात्राशो मे उसने विजित देशो की सस्क्ृति के भ्रनेक उपयोगी तत्त्व 
अ्रपनाये, उसी प्रकार उन देशों की सस्क्ृति को भी अपने उदात्त विचार और 
अपनी कला के उच्चादश प्रदान किये। उन देशों ने बौद्धकला के सार्वमौम 
ग्रादर्शों को झ्पनाकर उसकी लोकप्रियता बढायी | पग्मान के अ्रनेक बौद्ध 
मन्दिरों मे चित्रित जातक कथाएँ और इसी प्रकार बरमा के मन्दिरों में 
तंत्रयान-सम्बन्धी आरी मत के प्ननेक चित्र इसके प्रमाण हैं। बरमा के उक्त 
प्रारी मत के चित्रों मे दर्शित तीक्ष्ण रेखाएँ ध्लौर कुटिल मग्रिमाएँ बंगाल की 
पाल शैली से प्रमावित हैं । श्रीलंका के भ्नेक भित्तिचित्रों पर झ्जन्ता शैली का 
प्रभाव स्पष्ट है । यही प्रभाव सिगिरीय की नारी मूर्तियों पर भी परिलक्षित 
हुआ | दन्‍्दा उदलीक मे प्राप्त ७बीं तथा ८वी श० ई० के भित्तिचित्र तथा 
चित्रपट भारतीय, चीनी भश्रौर ईरानी शेलियों के अ्रनुकरण पर हैं। एक 
भित्तिचित्र में प्रंकित स्त्री के कान, कण्ठ, कमर झौर हाथो में भारतीय 
्राभूषण हैं । उसकी कटि में लटकती क्षुद्र धण्टिकाशों की चार लड़ें भारतीय हैं । 
उसकी मुद्राओं में भी मारतीय प्रमाव है। भित्तिचित्र की पृष्ठिका में बृद्ध तथा 
बौद्ध स्थविर प्रंकित हैं । उनकी मुखाकृतियों पर चीनी प्रभाव है । 


4 44 भारतीय संस्कृति शोर कला 


मीरान में दो भग्न मन्दिरों के भित्तिचित्रों पर भारतीय प्रभाव है। इन 
भित्तिचित्रों में वेस्पन्तरजातक' की कथा भकित है। भित्तिचित्रों के नीचे 
लिखे लेख से विदित होता है कि उनका समय चौथी श० ई० है। इस लेख 
से यह भी ज्ञात होता है कि चित्रकार को पारिश्रमिक स्वरूप तीन सहत्न 
मामक दिये गये थे । उस रोमक चित्रकार का नाम तित था । 


कुच या कूचा मे भी अ्रनेक गुफाएँ ऐसी प्राप्त हुई हैं, जिनमें ब्रह्मा, इन्द्र, 
पावंती धौर नन्‍्दीयुक्त चित्र मिले हैं। उन पर मारतीय शेली-सज्जा का प्रभाव है । 
एक चित्र में बादलों से जल-बिन्दु ग्रहण करते हुए चातक का मनोरम दृश्य है । 
कही-कहीं बादलो मे सर्पाकृत कडकती ब्रिजलो की. रेखाएँ उमरी दीख पडती हैं । 
इसके प्रतिरिक्त वहाँ ऐसे मित्तिचित्र, लकडी के चित्रफलक श्रौर सृती तथा 
रेशमी कपडों के चित्रपट मिले है, जिनकी रचना-प्रक्रिया पर मारतीय, चीनी 
तथा ईरानी शैलियों का सम्सिश्चित प्रभाव है । 

प्राचीन प्रोम में यद्यपि सम्प्रति च्रौद्ध मठो की विरासत का कोई अवशेष 
नही है, किन्तु कुछ दिन पूर्व वहाँ की एक खुदाई में बुद्ध की कुछ सुन्दर 
मूततियाँ श्ौर सोने-चाँदी की ऐसी पिटारियाँ मिली थी, जिन पर सस्कृत में लेख 
ख़दे थे । इनमें गृप्तकालीन कला के समान अ्रलकरण हैं । 

बरमा मे बौद्धधर्ं का प्रसार ईसा के आरम्म मे ही हो चुका था। प्रथम 
शती ई० मे कलिग (तेलगना) की मोन जाति के लोग मौलमीन के उत्तर 
थाटन में जाकर बस गये थे। वे बौद्ध थे श्ौर उन्ही के द्वारा वहाँ बौद्धधर्म का 
प्रवेश हुआ । पाँचवी शती के बाद तिब्बत की प्यू जाति के लोग भी मध्य 
बरमा मे जाकर बस गये थे । इन लोगो ने वहाँ लगभग 00 बौद्ध मठो का 
निर्माण किया, जिस पर सोने भ्रोर चॉँदी का काम बहुमूल्यता की दृष्टि से ही 
नहीं, कलात्मकता की दृष्टि से भो दर्शनीय है । उस समय वहाँ विक्रमबंय का 
कोई भारतीय राजा राज्य करता था । ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी से पाँचवी 
शती ई० के बीच बरमा में बौद्ध और ब्राह्मण, दोनो धर्मो का प्रवेश हो चुका 
था। बरमा की एक खुदाई मे प्रस्तर शिला पर भ्रकित पूजकों के कई दृश्य 
प्राप्त हुए हैं। ये साँची और भरहुत के रिलीफो की परम्परा मे हैं । 

बौद्धधर्म॑ तया बौद्धकला की ज्योत्ति ने एशिया के अनेक देशो को 
प्रकाशित किया । उनमे विएतनाम भी एक है। वहाँ की जनता बौद्धधर्मानुयायी है। 
बहाँ महायान धर्म का भ्रधिक प्रचलत रहा । आरम्म मे विएतनाम के विभिन्न 
बिहारो मे केवल बीस भारतीय मिक्षु रहा करते थे । उन्होने वहाँ लगभग दो सौ 


बोद्धपर्स प्रोर जेमधर्म का उदय 245 


शिष्यों को प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा बौद्धधवर्म का विकास तथा विस्तार 
करवाया । उन्होंने श्रगेक पालि-प्रन्धों का विएतनामी माषा में अनुवाद 
कर बौद्ध-साहित्य की प्रभिवृद्धि की । जेतवन बिहार के प्रमुख नागा थेर 
(बृ-बोन) का बौद्ध संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 
बुद्ध की जन्मभूति भारत से श्रपने सम्बन्धों को सुदुढ बनाये रखने के लिए 
विएतनाम की सरकार ने कुछ वर्ष पूरे मारत सरकार को प्रवलोकितेश्वर 
बोधिसत्त्व की एक मूल्यवान्‌ एवं कलापूर्ण मूर्ति मेंटस्वरूप प्रदान की थी । 


विएतनाम की ही माँति मलाया तथा जावा में बौद्धकला की विपुल थाती 
ध्राज भी सुरक्षित है। मलाया के बौद्ध मन्दिरो मे स्थापित नालन्दा शैली की 
बोधिसत्त्वो की मूर्तियाँ श्रोर ब्राह्मण मन्दिरो में स्थापित पहलव शैली की विष्णु 
मू्तियाँ दोनों देशो के सम्बन्धों की सहेजनीय धरोहर हैं । 8वी शती ई० 
में शलेन्द्रवंशीय शासको के संरक्षण में निमित कला-कृतियाँ जावा की उत्कृष्ट 
कला की परिचायक हैं। शलेन्द्र सम्राटों द्वारा 775-825 ई० के बीच निर्मित 
जाता के मध्य में स्थित बोरोबुदूर का भव्य एवं विशाल स्तूप अपनी प्राकृतिक 
सुषमा और कलात्मक सौन्दर्य के लिए एशिया की बौद्धकला का प्रनुपम 
स्मारक हैं । उसमे बुद्ध जीवन से सम्बद्ध !20 मूत्तियाँ उरेही गयी हैं। उसकी 
चारो वीधियों मे 800 मूर्तियाँ उत्कीणित हैं । स्तृप के शिलापटो को एक साथ 
जोडा जाय तो उवकी लम्बाई तीन मील के लगभग होगी । उसका परिक्रमा- 
पथ विश्व के स्तूपो मे सबसे लम्बा है । 


बोरोबूदूर वस्तुतः भारत के बाद विश्व मे बौद्धकला का दूधपरा प्रमुख 
केन्द्र है। 'ललितविस्तर' और जातको में वर्णित कथाओं के भ्राधार पर वहाँ 
के सेकड़ो शिलापट्टो पर बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी दृश्य अकित किये गये है। 
इस स्तूप को आनन्द कुमारस्वामी ने तीसरी महान्‌ सचित्र बौद्ध बाइबिल' कहा 
है। श्री राधाकमल मुकर्जी ने लिखा है कि 'स्तूप झौर प्रसाद के रूप मे मन्दिरों के 
निर्माण की कला का प्रन्तिम सुन्दरतम प्रयोग बोरोबुदर में ही भ्रायोजित हुआ है ।' 


बोरोबुदूर के शिल्प, स्थापत्य तथा कलाहृतियों में गुप्तयुगीन सौन्दर्य, 
सौष्ठवता श्रौर भावाभिनिवेश अ्रधिक स्थिरता एवं प्रभावशाली ढंग से 
उभरा है। इन मूर्तियों का श्राधार जातक कथाएँ हैं; किन्तु उनमें निहित 
कलात्मक सौष्ठव सर्वधा मौलिक है । जावा के शेलेन्द्र सम्नाटों की 
कलाप्रियता का यह भव्य स्मारक वस्तुत्त: भ्रपती परम्परा मे सर्वथा भ्रद्वितीय 
एवं भ्रनुषम है । 


946 भारतीय संस्कृति शोर कला 


तिब्बत का भारत के साथ भ्नतीत के सेकड़ों वर्षों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । 
प्रनेक बातों में तिब्बत झ्लौर मारत की मौलिक एकता रही है । धर्म, कला, 
: साहित्य झौर संस्कृति श्रादि के भादान-प्रदान की दृष्टि से दोनों देशों के 
सम्बन्ध भट्ट रूप से बने हुए हैं ।तिब्बतीय कला श्रौर संस्कृति के भ्रम्युत्यान 
तथा नव निर्माण में भारतीय कला तथा संस्कृति का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 


तिब्बत की चित्रकला के प्रध्येता विद्वानों ने उसे तीन वर्गों में विभाजित 
किया है। पहले वर्ग में वे चित्र झ्ते हैं, जिनकी मुख्य भूमिका तो भारतीय 
युद्ध मूर्तियों से प्रभावित है श्रौर जिनकी सहायक रेखाप्रों के लिए चीनी कला 
का ध्रनुकरण किया गया है । दूसरे वर्ग के चित्र वे हैं, जिनकी मुख्य भूमिका 
तो चीन के ढंग की है, किन्तु रेखाशों का भ्रालेखन मारतीय पद्धति पर है । 
भर्थात्‌ पहले वर्ग के सर्वयथा विपरीत । तीसरे बर्ग के प्रन्तग्गंत उन 
चित्रों को रखा गया है, जो या तो प्रथम दोनों वर्गों के सम्मिश्रण से बनाये 
गये हैं, श्रथवा जिनका उन दोनों से कोई सम्बन्ध नहीं है।ये तीसरे 
बयँ के चित्र ही वस्तुत: शुद्ध तिब्बतीय चित्र कहे जा सकते हैं। तिब्बतीय 
चित्रकला में कुछ चित्र ऐसे भो बने हैं, जिन पर नेपाली चित्र शैली का प्रभाव 
है । इस प्रकार के चित्र भी बड़े मूल्यवान्‌ हैं। तिब्बत में प्रायः १5वी शती 
ई० से पहले के चित्र नही मिलते हैं। तिब्बतीय चित्रों में हरे रग का बहुत्त 
उपयोग किया गया है । 


तुलनात्मक दृष्टि से मारत श्रौर तिब्बत की चित्र-शैलियों मे, कई दिशाओरो 
में साम्य है। तिब्बतीय चित्रों भौर वहाँ के गुफाचित्रों मे झंकित लम्बी दाढ़ी 
वाली कलम सर्वंथा भारतीय है । तिब्बत में घामिक चित्रों की दृष्टि से 
सर्वोच्च फला-कृतियाँ ताँक-का के मन्दिरों के पटचित्र हैं ।ये चित्र सृती 
तथा रेशमी दोनो प्रकार के वस्न्नो पर भ्रकित हैं । 


तिब्बत की चित्रकला में लोकिक तथा पारलौक्किक विश्वासो एवं भावनाशो 
का समन्वय देखने को मिलता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प और ऋतु आदि 
विषयों के चित्रों से लेकर तथागत से सम्बन्धित घामिक चित्रों तक एक 
सम्मोहन व्याप्त है । उनकी रेखाएँ दर्शक को मन्त्रमुग्ध कर देती हैं । तिब्बत में 
नालन्दा के एक स्तातक ने चित्रकला के क्षेत्र में ऐसे नये प्रयोग फिये, जिनमें 
तान्त्रिकता के साथ-साथ मानवीय प्रतिमानों का सुन्दर समन्वय हुमा है। 
इस प्रकार के प्रत्येक चित्र की भाधार भूमि सानवीय होती हुई भी उसको इस 


औद्धधर्म गौर जैनघर्म का उदय * 247 


रूप में दर्शित किया गया है कि वह वायवी होकर किसी श्रज्ञात लोक का 
रहस्य प्रकट करती है । इन श्राकृतियों का मानव-जीवन से प्रपरिहाय॑ सम्बन्ध 
होते हुए भी वे किसी देवदूत की जेसी लगती हैं । 


तिब्बती ग्रनुवाद के रूप में 'चित्रलक्षण' नामक एक शास्त्रीय ग्रन्थ प्राप्त 
हुआ है । इस ग्रन्थ का निर्माण गान्धारराज नग्तजित्‌ ने किया था। इस राजा 
का नाम संस्कृत के विभिन्न ग्रन्थों में श्रादि चित्राचायं के रूप में उल्लिखित है। 
तिब्बत के धामिक चित्रों पर इस ग्रन्थ के प्रविधानों का प्रभाव है । 


तिब्बत से भारतीय चित्रकला के प्रमाव का प्रवेश नेपाल में हुआ । 
क्योकि तिब्बत का चीन के साथ मी सास्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्ध था, 
इसलिए तिब्बत के माध्यम से कला की जो विरासत नेपाल को गयी उसमें 
चीनी प्रभाव भी है। नेपाल ने स्वय अ्रपने चित्रकारों को तिव्बत और चीन 
भेज़ा । उन्होने भारतीय-बीनी-तिब्बती शेलियों के मिश्रण से श्रपूर्व कृतियों 
का निर्माण किया । यह आदान-प्रदान लगभग ]4वी शती ई० 
तक बना रहा । 


एशिया के प्रन्य देशों की श्रपेक्षा चीन मे बौद्ध ज्ञान के साथ-साथ 
बौद्धकला का प्रभाव भ्रधिक कारगर सिद्ध हुआ्ला | चीन में कला का अम्युदय 
धुदूर श्रतीत मे हो चुका था। लगमग छठी शती ई० मे, कंची के श्रभाव 
मे भी चीनी चित्रकला मे रंगो का सौष्ठव, व॒क्षो की कमनीयता श्रभिव्यक्त होने 
लगी थी । कूची के प्रयोग के बाद तो वहाँ ऐसे चित्र बने, जिन्होंने चीनी 
चित्रकला को विश्व की कला में उच्चतर स्थान पर पहुँचा दिया । 

ताँग युग (68-907 ई०) में निर्मित तुषित (पेकिंग स्थित) नामक विहार में 
पाँच सौ भहंतो की मूर्तियों में समनन्‍्तभद्र, भ्रवलोकितेश्वर, मंजुश्री भौर 
क्षितिगर्म प्रादि की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन मूर्तियों के 
सम्बन्ध मे कहा जाता है कि उतका निर्माण कुबलेखान के समय नेपाल से 
धाये तत्कालीन प्रसिद्ध कलाकार प्ररकिनों ने किया था। उससे पूर्व चीन 
सम्राट याँगती (605-67 ई०) के दरबार में खत्तन का एक चित्रकार रहता 
था, जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि वह भ्रोर उसका पुत्र, दोनों मारतीय शेली 
के बौद्धचित्र बनाने मे निपुण थे । 


यह ताँग-युग चीनी बौद्धकला का स्वर्णयुग रहा है। उसके निर्माण में 
भारतीय कलाकारो, स्थपतियों एवं शिल्पियों का भी समान रूप से योगदान 


948 भारतीय संस्कृति झ्लोर करः 


रहा । इस युग में गन्धार की यूनानी बौद्धकला ते चीनी-मूर्तिकला को प्रभावित 
किया और उनके शभाधार पर तुडः-हुप्राग, बुनू-काडः तथा लुनू-मेन की गुफाशों 
का निर्माण हुआ्रा | ये पंत गुफाएँ भ्रजन्ता तथा बाघ की गुफाभों के आ्रादशों 
पर निर्धित हुई थी और उनके निर्माण मे चीनी शिल्पियों तथा कलाकारों ने 
निष्ठा भौर निपुणता का परिचय दिया । 


चीनी इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि बुन्‌-काडः की प्रसिद्ध 
परत गुफाश्रो के निर्माण मे किसो भारतीय बोद्ध भिक्षु की प्रेरणा निहित थी । 
बुन-काढः की गुफाश्रों की मूर्तियाँ साठ से सत्तर फुट तक ऊंची थी, जिन्हें 
कि बमियान के बाद विश्व की सबसे बडी बुद्ध मूतियाँ माना जाता है । 
तुड-हुआँग की 'सहस्र बुद्ध गुफाशो' मे बुद्ध की विशालतम 90 फुट ऊँची मूर्ति 
को विश्व की सर्व श्रेष्ठ मूरति होने का श्रेय है । ऐसी ही मूर्ति भ्रफगानिस्तान 
के बमियान नामक स्थान पर भी बनी थी । 


चीन में बौद्धधर्म के प्रवेश के बाद कला के क्षेत्र मे एक नये युग का 
सूत्रपात हुआ । मारतीय मूर्तिकारो, चित्रकारों एवं वास्तुकारों ने चीन में 
भ्रनेक मठो, मन्दिरों चित्रों तथा मूर्तियों के निर्माण मे सहायता देकर भ्रपने सम्बन्धो 
को दृढ़ किया । इस योगदान में भारतीय चित्रकार शाक्यबुद्धि, बृद्धकीति 
झौर कुपारबोधि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चीनी चित्रकला में 
झालेवन, सुघड़ता, सुरुचि, सूक्ष्तता और रगो की सजीदगी में भारतीय प्रभाव 
है । भ्रपने इस नये रूप मे चोनी चित्रकला प्रशान्त महासागर से कास्पियन 
सागर तक प्रचारित-प्रसारित हुई । मारतीय कला की कड़ियाँ बमियान, खुत्तन, 
तुकिस्तान और तुर्फान तक जुड़ी हुई थी। इन स्थानों पर प्राप्त बहुत-सी 
सामग्री पर श्रजन्ता शैली का प्रमाव है। चीनी काफिले रेशम तथा भ्रन्य सामग्री 
पश्चिमी देशो की मंडियों मे ले जाते थे । इस श्रावागमन में उनका परिचय 
जनता शैली के चित्रो से हुप्रा श्रौर लौटते समय वे कई चित्रो को भी चीन लेते 
गये । चोन के उत्तर-पश्चिम के कान्‍्सू प्रान्त में पहाडइ को काटकार 469 
गुफाएँ निर्मित की गयी । इन गुफाशो को दीवारों तथा छतों पर प्रजन्ता, बाघ 
तथा एलोरा शली के झ्राधार पर ग्रनेक चित्र बने । 


इस प्रकार चीन में व्यापक रूप से उत्तरोत्तर बौद्धस्‍लला का एकाधिकार 
होता गया और चीनी चित्रकला की लोकप्रियता बढती गयी । चीनी चित्रकला 
पर बोद्धकला के सुप्रमावो का उल्लेख करते हुए डॉक्टर चाउ सिश्रांग कुप्मांग 
ने चीनी बोद्धधर्म का इतिहास (भूमिका, पृ० ]], १2) में लिखा है, 


बोौउ्धर्म ओर जेतथल का उदय 249 


“बोद्धधर्म के चीन में श्राने के बाद हमारी चित्रकला को नूतन प्रोत्साहन 
मिला | चित्रकारों को बौद्धधर्म ने नये भाव दिये । हमारे मन्दिरों के 
मित्तिचित्रों तथा बोद्धचित्रो पर अजन्ता के सिन्तिचित्रो का प्रभाव हो सकता 
है । हमारे इतिहास के भ्रारम्मिक युग के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम 
कुप्रो-तान-वाई भौर कुप्रो-हा-तो है। वे बुद्भचित्रो की निर्माण की दिशा में 
प्रख्यात थे । चीन मे बहुत-से चित्रकार मठों के शान्‍्त भौर एकान्त वातावरण 
मे रहते थे श्रौर वहां के मन्दिरों की भित्तियों को बुद्ध भ्रथवा श्रन्य 
सन्‍्तो के जीवन की घटनाप्रो तथा पश्चिमी स्वर्ग के चित्रों से अलकृत किया 
करते थे । बौद्ध चित्रकारों मे सबसे अधिक प्रसिद्ध व-ताग्रो-तृजे है, जो 
ईसा की छठी शती के पूर्वाद्ध में हुए। वह बौद्ध था प्रौर उसने मठो में 
बहुत कार्य किया ।” 


चीन के झोर-छोर तक बिवरे हुए वास्तुकला, मूतिकला और चित्रकला के इन 
भव्य एवं भ्रमर सगमों में मारतीय-चीनी कला-्समन्वय का प्रेरणादायी इतिहास 
सुरक्षित है, और वे उन पवित्र एवं महान्‌ धार्मिक भ्रभियानों के भी स्मारक हैं, 
जिनके मधुर सम्बन्धों के कारण निरन्तर पन्द्रह सी वर्षों तक दोनों देशों का 
जन-जीवन एक सूत्र में ग्राबद्ध होकर श्रपनी प्राष्यात्मिक तथा सास्क्ृतिक उन्नति 
की भ्रोर भ्रग्रसर होता रहा । दनदन श्ौर श्रहिलिक श्रादि स्थानों से जो चित्र 
प्राप्त हुए उनमे भारतीय चित्रकला के भ्रौर भी भ्रधिक प्राचीन प्रभाव का पता 
लगा । इस प्रकार के चित्र बमियान की गफाश्रों से प्राप्त किये गये, जिनका 
समय चौथी से छठी श०«०ई० है। इन भित्तिचित्रो मे भारतीय, ईरानी श्रौर 
चीनी प्रभावों का अदभुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। बमियान के उत्तर 
में स्थित फोरिदुस्तान मे जिन बौद्ध मठो का पता स्टीन ने लगाया उनमे उपलब्ध 
अ्भिलेखो से यह ज्ञात होता है कि उनका निर्माण गुप्त सम्राटों तथा 
पाल राजाओ के श्रादेशों पर हुझ्ना । 


प्रारियल स्‍्टीतन ने इन स्थानों की खोज मे जो प्रयत्न किये थेवे 
चिरस्मरणीय है। उन्होने बड़े श्रम, लगन झभौर कौशल से मध्य एशिया में 
प्राप्त सचित्र भित्तियो को दो इंच दीवाल के पलस्तरो सहित उतरवाकर उन्हें 
दिल्ली के सेन्ट्रल एशिया ऐटीक्बिटीज म्यूजियम के तीन कक्षों मे स्थापित 
किया। इतना बडा भित्तिचित्र-सग्रह विश्व के भ्रन्य किसो संग्रहालय में नहीं 
है। ये भित्तिचित्र चौथी से दसवी श० ई० के बीच के हैं और उन पर प्रजन्ता 
का प्रभाव है । 


250 भारतीय संस्कृति शोर कला 


उक्त प्रमाण-सामग्री से स्पष्ट है कि बौद्धकला ने एशिया फे विस्तृत 
भू-माग को विगत को प्रनेक शतियों तक व्यापक रूप से प्रभावित किया । उससे 
न केवल कला के पुनर्जागरण का सूत्रपात हुआ, भ्रपितु विस्तृत एशिया 
भू-खण्ड के साथ भारत मे घामिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धो की भी स्थायी 
परम्परा स्थापित हुई। उसने व्यापक मानव समाज में शान्ति, सदभाव तथा 
लोक-मंगल की भी चिर स्थापना को । 


भारत तथा भ्रन्य द्वोपान्तरों मे विद्यमान बौद्धकला के मठ, मन्दिर, संघाराम, 
बिहार, उपाश्रय श्रौर कन्दराएँ भारत की चिरन्तन एवं गम्भीर कलानुराग के 
साक्षी तथा शअपने निर्माता कलाकारों, शिल्पियो एवं स्थपतियो के भ्रमर स्मारक 
हैं । उन्होंने विगत के सकड़ों वर्षों तक विभिन्न मतानुथायी समाज को एकता 
के सूत्र मे बाँधे रखा और उनके विश्वासो को बल एवं शक्ति प्रदान करते 
हुए समान रूप से जन-मगल तथा शान्ति और सद्भाव का मार्ज प्रशस्त किया । 


सम्भवतः यही कारण है कि जहाँ विगत हजारो वर्षो के विस्तृत श्रन्तराल 
में विभिन्न शासको तथा साम्राज्यो का उथल-पुथल हुआ झौर उनका सारा 
वेभव तथा भ्रस्तित्व उन्ही के साथ समाप्त हो गया, वहाँ विश्व के सर्वाधिक 
सुन्दर कहे जाने वाले एशिया भर के मठ, मन्दिर, कला-सस्थान भारत के 
प्रस्तित्व को झ्राज भी सुरक्षित एवं जोवित बनाये हुए हैं। 


बोदकला में लोकानुराग 


बौद्धकला का समस्त एशिया के देशों की कोटि-कोटि जनता पर इतने 
व्यापक ध्रौर दीर्घकालीन प्रभाव के कारण सम्भवतः: उसमे निहित लोकानुराग के 
चिरन्तन तत्त्व थे। बौद्धकला को इतनी शभ्रधिक लोकप्रियता प्राप्त होना विश्व 
इतिहास की एक श्रपूर्व घटना है। इसका कारण सम्भवतः धर्म की लोक-मंगल 
भावना है | तथागत बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवतंव किया था उसके आधार थे 
लोकमानस के सनातन विश्वास, उसकी परम्परागत मान्यताएँ और सबंस्वीकृत 
निष्ठाएं । उनका समष्ठिगत लक्ष्य था जन-मंगम । बौद्धधर्म के इन 
जन-मगलकारी सन्देशो की वाहिका बती बौद्धकला । बौद्धकलाकारो ने बुद्ध के 
सार्वभौम श्रादर्शों को, जो कि सुदूर भंघलों मे फली ग्राम्य जनता की ब्रनुभूतियो 
में अनुस्यूत थे, श्रपनी कला-कृतियों में इस प्रकार संजोया एवं पिरोया फि उसका 
प्रभाव न केवल भारत में, अश्रपितु व्यापक मानव-समाज में प्रचारित 
प्रसारित हुप्ना । 


थौद्धधर्म धोर जैनपर्म का उदय 25] 


कला के लोक-विश्वासों की यह भ्रन्तर्घारा प्रत्यन्त पुरातन एवं परम्परागत 
हैं। उनका मूल मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भ्रवशेषों में भी प्रन्तनिहित है । 
इन झतीतकालीन कलात्मक श्रवणेषों में पशु-पक्षी, वृक्ष, वनस्पति प्ौर स्त्री- 
पुरुषों के अ्रंकनों में उसका भव्य रूप श्रभिव्यक्त हुझ्ना है। मौयंयुग के पूर्व की 
यक्षों की मूर्तियों में वह परम्परागत कला प्पने पूर्ण वेभव को प्राप्त हुई। जन- 
जीवन की प्रभिलाषाओों के भनुरूप इन परम्परागत कला-कृतियो में लोकशली 
का रुझान समाहित है। परम्परागत लोककला की यह थातो उन कला-कझृतियो 
से स्वंथा पृथक है, जिनका निर्माण राज्याश्रथो के भ्रन्तगंत हुप्ना । 


बौद्धकला में एक झोर जहाँ धर्म की पवित्र भावना से श्रोत-प्रोत होकर 
देवी-देवताप्रों का व्यापक रूप से अकन एवं चित्रण हुग्ना है, जिनमें श्रघिकता 
बुद्ध तुथा बोधिसत्त्वों तथा तत्सम्बन्धी कथाश्रों की है, वहाँ दूसरी श्रौर जीवन 
की प्रन्य दिशाप्रो में भी विविधतापझों के दर्शन होते हैं। जीवन की ये 
विविधताएँ कलाकार की अपनी शनुभूतियाँ हैं, जो कि उसे देनिक जीवन से 
प्राप्त हुई हैं । इसके प्रमाण बौद्ध मन्दिरों, मठों तथा ग्रुफाप्रों में ग्रकित विविध 
दृश्य है, जिनमे मानव के प्रेम, मनोरजन प्रौर विषाद-वियोग के सम्मिश्चित राग- 
भावों का सजीव दर्शन होता है। विभिन्न स्त्री-पुरुषों, राजाप्नों, योद्धाश्ो, 
खेतों, खलिहानों मे काम करते हुए श्रमिकों, किसानों भौर भाखेट में श्रनुरक्त 
शिकारियों के विविध दृश्य वस्तुत: व्यापक जन-जोवन मे फंले ठुए परम्परा से 
चले श्राते ऐसे क्रिया-कलाप हैं, जिनका सम्बन्ध मानव-जीवन से सदा जुडा 
रहा । बोद्धकला मे इन मानव सहज विविधताओों का सजीव झौर स्वामाविक 


झकन हुग्रा है। 

आरम्म में कलाकारों ने बुद्ध तथा उनके शभ्रादर्शों से सम्बद्ध विषयों को 
मू्तित करने में ही भ्रपनी कला का लक्ष्य समभा। बुद्ध झनेक वर्षों तक 
नगरो तथा ग्रामों में जन साधारण के बीच रहे | तीसरी शती ई० के 
बाद कलाकारो का ध्यान जन-जीवन की विविघताओ की श्लोर केन्द्रित हुग्ना, 
झौर उन्होने प्रेम, क्रोड़ा-कौतुक तथा सामूहिक मनोरजन के दृश्यों को कला में 
स्थान दिया । उनके रचना-विधान में प्रवपिक्षया पर्याप्त परिष्कार और 
सौन्दर्यंदृष्टि समन्वित है । 

बौद्धकला में यह परम्परा इसी रूप में झागे भी प्रवर्तित होती गयी । 
भारतीय लोक-विश्वासों में श्रुति-स्मृति-पुराणों से परम्परागत यक्ष यक्षी, गन्धवं, 
देवी-देवता, वृक्षपुजा भ्रादि देव-लोक-मिश्रित कथाझ्नरों का भरहुत तथा साँची 


952 भारतोय हंस्कृति भोर कला 


झादि के तोरणों में बड़ी सजीवता के साथ प्रंकन हुआ है। इनकी छवियाँ 
इतती ब्राकर्षक एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई कि वह कला की संजवनी शक्ति 
बनकर समस्त लोक-मानस पर छा गयी झौर साँची स्तृूप की तरुणी यक्षी 
तथा भरहुत स्तूप की सुमद्रा, सुदर्शना, मिशअरकेशी एवं झलम्बुषा श्रादि 
भ्रप्पराशों के विमुग्घकारी सोन्दर्य ने बौद्धधमं के तप, त्याग तथा संयम के 
विरोधामास को इसलिए श्रात्मसात कर लिया, क्योकि उसमें परम्परागत 
लोक-प्रास्थाप्रो के सुपरिचित एवं स्वीकृत आदर्श निहित थे ।' 


बौद्धकला में लोक-जीवन की श्रनुभूतियों का रूपायन नदियों, भीलो, 
भरनों, पशु-पक्षियो, वुक्ष-लताप्रों श्रौर पुष्प-फूलो के विभिन्न रूपों मे हुआ है । 
उनमे मानव-जीवन के प्रेम, सौन्दर्य श्रौर करुणा की कोमलताएँ भ्रर्न्तानहिंत हैं 
श्रौर इसीलिए उनमें इतनी अधिक संवेदनशीलता तथा प्रमावकारिता 
घ्वनित हुई है । 


इस प्रकार लोक-सम्पूजित एवं लोकानुभूतियों पर श्राघुत बौद्धकला ने बौद्ध . 
घर के मानव मगलकारी महान्‌ श्रभियान को मारत और भारत के बाहर 
प्रचारित एवं प्रतिष्ठित करके मानवता की मौतिक तथा प्राध्यात्मिक 
सम्पदाभो से समृद्ध किया । 

जैनघर्म 

भारत के सुधारवादी घामभिक श्रान्दोलनों मे जेनधर्म का प्रमुख योगदान रहा 
रहा है। श्रमण-सस्कृति के प्रवत्तेक जनधर्म का श्रस्तित्व सम्मवत: प्रागतिहासिक 
है । वैदिक युग में उसने ब्रात्यो और श्रमण ज्ञानियों का प्रतिनिधित्व किया । 
जैनधर्भ के प्रवत्तेक चौबीस तीर्थंकरो में ऋषमदेव प्रथम तथा महावीर स्वामी 
भ्रन्तिम थे। उनके तेईसवें तीथंकर पाश्वंनाथ बडे प्रतिमाशाली तथा ऐतिहासिक 
महापुरुष हुए । वे क्षत्रिय राजपुरुष थे और उनका जन्म महावीर स्व्रामी से 
लगभग ढाई सौ वर्ष पहले (800 ई० पूर्व) बतारस में हुआ था । तीस वर्ष की 
युवावस्था में ही उन्होने गृहत्याग कर दिया । सत्तर वर्षों तक धर्म-प्रचार करने 
के उपरान्त उन्होने मोक्ष प्राप्त किया | उन्होने चार शिक्षात्रों वाने धर्म को 


जन्म दिया था। उसमें अहिंसा, दया, सत्य और भ्रस्तेय के श्राचरण पर बडा 
बल दिया गया है। 


जेनधर्म को प्रशस्त मानवीय भादर्शों से परिमण्डित करके लोकप्रिय 
बनाने तथा प्रचलित करने मे महावीर स्वामी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है| 


बोदभर्म झोर जंमधर्म का उदय 253 


उनका जन्म चेत्र शुक्ला अयोदशी 539 वि० पूर्व को वशाली के नातवशीय क्षत्रिय 
कुन्न में हुआ था । उनकी माता का नाम त्रिशलादेवी झौर पिता का ताम 
सिद्धार्थ था, जो महाज्ञानी और सन्त स्वमाव के महापुरुष थे। विवाह होने के 
बाद महावीर स्वामी के धर में एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रियदर्शता 
रखा गया; किन्तु पुत्री के जन्म के कुछ दिन पश्चात्‌ उन्हे गृहस्थे एवं सांसारिक 
जीवन से वैराग्य हो गया था । बीस वर्ष की अल्पायु मे ही थे संनन्‍्यासी हो गये । 
बारह वर्ष की कठोर तपस्था और सर्वथा एकान्तवास के भ्रनन्तर ऋजुपालिका 
या ऋजुकूला नदी के तट पर 'शालमू' वक्ष के नीचे उन्हें सरबोधि' प्राप्त हुई । 
तदनन्तर लोकानुग्रह के लिए उन्होने उज्जधिनी, बेशाली, राजगृह तथा श्रावस्ती 
भ्रादि तत्कालीन प्रसिद्ध नगरो में भ्रपने उपदेशों से बहुसख्यक जनता को श्रपना 
झनुयायी बताया। अपने उपदेशों में उन्होने करुणा, दया, अहिंसा और 
श्रात्मोन्‍्नति की स्वतंत्रता पर बल दिया । काशी, कोशल, सौवीर तथा प्रवन्ति 
झादि जनपदों और लिच्छुवी तथा मल्‍ल आदि गणतन्त्रो की जनता ने उनको 
हृदय से वरण किया । महाबीर स्वामी के उपदेश इतने लोकहितकारी सिद्ध 
हुए कि मगध के नरेश बिम्बिसार तया प्रजातशत्रु जेसे प्रभावशाली सम्राट्‌ भौर 
राजगुह के अ्धिपति राजा श्रेणिक ने जेनधर्म के सदाचारो तथा नैतिक 
श्रादर्शों को श्रपनी नीति का अभिन्‍न अश्रंग बनाया । 


जीवों के लाम तथा उपकार के लिए महावीर स्वामी दिन-रारत॑ मे चार 
बार उपदेश किया करते थे । निरन्तर तीस वर्षों तक उन्होने देश के विभिन्‍न 
प्रंचलो का पेदल भ्रमणकर जंनधर्म का प्रचार किया। अन्त मे कातिक 
कृष्णा अमावस्या को 72 वर्ष की भ्रवस्था मे, 467 वि० पूर्व को बिहार स्थित 
पावापुरी के बत में महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया । 


श्रमण सस्क्ृति के प्रवर्तक जनधमे मे सदाचार को सर्वोपरि महत्त्व दिया 
गया है । शरीर एवं प्रात्मा की पवित्रता एवं उन्‍नति के लिए राम-द्वेष, मोह, 
क्रोध, मान, पाप श्रौर लोम आदि दुर्व्यसनो का परित्याग करने के लिए जो 
श्राचरण किया जाता है उसी को 'सदाचार,' 'सयम या 'सम्पक चारित्र' कहा 
गया है| पापकर्मों का परित्याग और पुण्यकर्मों का श्र्जत ही सदाचार है। 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, श्रक्रोष और अ्रपरिग्रह--ये पुण्यकर्म हैं । 

सदाचार का प्राधार दया है | दया के चार रूप है--?. प्रतिहिसा की 
मावना ने करके सहिष्णुता प्रदर्शित करना, 2. दूसरे की उन्नति पर प्रसन्नता 
भ्रयट करना, 3. दुःखियों के प्रति सहानुभूति तथा उनका दुःख दूर करने के 


254 दि भारतीय संस्कृति झोर कला 


लिए प्रयत्नशील होना, और 4. पापकर्म करने वालो के प्रति सहानुभूति 
एवं क्षमा का माव रखना । इस चतुर्विध दया को जीवन में चरितार्थ करना ही 
सदाचार है । 

सदाचार का दूसरा आधार भहिसा ब्रत है, जिसे जीवन का सर्वोत्तम 
आदर्श माना गयां है। यद्यपि भौर धर्मों में मी भ्रहिसा के परिषपालन पर बल 
दिया गया है, तथापि जेनधर्म में श्रहिसा का विचार विशेष ढंग का है। एक 
हाथी से लेकर चींटी तक समस्त प्राणियों श्रौर राई से पर्वत तक समस्त भ्रचेतन 
जड़ वस्तुओं को जनधर्म मे जीव माना गया है। जब कि संसार मे प्रत्येक 
जड-चेतन वस्तु प्राणवान्‌ है, तब जाने या भ्रनजाने में हिसा होनी स्वाभाविक है । 
इन विभिन्न प्रकार की हिंसाभ्रों से बचने के लिए वहाँ उपाय भी बताये गये हैं $ 


जन संस्कृति का वचारिक पक्ष अत्यन्त उदार, व्यापक औौर मानवतावादी 
है । उसमे देश, काल, द्रव्य और भाव के प्रनुसार प्रत्येक वस्तु का स्वरूप निर्णय 
किया गया है | जन-दृष्टि से जीव-भ्रजीव-सयुक्त जो श्रनन्त प्राणि-जग्रत्‌ है, 
उसमें भ्रसंख्य जीवात्माएँ विद्यमान हैं। ये जीवात्माएँ श्रपने कर्ममोगों के 
अनुसार विभिन्‍न स्थितियों (जन्मो) को प्राप्त हुईं हैं। किन्तु ज्ञानात्मक 
विकास के द्वारा वे भ्रपने परमात्म-पद को प्राप्त करने की पूर्ण योग्यता रखती 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रपने-आ्राप में पू्णता प्राप्तककर सुख, धर्म तथा ज्ञान का 
श्रधिकारी बन सकता है श्र इस पतनोन्मुख संसार से जिमुक्त होकर सदगति 
को प्राप्त कर सकता है। इसी मार्ग पर चलकर वह श्रपनी श्रात्मा की 
व्यापकता का दर्शन कर सकता है । जैनधर्म की मानवतावादी विचारधारा 
का सम्यक्‌ विवेचन-स्यथादवाद' सिद्धान्त मे हुआ है, जिसके झ्रनुसार मानव के 
समस्त विरोधो तथा श्रसमानताझ्रों का पर्यंचसान होकर एकता श्रौर समानता 
का व्यापक दृष्टिकोण बनता है। जग्रतू की अभिन्‍नता एवं श्रखण्डता का 
निरूपण करने वाला यह 'स्यादवाद' सिद्धान्त वास्तव में मानव-मस्तिष्क की 
चरमोननति का सूचक है । 


जन सस्क्ृति में सदेव लोक-भावना की प्रधानता रही है । लोकानुग्रह भौर 
लोक-मगल ही उसका एकमात्र अभिप्रेत रहा है। एकान्त मे बैठकर तत्त्व- 
चिन्तन करना या केवल वयक्तिक श्रात्मबोध द्वारा उन्नत होना जनघमे का 
उद्देश्य नही रहा है। महावीर स्वामी श्रौर उनके प्रनुयायी भिक्षुप्रो ने देश के 
विभिन्न भागों में भ्रमण तथा प्रत्येक बर्ग के लोगों से सम्पर्ककर उनकी भाषा भौर 
समभकके प्ननुसार उन्हें भ्रात्मोन्नति का मार्ग बतलाया । उन्होंने मागघी भाषा को 


घौद्धपम प्रौर जेतभर का उदय 955 


क्षपने उपदेशों के लिए भ्रपनाया। साहित्य-रचनता के किए उन्होंने प्रचलित” 
संस्कृत भाषा का उपयोगकर प्रपनी उदारता का परिचय दिया । 


लोक-जीवन के प्रति निष्ठाव/न्‌ होने के कारण जन सस्कृति का राष्ट्रीय 
चरित्र भी भत्यन्त उन्‍नत है । भादिक्वाल से ही जैन धर्मानुयायियों ने राष्ट्र को 
भावनात्मक एकता को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। घर्म, 
कला भौर साहित्य--तीनो माध्यमों से उन्होंने जन-जीवन में राष्ट्रीयता 
को उत्प्रेरित किया । देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले उनके देवस्थान 
उनकी धामिक निष्ठा के परिचायक तो हैं ही, साथ ही उनकी स्थापना मे 
राष्ट्रीय संकल्प भी भनुस्यूत है। बीहड़ जंगलों श्रौर दुर्गंग पर्वत प्रदेशों में 
मन्दिरों, मृतियों और ग्रुफाम्रो का निर्माणकर उन्होने म'तुभूमि की प्रखण्डता 
को बनाये रखने का सराहनीय प्रयत्न किया । 

इस प्रकार ज॑नधर्म ने श्रतीत के सकड़ों वर्षों से भारत के बौद्धिक, 
सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक नवजागरण में प्रपना श्रविस्मरणीय योगदान किया । 


ज॑नधर्म के प्रमुख दो सम्प्रदाय 


श्वेताम्बर झोर दिगम्बर 

मगवान्‌ तथागत के निर्वाण के बाद जंसे बीद्धधर्म के क्षेत्र मे भ्रनेक 
मत-मतान्तर और सम्प्रदायजन्य मतमेदों का प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होना प्रारम्भ 
हो गया था, वैसे ही महावीर स्वामी के बाद जनधर्म के क्षेत्र में भी 
सैद्धान्तिक मतभेंदों के कारण प्रमुख दो दल बन गये थे। जैनधर्म के इस 
दलगत विभेद का बडा रोचक इतिहास है । 

महावीर स्वामी के नौ प्रकार के शिष्य थे, 'स्थविरावली” मे जिन्हें “गण' 
कहा गया है। उनके मुखिया को गणधघर' कहा गया है। इस प्रकार के 
ग्यारह गणधर' थे, जिनके नाम थे : इन्दुभूति, भग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, 
सुघर्मा, मण्डिक, मौय॑पुत्र, श्रकम्पित, भ्रचल भ्राता, मेतायें भ्रौर प्रभास । इनके 
प्रतिरिक्त गोशाल भौर जमालि भी महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यो मे से थे । 
महावीर स्वामी की यह शिष्य-परम्परा 3]7 ई० पूर्व तक प्रटूट रूप में 
बनी रही । 

मद्दावीर स्वामी की शिष्य-परम्परा में जित शिष्यों ने संघ” का कार्य 
सुचारु रूप से संचालित किया शोर श्रपने भ्रच्छे कार्यों के कारण लोकप्रियता 


256 भारतीय संस्कृति भ्रौर कला 


को भ्रजित किया उनमें प्रार्य मद्रबाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
5]7 ई० पूर्व में संघ के संचालन का कार्य उन्होने भ्रपने हाथों मे लिया । सघ 
की: स्थिति को दृढ़ करने के उपरान्त सात वर्ष बाद 5]0 ई० पूर्व में आचार्य 
: भद्रबाहु ने सघ के संचालन का कार्य अपने योग्य शिष्य स्थुलमद्र के ऊपर 
निर्भर कर स्वयं दक्षिण की झोर भ्रमण के लिए चले गये। भाचायें भद्बबाहु 
के यात्रा-प्रवास के अ्रनन्तर स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र मे जेन साधुओं को एक 
अहत्‌ सभा का श्रायोजन किया। उसमें जैनो के श्रग-प्रन्थों का नये सिरे से 
संग्रह करने के लिए योजनाएँ पारित की गयी । 


कुछ दिन बाद मद्रबाहु जब भ्रपनी दक्षिण यात्रा से वापिस श्राये तो 
उनके समक्ष पाटलिपुत्र की उक्त विज्ञसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीकृति 
के लिए रखा गया। श्राचार्य भद्रबाहु ने उन पर स्वीकृति देने से स्पष्ट इन्कार 
कर दिया | श्राचायं मद्रबाहु की भ्रनुपस्थिति मे एक नथी बात और हुई। 
स्थृूलभद्र की झ्राज्ञा से जेन साधुशों ने वस्त्र १हनना झारम्भ कर दिया था। 
भद्रबाहु को यह बात भी उचित प्रतीत न हुई। फलतः यह विवाद उम्र रूप 
धारण करने लगा । श्रन्ततः श्राचार्य द्रबाहु श्रपने विश्वासी कुछ शिष्यो को 
साथ लेकर भअन्यत्र चले गये भौर वे भ्पने पुराने आचरण पर ही दृढ रहे । 


इस प्रकार जैन साधुशो के बीच दो दल हो गये : एक श्वेताम्बर श्रौर 
दूसरा दिगम्बर । जैनियो के इन दो सम्प्रदायों का श्रारम्म 300 ई० पूव में 
हो चुका था। इन दोनो सम्प्रदायों के प्रवतेक आचाये भद्रबाहु का परलोकवास 
497 ई० पूर्व मे और स्थुलमद्र का 252 ई० पूर्व मे हुआ । 


किन्तु उक्त दोनो प्रवर्तक आचायों का परलोकवास होने के भ्रनन्तर भी 
जैन मुनि-समाज मे 300 ई० पूर्व में रहन-सहन और सद्धान्तिक मतभेद के 
कारण जो दो दल बन गये थे, आगे चलकर उनमे समभौता होने की श्रपेक्षा 
उग्र मतभेद बढता ही गया । 


बौद्धधर्म की भाँति जेनधर्म का उदय भी यद्यपि एक ही महान्‌ उद्देश्य 
को लेकर हुआा था; किन्तु कुछ समय बाद ही वह इतनी शाखाओ्नो मे विभाजित 
हो गया, जिनके कारण अपने मूल उद्देश्यों को अधिक लोकप्रिय बनाने की 
अपेक्षा उनका विकास ही भ्रवरुद्ध हो गया | ऊपर से देखने पर यही कहा 
जा सकता है कि अनेक शाखा-सम्प्रदायों मे विभाजित होकर जन श्रौर बौद्ध 


दोनो घर्मों ने श्रपनी-ध्रपती उन्नति की; कूछ प्रंशों में, विशेषतः 


लौद्धधर्म शोर जेनधर्त का उदय 257 


साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में, इससे भ्रच्छी परम्परा स्थापित हुई; किन्तु सूक्ष्म 
अध्ययन करने से यह स्पष्ट एवं सत्य है कि इन शाखा-सम्प्रदायों के कारण दोनों 
धर्मों की गति क्षीण होती गयी । 


असेंसंघ 


जेतधर्म की जिन शाखा-उपशाखाश्रों का निर्देश ऊपर किया जा चुका है 
उन सब की नामावली प्रस्तुत करता श्रौर उन सब के उदमव के कारणों पर 
प्रकाश डालना यहाँ सम्मव नही है; किन्तु साहित्य के क्षेत्र मे, विचारों के 
क्षेत्र मे भौर भ्राचरण के क्षेत्र मे श्रव तक जो स्थिति रही है उनके परिचायक 
मूलसंघ, काष्ठासघ, तेरापथ, यापनीयसंघ, ग्रौडसंघ, मयूरसंघ, नन्दिसंघ, 
निम्नंग्यसंघ, कचंकसंघ, वी रसेणाचायंसघ, पुन्नाटसंघ, किन्नूरसंघ, वलात्कारसंघ, 
सेनानवय, तापगच्छ, सरस्वतीमच्छ, वागड़गच्छ भौर लाटबागडगच्छ श्रादि 
जैनधर्म की ऐसी शाखाएँ हैं, जिनके कारण जनघधर्म बहुमुखी धर्म के रूप में 
किसी समय भारत की इस भूमि पर श्रपनी उच्च प्रगति पर रहा; किन्तु 
जिनमे से भ्रधिकांश विचारधाराएं श्रपनी भ्रस्थिरता के कारण थोडे ही समय 
में अपने श्रस्तित्व को गवाँ बंठी । 

सक्षेप मे जनधर्म के श्वेताम्बर और दिगम्बर, इन दो प्रमुख 
विचारधाराभो श्लौर उनके शभ्रन्तगगंत की अनेक विचारधाराशो का यही 
इतिहास है । 


जेनधर्म और बौद्धधर्म की एकता 


परम्परा से प्रवर्तित वेदिक धर्म की महानताशों को जब पुरोहित कहे 
जानेवाले वर्ग ने सीमित, सकीर्ण एवं स्वार्थशाघन का माध्यम बना लिया था 
तब उसके विरुद्ध जिन प्रगतिशील लोगो ने झावाज लगायी वे ही ज॑त भौर 
बौद्ध कहे गये । इस दृष्टि से जैन-बौद्धों के धार्मिक दुष्टिकोण प्रायः एक ही 
रहे हैं; किन्तु दर्शन के क्षेत्र में मी उनके सिद्धान्त कुछ समझौता एवं समानता 
का उद्देश्र लेकर विकसित हुए । उन्हीं का प्रतिपादन करना यहाँ 
श्रमीष्ट है । 

कर्मफलवाद भौर पुरोहितवाद के प्रतिपादक ब्राह्मण-ग्रन्थों का जो विरोध 
उपनिषदों में प्रकट हुआ था, उसका प्रमाव ई० पृर्व छठी शताब्दी में एक 
झालोचनात्मक भावना के रूप में प्रकट हुमा । मारत में यह बौडिक संघर्ष 

[7 द 


258 भारतोय संस्कृति झौर कला 


का युग था । वेदों घौर उपयिषदों की विचारधारा एक रूप में नहीं रही । 
उनके भीतर से एक व्यक्ति या सम्प्रदाय की नहीं, भ्रपितु एक बृहद्‌ जन-मानस 
की चिन्ताधाराएँ समन्वित थी। ये चिन्ताघाराएँ कमी-क्भी विरोधी भी रहीं । 
इन धाराप्ों में तत्कालीन विधारकों को जो श्रधिक रुचिकर प्रतीत हुई, उसने उन्हीं 
को लेकर श्रपने सिद्धान्तों का स्व॒तन्त्र विकास किया। इसी कारण जैन, बौद्ध तथा 
श्रन्य दर्शन-सम्प्रदायों का जन्म हुआ । लेकिन एक ही स्रोत से उत्पन्न होने के 
कारण, इन सभी धर्मों की, ब्राह्मणघर्मं के साथ समानता बनी रही भौर इन 
सभी धर्मों पर इस देश की रुचियों का भी प्रभाव पड़ता रहा । 


यद्यपि उपनिषद एक प्रकार से वेदविहित सिद्धान्तो के समर्थक रहे हैं; 
किन्तु ब्राह्म ग्रन्थों की मोगवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी, या दूसरे 
शब्दों में वेदोक्त धर्म के प्रालोचनाप्रधान ग्रन्थ होने के कारण वे जैन-बौद्ध 
दर्शनों के भ्रधिक निकट हैं; किल्तु वे वेदनिन्दक या वेद-प्रविश्वासी न होकर 
उनके प्रबल पक्षपाती हैं। वस्तुतः देखा जाय तो जन-बौद्धों ते जिस 
प्रालोचना-पद्धति को पअ्रपनाया और नास्तिकवाद की श्रेणी में अपने को 
प्रतिष्ठित किया उसके मूल हेतु श्राचायें चार्वाक और आचाय॑ बृहस्पति 
के विचार थे । 

किन्तु जेनधर्म भौर बौद्धधर्म के प्रधिष्ठाता महावीर स्वामी तथा बुद्धदेव 
ने जिस नास्तिकवाद को शभ्रपनाया वह बृहस्पति तथा चार्वाक के सिद्धान्तो से प्रसृत 
एवं उनका भ्रविकल रूप न होकर उनका सस्कृत, परिष्कृत रूप था । बृहस्पति 
तथा चार्वाक के भ्रहिसावादी दृष्टिकोण को तो इन दोनो महापुरुषों ने ग्रहण 
किया; किन्तु उनमे जो मोगवादी पक्ष की प्रधानता थी उसको उन्होंने छोड 
दिया; बल्कि यह कहा जाय कि श्रन्त तक जैनों श्रौर बौद्धों की विचारधाराएँ 
बृहस्पति एवं चार्वक के मोगवाद के सर्वथा विरुद्ध रही, तो 
प्रनुचित न होगा । 

गीता ऐसा पहला ग्रन्थ है, जिसमें ज्ञानेच्छु श्रास्तिको के विचारो का 
समर्थन और भौतिकवादी नास्तिकों के विचारों की विरोधी भावनाओ्रो पर 
मौलिक तथा गम्भीर ढंग से विचार किया गया है। किन्तु इसके झ्रतिरिक्त 'गीता' 
में एक नयी बात भी कही गयी है, कर्मकाण्ड एवं पुरोहितवाद के विरुद्ध । वैदिक 
यज्ञों की उपयोगिता के सम्बन्ध मे यद्यपि गीताकार ने श्रपना स्पष्ट मन्तव्य' 
नही प्रकट किया है; फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञों की मान्यता का 
उसमें समथेत नही किया गया है। गीता” के इस श्रस्पष्ट मन्तव्य की व्याख्या 


शौड्धर्म प्रोर जेनपधर्म का उदय 259 


थनों श्रौर बौद्धों ने की । जैन शौर बौद्ध दर्शनों की 'इस सम्बन्ध मे कुछ 
मौलिक मान्यताएँ भी हैं। जैन दर्शन मे जहाँ भ्रास्तिक दर्शनों के व्यावहारिक 
पक्ष का ही खण्डन किया गया है, बौद्ध दशन में वहाँ ध्रास्तिकों के व्यावहारिक 
और तात्विक, दोनों मान्यताओं का सयुक्ति-युक्‍त खण्डन किया गया है । 


जैन प्रौर बौद्ध, दोनों दर्शनों को तास्तिक श्रेणी में रखा गया है, यद्यपि 
दोनों दर्शनों ने कहीं मी अपने को नास्तिक नहीं कहा है। नास्तिकवाद के 
प्रवर्तक बृहस्पति झौर चार्वाक प्रभृति प्राचार्यों ने श्रपने सेद्धान्तिक विचारों 
की पुष्टि के लिए जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया है, ठीक उन्हीं का, उसी 
रूप में समर्थन जेन-बौद्ध दर्शनों ने महीं किया है। जन और बौद्ध दर्शनों 
के प्रनुसार नास्तिक वह है, जो परलोक का विरोधी, घर्माधर्म भ्रौर 
करत्तंव्याकर्त्तव्य से विमुख है । परलोक, धर्माचरण ध्लौर कत्तंव्यों के सम्बन्ध 
में जो माष्यताएँ भास्तिक दशनों मे दृष्ट हैं, जत झौर बोद्ध दर्शनों में उन्हीं 
का प्रतिपादन हुप्ला है । 


जन श्रौर बौद्ध दर्शनों का नास्तिक श्रेणी में परिगणित होने का एकमात्र 
कारण उतका वेदनिन्दक होता है, क्योंकि 'मनुस्मृति' में स्पष्ट कहा गया है 
कि 'नास्तिकों वेदनिन्दकः । आस्तिक दर्शन वेंदवाक्यों को अन्तिम प्रमाण 
मानते हैं भर जन-बोद्ध वेदों की सत्ता को बृहस्पति तथा चार्वाक के मतानुसार 
कल्पित मानते हैं । इसीलिए उनको सास्तिक कहा गया है। इसके साथ ही 
वे श्रास्तिकवादी विचारों के उत्तने ही विरोधी हैं, जितने ज़्डवाद के | इस 
दृष्टि से जेन भ्रौर बौद्ध दर्शन-सम्प्रदाय प्रास्तिक भ्रौर नास्तिक विचारधारात्रों 
के बीच के दर्शन हैं। जन दर्शन मे तो ब्राह्मण दर्शन की बहुत-सी बातो को 
उसी रूप में स्वीकार किया गया है । 


जैत भौर बौद्ध, दोनो दर्शन एक स्थिर चैतन्य को सत्ता पर विश्वास 
करते हैं । दोनों ही प्रहिंसा पर बल देते हैं प्रौर दोनों ही वेद की प्रामाणिकता 
पर अविश्वास करते हैं । व्यवहार प्रौर गीति की दृष्टि से जन दर्शन में सम्यक्‌ 
शान, सम्यक दर्शन भौर सम्यक्‌ चारिश्य को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार 
किया गया है। जैन योग से उपनिषदों के योग और बौद्धों के योग की पर्याप्त 
समानता है। जैन देन में शुन्यागरों में ध्यान करने का विधान; हित्ता, भ्रश्व॒त्य 
भौर चोरी भावि से विरति; सत्य, भ्रहिता तथा ब्रह्मचयं पर निष्ठा; कर्मों का 
विभाजन झौर कर्मपथ पर चलकर मोक्ष की परमावस्था को प्र,प्त करना प्रादि 


260 भारतीय संस्कृति प्रोर कला 


बातें बौद्ध दर्श से समानता रखती है। बौद्धो के मेत्री, करुणा, मुदिता झौर 
उपेक्षा सम्बन्धी विचारों को जैन दश्शन मे भी स्वीकार किया गया है। 


इस प्रकार भाचारों भर विचारो, दोनो दृष्टियों से जैनधर्मं तथा बौद्धधर्म 
में पर्याप्त समानता है । 


जैनकला 


जेनधर्म प्रौर बौद्धघर्म का मानव जाति के उत्थान में तो उल्लेखनीय योगदान 
रहा ही है; किन्तु कला के इतिहास में भी उनकी देन कुछ कम नही है | यद्यपि 
बौद्धकला की श्रपेक्षा जेतकला का क्षेत्र सीमित रहा है, फिर भी तत्कालीन 
सासकृतिक क्षेत्र में उसने बडी लोकप्रियता प्राप्त की । 

जनधर्म के प्रागम-ग्रन्थो की कला-विषयक सूची मे 'रूपगत” का भी एक 
नाम है, जिसके श्रन्तगंत मूतिकला और चित्रकला दोनों का समावेश हुआ है । 
कला में इन दोनो रूपो के सृजन तथा उन्नयन मे जन कलाकारों तथा शिल्पियी 
का भपूर्वे एव भ्रद्भुत कौशल सर्वत्र देखने को मिलता है। जैतागमों में जैन 
सन्दिरों की स्थापना के साथ-साथ जैन मूर्तियों के निर्माण का भी उल्लेख 
हुआ है। इस प्रकार के प्राचीनतम उदाहरणो में जेन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ विशेष 
स्थान रखती हैं। कलिंगराज खारवेल के हाथीगुम्फा-शिलालेख (200 ई० पूर्व) से 
विदित होता है कि लगभग 400-500 ई० पूर्व मे मी मूतियों की स्थापना होने 
लगी थी। अपनी घामिक तथा-सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए 
जनों ने बौद्धो की ही माँति देश के विभिन्न अंचलो मे कई गुफाप्रो पर मततियाँ 
भ्रकित की भ्रौर मन्दिरों का निर्माणकर उनमें भव्य एवं कलात्मक मूर्तियों की 
स्थापना की । श्रभय श्रौर वरद की मुद्रा में प्रनेक जन प्रतिमाएँ सुन्दरता में 
अनुपम हैं । जेन मूर्तियों की पीठिकाश्रों पर श्रंकित नतेकियों की छवियाँ जैनकला 
के नृत्य-संगीत की लोकप्रियता को भी प्रकट करती हैं । सतना से प्राप्त 
अभ्बिका देवी की मूर्ति ,जो सम्प्रतति प्रयाग संग्रहालय में है, भारतीय तक्षण 
काल की सर्वोत्तम कृति है । 

जेन कलाकारों ने प्रतिमाशास्त्र के विधि-विधानों पर विशाल मन्दिरो 
तथा भव्य प्रतिमाओों का निर्माणकर कला की परम्परा को समृद्ध किया। 
प्रस्तर तथा धातु से निर्मित ये जिन मूर्तियाँ न केवल जैनघर्म की भक्ति-मावना 
को, अपितु उनके निर्माता कलाकारों की गम्भीर कलासाघता को भी थोतित 
करती हैं । कृषाणयूग झोर गुप्तबयुग के लगभग पाँच सौ वर्षों के भ्रन्तशाल में 


बौद्धधर्म शोर जैनधर्म फा उदय 26, 


जैत मूर्तिकला का स्वर्णयुग रहा है । उसके बाद कन्नौज के हषवंश (600 ई०) 
से लेकर दक्षिण के पल्‍लवों, चोलों भौर चालुक्यों के समय (!200 ई०) तक 
निरन्तर उनका निर्माण होता रहा । पल्‍लवराज महेन्द्रवमेन्‌ के समय (7वीं 
शती) निर्मित सितनवासल गुफा की पांच जिन मूर्तियाँ जनकला की 
भद्दत्वपूर्ण देन है । 

मूतिकला की प्रपेक्षा चित्रकला के क्षेत्र मे जेनों का योगदान विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में जैन चित्रकला न केवल 
भ्रपनी समृद्ध थाती के लिए, अ्रपितु प्राचीनता के लिए भी प्रसिद्ध है। भारतीय 
चित्रकला की समस्त शैलियों में !5वी शती ई० से पहले के जितने भी चित्र 
प्राप्त हैं, उनमें मुख्यता तथा प्राचीनता 'जनचित्रो की हैं। प्राचीन महत्त्व के 
ये जेनचित्र दिगम्बर जेनियों से सम्बद्ध हैं, जिन्होंने श्रपने सम्प्रदाय-सम्बन्धी 
ग्रन्थों को चित्रित करवाने में बडी रूचि ली। इन आरम्मिक जेनचित्रों को 
विद्वानों ने पश्चिमी, गुजरात तथा प्रपञ्रशशली नाम दिया है । 


ऐतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से 0वी शती ई० से लेकर 5वी 
शती ई० तक की चित्रकला-परम्परा को जीवित बनाये रखने में जेत कलाकारों 
का सर्वाधिक योगदान रहा है। जैन चित्रकला के मुख्यतः तीन माध्यम हैं 
ताडपन्र, कपडा तथा कागज़ । ताडपन्र पर निर्मित चित्रों में 'कल्पसून', 
कालकाबाय कथा” और “सिद्धहेम-व्याकरण” की सचित्र प्रतियो का नाम 
उल्लेखनीय है । इन ताड़पत्रीय ग्रन्थों में पाश्वतवाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ भौर 
पनन्‍्य तीर्थंकरो के चित्र बने हैं, जिनकी सूक्ष्म रेखाएँ देखते ही बनती हैं । 


ताड़पत्रों के भ्रतिरिक्त कागज की पोधियों पर भी जन कलाकारो ने चित्र 
बनाये । इस प्रकार की अधिकतर पोधियाँ जैनधर्म से हो सम्बद्ध हैं; किन्तु 
मरार्कण्डेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती' भ्रादि ग्रन्थों के चित्रण में भी जैन 
कलाकारों का योगदान रहा। उन्होंने 'रति रहस्य और 'कामसृत्र प्रादि 
ग्रन्थों के श्राघार पर भी कागज के फुटकर चित्र निर्मित किये। काग्रज की 
जो पोधियाँ चित्रित की गयी हैं उन्हें ताइपत्नीय आकार में काटकर उन पर 
लैखन तथा चित्रण का काये किया गया है । इने पोधियों पर मूल्यवान्‌ स्वर्ण 
तथा रजत रंगों का उपयोग किया गया है । 

ताड़पत्र भौर कागज पर बने चित्रों में एक बिशेष श्रन्तर देखने को मिलता 
है । ताड़पत्नों पर जो चित्र बनाये गये, स्थानाभाव के कारण उनमें रेखाओं की 
बारीकी भ्रौर कलाकार का हस्त-कौशल देखने को मिलता है; किन्तु कागज पर बने 


962 भारतोय संत्कृति शोर फला 


चित्रों में, पर्याप्त स्थान होने के कारण, सुक्ष्मता एवं प्रतिमा का द्योतन कुछ 
शिथिल पड़ गया है। इसलिए कागज की सुलभता एवं सुविधा के कारण 
घत्र रचना मे तो भ्रधिकता हुई; किन्तु उनमें कौशल की कमी होने लगी । 

ताड़पनत्न भौर कागज के श्रतिरिक्त वस्त्र तथा पटों पर भी जैन- 
कलाकारो ने चित्रण किया । इन कलाकारों को वस्त्रचित्रों की प्रेरणा सम्मवता 
बौद्धकला से प्राप्त हुई थी । जैन शेली का एक महत्त्वपूर्ण वस्त्रचित्र वाशिगटन की 
फ्रीयर झार्ट गेलरी में सुरक्षित है, जो कि 'वसन्तविलास' (508 वि*» में 
रचित) पर प्राघारित है झौर जिसे विश्व चित्रकला के इतिहास में दुलेम 
कलाकृति माना जाता है। 'हम्जानामा' के कपड़े पर निर्मित चित्रों के सम्बन्ध 
में श्री पर्सी ब्राउन का कथन है कि आरम्म मे सुन्दर कागज के श्रभाव में 
चित्रों को निर्मित करने के लिए कपड़े का ग्राश्नन लिया गया। यह स्थिति 
]0वी तथा !]वी शत्ती तक बनी रही | तदनन्तर 2वी से 4वीं शती के बाद 
कागज की सुलमता के कारण वअस्त्रचित्रों का प्रचलन कम हो गया । इस प्रकार 
कपड़े पर निर्मित होनेवाले चित्रों या ग्रन्थों की परम्परा बहुत प्राचीन है। 
बृहद्‌ चित्रों के लिए कपड़े का उपयोग काग्ज-निर्माण के बाद भी होता गया । 
इस प्रकार के वस्त्रचित्रों का निर्माण लगभग 8वी शवी तक निरन्तर होता 
गया । वस्त्रों को बनाते समय मी उन पर रंग-विरंगें डोरो से चित्रण किया 
जाता था । 8वी शती मे निर्मित इस प्रकार के वस्त्रचित्र उपलब्ध हैं, जिनमें 
पभ्रनुपम भारतीय कौशल दर्शित है। इस प्रकार का एक बहुमूल्य वस्त्रचित्र 
ब्रिटिश म्यूजियम मे भी सुरक्षित है । 


जम चित्रकला का रखना विधान 


शैली एवं संरचना की दृष्टि से जेन चित्रकला का श्रपना पृथक्‌ महत्त्व 
है । उसका चक्षु-चित्रण उसकी विशिष्टता का द्योतक है, जो कि प्रत्येक दर्शक 
को सहज ही में श्राकषित कर लेता है। जन चित्रकला का यह चक्षु-चित्रण 
वस्तुतः जेन मूर्तिशिल्प का रिक््थ है, जिसे कि विशेष रूप से जैन प्रतिमाश्रों 
मे देखा जा सकता है। उसका प्रमाव राजपूत तथा मुगल शेलियों पर भी 
परिलक्षित हुआ । रगो श्रौर रेखाओं के संयोजन में जैन कलाकारों की सजगता 
प्रशसनीय है । ताडपत्रो पर श्रकित चित्रों में प्रधानत:ः पीले रग का उपयोग 
किया गया है, यद्यपि कही-कही स्वर्ण रग को भी सयोजित किया गया है । 
कागज के चित्रो की पृष्ठभूमि पीले तथा लाल रंग की है और वस्त्रचित्रों पर 
उनके छोटे-छोटे चिन्ह भ्रंकित कर दिये गये हैं । 


बौद्धधर्म भौर ज॑नधर्म का उदय 263 


जेन चित्रकला में घोतियों की सज्जा प्रत्यन्त भराकर्षक है । भ्रारम्मिक चित्रों 
में जैन साधुशों के वस्त्रों को मोती जैसे श्वेत या स्वणिम रंग में दिखलाया गया 
है । कई चित्रों में ईरानी प्रभाव के कारण मुगलकला की भलक भी देखने को 
मिलती है। पुरुषों के वस्त्रो में घोती, दुपट्टा भौर कटिपट प्रमुख हैं। इसी प्रकार 
स्त्रियों के चित्रों मे चोली, चुप्नर, रंगीन घोती झ्ौर कटिपट का प्रयोग किया गया 
है। शभाभूषणों में मालाशों तथा मुकुटों की प्रघानता है । स्त्रियाँ माथे पर टिकुली, 
कानो में कुण्डल भौर बाहो मे बाजूबन्द पहिने हैं। प्रायः समी जेनचित्र लम्बी 
रत्नमालाश्ों से प्रलकृत हैं । 


जैनचित्रो की श्राकृति एक चश्म, डेढ़ चश्म या दो चश्म है । एक चश्म या 
डेढ़ चश्म वाले चित्रों में ठोढ़ी सेब की तरह बाहर की श्रोर उभरी हुई है श्रोर 
उसके नीचे की रेखा में गौरव, गे तथा स्वाभिमान को प्रकट करने के उद्देश्य 
से भोल दे दिया गया है। दो चश्म प्राकार के खड़े हुए जन मुनियों की 
ठोढी पर त्रिशुल की माँति तीन रेखाएँ भ्रंकित हैं। भावों तथा नयनों का 
फैलाव समान है। एक चश्म तथा डेढ़ चश्म चेहरों में नासिका शुक-चंचु की 
माँति नुकीली है भौर भ्रनुपात से भ्रधिक लम्बी है। नेत्र उठे तथा बाहर की 
श्रोर उभरे हुए हैं। उनकी लम्बाई कर्ण प्रदेश को स्पर्श करती है। नेत्रो तथा 
नासिका के श्रंकन मे जैन चित्रकारो की विशेष कुशलता देखने को मिलती है । 


जैन चित्रकला तथा हिन्दू चित्रकला का विशेष रूप से राजपूत चित्रकला के 
साथ सम्बन्ध था। गुजरात की श्वेताम्बर कलम से जैन चित्रकला की उत्पत्ति 
हुई थी । राजपूताना तथा मध्यमारत में सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
कालान्तर में वह राजपूत कलम में समा गयी। जन कलाकार राजपूत कलम 
की भोर लगभग 5वी शती से ही आ्राकषित होने लग गये और बाद में मुगल 
चित्रकला मे ईरानी शिल्प के बढ़ते हुए प्रभाव से वहू भी श्रछूती न रह सकी । 
फलतः राजपूत चित्रकला,की बढ़ती हुई समृद्धि में जैन चित्रकला की परिणति 
हो गयी । इस रूप में जेन चित्रकला, राजपुत चित्रकला के साथ निरन्तर 
सम्पर्क स्थापित करती गयी । किन्तु कुछ बातों में दोनो की भिन्नता बनी रही । 
हिन्दू राजपूत कला जब स्थल मांसलता की प्लोर श्रपग्रसर हुई भौर उसमें 
राग-रागिनी, नख-शिख तथा बारहमासा प्रादि विषयक चित्रों का भ्रस्वाद 
लगने लगा तब भी जेनकला अ्रपनी परम्परागत धामिकता में प्रडिग बनी रही । 
अन्त में जैन चित्रकला ने श्रपना उत्तराधिकार राजपुत कलम को सौंपकर 
इतिहास में प्रपनी गौरवशाली परम्पश को सुरक्षित कर दिया । 


५64 भारतोय धल्कृति शोर कला 


जेयकला सें लोकानुराग 

जैनकला इस दुष्टि से श्रपनी प्रथक्‌ विशेषता रक्षती है कि उसमें इस राष्ट्र 
के लोक-जीवन का सजीव एवं यथार्थ भ्रभिव्यंजन हुआ है। ऐसा कदाचित्‌ 
इसीलिए सम्मव हुआ कि वह राज्याश्रयों के विलासमय वातावरण से भ्रछती 
रहकर भारम्म से भ्रन्‍त तक प्रपनी घामिक सीमाग्रो|मे प्राबद्ध रहकर सात्तविकता, 
प्रवित्रता को संजोये रही । उसकी प्राकृतियों, रेखाप्नो श्रौर रगों की रचना 
प्रक्रिया मे लोककला के तत्त्व निहित हैं । जेनकला के लोकाघार “कल्पसूत्र' तथा 
आाचारांगसूत्र मे वणित तीथकरों की जीवनियाँ रही हैं।ये कथाएँ अपनी 
मनोरंजकता के साथ-साथ लोक-प्रास्थाश्रों को मी ध्वनित करती हैं । 

तीर्थंकरों के दोनों पाश्वों में यक्ष-यक्षिणियों के युगल चित्र वस्तुतः जैन 
तोर्थंकरो श्नौर कलाकारो के लोक-जीवन के प्रति झनुराग के प्रतींक हैं। जैन 
साहित्य के निर्माताग्रो ने जिस प्रकार लोक-माषाओ्रो को अ्रपनाकर लोक-जीवन 
के प्रति भ्रपती निष्ठा को व्यक्त किया उसी प्रकार जैन कलाकारो ने भ्रपनी 
कला-कतियों में लोक-विश्वासों को श्रभिव्यजितकर लोक-सामान्य के प्रति 


भ्रपनी गहन प्रभिरुचि को प्रकट किया है । 
छ केछ 


दस/महाजनपद युग. 


राष्ट्र का संगठन 


राष्ट्र, जनपव झोर वेश 


प्राचीन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक स्रोतो से ज्ञात होता है कि सभी युगो 
के विचारको, शासकों शौर धर्माचायों ने राष्ट्र को सर्वोपरि महत्त्व दिया। 
वैदिक युग मे राष्ट्र की सुरक्षा-व्यवस्था और उसके संचालन-नियन्त्रण के लिए 
समा, समिति, तथा नरिष्टा आदि विभिन्न प्रकार की परिषदों का गठन किया 
गया । इन परिषदों में विधिवेत्ता विद्वानू, घामिक नेता श्रौर समाज के विभिन्न 
वर्गों के सुयोग्य लोगो का प्रतिनिधित्व होता था । राष्ट्र की सुरक्षा-व्यवस्था का 
समस्त दायित्व राजा का होता था। अथवंबेद की एक ऋच। (११।३।५) मे कहा 
गया है कि ब्रह्मचर्थ तथा तप द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है 
(ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति)। राजा के भ्रतिरिक्त जनता 
का भी सष्ट्र से घनिष्ठ सम्बन्ध हुम्ना करता था, क्योकि ऐलरेथ ब्राह्मण 
(८।२६) मे जनता को ही राष्ट्र की विधायिका शक्ति कहा गया है 
(राष्ट्राणि वे विशः) । 

वेदिक भारत मे राष्ट्र को सर्वोपरि शक्ति के रूप मे स्वीकार किया गया 
है, जिसको मनुष्य ही नहीं, देवता मी नमन करते हुए पाये जाते है। अ्रथवंवेद 
(१९।४१।१) में राष्ट्र के महत्त्व का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि 
समस्त जनता के कल्याण की इच्छा रखने वाले प्रात्मन्ानी ऋषियों ते श्रारम्भ 
में दीक्षा लेकर तप किया । उसके फलस्वरूप राष्ट्र, बल धौर पश्रोज का निर्माण 
हुप्रा (ततो राष्ट्र बलमोजश्व जातम्‌) । इसीलिए समस्त देव वर्ग को चाहिए 
कि वह राष्ट्र की प्रभिवन्दना करें ।! 

वेदिक ऋषियों द्वारा भ्रनेक ऋचाश्रो में राष्ट्र तथा राष्ट्रध्मं को सर्वोपरि 
महत्त्व देते हुए उसके कल्याण-मंगल के लिए शुमकामनाएँ प्रकट की गयी हैं । 
ऋग्वेद (१०।७३।५) के एक मत्र में कहा गया है कि वरुणदेव, बृहस्पति, इन्द्र 
झौर भग्नि चारों देवता राजा को स्थिरता एवं दृढ़ता प्रदान करे ।/ इसी प्रकार 
यजु्वेद (२२२२) में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र में घनुधेर, लक्ष्यमेदी श्रौर 


266 भारतोय संस्कृति श्र कला 


महारथी क्षत्रिय बोर उत्पन्न हों (भा राष्ट्रे राजन्यः इषव्योउतिव्याधी 
महारथों जायताम्‌) (यजुर्वेद (२३) की एक प्रन्य ऋचा में यह निर्देश किया 
गया है कि राष्ट्र का नेतृत्व करनेवाले लोग (राष्ट्रटस्‍क्षा के लिए सदा 
जागरित रहें | मातृभूमि के प्रति पुत्रवत्‌ भ्राचरण करते हुए (माता मूमिः 
पुत्रोहहूं पृथिव्या:--ऋग्वेद १२।१।१२) बेंदिक कवि का निर्देश है कि 'उसको 
सेवा में वह सदा तत्पर रहे' उपसप मातरं भूमिम--ऋग्वेद १०।१९।१)।॥ इस 
दुष्टि से ऋग्वेद के 'पृथ्वीसुक्त विशेष रूप से द्रष्टिव्य है । 


वैदिक राष्ट्र की सामाजिक तथा भौगीलिक परिस्थितियो का विश्लेषण 
करने पर ज्ञात होता है कि उसके संगठन भ्रौर नियमन की व्यवस्था ग्राज की 
अपेक्षा कुछ भिन्न थी । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रारम्म में उसके पाँच श्रंग 
निश्चित किये गये थे, जिनके नाम थे, कुल (परिवार), ग्राम, विश (कबीला), 
जन (जनपद) झौर राष्ट्र । ऋग्वेद तथा भ्रन्य सहिताभो स्‍झ्लौर परवर्ती वेदिक 
साहित्य मे राष्ट्र के इन पाँच भ्रगो या विभागो का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। राष्ट्र की प्रथम इकाई परिवार होता था झौर उसके बाद भ्राम, उससे 
बडा विश्‌ (वर्ग), उससे भी बडा जनपद श्रौर फिर राष्ट्र--इस रूप मे 
वैदिक भारत की सामाजिक व्यवस्था विभाजित थी। ऋग्वेद (१।११४॥१) के 
एक मंत्र में कामना की गयी है कि इस ग्राम के सब निवासी नीरोग एवं 
हृष्ट-पुष्ट हो (पुष्थं ग्रामे अस्मिन्ननातरम्‌) । राष्ट्र-्यवस्था के लिए घामिक 
तथा न्यायिक श्रादि जिन विशभिन्न परिषदों का गठन किया गया था, उत्तका 
आधार राष्ट्र के उक्त पाँचो प्रंग थे । 


बेदों तथा वेदिक साहित्य, पुराणों भौर 'महाभारत' श्रादि में राष्ट्र एवं 
जनपद की उच्नति, शासन-व्यवस्था, सीमा-विस्तार श्रौर स्वास्थ्य श्रादि के 
सम्बन्ध में भ्रनेक तरह के विवरण देखने को मिलते हैं। ये विवरण ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। स्मृतियों मे भिन्‍न-मिन्‍न जनपदों 
तथा देशों के निवासियों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ श्राचारो की व्यवस्था की गयी है । 
वहाँ उनकी प्रकृति तथा स्थिति के सम्बन्ध में मी प्रकाश डाला गया है। 
पुराणो तथा 'महाभारत' में उनके सम्बन्ध मे कुछ अधिक विस्तार से कहा 
शया है। इन सभी विवरणो का समन्वयात्मक श्रष्ययन करने पर ज्ञात होता है 
कि प्राचीन भारतीय समाज भिन्न-भिन्न देशों, प्रदेशों तथा जनपदों मे विभाजित 
था और उनका प्रशासन एक सवर्निमोदित संहिता के द्वारा सम्पन्न होता था । 
शासन की दृष्टि से समस्त राष्ट्र प्राच्य, उदीच्य, दाक्षिणात्य, पोर्वात्य आदि 


सहाजनपद युग 267 


दिशा-मेद के श्राधार पर विभक्‍त था। ऐतरेय ब्राह्मण” (८।१४) में ऐन्द्र 
महा भिषेक' के प्रसंग में विभिन्‍न जनपदों के राज्याभिषेक की परम्पराश्ों का 
उल्लेख ब रते हुए लिखा गया है कि प्राच्यों में साम्राज्य के लिए, दाक्षिणात्यों 
में मोज्य के लिए, पाश्वात्यो में स्वराज्य के लिए, उदीच्यों मे वेशच्य के 
लिए झौर श्रुवमध्य दिशा मे राज्य के लिए राज्याभिषेक की ध्यवस्था थी। 
इस प्रकार दिशाभ्रों के श्राधार पर जनपदों की व्यवस्था की गयी थी | 
एक-एक दिशा के श्रन्तगंत अनेक जनपद सम्मिलित थे; किन्तु उनकी 
शासन-व्यवस्था केन्द्रित थी । 

वदिक युग में ऐसे श्रनेक जनपदो का अस्तित्व प्रकाश में भरा चुका था, 
जिनको राजनीतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्स हो चुका 
था श्रौर जिन्होंने भारत के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक भ्रमभ्युदय में उल्लेखनीय 
योगदान किया । इस प्रकार के जनपदो का विवरण निम्नलिखित है । 

अग--अ्रंग जनपद का प्रथम उल्लेख भ्रथवंवेद (५।२२।१४) में गान्धारों 
तथा मागधों के साथ हुआ है। दोनो जनपद उत्तर वेदिक युग में प्रकाश में 
भ्राये । ग्रथवंवेद के उक्त सन्दर्भ में उन्हे दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। उन्हे दूरस्थ 
प्रदेश कहने का यह श्राशय हो सकता है कि सम्मवतः वे उन जनपदों से पृथक 
थे, जो झ्रायं सस्क्ृति के भ्रन्तर्गत थे। 'गोपथ ब्राह्मण” (९।६) में मी मगधों के 
के साथ श्रगों (श्रंगमागधा:) का उल्लेख हुआ । इस प्रकार अंगो का सम्बन्ध 
गान्धारों श्रौर मागधों से था । 


(रामायण, 'महामारत' तथा पुराणों मे भी ग्रग जनपद तथा वहां के 
राजाओ्रो का उल्लेख हुभ्ना है। 'वायुपुराण' (भ्र० ८५५।८६।६६) के पनुसार 
अनुवंशीय राजा बलि के पांच पुत्रो--अ्रंग, बंग, कलिग, सुम्ह ने पूर्व 
भर पूर्व-दक्षिण मे पाँच जनपद राज्यो की स्थापना की थी । 

वर्तमान भागलपुर से मुगेर तक के विस्तृत भू-भाग पर श्रंगों का शासन 
था । कुछ विद्वानों ने मागलपुर से दो मील पश्चिम की शोर चाम्बापूरी को 
अ्रग जनपद की राजधानी बताया है। किन्तु भ्रद्यत खोजो के श्राघार पर 
भागलपर से २४ मील दूर पत्थरघाटा पहाड़ी के निकट झ्राधुनिक चम्पापुर ही 
प्राचीन अम्बापुरी थी । 

भ्रन्क्ष---ऐतरेय ब्राह्मण” (७१८) के एक सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि 
एक बार जब ऋषि विश्वामित्र ने भ्रपने पचास पुत्रों को यह आदेश दिया कि 
ये शुनःशेष को अ्रपता माई स्वीकार करें, तब उनके इन्कार करने पर 


268 भारतीय संस्कृति ह्लोर कला 


विश्वामित्र ने उन्हें शाप दे दिया कि वे प्रन्भ, पुण्ड् भादि भारयेतर जातियों में 
परिग्रणित हों । इस प्रकार अन्ध्रों का अ्रस्तित्व भ्रति प्राचीन है। उत्तर में 
गोदावारी से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी से घिरा हुझा भू-भाग भ्रन्घ जनपद 
के भ्रस्तर्गत था । उसको राजधानी प्रतिष्ठानपुर (पेठन) थी | वर्तेमान पभ्रान्ध्र 
प्रदेश यद्यपि मौगोलिक दृष्टि से कुछ मिन्नता रखता है; किस्तु उसका सम्बन्ध 
प्राचीन अन्ध्र जनपद से ही बना हुम्ना है । 


कम्योज>-कौ टिल्य ने शस्त्र, कृषि श्रोर व्यापार द्वारा जीवकोपार्जन करने 
वाले गणतन्त्रो में कम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी झ्रादि जनपदों का 
उल्लेख किया है प्राचीन ग्रन्थो श्रौर शिलालेखो में भी उत्तरापय के कम्बोज 
जनपद का उल्लेख हुआ है । श्रशोक के शिलालेखों में काम्बोजो का उल्लेख 
गान्घारो के बाद हुआ्आा है। पाणिनि (प्रष्टाध्यायी ४।१॥१७४) में काम्बोजो का 
उल्लेख किया है, जिससे प्रतीत होता है उनमे एकराजशासन प्रणाली प्रचलित 
थी । यास्क्र (निरुक्त २१।३।४) ने लिखा है कि काम्बोजों की मातृमाषा 
संस्कृत थी; किन्तु उसमें पड़ोसी ईरानियो की भाषा के रूप मी मिल गये थे । 
कालिदास ने इस जनपद के भ्रखरोट वृक्षों का वर्णत किया है । 

हिमालय तथा सिन्धु नदी के बीच हिन्दुकुश पर्वत तक इस जनपद का 
अस्तित्व व्याप्त था । कम्बोजो का मूल स्थान पूर्वी श्रफंगानिस्तान (काबुल 
नदी, वरंमान कम्बोह का तट) था । ग्राघुनिक खोजों के श्रनुसार वतंमान 
राजौरी या रामपुर उसकी राजघानी थी। भ्राघुनिक पामीर ही प्राचीन 
कम्बोज था । 


काशी काश्य या काशि->काशी जनपद का उल्लेख वेदों से लेकर परवर्ती 
ग्रन्थों तक व्याप्त है। उसकी गणना उत्तर बेदिक युग के प्रमुख जनपदो मे है । 
विभिन्न ग्रस्यो मे कोसलो भ्रौर विदेही के साथ काश्य लोगो का उल्लेख हुथ्ना है | 
ये तीनो जनपद पूर्व में साल्कृतिक जागरण के सर्वोच्च केन्द्र थे। “शतपथ 
ब्राह्मण” (१।४।१।१०,१७) से ज्ञात होता है कि विदेह के राजा विदेह माथव 
सरस्वती से चलकर कोसल की पूर्वी सीमा पर ग्रवस्थित सदानीरा (गण्डक 
नदी) को पारकर विदेह जनपद में पहुँचे थे । इस प्रयाण में उनके साथ 
पुरोहित गोतम राहुगण मी सम्मिलित थे। इसी ब्राह्मण-ग्रन्थ (१३॥।५॥४॥२१) 
की एक गाथा मे कहा गया है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ 
व्यवहार किया था, उसी प्रकार का व्यवहार सभाजित्‌ के पुत्र शतानीक ने 
काश्य लोगों के पुनीत अश्व को भगाकर किया । 


सहाजनपद युग 269 


ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि काशी, कोंसल तथा विदेह जनपद 
स्वतन्त्र प्रमुतासम्पत्न थे; फिर भी उनकी पारस्परिक घनिष्ठता थी । उदाहरण 
के लिए प्रटणार के पुत्र पट को कोसल तथा विदेह, दोनों का राजा कहा गया 
है (शांखायन श्रौतसूत्र १६६।११) । इसी सूत्र-प्रन्थ (१६।२६।६) में ब्राह्मण 
जातूकर्ण्णय को काशी, कोसल तथा विदेह तीनों जनपदों का पुरोहित कहा 
गया है। काशी के शासक भ्रजातशत्र भ्रौर विदेह के शासक जनक भारतीय 
इतिहास के प्रमुख शासको तथा विचारकों मे थे। 'कौषीतकी उपनिषद्‌' 
(६१) मे प्राय क्षेत्रान्तर्गत जनपदों में उशीनर, वश, मत्स्य, कुरु, पंचाल, 
काशी और विदेह की गणना की गयी है । 


4 'शतपथब्राह्मण” (१४)३।१।२२) में घृतराष्ट्र विचित्रवीय को काश्य कहा 
गया है। इसी प्रकार बहदारण्यकोपनिषद्‌” (२।१।१) श्रोर 'कौषीतकी उपनिषद्‌! 
(४। १) में कहा गया है कि प्रहकारी बालाक गाग्ये काशी के राजा प्रजातशत्रु 
के पास ब्रद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया था। ऋग्वेद (१०।१७९॥२) मे ऋषि 
प्रतदंव की काशिराज के नाम से कहा गया है। 'हिरण्यकेशि गुहासूत्र' 
(२।८।१६।६) मे काशीश्वर का विष्णु तथा रुद्रस्कन्द के साथ उल्लेख हुम्ना 
है । 'गोपथ ब्राह्मण (पुवरंभाग २।६) झौर “भ्रष्टाध्याथी' (४।१।५४) के वातिक 
(४) पर भाष्य करते हुए महामाष्यकार ने 'काशी-कोप्तला: और “काशी- 
कोसलीया:' का उल्लेख किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक 
आरत से लेकर भाष्यकार पतजलि (२०० ई० पृव॑) के समय तक काशी जनपद 
की अ्रक्षुण्णता बनी रही । 


क्ीटक--उत्त र-पश्चिम जनपदों की जातियों में कीटकों का उल्लेख हुआा 
है । करीटक सम्मवतः श्रार्येतर जनपद था, क्योंकि ऋग्वेद (३४५३।१४) के एक 
मन्त्र में उल्लेख हुप्ना है कि है इन्द्र, भार्येतरो के निवास योग्य देश से कीटक 
लोगों के बीच तुम्हारे लिए गायें क्‍या करेंगो ? न तो वे सोम के साथ मिलाने 
योग्य दूध देती हैं भ्रौर न वे दूध द्वारा पात्रों को पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार 
“निरुक्त” (६१२२) में मी कौटक जनपद की दुदंशाग्रस्त गायो का उल्लेख हुझा 
हैं । प्राचीन कोश-प्रन्थो में कीटक को मगघ का पर्याय माना गया है। सम्मवतः 
वह मगध का ही एक अंग था । किन्तु मगघ के सन्दर्म में उसका कही भी 
उल्लेख नही हुभा है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह भ्रार्येतर जनपद प्नपनी लघुता 
के कारण कुछ दिलों तक उत्तर-पश्चिम में बना रहा श्रौर बाद में उसका 
अस्तित्व क्षीण हो बया । 


270 भारतोय संस्कृति प्रौर कला 


कुद-कुरुओं का इतिहास ऋग्वैदिक युग का है। ऋग्वेदिक समाज में जिन 
विभिन्‍न विशों (वर्गों) का उल्लेख हुप्रा है, उनमे कुरभो का नाम भी श्राता है। 
वे स्वयं को भ्रार्य! कहा करते थ। ऋग्वेद (१०३३।४) में त्रसदस्यु के पुत्र 
राजा कुरुश्रवण का नाम ग्राया है, जो 'श्रेष्ठ दानी' था। परवर्ती ग्रन्थों में 
कुरुमो के साथ पांचालों का भी नाम पाया है । ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ग्रस्थों में 
कुरु-पांचालों के उच्च ध्राचार-विचारों क्‍श्रौर उनकी उदात्त सांस्कृतिक थाती की 
बहुविध एवं भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। 'शतपथ ब्राह्मण' (३॥१।३१५) में 
उन्हें वंदिक सस्क्ृृति का उत्तराधिकारी, ग्रादर्श शिष्टाच।र से ज्योतिष, 
यज्ञ-याग्ो मे परिनिष्ठित श्रौर संस्कृत भाषा मे सुविज्ञ कहा गया है। उद्दालक 
श्रारुणि की बोली की इसीलिए प्रशंसा की गयी है । उक्त ब्राह्मण-प्रन्थ (११७॥ 
२८५; ५॥५।२।३) से यह भी विदित होता है कि उन्होंने राजसूय यज्ञ 
किया था । 


कुरु-पांचालो के सुसस्क्ृत जनपद, उत्तम शासकों श्रौर उनके द्वारा संचालित 
जनकल्याणकारी शासन का उल्लेख मी ब्राह्मणों श्नौर उपनिषदो मे बार-बार 
हुआ है । छान्‍्दोग्य उपनिषद! (५३) श्र “बृहदारण्पकोपनिषद्‌! (६।२॥१७) 
में पांचाल राजा प्रवाहण जैवलि की कथाएँ उच्च भारतीय भ्रादर्शों और उन्नत 
नेतिक प्राचारो का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजा परीक्षित्‌ श्रौर महाराज 
जनमेजय उसी महान्‌ जनपद के शासक थे, जिसकी राजधानी का विभिन्न 
ग्रन्थों में भ्रासन्दीवत्‌ (शतपथ ६।५५।२।१५), मष्णार (ऐतरेय ८5।२३॥३) और 
कारोती (शतपथ ६।५॥४॥२) झादि विभिन्न नामों से उल्लेख हुमा है। इन 
दोनों शासको के शासनकाल मे कुरु-पांचाल जनपदों का स्वर्णयुग रहा है। 
अ्रथवंवेद, 'बृहदारण्यक' श्रौर 'छान्दोग्य उपनिषद्‌/ श्रादि ग्रन्थों मे कुरु-पांचालो 
के संयुक्त जनपद की समृद्धि, सुख श्रौर चरमोन्तति की उत्तम चर्चाएँ की गयी 
हैं । इतिहासप्रसिद्ध काम्पिल्य, कौशाम्बी श्रीर परिच्क्रा श्रादि विभिन्‍त नगरो 
तक कुरु-पांचालो की उत्तरकालीन राजधानियाँ स्थापित हुईं, जिससे उनके 
विस्तार का सहज ही पअ्रनुमात लगाया जा सकता है। 

कुरुपओ के एक वर्ग को उत्तर कुरु कहा गया है। 'ऐतरेय-ब्राह्मण” (८१४) से 
ज्ञात होता है कि उत्तरी हिमालय मे बस जाते के कारण उनका ऐसा नामकरण 
हुआ । उनके देश को ददिवक्षेत्र” कहा गया है (८३३) । “गोपथ ब्राह्मण" 
(१।३।६) में उत्तर कुछमो की विद्या, बुद्धि, पवित्रता भौर शासनसत्ता की 
बड़ी प्रशस्ति की गयी है । 'रामायण', महाभारत” भौर पुराणों में उत्तर कुरु- 


भहाजनपव युग 277 


जनपद की दिव्य गरिमा का विशद वर्णन किया गया है। उनके भ्रपने प्रजेय 
एवं सुच्यवस्थित उपनिवेश थे । 

कैकप--प्राचीन मारतीय इतिहास में झ्नेक कारणों से कैकय जनपद का 
महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है। वेदों से लेकर उपनिषदों भौर पुराणों में उसकी 
ल्‍्याति की बहुविध चर्चाएँ हुई हैं। महाराज दशरथ की पत्नी महारानी 
कैकेयी इसी जनपद की थी | उपनिषदो के ब्रह्मवादी कैकेय भ्रश्वपति भी वही 
के निवासी थे । सिन्धु देश की सीमा से लगी व्यास भौर सतलज नदियों के 
मध्यवर्ती मू-साग में केय जनपद था। पुराणवेत्ता विद्वान्‌ पाजिटर ने 
कैकय जनपद को मद्र जनपद के निकट बताया है, जिससे कि बर्ने 
(वर्तमान बन्त्‌ | मी सम्मिलित था। ब्लू के निकट कक्‍की या कैकई नाम का 
एक गाँव श्राज भी वर्तमान है । 

कोसल--कोसलो का उल्लेख 'शतपथ ब्राह्मण! (१।४॥१।१७; १३।५॥४।४ ) 
जैमिनीय ब्राह्मण (२।३२६) भौर प्रश्नोपनिषदः (६॥१) श्रादि भ्रनेक ग्रन्थों 
में हुआ है । उनका उल्लेख विदेहों के साथ हुम्ला है, क्योंकि तब तक भ्रार्यों 
का इन क्षेत्रों में फैल जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 

वर्तमान अवध प्राचीन काल मे दो भागों में विभक्‍त था--उत्तर कोसल 
श्रौर दक्षिण कोसल । वतंमान श्रवध का उत्तरी भाग उत्तर कोसल पौर 
दक्षिणी भाग दक्षिण कोसल के नाम से कहा जाता था। उत्तर कोसल की 
राजधानी भ्रयोध्या भ्रौर दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती थी। श्रावस्ती 
(शराबती) श्रौर लखनऊ (लक्ष्मणपुरी) इसी मे सम्मिलित थे । गोमती, सरय्‌ 
झौर तमसा नदियाँ इसी मू-माग़ मे बहती हैं। राम ने श्रावस्ती का राज्य लव 
को और कुशावती का राज्य कुश को दिया था। 

गन्धार या गन्धारि --मारतीय राजनीति और कला के इतिहास में 
गन्धार का नाम अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रूप मे उल्लिखित हैं । वदिक युग 
का यह गन्धार प्रदेश सिन्धु के दोतो श्रोर फैला हुआ था। पूर्व में उसकी 
राजधानी तक्षशिला शौर पश्चिम में पुष्कलावती (चारसद्वा) थी। वर्तेमान 
जलालाबाद से तक्षशिला तक का मू-माग प्राचीन गन्धार था। उदहालक 
झ्रारुण उससे परिचित थे। श्रारुणि पिता-पुत्र दोनो ने तक्षशिला में शिक्षा 
प्राप्त की थी । 

ऋग्वेद (१।१२६।७) के एक सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि गन्धार 
दैश रोमपूर्ण मेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। प्रथवंवेद (५२२६४) के एक मन्त्र में ज्वर 


2 72 भारतीय संस्कृति भार कला 


से प्रार्थना की गयों है कि वह गनन्‍्धारि जातियों से चला जाय। ये गन्धारि 
लोग कुम्मा नदी के दक्षिणी तट से सिन्घु नदी के पूर्वी तट तक फैले हुए थे। 
इसी प्रकार 'छाम्दोग्य उपनिषद्‌' (६१४।१) में भो गन्धार प्रदेश को भ्रार्य 
निवास से बहुत दूर बताया गया है। इन भ्रालेखों तथा पुराण-प्रन्थो के 
साक्ष्यों से विदित होता है कि पुरातन काल से गन्धार का सम्बन्ध प्रार्य 
संल्कृति से बना हुआ था । 

चेदि--चेदि जनपद का भी वेदिककालीन प्रस्तित्व था । ऋग्वेद 
(८।५।३७, ३६) के दो मन्त्रो में उसका उल्लेख हुश्रा है । पहले मन्त्र मे 
चेदिराज कशु के महान्‌ दान की प्रशसा की गयी है भ्रौर दूसरे मन्त्र का प्राशय 
है कि जिस मार्ग से चेदि लोग जाते हैं, उससे दूसरा नहीं जा सकता । यह 
उल्लेख या तो चेदियों के श्रसाधारण शौय-पराक्रम का द्योतक है प्रथवा उनके 
दुर्गेग वासस्थान को सूचित करता है। महाकवि माघ के 'शिशुपालवध' का 
नायक महाराज शिशुपाल भी चेदि नरेश था। किन्तु कहा नहीं जा सकता 
है कि वह वंदिक युग का चेदि जनपद था या उस नाम का कोई 
दूसरा ही था । 

पांचाल--कुरुप्ो के सन्दर्म भे पांचालो का उल्लेख पहले हो चुका है । 
शतपथ ब्राह्मण (१।७.२८) में उनकी यज्ञ-याग-निष्ठा तथा श्रेष्ठ आचार 
पद्धति की प्रशसा की गयी है। 'शतपथ” (३।२॥३।१५) में कहा गया है कि 
कुरु-पांचालो की बोलियो मे समानता थी; किन्तु वस्तुतः वे दोनों भिन्न-भिन्न 
जातियाँ थी श्रौर उनमे पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध होने के बावजूद दोनो के 
अलग- पलग जनपद थे । पाँचाल जनपद, कुरु जनपद के पूर्व में था। 

पुण्ड--'ऐतरेय ब्राह्मण' (७१८) में भ्रान्त्र, शबर, पुलिन्द श्रौर मूतिब 
प्रादि जातियो के साथ पुण्ड़रो का भी उल्लेख हुआ है। “मनुस्मृति' में कहा गया 
है कि प्राचारच्युत होते के कारण ये जातियाँ भ्रायं श्रेणी से गिर गयी थी | 
ये समी जनपद दक्षिणापथ के थे। 

भरत--बेदों झोरः वैदिक साहित्य मे मरतो के यशस्वी एवं प्रसिद्ध वश 
का व्यापक रूप से वर्णन हुआ है । ऋग्वेद (७१८५) मे भरतवंशीय राजा 
क का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (३३३।११, १२) के भ्रन्य दो मन्त्रों मे 
भरतों द्वारा व्यास तथा सतलज न की 
ऋग्वेद (३१२३।४) में सरस्वती गा भर सा 5 महा 
बा: है। लशिनोय: शाह (रे के शक रती का सम्बन्ध बताया 

वंशीय लोगो को सिन्यु 


महाजनपद परत 278 


सटवासी कहा गया है। इस शक्तिसम्पन्न एवं प्रभावशाली 'मरतवंश के कारण 
ही सम्मवतः इस देश का 'भारत' नामकरण हुझा । 

मगध--मगधों का उल्लेख प्रंगों के साथ पहले किया जा चुका है। 
मरतों की ही भाँति मागधो का भी वेदिक साहित्य में विस्तार से उल्लेख हुप्ना 
है। यजुर्वेद (माष्य ३२०३२), 'वाजसनेय संहिता” (३०१५॥२२) और 'तेत्तिरीय 
संहिता' (३।४॥१।१) में मागधों का उल्लेख वेश्या, जुझारी तथा गाने-बजाने 
वाले लोगो के साथ हुआ है । इसके पभ्रतिरिक्त मगध जनपद की गणना निक्नष्ट 
प्रदेशों में की गयी है। भथवंबेद (५4२२।७, १४) के दो सन्दर्मों मे कहा 
गया है कि विषम ज्वर (तक्मा) उत्तर में गन्धार, वाह्लिक तथा मृजवन्त 
प्रदेश में और पूर्व में श्रंग तथा मगध में चला जाए। 'वाजसनेय संहिता' के 
उक्त सन्दर्भ मे मगघ को प्रतिक्ृष्टों प्र्थात्‌ चारण-कार्य करनेघालों के साथ 
कर देने के लिए कहा गया है । श्रथवंवेद (१५॥२।१) मे मगध जनपद को 
निकृष्ट (कीटक) देश कहा गया है श्रौर मगधवासियों की गणना क्ात्यों 
मे की गयी है । 

प्रगो के साथ मागधों का उल्लेख होने के कारण उनका दाक्षिणात्य होना 
सिद्ध होता है । वतंमान मगध और वदिक मगथ में सम्मवतः कोई एकता 
नही है । 

मगघ और श्रग जनपदो के प्रति बेदिकों का निरहुष्ट भाव यह सूचित 
करता है कि वे ब्राह्मणधर्म के संस्कारों तथा परम्पराशो से च्युत थे श्रथवा 
ब्राह्मण धर्मानुयायी वंदिको से उनका विरोध-संघर्५षं बना रहा । यही कारण है, 
कि इन दोनो जनपदो के लोग बाद में वैदिक धर्म के विरोध में बौद्ध धर्मानुयायी 
बन गये । तब उन्होने वर्णाश्रमधर्म की सर्वथा उपेक्षा कर दी, बल्कि उसके 
कटु भ्ालोचक बन गये । 

मत्स्य--मत्स्य जनपद की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। 'शहपथ ब्राह्मण” (१३।५॥४।॥६), 'गोपथ ब्राह्मण” (१।२॥६) 
झौर 'कौषीतकी उपनिषद्‌” (४।१) श्रादि ग्रन्थों में मत्स्पों का उल्लेख हुश्ना है । 
'बवृहंदा रण्यकोपनिषद्‌” (२।१) में मत्स्यों की ज्ञान-गरिमा श्रौर बौद्धिक उत्कषं 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । 

मद्र या मद्रक--मद्रो या सद्रको का इतिहास बहुत प्राचीन है यजुर्वेद 
(१५।११।१३) तथा 'ऐतरेय ब्राह्मण” (८।६४) में जिस प्रजातन्त्रीय शासन 
अ्रणाली का उल्लेख हुआ है, उसके संचालकों में उत्तर मद्रो भ्रौर उत्तर कुरभों 

38 


274: भारतीय संस्कृति झौर कला 


की भी गणना की गयी है। पाणिनी की 'भष्ठाष्यायी! (४२।१०८,७।३।१३) 
में मद्रो का उल्लेख दिशा-विचार की दृष्टि से हुआ है, जिससे प्रतीत होता है 
कि उनके शासन के दो विभाग थे । एक ग्रुप्तकालीन शिलालेख से ज्ञात होता है 
कि पाणिनि के समय (500 ई० पूर्व मे) मद्र लोगो ने प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 
प्रचलित की थी श्लौर उनकी यह स्थिति 400 ई० पूर्व तक अक्षुण्ण बनी रही । 

भद्रो के दो कुल थे--एक उत्तर मे प्रौर दूसरा दक्षिण में। दोनों की 
शासन-प्रणाली भिन्न-भिन्न थी । इस सम्बन्ध मे यह भी ज्ञात होता है कि उत्तर 
कुरुपो के प्रकाश में श्राने तक उत्तर मद्गरो का प्रस्तित्व पौराणिक कोडि में 
परिगणित होने लगा था (मिलिन्दपञ्ह, खण्ड ।, पृ० 2, 3)। 'महामारत' 
(कर्ण पर्व ११/४) के उल्लेखानुसार उत्तर मद्रो की राजघानी शाकल (स्थालकोट) 
थी। उन्होंने शाकल के भ्रास-पास के प्रदेश को अपने नाम (मद्र देश) से 
प्रचलित किया था । बौद-प्रन्थ 'मिलिन्दपञ्ह' के उक्त सन्द्े के अनुसार 
200 ई० पूर्व में उक्त शाकल नगर मिनेंडर के अ्रधिकार मे चला गया था। 
बाद में मद्र लोग उत्तर को छोडकर दक्षिण मे गये, जहाँ उस समय गुप्तो का 
सुखी एवं सम्पन्न शासन स्थापित था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के साथ इन 
भगोडे मद्रों की प्रनेक बार मुठमेड़े हुई थी । 

मद्र शक्ति-सम्पन्न नोग थे। वे विद्या-बुद्धि में भी चढ़े-बढ़े थे। उनकी 
परिष्कृत प्रमिरुचि एवं सांस्कृतिक गरिमा के उदाहरण उनके सिक्के हैं। उनका 
कोई भी ऐसा सिक्‍का नहीं मिला है, जिस पर लेख न खुदा हो । 

महावृष--महावृषो का उल्लेख श्रथवंवेद (५५२२।४,५,८५), जैमिनीय 
ब्राह्मण (१२३४), 'जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३।४०।२), छान्दोग्य 
उपनिषद्‌” (४॥२॥५) आश्रादि श्रनेक ग्रन्थों मे हुप्मा है। 'छान्दोग्य उपनिषद्‌” मे 
कहा गया है कि राजा जानश्रुति पौत्रायण ने समुख्वा रेक्‍्य को महावष देश में 
'रेक्वपर्ण” नामक ग्राम दान से दिया था । 


भहावृष सम्मवतः उत्तर प्रदेश (गढ़वाल) की एक जाति थी, जो तराई 
भावर की मूल निवासी थी; क्‍योंकि प्रथर्ववेद के उक्त सन्दर्भ में महावषों का 
मूजवन्तो (मृजवान्‌ पंत, उत्तरी हिमालय) के साथ उल्लेख हुम्ना है झोर साथ 
ही वहाँ ज्वर की भ्रधिकता बतायी गयी है। झाज मी वहाँ की प्राकृतिक स्थिति 
इसी रूप मे विद्यमान है। 

बंश-उशीलर--वंश-उशीनर जनपद का प्रस्तित्व बैदिक युग के प्राचोनतम 
जनपदों मे है। इन दोनो पुरातन जनपदो का उल्लेख प्रनेक ग्रन्थों मे हुझा है 


सह/जनपद बुध 275 


ऋगवेद (१०१५६।१०) में उशीनरानी' के सन्दर्म में उशीनर का उल्लेख हुआा 
है । ऐतरेय ब्राह्मण (5८।१४) के एक सन्दर्भ में कुरु-पांचालों का वंशसों तथा 
उशोनरों के साथ रहने का उल्लेख हुप्राहै। 'कोषीतकी उपनिषद (४।१) भी 
इसकी पुष्टि करता है। गोपथ ब्राह्मण” (२६) में वंशसों और उशीनरों को 
उसरी क्षेत्र का मूल निवास बताया गया है । त्स्मिर आदि विद्वानों ने उशीनरों 
का राज्य उत्तर पश्चिम में बताया है । उसके प्रागे उदीच्य देश था । 


विदर्भ--विदर्म जनपद का श्रस्तित्व उत्तर वैदिकयुगीन है। 'जेमिनीय 
ब्राह्मण! (२/४।४२) में विदर्भ का उल्लेख हुप्ना है । वर्तमान विदर्म (बरार) प्रौर 
प्राचोन विदर्म एक ही थे या पअलग-प्रलग, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा जा सकता है । 


विदेह--विदेहों का भ्रस्तित्व प्राचीन प्रौर बहु-व्याप्त है । विदेह जनपद 
का उल्लेख 'शतपथ ब्राह्मण” (१।४।११०) (ताण्ड्य ब्राह्मण” (२५।१०॥६७), 
'कौषीतकी उपतिषद” (१।४५) भ्ौर 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌” श्रादि भ्रनेक ग्रन्थों 
में हुआ है । 'शतपथ' के उक्त सन्दमम में विदेहों का “विदेध' नाम से उल्लेख 
हुआ है, जो कि सम्मवतः देशवासी है। उक्त सभी सनन्‍्दर्भों में विदेहों का 
कोसलो के साथ उल्लेख हुश्ना है । इससे दोनों जनपदो का घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध 
होता है । इससे प्रतीत होता है कि पश्चिम भारत (सम्भवत: बिहार का तिरहुत 
क्षेत्र) मे कोसलो झौर विदेहों के जनपद आस-पास थे । 


भारतीय इतिहास में इस श्ायं जनपद का भ्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण 
स्थान माना गया है। उपनिषत्कालीन ब्रह्मगादी महाराज जनक के कारण विदेह 
की प्रसिद्धि हुई । जनक की इतिहास-विश्वुत ब्रह्मवादियो की सभा विदेह में ही 
श्रायोजित हुई थी। “शतपथ ब्राह्मण” (१।४॥१।१४) में जिस 'सदानीरा' 
(गण्डक) नदी का उल्लेख हुआ है, उसकी पश्चिम सीमा कोसल जनपद ग्रौर 
पूर्व सीमा विदेह जनपद से लगी हुई थी। 


जनपवों का परवर्तोी विकास; राष्ट्र का उदय 


वैदिक युग की अनेक जातियों के श्राधार पर तत्कालीन छोटे-मोटे विभिन्न 
जनपदो का सहज ही भ्रनुमान लगाया जा सकता है। वेदिक युगीन आर्येतर 
जातियों मे भ्रन्प्र, पुलिन्द, मूतिब, शबर, पुण्ड़ और नेषध का नाम सुख्य है । 
इनके छोटे-छोटे जनपद दक्षिणापथ में थे । प्नतिलू और भ्रज भी इसी प्रकार की 
जातियाँ थी। पनिलों का उल्लेख ऋग्वेद (१७१८७) के पक्‍थो, मलनसों, 


276 भारतीय संस्कृति भौर कला 


शिवों भौर विषाणिनों में हुआ्ना है। उन्हें त्रित्सु का मित्र बताया गया है। इन 
लोगो का राज्य कफी रिस्तान के उत्तर-पूर्व मे था। उक्त सभी जातियाँ राजा 
सुदास द्वारा परुष्णी (गन्घार) में पराजित हुई थी। वेदिक युग में भ्रजों का 
उत्तर-पूर्व में कही एक छोटा-सा जतपद था, जो कि सुदास के श्रधीन था । 
राजा त्रित्सु ने इन भ्रजों को पराजित किया था (ऋग्वेद-७१५।१६) । 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता है कि उक्त जातियाँ मूलतः श्रा्य थी या 
झ्ार्यतर । ऐसा प्रतीत होता है कि मूलत. वे श्रार्यतर थी श्नौर पराजित होने के 
बाद उन्होंने श्रार्यों की प्रघीनता स्वीकार कर भआराय॑त्व वरण कर लिया था । 


जातियो श्रौर जनपदों का यह विकास-क्रम निरन्तर परिवर्तित प्रौर 
परिवरद्धित होता गया । प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
महाभारत युद्ध के श्रनन्तर बृहद्रथों के शासनकाल (700 ई० पूर्व) तक जितने 
भी जनपद थे उनका ध्राधार जातीय था और उतका शासक भी उसी जाति का 
हुआ करता था। ऊपर के जनपरों की स्थापना नितान्‍्त जातीय थी। भ्रंग, 
भ्रन्ध्र, कुछ, पाचाल, मरत श्रौर ऐक्ष्वाकु भ्रादि के जनपदो को इस दृष्टि से 
उद्धृत किया जा सकता है। किन्तु बाद में जनपद-स्थापना का यह प्राधार भी 
स्थिर न रह सका। उसके बाद (भ्र्थात्‌ 600 ई० पूर्व से) राज्यों की प्रतिष्ठा 
जातीयता के श्राधार पर न होकर भू-सीमाओ्रो के श्राधार पर निर्धारित होने लगी 
थी । उदाहरणस्वरूप ऐक्ष्वाकु जनपद ने काशी-कोसल का रूप धारण कर लिया 
था ओर ग्रग पश्रादि जनपद मगधघ के ग्रन्तर्गत समा गये थे। इस प्रकार 
जातीयता का श्राधार गौण पडने लग गया था श्रौर राज्य के सगठन तथा विकास 
की स्थितियाँ निरन्तर प्रशस्त होती जा रही थी। प्रागे चलकर (श्रर्थात्‌ 300 ई० 
पूर्व तक) जन, विश या जाति का महत्त्व क्षीण होकर एक विद्ञाल साम्राज्य के 
रूप मे उमरने लगा था। 'जनपर्दा शब्द पहले जन या जाति का बोधक था; 
किन्तु बाद में वह प्रनेक जातियो के समूह रूप “राष्ट्र! का पर्याय बन गया 
(हिन्दू राज्यतन्त्र 2, पृ० 5-7) । 
५ डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल का श्रभिमत है कि 600 ई० पूर्व से 
600 ई० तक के समय मे राज्य के दो विभाग हुआ करते थे। एक राजधानी 
और दूसरा देश । शजधानी को (पुर या नगर कहते थे भ्रौर कमी-कप्ती “दुगे' 
रा रथ किया गया है. 'जनपद के निवासी |! 
इसी प्रकार बाद में प्रस्त, प्रदेश या भू-माग के अधथ॑ में भी उप्ते प्रयुक्त किया 


सहाजनपद युग 977 


गया है । किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में उसका भ्रथं एक सामूहिक संस्था के रूप में 
भी हुआ्मा है। 'रामायण' (२।१४।५४) में कहा गया है कि 'पौर, जानपद भौर 
नेगम अंजलिबद्ध होकर राम के योवराज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं:-- 
उपतिष्तति रामस्थ समग्रमभिषेचतम्‌ । 
पौरजानपदाश्वापि नेगमाश्य कूलो5ञ्जलि। ॥ 

इस प्रकार जानपद' शब्द एक सामूहिक संस्था के रूप में प्रचलित रहा । 
किन्तु 'जनपद' शब्द का प्रयोग परवर्ती साहित्य में राष्ट्र” के पर्याय के रूप में 
हुआ, जैसा कि दण्डी के 'दशकुमारचरित” (प्रध्याय 3) से भी प्रमाणित होता 
है। यही कारण है कि 'जानपद महृत्तर' को राष्ट्र मुख्य/ कहा गया। 
राष्ट्र का संगठन 

बंदिक युग से लेकर रामायण-महाभारत के उदय तक के विपुल वाडमय 
में यद्यपि राष्ट्रीय इतिहास के सबल सूत्र भ्रस्तनिहित हैं, तथापि उसको किसी 
शासकविशेष के प्रश्नय मे निर्मित नहीं माना जा सकता है। उसका वास्तविक 
कारण यह है कि जिस सुदीघे कालावधि मे उसका निर्माण हुआ उसमें शासक 
तथा शासित का कोई भेद नहीं था। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन से राष्ट्रीय 
इतिहास का तिथिबद्ध क्रम भ्रारम्म होता है | उसके पुत्र गौतमबुद्ध ने यद्यपि 
शासक के स्थान पर फकीरी का जीवन वरण किया, फिर भी जहाँ तक इतिहास 
का सम्बन्ध है, उसमे एक नये श्रष्याय का सूत्रपात हुआ। बुद्ध के समय 
(500 ई० पूर्व) से पहले ही 'षोडष महाजनपदो' का श्रस्तित्व प्रकाश में 
श्रा चुका था अग्रुत्तर निकाय” (१।॥२१३; ४॥२५२) में उनका नाम इस 
प्रकार उल्लिखित है---]---श्रग, 2--मगघ, 3--काशी, 4--कोसल, 5-- 
बज्जि, 6---मल्ल, 7--चेदि, 3--वत्स, 9--कुर, 0--पंचाल, ]--मत्स्य, 
2--शुरसेन, 3---अश्मक, 4--श्रवन्ति, ।5--गन्धार भर 6---कम्बोज । 

बौद्धों के प्रतिरिक्त जन साहित्य मे भी प्राचीन भारतीय जनपदो का 
उल्लेख हुप्रा है, जिनके झ्राधार पर भारत के बृहत्तर स्वरूप का भनुमान 
लगाया जा सकता है। जेनो के 'भगवतीसूत्र' तथा “त्तराध्ययनसुत्र” में 
जनपदों की संख्या चौज्ीस बतायी गयी है । इस सूची से ज्ञात होता है कि 
उक्त बौद्ध -प्रन्य की सूची के भ्रनेक जनपद तब तक भ्रस्तित्वहीन हो गये थे 
झ्ोर साथ ही भ्रनेक नये जनपदों का उदय हो चुका था। जैन-प्न्धों 
की जनपद-गणना इस प्रकार है----अंग, 2---बंग, 3--मगध, 4--मलय, 
5--मालव, 6--अ्रहछ 7--बच्छ (वत्स), 8--कोच्छ, 9--पाढ़ (पृण्ड्र), 


378 भारतोय संस्कृति प्लौर कला 


]0--लाढ़ (राढ़), !---बज्जि, 2--मोलि (मल्ल), ]5--कासी, !4-- 
कोसल, 5--प्रवाह, 65--सम्मुत्तर, 7--दशाणं, !8--कलिंग, ]9--पंचाल, 
20--बिदेह, 2!--गन्धार, 22--सोबीर, 23--द्रविड भोौर 24-मोड़ । 

इन बौद-जैन-प्रस्थों में उल्लिखित जनपदों की इतिहास प्रसिद्ध राजधातियों 
के नाम थ्े--दन्तपुर, मिथिल्ला, चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कोशाम्बी 
ध्रोर काशी । 


बोद्-प्रन्थों की भपेक्षा जैन-प्रन्थो की उक्त सूची पर्याप्त परवर्ती प्रतीत होती 
है । बुद्धयुगीन मारतीय इतिहास से विदित होता है कि तत्कालीन भारत मे 
धामिक एवं वैचारिक नवोत्थान के साथ-साथ राष्ट्रीय संगठन के भाधार भी 
स्थिर एवं सुदृढ़ हो चुके थे। इस युग मे राजशासित जनपदों के भ्रतिरिक्त अनेक 
गणतन्त्रों की भी स्थापना हो घुकी थी। ये गणतस्त्र सघीय शासन द्वारा सचालित 
होते थे । इन सघ-शासित बौद्धयूगीन ग्यारह गणतन्त्रों का पालि तथा जेन-अ्रन्थो 
में इस प्रकार उल्लेख हुआ :-- 


कपिलवत्यु के साकिय 
प्रल्लकप्प के बुलि 
केसपुत्त के फालाम 
ससुमारगिरि के भरग 
रामग्राम के कोलिय 
पावा के मल्ल 
कुसिनार के मल्‍ल 
पिप्पलिवन के मोरिय 
मिधिला के विदेह 
वेशाली के लिच्छवी 
वेशाली के नाथ (ज्ञातृक) 


कपिलवस्तु के शाक्य-कुल में बुद्ध का जन्म हुआ था। यह शाक्य-कुल 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत था । बुद्धयुगीन कला-केन्द्रों 
में भी उसकी प्रमुखता थी । वहाँ भ्रनेक कलाश्रो तथा विद्याओ का एक विशाल 
शिल्प विद्यालय था, जहाँ कि बुद्ध ने बाल्यकाल में अनेक शिल्पो की विधिवत 
शिक्षा प्राप्त की थी। 'ललितविस्तर के भ्रनुपार बुद्ध ते श्रनेक प्रकार के 
कला-कोशलों की प्रतिस्पर्धा मे विजय प्राप्त करके यशोघरा को वरण करने में 
जनता के समक्ष भ्रपती पग्रसहज योग्यता को सिद्ध किया था । 


महाजनपद युग 279 
बौद्धपुग के पाँच बड़े जतपद 

]. कौोसल--कोसल जनपद का प्रस्तित्व बुद्ध से पहले का है। बौद्ध तथा 
प्रन्य ग्रन्थों में कोसल भौर काशी जनपदों का एक साथ उल्लेख हुभझा है । 
उसका कारण यह था कि इन दो जनपदों के शासकों में लम्बे समय तक कभी 
प्रतिस्पर्धा श्रौर कमी घनिष्ठ मित्रता के सम्बन्ध बनते-बिगड़ते रहे । जब कोसल 
पर राजा दीघिति का शासन था, काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने उसको पराजित 
करके कोसल पर प्रपना भ्रधिकार कर लिया था । उसके बाद कोसल के राजा 
कंस ने काशी पर भ्राक़मण करके उस पर थिजय प्राप्त कर ली थी । 

बौद्धयगीन भारत मे कोसल की बडी ख्याति थी। बुद्ध के समय वहाँ 
राजा प्रसेनजित्‌ का राज्य था। प्रसेनजित्‌ बडा दानी भ्रौर यशस्वी राजा 
हुआ । वह बुद्ध का भ्रनुयायी था । राजा प्रसेनजित्‌ तथा बुद्ध के सम्बन्धों का 
साक्षी मरहुत का एक शिलापट्ट है। इस शिलापट्ूट पर राजा प्रसेनजित्‌ को 
चार घोडो पर झआरूढ राजप्रासाद से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। 
उसके साथ हाथी-घोड़ो पर सवार तथा पैदल सेना का जलूस है । शिलापट्ट के 
ऊपरी भाग में एक दुतल्ला घर है । उसके भूमितल पर स्तम्मयुक्त खुला भण्डप 
बना हुआ्ना है, जिसके मध्य मे दो उपासक बैठे हुए हैं श्लौर उनके मध्य धर्मचक्र 
प्रवस्थित है। ये दो उपासक बुद्ध प्रौर प्रसेनजित हैं। इस दृश्य में राजा के घमंचक्र 
अ्रहण करने का माव भ्रंकित है । जिस ऊपरी दुतल्ले पर यह दृश्य प्रंकित है, वह उस 
स्थल का प्रतीक है, जहाँ पर राजा प्रसेनजित्‌ की बुद्ध से भ्रन्तिम बार भेंट हुई थी। 

कोसल जनपद के विस्तार के लिए राजा प्रसेनजित्‌ ने भ्रन्य राजाश्रो पर 
प्राक्रमण किया शौर पाँच छोटे-छोटे राज्यो को हस्तग़त कर लिया था | मगध 
के राजा भ्रजातशत्रु से भी उनका युद्ध हुप्ना था । 

2. झवन्ति--बुद्ध के पूर्व से ही भ्रवन्ति का गौरव बना हुआा था । बुद्ध 
के समकालीन भ्रवन्ति के राजा पज्जोत ने कौशाम्बी के राजा उदयन भ्रौर 
सूरसेनों के राजा श्रवन्तिपुत्त से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये थे । प्रारम्म में 
वह स्वभाव का क्रूर (चण्ड) शासक था; किन्तु उसके ग्रुरु महाकच्चायन के 
प्रभाव से उसका सम्पर्क बुद्ध से हुआ था। उसने बुद्ध को सादर प्रामन्त्रित 
किया प्लौर बुद्ध के सात उपदेशों को सुनकर वह स्वयं बौद्धानुयायी हो गया 
था | उसके बाद तो सारी प्रवन्ति नगरी बौद्ध बन गयी थी । 

3. बंस या बत्स--बंस या वत्स जनपद का भ्रस्तित्व बुद्ध के समय स्थापित 
हुमा । कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। बुद्ध के समय वंस जनपद का शासक 


280 भारतीय संस्कृति श्रोर कला 


उदेन (उदयन) था । भास के 'स्वप्नवासवदत्त' नाटक, हर्ष छत “प्रिय्शिका 
नाटिका झौर बौठ्ध-प्रन्य 'घम्मपद! (कट्रुकथा) मे राजा उदयन और उनकी 
पत्नी रत्तावली तथा प्रेयती वासवदत्ता की कथाएँ विस्तार से कही गयी हैं । 
राजा उदयन ने भवन्ति, श्रनंग श्रौर कलिंग जनपदों तक श्रपने प्रभृत्व का 
विस्तार किया था । 


4. सगघ--मगध जनपद का भ्स्तित्व बुद्ध से पूर्व स्थापित हो चुका था; 
किल्तु बुद्ध के समय से ही उसके गौरव की वृद्धि हुई। इस गौरव को प्रदान 
करते वाले यशस्वी शासक का नाम था--बिम्बिसार (543-49] ई० पूर्व) 
झौर उनका पृत्र प्रजातशत्रु (49-459 ई० पूवे)। ये दोनो पिता-पुत्र बुद्ध के 
समकालीन ये । कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ की बहन के साथ बिस्बिसार का 
विवाह हुआ था । राजा बिस्बिसार धर्म का उदार प्रौर समन्वयवादी था। 
इसीलिए बौद्ध तथा जेत साहित्य तथा समाज मे समान रूप से उप्तको मान्यता 
प्राप्त थी | प्रजातशत्रु ने भी पिता की परम्परा की रक्षा की ओर उसो प्रकार 
की लोकप्रियता को श्रजित किया ! 


5, बैशाली--प्राधुनिक बसाढ (जिला मुजफ्फरपुर, बिहार) ही प्राचीन 
वैशाली थी । बसाढ में स्थित “राजा विशाल का गढ” वंशाली का प्राचीन गढ़ 
बताया जाता है । बोद़ों का प्रमुख केन्द्र श्रौर लिच्छवियो की राजधानो होने 
के कारण वैशाली प्राचीन काल मे श्रपने समय की प्रमुख नगरी के रूप में 
विश्वुत हो चुकी थी। बुद्ध के समय वह श्रपने उत्कर्ष पर थी। बुद्ध वहाँ 
स्वयं तीन बार गये थे । भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्बाण केबाद बौद्धो ने 
उनकी धातुभो को श्राप्ककर एक स्तूप का निर्माण कराया था । बुद्ध 
परिनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष बाद बंशाली में द्वितीय बौद्ध सगीति का 
झ्धिवेशन भ्रायोजित हुप्ना था । 


फाहियान श्रौर ह्वन-त्साग ते वैशाली के मान-वेमव को श्रपनी ग्राँखों 
से देखा था हु न-त्सांग ने वेशाली नगरी का विस्तार !0 या 2 वर्गमील 
बताया है। राजा विशालगढ़ के दो मील उत्तर-पश्चिम कोल्हुआ्ा नामक 
स्थान में रेतीले पत्थर से निभित एक स्तम्भ है, जिसे अशोक द्वारा निर्मित 
बताया गया है। उसके निकटस्थ 'रामकुण्ड' को कर्तिधम ने 'मकट हृद' माना 
है, जिसे भगवान्‌ के उपयोग के लिए बन्दरों ने खोदा था। वेशाली श्रपने 
वमवकाल में विशाल भ्रट्टालिकाशो और प्राकारो के लिए प्रसिद्ध थी । 


ग्यारह /मगध की शासन परम्परा और मौर्ययुग 


मंगघ साम्राज्य और उसको परम्परा 


बुद्ध के जीवन-काल में वर्तमान सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न जनपदों में चार 
महा जनपदों का नाम उल्लेखनीय है--कोशाम्बी (वत्स था वंश), अ्रवन्ति, 
कोसल शभ्रौर मगध । बुद्ध-पू्वं मारत में जो अनेक छोटे-बड़ं जनपद स्थापित हो 
चुके थे उनमें समय-समय पर श्रपने प्रभुत्व-विस्तार के लिए निरन्तर संघर्ष 
श्रौर रक्तपात हुआ करते थे । इस प्रकार कुछ तो क्षीण होते गये भ्रौर कुछ 
की शक्ति निरन्तर बढ़ती गयी । अन्त में प्रनेक क्षीण-शक्ति जनपदो को स्वायत्त 
कर भारत मे इतिहास-प्रसिद्ध महान्‌ मगध साम्राज्य का उदय हुआ । 


मगध या मागध मारतीय इतिहास का सर्वे प्रथम प्रमुतासम्पन्न महाजनपद 
था। उसका श्रस्तित्व बहुत प्राचीन है । वेदो से लेकर पुराणो तक मगध और 
बहाँ के शासको का बहुविध उल्लेख हुप्रा मिलता है। पुराणों से ज्ञात होता 
है कि महामारत-युद्ध से पूर्व भगध मे बाहंद्रथो का शासन स्थापित हो चुका 
था और चेदि नरेश उपरिचार का पुत्र बृहद्रथ सवे प्रथम मगध नरेश की उपाधि 
से विभूषित हो चुका था। वह प्रतापी मगध साम्राज्य का प्रतिष्ठाता था। 
उसके ब।द उसका पुत्र जरासन्ध श्रौर तदन्तर पौत्र सहदेव उत्तराधिकारी हुश्रा । 
ये दोनो शासक महामारतकालीन थे । 


मगधपति बृहद्रथ की तेईसवी पीढ़ी के बाद मंगध पर श्रवन्ति नरेश 
चन्द्रप्रद्योत का भ्रधिकार हुआ । तदन्तर गिरिबृज का शिशुनागवंश मगध का 
स्वामी बना, जिसके उत्तराधिकारियो की ऐतिहासिक परम्परा इस प्रकार 
है--शिशुनाग-काकवर्ण-क्षेत्रधर्मन्‌-छत्राजीत श्रौर बिस्बिसार | इनमे बिम्बिसार 
ही सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ्ला । बिम्बिसार 544-43 ई० पूर्व में राजगद्दी 
पर बैठा और लगभग 52 वर्ष शासन करने के उपरान्त 49] ई० पुर्व मे उसका 
पुत्र प्रजातशत्रु मगध का स्वामी बना। उसने लगमग 459 ई० पू्व॑ तक 
शासन किया । ये दोनो पिता-पुत्र महावीर स्वामी श्ौर गौतमबुद्ध के 
समकालीन थे। 


-282 भारतोय संस्कृति शोर कला 


मगध साम्राज्य को शक्तिन्सम्पन्न बनाने और उसका विस्तार करने में 
उक्त दोनों पिता-पुत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । बिम्बिसार ने भंग भौर 
काशी जनपदों पर विजय प्राप्तकर उन्हें श्रपने साम्राज्य में मिला लिया था । 
प्रजातशत्रु की महत्त्वाकांक्षा इस सीमा तक पहुँची कि श्रपने पिता की हत्या 
कर बह स्वय साम्राज्य का स्वामी बन बंठा। उसने उत्तर मारत के समस्त 
छोटे-बडे जतपदों को हस्तगतकर विशाल मगरध साम्राज्य की नोव डाली । 
राजगृूह और पाटलिपुत्र को उसने श्रपतो राजधानियाँ बनायी । एक 
शक्ति-सम्पन्न विशाल साम्राज्य का स्वामी बनने के उपरान्त उसके क्रूर एवं 
निष्ठुर स्वमाव में भी परिवर्तन हुआ | मरहुत (200 ई० पूर्व) की एक 
मृत से, जिसमे 'बुद्ध के चरणों में भ्रजातशत्र” श्रकित है, ज्ञात होता है कि 
प्रजातशत्रु ने श्रपनी क्र्रताप्रो श्रौर निष्दुरताओो का परित्यागकर बौद्ध-जैन 
धर्मों के सत्य, त्याग, अहिसा श्रौर जन-मसगलकारी सिद्धान्तों को भ्रपना लिया 
था । श्रपने सम-सामयिक महावीर स्वामी भ्ौर तथागत बुद्ध के उपदेशो को 
भपनाकर जीवन के उत्तराद्ध मे वह एक सन्त स्वभाव का शासक बन गया 
था। बोद्धधर्म श्रोर सघ के भ्रन्दर जो श्रनेक विरोध झौर विषमताएँ 
समाविष्ट ही गयी थी श्रौर जिनके कारण उसकी एकता विच्छिन्न होने को 
स्थिति में पहुँच गयी थी, उसके सगठन भौर सबद्धंन के लिए श्रजातशत्रु ने 
राजगृह मे प्रथम बौद्ध सगीति का प्रायोजन किया था । 


मगधपति श्रजातशत्रु एक घमंनिरपेक्ष, श्रात्मचिन्तक और कलाप्रेमी 
शासक था। उसने भ्रपनी राजधानी राजगृह के चारों शोर भव्य स्तृपो का 
निर्माण श्ौर श्रपने जनपद के भ्रठारह महाबिहारों का जीर्णोद्धार कराया था। 
उसने विशाल गुफामण्डप भी बनवाये । उसने राजगृह के परच्रपर्वतों मे वेमार 
पर्वत को 'सत्तपष्णि' नामक गुफा का निर्माण करके उसके आ्रागे एक विशाल 
भण्डप बनवाया था। इसी मण्डप के नीचे ग्रजातशत्र ने इतिहास प्रसिद्ध 
प्रथम बौद्ध सगीति का श्रायोजन किया था | 


अजातशत्रु की प्रथम संगीति 
बुद्धपरिनिर्वाण के तत्काल बाद ही, सम्मवतः चौथे मास बाद, श्रावण 
महीने मे प्रथम सगीति का श्रधिवेशन श्रायोजित हुआ था। “चुल्लवग्ग' के 
ग्यारहवें खधक के अनुसार और “दीपवश” तथा महावंश' के बचनानुसार 
यह संगीति राजगृह (कुशीनगर) मे श्रायोजित हुई थी। अ्रजातशत्रु इसके 
भ्रायोजक श्रौर महाकस्सप इसके समापति थे । उपालि श्र श्रानन्द ने उसमें 


अवध की शासन परभ्परा शौर मोय॑पुण 283 


प्रमुख माग लिया था । चीनी-तिब्बतीय परम्पराशों के अनुसार इस सग्रीति में 
एक हजार भिक्षु उपस्थित थे; किस्तु मारतीय परम्परा उनकी संख्या चार 
सौ निन्‍यानबे बताती है, जंसा कि बौद्ध भ्रनुश्रुतियों मे उसको 'पंचशतिका' 
नाम दिया गया है। इस सगीति का वर्णन विनयपिठक, “दीपवंश', 'महावश', 
'सामन्तपासादिका' की (निदान कथा! (विनयपिटक का रूपान्तर), 'महाबोधिवश', 
महावस्तु' भौर तिब्बती इुल्ब' श्रादि भनेक ग्रन्थो मे मिलता है । 

इस सगीति में चार बातों का निर्णय किया गया था--(!) उपालि के 
नेतृत्व मे विनय की निश्चिति; (2) भ्रानन्द के नेतृत्व में घम्म के पाठ का 
निश्चय; (3) प्रानन्‍न्द पर आ्राक्षेपष एवं उनका उत्तर और (4) चनन को 
ब्रह्मदण्ड को सजा तथा उसका परिताप । इस संगीति का प्रमुख उद्देश्य वस्तुतः 
बुद्धबचनो का सगायन एव संग्रह करना था । 


प्रजातशत्रु के बाद मगध जनपद 


प्रजातशत्रु के बाद मगध जनपद की शासन-परम्परा के सम्बन्ध में ब्राह्मण, 
जैन झौर बौद्ध--तीनो धर्मों के साहित्य मे एक बहुविघ उल्लेख देखने को मिलते 
है । भारत के बाहर सिहली, बर्मी भौर नेपाली परम्पराप्नो एव भ्रनुश्नृतियों में 
उसकी चर्चाएं हुई हैं। इन सभी उल्लेखों एवं चर्चाप्नों मे पारस्परिक इतनी 
भिन्नता है कि उनसे किसी एक निश्चय पर पहुंचना प्राय. दुष्कर है। बोद्ध-स्रोतों 
के झ्राधार पर गाइगर ने 'महावश” की भूमिका (पृ० 40-46) में शासकों का 
जो क्रम निर्धारित किया है, आधुनिक इतिहासकारों ने उसी को प्रामाणिक 
माना है । उन्होने बौद्ध-ज्नोतो के साथ पुराणों के संदर्मों का भी सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है । 


गाइगर ने महावश के श्राघार पर उदायिभिदत्द को श्रजातशत्रु का 
उत्तराधिकारी सिद्ध किया है। उसने 6 वर्ष, अर्थात्‌ 459-443 ई० पूर्व तक 
राज्य किया । बौद्ध अनुश्रुति उदायि को भ्रपने पिता का घातक बताती है, किन्तु 
उसके विपरीत ज॑न श्रनुश्नुति उसे पितृमक्त होने का विवरण प्रस्तुत करती है । 
झपने पिता का निधन होते समय वह चम्पा का राजा था। उसके बाद उसने 
पाटलिपुत्र मे अपनी राजधानी स्थानान्तरित की । अपने पिता की भाँति वह 
भी जेन और बौद्ध--दोनों धर्मों के प्रति समान निष्ठा रखता था। मगध 
झोर प्रवन्ति जनपदों की पारस्परिक शत्रुता एवं भश्रनबन के कारण भ्रवन्ति के 
शासक पालक ने किसी नवकर्मा नामक व्यक्ति द्वारा छल से उदायि का वध 


284 भारतीय संश्कृति स्‍प्रोर कला 


करवा दिया था। पुराणों में श्रजातशत्रु के उत्तराधिकारी का नाम दर्शक 
बताया गया है श्लौर उसके शासन-काल की पश्रवधि 24 वर्ष (567 ई० पूवे) 
दी गयी है । 

उदायि के बाद मगध पर अनुरुद्ध ने शासन किया, किन्तु उसके सम्बन्ध 
में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसके शासन-काल की कोई 
प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुरुद्ध के बाद मुड मगध का शासक 
बना । उसने 8 वर्ष श्रर्थात्‌ 435 ई० पूर्व तक शासन किया । उसकी स्त्री का 
नाम मछा था, जिसकी मृत्यु पर उसने बडा शोक प्रकट किया था| उसकी 
राजवानी पाटलिपुन्र थी। मुड के श्तस्तर नागदसक पाटलिपुत्र का स्त्रामी 
बना । उसने 24 वर्ष अर्थात्‌ 4 ई० पूर्व तक राज्य किया । 


नागदसक के बाद पाटलिपुत्र के शासन की बागडोर शक्तिशाली शासक 
सुसुनाग के हाथो मे गयी । बौद्ध भ्रनुश्नुतियों के भ्राधार पर उसने 8 वर्ष, 
प्र्थात्‌ 393 ई० पूर्व तक शासन किया । सिंहली श्रनुश्नतियों से पता चलता है 
कि सुसुताग भ्रमात्य पद पर अधिष्ठित था। जनता ने श्रजातशत्रु के वशज 
शासको की पितृह॒न्ता प्रवृत्ति से ऊबकर श्रमात्य सुसुनाग को राजसिहासन पर 
बेठाया था । 


पुराणो मे उसे शिशुनाग के नाम से कहा गया है। उसने पाटलिपुत्र का 
शासन हस्तगत करने के उपरान्त अवन्ति के प्रद्योत शासक +*₹्दिवधंन्‌ को 
पराजित करके वहाँ मी अपना प्रमुश्व स्थापित किया। उसने यद्यपि 
पाटलिपुत्र को राजधानी बताये रखा, किन्तु मग्रध की राजधानी राजगृह से 
भी सम्बन्ध स्थापित किया । वाराणसी में उसने श्रपने पुत्र को प्रतिष्ठित किया । 
इस प्रकार शिशुनाग ने स्वयं को एक शक्तिशाली एवं विशाल जनपद का शासक 
बनाने में सफलता प्राप्त की । 


कालाशोक धोर उसे दस पत्र 


शिशुनाग के बाद ममध का शासनाधिकार कालाशोक के हाथों मे गया, 
उसे काकवर्ण या काकवणिन्‌ नामों से भी कहा जाता है। उसने 28 वर्षों 
393-365 ई० पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद उसके दस पुत्रो ने 22 वर्ष 
भ्र्थात्‌ 343 ई० पूर्व तक राज्य किया । कालाशोक के दस पुत्रो के नाम 'महावज्ञ 
में इस प्रकार उल्लखित हैं--. मद्रसेन, 2 पोरण्डवर्ण, 3, मंगुर, 4. स्वंझजह, 
5. जालिक, 6. उम्क, 7. सञ्जय, 8. कोरव्य, 9. नन्दिवर्धनू पर 0, पत्चमक 


अगध की शासन परम्परा झौर मोयंयुग 285 


(विस्तार के लिए देखें- केम्न्रिज हिस्ट्री प्रॉफ़ इंडिया, माग !. पृष्ठ 469; 
पॉलिटिकल हिस्ट्री भ्रॉफ़ एंश्येंट इंडिया, 4 सं०, पृ० 78-86; भ्रर्ली हिस्द्री 
प्रॉफ इंडिया, 4 सं०, पृ० 360; हिन्दू सम्यता, पृ० 2652-65) । 


पुराणों तथा भ्रन्य परवर्ती स्रोतों श्ौर यूनानी विद्वान्‌ कर्तिश्रस के अनुसार 
कालाशोक काकवर्णी के एक मुंहलगे राजनापित का रानी के साथ जारत्व 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था श्लौर किसी तरह उसने राजा का भी विश्वास 
प्राप्त कर लिया था। उपयुक्त श्रवसर पाकर एक दिन उसने राजा तथा उसके 
दस पुत्रों को कपट से मरवा डाला और स्वयं साम्राज्य का स्वामी बन बेठा । 
इस घातक नापितपुत्र का नाम “महावंश” मे उमग्रसेन बताया गया है, जिसको 
कर्तिश्रस ने प्रग्रम्मेस का पिता कहा है। कुछ पिद्वानो ने इस नापितपुत्र की 
सगति नन्द से बैठायी है; किन्तु यह मत सन्दिग्ध प्रतीत होता है। 


कालाशोक की द्वितीय संगीति 


० 


द्वितीय सगीति का आयोजन बुद्धपरिनिर्वाण के बाद 00 वर्ष के बाद 
हुआ । इसमे 700 भिक्षु उपस्थित थे, जिससे कि उसको 'सप्तशतिका' भी कहा 
जाता है। इस संगीति का उद्देश्य कुछ विवादग्रस्त प्रश्नों को हल करने के 
श्रतिरिक्त प्रथम सगीति का पुन: सस्करण करना मी था। यह वैशाली मे 
श्रायोजित हुई थी और पूरे प्राठ मास तक चली । 


इस परिषद्‌ मे काकण्डकपुत्र यश शोर वज्जी के भिक्षुओ के पारस्परिक 
आक्षेपो पर विचार हुआ । अपने पक्ष का पर्याप्त स्पष्टीकरण करने पर भी वज्जियो 
ने यश को सघ से निष्कासित कर दिया। भदनन्‍्त यश ने वज्जियों की दस 
अत्यूनि (दस बातें) मानने से इन्कार कर दिया था। 


यश ने अ्रपने तिराकरणों का समाधान एवं समर्थन पाने के लिए कौशाम्बी, 
अबन्ती झौर भ्रट्टोपाग के भिक्षुओं से निवेदन किया भ्ौर प्रन्त में बह श्रहेत्‌ 
रेवती के पास सौरेय्य पहुँचा | इन सभी भिक्षुप्रो ने एकमत होकर मदन्‍्त यश के 
'पक्ष में श्रपना निर्णय दे दिया । इधर से इस बात को सुनकर, वज्जी भिक्ष भी 
रेवत के पास पहुँचे । विवाद बढता ही गया ।। श्रन्त में सात सौ भिक्षओं की 
'एक परिषद्‌ भ्रयोजित की गयी श्लौर उसमे पूरब तथा पश्चिम के चार-चार 
मिक्षुध्रों की एक समिति बनायी गयी । भिक्षु भ्रजित को समिति का प्रधान घ्रौर 
आचार्य सब्बकामी को सभापति नियुक्त किया गया। सभा में बज्जी के 


286 भारतीप संस्कृति शौर कल? 


भिक्षप्रो का प्राचरण श्रधर्मयुक्त घोषित किया गया । यह वृत्तान्त 'चुल्लवग्ग 
में दिया गया है । 

'महावग्ग' और 'दीपवश' के भ्नुसार यह परिषद्‌ अ्रजातशत्रु के वशंज 
कालाशोक के समय में हुई थी, जिसमे दस हजार भिक्षु उपस्थित थे । उन दस 
हजार भिक्षुयों में सात सौ चुने हुए भिक्षुओ ने (विनय और 'घम्म! का एक 
संशोधित सस्करण तैयार किया, जिससे पिटक, निकाय, भ्रंग और धर्मस्कन्घ 
निर्मित हुए । 'घम्म' के सगायन भ्रौर सकलन के फलस्वरूप बुद्ध वचनो के तीन 
पिटको, पाँच निकायो, नव श्रगों श्रौर 4800 धर्मस्कन्धों का वर्गीकरण हुश्रा । 


नन्‍द वंश 


भारत के उत्तर-पश्चिम-पूर्व के बहुसख्यक गणराज्यों मे मगध साम्राज्य ही 
एक ऐसा शक्तिशाली एव प्रभृत्वसम्पन्न महाजनपद था, जिसका इतिहास 
उत्तरोत्तर गौरवशाली रूप धारण करता गया। श्रजातशत्रु के लगभग सौ वर्ष 
बाद मगध पर नये नन्‍्दवश का उदय हुआ, जिसकी सीमा 359-33] ई० पर्व 
में निर्धारित की गयो है। नन्‍्द राजा शुद्र था, सम्मवतः: एक नाई का पुत्र । 
उसने शक्तिशाली सेना का संगठनकर एकच्छत एवं विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की । 
इतिहासकार विद्वानों का श्रमिमत है कि कालाशोक का घातक ही ननन्‍्दवश 
का सस्थापक बना । कंतिशस ने उसे भ्रग्रम्मेस का पिता कहा है। 'महाबोधिवश' 
में नन्‍्दवंश के सस्थापक का नाम उम्रसेन कहा गया है। इस दृष्टि से उम्रसेन, 
भ्रग्रम्येस का पिता सिद्ध होता है। यूनानी इतिहासकार विद्वान्‌ कर्तिश्नस ने 
लिखा है कि नन्‍्दवश का संस्थापक नापित था। उसके अभ्रमिमत के आ्राधार 
सम्मवत: जेन-ग्रन्य और ब्राह्मण-पुराण थे। वहाँ उसे गणिकापुत्र नापितया 
शुद्रापुत्र कहा गया है । 
पुराणों में नन्‍्दवंश के शासक नवनन्दों का उल्लेख हुआ है और उनके 
शासत-काल की अ्रवधि को 00 बे पयेन्त बताया गया है। इस गणना से 
प्रथम नन्द का समय 43] ई० पूर्व में बंठता है, जिसका कि इस परम्परा के 
उत्तरवर्ती शासकों से ऐतिहासिक तारतम्य नहीं बेठता है। इसलिए पुराणों की 
गणना युक्तिसंगत नही है। पुराणों में नवनन्दों का अलग-भ्लग नामोल्लेख 
नही हुआ्ला है। पिता और उसके भ्रा5 पुत्रों में से केवल सुमात्य (या सुमाल्य ) 
का नास झाया है। वहाँ पिता को 'महापद्मपति” (महापद्म का स्वामी ) प्रौर 


मगध की शासत परम्परा धौर मोययुग 287 


महापद्मनन्द” भी कहा गया है। पुराणों के इस सन्दर्भ में महापद्मनन्द को 
द्वितीय परशुराम या भागंव का पर्याय मात्रा गया है। उसके सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी की गयी है कि वह पृथ्वी से क्षत्रियों का श्रस्त करनेवाला 
'एकराट (सर्वेक्षत्रान्तक) होगा श्रौर समस्त पृथ्वी पर उसका एकाधिकार होगा । 

ननन्‍दबंश के समसामयिक क्षत्रिय वंशों का पुराणों में इस प्रकार उल्लेख 
हुआ है--ऐक्ष्वाकु, पंचाल, काशी, हैहय, कलियग, अश्मक, कुरु, मिथिला, 
सूरसेन और बीतिहोत्र । इनमें से भ्रनेक जनपद प्रत्यन्त प्राचीन हैं भशौर उनका 
इतिहास बडा गौरवशाली रहा है । 


बौद्ध-ग्रन्थ 'महाबोधिवंश” में नवनन्दों के नाभमो का उल्लेख इस प्रकार 
हुँप्रा है--). उम्रसेन, 2. पण्डुक, 3. पण्डगति, 4. भूतपाल 5. राष्ट्रपाल 
6. गोविषाणक, 7. दशसिद्धक, 8. कंवर्त श्रौर 9. धननन्द । 

जैनो और बौद्धों के साहित्य में उल्लिखित ननन्‍्द राजाग्रों की चर्चाग्नों को 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नन्द-वंश की प्रतिष्ठा में इन दोनो 
समाज-सुघारक धर्मों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । जैन-प्न्थों मे नवनन्दों के 
सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उनके शासन की बड़ों प्रशंसा की 
गयी है | यह बात इसी से प्रमाणित होती है कि प्रायः समी नन्‍दर शासकों के 
मन्त्री जन विद्वानू एवं वीतराग व्यक्ति थे और उन्होने पश्रपने श्राश्रयदाता 
शासको की श्रीवृद्धि के लिए श्रपनी योग्यता का भरसक उपयोग किया । 
परवर्ती श्रभिलेखो, साहित्य भौर कला मे भी नन्द-जेनों के सुसम्बन्धो की 
बहुविध चर्चाएं हुई हैं । विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षम” मे महामात्य चाणक्य ने 
एक जैन को ही भ्रपना गुप्तचर नियुक्त किया था, जिससे कि गुप्तचरी की 
सार्थकता सिद्ध हो। इस नाटक के कथानक मे जेन-पनुश्रुतियों के प्रभाव 
का कारण भी यही प्रतीत होता है कि नन्दर शासको का जनों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था । 


नन्‍्द शासको के सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध है, उसका परिशीलन 
करने पर एक बात यह ज्ञात होती है कि वे अपरिमित सेन्य-शक्ति-सम्पन्न थे । 
जैन कलियराज खारवेल की हाथीग्रुम्फा वाली प्रशस्ति से विदित होता है कि 
कलिंग तक नन्द राजा का प्रमृत्व स्थापित हो चुका था । प्रशस्ति मे स्पष्ट लिखा 
है कि ननन्‍द राजा प्रथम दिन मगवान्‌ की उप्त मूर्ति को, जो परम्परा से कलिग 
राजाप्रों द्वारा कलिंग में स्थापित एवं संरक्षित थी, अपने विजय-प्रभियान की 
स्मृति में कलिंग से मगध उठा लाया था । 


288 मारतोय संस्कृति भोर कला 


नन्‍्द शासकों के सम्बन्ध मे यह भी विदित होता है कि स्वभाव से वे 
अनुदार थे । भ्रपने शासन द्वारा उन्होंने प्रपनी निम्न वंश-परम्परा को 
अभिव्यक्त किया । इस कारण तत्कालीन समाज़ की उनके प्रति निष्ठा कम 
होती गयी भौर इस रूप में नन्‍द राजा को प्रन्त तक नापितपुत्र से 
झधिक सम्मान प्राप्त न हो सका। जनता उससे घृणा करतो रही भौर 
उसको हेय समझती रही । उसके श्रन्तिम शासक धननन्द ने तो पअपने 
नाम की साथ्थंकता का भरपूर उपयोगकर समाज में स्वयं को हास्यास्पद 
बना लिया था। 

बौद्ध विद्वान टर्नर ने महावश” की भूमिका (१० 39) में नन्‍्दवश्य के 
अन्तिम शासक घननन्द के धन बटोरने के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए लिखा 
है कि सम्भवतः उसकी इस प्रवृत्ति के कारण ही समाज में वह धननत्द के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 


विशाल साम्राज्य का स्वामित्व प्राप्त करने पर भी नन्‍्द शासको को 
लोकप्रियता प्राप्त न हो सकी । उसका प्रमुख कारण उनकी घामिक सकीर्णता 
झोर जातिवाद की क्षुद्र घारणा थी । मगंध पर उनका शासन स्थापित होते ही 
उत्तर भारत में वंदिक धर्म का प्रभाव क्षीण पटता गया, जिसके फलस्वरूप 
ब्राह्मणो ने अ्रध्ययन-अ्रध्यापन का काय॑ छोडकर आजीविका के लिए विभिन्न 
व्यवसायों को अपना लिया । इसी प्रकार क्षत्रियो ने अपने युद्धोचित वीरतापुर्ण 
कार्यों का परित्यागकर समाज-सुधारको के रूप में नेतृत्व का नया जीवन 
झारम्भ किया। वैश्य वर्ग के हाथ श्रवश्य मजबूत हुए । वे श्रपार 
सम्पत्ति के स्वामी बने श्रौर उन्होंने काशी, राजग्रह, श्रावस्ती, साकेत भौर 
पाटलिपुत्र श्रादि प्रसिद्ध नगरो में बडे-बड़े उद्योग-व्ययसायों तथा व्यापारिक 
केन्द्रों की स्थापना की। शूद्रो ने भी अनुकूल परिस्थिति पाकर अपने 
प्रभाव को बढाया | 


सामाजिक जीवन पर इस भश्रव्यवस्था की अच्छी प्रतिक्रिया नही हुई । 
नन्‍्द शासको ने परम्परागत सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओश्रो की सर्वथा 
प्रवहेलनाकर पारस्परिक वेमनस्य की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण 
राष्ट्रीय सगठन श्रौर सामाजिक एकता का पक्ष निरन्तर क्षीण एवं निबंल होता 
गया । घतनन्द जैसे घतलिप्सु शासक के समय तो प्रजा इतनी स्वेच्छाचारी हो 
गयी कि उसने भपने शासक तक की उपेक्षा कर दी। इसका परिणाम राष्ट्र के 
लिए शुमंकर सिद्ध न हुपना । 


सगपण की शासन परम्परा झोर मौर्यधुग 289 


सिकन्दर का क्‍झ्राक्रंमण 

नन्‍्द-शासकों को जन-शोषक प्रवृत्ति और शासन की कमजोरियों के कारण 
सिकन्दर जंसे विदेशी श्राक्रामक का मारत के पक्‍्न्दर प्रविष्ट होना सम्भव हुआ । 
उससे पूर्व भी भारत के कुछ प्रदेशों पर ईरानियों का प्रधिकार बना हुआ था । 
जिस समय मगध पर बिम्बिसार का शासन था, उसके श्रास-पास ही उत्तर- 
पश्चिम भारत में ईरानियों के झ्राक्रमण होने आरम्म हो गये थे । ईरान के 
सम्राट्‌ दारा ने पहले गन्धार श्ौर उसके बाद सिन्धु पर भी अ्रपना श्रधिकार 
कर लिया था। तब से लेकर लगभग दो सौ वर्षों तक उत्तर-पश्चिम भारत 
पर ईरानियो का प्राधिपत्य बना रहा । जब ईरान मे दारा तृतीय का शासन 
था, लगभग 326 ई० पूर्व मे मकदूनिया के सिकन्दर ने मारत पर श्राक्रनणकर 
ईरानियो द्वारा शासित उत्तर-पश्चिम भू-माग को अपने भ्रधिकार मे कर लिया। 

सिकन्दर बडा शक्तिशाली शासक था श्रौर अनेक विजित देशो की 
युद्धकूशल सेनाएँ उसके पास थी । गन्धार पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने 
सिन्धु को पार किया श्रौर तत्कालीन मारतीय संस्कृति के केन्द्र तक्षशिला में 
प्रवेश किया । वहाँ के निवासी मारतीय विद्वानों एवं साधु-सन्‍्तो के प्रति उसने 
सम्मान प्रकट किया पश्रौर उन्हे भ्रपने खेमे मे झाने के लिए श्रामन्त्रित किया । किन्तु 
एक प्राक्रामक से मिलना उन्होने इन्कार कर दिया । केवल कलानोस (कल्याण) 
नामक एक भिक्षु ही उससे मिलने गया। तक्षशिला में सिकन्दर ने श्रपनी विजय 
के उपलक्ष्य मे एक दरबार श्रायोजित किया झौर झास-पास के भारतीय राजाझो 
से भेट स्वीकार की तथा उन्हे श्रपनी ओर से ईरानी उपहार दिये । 

इसी समय सिकन्दर को इतिहास-प्रसिद्ध प्रतापी पोर॑ंव राजा का युद्धाद्वान 
प्राप्त हुआ । सिंकन्दर ने उसे स्वीकार कर मेलम नदी पार की झ्ौर पुरु 
जनपद पर भ्ाक़मण कर दिया । उसका सामना पौरव राजा के पुत्र ने किया 
श्रौर वह वीरगति को प्राप्त हुआ । श्रन्त में पौरव ने भ्रपनी विशाल सेना के 
साथ रणनीति बनाकर सिकन्दर का सामना किया और अपने शौर्य तथा 
रणकौशल से सिकन्दर को विस्मित कर दिया । किन्तु अनेक कारणो से श्रन्त मे 
झपने एक भित्र के कहने से उसने आात्म-समपंण कर दिया । सिकन्दर ने पौरव 
के साथ सम्मान का व्यवहार किया भौर उसका राज्य उसे लोटा दिया । 


श्रपनी विजयनयात्रा के साथ जब वह व्यास नदी तक पहुँचा तो वहाँ उसकी 

सेनाभ्रों ने विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसको नन्द-साम्राज्य के साथ 

शक्ति-परिक्षण का मौका नहीं मिला । अनेक भारतीय जनपदों पर भपनी 
9 


290 भारतीय संस्कृति शोर फला 


झधीनता की छाप छोड़कर वह लगभग 325 ई० पूर्व मे भारत से वापस चला 
गया प्रौद दो वर्ष बाद 223 ६० पूर्व में बेविलोन में उसका निधन हो गया । 
इस प्रकार उसकी सारी महत्त्वाकाक्षाएँ प्रौर बल-बेमव उसी के साथ 
समाप्त हो गये । 


मौ्य साम्राज्य 


भारतीय इतिहास के बीर सेनानायक बिम्बिसार भोर उसके पुत्र प्रजातशत्र्‌ 
ने लगमग 5टी शती ई०पूर्व में जिस महान्‌ मगव साम्राज्य को प्रतिष्ठित किया 
था, लगभग 4थी शती ई० पूर्व के भ्रन्तिम घतुर्थांश मे वह अपने पूर्ण वेभव एवं 
गौरव को प्राप्त हुपनआ भौर उसकी यह स्थिति लगभग 2री शती ई० पृ तक 
प्रक्षण्ण रूप में बनी रही। उसका सम्पूर्ण श्रेय प्रतापी एवं यशस्वी मौर्य 
शासको को है । 

मगध के मौर्य साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास की महानतम 
उपलब्धियों में से है। मौयों ते एक प्लरोर तो उत्तर-पश्चिम मारत, गन्धार, 
सिन्ध श्ौर पंजाब से ईरानियो का प्रमुत्व समाप्त किया भौर दूसरी श्रोर शक, 
यवन, किरात, कम्बोज, पारसीक प्रौर वाह्वीक श्रादि विभिन्न जातियो की युद्ध 
कुशल विशाल सेना के साथ पूर्वी भारत में स्थापित अ्रतराजेय नन्‍द साम्राज्य के 
प्रस्तित्व को सदा ले लिए समाप्त कर दिया। इस प्रकार मौयों ने पूर्व से 
पश्चिम ध्रोर उत्तर से दक्षिण तक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य 
स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया । सुदूर पूवे ईरान की सौमाओ्रों को भी 

उन्होंने प्रपने साम्राज्य का प्रग बनाया । 

मोय साम्राज्य के शासनकाल के सम्बन्ध मे इतिहासकार विद्वानों में 
मतभेद हैं। विभिन्न पुराण-प्रन्थों मे उल्लिखित मौयं-बंश की तालिका मे जो 
अनेकरूपता देखने को मिलती है, उसका ऐत्तिहासिक परीक्षणकर, विद्वानों ने 
मौर्य शासको का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया है--चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, 
अशोक, कुणाल, दशरथ ( बन्धुपालित), सम्भ्रति (इन्द्रपालित), शालिशूक, 
सोमधर्मा (देवधर्मा), शतघनुष (शतधन्वा) और बृहद्रथ या बृहदश्व । 

इतिहासकार विद्वानों में मौर्य शासकों की उक्त वशनसरम्परा के सम्बन्ध 
मे मतेक्य होते हुए भी उनके ऐतिहासिक वृत्त भोर विशेष रूप से उनके 
कालक्रम के निर्धारण मे मत-वेभिन्‍य देखने को मिलता है। डॉक्टर काशीप्रसाद 
जायसवाल ने वायु, विष्णु और मत्स्य श्रादि पुराणों में उल्लिखित ऐतिहासिक . 


सगध को शासन परम्परा भौर मोयथुग 29] 


बूत्तों की तुलवात्मक समीक्षा करने के उपरान्त एक तालिका बनायी थी, 
जिसको कि श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने भी (मारतीय इतिहास की ख्परेखा, 
भाग 3. पृ० 67) प्रामाणिक माना है। वह इस प्रकार है: 

, चन्द्रमुप्त 326-302 ई०पुर्वे 

2, बिन्दुसार 302-277 ” 

3, प्रशोक 277-286 ” 

4. कुणाल 236-228 / 

| 


बन्धुपा | 


7. शालिशूक 20-20 
8, सोमघर्मा (देवधर्मा) 20-203 


9. शतघनुष या शतघन्वा 203-95 0. बृहृद्रथ या बृहृदश्व 95-82 
आधुनिक इतिहासकार विद्वानों ने प्रायः एकमत से या भ्रल्प मतभेद से 
मौर्य शासकों की वंश-परम्परा और उनके शासन के कालक्रम को प्रधिक 
विस्तार से इस प्रकार निर्धारित किया है : 
चन्द्रगुप्त मौर्य (लगमग 32]-297 ई०पुव॑) 
बिन्दुसार (297-272 ई०पूर्व) 
| 


सुषीम हरे सुमन अब (272-232 ई०पू्व) रद भ्रस्य पुत्र 
श्रशोक की पत्नियाँ : 
विदिशा देवी, 
पद्मावती 
अ्सन्दिमित्रा, कास्वाकी और 
से 


कुणाल भ्रथवा सुयशस्‌ जालोक तीवर 
(232-224 ई० पू्व) 











492 भारतीय संस्कृति झौर कला 


कुणाल श्रथवा सुयशस्‌ 





दशरथ (बन्धुपालित) सम्प्रति (इहन्द्रपालित) 
(224-26 ई पूर्व ) (26-207 ई०पू्व ) 


शालिशूक (बृहस्पति ?) 
कुछ पुराण इसका ]3 वर्ष का शासनकाल । 
बताते हैं | परन्तु भ्रन्य पुराणों में इसका 
उल्लेख तक नही है। कदाचित्‌ इसका 
शासन स्वल्पकालीन था, सम्मवतः एक या 
दो साल (207-206 ई०पर्व॑) 


देववमंन्‌ या सोमशर्मत (लगभग 206-99 ई०पूर्व ) 
शतधनुस्‌ या शतधन्वत्‌ (लगभग 99-]9] ई०पूर्व ) 
बृह॒द्रथ (लगमग 9!-8+ ई०पूर्व) 


चन्द्रगुप्त 

नन्‍्दन्वश के प्रतुल वेमव को पराभूत कर देने वाले नीतिज्ञ राजा चन्द्रगुप्त 
मोर्य के कुल-मूल के सम्बन्ध में भ्रनेकानेक श्रनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। एक 
किम्वदन्ती यह है कि वह नन्द राजा द्वारा मुरा नामक एक शुद्रा रखेल से उत्पन्न 
हुआ था, जिससे कि उसको मौये कहा गया, किन्तु 'मुरा' शब्द का अपत्यवाचक 
मौयं! न होकर 'मौरेय' होता है। इसलिए यह श्रनुश्नुति विश्वस्त नहीं है। 
पालि-अ्रन्थों की एक श्रनुश्रुति मे कहा गया है कि चन्द्रग॒ुप्त शाक्यों की एक 
शाखा मौरेयों से उत्पन्न हुआ था (गाइगर * महावश, प्रृ०27)। 
इसके श्रतिरिक्त मध्ययुगीन अ्रभिलेखों मे उसे क्षत्रिय वशज कहा गया है! 
इन प्राधारो पर यह सिद्ध होता है कि नन्‍्द-कुल से उसका कोई सम्बन्ध नही 
था झौर वह क्षत्रिय था । 32!-297 ई० पूर्व 24 वर्षों तक उसने मौर्य साम्राज्य 
के स्वामित्व का उपभोग किया । 

चन्द्रगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने वाले दो सुदृढ़ प्रमाण 
कोटिल्य और मेगस्थनीज हैं। इन दोनो विद्वानों की कृतियों मे तत्कालीन 
व्यवस्था का स्वानुभूत चित्रण है। प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक मेगस्थनीज ने “हंण्डिका' 
ताम से एक इतिहास-प्रन्य की रचता की थी, जो कि सम्प्रति मूल रूप मे 
उपलब्ध नही है; किन्तु उसके लम्बे-लम्बे भ्रविकल लेख ग्रीक एवं रोमन लेखकों 


समथ को शास्तन परम्परा प्ोर मोंर्ययुग 293 


की पुस्तकों में प्राज भी सुरक्षित हैं। दूसरे उद्मट भर्थविद्याविद्‌ विद्वान्‌ कौटिल्य 
(विष्णुगृप्त, चाणक्य) चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के गौरव थे। उनका 'पर्थशास्त्रँ 
चऋन्द्रगुप्त के शासन का विश्वकोश है। समस्त भारतीय साहित्य भ्ौर विशेष रूप 
से मौर्य साम्राज्य की वह महानतम उपलब्धि है । 


बिल्दुसार 

चन्द्रगुप्त के बाद मगध की राजगद्दी पर उसका पुत्र बिन्दुसार भासीन 
हुआ । उसके सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात होता हैं कि उसने लगभग 297-273 
ई० पूर्व के बीच पच्चीस वर्षों तक भ्रनेक प्रकार के उथल-पुथलो के बीच शासन 
की बागडोर सुरक्षित रखी | 


भशोक 


बिन्दुसार के श्ननस्तर उसका यशस्वी पुत्र भ्रशोक मगध का स्वामी बना ॥ 
उसका भआारम्मिक व्यक्तित्व एक प्रत्यन्त तेजस्वी, प्रतापी एवं साहसी शासक के 
रूप में प्रकाश में श्राया । जनता को उसकी क्रूरता, युद्ध-लोलुपता श्रौर रक्तलिप्सु 
स्वभाव का परिचय कलिंग की रक्त-रंजित युद्ध-विभीषिका के रूप में प्राप्त 
हुआ । इस युद्ध मे डेढ़ लाख व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया, एक लाख व्यक्ति 
मौत के घाट उतारे गये झौर इससे कई गुना व्यक्ति उस भयकर युद्ध से उत्पन्न 
व्याधियों तथा उत्पीडनों से स्वयमेव काल-कवलित हो गये । 


इस कलिग-युद्ध के व्यापक जन-सहार ने श्रशोक को पश्चाताप के सागर 
मे डुबो दिया। इस पश्चात्ताप के परिष्कार के लिए उसने बौद्धघर्म को 
अ्रपनाया । बौद्धधर्म की सादगी श्रौर सच्चाई से प्रमावित होकर वह सम्राट से 
प्रियदर्शी! हो गया । उसने कलिंग-विजय को भ्रपनी महान्‌ पराजय स्वीकार 
किया और व्यापक नर-संहार के प्रति अपने पश्चात्ताप को थ्यक्त करते हुए भ्रपने 
तेरहवें शिलालेख मे शासन के नये श्रादर्शों को इस प्रकार व्यक्त किया-- 'जिन 
लोगो तक प्रादरणीय महाराज के दूत नहीं पहुँच सकते, उन्होने मी धर्म के 
सम्बन्ध में महाराज की भ्राज्ञाप्नरो को सुना होगा, झौर वे धर्म का पालन अवश्य 
करने लगे होगे ।” 

इस घाभिक सहिष्णुता ने उसके व्यक्तित्व को असामान्य रूप से ऊँचा 
उठा दिया । उसके सम्बन्ध मे विद्वानों का कहना है कि विश्व के राजनीतिक 
इतिहास में श्रशोक प्रथम शान्तिवादी शासक के रूप मे विश्वुत हुप्रा । “सावंभोम 
धर्म के सं प्रथभ निरूपण का श्रेय” उसी को दिया गया है (प्रशोक, पृष्ठ 


994 भारतीय संस्कृति शोर कला 


60-76) । इस प्रथम शान्तिवादी शासक ने बौद्धधर्म को झपनी राजनीति 
का ग्रभ्िन्न भंग बना दिया था। बौद्धधर्मं को उसने मानवधर्म के रूप में 
स्वीकार किया झौर उसकी उदारता, नैतिकता तथा सहिष्णुता को भ्रपने श्रादर्शों 
के प्रतीक के रूप मे प्रचारित किया | उन्ही के भ्राधार पर उसने भ्पने शासन 
के बत्तंव्यों तथा भ्रघिकार-सीमाश्रों को निश्चित किया। राजाज्ञा के रूप में 
उत्कीणित भपने शिलालेखों भे उसने क्‍झ्पने इन्ही नये प्रादर्शों की घोषणा की । 
उसके परिणामस्वरूप बौद्धधर्म न केवल मगध की सीमाओ्रो तक सीमित रहा, 
प्रपितु समस्त मारत का जीवनादश बन गया । भारत के बाहर भी उसके उदार 
एवं महान्‌ शासन का सन्देश प्रचारित हुआ | 

प्रशोक की इस उदार घर्मनीति के भ्रनेक सुपरिणाम सामने प्राये। मौय॑-पूर्व 
भारत मे छोटे-बड़े राज्यो एव जनपदों के जो पारस्परिक वैमनस्य परम्परा 
से चले झा रहे थे, वे मिट गये भौर धर्म के श्रनुशासन ने सबको एक साथ बंठने 
के लिए विवश किया। इसके साथ ही सामाजिक जीवन में जो श्राथिक 
भलगाव, ऊंच-नीच श्रौर स्वामि-दास के वर्ण-भेद थे, वे भी भ्रपने-प्राप समाप्त 
हो गये । भारत मे भाये जो विदेशी श्रपने भविष्य की भ्रस्थिरता से चिन्तित 
थे, उनके सन्देह भी स्वतः ही शान्‍्त हो गये झौर भ्रशोक के सुख-सम्पन्न एवं 
कल्याणकारी शासन मे उन्होने स्वय को भारतीयता में समाहित कर दिया । 
झशोक के भभिलेख 


सम्नाद्‌ प्रशोक के अभिलेख प्राचीन भारत की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं 
साहित्यिक धरोहर हैं । राष्ट्रीय दृष्टि से भी उसका विशिष्ट महत्त्व है । मौर्य 
साज्ाज्य भौर विशेष रूप में समाट्‌ भ्रशोक की यशोगाया के प्रतीक ये श्रमिलेख 
पव॑तों, प्रस्तर-स्तम्मों श्रौर प्रस्तर-फलको पर उत्की्णित एवं खनित तीन रूपों 
में उपलब्ध हुए है । वे उत्तर भे हिमालय तक, दक्षिण में मेसूर तक ओर पूर्व में 
उडीसा से लेकर पश्चिम मे काठियावाड़ तक विस्तृत भू-माग मे फैले हुए हैं । 
इन भभिलेखों का तीन दृष्टियों से विशेष महत्त्व माना गया है (कैम्ब्रिज ह्स्ट्री 
पॉफ इंडिया, वा० ], पृ० 68) - 

. इन झभिलेखो की सहज, स्वाभाविक, उदात्त और ग्रम्भीर वाणी द्वारा 
भ्रशोक की जीवनी पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । 


&. ये अभिलेख प्रशोक तथा अ्रशोककालीन इतिहास-निर्माण के लिए 


स्वतः भ्रमाण हैं, भ्रौर इसलिए इतिहासकारों ने उनको स्देव प्रामाणिकता से 
उद्धत किया है । 


सगधथ की शासन परम्परा शोर मौयंयुग 295 


3. इन पग्रमिलेखों से पालि भाषा के स्वरूप श्रौर उसके विकास-क्रम पर 
महस्त्वपूर्ण प्रकाश पडता है । 

कालक्रम की दृष्टि से विन्सेंट स्मिथ ने श्रशोक के झ्भिलेखों को भाठ भागों 
में वर्गकित क्या है (अवसफोर्ड हिस्ट्री झॉफ इंडिया, पृ० 03-04) । उसका 
विवरण इस प्रकार है : 

]. लघु झ्मिलेख--ये संख्या मे सात हैं, जो सहसराम (बिहार), रूपनाथ 
(जबलपुर के समीप), वेराट (जयपुर), ब्रह्मगिरि, सिउपुर, जतिंग रामेश्वर 
(तीनों मैसूर मे) भ्रौर मास्की (हैदराबाद) में उपलब्ध हुए हैं । 

2. भाव भ्रभिलिखल--इसकी संख्या एक है, जो जयपुर में विराट के समीप 
मिला है। 

3. घोौवह भ्रभिलेख--ये भ्रभिलेख पहाड़ों की चट्टानों पर उत्कीणित हैं, 
जो शाहवाजगढी, मनसेहर  (पेशावर), कालसी (देहरादून), गिरनार 
(काठियावाड), घोली (कटक) झौर जौगढ (मद्दास) में मिले हैं । 

4. दो कलिग अभिलेख--ये श्रभिलेख कलिंग में पत्थर की चट्टानों पर 
छुदे हुए हैं । 

5. तीन गुफा लेख--ये तीनो भ्रमिलेख गया के समीप बाराबर नामक 
पहाड़ी में उपलब्ध हुए हैं । 

6. वो तराई स्तम्भ लेख--ये दोनो पभ्रभलिख नेपाल की तराई में क्रमश! 
रुवमनदेई और निग्लिवा नामक गाँवो के समीप प्राप्त हुए हैं। 

7. सात स्तम्भ लेख--स्तम्मो पर उत्कीणित ये भ्रभिलिख मेरठ, टोपरा 
(भ्रग्बाला), प्रयाग, लौरिया, प्ररराज, लौरिया नन्दनगढ़ भर रामपुरवा 
(तीनो चम्पारन, बिहार) में मिले हैं । 

8. चार यौण स्तम्भ लेख--इनमें से दो भ्रमलिख साँची शौर सारनाथ के 
तोरणो पर खुदे हुए हैं भौर दो प्रयाग स्तम्म पर पीछे से जोड दिये गये हैं । 


ग्रशोक की तीसरी बौद्ध संगीति 


बुद्ध-परिनिर्वाण के 286 वर्ष बाद झौर पझ्पने भ्रभिषेक के सत्रह॒वें वर्ष 
सम्राट्‌ भ्रशोक ने पाटलिपुत्र मे बौद्धधर्म की विच्छिन्न परम्परा और बौद्धधर्म 
के विभक्त पन्थो की विचारधारा में समन्वय स्थापनाथे देश भर के ख्यातनामा 
विद्वानों और बौद्ध दाशंनिको को झामन्त्रिततर एक बृहद्‌ अधिवेशन का 


296 भरतीय संस्कृति शोर कला 


प्रायोजन किया था, इतिहास मे जिसे तृतीय बौद्ध संगीति” के नाभ से कहा 
गया है । इस संगीति का विस्तृत वर्णन 'दोपवर्श, 'महावशश भौर 
सामन्तपासादिका' में मिलता है । प्रशोक के गुरु तिस्स मोगलिपुत्त इस 
प्रधिवेशन के समापति थे और निरन्तर नौ मास तक वह चलता रहा । येर 
तिस्स ते एक हजार पारंगत मिक्षुओं को बौद्धघमं के मावी निश्चय के लिए 
एकाधिकार दिया । इसी सगीति मे बौद्ध त्रिपिटको का भ्रन्तिम रूप से सकलन 
हुभा भौर 'झभिधंपिटक' की कथावस्तु पूर्ण हुई, जिसके कारण बौद्ध-ज्ञान 
के भावी विकास का मागे प्रशस्त हुभा । 


इससे पूर्व दो संगीतियों की तुलना मे इस सगीति की विशेषता यह थी 
कि इस समय अशोक ते यवन, कम्बोज, गन्धार, राष्ट्रिक, पित्ततिक, मोज, 
झ्ानध्र, केरलपुत्र, सत्यपुत्र, चोल, पाण्ड्य श्रौर सिंहल ग्रादि देश-विदेश के श्रनेक 
भू-माग्ों में बौद्धध्म के प्रचारार्थ प्रपने धर्मोपदेशक भिक्षुओ को भेजा। 
जिन-जिन घर्मोपदेशक विद्वान्‌ भिक्षुश्रो को जिस-जिस श्रदेश में मेजा गया, 
उनकी नामावली भी उक्त तीनो बौद्ध-ग्रन्थों मे दी गयी है । 


जैन साहित्य! 

मौर्य युग मे बोद्ध-साहित्य के निर्माण के साथन्साथ जेन-साहित्य की भी 
झभिवद्धि हुई। महावीर स्वामी ने जेन-धर्म सम्बन्धी जिन धामिक प्रवचनो 
एवं उपादेय शिक्षाओ्रं को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था, यद्यपि सर्वे प्रथम 
उनका प्रगो-उपागो में सम्पादव एवं वर्गीकरण उन्ही के शिष्य श्राचाय॑ सुघम 
कर चुके थे, भौर भ्राचार्य जम्बूस्वामी, श्राचार्य प्रभव तथा झ्ाचाये स्वयम्मव 
द्वारा उनका प्रवत्तेत हो चुका था, तथापि जेन वाड्मय का बहुमुखी विकास 
झागे चलकर मोर्य युग मे ही हुआ! 'दशवंकालिकसूत्र' के निर्माता आचाये 
स्वयम्मव और उनकी परम्परा के आचाय॑ यशोमद्र तथा श्राचायं सम्भूतिविजय 
तीनो मोय॑ युग के प्रारम्भ मे हुए । 


जैनधर्म के पुतरद्धारक एवं जन-साहित्य के समर्थक प्राचायं भद्गबाहु का 
नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । वे चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालोन थे श्रौर 
उन्होंने 'निर्युक्ति नामक एक पाण्डित्यपूर्ण माष्य-प्रन्थ की रचना करके जेनधर्म 
के महत्त्व को प्ररथापित किया था। इसी समय प्राचार्य स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र 
मे तत्कालीन जैनाचार्यो की एक 'सगत' या संगीति का अधिवेशन ब्रायोजित 
किया । इस 'सगत” में जेनघम्मं-ग्रस्थो का नये सिरे से सकलत और सम्पादत 


सगध को शासन परम्परा झौर सौयेय्‌ग 297 


हुआ । मगध में विलुप्त 4 पूर्व संयुक्त के 2वें भ्रंग का कुछ प्रंग नेपाल से 
प्राप्ककर मौरय॑ युग मे ही उसके प्रमाणिक पाठ का निर्धारण हुआ्ना । भ्राचार्य 
भद्रबाहु जब कर्नाटक से मगध वापस आये प्लौर उनके समक्ष भाचार्य स्थृूलभद्र 
ने उक्त संकलन प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसकी प्रामाणिकता मानने से इन्कार 
कर दिया । फलत) इस मत-वेभिन्य के कारण मौय॑ युग में ही जनो के दिगम्बर 
झौर श्वेताम्बर नाम से दो भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों का जन्म हुम्ना । 


ब्राह्मण साहित्य 


प्राचार्य कौटिल्य का प्रथंशास्त्र” मौयंयुगीन साहित्य-निर्माण का भ्राधार 
है। इस ग्रन्थ से विदित होता है कि प्रान्वीक्षिकी के श्रन्तर्गत साख्य, योग भ्ौर 
लोकायत (चार्वाक दर्शन) को परिगणित किया जाने लगाथा। 'परथंशास्त्र 
(३।१, प्र०50) से यह भी ज्ञात होता है कि न्याय प्रौर मीमासा को स्वतन्धत्र 
दर्शनों के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 'भापस्तम्ब घम्मसूत्र' (३।४॥८।१३) 
में भी न्यायविदों और मीमासकों का उल्लेख होने से उनकी प्राचीनता 
सिद्ध होती है । इस दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि कौटिल्प के समय तक 
ब्राह्मण दशनों की विभिन्‍न शाखाएँ प्रकाश मे श्रा चुकी थी । 

मौयंयुग मे दशेनशास्त्र के श्रतिरिक्त व्याकरणशास्त्र का भो निर्माण 
हुआ । ससस्‍्कृत व्याकरण के प्रवर्तक एव उन्‍नायक व्याडि, कात्यायन और पतंजलि 
तीनो मौर्ययुगीन थे । 'महामारत” का मी इस युग में पुनः सस्करण हुआ । 


मौर्य साम्राज्य की सुदृढ़ता के आधार 


मोय साम्राज्य को सुदृढता और लोकप्रतिष्ठा के झ्राधार थे एकता और 
समानता । वेदिक भारत की सुख-समृद्धि, शान्ति श्रौर सम्पन्नता के कारण भी 
ये चिरन्तन आधार ही रहे हैं। मानव-सम्यता के उत्तरोत्तर भ्रम्युत्थान से 
जहाँ एक श्रोर निर्माण तथा उन्नति के नये मार्ग खले, वही दूसरी ओर 
श्राथिक प्रतिस्पर्धा के कारण समाज में वर्गमेद की भी श्रभिवुद्धि हुई | जातीय 
श्रेष्ठता तथा निजत्व की प्रहमन्यता ने भी समाज मे वर्गमेद को बढाने में 
योगदान किया । इस भ्रहमन्यता के जन्मदाता ब्राह्मण-प्रन्थो श्रौर सूत्र-ग्रन्थों 
का विरोध यद्यपि परम्परा से चला आ रहा था, किन्तु उसका उन्मूलन करते 
का प्रबल अभियान चलाया महावीर तथा बुद्ध जेसे समाज-सुघारक सन्‍्तो ने ! 
इन दोनों धर्म-नेताओं के समाज-सुधार-सम्बन्धी उच्चादर्शों को व्यावहारिक 


298 भारतीय संस्कृति झोर कला 


रूप में कार्यान्‍वयत करने का एकमात्र श्रेय मौ्यों को है। मौर्य-पूर्व॑ समाज के 
प्रार्य-प्रार्येतर, . घनिक-निर्धन,.  स्वामी-दास, . भूमिपति-भूमिहीन और 
शोषक-शोषित की जो विषमता बनी हुई थी उसे दूर करके भौर जन्म के 
झाधघार पर नहीं, प्रपितु कम के झ्राधार पर समाज में प्रत्येक ध्यक्ति को प्रपनी 
उन्नति की स्वतन्त्रता के जो उच्च मानवीय वेदिक प्राधार थे उनको पूर्णरूपेण 
समाज में प्रचलित किया मौर्यों ने । 


मौर्यों ने भ्रपने साम्राज्य में एकता और समानता की सुदृढ़ता के लिए 
जातीय श्रेष्ठता के उन्मूलन के साथ दास-वृत्ति को सर्वंथा समाप्त कर दिया । 
उन्होने ऐसी व्यवस्था की कि किसी मी व्यक्ति का विक्रय करना तथा किसी भी 
व्यक्ति के मौलिक मानवीय श्रधिकारों के विरुद्ध उसे दासवृत्ति के लिए बाध्य 
करना धमं-विरुद्ध है, भ्रतः अवैध है। इस नियम का उललघन करनेवाले 
व्यक्ति के लिए मृत्युदण्ड तक का विधान किया गया । गुलामी या दासता के 
उन्मूलन की इस लोकहितकारी व्यवस्था के साथन्साथ यह मी नियम बना 
दिया गया कि किसी शूद्रा तथा दासी-पत्नी या रखेल से उत्पन्न पुत्रों को पिता 
की सम्पत्ति का जायज उत्तराधिकारी माना जाय । 


इस प्रकार मौय साम्राज्य मे जन-स्वातन्थ्य एव समानता के ऐसे महानतम 
श्रादर्शों की प्रतिष्ठा हुई, जिनके कारण जातीय श्रेष्ठता, धामिक श्रहमन्यता 
भ्रौर भ्राथिक भ्रसमानता की विषमताएंँ समाप्त होकर प्रत्येक नागरिक को 
कम तथा भात्मोन्नति की स्वतन्त्रता और मौलिक मानवीय प्रधिकारों की 
प्राप्ति हुई । उसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तिगत 
दायित्व के प्रति निष्ठावान्‌ होकर राष्ट्रीय गौरव-गरिमा की श्रभिवृद्धि के लिए 
अ््नसर हुआ । मौर्यों की इस सुव्यवस्था का यह मी फल हुश्रा कि जितनी 
भी बाहरी जातियाँ विभिन्न प्रयोजनों से मारत में भ्राकर रहने लगी थी, किन्तु 
जिन्हे श्रपती सुरक्षा तथा भ्रात्मोन्नति के प्रति श्राशका थी, उन्हे मी राष्ट्रीयता 
का स्थायी श्रधिकार प्राप्त हो जाने के कारण अपने भविष्य के प्रति 
झ्राशा बंधी । 


धर्मनिरपेक्षता 


मोर्य साम्राज्य की स्थिरता एवं प्रतिष्ठा का प्रबल आधार उनकी 
घरनिरपेक्षता थी । भारतीय इतिहास में स्व प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासन की 
स्थापना का श्रेय मौर्यों को ही है । 


क्षणघ को शासन परम्परा भौर मौप॑पुग 2999 


मौय॑-पूर्व श्राह्मण, जेन, बौद्ध भौर भाजीवक प्रादि विभिन्‍न घाभिक पन्‍्यों 
में जो चिरकालीन पारस्परिक मतभेद एवं वेमनस्यथ चला श्रा रहा था, मौर्य 
शासको, और विशेष रूप से श्रशोक की उदार घमंनीति ने उसमे समता, 
सौहाद एवं सामंजस्य का बीजारोपण किया । झशोक की इस जन-कल्याणकारी 
नीति का परिचायक उ8का बारहवाँ शिलालेख है। इस शिलालेख द्वारा अशोक 
ने भ्रपने साम्राज्य मे यह राजाज्ञा प्रचारित की कि कोई भी व्यक्ति न तो अपने 
को तथा न अपने धम्म को श्रेष्ठ कहे और न दूसरे तथा दूसरे के धर्म को हीन 
माने । बल्कि दूसरे के घर्मं की कतिपय विशेषताझो को दृष्टि में रखकर उसका 
सम्मान ही करना चाहिए । ऐसा करने से उस व्यक्ति का धर्म तो बढता ही 
है, साथ ही दूसरे के धर्म को भी लाभ द्वोता है । किन्तु इसके विपरीत प्राचरण 
करने वाले व्यक्ति के धर्म को तो क्षति पहुँचती ही है भौर दूसरे के घर्म की 
भी हानि होती है। 


ग्रशोक की इस राजाज्ञा से समाज में धामिक सहिष्णुता को बल मिला । 
उसके व्यापक सुपरिणाम प्रकट हुए । भारतीयों द्वारा विजित जाति के लोगों 
झौर उन लोगों पर इस उदार धर्म-नीति का भ्रच्छा प्रभाव पडा, जो 
उद्योग-व्यवप्ताय-व्यापार श्रादि के विभिन्‍न प्रयोजनों से भारत में प्राये थे। 
इस नयी व्यवस्था के कारण न केवल विदेशियों ने उदात्त भारतीय संस्कृति 
को सह्ष वरण किया, झ्रपितु भारतीयों ने भी उनके रहन-सहन, प्राचार-विचार 
और परम्पराओ्रो के प्रति सम्मान का भाव प्रकटकर श्रपनी सहिष्णुता का परिचय 
दिया । इस प्रकार धर्म-निरपेक्ष मौर्य साम्राज्य में व्यापक मानवीय भ्रादर्शो 
की प्रतिष्ठा होकर भारतीय सस्क्ृति के संवद्धेन तथा विकास-विस्तार के लिए 
सुदृढ़ भूमिका की नीव पडी । 


कर निरपेक्षता 


मौयंयुग की इस नवीन सामाजिक व्यवस्था ने कम के क्षेत्र को भी 
प्रभावित किया । श्रव तक वर्णों के प्रनुसार कर्मों का विभाग होता था; किन्तु 
अरब कोई भी व्यक्ति चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य किसी भी वर्ण का हो, 
झ्रपनी इच्छा के किसी भी कर्मक्षेत्र को अपनाने के लिए स्वतस्त्र था। मौयंयुग 
की यह भ्रविस्मरणीय विशेषता विशेष रूप में उल्लेखनीय है कि मौयों के शासन 
में कर्म के प्राधार पर किसी की भी ऊंचो-नीची श्रेणी निर्धारित नहीं थी। 
बअाह्यण एक शोर श्रष्ययत-प्रधष्यापन शोर दूसरी झोर उद्योग-व्यवसाय करने 


300 भारतोय सस्कति घोर कला , 


लगे थे । इस प्रकार मौयंयुगीन सामाजिक सुस्यिरता के लिए धर्मनिरपेक्षता 
भौर कर्मनिरपेक्षता का महत्त्वपूणं योगदान रहा । 


कोटित्य का श्रथंशास्त्र : मौयेयुग का विश्वकोश 


आचार्य कौटिल्य, प्रतापी मोौये सम्नाट चन्द्रयुप्त के गुर एवं महामात्य थे । 
भारतीय साहित्य मे उनका व्यक्तित्व पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोश 
भादि ग्रन्थों में सवंत्र गौरव के साथ उल्लिखित है । कौटिल्य द्वारा ननन्‍्द-बंश 
के विनाश भ्ौर उसकी जगह मौ्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा करने से सम्बन्धित 
“विष्णु पुराण! मे एक सन्दर्म आया है, जो इस प्रकार है--“महाभदत्र तथा उसके 
नौ पुत्र 00 वर्ष तक राज्य करेंगे। भ्रन्त में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण उस 
वंश-परम्परा के श्रन्तिम उत्तराधिकारी का नाश करेगा। नन्‍्द-वश के उन्मूलन 
के बाद मौर्य-वंश पृथ्वी का उपभोग करेगा । मौयं-वश के प्रथम प्रतापी शासक 
चन्द्रगुप्त को कौटिल्य राज्याभिषिक्त करेगा । उसका पुत्र बिन्दुस्तार और 
बिन्दुसार का पुत्र श्रशोक होगा ।” 


पुराण की यह भविष्यवाणी ऐतिहासिक स्रोतों से प्रमाणित हो चुकी है । 
ऐतिहासिक त्रोतो के भ्राधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि 642-372 ई० पूर्व 
(585-3]5 वि० पूर्व) मे मगध पर शिशुनाग-वश का अधिकार बसा रहा और 
तदनन्तर नन्द-वंश ने उसका उत्तराधिकार प्राप्त किया, जिसके प्रथम पराक्रमी 
शासक का नाम था महापद्मनन्द । उसने 88 वर्षो तक राज्य का उपभोग 
किया । तदनन्तर 22 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियो का शासन बना रहा | 
उसके बाद प्रतापी मौर्य-वश मगध पर प्रतिष्ठित हुआ । चन्द्रगुप्त मौयें उसका 
प्रथम यशस्वी सम्राट्‌ था, जिसको पचनद की श्रोर से नन्‍्दवंश के विरोध मे उभाड 
कर स्वाभिमानी एब राष्ट्रप्रेमी ब्राह्मण कौटिल्य या चाणक्य मगध की ओ्रोर 
लाया । मगध को राज्यलक्ष्मी को मौय्यों के प्रधीन करने का श्रेय कौटिल्य को 
ही है । उसके विलक्षण पाण्डित्य का परिचायक 'प्र्थशास्त्र' ग्राज भी भारतीय 
भ्रध॑ विद्या का एकमात्र ग्रन्थ माना जाता है। 

यद्यपि कौटिल्य से पूर्व भी भ्रनेक प्रर्थशास्त्री थे तथा प्रर्थशास्त्र पर, 
विशाल ग्रन्थी की रचना हो चुकी थी, फिर मी कौटिलीय 'प्रथशास्त्र' का अपना 
पलग महत्त्व है। विष्णुग्ुप्त उनका वास्तविक नाम था और चणकपुत्र होने 
के कारण उन्हें चाणक्य तथा कुटिल राजनोतिज्ञ होने के कारण कौटिल्य भी 
कहा जाता है। कौटिल्य के सम्बन्ध में श्राधुनिक इतिहासकार विद्वानू एकमत 


सरगष की शासन परम्परा झोर मोयेयुग 30] 


हैं कि वह चन्द्रगुप्त मौये (32-297 ई० पूर्व ) का महामात्य था (जे० बी० झो० 
झार० एस०, पृष्ठ80 ); चन्द्रगुप्त विद्यालकार : मार्तीय इतिहास की 
रूपरेखा, 2, पृष्ठ 673-700 )। 

कौटिल्य के 'अ्रथेशास्त्र' के हस्तलेख को खोज मिकालने श्लोर उस पर 
प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय श्राचार्य शाम शास्त्री को है। 'भ्रयंशास्त्र तथा 
कौटिल्यः दोनों नामों को जाली कहने वाले डॉ० जौली, विटरनित्स श्रादि 
कतिपय पाश्चात्य विद्वानों की भ्रान्तियों का भी उन्होने निराकरण किया । 


'ग्रथंशास्त्र' का महत्त्व न केवल मगबपति सम्नाट चन्द्रगुप्त के इतिहास तक 
ही सीमित है, श्रपितु सस्कृतनसाहित्य श्रौर समस्त भारतीय वाइडमय को उसन 
अ्रत्यध्रिक रूप से प्रभावित किया । वाल्मीकि “रामायण, पाणिनि की 
अ्रष्टाध्यायी' श्रौर कौटिल्य के 'अ्रथंशास्त्र' ने मारतीय साहित्य को उज्जीवित 
किया । उनके प्रमाव से बृहद्‌ वाइमय तथा जन-जीवन का नव-निर्माण हुभा । 
कौटिल्य के अथंशास्त्र' मे प्राचीन भारत की संस्कृति का मी दिव्दर्शन हुप्रा 
है। शासन तन्‍त्र की दृष्टि से कौटिल्य ने तत्कालीन सधराज्यो भौर उनके 
द्वारा शासित भारतीय जन-जीवन का विस्तार से चित्रण किया है (भश्रधिकरण 
]) । उसमें उन सघराज्यों के सुदुढ संगठन झौर साम्राज्य-रक्षा के लिए 
उनकी रीति-नीतियो का ग्रच्छा परिचय मिलता है। 


संघराज्य 


कौटिल्य ने दो प्रकार के सघराज्यो का उल्लेख किया है : एक तो राजा 
की उपाधि घारण करनेवाले राजशासित राज्य श्रोर दूसरे बिना राजा की उपाधि 
धारण करने वाले सघराज्य । सघराज्यो के अन्तगेत कोटिल्य ने लिच्छविक, 
बुजिक, मल्लक, मद्गक, कुकुर, कुरु और पाचाल को परिगणित किया है । दूसरी 
श्रेणी के, बिना राजा की उपाधि घारण करनेवाले संघराज्यो का उल्लेख 
कौटित्य ने इस प्रकार किया है : काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय भ्रौर श्रेणी स्‍भ्ादि। 
इन्हे कौटिल्य ने शस्त्र, व्यापार झौर कृषि द्वारा जीवन-निर्वाह्‌ करने 
बाला बताया है । 


राष्ट्र संगठन 


प्राचीन मारत में राष्ट्रटलगठन का समस्त दायित्व मन्त्रि-परिषद्‌ पर हुश्ना 
करता था। उसकी उत्पत्ति वेदिक युग की राष्ट्रीय सभा से हुई; किन्तु बाद में 
हिन्दू राज्यों के भ्रभ्युदय के कारण उसकी उपयोगिता बढ़ती गयी। राष्ट्र के 


302 भारतोय संस्कृति शोर कला 


घमे, भ्रथे, शासन और न्याय का सचालन उसी के द्वारा होता था। सर्वागीण 
साम्राज्य की सुरक्षा-व्यवस्था का दायित्व भी उसी पर निर्मर होता था । 


कौटिश्य यद्यपि एकराज्य शासन-प्रणालो का समर्थक रहा है, जिसमें राजा 
हो सब कुछ होता है, किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ की अनिवायंता को उसने भी 
स्वीकार किया है। उसका कहना है कि राजा को श्रपने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य 
मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्श से करने चाहिएँ भौर सन्दिग्ध तथा विवादास्पद विषयों 
में जो बहुमत द्वारा समर्थित हो, उन्हों को कार्यान्वित करना चाहिए । 
मन्त्रि-परिषद्‌ को कौटिल्य ने राजा का चक्षु कहा है । 

कौटिल्प के प्रनुसार मन्त्री श्रौर प्रमात्य दो श्रलग-प्रलग पद थे । कौटिल्य 
ने लिखा है कि “इस प्रकार राजा को चाहिए कि यथोीचित गुण, देश, काल 
झौर कार्य की व्यवस्था को देखकर वह सर्वंगुण-सम्पन्न व्यक्तियों को श्रमात्य 
बना सकता है; किन्तु सहसा ही उन्हे मन्त्रि-पद पर नियुक्त न करे ।” 
इससे स्पष्ट है. कि मन्‍्त्री श्रौर श्रमात्य, दो मिन्न-मिन्न पद थे झौर उनमे 
मन्त्रिपद बडा था। 


शासन 

कौटिल्य ने जिन संधराज्यो (गणराज्यों) का उल्लेख किया है, वे ग्राधुनिक 
प्रजातन्‍्त्र के स्वरूप थे, जिनका अध्यक्ष (राजा) जनता द्वारा निर्वाचित होता 
था। शासन-व्यवस्था के सन्दर्भ मे कौटिल्य ने नगर की व्यवस्थापिका सभा 
(नगरपालिका) का भअ्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके छ. विभाग बताये 
गये है। प्रत्येक विभाग का सचालन पाँच सदस्यों (जन-प्रतिनिधियो) हारा होता 
था । एक विभाग का कार्य कलाकारों (कारीगरो) की निगरानी करना था, 
दसरे विभाग के हाथ में विदेशियो की देख-रेख तथा उनके आवास आ्रादि की 
व्यवस्था थी, तीसरा विभाग जनगणना, स्वास्थ्य तथा प्राय-व्यय से सम्बन्धित 
था, चौथा विभाग मुद्रा तथा विनिमय, तौल, चुगी तथा पासपोर्ट आदि का 
कार्य देखता था, पाँचवाँ विभाग नगर-निर्मित वस्तुप्रों की निगरानी के लिए 
नियुक्त था श्रौर छठा विभाग केवल कर वसूली था। 


राजदूत धौर गुप्तचर 


वेदेशिक सम्बन्धो की स्थापना के लिए राजदूत का आज जो महत्त्व माना 
जाता है, कौटिल्य के समय में भी उसको वही मान्यता श्राप्त थी। उसे राजा 
का मुख माना गया है। परराष्ट्र-सम्बस्धी नीठि-नियमो के कार्यान्वयन में उसे' 


मगध को शासन परम्पत और मोयंयुग 303 


राजा का प्रतिनिधि कहा गया है। कौटिल्य ने राजदूतो की तीन श्रेणियाँ 
निर्धारित की हैं : 

!. निसृष्टाथे (सन्देश-वाहुक), 2. परिमितार्थ (निर्धारित स्रीमाश्नो के 
प्रन्तगंत कार्य करने वाला) भ्रोर 3. शासनहर (राजनयिक सम्बन्धो को 
स्थापित करने बाला) । 

कौटिल्य की श्रथ॑नीति में गुप्तचरों का स्थान बहुत ऊँचा एवं उपयोगी 
माना गया है | शासक को प्रजा के कष्टो, क्लैशों श्नौर पीड़ाश्ो की सूचना देना, 
प्रजा को सुख-शान्ति में बाघा उत्पन्न करने वालों श्रौर राजकीय नियमों के 
पालन करने-कराने में रोक लगाने वालों का दमन करना ग्रुप्तचरों का प्रमुख 
कार्य था । राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शासन के हिताहितों का पता 
लगाना भी उनका कार्य था। कौटिल्य ने गुप्तचरों को नौ श्रेणियाँ 
निर्धारित की हैं । 


समाज व्यचस्था 


एक बुह्त्तर राष्ट्र के निर्माण भौर संचालन के लिए जितनी बातों की 
भी आवश्यकता होती है कौटिल्य के 'प्रथंशास्त्र” में उन सब पर विस्तारपु्वंक 
विचार किया गया है। समस्त भारतीय इतिहास मे मौर्य साम्राज्य का ही 
एकमात्र नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि “भ्रथंशास्त्र” के रूप में उसका 
सर्वांगीण स्वरूप भ्राज भी सुरक्षित है। “प्रथेशास्त्र' का इस दृष्टि से भी महत्त्व 
है कि उसमें बहुद्‌ भारत की सामाजिक, राजनीतिक, घाभिक, झाथिक प्रौर 
प्रशासनिक व्यवस्था का विशद निरूपण हु भा है । 


सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय उत्थान भौर शासन की सुदृढता को दृष्टि 
मे रखकर कोटिल्य मे समग्र राष्ट्र को दो भागो में विभक्‍त किया है-पुर 
झौर जनपद । पुर के भ्रन्तगंत नगर, दुर्ग एवं राजधानी और जनपद के 
श्रन्तगंत शेष सारे राष्ट्र का निर्धारण किया गया है। 


कौटिल्य ने पारिवारिक तथा सामाजिक सुव्यवस्था के लिए बेदिक 
परम्परा से मान्य वर्णाक्षम धर्मों की उपयोगिता एवं भावश्यकता को स्वीकार 
किया है; किल्तु युग की परिवतित परिस्थियों के प्रनुरूप उनमें कुछ संशोधन 
भी किया है। पारिवारिक शौर सामाजिक उत्तरदायित्वों के पूर्ण निर्वाह के 
लिए प्रत्येक नागरिक का झनिवाय कत्तव्य माना गया है । मौये-पूर्व भारत के 
जनों, बोौद्धों तथा प्राजीवक घ्मंग्रन्थों ने जीवन की क्षणमंगूरता भौर व्यक्तिगत 


304 भारतोय सस्कृति झीर कला 


आत्मोन्‍तति के सिद्धान्त की स्थापनाकर समाज को गृह॒त्याग, संन्यास भौर 
भौतिक दायित्वों के प्रति उदासीन बना दिया था । लोग घर, परिवार, समाज 
को छोड़कर भिक्षुमय जीवन भपनाने के लिए तेजी से श्रग्मसर हो रहे थे | इस 
प्रवृत्ति से समाज का दो तरह से श्रहित हुआ । एक तो प्रेम, स्नेह तथा झ्रात्मीयता 
के सम्बन्ध शिथिल पड़ गये और दूसरे मे समाज की जनसख्या-वृद्धि मे अ्वरोध 
उत्पन्न हो गया । इस ग्रव्यवस्था को दूर करने के लिए कौटिल्य ने वर्णाश्रम 
धर्म की नयो सहिता बनायी । कौटिल्य ने समस्त जन-समुदाय को चार भागों 
में विभक्त किया है--क्षत्र (योधा), ब्रह्मन्‌ (पुरोहित), विश्‌ और कमंकर 
(कारीगर) । क्षत्र वर्ग समाज का नेता, शासक या राजा के पद पर प्रतिष्ठित 
हुआ करता था । अद्वान्‌ प्रपनी बौडधिक क्षमता के कारण प्रामात्य, न्यायाधीश 
तथा घामिक नेता के महत्त्वपूर्ण पदों पर प्रासीन होता था । विश्‌ वर्ग कृषि 
तथा व्यापार का कार्य देखता था । श्रन्तिम कमंकरो या कारीगरो का चौया वर्ग 
विभिन्‍न प्रकार के शिल्पों, कलाश्रो श्रौर शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपाज॑न 
करता था। 
परम्परागत वेदिक मान्यताप्नो के अनुरूप समाज के उक्त चारो वर्गों के 
भ्रधिकारो तथा कत्तंव्यों की मीमासा तथा उनका निर्धरिण करते हुए कौटिल्य 
ने समस्त उद्योग-व्यवसायो का राष्ट्रीयकरण करके वृत्ति, वेतन या श्रम पाने वाले 
चौथे वर्ग के समस्त कर्मकरों के लिए राज्य की प्रोर से विशेष व्यवस्था का 
प्राविधान किया । उसने कृषि कार्य मे लगे श्रमिको, विभिन्न प्रकार के 
उद्योग-व्यवसायो द्वारा श्राजीविका कमाने वाले मजदूरों श्लौर सेवा काये में 
निरत भूतकों के लिए नियम बनाये । दासो तथा भृतकों के भरण-पोषण श्रौर 
श्रमिको की सुरक्षा और विपत्तिग्रस्त होने की भ्रवस्था मे उनकी श्राजोविका के 
स्थिरीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गयी । मालिको, मजदूरो, व्यवसायिकों 
और श्रमिकों के पारस्परिक विवादों को तय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 
नियम बनाये गये । का्यलियों मे कार्य करने वाले लोगो के लिए विभिन्‍न पदों 
झौर तदनुरूप वेतन-क्रमो का भी सर्व प्रथम निर्धारण किया गया। विभिन्‍म 
उद्योग-व्यवत्ायो को वित्तीय क्षमता के भझनुसार मूल्यवान्‌ वस्तुप्नो के 
झायात-निर्यात पर राजकीय कर झौर उनकी वसूली का भी प्रबन्ध किया गया । 
सामाजिक क्षेत्र मे उद्योग-व्यवसायो को स्थापित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की 
गयी । इस बात की निगरानी के लिए कठोर नियम बना दिये गये कि श्रमिकों 
का किसी प्रकार शोषण न हो । व्यक्तिगत व्यवसायो पर मी राजकीय भंकुश की 
व्यवस्था की गयी। 


अगध को शासन परम्परा झौर मौयंयुग - 305 


समाज के प्रत्येक वर्ग झौर व्यक्ति के जीवन-निर्वाह के लिए राजा (शासक) 
को उत्तरदायी माना गया। शारीरिक दृष्टि से श्रम करने सें प्रसमर्थ विकलांग, 
अपाहिज भौर धसहाय विधवाप्नों के मरण-पोषण की व्यवस्था राजा पर निर्भर 
की गयी । समाज की सुव्यवस्था के लिए नियुक्त राज्याधिकारियों के कार्यों की 
देशव-रेख के लिए भी गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया । 


सामाजिक नियमन के लिए परम्परागत झाश्रम-ठ्यवस्था को वरीयता दी 
गयी भौर उसको सुदढ़ बनाने के लिए नियम बता दिये गये। कौटिल्य ने 
ब्रह्म चये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-इन चारों प्राश्रमों को जीवन के 
प्राकृतिक नियमों के रूप मे स्वीकार किया है। इन घारो श्रवस्थाप्नरों की 
स्वाभाविक एवं नियत व्यवस्था में गतिरोघ उत्पन्न करनेवाले व्यक्ति के लिए 
कौटिल्य ने कठोर दण्ड का प्राविधान किया है । समाज मे उसके दुरुपयोग से 
निष्क्रियता नर्फल जाय, इस पर भी दृष्टि रखी गयी। कुछ प्रतिबन्धों के 
बावजूद कौटिल्य ने विधवा-विवाह को स्वीकृति प्रदान की है । ऐसी स्त्रियों के 
लिए भी उन्होने पुनविवाह का विधान किया है, जिनके पति राजद्रोही, नपुसक 
भ्रथवा जिनका कई वर्षों से कुछ पता न चला हो। पत्नी उस स्थिति में 
विवाह-विच्छेद कर सकती है, यदि उसका पति मानसिक दृष्टि से विक्ृत एव 
भ्रस्वस्थ हो । किन्तु ब्राह्म, देव, भ्राषं भौर प्राजापत्य विवाहो के सम्बन्ध-विच्छेद 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 

गृहस्थ-जीवन से भ्रवकाश ग्रहण करने के सम्बन्ध में भी कौठिल्य ने विशेष 
नियम बनाया। उन्होने स्पष्ट निर्देश किया है कि जब तक कोई व्यक्ति श्रपने 
पुत्र के पुत्र (पोते) को नही देख लेता, वह गृहस्थ-जीवन से शभ्रवकाश ग्रहण 
करने का श्रधिकारी नही है। “यदि कोई व्यक्ति श्रपनी पत्नी भ्लौर सन्तति 
के मरण-पोषण का प्रबन्ध किये बिना तपसवी जीवन ( वानप्रस्थ, संन्यास ) 
ग्रहण कर लेता है तो वह दण्डनीय है। जो व्यक्ति किसी स्त्री को संन्यास 
धारण करने में सहायक या प्रेरक होगा, उसे भी दण्डित किया जायगा ॥7 


कौटिल्य ने सामाजिक मर्यादा तथा सुव्यवस्था के लिए वर्णाश्रम धर्म के 

परिपालन की झनिवायंता को दुढ़तापूर्वक प्रस्थापित किया है। कौटिल्य का 

भ्रभिमत है कि वर्ण-व्यबस्था व्यक्ति को सामूहिक हित की भोर प्रेरित करती 

है, जब कि पआ्ाश्रम-व्यवस्था से व्यक्तिगत उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। 

कौटिल्य की इस नयी परिवार-समाज-संहिताझो ने वर्णाक्षम धर्म की 

परम्परागत वैदिक मर्यादा की रक्षा करके, बीच में उसके विधघटन के लिए 
90 


306 भारतीय संस्कृति भौर कला 


जिस स्वेच्छाचारिता का उदय हुआ था उस पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया। 
इस प्रकार मौये-पूर्व मारत के पारिवारिक, सामाजिक जीवन में जो निष्क्रियता, 
वायित्वहीनता झौर स्वेछाचारिता का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था, उसको 
नियन्त्रितकर कौटिल्य ने भ्रादर्श समाज-व्यवस्था की स्थापना की । 


व्यापारिक तथा भ्रार्थिक स्थिति 


मौयंयुगीन मारत व्यापारिक तथा प्राथिक दृष्टि से मी सबल एवं उन्नत 
था । इस रूप में उसते इतनी भ्रधिक प्रगति कर ली थी कि न केवल देश के 
आस्तरिक भागो में, अपितु एशिया के सुदूर देशों में उसके घनिष्ट व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे । यूनानी देशो में उसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा बहुत 
बढ़-चढ़ गयी थी । 

व्यापारिक प्रादान-प्रदान के लिए जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनो सुलभ 
थे। समुद्री यात्राप्रों मे लगभग 4-6 मास लग जाता था। भारत के ध्रान्तरिक 
मार्गों के व्यापार के लिए नौकाग्रो का उपयोग किया जाता था । बाहरी व्यापार 
के लिए जलपोतों का प्रबन्ध था। सिन्धु और नमेंदा नदियों पर विशाल 

बन्दरगाह बनाये गये थे । भूमि-मार्ग द्वारा भी लम्बे व्यापारिक काफिले विदेशों 

को जाते थे । व्यापारियों की सुरक्षा के लिए शासन की झ्ोर से समुचित 
प्रबन्ध था । 

व्यापार की वस्तुप्रो में सोना, चांदी, हीरा, मोती, रेशम, मलमल, कढे हुए 
कीमखाब के वस्त्र, कालीन, बत॑ंन, ओषधियाँ श्रौर हाथीदाँत श्रादि का नाम 
प्रमुख है । पश्चिमी देशों से स्वर्ण और लंका से मोतियों का श्रायात होता था । 
देश की नदियों से भी स्वर्ण निकाला जाता था । इसी प्रकार देश मे मोतियों 
की भी खानें थी। इनके भ्रतिरिक्त बनारस, पुण्ड़, सुवर्णकुण्ड, बंगाल, मदुरा, 
ग्रपरान्त, कलिग, वत्स, माहिष्मती, मगध श्रौर वाह्लीक ब्रादि विभिन्‍न भ्रचनों 
में उच्चकोटि के श्रोद्योगिक केन्द्र थे । इन केन्द्रों मे उत्पादित वस्तुओं का देश 
झौर विदेश, दोनो से निर्यात किया जाता था । 

मौयेकालीन भारत की प्रमुख मण्डियों पे पाटलिपुत्र, वेशाली, चम्पा, 
बनारस, कोशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, मथुरा भौर तक्षशिला का नाम उल्लेखनीय 
है । इन मण्डियों भ्रोर तत्कालीन मारत के प्रन्यान्य श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक 
केन्द्रों का विस्तारपूर्वक उल्लेख यूनानी इतिहासकार हेरोतोदस भ्रौर मेगस्थनीज 
ने प्रपने अ्मण-वुत्तान्तों मे किया है। इन वृत्तान्तों से ज्ञात होता है कि 
मौयों के शासनकाल में सारा देश प्रन्न-धन तथा उद्योग-व्यवसायो की 


सगध को शासन परश्परा शोर मौर्ययुग 907 


दृष्टि से पूर्णतया प्रात्मनिर्मर था। इसके भतिरिक्त 'भथंशास्त्र' श्ौर जातक 
ग्रन्थों में मी तत्कालीन भारत की आर्थिक सुख-समृद्धि का व्यापक रूप में 
उल्लेख हुझा है । 


मौय युग के इस उन्नत व्यापारिक शआादास-प्रदान के कारण न केवल देश 
की श्राथिक स्थिति की सुदृढ़ता का पत्ता चलता है, भ्रपितु यह भी जानने को 
मिलता है कि गमनागमन की स्वतन्त्रता ने भारत तथा एशिया के देशों में 
धामिक एवं सांस्कृतिक विनियम को भी प्रोत्साहित किया । 


मौयेयुगीन भारत में कला का पुनरुत्थान 


भारतीय जन-जीवत में एकता स्थापित करने और परम्परा को प्रट्ट रूप 
में सुरक्षित बनाये रखने के लिए जो प्रशस्त मानवीय प्रयत्न हुए हैं, उनमें कला 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भ्रतीत के भ्रनेक युगो मे विभिन्न जातियों का 
उदय और श्रस्त हुआ, कुछ का इतिहास तो काल की गहराइयों मे सर्वथा 
विलुप्त हो गया । किन्तु उनकी सभ्यता श्रौर सस्क्ृतियों के श्रवशेष किसी' 
प्रकार जीवित रह गये । 


मौर्य युग का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उसमे कला की पुरातन 
परम्परा का पुनरुत्यान हुआ। इस दृष्टि से यदि सिन्वु-पम्यता की सांस्क्ृतिक 
उपलब्धियों श्रौर उनकी उत्तरकान्लीन विरासत की तुलनात्मक समीक्षा की 
जाय, तो प्रतीत होता है कि मोर्य युग भ्रौर शुग-सातवाहनों की कला-थाती 
के मूल श्राधार, उसकी प्रेरणा के ञ्नोत पुरातन रहे हैं। पुरातन सिन्धु प्रौर 
वैदिक परम्परा से प्रेरित उत्तरकालीन कला-कृतियों में कला-मानो की 
तारतम्यता के परिचायक प्रमाणों का प्रायः भ्रमाव है; किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे परम्पराग्रत प्राकृतिक धर्मो पर क्‍्राघारित थे । लीरिया-नन्दनगढ में एक 
ऐसी सुवर्ण-पट्टिका उपलब्ध हुई है, जिस पर पृथ्वी की भाकृति प्रकित है 
पभोर जिसे विद्वानों ने 800-700 ई० पूर्व की सिद्ध किया है। इस उपलब्ध मूर्ति 
को सिन्धु-सम्यता झौर परवर्ती प्रार्य-परम्परानुगत रामायण-महाभारत युगीव 
कला के बीच की कड़ी माता गया है। कला के इन प्रभावों की छाप मोर्य युग 
से कुषाण यूग (400-00 ई० पूर्व) के बींच निर्मित सारनाथ, रामपुरवा, पटखम, 
पटना, भरहुत, साँची झौर बोघगया की भव्य एवं सम्पन्न कला-पाती पर 
परिलक्षित होती है । 


308 भारतीष संस्कृति शौर कथा 


इन बौद्ध कला-केन्च्रों के निर्माता स्थपति एवं शिल्पी निश्चित ही 
सिन्धुवासियों की विपुल कला-विरासत से प्रभावित थे । मोहेनजोदडो की मुहर 
पर झंकित बेल की छबि, सारनाथ तथा रामपुरवा के प्रशोक स्तम्मों पर भंकित 
वृषभ की झ्राकृति मे रूपात्मक एकता आ्राभासित होती है। इसी प्रकार मोहेनजोदडो 
की मुहर पर प्रंक्रित हाथी श्रौर प्रशोक निर्मित घौलो चट्टान पर अंकित 
हाथी में तथा मोहेनजोदड़ो की मुहर पर भंकित सिंह और भ्रशोक द्वारा निर्मित 
सारनाथ के स्तूप पर उत्कीणित घिह मे भावात्मक साम्य दृष्टिगोचर होता 
है । हड़प्पा मे जो प्रस्तरांकित प्रतिमाप्नो के भ्रवर्शेष प्राप्त हुए हैं, उनकी पूर्णता 
के दर्शन पटखम तथा पटना श्रादि की मौयंयुगीन यक्ष-मूर्तियों के रूप मे होती 
है । इसी प्रकार मोहेनजोदड़ो की काँस्यमयी नर्तकी मौयंयुगीन बौधगया की 
बेदिका पर भ्रक्ित यक्षणियों का प्राभास दिलाती हैं। उसकी भ्राक्ृति मे ही 
नही, प्रगो की श्राकर्षंक मावाभिव्यक्ति मे भी समानता के बहुत कुछ सूत्र 
निहित हैं । 

इसी प्रकार सिन्धरु सभ्यता से प्राप्त विभिन्न पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव 
झ्ादि की श्राकृतियों की रचना-विधि तथा उनमें दर्शित भाव इतने सहज, 
स्वाभाविक और जीवन्त प्रतीत होते हैं कि वे स्वय तो भ्रपती भव्य एवं उन्नत 
परम्परा को ध्वनित करते ही हैं, इसके साथ ही सुदूर भावी परम्परा के 
प्रेरणाज्नोत भी प्रतीत होते हैं । पशु-पक्षी-प्रेमी ये दोनों युग लगभग ढाई-तीन 
हजार वर्षों की लम्बी दूरी के बावजूद भ्रपनी इन उपलब्धियों के कारण कितने 
निकट प्रतीत होते हैं । 


साधनों एवं प्राघारों की भिन्नता होने के बावजूद दोनो युगो के 
फलाशिल्पियो की साधना मे पर्याप्त तारतम्प देखने को मिलता है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि सिन्धुजनो क्री भ्रस्तरप्रधान कला का स्थान मौर्ययुगीन काष्ठकला 
ते ले लिया था। कला-निर्माण के लिए काष्ठ को साधना रूप मे अपनाये 
जाने की परम्परा मोंय युग से पहले ही स्थापित हो चुकी थी । पाणिनि की 
अष्टाध्यायी' श्र बौद्ध-प्रन्थ 'ज्ञातधर्मकथा' श्रादि प्राचीन ग्रन्थों से ज्ञात होता 
है कि उस समय लकड़ी पर खुदाई की कला उन्नति परथी। कौटिल्य के 
“अथंशास्त्र' शौर “श्रापस्तम्ब-सूत्र” श्रादि ग्रन्थो के विवरणों से यह भी बिदित 
होता है कि काष्ठ पर अनेक देवी-देवताओों की बहुसख्यक भूर्तियाँ निभित करने 
की परम्परा का पर्याप्त विस्तार हो चुका था; यहाँ तक कि उन्हे प्राजीविका 
का साधन बनाया जा चुका था। इस प्रकार के देवी-देवताओ्रो में वरुण, कुबेर 


साध की शासन परम्परा धौर मोर्यय्रुग 309 


इन्द्र, रद, शिव और नाग तथा अच्सराएँ प्रमुख थे। मोयंगुग में इस प्रकार 
की देव-मूर्तियों को तोरणों, स्तूपों, वेदिकाशों भौर चौखटों पर उत्कीणित किया 
जाने लगा था । 

मौयेयूगीन कला-कृतियों में काष्ठ-मूर्तियों के श्रतिरिक्त पकायी गयी मिट्टी 
की मृण्मूतियों का भी प्रचलन हो गया था। सारनाथ, भीटा तथा मथुरा में 
इस प्रकार की मौय॑यगीन मृण्मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। इस सम्बन्ध में कदाबित्‌ 
यह सम्भावना भ्रसम्भव नहीं जान पड़ती है कि मौय॑युगीन भृण्मूतियों का प्राधार 
एवं प्रेरणात्रोत भी सिन्घुयुगीन मृत्तिका कला ही थी । 

भौये युग से पूर्व यद्यपि कला के सृजन के स्रोत सर्वेथा प्रवरुद्ध नहीं हुए 
थे, तब भी ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध-परम्परा में कला को कोई महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त नही था । भ्रशोकयुगीन कला के सम्बन्ध में विचार फरने पर ज्ञात 
होता है कि तब चित्रकला की श्रपेक्षा स्थापत्य एवं शिल्प का श्रधिक विकास 
हुआ । भ्शोक द्वारा निर्भित स्तम्भ एवं चेत्य तत्कालीन स्थापत्य तथा शिल्प के 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनके प्रतिरिक्त मूतियों के भलंकरण (प्रसाधन) के 
लिए हाथीदाँत, स्वर्ण, सीप, मिट्टी, काँच श्रौर पत्थर के श्राभूषणों को निर्मित 
किया जाने लगा था । उज्जयिनी प्लौर विदिशा की खुदाहयों से प्राप्त बिना 
साँचे की हस्तकौशल की द्योतक मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने, गाड़ियों के पहिये, 
भनुष्यो तथा पशु-पक्षियों के भ्राकृतियुक्त मृतभाण्ड भौर हीरों तथा मिट्टी 
से प्रलकृत बतेंन इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन कला के परिचायक इन 
अवशेषो को देखकर ज्ञात होता है कि उस युग मे कला का सम्बन्ध देवलोक की 
प्रदृष्ट कल्पताश्रों की भ्रपेक्षा मानवलोक की यथार्थंताभों से स्थापित हो चुका 
था । यही कारण है कि तत्कालीन कला-कृतियों में देवताप्नो का एकान्तिक 
श्रंकन होने की श्रपेक्षा सामान्य जन-जीवन के क्रिया-कलापों का प्रभिव्यजन 
झ्रधिकता से हुप्ता है । 

इन कला-कृतियों के भ्रनुशीलन से यह भी विदित होता है कि तत्कालीन 
जन-जीवन की निष्ठाओों के अनुरूप कला में धामिक पभ्रास्था को भी उजागर 
किया गया । कलाकारों ने जन-जीवन के सुपरिचित पशु-पक्षियों के भ्रतिरिक्त 
धर्म के प्रचलित दुष्टान्तो को भी कला का विषय बनाया। भ्रशोक के 
शासनकाल की यह उल्लेखनीय विशेषता है कि कला पर राजसी प्रतिबन्ध 
समाप्त हुप्रा शोर बह सामान्य जनता के मनोरंजन का विषय बनी । इसका 
प्रभाव आगे की झनतेक शतियों तक बना रहा । 


$80 भारतोय संस्कृति शौर कला 


अशोक के कलानुराग के परिचायक भरहुत, साँची, बोधगया भौर सारताथ 
के कला-केन्द्र हैं। इन धाभिक तीर्थों का निर्माण यद्यपि तथागत के पवित्र 
स्मारकों के रूप में हुआ था, तथापि प्रपनी भव्यता झौर सुन्दरता के कारण वे 
सहज ही में कला-केन्द्रो की कोटि में गिने जाते लगे । वे भारतीय स्थापत्य 
पझौर मूतिकला के इतिहास के प्राघार स्तम्भ हैं। उनमें अंकित पशु-पक्षी, 
मानव शौर देव आकृतियों मे कलात्मक तथा भावात्मक, दोनों प्रकार का साम्य 
है, जिनके द्वारा बुद्ध के जन्मान्तरो की कथा कही गयी है । ये कथाएँ जातकों 
पर भाधारित हैं। सिह, हाथी, घोड़ा, हिरन झादि पशुझो; यक्ष, किन्नर, 
झप्सराएँ झ्रादि गन्धवों; शौर इन्द्र, शिव, स्कन्द, नाग तथा देवी श्रादि देवताश्रों 
की मूर्तियों से अलंक्ृत भरहुत, साँची तथा बोघगया का कला-वेभव एक श्रोर 
तो देवलोक की दिव्यता और दूसरी झोर मानवलोक की भव्यता को 
झभिव्यजित करते हुए भारत के विगत ढाई-तीन हजार वर्षों के सास्क्ृतिक 
इतिहास को जीवित बनाये हुए है । 

स्थापत्य और सृ्तिकला के इन दो ग्रगो का मौये युग में पर्याप्त विकास हो 
चुका था। इन दो कला-मेदो के अतिरिक्त जहाँ तक चित्रकला का सम्बन्ध है, 
ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग मे भवनों तथा भित्तियों के भ्रतिरिक्‍त बस्त्रो 
पर भी चित्र बनाये जाने लगे थे। पटचित्रो के निर्माण के क्षेत्र मे बौद्धकना 
ने विशेष ख्याति अजित की। उसका सृन्नपात्र अशोक के हो समय में 
हो चुका था । 

बोद पिटको, जातकों श्लौर गाथा-विषयक ग्रन्थों के विभिन्न सन्दर्भों से 
ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में चित्रकला को मनोरजन का श्रेष्ठ माध्यम 
माना जाने लगा था । इसी उदेश्य से प्रनेक शासको ने अपने यहाँ बहुमूल्य 
विशाल चित्रशालाओो एवं चित्राग्ारों (चित्र-सग्रहालयो) की स्थापना की थी । 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ का एक ऐसा ही चित्रागार था, जिसको देखने के लिए 
दर्शनों की भीड लगी रहती थी। जातक-प्रन्थो के अनुशीलन से यह भी ज्ञात 
होता है कि श्रोसधि श्रोर महोसव नामक राजकुमारों को चित्रविद्या मे इतनी 
प्रधिक भ्रभिरुचि थी कि वे निरन्तर उसके भ्रष्ययन-प्रनुशीलन मे लगे रहते 
थे। थेरगाथा' मे लिखा है कि राजा बिम्बिसार (543-49] ई० पूर्व) ने 
रागून के शासक तिस्स को एक ऐसा “चित्रफलक' (ग्रलबम) मेट किया था, 
जिसमे बुद्ध की सम्पूर्ण जीवनी श्रालिखित थी। “महावंश' के उल्लेखानुसार 


ज्येष्ठ तिष्य नामक शासक ने प्रपने राज्य मे चित्रविद्या की शिक्षा के लिए 
विशेष प्रबन्ध किया था । 


संग की शासन परम्परा झौर सौर्ययुग 8 
रामपुरवा का बदस 


झशोककालीन  सूर्तिशिल्प का भव्य उदाहरण रामपुरवा से प्राप्स 
वृषभशीर्ष' (फकुत्स्थ) है। यह भी 'सिहशीर्ष' की भाँति पालिश किये गये 
बलुझा पत्थर पर निर्मित है। किन्तु जब कि 'सिहशीर्ष' भारतीय शिल्पियों की 
सर्वथा निजी देन है, यह वृषभशीर्ष ईरानी शिल्प तथा श्राकार के पश्रनुकरण 
पर निर्मित भारतीयों की देन है। इस कलाक़ृति में ईरानी-भारतीय सामंजस्य 
के परिचायक गुलाब तथा ताड शादि के शभ्रलंब रण हैं। इस वृषभ-फलक पर 
भले ही ईरानी रूप-शिल्प का प्रभाव हो; किन्तु यह निश्चित है कि ईरान के 
राजमहलो पर प्रंकित वृषभ श्राकृतियों की श्रपेक्षा इसमें भ्रपूर्वता के साथ-साथ 
सजीवता भी है। उसके भ्रग-उपांगों में जीवन, शक्ति और सरसता है। इसके 
द्वारा सम्राट्‌ का प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव के साथ-साथ साम्राज्य की 
सम्पन्तता तथा उत्फुल्लता का भाव भी घ्वनित होता है। भारतीय मूर्तिशिल्प 
की उच्चता का ध्वनन तो उसके द्वारा होता ही है। 


पटखम का यक्ष 


भारतीय मूर्तिकला की प्राद्य कला-कृतियो मे श्रशोकयुगीन सारनाथ के 
“सिहणीर्ष श्रौर रामपुरवा के 'वृषभशीषष” के श्रनन्तर पटखम (मथुरा के 
निकट) के 'यक्ष' का नाम उल्लेखनीय है । यह यक्ष गुलाबी बलुशा' पत्थर पर 
निर्मित है और प्राचीनतम पाषाण प्रतिमाश्रों में गिना जाता है। इसका निर्माण 
लगभग 250 ई० पूर्व में हुआ था । यह मानवाकार प्रतिमा सीधे खड़े 
रूप में निमित है श्रौर उसकी दोनों मुजाएँ भग्न हो चुकी हैं। इसे विद्वानों 
ने श्रारमस्भिक कला की परम्परा से प्रमावित बताया है । 


यद्यपि यह मूरति गतिहीन श्रौर श्राकषंणरहित है, फिर भी प्रतिमा विज्ञान 
के श्रनुसार उसके शारीरिक प्रंग्र-प्रत्यंगों का अ्रनुपात दर्शनीय है तथा उसका 
भावात्मक समावेश विशुद्ध भारतीय है । उसके कमरबन्ध श्रौर वस्त्र-विन्यास 
को विशेष रूप से तराशा गया है | 


भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ; सारनाथ का सिहशोर्ष 


भारतीय मूर्तिशिल्प का प्रथम जीवन्त उदाहरण सम्राट्‌ प्रशोक द्वारा 
निर्मित सारनाथ का 'सिंहशीर्ष' है। यह सिंहशीर्ष पालिश किये गये बलुभा 
पत्थर पर निर्मित है श्रोर भ्रब तक की मूर्तिशिल्प का भ्रकेला नमूना है । उस 


3]9 भारतोथ संस्कृति शोर कला 


पर पश्चिमी एशिया के उस रचना-विधान का प्रभाव लक्षित होता है, जो 
लगभग 3000 ई० पूर्व की परम्परा के प्रन्य उपलब्ध कला-प्रवशेधों में प्राप्त 
होता है । यद्यपि भ्रशोक ने अपने यहाँ ईरान के मूर्तिकारों को ब्रामन्त्रित 
किया था; किस्तु इस सिहशीर्ष पर ईरानी कला का कुछ भी प्रभाव नहीं है । 
उसका रचमा-विधान निताम्त मौलिक श्ौर निजी है। यद्यपि ईरानी मूर्तिकारों 
ने भी सिह भ्रायलों के केश-गुच्छो को तराशने में निपुणता प्रदाशित की है, 
किन्तु सारनाथ का सिंहशी्य भ्रपती भ्रपूर्वती का श्रकेला उदाहरण है भ्ौर 
उसकी रूप-रचता का एकमात्र श्रेय भारतीय सूर्तिकारों को ही है। इसका 
समाधान, सिह॒शीर्ष के नीचे उत्कोणित धर्मंचक्र और उसके झ्रगल-बगल में 
उत्कीणित दौड़ते हुए वृषभ तथा घोड़े को देखकर हो जाता है। शीषेफलक 
के पृष्ठ भाग मे उत्कीणित सिंहु और हाथी की कृतियों की रचता-विधा से भी 
उनकी विशुद्ध भारतीयता प्रमाणित होती है। कलाकार का पशुश्रों के प्रति 
यह सहज स्नेह बौद्धधरमं की प्राणी-सामान्य की धारणा थी । 


सारनाथ के भ्रशोक स्तम्भ का पसिहशी्ष भगवान्‌ तथागत के प्रथम 
प्रवचन का स्मारक भ्रौर भ्रशोक की धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु तथा मानव-मगलकारी 
झादर्श का प्रतीक है। पझ्पनी अ्रविराम सौन्दर्य-सौम्यता के कारण वहु 
मौ युग की उच्चतम कला-कल्पना का भी साक्षी है। इस सिहशीर्ष मे पीठ सटाये 
बैठे हुए चार सिंह निर्मित हैं, जो सम्राट की चारो दिशाश्रों मे धर्म-विजय की 
उद्घोषणा कर रहे हैं, जिनमे सर्वधरम-समन्वय और मानवतावादी दृष्टिकोण 
निहित है। जिनके द्वारा घम्म, चक्‍क, पवत्तन, सुत्त की मानव-मगलमपरी, 
कालजयी श्रमरवाणी विश्व के चारो दिशा्रो में फला देने का मानवकृत 
चिरपुरातन शोर घिरनवीन प्रयत्न है। उसमे वंदिक भारत के वे उच्चादर्श 
निहित हैं, बहुम्ंव्यक जाति-कबीलो के सम्मिलित प्रयत्न से जिनका 
निर्माण हुआ । 

भ्रशोक स्तम्भ के इस चतुर्मुख सिहशी को भ्राघुनिक भारत का राष्ट्रीय 
प्रतीक स्वीकारकर पुरातन मारतीय ससस्‍्कृति के गौरव की ही रक्षा नही हुई 
है, ग्रपितू उससे भारत की उदात्त मानव-मगरलकारी नीति की भी नवीन 
स्थापना हुई है । 
मोर्यकला का प्रभाव 


कला की इस परम्परागत मान्यता एवं लोकप्रियता को मौर्यों ने झ्धिक 
प्रोत्साहित एवं विकसित किया। उन्होंने तक्षशिला के विद्या-केन्द्र को क्‍प्रधिक 


सगध को शासन परम्परा भोर मोय॑ंयुग 3$ 


सुगठित झौर प्रोत्साहित किया तथा वहाँ कला को स्वतन्त्र विषय का स्थान 
दिलाकर उसके भ्रष्ययन-पअ्रध्यापन की समुचित व्यवस्था की । ऐसा प्रतीत होता 
है कि कला उस युग के कलाकारों की झ्राजीविका का साधन बन गयी थी । 
कलाकार प्रपने रचना-प्रयोगों का कौशल दिखाने के लिए स्वतन्त्र थे । उन्हें 
सभी प्रकार की सुविधाएँ सुलभ थी । 


मौय भारत की कला-उन्‍्नति का प्नन्दाजा परवर्ती थुगों की कलाभिरुचियों 
से मी लगाया जा सकता है। सप्ततन्त्री वीणा श्लौर संगीत के भ्रन्य उपकरणों 
की प्रतिकृृतियों से सुसज्जित उदयगिरि की ग्रुफाशों के भरध॑चित्र (भास्कयं) में 
मौयंयुगीव चित्रकला को भलक स्पष्ट होती है । शुंगो, सातवाहनों ग्रौर 
कुषाणों (300 ई० पूर्व से 00 ई०) के कला-व्यसन को प्रोत्साहित करने 
भ्ौर तत्कालीन कलाकारों द्वारा मौयंगरुगीन कलाकारों के रचना-विधान को 
ग्रहण करने में मौर्ययुगीन भारत का योगदान स्पष्ट दिखायी देता है। इन 
परवर्ती युगों मे निभित बाघ और भ्रजन्ता के भित्तिचित्रों के रेखाकन, सुलेखन 
श्रौर वर्ण-सयोजन निश्चित ही किसी ऐसी समृद्ध परम्परा के सूचक एवं द्योतक 
हैं, जिनका एकमात्र आधार मौर्ययुग ही हो सकता है| 
७७७ 


बारहशांग युग 


शंग शासक 


प्राचीन भारत में मौ्यों ने जिस विशाल एवं एकाधिकार-सम्पन्न साम्नाज्य 
की स्थापना करके भारतीय संस्कृति को मानव सस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित 
कर विश्व को उसकी महानता से परिचित कराया, एक समय ऐसा शभाया कि 
अपने दुर्बल शासको के कारण उसका भ्रस्तित्त्व सदा के लिए समाप्त हो गया । 
लगभग तीसरी शती ई० पूव के अन्त मे श्रौर दूसरी शती ई० पूर्व के आरम्भ 
में मौये साम्राज्य की शक्ति क्षीण पडने लग गयी थी । यवतनों के श्राक्रमणो ने 
उसको निःशक्त बना दिया था। खबर और बोलन दर्रों से भारत मे प्रवेश 
करके युनानियो ने उत्तर-पश्चिम मे गन्धार क्षेत्र सहित पश्चिम में पंजाब तथा 
सिन्ध पर भ्रधिकार कर लिया था। यूनानियों के भ्राक्रमण निरन्तर दक्षिण तथा 
पूर्व की ओर बढते रहे । मगध तक उनके श्राक्रमणों का प्रसार हम्ना । 


भारत में यूनानियों के बढते हुए प्रभाव को रोकने के दृष्टिकोण से सेनापति 
पुष्यमित्र शुग ने अन्तिम मौर्य शासक को पराजितकर मगध पर शअ्रधिकार 
कर लिया। उत्तर भारत मे यवनों की बढती हुई शक्ति श्रौर उनके सांस्क्ृतिक 
भ्रभुत्व के प्रतिरोध मे पुष्यमित्र ने ब्राह्मणधम का प्रचार-प्रसार करके भारतीय 
जनता के प्रात्मबल को जगाया। देश में विधमियों के बढ़ते हुए प्रभाव से जो 
निराशा तथा भय का वातावरण व्याप्त था उसको पुष्यमित्र ने समाप्त कर 
दिया (राय चौथुरी--पॉलिटिकल हिस्ट्री श्रॉफ ऐश्येंट इडिया, पृ० 250) । 


इस प्रकार मगध के मौयंवंश का उत्तराधिकार शुगवश को प्राप्त हुझा 
और पुष्यमित्र उसका प्रथम प्रतापी शासक नियुक्त हुआ। मौये साम्राज्य का 
अन्तिम शासक ब्रहद्रथ (या बृहदश्व) अत्यन्य दुबल शासक था। उसके 
शासनकाल मे यूनानियों ने दूसरी बार भारत पर प्राक़मण करके विजय प्राप्त 
की ! बाणभट्ट ने उसकी दुर्बलता का उल्लेख करते हुए 'हषंचरित' (पृ० 99) 
में लिखा है-कि “वह प्रतिज्ञा दुर्बल था”; श्रर्थात्‌ उसमे प्रतिज्ञा पालन करने 
की क्षमता नही थी । उसकी दुबंलता के कारण सेना का निरीक्षण करते समय 


शुंग युग 85 


स्वयं उसके सेनापति पृष्यमित्र ने उपयुक्त अवसर आनकर उसको मार डाला 
था । ब्रृहद्रथ का शासनकाल 88-85 ई० पूर्व के लगभग माना गया है । 

पुराणों में शुग युग का शासनकाल 2 वर्ष दिया गया है।॥ पुराणों की 
शणना के झ्राधार पर इतिहासकारों ने पृष्यसित्र का समय विभिन्न तिथियों 
में निर्धारित किया है; किन्तु भ्रधिकतर विद्वान्‌ इस मन्तव्य से एक्मत हैं कि 
96 वर्षों तक शासन करने के उपरान्त शुग शासक पुष्यमित्र 5] ई० पूर्व मे 
दिवंगत हुआ । इस धारणा के भ्रनुसार पुष्यमित्र का 87 ई० पूर्व में मगध की 
राजगद्दी पर प्रासीन होना सिद्ध होता है। श्रावस्ती राजधानी को साकेत 
(झ्रयोध्या) स्थानान्तरित करने का श्रेय सेनापति पृष्यमित्र को ही है। साकेत 
प्राचीन काल से एक महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता था। प्रसेनजित्‌ के समय से 
ही साकेत नगरी प्रमुख नौ व्यापार केन्द्र के रूप मे विश्वुत थी । घन्द्रगुप्त मौये 
के समय साकेत की ख्याति चरम सीमा पर थी। पृष्यमित्र ने उसको राजधानी 
बनाकर उसकी ख्याति को और दृढ किया । 


शगो के मूलवश के सम्बन्ध में अनेक प्रकार फी धारणाएं हैं। किन्तु सभी 
विद्वान्‌ एकमत है कि वे ब्राह्मणवश या कुल के थे । शुगवंश का प्रथम प्रतापी 
शासक, जो कि वृहद्रथ का प्रधान सेनानायक भी रह चुका था, ब्राह्मणवश का 
ही था । तिब्वती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पुष्यमित्र को ब्राह्मण, किसी 
राजा का पुरोहित, यहाँ तक कि ब्राह्मण राजा” कहा है । 

पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र प्रग्निमिन्न मगध की गद्दी पर बेठा । जब 
पुष्परमित्र सेनापति पद पर प्रतिष्ठित था, उसी समय श्रग्निमित्र को विदिशा 
का गोप्ता (ग्रधिकारी) नियुक्त कर दिया गया था । विदिशा के शासन का 
सारा भार भ्रम्निमित्र पर ही छोड दिया गया था। यह वही अम्निमित्र है, 
जिसको महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र” नाटक मे नायक के रूप में 
प्रस्तुत किया है। इस नाटक के कथानक से ज्ञात होता है कि उप्तका विवाह 
विदर्भ की राजकुमारी मालविका से . हुआ था | यह उसकी तीसरी पत्नी थी । 
उसकी प्रथम दो पत्तियों का नाम धारिणी और इरावबती था। मालविका 
अग्निभित्र की तीसरी पत्नी थी । 

अग्निमिन्र ने विदिशा को भ्रपनी राजधानी बनाया था । अग्निभिन्र के नाम 
की भ्रनेक मुद्राएँ उत्तरी पांचाल (रुहेलखण्ड) और उत्तर कोसल क्षेत्र मे प्राप्त 
हुई हैं। उत्तरी पांचाल की मुद्राप्नों को रेप्शन (क्वाइस श्रॉफ ऐश्येण्ट 
इण्डिया) शोर करनिघम (ऐश्येण्ट इण्डियन क्वाइस) ने किसी शृगकालीन सामन्‍्त 


8]6 भारतोय संस्कृति और कला 


को बताया है। किन्तु उत्तर कोसल से प्राप्त बहुससुयक मुद्राश्रों के श्राधार पर 
यह सिद्ध हो गया है कि वे स्पष्टतया प्रग्निमित्र की हैं । 

प्रस्तिमिनत्र एक उच्चकोटि का साहित्यिक तथा कलानुरागी शासक था । 
उसने ललितकलाझों के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। इसकी 
ऋलक 'मालविका ग्निमिश्र” नामक नाटक में मिलती है। 

पुराणों मे प्रस्तिसित्र का शासनकाल भ्राठ वर्ष का बताया गया है । इस 
कथन से उसके शासनकाल की अ्रन्तिम सीमा 43-42 ई० पूर्व के लगभग 
ठहरती है । 

पुराणों तथा 'मालविकास्निभित्र” के श्रतुसार भ्रग्निमित्र के पुत्र का नाम 
वसुमित्र था यवनों के साथ घटित युद्ध मे वह प्रधात सेनातायक के पद पर 
था। वसुमित्र के बाद शूगवंश में लगभग सात और शासक हुए; किन्तु उनके 
विषय में कुछ ज्ञात नही है। देवभूति इस वंश का दसवा शौर श्रतिम शासक 
था । 'विष्णुपुराण' (४।२४, ३६) तथा 'हषंच्रित' (उच्छुवास ६) भे उल्लेख 
है कि व्यसनी एवं कामुक शुग राजा देवभूति को वसुदेव नामक मश्नी ने दासीपृत्र 
के द्वारा मरवाकर स्वयं उसकी गद्दी पर भ्रधिकार कर लिया था । 

इस प्रकार 87 ई० पूर्व से 75 ई० पूर्व, लगभग !2 वर्षों तक शुगवश 
के दस शासकों का मगध पर शासत बना रहा। 


पौराणिक भागवतधर्म की प्रतिष्ठा 


शुंगो के शासनकाल को भारतीय सस्कृति का पुनर्जागरण-युग की सज्ना दी 
गयी है। मोयं-युग मे उत्तर भारत की सामाजिक प्रौर राजनीतिक स्थिति 
प्रस्थिर और प्निश्चित दशा मे थी । शक्तिशाली मौये साम्राज्य के भ्रस्त काल 
में उसके क्षीणोन्मुख बल-वैभव को देखकर राष्ट्र में गुप्त रूप से नयी-तयी शक्तियाँ 
उभर रही थीं। समस्त राष्ट्र एक प्रप्रत्याशित भय और क्रान्ति से झातंकित 
था। प्रतीत के यूनानों श्राक्ृमण श्रौर उत्तर-पश्चिम से पुन: बढते हुए यूनानी 
सामरिको के कारण भारतीय राजवंश मयान्वित थे कि केही मगध पर 
यवनो का भ्राधिपत्य फिर न हो जाय । किन्तु बहुत-कुछ खो-गँवाकर भी मगघ 
पझपने को विदेशी छत्नछ्चाया से बचा ले गया ! 

मौयंबश के बाद भारत में प्रनेक क्षेत्रीय या भ्रांचलिक छोटे-बड़े राज्यवश 
थे, जिनकी योग्यता श्रौर शासन-नीति जन-साधारण को मली माँति ज्ञात थी । 
ऐसे राजवच्ों मे प्रान्न्न सातवाहनों का नाम उल्लेखनीय है। अपने बल-पराक्रम 


शुंध युव 87 


और कुशल नीति से सातवाहनों ने दक्षिण भारत में श्रपना निष्कण्टक शासन 
स्थापित कर लिया। पूर्वी मारत में शुंगों का एकाधिपत्य बना रहा । उत्तर 
मार्त में कुषाणवंश की शक्ति निरन्तर बढ़ती गयी भ्रौर कनिष्क के शासक होते 
ही उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य की शक्ति झतुलित हो गयी थी । 


मौय उत्तरतालीन भारत की शासन-व्यवस्था प्रायः चार भागों में 
विभक्‍त थी । दक्षिण के स्वामी सातबाहन थे, पूर्वी भारत पर शुंगवश का 
शासन था, उत्तर-पश्चिम में यूनानियों का प्रमुत्व था और समस्त उत्तर 
भारत तथा पश्चिम-पूर्व के कुछ भाग कुषाणों के भ्रधिकार में थे। विभिन्‍न 
धर्मों, दृष्टिकोणो श्लौर विश्वासो के ऐसे युग मे भारतीय संस्कृति ने राष्ट्र-रक्षा 
झौर राष्ट्र-ंगठन तथा राष्ट्रीय उत्थान के लिए जो कार्य किया उसे इतिहास 
में पुनर्जागरण की सज्ञा दी गयी है।इस नव जागरण में शुगवंश का निःसन्देह 
बडा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 

शुगों का शासन हर दृष्टि से भारतीय गौरब का प्रभिवद्धंक रहा है। 
इसका एकमात्र कारण उनकी धामिक सहिष्णुता थी । शुभो ने लोक-हितकारी 
पौराणिक धर्म का पुनरभ्युदय करके उसके प्रभाव से जंन-बौद्ध-धर्मानुरक्त जनता 
को प्राकषित किया । उनके समवर्ती राजवश सातवाहनों ने भी ऐसा ही मार्ग 
भ्रपनाया । पूर्व-शुग कालीन मारत मे जेन, बौद्ध श्रौर प्राजीवक धर्म प्रचलित 
थे । श्रतीत की लगभग साढ़े तीन शतियो तक भारत पर इन धर्मों का प्रभाव 
बना रहा । जन तथा बौद्ध धर्म का तो लोकजीवन पर आझाश्चरयंजनक प्रमाव 
था । मौयंकाल के भ्रन्तिम चरण मे बौद्ध भौर शभ्राजीवक धर्मों मे, भ्रान्तरिक 
दुबंलताप्रो के कारण क्षीणता भ्राने लगी थी। इन धर्मों मे सन्‍्यास और 
गृहत्याग सम्बन्धी कई ऐसी बाते थी, जो प्रलोकप्रिय, दुष्कर तथा शुष्क थी 
प्रौर इसलिए समाज उनके प्रति उदासीन हो गया था | उनके दूरमभावी प्रभाव 
प्रकाश में थ्रा चुके थे औौर इस कारण पारिवारिक जीवन की एकता तथा 
सामाजिक उत्तरदायित्व की मावना में मी शिथिलता भ्रा गयी थी । एक ऐसे 
सामाजिक जीवन का उदय हो रहा था, जो वास्तविकता को भुलाकर केवल 
भ्रादर्शों एवं परम्पराश्रों का आवरण मात्र लिए हुए था। इन्ही परिस्थितियों 
के बीच पौराणिक भमागवतघर्म का उदय हुभा । उसके फलस्वरूप समस्त देश 
भक्त की भावधारा मे विभोर हो उठा। यह भक्ति-धारा जन तथा बौद्ध 
शर्म के उत्थान काल मे पूर्ण रूप से विलुप्त नही हुई थी; किन्तु वह शिथिल तो 
अवश्य ही हो गयी थी । श्रद्धा, मक्तित शोर प्रेम मे पगी भारतीय जनता तप, 


3]8 मारतीय सत्झति झोर कला 


वेराग्य, गृहत्याग भर सन्‍्यास के जीवन का परित्याग करके पुनः भक्त सें 
विलयित हो गयी । यद्यपि मौयंकाल में बौद्धवर्म का एकाधिपत्य रहा है; 
किन्तु उस युग के झौर भ्रद्यावधि समस्त भारत के राष्ट्रीय संविधान के निर्माता 
कौटिल्य ने बौद्धधर्म का कही भी उल्लेख नही किया है। उसने 'अ्रधेशास्त्र' में 
वैदिक परम्परा की वर्णाश्नम घ॒र्म-व्यवस्था को ही वरीय एवं श्रेष्ठ स्थान 
दिया है। शुगो ने कौटिल्य की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र का सगठन किया 
झौर उसमें मागवतधम की गंगा बहाकर वे जन-जीवन को रस-विभोर करने 
में सफल हुए । पुराणों से उदित मागवत, माहेश्वर भ्रौर पाशुपतघर्म की इस 
तिवेणी ते भारतीय जन मानस को ग्रभिभूत कर दिया । 


साहित्य निर्माण 
संस्कृत का पुनदध्यान 


शुग-पुग मे सस्कृत भाषा की पुनः श्रतिष्ठा हुई। शगों ने सस्कृत को 
राजभाषा के पद पर सम्मानित किया। उनके राज्य काल मे प्रशासकीय 
कार्यो से सम्बद्ध लेखो को श्रगीकृत करने का सारा ढग मन्त्री से लेकर भ्रामात्य, 
प्रधान, प्रतिनिधि, युवराज, पुरोहित और शासक तक, संस्कृत में प्रचलित था 
(शुक्रनी तिसार २।३६२-६६) । ये समस्त प्रणालियों श्राद्योपान्त सस्कृत मे ही थी । 


शगकाल में सस्कृत को शासन भर समाज मे प्रतिष्ठित करने का एकमात्र 
श्रेय महाभाष्यकार पतजलि को है। पततजलि से पूर्व मे भी पराणिति भर 
कात्यायन जैसे भाषाशास्त्री विद्यमान थे। उनके द्वारा व्याकरणशास्त्र का 
नियमन होकर सस्कृत की अनेक विधाम्रो पर ग्रन्थ-निर्माण का कार्य हो चुका 
था; किन्तु तत्कालीन घामिक भौर सामाजिक परिस्थितियों के कारण सस्कृत 
का प्रचार-प्रसार एक वर्गवशेष तक ही सीमित रहा । शुग-पूर्व भारत में 
सस्कृत की भ्रपेक्षा लोकमाषाश्रो का महत्त्व भ्रधिक था। सम्राट भ्रशोौक ने 
अपने धर्मेनिरपेक्ष शासन के लिए लोकभाषा पालि को प्रघधानता देकर उसे ही 
राजमाषा का स्थान दिया भौर उसी में समस्त राजाज्ञाप्रो को प्रसारित 
किया । प्रपने समस्त अ्रभिलेखों को भी उसने पालि मे ही उत्कीणित कराया । 


राज्याश्रय प्राप्त हो जाने के कारण साहित्य-रचना के लिए भी पालि को 
ही भपनाया गया । 


मोौयों की नीति का भ्रनुसरण करते हुए सातबाहनों ने भी लोकभाषा फो 
वरीयता दी । उन्होंने प्राकृत को राजमाषा के पद पर प्रतिष्ठितकर उसे 


शुंग बुग 39 


साहित्य-रचना के लिए माध्यम बनाया । तत्कालीन शिक्षा-केन्द्रों में प्राकृत को 
प्रध्ययन-प्रध्यापन के लिए ध्निवायें घोषित किया गया। इस प्रकार शुंग-पुर्व 
भारत में भौयों के शासनकाल में पालि तथा सातवाहनो के शासनकाल में 
महाराष्ट्री प्राकृत भाषा का राज-फाज तथा साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में 
एकाधिपत्य बना रहा । इस कारण सस्कृत का भ्रस्तित्व केवल थोड़े से 
ब्राह्मण परिवारों तक ही सीमित रह गया था। समाज श्र साहित्य पर 
लोकभाषा का यहू एकाधिपत्य लगभग ढाई-तीन सो वर्षों तक बना रहा । 

संस्कृत भाषा की इस क्षीणोन्मुखता और उसके प्रति समाज की बढ़ती 
उपेक्षा को दृष्टि मे रखकर पतजलि ने प्रपने प्रौढ ग्रन्थ 'महाभाष्य' की रचना 
कर संस्कृत भाषां के सम्पोषक पाणिनि व्याकरण की परम्परा को उजागर 
किया । वेयाकरण पतंजलि साकेत के निवासी थे। पुष्यमित्र शग ने सर्व प्रथम 
साकेत (अ्रयोध्या) को राजधानी बनाया । उनके राज्यकाल में प्रनुकुल 
परिस्थितियों के कारण पुरोहितो का एक वर्ग बाहर से श्राकर साकेत मे बस 
गया था । पतजलि उसी वश से सम्बद्ध था । ऐसे महान्‌ विद्वान्‌ को ग्रुणग्राही 
पुष्यमित्र ने भ्रपना गुरु एवं राज्यपुरोहित बनाकर सम्मानित किया | जिस 
प्रकार चन्द्रमुप्त मौयं का यशस्वी व्यक्ित्व एवं सुशासन कोटिल्य के 'अ्रथ॑श्नास्त्र' 
के रूप मे श्रजर-प्रमर है, उसी प्रकार पृष्यमित्र महान्‌ के गौरव एवं नव 
युग-विधायक कार्यों का उज्ज्वल प्रतीक पतंजलि का 'महाभाष्य' है । पतंजलि 
ने सस्कृत माषा के महत्त्व को पुनः प्रस्थापित करके उसे लोक-सम्मान दिलाया, 
जिसके फलस्वरूप संस्कृत को पश्रागे बराबर सामाजिक मान्यता प्राप्त होती 
गयी । साहित्य-रचना के लिए भी संस्कृत का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग होने लगा। 
जन-साधारण लोक-बोलियों का प्रयोग करता था; किन्तु साहित्यिक रचनाग्रों 
में सस्कृत को ही वरीयता दी गयी। तत्कालीन भाषा हश्थिति का सम्यक्‌ 
परिचय बौद्ध कब्र अश्वधोष के साटको से भी मिलता है। उनके नाठको में 
विभिन्‍न वर्मों के पात्रों ने संस्कृत-प्रक्तत का समान रूप से प्रयोग किया है । 
बौद्धवर्म का अनुयायी होते हुए भी प्रश्वघोष ने साहित्य-रचना के लिए 
संस्कृत को ही भ्रपताया । इसी प्रकार शुभयुगीन सस्कृत भाषा की लोकप्रियता 
का सूचक शुद्रक का “मृच्छकटिक' प्रकरण हैं, जिसमें शौरसेनी, भ्रवन्तिका, 
प्राव्या, मागधी, शफारी, चाण्डाली शौर ढक्‍की भादि लोकप्रचलित प्राकृत 
बोलियों के प्रयोग के साथ-साथ संस्कृत को वरीयता दी गयी है । 

परम्परागत लोकबोलियों के स्थान पर संस्कृत माया को साहित्य-मिर्माण 
का माध्यम बनाने में शृंग शासकों की संस्कृतप्रियता विशेष प्रभावकारी सिद्ध 


820 भारतीय संस्कृति झोौर कला 


हुई । उन्होंने संस्कृत को राजभावा के पद पर सम्मानित करके उसके 
प्रध्यग्रन-प्रध्यापन की समुच्षित व्यवस्था की । इस प्रकार ईसा पूर्व प्रथम या 
द्वितीय शती से संस्कृत ने पूर्वागत समस्त लोकभाषाओ्रों को पराभूतकर 
साहित्य-रचना के लिए स्वयं को प्रतिष्ठित एवं लोकविश्वुत किया। 


संस्कृत की यह लोकप्रियता उत्तरोत्तर प्रशस्त होती रही। जब कभी 
धामिक तथा वेयवितक प्रतियोगिता का समय झाया तो बौद्धो तथा जनों ने 
भी अपनी सैद्धान्तिक प्रतिष्ठा, श्रपने धर्म, दश्शन तथा काब्य, नाटक श्रादि 
समस्त साहित्य विषयो के लिए पालि-प्राकृत का मोह छोडकर संस्कृत को ही 
वरण कर लिया । इस प्रकार संस्कृत भाषा के नवोत्थान श्रौर सस्क्ृत-साहित्य 
की शअ्रभिवद्धि मे शुग शासको का योगदान इतिहास की प्रविस्मरणीय घटना है । 


संस्कृतप्रिय शुगों के शासनकाल में सस्कृत-साहित्य की भ्नेक नयी विधाएँ 
प्रकाश मे श्रायी । इस युग में भ्रनेक ग्रन्थों के नये संस्करण निकले, जिनमे 
'महामारत' तथा “रामायण सदुश महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का नाम उल्लेखनीय है । 
विद्वानो का भ्रभिमत है कि इन ग्रन्थों के वर्तमान संस्मरणो का पुनर्निर्धारण 
शुग-युग में ही हुआ । इसी प्रकार कतिपय पुराणों का प्रतिसस्करण हुआा । 
घमंसूत्रों के व्याख्यान तथा स्मृति-प्रन्थो के निर्माण का श्रेय भी शुग-युग को 
ही है । 'मनुस्मृति” तथा याज्ञवल्क्यस्मृति' का निर्माण (50-200 ई० 
पूबं ) शुग युग में ही हुआ्ना (कीब्रिज हिस्ट्री श्रॉफ इडिया, खण्ड ।, पृ० 279) ॥ 

इस प्रकार संस्कृत भाषा श्रोर साहित्य के पुनरुत्यान की दृष्टि से भारतीय 
इतिहास मे शुग शासन का योगदान सर्वथा झपूर्व सिद्ध होता है । 


शुग युग के सांस्कृतिक नव जागरण का प्रतीक 'मृच्छुकटिक' 


शुद्रक के कथित नाम से लिखित “मृच्छकटिक” नामक नाटक शुग-युग के 
सांस्कृतिक नव जागरण का पक ज्वलन्त प्रतीक है। सस्कृत-साहित्य में उसे 
सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्रकरण कहा गया है । उसमें जन साधारण के जीवन का 
प्राधार लेकर तत्कालीन सामाजिक जीवन का सशक्त, तथ्यपूर्ण चित्रण बड़ी 
मामिकता से किया गया है । 


इस नाटक का नायक चारुदत्त उज्जयिनी के एक उच्च वशीय ब्राह्मण-परिवार 
में जन्‍्मा था। उसके विपुल घन-वबेभव ने उसकी जातीय श्रेष्ठता को द्विगुणित 
कर दिया था । किन्तु जीवन की विडम्बना से वह इतना दरिद्र हो गया था कि 
परिवार का भरण-पोषण करना भी उसके लिए एक समस्या बन गयी । किन्तु 


शुंग युग 27 


इस दीन दशा में मी वह भश्रपने व्यक्तित्व की रक्षा करता रहा। उसके 
व्यक्तित्व भौर गुणों पर सुग्ध होकर उज्जयिनी की प्रसिद्ध गणिका वसन्तसेना 
का उस पर प्रेम हो गया । यणिका के पास विपुल घन, वैमव तथा झाराम था | 
बड़े-बड़े धन कुबेर और राजपुरुष उस पर सुग्ध थे । किन्तु उस गणिका ने एक 
दरिद्र भूखे ब्राह्मण को भ्रपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था । 

इन दो समाज एवं वर्ग-विरोधी विषमताश्रों पर झ्राघात करने के उद्देश्य 
से ही उसके निर्माता ने दो सबंधा विपरीत, किन्तु यथार्थ चरित्रो को अभ्पनी 
कृति का विषय बनाया । एक भ्रबुद्ध युवा विचारक ने भ्पने अनुरूप ही एक 
ऐसे युवक को अपनी समर्थ लेखनी का विषय बनाया, जो उदार, निर्भीक 
तथा उसी की तरह प्रगतिशील था । 

मृच्छुकटिक' में इन मानवतावादी भ्रादर्शों का सुन्दर चित्रण होने के 
कारण ही इस नाटक को श्रत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ । उसमे सामाजिक 
जीवन का सजीव भप्रमिव्यंजन हुआ है । उसके पात्र समाज के सभी वर्गों श्रौर क्षेत्रों 
से सम्बन्ध हैं। उनमे ब्राह्मण, रक, धूते, वेश्या, कुटिटनी, लम्पट, चोर, जुश्नारी, 
पुलिस और न्यायाधीश श्रादि ऐसे पात्र हैं, जो कि तत्कालीन समाज के विभिन्न 
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

इस प्रकरण में प्रगतिशील सामाजिक जीवन का इतना अ्रच्छा चित्रण हुभा 
है कि वह सहज में शुगयुगीन भारत का दर्पण बन गया । प्रकरण के कथानक 
से पहली बात यह जानने को मिलती है कि ब्राह्मण-गणिका का विवाह-सम्बन्ध 
हो सकता था। गणिका का भी समाज में एक सम्मानित स्थान था । यह वेश्या 
से कही उच्च स्तर पर थी । गणिका की श्राजीविका के साधन नृत्य, गीत, संगीत 
आ्रादि ललित कलाएँ थी । उन्हें कुलवधू का सम्मान मी मिल सकता था । 


गणिकाप्रो को विशेष रुूपषाति बौद्धयुगीन भारत में ही प्राप्त हुई । 
साहित्य पर भी उनके कार्यं-कलापो का व्यापक प्रभाव पड़ा । लक्षण-अ्न्थों में 
उनका पृथक्‌ वर्ग निर्धारित किया गया। उनके आभ्राकर्षक व्यक्तित्व को 
कांव्य-नाटकों मे संयोजित करने की एक परम्परा-सी बन गयी थी । 

ये गणिकाएँ वस्तुत: दिव्यांगना श्रप्सराशो का ही प्रतिरूप थी। उनका 
सम्पूर्ण जीवत कलामय था और वे संगीत-नृत्य-गायन श्रादि कलाओं में दक्ष 
होती थी । उन्होंने ग्रतीत के भनेक युगो में मारत की सांस्कृतिक थाती की सुरक्षा 
की । 'मृच्छुकटिक' को नाथिका वसन्तसेना एक कुशल तथा सम्मानित 
मणिका थी । 

4 


822 भारतीय सस्कृति शोर कला 


इस प्रकरण में झभिव्यंजित तत्कालीन सामाजिक जीवन से स्पष्ट है कि 
ब्राह्मणधर्म देश का मुख्य धर्म था। शैवों तथा शाकतों की प्रच्छी स्थिति थी। 
चादुदत्त प्रौर वसन्तसेना ब्राह्मण स्‍झ्लौर बौद्ध संस्कृति के श्रादर्श थे। जैनधर्म 
की स्थिति का कोई उल्लेख 'मृच्छकटिक' में नहीं हुआ है । किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि बौद्ध लोगों को समाज हीन दृष्टि से देखता था । रास्ते में यदि 
कोई बौद्ध भिक्षु मिल गया तो उसे अ्रपशकुन मानकर यात्रा का दूसरा मार्ग 
पकड़ा जाता था । नि:सन्देहू उस समय बौद्धधर्म पतन की ओर था । 

तत्कालीन सामाजिक जीवन की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए इस 
प्रकरण के चतुर्थ भ्रक में मेत्रेय श्लौर चेटी के कथोपकथन से विदित होता है कि 
जहाजों के द्वारा समुद्री मार्गे द्वारा विदेशों से व्यापार सम्पन्न होता था । 


इस प्रकार 'मृच्छकटिक' शुगयुगीन भारत के सामाजिक जीवन का दर्पण 
झोर सांस्कृतिक नवजागरण का उद्धोषक है । 
शुंगो का कलानुराग 

शुगों के कलानुराग के प्रमाण प्नेक रूपो मे जीवित हैं । कनिष्क की ही 
भाँति शुग शासक भी नगर-निर्माण मे विशेष अ्भिरुचि रखते थे । उनके शासन 
काल में भारत कई स्थानों पर स्तूप बने । उसमे साँची और भरहुत का नाम 
उल्लेखनीय है । भरहुत के विशाल बौद्ध स्तूप की भ्र॒लकृत वेदिका शुगों की 
कीतिकथा का परियायक है। साँची स्तूप की चित्र-विचित्र द्वार-पट्टिकाश्रो का 
निर्माण भी शुगयुग में ही हुआ । 

शुगयुगीन कला की भ्रन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ श्र चित्र हैं, जिनका 
विकसित रूप उदयगिरि की ग्रुफाप्रो से देखने को मिलता है। श्रजन्ता मे भी 
शुंगों की थाती सुरक्षित है। शभ्रजन्ता की 9वी तथा !0वी ग्रुफाशों का श्रलकरण 
भी शुगो के समय हुम्ना । सातवाहन सम्राट वासिष्ठी-पुत्र पुलोमाबि प्रथम के 
समय (!00 ई० वृव॑) में उनका पुनरुद्धार हुआ; यद्यपि शुगकालीन इन 
गुफाचित्रों का अनेक बार पुतरुद्धार हुआ्रा; किन्तु शुगों का मूल रिक्य श्राज 
भी उनमे वर्तमान है। 


शुंगों का सांस्कृतिक समन्वय 


शुगो का राजघम उदार शौर सहिष्णु था । उन्होने तत्कालीन प्रचलित 
धर्मों का विरोध, वहिष्कार और परित्याय न करके उनको प्रोत्साहित एक 
पलल्‍लवित हो किया। उनके शासनकाल में शव, भागवत, जैन झौर बौद्ध 


शुंग युग 
धर्मों में सामंजस्य स्थापित हुआ झौर विभिन्न सम्प्रदायों के विकास को पुर 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 


शुंगों ने सस्कृत भाषा और ब्राह्मण साहित्य के पुन्निर्माण के लिए ही 
प्रभूतपूर्व काये नही किया, भश्रपितु जेन-बौद्ध धर्मों के प्राकृत एवं पालि साहित्य 
की प्रगति, प्रचार-प्रसार के लिए भो सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कीं । 
साहित्य के साथ-साथ इन दोनों धर्मों के परम्परागत कला-केन्द्रों और 
कला-कृतियों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ । इस दृष्टि से कलियराज 
खारवेल (200 ई० पुरे) का नाम उल्लेखनीय है । वे मुख्यतः जन-घर्मानुयायी 
थे और उनके श्रादेश द्वारा निर्मित खण्डग्रिरी की गुफाएँ विशेष महत्त्व की 
हैं । शंगो ने मथुरा में भी एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसमें 
कई भव्य जैन मूर्तियाँ थों। मथुरा की मूतिकला मे शुंगकालीन मूर्तियों का 
विशेष स्थान है । 


शुगों की इस समन्वित धर्मनीति ने जहाँ एक ओर राष्ट्रीय सुदृढ़ता प्रदान 
कर उत्तरोत्तर श्रपनी लोकप्रियता को बढाया, वही दूसरी ओर जेन तथा बौद्ध 
धर्मों के तत्कालीन विचारको ने भागवतधर्म की लोकमग्रलकारी मानवीय 
मह/नताओं को वरणकर उन्हें अपने साहित्य में उतारा । शुगों के इस घामिक 
समन्वय का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि भारत में रहनेवालो कुछ बाहरी 
जातियो ने भी भागवतघर्म को वरण कर लिया । भारतीय साधु, श्रमणो तथा 
भिक्षश्रो ने भारत के सांस्कृतिक भ्रादर्शों को सुदूर द्वीपान्तरो तक फंलाया, 
जिसके फलस्वरूप विदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध स्थापित हुए । इस सन्दर्भ 
में यवन महाराज भ्रन्तलिकित (अन्तियलसिदास) के राजदूत होलियोडोरस 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वहू लगभग 200 ई० पूर्व में काशीपुत्र 
मागभद्र के दरबार में भ्राया था। उसने समस्त भारत का अ्मण किया तथा 
मागवतधम को वरण किया श्रौर अपनी श्रद्धासूचक वेसनगर (भिल्सा) मे एक 
स्तम्म स्थापित किया । 


शुगों के शासनकाल मे विभिन्न माध्यमों में मारत का विदेशों से सांस्कृतिक, 
घामिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों का विकास हुआ । मौर्यों के शासनकाल से 
ही भारत का विदेशों से सांस्कृतिक झादान-प्रदान होने लग. ग्रया था । व्यापार 
झौर राजनीतिक प्रयोजनों के लिए ईरान झौर यूनान के प्रतिनिधि भारत भ्ाने 
लगे थे | मारतीयों का प्रवेश मी एशिया, विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के 
विभिन्‍न देशों मे होने लग गया था । इस कारण ग्रमननागभन की परिस्थितियां 


324 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


झधिक सुगम, सुविधाजनक और झनुकल हो गयी थीं । शुगों के समय में 
तक्षशिला, बारबरा, पामाइटा, पेट्रा भ्रौर सिकन्दरिया व्यापार के प्रसिद्ध 
झन्तरराष्ट्रीय केन्द्र थे । लगमग 200 ई० पूर्व में यूफ़ेटीज नदी के तट पर 
झवस्थित तारन नामक नगर में मारतीयों की बस्तियाँ निभित हो चुकी 
थी और वहाँ भारतीयता का इतना भ्रधिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था कि प्नेक 
देबी-देवताशो के मन्दिरों की स्थापना हो चुकी थी । इसी प्रकार सिकन्दरिया मे 
भी कई मारतीय व्यापारी स्थायी रूप से बस चुके थे । 

यूनानी देशो से मारत के भ्राथिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धो की घनिष्ठता 
निरन्तर बढती गयी । उत्तर-पश्चिम भारत पर कुषाणों का पूर्णाधिपत्य हो 
जाने के बाद प्रथम शती ई० पूर्व मे यूनानी नाविक श्रौर यात्री मारत में प्रवेश 
फरने लग गये थे । जल-मार्ग से भारत की सर्व प्रथम यात्रा करनेवाले यूनानी 
नाविक हिंप्पालस का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार सीरिया, रोम श्रौर 
मिस्र से भारत के सम्बन्ध घनिष्टतर होते जा रहे थे । सांस्कृतिक आदान-प्रदान 
की इस परम्परा का श्रेय वास्तव में बौद्धधर्म को दिया जाना चाहिए। ईसा 
पूर्व प्रथण शतो से 200 ई० तक श्रोर उसके बाद भी मध्य एशिया तथा 
अफगानिस्तान श्रादि देशों में बौद्धधर्म का प्रभाव व्याप्त हो चुका था, जिसके 
फलस्वरूप वहाँ श्रनक बौद्ध मठो की स्थापना हुई । बौद्धधर्म के महा न्‌ सिद्धान्तो 
से प्रमावित होकर वहाँ के भ्रनेक लोगों ने भिक्षुमण जीवन वरणकर धामिक 
तथा सामाजिक क्षेत्रों मे इस धर्म की परम्पराओं का प्रसार किया । इसी का 
परिणाम था कि मध्य एशिया में बौद्ध-साहित्य के प्रध्ययन-प्रध्यापन का प्रचार 
बढ़ता गया भौर बौद्ध-आदर्शों पर वहाँ भी भारतीय नामकरणो की प्रथा 
प्रचलित हुई । बौद्धधर्म के लोक-मगलकारी भ्रादर्शों के प्रचार-प्रसार के लिए 
भारतीय, ईरानी, मिस्री श्रौर ईराकी भिक्षुन्नरों तथा व्यापारियों ने विभिन्न 
प्रयोजनों से पूर्व तथा पश्चिम की निरन्तर यात्राएँ करके घमं, साहित्य, भाषा, 
लिपि भर कला भ्रादि के विभिष्ष क्षेत्रों में पारस्परिक श्रादान-प्रदान द्वारा ऐसे 
सांस्कृतिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी परम्परा श्रागे की श्रनेक 
शतियों तक श्रक्षुण्ण रूप में बनी रही भौर जिसके फलस्वरूप मारतीय संस्कृति 
के इतिहास मे उसकी श्रमर स्मृति आज भी बनी हुई है । 

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र ( जो प्रब पाकिस्तान की सीमा के भन्‍्तमंत है ) मे 
कुषाण शासकों के कारण और रोमन तथा यूनानियों के निरन्तर ग्रमनागमन 
के फलस्वरूप कुषाणकालीन भारत मे भन्धार भारतीय-यूतानी संस्कृति का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना । तक्षशिला का विद्यापीठ भारतीय विद्याओं और 


शुंग युग 395 


सांस्कृतिक समन्वय का राष्ट्र-विश्रुत केन्द्र के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका 
था । भारत झौर यूनान की संस्कृति का प्रभाव-प्रसार मथुरा तक फैला । 


इस प्रकार शुगयुगीन मारत का सांस्कृतिक नवोत्यान की दृष्टि से इतिहास 
में भ्रपना विशिष्ट स्थान है । 


कालिदास की कृतियों में भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन 


किसी कवि, लेखक या रचनाकार की श्रेष्ठता एवं विशेषता इसी बात में 
श्रॉकी जाती है कि उसका व्यक्तित्व या निजत्व उसकी कृति में इस प्रकार 
एकाकार हो जाय कि लोग उसके कृतित्व के भ्राधार पर ही उसको प्राप्त कर 
लें । वाल्मीकि भौर व्यास ऐसे ही महान्‌ कृतिकार थे | उत्कृष्ट कृतित्व की 
विशेषता इसमे है कि उसका प्रमाव सा्वदेशिक एवं सावकालिक होता है और 
उससे विश्व के सभी कृतिकारों को समान रूप से प्रेरणा तथा चेतना प्राप्त होती 
है । कालिदास इसी प्रकार के कृतिकार थे । देश-विदेश मे समान रूप से उनका 
प्रमाव शोर भ्रादर-सम्मान है। उनकी कविता श्रौर विशेष रूप से नाट्यकला 
के सम्बन्ध में जर्मन महाकवि गेटे के भावों को भ्रभिव्यक्त करते हुए विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है-्वर्ग श्रौर मत्यं का जो मिलन है, उसे कालिदास 
ने सहज ही सम्पादित कर दिया है। उन्होंने फूल को इस सहज माव से फल 
में परिणत कर दिया है, मत्ये की सीमाओं को इस प्रकार स्व के साथ मिला 
दिया है कि बीच का अन्तर किसी को मालूम ही नही होने पाता ।* 

कालिदास के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व जो प्रनिश्चितता की स्थिति बनो 
हुई थी, निरन्तर नयी खोजों के परिणामस्वरूप उसका बहुत कुछ समाधान 
हो गया है। उन्हे श्रतीत मारत के गौरव का प्रतीक मानकर श्राज राष्ट्रीय 
सम्मान दिया जाने लगा है। उनकी स्मृति मे प्रति वर्ष देश के विभिन्न भ्रचलो के 
सभी भाषा-मा्षियो द्वारा जयन्तियाँ मनायी जाती हैं; उत्सव झौर मेले 
भ्रायोजित होते हैं । 

कालिदास के स्थितिकाल-सम्बन्धी जो भ्रान्तियाँ थी उनका भी बहुत कुछ 
निराकरण हो चुका है और भ्रधिकतर विद्वान्‌ इतिहासकार अब इस मन्तव्य को 
स्वीकार करने लगे हैं कि मालव गणतन्त्र के मुखिया, 'शकारि” का वीरुद धारण 
करनेवाले एवं विक्रम सम्बत्‌ के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य के श्राश्रय में 
उन्होने कुछ समय व्यतीत किया था । इन 'शकारि' विक्रमादित्य का शासचकाल 
ई० पूर्व प्रथम शती था । भ्रतः कालिदास भी निविवाद रूप से इसी समय हुए। 


826 भारतीय संस्कृति शोर कला 


ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास का सम्बन्ध दक्षिण के शूग-सातवाहनों से 
भी रहा । जिस समय मालव पर विक्रमादित्य का शासन था, दक्षिण के स्वामी 
शुंग थे। उनका 'मालविकास्निमित्रर ताटक इस तथ्य का पुष्ट ऐतिहासिक 
प्रमाण है । 


कालिदास द्वारा विरचित जिन कृतियों को सभी विद्वान्‌ रवीकार करते हैं 
उनकी सख्या सात है । उनमें 'मेघदुत' तथा “ऋतुसहार' खण्डकाव्य; 
'कुमारसम्भव' तथा 'रघुवश' महाकाव्य और 'मालविकास्निमित्र', 'विक्रमोव॑शीय' 
तथा “अ्रभिज्ञान शाकुन्तल” नाटक कृतियाँ हैं। 

कालिदास की इन क्रृतियों मे साहित्य की जिन नवीन रूप-विधाओ का 
सृजन हुआ उनकी सुरभि से भारत का साहित्याकाश सुरभित है। उनके 
ह्वारा भ्रतीतकालीन भारत के युग-युगो की ससस्‍्क्ृति नेसग्रिक रूप मे अ्वतरित 
हुई। जिस प्रकार शेक्सपियर ने श्रपने नाटकों मे तत्कालीन मौतिक तथा 
बौद्धिफ उपलब्धियों को समायोजित किया है, उसी प्रकार कालिदास ने भ्रपनी 
कृतियों मे तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक चेतनाओ्रो को भ्रत्यस्त विशद रूप मे 
बड़ी सजीवता के साथ सन्दर्शित किया है । 


कालिदास इस रूप मे भारत के सर्वोच्च महाकवि हैं, क्योकि उन्होंने प्रपनी 
कृतियों मे इस राष्ट्र की चिरन्तन सास्क्ृतिक परम्पराश्रो को भ्रत्यन्त सजीवता 
एवं माभिकता से गुस्फित किया है। “रघुवश' के श्रारम्म (१।५॥६) में ही 
उन्होंने लिखा है कि “रघुवंशीयों मे जो अ्रसामान्य गुण विद्यमान थे उन्ही की 
प्रेरणा से मुझे इस महाकाव्य के प्रणणन की इच्छा हुई ।? मारतीय संस्कृति के 
उत्स रघुवंशीयों के घरित्रों का वर्णन करते हुए उन्होने लिखा है-वे 
रघुवंशी शास्त्रानुमोंदित नियमों के अ्रतुसार यज्ञ करते थे । याचकों को उनका 
मनोवांछित फल देते थे । श्रपराधियों को उनके श्रपराध के अनुसार दण्ड देते 
थे । समयोचित काये फरते थे | दान के ही उद्देश्य से घन का सचय करते थे । 
सत्य को रक्षा के लिए कम बोलते थे । वे लूटमार, उत्पीडन के लिए नही, 
अपितु भ्रपने यश-विस्तार के लिए ही दूसरे देश पर विजय प्राप्त करते थे । 
वे भोग-विलास के लिए नही, भ्रपितु सनन्‍्तति-जनन के लिए विवाह करते थे । 
वे बाल्यावस्था मे भ्रध्ययन्त करते थे, युवावस्था में सासारिक भोगो का प्रानन्द 
लेते थे, वृद्धावस्था में सुनिजनों के समान श्ररण्पो मे तप करते थे श्रौर 
पन्त में योग द्वारा परमेश्वर का ध्यान-चिस्तन करते हुए शरीर त्याग करते 
थे । 'रघुवंश' के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि रघुकुल के सभी राजाओो ने इस 


शुंग य्रुग 327 
परम्परा का पूरी तरह से पालन किया। यही भारतीय प्र॑स्क्ृति का मूल है 
झौर इसी का दिग्दशन कालिदास की कृतियों में हुआ है । 


किसी कवि या रचनाकार की, श्रौर विशेष रूप से ऐसे निष्णात साहित्य- 
सृष्टा की कृतियों के भ्रष्ययन से यह अ्रवग़त करना या ग्रहण करना श्रथवा 
निश्चित करना नितान्त कठित काये है कि उसने जिन परिस्थितियों, जिस 
बाताबरण या देश-काल की जिन दशाओ्ो का वर्णन किया है, उसमे कितना 
झंश उसका स्वानुभूत है और कितना कल्पित या ग्रानुमानित । इस दृष्टि से 
किसी रचनाकार की कृतियों से वास्तविकता को छांटकर निकालना प्रायः 
दुष्कर होता है। यद्यपि विभिन्न साधनों एवं ख्रोतो द्वारा उज्जीबित पूर्बवर्ती 
परम्पराओो को श्रपनी कल्पना-सृष्टि द्वारा स्वानुरूप बनाने में सभी क्रृतिकारों 
का प्रयत्न रहा है, तथापि प्रत्येक श्रेष्ठतम क़ृतित्व तभी चिरस्थायी एवं लोक 
सम्पूजित होता है, जबकि उसमे उसके रचनाकार की श्रनुभूतियाँ भी 
प्रनुस्युत हो । 


इस दृष्टि से यदि कालिदास की कृतियों तथा कालिदासयुगीन भारत की 
सम-सामयिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, घािक, श्राथिक, राजनीतिक श्ौर 
सामाजिक परिस्थितयों का श्रध्ययन किया जाय तो बहुत से तथ्यों तथा 
वास्तविकता ग्रो को खोज निकालना असम्भव नही है । कालिदास की कृतियो से 
तत्कालीन जन-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है । साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन के सूत्रो का भी पता लगाया जा 
सकता दे । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


कालिदासयुगीन भारत को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के परिचायक श्रनेक 
तथ्य उनकी रचनाओ्रों में निहित हैं । ई० पुर्वें० दूसरी शती के लगभग मौर्यों की 
महान्‌ परम्परा प्राय: क्षीण पड़ गयी थी । उसका उत्तराधिकार दक्षिण के झराँध्र 
सातवाहनो ने उजागर किया हुझा था । किन्तु प्रतापी मौर्यों की क्षीणता के 
कारण मगध, पाटलिपुत्र और मथुरा आदि तत्कालीन ऐतिहासिक राजधानियों 
पर ग्रीकों का प्रभाव स्थापित होता जा रहा था । इस प्रकार के ग्रीक शासको 
में देमित्रियस्‌ (दिमित) और मेनाडर (मिलिन्द) का नाम प्रमुख हैं । धीरे-धीरे 
उनका प्रभाव पंजाब-सिन्ध और मध्य-पश्चिम तथा उत्तर भारत मे भी व्याप्त 
हुमा । तत्कालीन विद्याकेन्द्र तक्षशिला, मगध तथा नालन्दा पर भी उनका 


328 भारतीय संस्कृति झोर कल? 


अ्रधिकार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप झायुर्वेद तथा ज्योतिष भ्रादि के विद्वानों 
पर ग्रीकों की परम्पपराओं का प्रभाव प्रकाश भे भ्राने लगा। ज्ञान-विज्ञान के 
अतिरिक्त स्थापत्य, मृत और चित्रकला के इन तीनो क्षेत्रों में मी ग्रीकों की 
शिल्प-संरचना के नये रूप प्रकाश में भ्राये । 


सामाजिक जीवन 


कालिदासकालीन भारत के सामाजिक जीवन का चित्रण करने वाली 
सामग्री उनके ग्रन्थों में भरपुर रूप में विद्यमान है । मारतीय समाज-व्यवस्था का 
नियमन वर्णाश्रम धर्मों द्वारा होता आया है । कालिदास के ग्रन्थों मे वर्ण भौर 
श्राश्मम दोनो की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि 'रघुवंश' मे 
कालिदास ने सभो रघुवंशी राजाओं में श्राश्षम धर्म की श्रनिवार्यता को स्वीकार 
किया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदासयुगीन समाज में उसमे कुछ 
शिथिलता भरा गयी थी | ब्रह्मचर्याश्रम मे भ्रध्ययन तथा नियम की जो वैदिक 
परम्परा थी, उसमें विद्याध्ययन को श्रेष्ठता तो पूबंवत्‌ बनी हुई थी, किन्तु नियम 
एवं ब्रत की कट्टरता में कुछ शिथिलता भरा गयो थी। इसो प्रकार यद्यपि 
राजा दिलीप जंसे गृहस्थ के श्रादर्श को चरितार्थ करनेवाले गृहस्थ लोग कम थे, 
फिर भी गृहस्थाश्रम को सभी प्लाश्ममों का श्राश्नय तब भी माना जाता था । 
वानप्रस्थ भौर संन्यास प्राश्नमों की परम्परा भी उतनी नियमानुबद्ध नही थी । 


वर्णघर्म की परम्परा में स्थायित्व था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शुद्ध, 
चारो वर्णों की व्यवस्था को सारा समाज स्वीकार करता था। प्रत्येक वर्ण में 
घमंशास्त्रानुसार सस्कारो का सम्पादन होता था। “रघुवश' के सभी राजा 
जातकमे, नामकरण, उपनयन शझ्रादि सोलह सस्कारो में दीक्षित थे । असबवर्ण 
विवाहो को बुरा नहीं माना जाता था। प्राजापत्य भौर गान्धव विवाही की 
अधिकता थी । ग्रान्धव विवाह का उदाहरण 'अ्रभिज्ञान शाकुन्तल' है । 


कालिदास की सभी कृतियों मे, विशेष रूप से 'भभिज्ञान शाकुल्तल' में 
गृहस्थ जीवन का भ्रत्यन्त ह्ृदयग्राही वर्णन हुआ है। उसमे कन्या की विदाई 
के जिस मार्भिक पक्ष का वर्णन किया गया है उसके कारण यह नाटक विश्व 
की सर्वोच्च कृतियों में सहज ही स्थान पा गया है। भारतीय गृहस्थ के लिए 
कन्या का जन्स बडा ही क्लेशकारी रहा है । पिता के वात्सल्य, माता की भमता, 
भाई-बहनों का प्रेम और सखी-सहेलियों का साथ छोड़कर सदा के लिए जब 
उसे पराये घर में जाना होता है, तब उसकी वह स्थिति भत्यन्त ही करुणाजनक 


शुृंग युग 329 
हुआ करती है । इस प्रसंग का चित्रण कालिदास ने बड़ी सूक्ष्मता से किया है। 
गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कन्या का वियोग भअ्रसहद्य तो होता ही 
है, किन्तु एक संसारत्यागी एवं सयमधनी तपस्वी का हृदय भी उससे द्रवित हुए 
बिना नही रहता। "भाज शकुन्तला पतिगृह को जा रही है। इस विचार से 
ही मेरा हृदय दुःख से भर गया है। कण्ठ गद्गद्‌ हो रहा है। चिन्ता से दृष्टि 
जड़ हो गयी है । वनवासी होकर भी यदि में कन्या की विदाई से इतना व्याकुल 
हो सकता हूं, तो उन गृहस्थों की क्या दशा होती होगी ? 

कालिदास ने वेदिक परम्परा के श्रनुसार स्त्रियों के कुलधम का बड़ी 
सतर्कता से भ्रत्यन्त सयत रूप में वर्णन किया है। उन्होंने सामाजिक जीवन मे 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता का समर्थन किया है । वे सुशिक्षित हुप्ना करती थी श्रौर 
उन्हें धर्मानुराग के लिए इतिहास-पुराण तथा कलानुराग के लिए ललित कलाप्ों 
(संगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला) की शिक्षा दी जाती थी। उनके बिना 
गृहस्थ का कोई भी धामिक कृत्य सम्पन्न नहीं होता था । पति-वरण के लिए बे 
स्वृतन्त्र थी, यथा पावंती ने शिव का वरण स्वयं किया । शक्ुन्तला ने दुष्यन्त 
का श्रोर ईन्दुमती ने प्रज का । स्वयम्वरों का प्रायोजन पतिवरण की स्वतन्त्रता 
का द्योतन करता है । 


समाज मे स्त्रियो का सम्मानजनक स्थान था। वे घर की सर्वेस्व हुआ करती 
थी । सावंजनिक क्रीड़ा, उत्सवों में भाग लेने के लिए उन्हें पूरी स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । शील शोर मर्यादा भादि सदगुणों का पालन करना उनके स्वभाव की 
विशेषता थी । 


परिवार 


ऐसा प्रतीत होता है कि आ्राज की ही भाँति तब भी पारिवारिक सम्बन्धों 
के निर्वाह के प्रति सजगता बरती जाती थी। संयुक्त परिवारों का प्रचलन 
प्रधिक था। परिवार के पारस्परिक सम्बन्धों के निर्वाह का दायित्व प्रत्येक 
पारिवारिक पर होता था । परिवार-संस्था का इस दृष्टि से भी महत्त्व था कि 
वही सामाजिक रचना का झाधघार थी। अ्रतिथि-सेवा गृहस्थ जीवन का 
सर्वोत्तम कत्तेब्य था। पारिवारिक जीवन में शिष्टाचार का विशेष महत्त्व 
माना जाता था । 


कालिदास के ग्रन्थों से तत्कालीन भारत की शिष्ट एवं समुन्नत संस्कृति 
का दिग्दर्शन हुआ्आा है। सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पारस्परिक सम्बन्ध हैं, 


390 भारतोय सल्कृति श्ौर कला 


उनके निर्वाह की विधियों का प्रादर्शभय निरूपण कालिदास की कृतियों में हुआ 
है । गुरु से शिष्य का प्राचारण किस प्रकार होना चाहिए, माता-पिता के प्रति 
पुनत्र का व्यवहार कंसा होना चाहिए, ऋषियों एवं त्यागी पुरुषों के समक्ष राजा 
को किस विनयभाव से व्यवहार करना चाहिए; इसी प्रकार छोटो का 
बड़ों के प्रति श्रौर बडो का छोटों के प्रति कैसा श्राचरण होना चाहिए--इन 
शिष्टाचार-सम्बन्धी बातों पर कालिदास की कृतियों में बडी सूक्ष्मता से विचार 
किया गया है । 
शिक्षा दोक्षा 
तत्कालीन भारत में समाज-निर्माण झ्लौर चारित्रिक उत्थान की दृष्टि से 
शिक्षा-दीक्षा का सुप्रबन्ध था । धर्मशास्त्र के श्रनुतार तीनो वर्णों के लोगो के 
लिए शिक्षा काल की वय तथा श्रवधि नियत थी। पुरुषों के ही समान 
स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता थी। स्त्रियाँ बहुधा 
कला-कौशलों मे दक्ष हुआ करती थी। कौत्स तथा वरतन्तु के पारस्परिक 
सम्बन्ध तत्कालीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली का श्रनुकरणीय उदाहरण है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में दो भाषाएँ प्रचलित थी--संस्कृत भ्रौर 
प्राकृत । उच्चकुलीन समाज में सस्कृत का प्रचलन था श्रौर स्त्रियाँ तथा 
दास-दासी-सेवक श्रादि प्राकृत का व्यवहार करते थे । वेद और उसके षडगो 
का विधिवत अ्रध्ययन-अ्रध्यापन होता था । 
धामिक स्थिति 
तत्कालीन धामिक स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 
समाज मे ब्राह्मणधर्म की प्रधानता थी । यजश्ञ-हवन श्रादि कर्मों के निष्पादन 
का प्राधार स्मृतियाँ थी । लगभग दूसरी शती ई० पूर्व में मौर्य साम्राज्य के 
बीद-घर्मावलम्बी भ्रन्तिम शासक बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुग ने ब्राह्मणधर्म 
को पुनः प्रतिष्ठित किया था, जिसकी परम्परा शुगभृत्य श्राँधों के समय, 
भ्र्थात्‌ ई० पूर्व प्रथम शती तक प्रक्षुण्ण रूप मे बनी रही । यद्यपि ब्राह्मणधर्मं के 
प्रतिरिक्त बौद्धधम॑ और जेनधर्म भी प्रचलित थे, तथापि श्रपनी अ्रनीश्वरवादी 
प्रवत्ति के कारण बौद्धधर्म का प्रभाव शिथिल पड गया था, जब कि जैनधर्म 
झपनी तप, अहिंसा, सत्य, अ्रस्तेय और श्रपरिग्रह आदि सदाचारों एवं 
सुधारवादी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए था । 
ब्राह्मणघर्म के इस पुनर्जागरण के कारण जहाँ एक श्रोर भ्रार्यों तथा शार्येतरीं 
में पारस्परिक समस्वय की भावना का उदय हुआ, वही दूसरी भोर ब्रह्मा, 


शृंग ग्रुग 387 


विष्णु भौर महेश तीनों ब्राह्मण देवताझों का महत्त्व बढ़ने लगा। कालिदास 
स्थय शव थे; किन्तु विष्णु के प्रति भी उनकी वैसे ही गहन निष्ठा थी । 
उन्होंने सभी धर्मों, मतों श्रौर देवताधझों का एक ही पअ्रन्तिम लक्ष्य बताते हुए 
'रघुवंश!' (१०१२६) में लिखा है कि 'जेसे गंगाजी की सभी धाराएं भ्रन्ततः 
समुद्र मे जा मिलती हैं, उसी प्रकार परमानन्द को प्राप्त करने के जितने भी 
मागं या साधन विभिन्न शास्त्रों मे नाना रूपो मे निरूपित हुए हैं, उन सब का 
एक ही अन्तिम लक्ष्य में समन्वय हो जाता है ।' 


शआाधथिक जीवन 


कालिदास की क्रतियो में यद्यपि तत्कालीन भारत की आ्राथिक स्थिति पर 
विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाला गया है, तथापि ऐसा प्रतीत हीता है 
कि उस युग में भ्राथिक विषमता नहीं थी। सारा समाज श्रपते-प्रपने उद्यम 
एवं नियत कर्मों के श्रनुसार उपाजेन करता हुश्ना श्रपनी भश्रावश्यकताश्रों की 
पूति करता था । 


देश में परम्परानुगत कृषि कार्य की प्रधानता थी | कृषि से जौ, घान, 
तिल, दाल, मसाले श्रादि पदार्थ यथेष्ट मात्रा में उत्पन्न होते थे। दूध, घी, 
शक्कर, ग्रुड॒ तथा मधु श्रादि की कमी तहीं थी । पशु धन उस य्रुग की सुदृढ 
श्र्थ व्यवस्था का शभ्राधार था । 

देश के श्राथिक जीवन के स्रोत छोटे-बडे उद्योग-धन्धे पर्याप्त उन्नति 
पर थे । सुती, रेशमी तथा महीन मलमल के वबस्त्रो के निर्माण में देश सर्वतोमावेन 
सम्पन्न था । मेंड-बकरियों के पालन भर उनके ऊन से वस्त्रोद्योग की स्थिति 
उन्नत थी । धातु-उद्योग भी स्थापित थे। कताई-बिनाई-कढ़ाई-सिलाई प्रादि 
की गृह-कलाएँ प्रगति पर थी । काष्ठ काये बहुत आगे बढा हुप्रा था । लोहार, 
सुवार तथा बढई झ्ादि शिल्पियो की स्थिति उन्नत थी । 


जल श्रौर स्थल मार्गों से द्वीपान्तरों के साथ मारत के व्यापारिक सम्बन्ध 
सुदृढ थे । हाथीदाँत, सुवर्ण, रतत आदि, विभिन्‍त प्रकार के मणि-माणिक्यों का 
व्यापार होता था। “अभिनज्ञान शाकुन्तल” में ऐसे सार्थवाह (कारवो) का 
उल्लेख हुआ है, जो समुद्र मार्ग से यात्रा करता था । उस युग मे उज्जयिती की 
देश के प्रमुख व्यापार-केन्द्रो में परिगणना थी । कालिदास ने चीनांशुक का 
उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता है कि इस प्रकार के मूल्यवान्‌ रेशमी बस्त्रों 
का चीन से झायात होता था । किन्तु मारत भी इस दृष्टि से उन्‍नत था। 


832 भारतोय संस्कृति भौर कला 


देश में महीन मलमल का निर्माण होता था, जिसकी हद्वीपान्तरों में बड़ी श्वपत 
थी । रोम, चीन, वाली, जावा, सुमात्रा श्लौर श्रीलंका से विशेष व्यापारिक 
सम्बन्ध थे । 
सोौन्दयानुराग 

कालिदास सौन्दर्य एवं प्रणण के कवि थे। जड-चेतन, प्रकृति-मानव, 
समस्त चराचर में सवंत्र ही उनकी दुष्टि सौन्दर्य एवं प्रणय पर ही केन्द्रित 
रही है। उनकी यह सौन्दर्यानुभूति सर्वंधा निजी है। उसमें व्यापकता है । 
प्रकृति में व्याप्त प्रथाह सौन्दर्य को मानवीय सौन्दर्य मे भ्रवतरितकर उन्होने 
उसके विभिन्‍न पक्षो का अत्यन्त मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। कालिदास 
ने सौन्दर्य की परिंणति प्रेम में दिखायी है। उनकी दृष्टि से यह प्रेम चाहे 
प्रकृतिजन्य हो या मानवजन्य, प्रकारण ही नही हो जाता, श्रपितु उसके मूल में 
पूर्वजन्म के सुकृत विद्यमान रहते हैं और बिना प्रेरणा तथा योजना के सन 
उधर श्राक्ृष्ट नही होता । अभिन्ञान शाकुन्तल' मे उन्होने प्रेम की इस स्थिति 
का सुन्दर चित्रण किया है । 

कुमारसम्भव” के तृतीय सर्म में पावंती का चित्रण करते हुए कालिदास 
ने सौन्दर्य की सुष्ठु, मनोहर एवं सयत अ्रवस्थाओं का वर्णन किया है । पाब॑ती 
के रमणीय आनन पर हास्य रेखा का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है : 
“बदि जूही की कलियाँ चुनकर प्ररुण वर्ण कोमल किसलयो पर सजाकर रख 
दी जायें, या लाल-लाल मूंगो पर मोतियो के दाने तरतीब से बेठा दिये जयें, 
तब कही जाकर पावेती के अरुण श्रघरों पर खेलने वाली मुस्कुराहट की 
उपमा दी जा सकती है ।” 

कालिदास ने प्रेम की अनेक कोटियो का व्यापक चित्रण अपने ग्रन्थों मे 
किया है। अपनी प्रिया से सुदूर विदेश मे जीवन-यापन करने वाले यक्ष का 
प्रणणय निवेदन जितना कवित्वमय है, उतना ही यथार्थ भी । कालिदास की 
यह सौन्दर्य भावना उनके उदात्त कविकर्म को अ्रभिव्यक्त करती है। उनके 
कवित्व मे सबेत्र ही उनकी सौन्दर्य भावता के दर्शन होते हैं । वियोग, सयोग, 
करुण, शान्त ग्रादि वर्णनों मे, प्रकृति, मानव, कला, संस्कृति श्रादि सभी 
सन्दर्भों में कालिदास की रुचिर सौन्दर्य भावना सवंत्र दर्शित है । 
सनोरंजन 


तत्कालीन समाज में मनोरंजन के अनेक साधन विद्यमान थे । मुख्य रूप 
से नृत्य, संगीत, चित्रकारी, भ्राखेट, जलक्रीड़ा, भ्रक्षक्रीड़ा झौर सुरापान गोष्ठियो 


शुंध यु 333 
का समाज में व्यापकता से प्रचलन था। विभिन्न त्योहारों तथा उत्सवों पर 
मिन्न-भिन्न क्रीडा-कौतुकों का श्रायोजन होता था । प्रमदवनीं में पुष्प-उत्सव मनाया 
जाता था । उस समय 'दोलाधिरोण” तथा 'झपानक गोष्ठियो' का विशेष भ्ायोजन 
होता था। यद्यपि मांस-विक्रय तथा मदिराजीवी होना निषिद्ध था, तथापि 
ऐसा प्रतीत होता है कि भ्राखेट करना श्रौर मदिरापान श्राम लोगों मे प्रचलित 
था ! 'रघुबंश' में इन्दुमती भ्रज को मदिरापान कराती है । 'मालविकास्निमित्र' की 
इरावती मद्यपायी है। 'कुमारसम्भव' में शंकर स्वयं मदिरापान करते हैं श्ौर 
उसमें पार्वती जो को मी सम्मिलित करते हैं । 'भ्रभिज्ञान शाकुन्तल' में नागरिक 
श्रौर सैनिक दुकान पर बैठकर मदिरापान करते हैं। 


वस्त्राभूषण श्रौर प्रसाधन 


कालिदास की कृतियों मे सामाजिक जीवन की सौन्‍्दयंप्रियता का विशद 
चित्रण हुआ है । तत्कालीन समाज द्वारा धारण किये जाने वाले बस्त्राभूषणो 
झ्र नाना प्रकार के सोन्‍्दर्य-प्रसाधनो का कलिदास के प्रायः प्रभी ग्रन्थों में 
वर्णन हुआ्ला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वस्त्र-उद्योग तब अपनी उन्नतावस्था 
मे था । कताई-बिनाई ओर जडाई-कढ़ाई कला मे भी पर्याप्त झ्रभिज्ञता थी । 
विभिन्न उत्सवो मे तदनुरूप नाना प्रकार के वस्त्रों को धारण किये जाने का 
प्रचलन था । इसी प्रकार ऋतुश्रों के अनुकूल भिन्न-भिन्न वस्त्र धारण किये जाते 
थे। पुरुषो के वस्त्रों में पगड़ी (वेष्टन), दुपट्टा (दुकल) भ्रौर घोती श्रमुख 
थे । सम्पन्न लोग रत्नजटित उत्तरीय धारण करते थे। स्त्रियों के वस्त्रो 
मे धोती, और चोली (कचुक या कर्पासन) की प्रमुखता थी। नीवीबन्ध 
(करधनी) घारण करने का भी सामान्य प्रचलन था। ब्रह्मचारियों द्वारा 
वत्कल, वानप्रस्थियो द्वारा गेर्वा झौर संन्यासियों द्वारा मृगचर्म धारण 
किये जाते थे । 

वस्त्रों की ही माँति समाज में विभिन्न प्रकार के भाभूषण धारण करने 
की अ्भिरुचि थी । स्त्रियों के शिर के भाभूषणों में चूड़ामणि तथा मुक्ताजाल 
प्रमुख थे । वेणीबन्ध को रत्न-पुष्पों से भ्रलंकृत करने में स्त्रियों की विशेष 
अ्रमिरुचि थी । इसी प्रकार कानों में कुण्डल या कर्णपुर, गले में स्वर्ण-सिक्‍कों 
की मालाएँ, कलाइयों में चूड़ियाँ, बाहुओं में मुजबन्ध झौर अगरुलियों में ध्रगूठियाँ 
धारण किये जाने का प्रचलन था । करघनी झौर नूपुरों को घारण करने की 
झमिरुचि प्रायः सर्व सामान्य में थी ॥ राजापों के शिर पर रत्नजटित किरीट 
झौर गले में मुक्ताहार हुआ करते थे 8 


334 भारतीय संस्कृति और कला 


सौन्दर्यानुरागी तत्कालीन ससाज में केश-विन्यास के विभिन्न ढंग प्रचलित्त 
थे | स्त्रियाँ कलात्मक वेणियाँ गूँथती भौर उन पर मुक्तापुष्प पोहती थी । 
शिर मे माँग मरने (सीमन्त) को प्रथा का व्यापक प्रचलन था। स्त्रियों की 
ही माँति पुरुष भी बाल बढाते ओर दाढ़ी-श्मश्रु रखते थे । बालकों के 'काकपक्ष' 
का व्यापक प्रचलन था । 


शरीर की शोभा तथा सुन्दरता की अ्रभिवृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के 
प्रसाधनों का उपयोग किया जाता था। फूलों की मालाएँ धारण करने मे पुरुषों 
की विशेष भ्रमिरुचि थी । इसी प्रकार पुष्पालकरणों द्वारा वेणियों को सज्जित 
करने मे स्त्रियो का विशेष शझनुराग था। मुख को तथा श्रधरो को रगने के 
लिए विभिन्न प्रकार के प्रसाधनो का उपयोग होता था | अ्रंगराग तथा उबटन 
के लिए कालापक, कालागुर तथा घन्दन का प्रयोग होता था । श्रांखों पर 
भ्रजन-रचना श्रोर कपोलों पर विन्दु-रचना का भी प्रचलन था | 
कलाभुराग 

कालिदास की कृतियों मे तत्कालीन भारत के कलानुराग की विपुल 
सामग्री सुरक्षित है। उस युग में स्थापत्य, चित्र, मूर्ति, नुत्य, सगीत श्रौर वाद्य 
प्रादि विभिन्न कलाएँ सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। कलाशो 
का भ्रध्ययन-प्रष्यापन तत्कालीन शिक्षा के प्रनिवार्य विषय थे । ऐसा प्रतीत 
होता है कि कालिदास स्वयमेव इन कलाओों मे दक्ष थे । 


कालिदास ने विभिन्न घरों, महलो, द्वारों और भित्तियो पर प्रकित 
भित्तिचित्रो का उल्लेख किया है| “रघुवश' के सोलहवें सर्ग मे विध्वस्त श्रयोघ्या 
नगरी का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि “वहाँ के प्रासादो की 
भित्तियो पर नाना माँति के पदुमवन चित्रित थे, जिनके बीच मे बडे-बड़े हाथियों 
को दर्शाया गया था। उन हाथियों के साथ उनकी हथिनियाँ कमल की नाल 
देती हुई भकित की गयी थी। ये चित्र इतने सजीव थे कि उनमे चित्रित 
हाथियों को (ग्राज की विध्वस्तावस्था में भी) वास्तविक हाथो समभकर वहाँ 
के सिहो ने श्रपने नाखूनो से उतका गण्डस्थल विदीर्ण कर दिया था । वहां के 
विशाल महलो मेजो लकड़ो के स्तम्भ गड़े हुए थे उन पर मनोहर मू्तियाँ 
उत्कीणित थी और उनमें रग भरा हुझा था। ये दारु-भृर्तियाँ रगों के उड़ जाने 
से फीकी पड़ गयो थीं + भ्रब तो साँपो की छोड़ी हुई केचुले ही उनके वक्षस्थल 
के प्रावरण योग्य दुकूल का कार्य कर रही, थी ।' 


शुंप युग 895 

इस विध्वस्त-नगरी का कुश ने पुनरुद्धार किया और उसको पूव॑ंवत्‌ 
कला-उपकरणों द्वारा सुसज्जित किया था । कालिदास ने इसी सन्दर्म भे लिखा 
है कि “जिस प्रकार इन्द्र की श्राज्ञा से बादल जल बरसाकर गर्मी से उत्तप्त 
पृथ्वी को हरी-भरी कर देते हैं उसी प्रकार सम्राद्‌ कुश के द्वारा नियुक्त 
शिल्पियों ने प्रचुर उपकरणों द्वारा उस दुद्ंशाग्रस्त नगरी की काया पलट 
कर दी थी-- 


तां शिल्पिसंघा: प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां सम्भतसाधनत्वात्‌ । 
पुर नवीचक़ रपां विसर्गात्‌ सेघा निवाधग्लपितामिवोर्बीम्‌ ॥। 


इसी प्रकार तत्कालीन समाज में शिल्पियो के पृथक्‌ संघो का निर्माण हो 
चुका था, जो कि श्रपनी कला मे इतने दक्ष थे कि ग्रयोध्या नगरी को उन्होने 
यथावत्‌ बना दिया था । 


उस युग मे स्त्री-पुरुष दोनो चित्रांकन करते थे। चित्रो के द्वारा श्रपने 
प्रेमियों को प्रेम सन्देश प्रेषित किये जाते थे । वियोग की व्यथा को कम करने 
के लिए मी नायक नायिका एक-दूसरे के चित्र बनाकर मन बहलाया करते थे । 
उदाहरण के लिए विरहिणी यक्षिणी द्वारा भ्रंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का 
चित्र उल्लेखनीय है । 'अभिज्ञान शाकुन्तल' मे दुष्यन्त ने अपने विरह-व्यधित मन 
की शान्ति के लिए शक्ुन्तला का चित्र तेयार किया था ॥ यही नही, चित्रों के 
द्वारा विवाह निश्चित होते थे । विभिन्न देवी-देवताभो के चित्र बनाकर उनकी 
पूजा-भ्रचना की जाती थी । चित्र मगलसूचक समभे जाते थे । 


मालविकार्निमित्र' मे मालविका का मनमोहक चित्र देखकर विदिशा का 
राजा प्रग्निमित्र विमुग्ध हो गया था । उसकी श्रपनी विशाल चित्रशाला शभ्रौर 
सगीतशाला थी । एक सगीत प्रतियोगता भे गणदास की शिष्ष्या मालविका की 
विजय हुई थी । राजा दुष्यन्त ने शकुतन्ला का जो चित्र बताया था, उसके सम्बन्ध 
मे कालिदास ने लिखा है कि “चित्रगत होते हुए भी वह छबि इतनी सज्ञीव 
जान पड़ती थी कि मानो श्रभी, इसी क्षण, बोल पड़ेगी ।' 


चित्रकला की ही भांति नृत्य-सगीत का भी तत्कालीन समाज मे व्यापक 
प्रचलन था । लोक-जीवन से लेकर नागरिक जीवन तक उसका प्रचार-प्रसार 
था। ईख के खेतो मे कार्यरत ईख की छाया मे विश्वाम करती हुई कृषक 
युवतियों को कालिदास ने रघु की दिग्विजय के गीत गाते हुए दर्शाया है । 
तत्कालीन लोक-जीवन में परम्परागत वीर्याथाप्नों तथा प्रणयकथाश्रो के गीत 


336 भारतोय संस्कृति शोर कपल्ा 


प्रचलित थे । 'मालविकाग्निमित्र” में शास्त्रीय संगीत की विस्तार से चर्चा हुई 
है । इसी प्रकार 'मेघदूत' की यक्षपत्ती वीणावादन के साथ वियोग के गीतों को 
गाती हुई प्रपने मन का भार हल्का करती हुई दिखायी गयी हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि राजाग्रों के यहाँ नृत्य-संगीत की शिक्षा के लिए 
संगीतशालाझो तथा नाट्यगृहों की विशेष रूप से व्यवस्था थी । वहाँ सुविज्ञ 
भ्राचार्यों की निमुक्ति होती थी और वे समय-समय पर दर्शकों को भ्रपने कौशल 
को दिखाकर चकित करते थे । गणिकाएँ श्रौर देवदासियाँ भी नृत्य-संगीत में दक्ष 
हुआ करती थी । 

चित्रकला और नृत्य-संगीत के भ्रतिरिक्त मृतिकला का भी तत्कालीन समाज 
मे प्रचलन था, जिसके सकेत कालिदास के ग्रन्थों मे मिलते हैं । 'कुमारसम्मव' में 
शिव-पार्वती के विवाह-प्रसंग में चंवरधारिणी गंगा तथा यमुना की मूतियों का 
उल्लेख हुआ है । इसी प्रकार “्रभिज्ञान शाकुन्तल' मे शिशु भरत को खेलने के 
लिए मृत्तिका का रगीन मयूर दिया गया था । 

कालिदास के ग्रन्थो मे उल्लिखित कला-विषयक सामग्री की समीक्षा वस्तुत: 
एक स्वतन्त्र विचारणा का विषय है। सौन्दर्यानुरागी एव रसवादी कवि कालिदास 
की कला के प्रति श्रमिरुचि होनी स्वाभाविक ही थी । उनकी इस कलाभिरुचि 
में तत्कालीन जन-जीवन की निष्ठाएँ समन्वित होकर उनके ग्रन्थों में भ्रत्यन्त 
प्रभावशाली रूप मे भ्रभिव्यक्त हुई हैं । 

इस प्रकार कालिदास की कृतियाँ भारतीय सस्कृति श्रौर कला की सहेजनीय 
निधि के रूप मे राष्ट्रीय जीवन की प्रेरणा-्लोत बनी हुई हैं । 

७ छ क 


तेरह/सातवाहन युग 


सातवाहन साम्राज्य 


मारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास के नव निर्माण में दक्षिण के 
प्रान्ध्न सातवाहन शासकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। जहाँ तक सातवाहनों 
के इतिहास का सम्बन्ध है, विद्वानों के लिए प्लाज भी वह विवाद का विषय 
बना हुभा है । यह विवाद सर्व प्रथम 'सातवाहन' शब्द को लेकर उठ खड़ा हुआ । 
संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में 'सातवाहन' शब्द में 'स' श्रौर 'श' दोनों का प्रयोग 
हुआ है । किन्तु वस्तुत: इस विवाद का कोई श्रौचित्य नही दिखायी देता है । 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के लिपिकर्ताश्रों एवं प्रतिलिपिकर्ताश्रो की 
असावधानी से वर्णों तथा शब्दों के प्रयोग की श्रशुद्धियाँ रह जाना कोई झाश्चय॑ 
की वात नही है । इस प्रकार की प्रनेक त्रुटियाँ मुद्रित प्रतियों में भी देखने को 
मिलती है। सातवाहन साभ्राज्य के श्रनुसन्धाता जोगरलेकर श्रादि विद्वानों का 
अ्रभिमत है कि 'सातवाहन” का विशुद्ध 'सप्तवाहन' है (भ्र० भा० श्रो० रि० इं०, 
भाग 27, पृ० 55 भ्रादि) । इस भ्राधार पर सातवाहनों का सम्बन्ध सूर्येवेंश 
से स्थापित किया गया है। उनकी 'सातकर्ण' उपाधि से भी यही 
सिद्ध होता है । 

पुराणों मे सातवाहनों को पभ्रान्ध्रमुत्य/॑ कहा गया है, जिसके दो विभिन्न 
श्र माने गये हैं : धान का भृत्य/ झौर 'भप्रान्ध जिसका भृत्य है।! इस 
सम्बन्ध में गोपालचारी का भ्रभिमत (भर्ती हिस्ट्री प्रॉफ दि झ्रान््न कण्ट्री, 
पृ० 29) है कि 'भानश्न सातवाहन, मोर्यों के शासवकाल में उसी प्रकार उच्च 
पदों पर रहे होंगे, जिस प्रकार काण्व शुंगों के मृत्य थे । इस दृष्टि से अ्रधिक 
उपयुक्त यह जान पड़ता है कि मौयें साम्राज्य के श्रन्तगंत रहते हुए भी 
सातवाहनों ने सम्मवतः भ्रपनी स्वतन्त्रता बनाये रखी । 

सातवाहनों का सम्बन्ध किस वर्ण से था, इस पर भी विद्वान्‌ एकमत नहीं 
हैं। नासिक प्रशस्ति' में गौतमीपुत्र सातकणि को 'एक ब्राह्मण' और "क्षत्रियों के 
गर्व को चूर्ण करते वाला (खतिय-दप-मात-मदतस) कहा गया है। इस 
भ्राधार पर राय चौधुरी तथा पश्रन्य विद्वानों ने सातवाहनों को नाग जाति से 

22 


398 भारतोय संस्कृति भ्ौर कला 


सम्बद्ध ब्राह्मण सिद्ध किया है (राय चौधुरी-पॉ० हि० ऐ० इं०, पु० 44) | 
फिन्तु ढडॉ० मण्डारकर का कहना है कि सातवाहन जिस वर्ण से भी सम्बद्ध रहे. 
हों, क्राह्मणधर्म के प्रति उनकी गहन निष्ठा थी (एपि० इण्डि०, भाग 22, 
पृ० 32 श्रादि)। 

सातवाहन भारत के किस भ्रचल के मूल निवासी थे, इस सम्बन्ध मे भी 
मतभेद हैं । पुराणों, जैनग्रन्थो, प्राप्त अभिलेखो तथा मुद्राप्नों के प्राघार पर 
सातवाहनों को धान्यकटक, गोदावरी तथा कृष्णा के निचले काठे से नासिक तक, 
तेलंगना प्रदेश, वेणगंगा की तटवर्ती भूमि, साँची (मध्य प्रदेश), बेलारी, भ्रान्भ्र 
नदी की घाटी, विन्ध्य मेला, नाताघाट (महाराष्ट्र), बरार और प्रतिष्ठानपुर 
भ्रादि विभिन्न भ्रंचलों का निवासी बताया गया है । 

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के भ्रभिमत द्रष्टव्य हैं।डॉ० सुकथणकर ने 
पुराणों में उल्लिखित भान्प्रभृत्य/ शब्द के आधार पर सातवाहनों को 
झान्भध्रवासी होना स्वीकार नहीं किया है । उनका तक है कि जिस प्रकार 
'काण्यो” के लिए 'शुगभृत्य/ कहा गया है, उसी प्रकार “प्रान्धभृत्य/ का भी 
प्रयोग हुआ है । उनका यह भी कहना है कि सातवाहनों के श्रभी तक जितने 
पभिलेश प्राप्त हुए हैं, उनमें कही भी '्रान्ध्र शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है । 
इसके भ्रतिरिक्‍त प्राचीन ग्रीक इतिहासकारो के भारत सम्बन्धी विवरणों में 
झान्श्र या भ्रानभ्र प्रदेश! का कोई उल्लेख नहीं हुझ्ा है । डॉ० सुकथणकर ने 
बेलारी को सातवाहनो का मूल निवास बताया है। उन्होने आन्ो तथा 
परवर्ती शासकों के अभिलेखो के साक्ष्य पर इस मत की पुष्टि की है 
(इंडि० एंटी०, 93 ई०; एपिग्रा० इंडि०, भाग 8, पृ० 32) । 

एक श्रन्य विद्वान्‌ जोगले कर ने पुराणो के “श्रान्ध्र” शब्द का सम्बन्ध वतंमान 
झान्भ्र प्रदेश मे बहने वाली आन्‍्ध्र नदी से जोड़कर इस नदी की घाटी को 
सातवाहनों का मूल निवास सिद्ध किया है । उन्होने जातियो के आ्राधार पर 
रूढ़ दशाणं, शतद्र्‌ भझौर सारस्वत श्रादि जनपदों को इस सन्दर्भ में उद्धत किया 
है । उनका कहना है कि भ्रान्ध्र घाटी के निकट पूजा जिले के खेड़ तालुका में 
भ्राज भी भान्त्न लोगो की बस्तियाँ विद्यमान हैं । श्रधिक युक्तिसगत यह जान 
पड़ता है कि झानश्र, महाभोज, महारठी, पेत्तनिक, पुलिन्द, शबर तथा पुण्ड 
पझादि झनेक जातियो के संगठन से सातवाहनों ने एक नये राष्ट्र का निर्माण 
किया । यह नया राष्ट्र वर्तमान महाराष्ट्र ही है, जिसे 'मत्स्य पुराण” (११४।४७) 
में 'तवराष्ट्र' कहा गया है । महाराष्ट्र के सम्बन्ध मे एक पुष्ट आधार यह भी 
है कि प्रसिद्ध सातवाहन राजा हाल ने प्रपनी गाथा सप्तशती' का निर्माण 


सातबाहव घुग 899 


महाराष्ट्री प्राकृत में ही किया था (एनल्स भ्रॉफ भण्डारकर श्रोरि० रि० 
हस्टि०, भाग 29, पृ० 203-204) । 

तीसरा महृत्त्वपर्ण मत गोपालचारी का है। उनके प्रभिमत के आधार 
प्राप्त प्रभिलेस भौर सुद्राएँ हैं। उनका कहना है कि सातवाहनों का सम्बन्ध 
वर्तमान भ्रान्भ्र प्रदेश से ने होकर पश्चिमी भारत से था। वे प्रान्न्र घाटी, 
प्रतिष्ठानपुर (विदर्भ या बरार) के मूल निवासी थे (भप्र्नीं हिस्दी प्रॉफ दि 
झान्भ्र कष्ट्री, १० 7) । 

सातवाहनों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह तो कहा ही जा सकता है 
कि उनका भ्रस्तित्व दक्षिण मे ही बना रहा । वे श्रान््रवंशीय थे प्लौर कदस्तों से 
पूर्व कुन्तल (कर्नाटक) प्रदेश पर राज्य करते थे। उनके उपलब्ध प्रभिलेखों 
भौर सिकक्‍को के ग्राध्रार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अ्रपन्ती शक्ति का 
स्थिरीकरण पहले दक्षिण मे किया और धीरे-धीरे झान् को भी अपने प्रधीन 
कर लिया। किन्तु शक श्रौर श्राभीर भाक्रमणों के कारण जब उतकी सत्ता 
पश्चिमी प्रंचलो मे क्षीण पड़ गयी, तब वे भोदावरी एवं कृष्णा की भूमि तक 
ही सीमित रह गये । 


सातवाहन शासक 


सातवाहन शासकों का वशनक्रम भौर शासनकाल निर्धारित करने 
सम्बन्धी पुराणों, अभिलेखों और मुद्राशों के साक्ष्य परस्पर इतने भिन्न हैं कि 
उनमे एकरूपता स्थापित करना सम्मव नहीं है। यही कारण है कि इस 
सम्बन्ध में श्राधुनिक इतिहासकार विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनमे भी 
पारस्परिक मिन्‍तता देखने को मिलती है । 

सातवाहन-वश के संस्थापक के सम्बन्ध में प्राय: विद्वान एकमत हैं । उसका 
नाम सिमुक था। पुराणों में उसको शिशुक (मत्स्य २०२२), सिसुक या 
सिसमको (वायु० ३।६९।३४६) भ्ादि प्रनेक नामों से कहा गया हैं। सिसुक 
सातवाहन ने पुराणों के भ्रनुतार तेईस वर्षों तक शासन किया। उसके बाद 
उसका छोटा भाई कृष्ण शासक नियुक्त हुप्मा। ऐसा प्रवीत होता है कि 
सिसुक का पुत्र सातकर्णि प्रथम भल्पवय था । इसलिए उत्तराधिकार कृष्ण को 
मिला। वह श्रपने श्रग्मज की भाँति वीर श्रौर विजयाकांक्षी था झ्ोर उसने 
नासिक तक भपते साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने नानाघाठ की ग्रुफाभों 
का निर्माण सी कराया था। पुराणों के श्रनुसार कुथ्ण ने अ्रञरह वर्ष तक 
राज्य किया भौर उसका भतीजा, सातक्णि प्रथम उसका उत्त " धिकारी बना | 


340 भारतोय संस्कृति और कला 


सातकणि प्रथम 'सिरि! की उपाधि घारण करनेवाला प्रथम सातवाहन 
शासक था । उसकी पत्नी का नाम देवी नागनिका या नायनिका था। उसके 
नानाघाट से उपलब्ध अ्रभलिख (जरनल श्रॉफ बम्बई ब्रांच आफ रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, भाग 3, पृ० 3) में सातकर्णि प्रथम को श्र-वीर 
दक्षिणापथपति प्रौर श्रप्रतिहृतचक्र भ्रादि वीरतासूचक विशेषणो से प्रभिहित 
किया गया है। झ्पनी धर्मपरायणा पत्नी के साथ उसने भ्रनेक यज्ञ अपने 
साम्राउ्य के विस्तार के उपलक्ष्य में किये थे भौर इसी कारण उसको 'सिरि' 
की सामान्य उपाधि से विभूषित किया गया था । 


सातकणि प्रथम के बाद सातवाहन-वंश के प्रन्य चार शासको के वंशक्रम 
तथा स्थितिकाल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हैं। विद्वानों के मतानुसार हकुश्री 
या महाहकुश्री श्लौर सातकाणि द्वितीय उसके उत्तराधिकारी थे। किन्तु यह 
क्रम-स्थापन उपयुक्त प्रतीत नही होता है । पुराणों, शिलालेखो और मुद्राओ्रो के 
उल्लेखो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाजिटर और डॉ० काशीप्रसाद 
जायसवाल ने सातकर्णि प्रथम के बाद पूर्वोत्सग, स्कन्धस्तम्भि, लम्बोदर और 
मेघस्वाति नामक चार सातवाहन शासको का क्रम निर्धारित किया है । 


पुराणी की बश-तालिका में ग्रौतमीपुत्र सातकणि को श्राठवाँ शासक 
बताया गया है। उसे सातकणि द्वितीय भी कहा जाता है। सातवाहन शासकों 
के मातृपरक नामों के सम्बन्ध में विद्वानों ने श्रनेक प्रकार की धारणाएँ व्यक्ष्त 
की हैं; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्थान, जाति श्रौर परम्परागत व दिक 
नामो के भ्राधार पर उन्होंने मातृपरक नामों को अपनाया था। सातवाहन 
राजवंश की कीति-पताका को दिग्दिगन्तर मे फहराने वाले यशस्वी शासको 
में गौतमीपुत्र सातकणि का नाम प्रमुख है। उसके उपलब्ध झभिलेखो 
(नासिक स० 4, एपि० इंडि०, भाग 8, पृष्ठ 7-72) से ज्ञात होता है कि 
अपने शासन के !6 वे, 7 वें वर्ष मे उसने क्षहरातवंश का उन्मूलन करने 
के पश्चात्‌ दक्षिण-पश्चिम में यवन, शक तथा पहुवों को भी पराजित किया 
(नासिक सं० 2) । तदनन्तर उसने भृगुकच्छ पर प्राक्रमण करके नहपान को 
भी पराजित किया। इस प्रकार उसने दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम शौर सुदूर 
उत्तर तक प्रपने साम्राज्य की सीमाझो का विस्तार किया । 


वह वीर भौर साहसी होने के साथ-साथ उदार, दानी भौर सहिष्णु था । 
हस रूप में उसका स्थान कुछ इनेनगने भारतीय शासकों में निर्धारित किया 


सातवाहन युग 84 


गया है। सातवाहन बंश के शासकों में उसने सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया । 
उसके शासन की अ्रवध्ति लगसग 56 वर्षों की बतायी गयी है ॥ 


गौतमीपुत्र सातर्काण के बाद विद्वानों ने अ्रपीलक को नौवाँ शासक माना 
है; डिन्‍्तु यह मन्तव्य उपयुक्त नहीं ठहरता है। गौतमीपुत्र सातकणि के 
बाद उसका पुत्र वासिष्ठीपुन्र पुलोमाबि प्रथम सातवाहनवंश का उत्तराधिकारी 
नियुक्त हुआ । उपलब्ध सामग्री के प्राधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रपनी 
जीवितावस्था मे ही गौतमीपुत्न ने श्रपने पुत्र॒ पुलोमावि को उत्तराधिकारी बना 
दिया था । उसके शासन की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं मिलती है। अन्तिम 
दिनो में उसने पिता द्वारा विजित विशाल साम्राज्य का कुछ अंश खो दिया 
था । पुलोमावि ने लगभग 36 वर्ष शासन किया । 

पुलोमाबि प्रथम के बाद कृष्ण द्वितीय या ग्रोरकृष्ण का क्रम निर्धारित 
किया गया है । उसके शासन की कोई उल्लेखनीय घटना नही है । उसने 
लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। कृष्ण द्वितीय के अनन्तर सातवाहन 
वंश के ! बे शासक हाल का क्रम भ्राता है। सातवाहन हाल का श्रनेक 
दृष्टियों से महत्त्व है । उसके व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने तथा प्रकाशित करने 
वाली अ्रमर कृति गाथा सप्तशती” झआज भी वर्तमान है। यह कृति सात 
भ्रष्यायों तथा सात सौ श्रार्या छन्दों में विरचित है, जो कि महाराष्ट्री प्राकृत 
में लिखी गयी है। हाल का शासनकाल पाँच वर्षों का बताया गया है । 
सातवाहन हाल स्वय विद्वानू भ्रौर कवियों, विद्वानों का प्राश्नयदाता था । 
'बृहृत्कथा' का रचयिता गुणाढदूय उसकी सभा का रत्न था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसने शासन की श्रपेक्षा साहित्य के प्रति स्वयं को समपित कर दिया 
था । यही कारण है कि उसके शासनकाल की विशेष उपलब्धि साहित्य 
निर्माण रहा है । 

हाल के बाद सातवाहनवश के लगभग सात शासकों के सम्बन्ध में कुछ 
ज्ञात नही होता है। पुराणों की विवादास्पद बंश-तालिका का तुलनात्मक अध्ययन 
करने के उपराब्त विद्वानों ने इन सात शासको के नाम इस प्रकार निर्धारित 
किये हैं--पत्तलक-पुरिकसेन-स्वाति- ( साति )-स्कन्दस्वाति-महेन्द्र सातकर्णि-कुन्तल 
सातर्काण श्रौर सुन्दर सातकणि । इन सबका शासनकाल लगभग 63 वर्षों 
तक रहा । 

वासिष्ठीपुत्र पुलोमावि या पुलोमाबि द्वितीय सातवाहन साम्राज्य का 9वाँ 
शासक हुआ । विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त शिलालेखों श्रौर मुद्राप्नों में सिरि 


342 भारतीय संस्कृति श्ौर कला 


सातकरणि, वासिष्ठीपुज सिव सिरि सात, हिंड हातकणि भौर चतरपण सिरि 
सातकणि प्रादि भ्रभिधान इसी द्वितीय पुलोमाबि के लिए प्रयुक्त हुए हैं 
(गोपालचारी--मौर्याज ऐण्ड सातवाहनाज, पृ० 322) । रेप्सन ने उसे रुद्रदामन्‌ 
का दामाद बताया है। उसने केवल 4 वर्ष शासन किया । पुलोमावि द्वितीय के 
बाद पुराणों की तालिका में शिवस्वामी का नाम उल्लिखित है। उसके समय क्षत्रपो 
से ध्रपनी शक्ति का संचय करके सातवाहन साम्राज्य पर प्राक़रण किया और 
प्रनप तथा भ्रपरान्त जंसे समृद्ध प्रदेशों को भ्रपने भ्रधिकार में कर लिया। 
क्षत्रपों की शव्ति निरन्तर बढ़ती गयी। शिवस्वामी के पुत्र पुलोमाधि तृतीय 
क्षत्रपों के बढ़ते हुए प्रमाव को रोकने में प्रसमर्थ रहा । उसके 28 वर्ष शासन करने 
के उपरान्त वासिष्ठोपुत्र चट्खट सातकणि सातवाहन साम्राज्य का 22 वाँ 
शासक नियुक्त हुआ । उसके शासनकाल की कोई उल्लेखनीय घटना नही है । 
उसने लगभग 3 वर्ष शासन किया । 
यज्ञञ्ती सातकणि 23 वाँ शासक नियुक्त हुभा। उसने सातवाहन 
साम्राज्य की क्षीणोन्मुख शक्ति को एक बार पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न 
किया । 20 वे शासक शिवस्वामी के समय क्षत्रपों द्वारा विजित अ्परान्त 
प्रदेश को उसने पुनः प्राप्त किया । विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त उसके श्रभिलेखों 
तथा सिक्‍कों से ज्ञात है कि उसने पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर प्रपना 
प्रधिकार कर लिया था । उसने लगभग 29 वर्षों तक शासन किया । 
उसके बाद सातकणि तृतीय उत्तराधिकारी नियुक्त हुझा । उसके पूव॑वर्ती 
यज्ञश्नरी सातकाण ने साम्राज्य की सीमाप्रो को बढाने के लिए जो यत्न किया 
था, सातकरणि तृतीय ने भी उसको बढ़ाने मे अ्रपनी सारी शक्तित को लगा दिया। 
क्षत्रपों के बढते हुए प्रभाव को क्षीण करने मे उसने अपनी सेनिक शवित पर 
विशेष बल दिया | लगभग 29 वर्षों तक शासन करने के उपरान्त वासिष्ठी- 
पुत्र शिवश्री 25 वाँ शासक नियुक्त हुभा । उसने लगभग 7 वर्षों तक शासन 
किया। उसके उत्तराधिकारी शिवस्कन्द के कुछ दिनो तक शासन करने के 
उपरान्त सातवाहन साम्राज्य की बागडोर ४7 वे शासक विजय के हाथो मे 
गयी । उसके राज्यकाल में साम्राज्य का पतन होने लगा। विजय की निर्बल 
नीति एवं श्योग्य शासन के फलस्वरूप सातवाहन साम्राज्य के विरुद्ध प्रनेक 
शक्तियाँ खड़ी हुईं । इस प्रकार की शक्तियों मे पूर्व-दकिन से झाभीर, पूर्व की 
भोर से इक्ष्वाकु ओर दक्षिण-पूर्व से पल्‍्लव शक्तिशाली बनते जा रहे थे । 
इन विपरीत परिस्थितियों मे लगभग 6 वर्ष शाप्षन करने के उपरान्त 
वासिष्ठीपुत्र पिरि चण्डसाति उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ । पुराणों में उसे 


सातवाहुन युग 348 


अन्द्रशो सातकाण नाम से कहा गया है। उसके शासनकाल में साम्राज्य का 
पश्चिमी माग महाराष्ट्र प्राभीरों के हाथ में जा चुका था। उसने लगभग 
3 वर्षों तक शासन किया । उसके बाद 29 वें शासक पुलोमाबि चतुर्थ सम्राट्‌ 
बना । बेलारी से प्राप्त उसके एकमात्र ध्भिलेख से ज्ञात होता है कि वह 
यशर्वी सातवाहन साम्राज्य का भ्रन्तिम शासक था । उसने लगभग 7 वर्षों तक 
शासन किया । 
पुराणों में सातवाहन साम्राज्य के शासकों श्नौर शासवकाल को विभिन्‍नता 
से निरूपित किया गया है। “विष्णू पुराण” में उप्तकी प्रवधि 300 वर्ष, 
वायु पुराण” में 4!] वर्ष श्ौर “मत्स्य पुराण' में 460 वर्ष दी गयी है । 
इस भिन्‍तता का कारण पुराणों की अ्रसमान श्रणना-पद्धति है। किसी पुराण 
में काण्वों भौर शुगों के शासनकाल को भी सातवाहनों के साथ मिला दिया 
गया है ग्रौर किसी मे सातवाहन शासकों के शासनकाल में न्यूनाधिकता कर 
दी गयी है । किन्तु सामान्यतः: सातवाहन साम्राज्य का श्रस्तित्व लगभग साढ़े 
चार सौ वर्षो तक बना रहा, यद्यपि उसके प्रथम शासक सिमुक से लेकर 
प्रन्तिम शासक पुलोमावि चतुर्थ तक लगभग 428 वर्षों का योग बैठता है । 
सातवाहन साम्राज्य के लगभग साढ़े चार सौ वर्षों की सुदीर्घध श्रवधि को 
शासक-क्रम से इतिहासबद्ध करनेवाले विद्वानों में पाजिटर और काशीप्रसाद 
जायसवाल का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है । इन विद्वानों के ग्रध्ययन के 
झ्राधार पुराण श्रौर सातवाहनों के अभिलेख तथा सिक्‍के रहे हैं। इनके 
गणना-क्रम मे कुछ भ्रन्तर तो है; किन्तु दोनों विद्वानो ने सिमुक को प्रथम और 
पुलोमावि चतुर्थें को भ्रन्तिम शासक स्वीकार किया है। डॉ० जायसवाल ने 
सातवाहन शासकों के क्रम तथा शासनकाल को इस प्रकार निर्धारित किया है : 





संख्या राजाहों का क़म राज्यावधि शासनकाल 
... सिमुक सातवाहन 23बर्ष 23 से 490 ४ 
26  पह ई? इवे 
2, कृष्ण 0 या !8 वर्ष 90 से 72 ४ 
[88 ई० पूर्व 
3. सातकणि () 0 वर्ष ]72 से 62 ई० पूर्व 
4... पूर्वोत्संग 8 वर्ष ]62 से 44 ,, 
5. स्कब्धस्तम्भि 8 वर्ष ]44 से 36 ,, 
6. लम्बोदर 8 वर्ष ]26 से !!8 ,, 


944 भारतोय संस्कृति झोर कसा 











संख्या राजाओं का क़म राज्यावधि शासनकाल 
7. . भेषस्वाति ]8 बर्ष ]8 से 00 ई० पू० 
8... (गौत०) सातकरणि (2) 56 वर्ष 00 से44 ,, 
9, (वासि०) पुलोमावि () 36 वर्ष 44 से 8 , 
]0. कृष्ण (2, गोरकृष्ण) 25 वर्ष 8० पूर्व से 7 ई० 
]],. हाल 5 वर्ष 77से 2) ,, 
2.. पत्तलक 5 वर्ष 2 से 26 ,, 
]3.. पुरिक्सेन 2] वर्ष 26से 47 , 
4. स्वाति (साति) 8 वर्ष 47 से 65 ,, 
5.  स्कन्‍्दस्वाति 7 वर्ष 65 से 72 ,, 
]6. महेन्द्र सातकाण $ वर्ष 72 से 70 ,, 
]7. . कुन्तल सातकणि 8 वर्ष 75 से 89 ,, 
8, सुन्दर सातकाणि ] वर्ष 83 से 84 ,, 
]9,. (वासि०) पुलोमावि (2) 4 वर्ष 84 से 88 ,, 
20. (माठ०) शिवस्वामी 28 वर्ष 88 से 46 $# 
27.. (गौत०) प्रलोमावि (3). 28 वर्ष 6 से 744 ,, 
22, (वासि०) चतखट सातकणि 3 वर्ष ]44 से [07 ,, 
28... (गौत०) यज्ञश्री सातकणि 29 वर्ष 057 से 86 ,, 
24%, सातकणि (3) 29 वर्ष 86 से 275: ,, 
25. (वासि०) शिवश्री 7 वर्ष 2]5 से 222 ,, 
26, शिवस्कन्द ज-+ 299 4; 
27... विजय 6 वर्ष 222 से 228 ,, 
28... (वासि०) चतुश्री सातकाणि 3 वर्ष 228 से 238 ,, 
29. पुलोमावि (4) 7 बषं 28] से 288 ,, 
शासम व्यवस्था 


सातवाहन शासको की शासन-व्यवस्था बडी ब्रादर्श एवं सुव्यवस्थित रही 
है । उसकी तुलना मौर्य तथा ग्रुप्त काल से की जा सकती है। इतिहास में 
उत्तराधिकार की स्वाथंपूर्ण प्रधिकार-लिप्सा के कारण नाना प्रकार के पड्यन्त्र 
तथा रक्तपात होते रहे हैं। किन्तु सातवाहनों की वंश-परम्परा इस कलंक से 
सर्वंथा मुक्त है। पिता की जीवितावस्था मे पुत्र को भ्रथवा पुत्र के नावालिग होने 


सातहयाहन युग 845 


की स्थिति में भतीजे को शासक नियुक्त करने के प्राद्शभय उदाहरण इसी 
बंश के इतिहास में देखने को मिलते हैं । सातवाहन-वंश के अनेक शासकों द्वारा 
मातृपरक नामों की संजशा धारण किये जाने के बावजूद वे मातृसत्तात्मक 
उत्तराधिकार के पक्ष में नही रहे । 

सातवाहन भप्रधिपति भी राष्ट्रपति, क्षत्रप, महाक्षत्रप, स्वामी भौर महाराज की 
उपाधियों से विभूषित होते हुए भी राजा (रबो) शब्द का ही प्रयोग करते 
रहे । राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन मे उनकी रानियों ( देवी-महादेवी ) 
का भी सराहनीय योगदान रहा है । 

वैदिक झौर महामारतकालीन प्रादर्श शासन की परम्परा में सातवाहनों 
ने भी राष्ट्रीय कार्यों के संचालन के लिए धुव्यवस्थित मन्त्रिपरिषद्‌ की स्थापना 
की । उसके मार्ग-दर्शन से देश का संचालन होता था। मन्नत्रिपरिषद्‌ द्वारा 
निर्धारित नीतियो एवं झनुज्ञाप्रों के परिपालन झौर सैनिक शक्ति की सुदृढ़ता 
के लिए प्रमात्य, महामात्य, सेनापति, महासेनापति एवं सामन्‍्त श्रादि विभिन्‍न 
उच्चाधिकारियों की व्यवस्था थी। प्रशासन-प्रम्बन्धी विभिन्‍न विभागों के संचालन 
के लिए अलग-प्रलग उच्चाधिकारी नियुक्त थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहनों की जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था गाँवों 
से आरम्म होकर नगरो की शोर उन्मुख थी। उनके पअभिलेखों मे 'प्रामिक' 
श्रौर 'दशग्रामिक' उल्लेखों से ज्ञात होता है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए समाज 
का विभाजन ग्राम्य-स्तर पर किया गया था। 'ग्रामिक” सुरक्षा, शान्ति की 
व्यवस्था तथा राजा के प्रशदान की वसूली करता था श्रौर 'दशग्रामिक” गाँवों 
का भ्रधिकारी होता था । इन दोनो राष्याधिकारियों की नियुक्ति मी सम्मवतः 
चुनाव के द्वारा होती थी । उनकी तुलना वर्तमान ग्राम प्रधान श्र ब्लाक 
प्रमुख से की जा सकती है । 

सातवाहनो के समय भ्रमरावती, धान्यकटक तथा नासिक झआ्रादि भ्रमेक 
नगर विद्यमान थे | नगरों की शासन-व्यवस्था का क्या रूप था, इस सम्बन्ध में 
झमिलेखों तथा मुद्राप्नो से कुछ पता नही चला है । राज्य की राजधानी, जिसे 
प्राचीन ग्रन्थों से पुर कहा गया है, उसके निर्माण तथा उसकी रक्षा-व्यवस्था 
कसी थी, इस सम्बन्ध मे कोई सामग्री उपलब्ध नही है । 


सामाजिक स्थिति 


सातवाहनयुगीन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भ्ौर शूद्र चार वर्ण थे । 
स्मृतियों के भनुस्तार उनके भ्रधिकार झौर कत्तेव्य सुनिर्वित थे । परम्परा के 


346 भारतोय संस्कृति शौर कला 


पनुरूप वर्ण-विमाजन का प्राधार कमंगत था । इसलिए उनमें श्रेष्ठता-हीनता का 
कोई मेदमाव नही था । चारों वर्ण भ्पने कर्म में निरत रहते हुए राष्ट्र के प्रति 
उत्तरदायी थे । वर्ण-व्यवस्था के साथ ही आश्रम-व्यवस्था भी परम्परानुगत 
थी। प्राश्ममधर्म के चारो पश्रंग, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 
निर्धारित नियमों के प्रनुसार उन्नति की झोर प्नग्रसर थे । 


घार्मिक स्थिति 


भारत के धार्मिक इतिहास में सातवाहन शासकों का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है। उनके समय भ्रनेक पुराणो की मूल रचना श्ौर अनेक का पुनः संस्करण 
किया गया । सातवाहनों के उदय सेपूर्व जैव तथा बौद्ध धर्मों के कारण बेदिक धर्म 
शिधिल पड़ गया था। श्रशोक ने बौद्धधर्भ को गअत्यन्त सहज, उदार और 
जीवनोपयोगी बना दिया था । न केवल भारत, अ्रपितु विश्व के वृहद्‌ भू-माग 
का जन-समाज भी उसका भ्रनुयायी हो गया था । श्रावक-श्राविकाग्रों का प्रभाव 
बढने लगा झ्ौर सधो, विहारो, उपाश्रयों तथा मठो की निरन्तर स्थापना होती 
जा रही थी । वहाँ ऐसे लोग भी प्रश्नय पा रहे थे, जो समाज की दृष्टि से गिर 
गये थे । दूसरी ओर सामाजिक निरकुशता ने पारिवारिक सगठन की मर्यादाशो 
को भुला दिया था । 


ठीक इसी समय वंदिक धर्म का पौराणिक धर्म के रूप में पुतः संस्करण 
हुआ । इन पुनः सस्कर्ता विचारकों ने राष्ट्र में भक्ति की माधुरी बिखेरकर 
जनता को उसमे समाहित कर दिया । भक्ति की ये विभिन्‍त भावन-धाराएँ 
प्रनेक क्षेत्रों से पृथक्‌ू-पृथक घामिक पन्‍न्थों के रूप मे एक साथ जनता के समक्ष 
उदित हुईं । इस नये धर्म को भागवत, शव, पाशुपत श्र शावतत श्रादि विभिन्‍न ; 
नामों से अभिहित किया गया। इस परिवर्तन का श्रेय सातवाहन 
शासकों को ही है। मौर्यकालीन मारत मे जो स्थान बौद्धधर्म को था, 
सातवाहनों के शासन में वही सन पौराणिक धर्म ने प्राप्त किया। किन्तु 
साथ ही यह मी उल्लेखनीय है कि वैदिक धर्म के प्रति श्रशोक जिस प्रकार 
सहिष्णु तथा सर्व-धर्म-समन्वय का प्रेरक रहा, उसी प्रकार सातवाहनों के 
शासन में भी जेन तथा बौद्ध धर्मों को हर प्रकार की स्वतन्त्रता थी । 

सातवाहनों के शासन में जंन तथा बौद्धधर्म भ्रनेक पन्‍्थों मे विकसित 
हुए । फलस्वरूप जिस साहित्य की रचना की गयी उस पर भी पौराणिक धर्म 
का पर्याप्त प्रमाव पडा । सातवाहनों के शासन मे निर्मित जैन-बौद़ों के प्नेक 
कला-केन्द्र श्राज भी धामिक तीथों के रूप मे माने जाते हैँ । 


सातवाहन युग 847 


सातवाहनों की इस पुराण-धर्मानरागिता के झाघार पर ही उन्हें “ब्राह्मण 
कहा गया है । यद्यपि उन्होंने स्वयं को किसी जाति एवं वर्ग के शअ्रत्तगंत 
परिगणित नही किया; किन्तु श्रधिकतर इतिहासकारों का श्रभिमत है कि वे 
ब्राह्मण थे (पॉलीटिकल हिस्ट्री श्रॉफ ऐंश्येट इंडिया, पृ० 280-82; कैब्रिज 
हिस्द्री भ्रॉफ इंडिया, माग ]; एपिग्राफिया इंडिका, 8, पृ० 6!-52 )। वे 
ब्राह्मण भले ही रहे हो; किन्तु उनकी शासन-व्यवस्था नितान्त धर्मनिरपेक्ष थी । 


भ्रार्थिक स्थिति 


सातवाहन शासन सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री में तत्कालीन प्राथिक जीवन 
से सम्बन्धित कोई मी व्यवस्थित एवं स्पष्ट विवरण देखने को नही मिलते हैं । 
उनके राज्य की सुख-सम्पन्नता से श्रनुमान होता है कि उन्होने श्रपने श्राथिक 
साधनों को मौर्यों के ग्रादर्शो पर सचालित एवं विकर्तित किया था। 


गौतमीपुत्र सातकर्णि द्वितीय के नासिक अ्रभिलेख (वर्ष 24 ) में 
'निवतण-शत' परिमाण भूमि दान देने का उल्लेख हुभ्रा है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि पाणिनि (श्रष्टाध्यायी ४॥१।२१) ने जिस भूमि-माप के लिए 'काण्ड* भौर 
मनु (मनस्मृति ७४११६) ने 'कुल' कहा है, सातवाहन युग में उसे 'निवतर्णा 
कहा गया है। इस प्रकार सातवाहन युग में भूमि की माप “निवतर्णा 
से होता था। इसी शासक के दूसरे नासिक अभिलेख (वर्ष 8, मे खेतों के 
वितरण की व्यवस्था का उल्लेख हुआ है ॥ इस उल्लेख से ऐसा विदित होता है 
कि भूमि का माप करके उसे वितरित किया जाता था | 


भ्रन्तोत्पादन और भूमि की सिचाई के लिए इस युग में मी कप, तडाग 
आ्रादि साधन प्राप्त थे । राजा और प्रजा दोनो के द्वारा ये बनाये जाते थे। 
पुलोमाबि चतुर्थ के म्यकदोनि भ्रभिलेख (वर्ष 8) में एक ऐसे गहपति का उल्लेख 
हुआ है, जिसने तड़ाग का निर्माण कराया था। 


व्यापार शोर उद्योग 


बेदिक, उत्तर वैदिक भ्रौर मौयये युग से हो भारत की व्यापारिक व्यवस्था 
के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते है। एक झ्ोर जहाँ भारतीय व्यापारी प्रपने 
माल को विदेशों को निर्यात करते थे, वहो द्वोपान्तरों के व्यापारियों 
द्वारा भारत में माल आयात हुआ करता था। वह व्यापार प्रायः जलमार्गों 
से होता था । 


948 भारतीय संस्कृति शौर कला 


सातवाहनो के शासनकाल में ध्यापारिक दृष्टि से कृष्णा, गोदावरी, बंशधारा 
झौर पिनाकिनी प्रादि नदियों का महत्त्व था। भ्रन्य नदियों से सम्बद्ध होने 
के कारण जलमार्ग के लिए ये नदियाँ व्यापार के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुईं। 
टॉलेमी (गेरिनी--रिसचेज प्लॉन टॉलेमीज ज्योग्राफी, पृ० 743) भौर पेरिप्लस 
(स्कॉफ--फेरिप्लस प्लॉफ दि इरिथियन सी, पृ० 46) के अनुसार कृष्णा भौर 
गोदावरी तटो से पूर्व की ओर व्यापार के लिए जलपोतों के गसनागसन की 
भ्रच्छी व्यवस्था थी । इन नदियों का महत्व बाद तक भी इसी रूप में बना रहा । 
सातवाहुन युग के उद्योग-धन्धों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं | पेरिप्लस ते लिखा है कि प्रतिष्ठान श्ौर तगर भादि 
नगरो से विदेशों को मलमल का निर्यात होता था । यह व्यापार रोम तक होता 
था। भारतीय परम्पराश्रो को उद्धत करते हुए इतिहासकार फेरी ने लिखा है 
कि कृष्णा और गोदावरी के तटो से जलपोतों द्वारा भारतीय पेगू देश मे गये 
झौर वही बस गये (हिस्ट्री श्रॉफ वर्मा, पृ० 24)। सातवाहनयूगीन बौद्ध 
विद्वान बुद्धघोष बोद्धधर्म के प्रचार के लिए वर्मा गये थे (एपि० इण्डि०, भाग 
5, पृ० 30) । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन यग में मलय द्वीप (मलाया) से भी 
भारत का व्यापार होता था । परम्परा के अनुसार मलय प्रायद्वीप के पूर्वी तट 
पर श्रशोक के किसी वशज ने लिगोर नामक नगर को बसाया था । तभी से उस 
देश से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध हो गया । ग्रेरिनी ने लिखा है कि सातवाहन 
युग में दल्तपुर के एक राजकुमार का जलपोत मलय तट पर घ्वस्त हो गया था 
(गेरिनी-- रिसरचेंज भ्रॉन टॉलेमीज ज्योग्राफी, पृ० 07-09 ) । मौ्य युग की 
परम्परा के भ्रनुसार स्याम, यव द्वीप, सुमात्रा शौर बाली भादि सुदृर पूर्व के द्वीपों 
में सातवाहनों के समय व्यापारिक गमनागमन होता था । 


साहित्य निर्माण 


साहित्य-निर्माण की दृष्टि से सातवाहनो का शासनकाल विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । इस यूग में संस्कृत के भ्रतिरिक्त लोक-भाषाओं के साहित्य का पर्याप्त 
विकास हुआ । सातवाहन युग की विशेषता यह है कि श्रध्ययन-अ्रध्यापन की 
भाषा संस्कृत न होकर प्राकृत थी । प्राकृत माया ही उस समय की राजभाषा 
थी । राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा” (भ्रध्याय 0) में लिखा है कि भवन्ति देश, 
पारियात्र, दशपुर झौर कुन्तल देश (गोदावरी-कृष्णा का मध्यवर्ती भू-भांग) के 


लातवाहस युग ह 849 


राजा सातवाहन ने प्रपने प्रन्त:पुर में प्राकृत को व्यवहार की भाषा के रूप 
में प्रचलित किया था। प्रांत के मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, दाक्षिणात्या 
झौर पैशाची पभ्रादि भेदों में प्राचायं दण्डी ने महाराष्ट्री प्राकृत को सर्वश्रेष्ठ 
बताया है| सातवाहनों के समय महाराष्ट्री प्राकृत का ही प्रचलन था । इस 
यूग में विरचित हाल की गाथा सप्तशती', गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' ध्ौर सर्वेश्मंन्‌ 
का 'कातन्त्र व्याकरण' भादि प्राकृत भाषा की ही कृतियाँ हैं। सातवाहनों के 
शासनकाल में रचित दो कथाकृतियों, सातकरणि कथा” भौर “नमोवन्ती कथा' 
का उल्लेख डॉ० एन० एन० व्यास (झोरिजन ऐड डेवलपमेट श्रॉफ सल्कृत 
प्रोज, इन्ट्रोडक्शन दु सस्कृत गद्यमंजरी) ने किया है। इस युग में निर्मित 
सस्कृत तथा प्राकृत भाषा के कृतिकारो एवं प्रमुख कृतियों का विवरण इस 
प्रकार है । 


गाथा सप्सतशती 


बाणभट्ट (ह॒षंचरित, मूमिका श्लोक 3) ने महाराष्ट्री प्राकृत में 
उल्लिखित सात सौ आर्या छन्दों की कृति गाथा सप्तशती को सातवाहन काल 
की रचना बताया है। हाल स्वयं सुकवि श्रौर कुमारिल, पोट्टिस तथा पालित 
भ्रादि विह्ानो एवं कवियों का श्राश्रयदाता था । वह प्राकृत भाषा का संरक्षक 
झोर ससस्‍्कत का प्रोत्साहक था | उसकी “गाथा सप्तशती” एक प्रकार से ललित 
पदों का कोश है । संस्कृत-साहित्य की वह सर्व प्रथम सुभाषित काव्य कृति है । 
उसमे सौन्दर्य भ्रौर प्रणय की विभिन्न कोटियों का मारमिक एवं हृदयग्राही वर्णन 
किया गया है। ग्रोदावरी, विन्ष्य झ्लौर नमंदा श्रादि नदी-पव॑तो के प्राकृतिक 
सौन्दर्य के सजीव एवं सम्वेदनात्मक चित्रणों मे हाल ने विशेष ख्याति श्रजित 
की है। उसने तत्कालीन जन-जीवन के मनोरंजन एवं उल्लास के परिचायक 
त्योहारों श्रौर उत्सवों का मी मार्भिक वर्णन किया है। हाल की कृति से 
सातवाहन युग की कलाप्रियता का पता चलता है। उसमें नाटक, नृत्य, गीत 
झौर चित्रकला भादि विषयों और तत्कालीन सांस्कृतिक अ्मिरुचियों का सजीव 
एवं व्यापक वर्णन हुआ है । इस एकमात्र महत्त्वपूर्ण कृति के कारण हाल को 
एक शासक की भ्रपेक्षा एक सुकवि के रूप मे श्रधिक ख्याति प्राप्त है । 


बृहत्कया 


संस्कृत-साहित्य के ग्राधारस्तम्भ उपजीव्य ग्रन्थों में 'वृहत्कथा' का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। “कथा सरित्सागर में गुणादय की जो कथा दी 


850 भारतोय संल्कृति स्‍्ोर झला 


गयी है उसके अनुसार गरुणाढ्य का जन्म कौशाम्बी में हुझा था और वह 
सातवाहन हाल का विद्वानू था। उसने विस्ध्याचल के प्ररण्य में काणभूति 
पिशाघ से सुनी हुई पुष्पदश्त की कथा को निरन्तर सात वर्षों तक सुतकर 
तथा श्रपने रक्त से सात लाख श्लोकों में निबद्धकर “बृहत्कथा' के नाम 
से निरभित किया । 

गरुणाढुय फी 'बृहृत्कथा' प्रपने मृल रूप में उपलब्ध नहीं है | कहा जाता है 
कि वह भूतभाषा (पशाची) में लिखी गयी थी भ्रौर उसके छह लाख श्लोकों 
को गुणाढूय ने स्वयं ही जला दिया था । केवल एक लाख श्लोक॑ बच पाये थे । 
उसके सम्प्रति तीन शभ्रनुवाद या रूपान्तर मिलते हैं--बुद्धस्वामी कृत 
थूहर्कथाश्लोक सग्रह, क्षेमेन्द्र कृत बृहत्कथा मंजरी' ध्लौर सोमदेव कृत 'कथा 
सरित्सागर! । इन तीनो रूपान्तरों के श्राधार पर मूल बृहत्कथा' के सम्बन्ध मे 
जो अनुमान लगाया जा सकता है, तदनुसार प्रतीत होता है उसकी कथाओ्रों का 
उद्देश्य प्रधानतया मनोरंजन ही था। उनमे तत्कालीन भारत के राजनीतिक, 
धार्मिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक जीवन की सजीव भांकियाँ, अ्रभिव्यंजित हुई 
हैं । ये कथाएँ वस्तुतः तत्कालीन समाज का दर्पण हैं। इन कथाओ्रों से ज्ञात होता 
है कि तत्कालोन भारत की शासन-व्यवस्था मानव धर्मंशास्त्र ग्लौर कौटलीय 
अथंशास्त्र' पर झ्राधारित थो । समाज चार वर्णों में विभाजित था। प्रनुलोम 
विवाह होते थे । नतेकी-पुत्र को क्षत्रिय से हीन समझा जाता था। समाज में 
वेश्याओ्रों का भी स्थान था। वे संगीत तथा नृत्य में प्रवीण होती थी । स्त्रियों को 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी । प्रेम तथा गान्धव दोनों ही प्रकार के विवाह सम्पन्न होते 
थे । उस युग से परदे की प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ सगीत, नृत्य तथा चित्रकला 
में प्रवीण होती थी । उस समय भी ऐसी नारियाँ थी जो पातिक्त्य धर्म का उत्तम 
पालनकर समाज के लिए श्रादर्श, शक्ति, गरिमा, गौरव और प्रेरणा की स्रोत 
थी । इस प्रकार की नारियों में देवस्मिता, शक्तिमती, चन्द्रश्नी, कल्याणवती 
और मानपरा का नाम उल्लेखनीय है। 

समाज में जादू, टोना, तन्त्र-मन्त्र, शक्षुत श्रादि का प्रचलन था । तान्त्रिको 
झौर वाममार्गियों का प्रभाव व्याप्त था। इन कथाओं पर ब्राह्मण, जन भौर 
बौद्ध तीनो धर्मों के समन्वित सांस्कृतिक दाय का प्रभाव है। 


तादयशास्त्र 


नाट्यशास्त्र के निर्माता झाषाय॑ भरत निःसन्देह व्यास तथा वाल्मीकि के 
समान शुतषियों की परम्परा के व्यक्ति थे। किन्तु सम्प्रति उपलब्ध 'ताटयशास्त्र' 


सातवाहन बुग 35] 


का संस्करण बहुत बाद का है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री (जरनल 
ध्रॉफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, 93, पृ० 307), डॉ० मनमोहन घोष 
(नाद्यशास्त्र, भूमिका तथा जरतल श्रॉफ डिपार्टमेन्ट श्रॉफ लेट्स, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, भाग 25, पार्ट 4, पृ० -50) प्रौर कीय (हिस्ट्री प्लॉफ संस्कृत 
ड्रामा, १० 3) प्रभृति भ्राधुनिक विद्वानों ने उसका रचनाकाल ]00 ई० पूर्व से 
200 ई० के बीच निर्धारित किया है। इस दृष्टि से वह सातवाहन तथा 
शुंगयुग की रचना सिद्ध होती है । 


नाग्रार्जुन 


बौद्धन्याय में शुन्यवादी दर्शन के जनक प्राचार्य नागार्जुन प्राचीन भारत 
के सर्वोच्च विचारकों में से थे। उनका प्रभाव एशिया श्रौर विशेष रूप से 
चीनी तथा तिब्बती साहित्य पर भी परिलक्षित है। इस झ्द्भुत विचारक का 
सम्बन्ध सातवाहन युग से बताया जाता है। सातवाहन हाल के झ्ाश्चित कवि 
पालित के प्रेमाल्यान 'लीलावती” में नाग्रार्जुन का नाम कुमारिल तथा पोद्टिस 
के साथ उललखित है। पालित, कुमारिल और पोट्टिस तीनों हाल के दरबारी 
थे। प्रत: नागार्जुन का हाल की राज-सभा से सम्बद्ध होना सिद्ध होता है । 
इसके भ्तिरिक्त तिव्बती भाषा में उपलब्ध नागार्जुन का 'सुहल्लेख' विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है, जो कि उसने पत्र के रूप मे सातवाहन राजा को लिखा था। 
सातवाहन यूग मे बौद्ध दाशंनिक श्राययदेव भी थे । नागार्जुन और 
प्रायंदेव, दोनो का सम्बन्ध कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क से भी था। श्रतः दोनों के 
सम्बन्ध में भ्रागे यथास्थान विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 


कामसूत्र 


प्राचाय॑ मरत के नाट्यशास्त्र” की ही माँति आझाचाय॑ वात्स्यायत के 
कामसूत्र के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों के मत-मतान्तर हैं। 'कामसूत्र' 
में कही मी ऐसा श्रन्तरंग प्रमाण नही है, जिसके झ्राधार पर उसके स्थितिकाल 
का निश्चय किया जा सके । उसमें जिस कला-विलास-पूर्ण, सम्पन्न, सुखी और 
हास-उल्लास-युकक्‍त सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है उसके झ्राधार पर 
विद्वानों ने उसे गुप्तकाल का माना है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त 
भारतीय साहित्य मे काम पुरुषार्थ-विषयक इस स्व प्रथम एवं एकमात्र सर्वांगीण 
ग्रन्थ को रचना गुप्तकाल से पूर्व हुई थी । ऐसा पअ्नुमान है कि मूल ग्रन्थ 
सूत्नबद्ध रहा होगा भ्रौर सातवाहन, शुग तथा गुप्त भादि परवर्ती युग्रों में उत्तके 


559 भारतीय धंस्कृति श्लोौर कला 


छपान्तर हुए हैं। वात्स्यायन ने स्वयं लिखा है कि उसने पूवे सूत्र-प्रस्थों 
से प्रेरणा ली थो । 


धन्य साहित्य 


सातवाहन युग में निरमित साहित्य की श्रन्य विधाओ में महाभारत” का 
नाम उल्लेखनीय है। इस ग्रन्थ में अनेक प्रंश (परिशिष्ट) जुड़कर उसके 
भाकार में वृद्धि हुई। गर्गाचार्य की 'गर्गसंहिता' भी सातवाहन युग की देन 
है । इसके श्रतिरिकत सांख्य, न्याय, योग श्लौर वेशेषिक झ्ादि दर्शन-शाखाध्रों का 
निर्माण एवं संवर्द्धध होकर वैचारिक दृष्टि से भी इस युग का विशेष 
प्रहतत्व बढ़ा । 


कला की भश्रभ्युश्नति 


सातवाहन शासको के उपलब्ध भ्रभमिलिखो तथा सिक्‍को से तत्कालीन 
कला की स्थिति के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है । 
किन्तु उस युग की सामाजिक स्थिति से पता चलता है कि तत्कालीन 
जन-जीवन की विद्या और कला मे गहन अभिरुचि थी । सभी क्षेत्रो मे विद्वानों 
झौर कलाकारो का श्रादर, सम्मान था। सातवाहन शासक स्वयमेव विद्वान, 
विद्याव्यसती भौर कलानुरागी थे। उनके दरबारों मे विद्वानों श्रौर कलाकारों 
को ससम्मान प्रश्नय प्राप्त था । वे अपने भ्राश्नयदाता शासको के काव्य-कला 


विनोद के साथ-साथ राज-काज में भी परामशंदाता हुप्रा करते थे । 
स्थापत्य 


भारत मे वास्तुकला के निर्माण और विकास की परम्परा दो खझूपो में 
प्रवरतित हुई--लौकिक भर धामिक । उसके लौकिक पक्ष के परिचायक हैं नगर, 
ग्राम और मवन। इसी प्रकार धामिक वास्तुकला के प्रतीक हैं स्तृप, चेत्य, 
विहार, गुफाएँ शोर मन्दिर-मठ । सातवाहन युग मे नासिक, भ्रमरावती तथा 
धान्यकटक प्रसिद्ध नगर थे । किन्तु उनके वास्तविक निर्माताओो के सम्बन्ध में 
कुछ भी ज्ञात नही है। विद्वानों का प्रभिमत है कि उनकी स्थायना भी उत्तरी 
भारत के नगरो, जैसे राजगृह, कुशीनगर, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती और 
कपिलकस्तु के श्रनुरूप हुई होगी; क्योंकि उन सब पर बौद्ध पस्क्ृति का प्रभाव 
है। मज, तानाघाट, कान्‍्हेरी, नासिक और साँची के कला-मण्डपो की कला पर 
भी सातवाहनयुगीन कला की छाप दीख पड़ती है । 


सातवाहन पुग | 338 
मूर्तिकला 


सातवाहुन शासक य्रद्यपि बेदिक धर्म के अनुयायी थे; किन्तु भ्रपनी उदार 
सहिष्णू और समन्वित नीति एवं विचारधारा के कारण उनका किसी धर्म- 
विशेष तथा वर्गविशेष से कोई विशेष झुकाव नही था । उनसे पूर्व भौर बाद में 
भी ब्राह्मण, जैत भौर बौद्ध, तीनों मुख्य धर्म उन्‍्ततावस्था में रहे । श्रशोक के 
राज्यकाल में बौद्धधर्म लोकविश्वुत हो चुका था । सातवाहनों ने इस धर्म की 
परम्परागत मान्यताओं श्रौर लोकप्रचलित विश्वासो को स्वीकार किया । 

इस दृष्टि से सातवाहन युग की मूत्ति तथा स्थापत्य कला प्रायः बौद्ध 
छुत्यों, स्तुपों तथा विहारो के रूप मे ही अ्भिव्यक्त हुई है। इस रूप में भज, 
नानाघाट, कोण्डानी, बेडसा, काले, पीपलखोरा श्रजन्ता, नासिक, जुप्नर प्ौर 
कान्हेरी की गुफाझ्रों के स्तम्भों, द्वारो, वेदिकाश्रों, छतो, भित्तियों और प्रकोष्ठों 
भादि में सातवाहन युग के मूति-शिल्प के दर्शन होते हैं । 

मूतिकला के इतिहास में मज या माजा की गुफाप्नो का महत्त्वपूर्ण स्थान 
माना गया है। विद्वानों ने उनका निर्माण काल 200 ई० पूव॑ में निर्धारित 
किया है । मज की गुफाओो में अ्रनेक प्रकार की मव्य मृर्तियाँ देखने को मिलती 
हैं। ये मूर्तियाँ स्त्री-पुरुष, दोनो से सम्बद्ध हैं । स्त्री-मूतियों मे विभिन्न प्रकार 
के श्राभूषणो की शोमा मव्य एवं दर्शनीय है । पुरुष बहुधा धोती, पगड़ी धारण 
किये हुए हैं । राजपुरुषों की मूर्तियाँ शौर्य, पराक्रम एवं श्रोज से श्रभिव्यंजित 
हैं। वे प्रश्वयुक्त रथों पर आरूढ़ हैं । उनके श्रगल-बगल परिचारिकाएँ सुन्दर 
वस्त्राभूषणों से प्रलंकृत चामर, छुत्र धारण किये हुए उत्कीणित हैं। हाथी पर 
सवार एफ राजपुत्री की मबव्यता दर्शनीय है, जिसके दोनो पाश्वों में घ्वजधारी 
परिचारक हैं । 

तानाघाट की भ्रधिकतर सूर्तियाँ भरनाबस्था में हैं। नानाधाट के निर्माण 
का श्रेय कृष्ण को है, जो कि सातवाहन सम्नाटों की शद्भला का दूसरा 
राजा था । नाताघाट की गुफाग्रो में सबसे नीचे वाली गुफा सर्वाधिक प्राचीन 
है । उसमें तीन कक्ष बचे हैं। वह प्रनेक स्तम्भों तथा अधंस्तम्भों से भ्रलंक़ृत 
है। नानाघाट से उपलब्ध सामग्री सातवाहनों के इतिहास-ज्ञान के लिए 
अत्यन्त उपयोगी है। वहाँ की भ्रवशिष्ट मृतियों पर उनके नाम भी भश्रंकित हैं । 
वे यद्यपि भव्यता धौर कलाशिल्प की दृष्टि से विशेष महत्त्व की नहीं हैं, 
तथापि सातवाहन साम्राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ होने के कारण 
नानाघाट की कला-कृतियों का उल्लेखनीय स्थान है। 

95 


954 भारतोय संस्कृति शोर कला 


कोण्डानी कार्से, भष्टिप्रोलु, प्रमरावती, नागार्जुनीकोण्डा स्थित गुफाओं तथा 
स्‍्तूपों के निर्माण में सातवाहनों का सम्मवतः कोई स्पष्ट योगदान नहीं था । 
सूर्तिकला के लिर्माण में सातवाहनों के योगदान की दृष्टि से नासिक झौर 
साँची का विशेष महत्त्व है । 

गोदावरी के उपरले काँंढे पर अभ्रवस्थित नासिक का न कैवल ऐतिहासिक 
एवं कलात्मक महत्त्व माना जाता है, अपितु अ्रपनी पवित्रता की दृष्टि से 
बह सम्प्रति धर्मस्थान के रूप मे भी मान्य है । नासिक में कुल मिलाकर 7 
बोद गुफाएं हैं । इन गुफाझों पर सातवाहन शासकों से सम्बद्ध भ्रनेक भ्रभिलेख 
झंकित हैं । उनमें कृष्ण महाह॒कुश्री, गौतमीपुत्र सातकरणि द्वितीय, वासिष्ठीपुत्र 
पुलोमावि प्रथम झौर गोतमीपुत्र यज्ञश्नी सातकर्णि के श्रभिलेखों का विशेष 
महत्त्व है। इस दृष्टि से नासिक की गुफाशो का समय 200 ई० पूर्व के लगभग 
निर्धारित किया गया है (जरनल झ्रॉफ दि एशियाटिक सोसाइटी, भाग 35, 
पृ० 4755288 ; फर्यूसन-हिस्ट्री श्रॉफ इंडियन ऐण्ड ईस्टन झाकिटेक्चर, पृ० 94, 
5 झ्रादि) । 

नासिक की 3 श्रौर 8 संख्यक गुफाएँ कला की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। तीसरी गुफा 46 फुट लम्बी तथा 4) फुट चौड़ी एक विहार के रूप मे है । 
संस्या आठ की ग्रुफा कला की भव्यता का निदर्शन करती हुई ऐतिहासिक 
याती को सुरक्षित रखे है। उसमे क्षहरातों के छह अभिलेख उत्कोणित 
हैं, जिनसे नासिक की ग़ुफाझों के निर्माण में भ्रनेक शासकों का योगदान 
सिद्ध होता है । 

कान्हेरी की गुफाएं प्राचीनता की दृष्टि से ही नही, विभिन्न शासकों के 
योगदान को सजोये हुए कला-सगम के रूप में विश्वुत हैँ। उनमें सर्वाधिक 
महत्त्व की गुफा महाचैत्य के नाम से कही जाती है। इस महाचैत्य की लम्बाई 
863 और चौडाई 39 फुट 0 इच है। उसमे 34 स्तम्म बने हुए हैं । इस 
महा चत्य में गौतमीपुत्र यज्ञश्नी सातकणि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे 
प्रमाणित होता है कि कान्हेरी की गुफाशो के निर्माण में सातवाहनों 
का भी हाथ था। 

सातवाहन शासको में यशश्री सातकणि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। कान्हेरी की गुफाशो के अ्रतिरिकत साँची-स्तूप के निर्माण में भी उसका योगदान 
रहा है । भारतीय मूर्तिकला की परम्परा साँची के तोरणो में भपनी परिपूर्णता 
को प्राप्त हुई । वहाँ के भव्य तोरणों तथा उनकी शिरोपट्टिकाझो पर उत्कीणित 


सातबाहन युग 555 


सम्बोधि प्राप्ति, तथागत बुद्ध, बोधिसत्त्व, बुद्ध की पूर्व जीवन-घटनाएँ; 
पअजातशत्रु, जीवक, भ्रशोक, विम्बिसार झौर असेनजित्‌ भादि बौद्ध धर्मानुयायी 
प्रतापी शासकों की झ्राकृतियों का चित्रण हुआ है। उन पर बुद्ध के छह 
मानुषी रूपों वेस्सम, ककुसन्ध (ककुछन्द), कनकमुलि, काश्यप, विपश्यी और 
शिलखी की मृतियाँ भी उरेही गयी हैं, जो अपनी सात्विकता, भव्यता और 
प्रभावोत्पादकता में झ्नुपम हैं । इनके झतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियाँ 
तथा जीव-जन्तुओ्रों का चित्रण साँची की मूर्तिकला की भव्यता के 
उत्कषक हैं । 

साँची के दक्षिण दिशा स्थित तोरण की शिरोपट्टिका पर यज्ञश्री सातकणि 
का एक अभिलेख उत्कीणित है । 


मृष्मृतियाँ 


मूर्तिकला के साथ-साथ सृपण्मूर्तियों के निर्माण की दृष्टि से भो सातवाहन 
युग का योगदान उल्लेखनीय है । नासिक, कोल्हापुर भौर तेर (तगर) भादि 
स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री मे सातवाहन युग की मृण्मुतियाँ भी 
उपलब्ध हुई हैं। तेर से प्राप्त सामग्री पर विद्वानों ने रोम की कला का 
प्रभाव सिद्ध किया है। सातवाहनयुगीन भारत का रोम से व्यापारिक सम्बन्ध 
था भौर इसीलिए यह सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है कि दोनों देशों की 
कला-ऐलियों में मी श्ादान-अदान हुमा हो | उक्त स्थानों से श्राप्त मृण्मय 
मूर्तियों भौर खिलौनों में उन्नत कलात्मक उपलब्धियों का प्रभाव होते हुए भी 
इस दृष्टि से उनका महत्त्व है कि उनके द्वारा इतिहास की परम्परागत श्यृंखला 
प्रदूट रूप में सुरक्षित रहकर भागे बढ़ी । 


चित्रकसा 


पझजल्ता की गुफाओं पर भ्रंकित चित्रों का महत्त्व उनकी कला-थाती के रूप में 
ही नहीं, उनके इतिहास के कारण भी है । इन चित्रों में भ्रनेक शैलियों का समन्वय 
हुमा है भौर इस प्रकार विभिन्न धु्यों के योगदान के कारण वे इतिहास का भी 
संगम बन गयी हैं । सातवाहनों के राज्यकाल में 9वी भौर 0वीं गुफा का निर्माण 
हुआ । दसवी गुफा के एक झभिलेख में वासिष्ठीपुत्र द्वारा दान दिये जाने का 
उल्लेख है। यदि यह वासिष्ठीपुत्र पुलोमावि प्रथम है, तो उक्त गुफा का समय 
प्रथम शती ई० होता चाहिए ) किन्तु यह मी सम्मव है कि इस गुफा का निर्माण 
वास्चिष्ठीपुत्र पुलोमावि से भी पहले हो चुंका हो। यद्यपि यह अभिलेख प्रपुणे 


956 भारतीय संस्कृति श्लौर कला 


है, किन्तु उसकी लिपि का प्रष्ययनकर विद्वानों ने इस गुझा को मज की गुफा 
से भी प्राचीन बताया है श्रोर उसका समय 200 ई० पूर्व निर्धारित किया है। 
लिद्दानों का यह भी प्रश्तिमत है कि 9वीं तथा 0वो गुफा का समय लगभग 
एक ही है (याजदानी--अ्रजन्ता, भाग 3, पृ० 86-87) । 

नवी गृफा मे विविध प्रकार के चित्र अ्रकित हैं | ये चित्र प्रजन्ता के 
प्राचीनतम उदारणों में हैं। दुर्माग्यवश इस गुफा के भ्रनेक चित्र नष्ट तथा घूमिल 
पड़ गये हैं । किन्तु कुछ प्रभी भी पभच्छी दशा मे हैं। भित्तिचित्रों में तथागत 
झौर उनके भ्रनुयायियों का अकन कला-सौष्ठव की श्रपेक्षा प्राचीनता की दृष्टि 
से प्रधिक महत्व का माना जाता है। एक भशनन्‍्य भित्तिचित्र में कुछ स्त्रियों के 
साथ एक राजपुरुष भी चित्रित है। उसके शिर पर सर्प का फण है। यह 
निस्सन्देह नागराज है। कई स्त्रियाँ सगीत में तल्‍्लीन या नृत्य की मुद्राश्रो मे 
अंकित हैं । उनकी वेशभूषा बडी लुमावनी है । स्त्रियों का केश-विन्यास भी 
प्रत्यन्त सौम्य तथा भ्राकर्षक है । 

गुफा नं० 0 में थोडे से चित्र बच सके हैं। ये चित्र शली-स्वरूप की दृष्टि 
से 9वी गुफा के श्रनुरूप हैं । एक चित्र मे राजा स्तृूप की पूजा करते चित्रित 
है । स्तृप की छत्रावली के पास श्रप्सराएँ उड रही हैं। उनकी वेश-भूषा 6ठी 
गुफा मे अ्रंकित स्त्री-पुरुषी की तरह है। एक भ्रन्य चित्र मे किसी जलूस 
का दृश्य अकित किया गया है । 

झ्जन्ता के चित्रों में पशु-पक्षियो, वक्ष-लताश्रों तथा फल-फूलों का मनोहारी 
चित्रण हुआ है । 

प्रजन्ता के अतिरिक्त सातवाहन युग की चित्रकला के भ्वशेष बेडसा शौर 
पीतलखोरा की गुफाशो में भी पाये जाते हैं। बेडसा की कुछ गुफाओों का 
निर्माण और पुनरुद्धार सातवाहन युग मे हुभ्रा | प्रमुख ग्रुपा के सामने वाले 
प्रत़पहलू स्तम्मों और प्रकोष्ठ के चौबीस भ्रठपहलू स्तम्मो पर बुद्ध तथा 
बोधिसत्त्वो के चित्र बने हुए थे। किसी स्थानीय शासक द्वारा इस गृफा की 
सफाई तथा जीर्णोद्धार कराते समय उसमे अंकित चित्रों को बड़ी क्षति पहुँची 
(बगरेंस--केव टेम्पुल्स श्रॉफ वेस्ट इण्डिया, १० 80-8]) । खानदेश जिले के 
चालीसगाँव स्टेशन से 2 मील दक्षिण की श्रोर पीतलखोरा क्री भग्न चैत्य 
गुफाएं है । प्रमुख गुफा के स्तम्मों पर श्रंकित दृश्य चित्रकला की प्राचीनता 
का द्योतन करते हैं । भ्रजन्ता के चित्रों से उसकी समानता होने के कारण उनमें 
परस्पर शंलीगत तथा ऐतिहासिक समानता दृष्टिगत होती है । 


सातवाहन युग 357 


ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहनों के शासनकाल में चित्रकला का भ्च्छा 
प्रचार-प्रसार था । उस समय चित्रकला की लोकप्रियता का प्रमाव प्रस्तुत 
करनेवाली प्राकृत माषा की कथा-कृति 'तरंगवती' है, जिसमें एक बृहत्‌ चित्र 
प्रदर्शनी भ्रायोजित होने का उल्लेख हुप्रा है। इस कृति के रचयिता 
का नाम श्रीपालित था, जो कि जैन धर्मानुयायी था । घनपाल की 
'तिलकमंजरी' में 'तरंगवती” की तुलना 'पृथ्वी को पवित्र करनेबाली पुण्यतोया 
गंगा की घारा' से की गयी है। 
संग्रीत-नृत्य 

सातवाहन युग में चित्रकला के भप्रतिरिक्त संगीत श्रौर नृत्य कलाग्नों का 
भी व्यापक प्रचार था। 'बृहत्कथा' के वर्तमान रूपान्तरों से विदित होता है कि 
उस समय महिलाएँ संगीत तथा नृत्य में विशेष रुचि रखती थी। नरवाहनदत्त 
की पत्नी नृत्य श्रौर संगीत कलाग्रों मे तिपुण थी | तरवाहनदत्त स्वयं एक भ्रच्छा 
संगीतज्ञ था । एक सन्दर्म मे उसे मृदंग बजाते तथा उसकी पत्नी को नृत्य 
करते हुए वा णित किया गया है (कथा सरित्सागर 67) । 

इसके झतिरिक्त सातवाहन युग में निर्मित मरहुत, साँची, नानाधाट, 
नासिक, कान्हेरी तथा मथुरा की मूत्तिकला में मी संगीत तथा नृत्य के कुछ 
दृश्य उत्कीणित हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है तत्कालीन समाज में उन कलाओं 
का इतना अ्रधिक प्रचलत एवं प्रभाव था कि धर्मे के साथ एकाकार होकर वे 
धर्मस्थानों मे भी मान्यता प्राप्त कर चुकी थीं (शिवराममूर्ति--श्रमरावती 
स्कल्पचर्स, पृ० 50; कनिघम--स्तूप श्रॉफ मरहुत, फलक 5, 6) | 

इस प्रकार सातवाहन युग न केवल सामाजिक, भ्राथिक श्र धाभिक दृष्टि से 
प्रपने उच्च वैभव को प्राप्त था, भ्रपितु परम्परागत कलाझों को राष्ट्रीय सम्मान 
प्रदानकर उनको रक्षा प्रोर उन्‍तति के लिए भी शासन की प्रोर से समस्त 
सुविधाएँ प्राप्त थी । सातवाहनों की व्यक्तिगत कलामिरुचि उनकी मुद्राप्रों से 
भी भ्रभिव्यक्त होती है। सातवाहन मुद्राओों की त्रिकूट, षट्कूट भौर दशकूट 
भ्राकृतियाँ दर्शनीय हैं । 'उज्जेनी” तथा 'सूर्य” चिह्लांकित उनकी चतुवृत्त 
मुद्रा में 'विन्दु' श्रोर 'स्वस्तिक' की संयोजना और उनकी वर्तुलाकार एवं 
वर्गाकार बनावट निश्चित ही सातवाहनो की कलाप्रियता के परिचायक हैं । 

७ ७ ७ 


चौदह /प्रीक युग 


ग्रीक शासक 


भारत में मौर्य शासन के प्रन्तिम चरण में राजनीतिक और सामाजिक 
स्थिति श्रत्यस्त श्रष्यवस्यित तथा भ्रस्थिर हो चुकी थी । मौयों के उत्तराधिकारी 
शुगवंशीय शासक पुष्यमित्र के शक्तिशाली शासन में यद्यपि उत्तर मारत की 
झोर बढ़ता हुआ यवतों का प्रभाव कुछ समय के लिए शिथिल हो गया था; 
किन्तु पुष्यमित्र के बाद कोई सुयोग्य शासन-संचालक न रहा । बढ़ते हुए यवन 
प्रभाव का भ्रवरोध करने में शासक झ्समर्थ रहे । 


इतिहास के सन्दर्भों से विदित होता है कि भारत पर प्रीक सामरिकों के 
निरन्तर कई भ्राक़मण हुए । सबसे पहला प्राक्रमण मकदूनिया के महान्‌ विजेता 
सिकन्दर ने 326 ई० पूर्व के लगभग किया था । दूसरा ग्रीक प्राक्रमण सेल्यूकस 
द्वारा 306 ई० पूर्व में हुआ । इसी प्रकार तीसरा प्राक़मण प्रन्तियोकस तृतीय 
ने 306 ई० पूर्व में किया। बाद के शक्तिशाली श्राक्रान्ताओों में बाख्त्री के 
दिमित (डेमिट्रियस), युक्रेतिद भ्रौर मेनांडर नामक तीन विजेताझ्ों के नाम 
उल्लेखनीय हैं । ये तीनों प्राकृमण लगभग 206-75 ई० पूर्व के बीच हुए । 
इस तीनो यवन शासकों तथा उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 60 वर्षो 
तक तत्कालीन सीमाप्रान्त, सिन्ध भ्रौर पजाब पर शासन किया (राखालदास 
बनर्जी श्रौर काशीप्रसाद जायसबवाल--एपि० इंडि०, 20 जन०, पृ० 79; 
टर्ने--दि ग्रीक्स हन वेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, परिशिष्ट, पृ० 457-59) । 


मारत में भ्रपने शासन श्रौर प्रभाव की जड़े जमाने वाले यवन शासकों 
में सम्नाट्‌ मेनाइर (80-45 ई० पूवें) का नाम उल्लेखनीय है। वह एक 
शक्तिशाली, न्यायपरायण, उदार झौर सहिष्णु शासक था । उसके साआज्य 
की सीमाएँ उत्तर-पश्चिस सीमाप्रान्त, पंजाब, सौराष्ट्र भौर सुदूर पश्चिम तक 
विस्तृत थी । तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के उद्देश्य से 
उसने पहले राजपूताना भौर उसके बाद मथुरा पर तीव्र श्राकरमण किये । इन 
प्राक़मणों में उसने व्यापक पैसाने पर भारतीय सैनिकों को हत किया । बाद में 


श्रीक युग 559 


बौद्ध मिक्नु नागसैन के प्रभाव में श्राकर उसने बौद्धघर्म वरण कर लिया था। 
तत्पश्चात्‌ उसकी भश्राक़सण प्रवृत्ति मन्‍्द पड़ गयी । 


भिक्षु नागसेन झर मेनांडर के घामिक सद्भाव का परिचय “मिलिन्द प्रश्न! 
(मिलिन्दपञ्ह) नामक ग्रन्थ से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ को बौद्ध अनुपिटक 
साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया है । इसका चीनी भाषा में (37-420 ई०) 
नागसेनसूत्र” के नाम से एक भ्रनुवाद भी हुआ था । इस ग्रन्थ का बौद्ध तत्त्वज्ञान 
के भ्रतिरिक्त साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से भी महत्त्व है। इसमें बौद्ध 
धर्म-दर्शन की कतिपय मृल मान्यताओं पर प्रश्नोत्तर रुप में वार्तालाप वणित 
है । इस अन्थ का बौद्ध तत्त्वज्ञान तथा साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, भ्रषितु 
भारतीय तथा यवन संस्कृति का संगम होने के कारण भी बहुत बड़ा महत्त्व 
है। उसके प्रभाव से यवन शासकों ने बौद्धधर्म की दीक्षा लेकर भारतीयता 
को वरण किया । 


इस ग्रन्थ के प्रभाव से तथा बौद्ध बन जाने के कारण मेनांडर का 
व्यक्तित्व बौद्ध-साहित्य में व्याप्त हो गया भ्लौर वहाँ वह 'मिलिन्द' इस नये 
नाम से भ्भिहित हुआ । सीमाप्रान्त में प्राप्त खरोष्ठी भाषा के उसके ग्रभिलेखों 
में उसका 'मिनद्र” नाम से उल्लेख हुआ है । इस यवन शासक के सिक्‍के काबुल 
से दक्षिण मारत तथा पश्चिम से मथुरा, क्रोशाम्बी भोर वाराणसी भ्रादि 
भ्रतेक अंचलों से प्राप्त हुए हैं। उसका निर्धवा 50-45 ई० पूर्व के 
मध्य में हुआ । 


मेनांडर के प्रतिरिक्‍त भ्रन्य यवन शासकों में डेमिट्रियस, युक्रेटिडीज या 
युक्रेतिद और प्रन्तियालसिदाज का नाम उल्लेखनीय है । 'महामारत” में जिसे 
दत्तमित्र, बेसनगर मुहर में तिमित्र शौर 'दिव्यावदान' में कृमिस कहा गया है, 
सम्मवतः वह डेमिट्रियस से सम्बन्धित है। इन विदेशियों ने मुख्य रूप से 
श्रफगा निस्तात, पंजाब तथा सिन्ष क्षेत्र तक ही शासन किया। उनके शासनकाल 
की भन्तिम सीमा 0 ई० पूर्व तक मानती गयी है। किन्तु उनके बाद भी लगभग 
दो सो वर्षों तक भारत में उनकी परम्परा का भअ्स्तित्व बना रहा । 


भारतीय धर्म, रीति-रिवाजों श्रौर प्राचार-व्यवहारों को ग्रहणकर उक्त 
ग्रीक शासकों ने भ्रपनी सहज सहिष्णुता भौर देशभक्ति का परिचय दिया। 
यहू एक विचित्र संयोग था कि इन यवतों के साथ भारतीयों का राजनीति 
एवं शासन की श्रपेक्षा विचारों झौर कला, संस्कृति की दृष्टि से धनिष्ठ भोर 


860 भारतीय संस्कृति भौर कला 


चिरस्थायी सम्बन्ध रहा । मेनांडर जैसे घर्मप्राण शासक ने भनेक बौद्धविहारों 
का निर्माण कराया, ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दी शोर कलाकारों को 
सम्मानित-प्रोत्ताहित किया | वह स्वयं भी भारतीय संस्कारों एवं विचारों 
में घुल-मिल गया था । 


यबतों का सॉस्कृतिक समन्वय 


भारत में यवन संस्क्रति का प्रभाव श्ननेक रूपों मे प्रसारित हुआ । उसका 
सर्वे प्रथम प्रभाव भारतीय सिक्‍कों पर परिलक्षित हुआ। यवनों की सुरुचि 
के परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिम भारत में श्रपूर्व॑ कलात्मक सिवकों का प्रचलन 
हुआ । भारत-यवन सांस्कृतिक समन्वय से श्रनेक क्षेत्रों मे सवंधा नये 
रचना-प्रकार प्रकाश में श्राये, जिन्होने श्रागे की भ्रनेक पीढियों पर प्पने प्रभाव 
की गहरी छाप प्रंकित की । भारत मे ग्रीक कला के अनुकरण पर वास्तुकला 
(3०८४८८८४४०७) और तक्षणकला (5८7 7077७) के क्षेत्र में जो नमूने प्राप्त 
हुए हैं, उनमे ई० पूर्व प्रथम शत्ती के प्रसिद्ध ज्ञान-कला-केन्द्र तक्षशिला में 
निर्मित एक देवमन्दिर के ऊँचे यवन स्तम्भ श्लौर कुछ भवन उल्लेखनीय हैं । 
ई० पूर्व प्रथम शती में उदित 'गान्धार शेली' भारतीय-पवन कला-समस्वय की 
ज्वलन्त प्रकाश-किरण है, जिसके कारण भारतीय कला के इतिहास को नया 
झ्रालोक मिला । भारतीय कलाकारो ने गान्धार शैली के नतये-मये प्रयोग करके 
ऐसी श्रमर कला-कृतियों का निर्माण किया, जिनका महत्त्व सदियों बाद श्राज 
भी बना हुषा है। इस प्रकार के विभिन्न कलाकेन्द्रों मे सुरक्षित तथागत बुद्ध की 
भव्य विशाल प्रतिमाओो में लाहौर, पेशाबर श्रौर शिमला सग्रहालयों की 
प्रतिमाशों का नाम उल्लेख्य है । 


इस प्रकार भारत में यूनानियों श्रौर ईरानियो के प्रवेश से कला भौर 
संस्कृति के क्षेत्र में निश्चित ही नये मान-मुल्यों की स्थापना हुई भौर नयी 
प्रेरणाप्रद एवं उन्‍्लतत, परिष्कृत शिल्प-विधियों का विकास हुआ । किन्तु जहाँ 
तक धमं, दर्शन श्लौर साहित्य का सम्बन्ध है, भारत में उनकी परम्परा इतनी 
उच्चत, सम्पन्न भ्रौर स्थायी थी कि यवन संस्कृति उससे प्रभावित हुए बिना 
न रही । यहाँ के श्राष्यात्मिक मान-मूल्यों, चिन्तन-पद्धति श्लौर महान्‌ विचारों 
ने यवनो के भौतिकवाद को पर्याप्त रूप में प्रभावित किया । ह 


भारतीय ज्योतिविज्ञान के क्षेत्र मे यवनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इसी कारण 'गार्गी संहिता मे ज्योतिविद्या के प्रवर्तक होने के कारण 


प्रीक थुग 56 


यवनों को देवताप्रों के समान बन्दनीय कहा गया है। यवनों का यह प्रभाव 
विशेष रूप से गणित भौर गौण रूप से फलित ज्योतिष के क्षेत्र में चरिताथे 
हुप्रा । किन्तु कुछ प्राधुनिक विद्वानों ने इसको भ्रतिरंजित रूप मे प्रस्तुत किया 
है। 'सूर्यसिद्धान्त”' के स्वोपश अनुवाद की भूमिका में छ्विटवी साहब का 
प्रभिमत है कि 'ईसवी सन्‌ के झारम्भ में रोम के व्यापारिक बन्दरगाहों का 
भारत के पश्चिमी तट से व्यापार होता था | इस सम्पर्क के कारण ही टालेमी 
श्रौर हिपाकंत की 'ज्या' की कल्पना पर ही हिन्दुप्नों को ज्याधों' की कल्पना 
सूफी । ह्विटनी साहब की इस स्थापना का उत्तर रेवरेंड जे० बर्जेश ने “सूर्य 
सिद्धान्त” के प्रपने पाण्डित्यपूर्ण भ्रनुवाद की भूमिका में इस प्रकार दिया है 
''ह्िटनी मे भ्रपती टिप्पणियों में जो मत प्रकट किया है, उससे मेरी दृष्टि 
सर्वेधा भिन्‍न है। इसलिए संक्षेप में प्रपता मत देता हूं । छ्विटनी का कहना 
है कि हिन्दुओं ने श्रपने गणित श्लौर जातक मूल रूप मे यवनों से लिये हैं भौर 
उनका कुछ अश प्ररेबियन, खल्डियन एवं चीनियो से लिया। मेरी समझ 
में वह हिन्दुओं के साथ न्याय नही कर रहा है भ्रौर वह उचित मात्रा से 
श्रधिक ग्रीक लोगो को मान दे रहा है। यह सत्य है कि यवन लोगो ने इस शास्त्र 
में श्रागे चलकर बहुत-कुछ सुधार किये, तथापि उसके मूल तत्त्व भौर उसमें से 
बहुत से सुधार हिन्दुप्रो के भ्रपने थे; भ्लौर उन्ही से यवनों ने यह शास्त्र ग्रहण 
किया - यह बात मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है ।” 


भारतीयो, यवनों में पारस्परिक आादान-प्रदान की इस स्थिति को दृष्टि में 
रखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय तथा यवन गणितज्ञो ने लम्बे समय 
तक एक साथ बेठकर दोनो देशो के परम्परागत ज्योतिविज्ञान का तुलनात्मक 
अ्रष्ययन करके उनके समन्वय से कुछ नये सिद्धान्तों का भ्राविष्कार किया । इसी 
सामंजस्य के फलस्वरूप भारतीय ज्योतिष मे ग्रीक ज्योतिष के झाघार पर नये 
लाक्षणिक शब्दों का समावेश हुआ औ्रौर कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो की स्थापना 
हुई । फिर भी यह स्वीकार करने में किसी प्रकार का सन्देह नही है कि 
भारतीय ज्योतिष के 'होडाचक्र' पर ग्रीक ज्योतिष के 'होरस्कोपस' 
(स्र००भ८०००७) का प्रभाव है। इसी प्रकार मारतीय ज्योतिष का 'जामित्रलग्ना 
ग्रीकों के दायामेत्रान्‌! ([27977/707) पर भाधारित है । 


नक्षत्र-विज्ञन की जानकारी भारत को ग्रोकों से प्राप्त हुई। भारतीय 
“रोमक' झौर 'पोलिश' सिद्धान्त प्रीक ज्योतिष की देन हैं। फलादेश में भविष्य 
फल बताने के वैज्ञानिक प्रयोग पर यवनों का प्रभाव है। झ्ाचाये कल्याण वर्मा , 


369 भारतोय संल्कृति ग्रोर कला 


(577 ई०) कृत बवन-होराशास्त्र का संकलन ग्रन्थ 'सारावली” इस दृष्टि से 
उल्लेखनीय है। नीलकण्ठ देवश की 'नीलकण्ठी” (!6वी शली) पर भी 
झरबी-फारसी ज्योतिष का स्पष्ट प्रभाव है । 

भारतीय-ग्रीक ज्योतिष के श्रादान-प्रदान के फलस्वरूप जहाँ एक शोर 
भारतीय ज्योतिष में नये सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा हुई, वही दूसरी भोर प्लीक 
ज्योतिष को भी भारतीय ज्योतिष ने प्रभावित किया। श्राचार्य ब्रह्मग्रुप्त 
(598 ई०) के 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त” झौर 'खण्डखाद्यक! ग्रन्थों का प्ररव 
ज्योतिष पर व्यापक एवं स्थायी प्रभाव पडा। भरब में उनका भनुवाद 
हुआ भौर क्रमशः वे असितहिन्द' तथा अ्रलझ्केन्द' के नाम से प्रचलित हुए । 

यह श्रादान-प्रदान भारत में यवनों के सुशासन का ही सूचक नहीं, वरत्‌ 
सांस्कृतिक एकता का भीद्योतक है। ग्रीक शासकों की सफलता एवं 
प्रविस्मरणीय विशेषता का परिचायक उनका मभारतीयता के प्रति गहन 
अनुराग था । उन्होंने मारतीय धर्म को वरणकर वहाँ की भाषाप्रों के प्रति 
अपनी निष्ठा व्यक्त की । उनके उत्तर-पश्चिम में जो सिकते प्राप्त हुए हैं उन 
पर यवन भाषा के साथ-साथ भारतीय भाषाश्रो का भी प्रयोग किया गया है; 
किस्तु पूर्व-मध्य में जो भ्रमिलेख प्राप्त हुए है, उनमें केवल भारतीय माषाओ्रों 
का ही प्रयोग किया गया है । इस प्रकार के श्रभिलेख मथुरा तथा बुन्देलखण्ड 
से प्राप्त हुए हैं । 


क्षत्रपव॑श 


भारत में प्राकर बसने वाले जित प्रभारतीय शासकों ने स्वयं को भारतीय 
संस्कृति में समग्र रूप से विलयित कर दिया था, उनमे शको के क्षत्रपवंश का नाम 
उल्लेखनीय है । यूनानियो के बाद और कुषाणो से पूर्व भारत के प्रनेक पंचलों 
में कई नये राजवंश का उदय हुआ। उनमे दक्षिण के पार्थव (पह्लेव), 
पश्चिमोत्तर के क्षत्रप, भथुरा के क्षत्रप, महाराष्ट्र के क्षदुरात और उज्जन के 
क्षत्रपो का नाम उल्लेखनीय है । इन नवोदित राजवशो मे उज्जेन के क्षत्रपवंश 
का ऐतिहासिक, साहित्यक झौर सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है । विदेश से 
भ्राये शको के इस यशस्वी राजकुल ने मध्य-पश्विम भारत पर लगभग दो-ढाई 
सी वर्षों तक शासन किया । 

उज्जैन के क्षत्रपवंश का प्रथम शासक होने का श्रेय यसामोतिक के पुत्र 
चष्टन को है, जो कि 30 ई० में सिहासन पर बैठा । उसी ने उज्जैन को प्रपनी 


शौक युध 363 


राजधानी बनाया था । अष्टन बढ़ा शक्तिशालो शासक था । निरन्तर विपदाप्रो 
भझौर विन्ताधों से घिरे रहने पर भी वह उज्जन पर भपना प्रस्तित्व बनाये रहा । 
जयदामन्‌ उसका उत्तराधिकारी था। भ्रपने पिता की माँति वह भी युद्धों से 
घिरा रहा भौर किसी भी मौलिक तथा रचनात्मक कार्यों के निर्माण मे सफल नही 
हो सका । जयदामन्‌ के बाद उसका पुत्र रुद्रदामन्‌ गदही पर बंठा । 


भारत के इतिहास में रुद्दामन्‌ का कई दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसके 
यशस्वी व्यक्तित्व झौर बल-विक्रम का वर्णन जूतागढ़ के गिरनार पव॑त पर 
उत्कीर्ण प्रभिलेख मे धुरक्षित है (एपि० इंडि०, 8, पृ० 36-49) । समस्त भारतीय 
झभिलेख-साहित्य में संस्कृत की यह प्रथम गद्यमयी प्रशस्ति है, जिसको शक 
सम्बत्‌ 72 (50 ई०) में श्रंकित किया गया था । यह प्रशस्ति ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक दष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण है । 


इस भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि जनता ने श्रपनी रक्षा के लिए सर्वथा 
सुयोग्य शासक के रूप से रुद्रदामन्‌ को अपना महाक्षत्रप नियुक्त किया था। 
रुद्रदामन्‌ ने मी जनता के विश्वासो के शअ्रनुरूप प्रपनी योग्यता श्ौर शक्ति 
का परिचय दिया। उसके पितामह चष्टन के समय सातवाहन शासक 
गौतमीपुत्र सातकर्णि ने क्षत्रपों के राज्य के जिन भागों को स्वायत्त किया था, 
रुद्रदामन्‌ ने उन पर पुन: श्रपता भ्रधिकार किया । उक्त प्रभिलेख से ज्ञात होता 
है कि रुद्रदामन्‌ ने दक्षिणाधिपति सातवाहन सातकर्णि को युद्ध में पराजित 
किया था। बाद में सातवाहन पुलोमावि से भ्रपनी पुत्री का पाणिग्रहणकर उसने 
तत्कालीन भारत मे सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य से अपने मे त्री-सम्बन्ध स्थापित 
करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था । 


रुद्रदामन्‌ एक घार्मिक श्रोर प्रजावत्सल शासक था । प्रजा की सूख-शान्ति 
का उसे सदा ध्यान रहता था। उसने भारत के महान्‌ सम्राटो की शासन 
प्रणाली को वरण किया था | उसके सुशासन में बेगारी (विष्टि ) पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया था, ताकि प्रजा का श्रनावश्यक शोषण समाप्त हो । उसने 
सुदर्शन कील के बाँध का पु]नर्निर्माण कराया था । चन्द्रगुप्त सौये ने काठियावाड़ 
में गिरमार पर्वत के नीचे एक विशाल भील का निर्माण तथा उस पर एक बाँध 
बधवाया था । रुद्रदामन्‌ के गिरनार अभिलेख में इस फील का, जिसका नाम 
सुदर्शन सेतुबन्ध रखा गया था, उल्लेख है । रुद्रदामनब्‌ ने उसको चिरस्थायी 
बनाने हेतु उस पर तीन हिस्सों का बाँध बनाया था । 


964 भारतोग संस्कृति धोर कला 


एक शक्तिशाली सुशासक होने के भ्रतिरिबत महाक्षत्रप रुद्रदामन विद्यान्‌ 
तथा विद्यानुरागी भी था । ज्योतिष, व्याकरणशास्त्र, न्याय दर्शेन तथा संगीत 
का वह भ्रच्छा ज्ञाता था । 


रुद्रदामन्‌ के बाद भी उज्जैन के क्षत्रपों का राजवंश लगभग दो सो वर्षों तक 
शासनारझूढ रहा, किन्तु इन वर्षों का इतिहास अ्रन्धकारमय हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि शकों का यह वंश किसी-त-कसी रूप में गुप्तकाल के ्रास-पास तक चलता 
रहा । बाण के 'हर्षचरित' भौर विशाखदत्त के दिवीचन्द्रगुप्त' का शकराज, जिसे 
कुमारावस्था में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (3275-44 ई०) ने मार डाला था, 
सम्भवतः इस कुल का रुद्रस्ह तृतीय था, जिसके अनेक सिक्के भी उपलब्ध हैं। 
उज्जैन, महाराष्ट्र और मथुरा के शकों का सर्वथा उन्मूलन करके चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने 'शकारि' का वीरुद घारण किया था। 


शक क्षत्रपों द्वारा भारतीय सस्कृति का वरण 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास मे शक क्षत्रपों का इस दृष्टि से उल्लेखनीय 
स्थान है कि विदेशी होते हुए भी उन्होंने स्वयं को भारतीय सस्कृति में सं्वथा 
बविलयित कर दिया था । श्रपने विवाह सम्बन्धों को क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों से 
स्थापितकर उन्होंने श्रपनी समनन्‍्वयवादी, सहिष्णु एवं उदार नीति का परिचय 
दिया । उन्होने श्रपने नामो का भारतीयकरण किया भौर ब्राह्मण, जैत तथा 
बौद्ध धर्मों के श्रादर्शों को ग्रहणकर उनके देवी-देवताग्नों को स्वीकार 
कर अपनाया । भारतीय शासको की ही भांति उन्होने प्रनेक चैत्यो, गुफाग्रो 
तथा मन्दिरों का निर्माणकर घमममं के प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रकट की। उदार 
भोर सहिष्णु होने के साथ-साथ वे दानी भी थे। ब्राह्मणों को प्रचुर दान 
देकर वे भारतीय इतिहास के भ्रभिन्न श्रग बन गये । इस दृष्टि से शक शासक 
उषवदात भोर ऋषभदत्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नासिक से 
प्राप्त एक गुफालेख (9-25 ई०) से ज्ञात होता है कि उन्होंने ब्राह्मण 
धर्म को वरण कर लिया था श्रौर वे हिन्दू देवताश्रो की पृजा-प्रतिष्ठा 
करने लग गये थे। ऋषभदत्त ने बौद्ध सघ को एक ग्रुफा का दान किया। 
अभिलेख मे उसे तीत लाख गायो के दानदाता [त्रि गोशतसहस्रदा) की उपाधि 
से विभूषित किया गया है। 


विदेशियों के मारतीयता वरण करने की यह परम्परा वैदिक युग से हो 
चली भा रही थी। समय-समय पर शासनिक, राजनीतिक तथा घामिक 


भीक युग 365 


प्रयोजनों से मारत भ्राये विदेशियों ने भारतीय घर्म को वरण करने मे 
गौरव का प्रनुभव किया | बेसनगर के गरुड़-स्तम्भ पर उत्कीणित अभिलेख से 
ज्ञात होता है कि प्रन्तिकिलित के राजदूत हेलियोदोरस ने परम भागवत की 
उपाधि घारण की थी। महाराज मेनांडर तो बौद्धधर्म का प्रनुयायी बन 
गया था । कुषाणराज बोम कदफिसस 'माहेश्वर' उपाधि से युक्त शेवमत का 
अनुयायी हो गया था । कनिष्क भी भारतीयता का अभिन्न श्रग बन चुका था । 

विदेशियों के श्र्यीकरण या मारतीयकरण का यह प्रभियान वस्तुतः 
वैदिक युग से ही प्रचलित हो गया था । स्मृतिकारो ने भी उसे धमंसम्मत मान 
लिया था ध्रौर उसके लिए नियम बना दिया था। “मनुस्मृति (१०।६७) में 
मिश्रित या संकर जातियो के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'बे श्पने गुण, 
कर्म के अनुसार झाये बन सकते हैं ।” यह नियम वस्तुतः बाहरी जातियो के 
झायें महासंघ मे सम्मिलित होने के उद्देश्य से बनाया गया था। इससे पूर्व 
महाभारतकार (६५।५।१३) ने यवनों, किरातो, गन्धारो, तुषारो प्रोर पह्चवों 
को वे दिक संस्कारो को वरण करने तथा बैंदिको की पूजा-विधियो मे सम्मिलित 
होने का विधान कर दिया था । इसी झ्राधार पर मनुस्मृतिकार ने 'आपद्धमं” के 
अन्तगंत आर्यीकरण के लिए उक्त ग्रधिनियम की स्व॒तन्त्र व्यवस्था कर दी थी । 

ग्रार्यकरण या भारतीयकरण के इस अभियान के फलस्वरूप जिन शक 
शासकों ने अपने नामों में परिवर्ततकर भारतीयता को वरण किया, उनमे 
चटक, रुद्रदामन्‌, राजुल, शोडास, शिवधोष, शिवदत्त, रुद्रसेन भ्रौर विजयसेन 
का नाम उल्लेखनीय है । उनकी इस उदारता एवं उनके भारतीय पनुराग के 
कारण भारत के ब्राह्मण, बौद्ध और जत--सभी वर्गों, सम्प्रदायो के समाज ने 
उनको ससम्मान ग्रहण किया । 

शकों की झ्राचार-पद्धति, रहत-सहन भौर शासन-व्यवस्था सभी में मारत 
की परम्पराएँ निहित थी। उनका संस्कृतानुराग विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। रुद्रदामन्‌ की प्रशस्ति संस्कृत गद्य की एक प्रनुषम कृति है। अपने 
सम-सामयिक एवं पडोसी सातवाहनों के प्राकृतानुराग के विपरीत शको ने 
संस्क्ृत को पभ्रपने शासनकाल में सम्मानित स्थान दिया । 

भारत ने शक सम्बत्‌ को श्रपना राष्ट्रीय सम्बत्‌ घोषितकर वस्तुतः शक 
शासकों की सर्वधर्म-समन्वय तथा सहिष्णुता को पुनरुज्जीवितकर श्रपनी 
उदार राष्ट्रनीति का परिचय दिया है। 


कह छ छ क्ष 


६ 
पन्रह/कुषाण सुग 


कुषाण शासक और कनिष्क 


कुषाणवंश का देदीप्यमान रत्न कनिष्क भारत के महानतम शासकों की 
परम्परा मे हुआ । वह उत्कट राज्यलिप्सू और प्रदमुत योद्धा होने के साथ 
प्रजावत्सल, गुणग्राही, उदार, कलानुरागी शासक था । उसके चरित्र की सबसे 
बड़ी विशेषता यह्‌ थी कि एक विधर्मी एवं विदेशी होते हुये मी योग्यता, 
दूरदर्शिता भौर कुशलता से उसने मारतीय जनता के मन पर एकाधिकार 
किया । भारतीय इतिहास में वह प्रपूवं उदाहरण के रूप मे हैं। उस महान्‌ 
विजेता के पराक्रम और निर्माण कार्यों को तुलना मौयं चन्द्रगुप्त और मौये 
प्रशोक ज॑से शासकों से की गयी है। उसकी सैनिक क्षमता चन्द्रगुप्त जितनी 
झौर धार्मिक सहिष्णुता श्रशोक जेसी महान थी। 

उसके जीवन चरित के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं, उनके भ्राधार 
पर वह मध्य एशिया की एक खानाबदोश तुर्की जाति मे उत्पन्न हुआ था | 
कुषाण-वंश के सस्थापक का वाम कुजूल कडफिसेस था | 65 ई० पूर्व के 
लगभग ह्ागतु नोमक जिस तुर्की खानाबदोश जाति ने वैक्ट्रिया से चलकर 
उत्तर-पश्चिमी चीन के कान-सू नामक प्रान्त में बसने वाली यहूदी जाति पर 
प्राक्रमण किया था, वही विजयी जाति तिब्बत की सीमा को पार करती हुई 
भारत में प्रविष्ट हुई भौर उसी के द्वारा भारत में कुषाण साम्राज्य की 
स्थापना हुई । उसके सत्थापक वीर नेता कडफिसेस का उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र बीम कडफिसेस गद्दी पर बेठा । उसने एकाएक इतनी शक्त्ति श्रजित की 
कि समस्त उत्तरी और मध्य-पश्चिम भारत पर अपना अ्रधिकार कर लिया 
(स्मिथ--दि कुषाण भार इण्डो-स्केथिन पीरियड श्रॉफ इण्डियन हिस्ट्री; जे० 
प्रार० ए० एस०, 7१० --64, 903; स्टैन कोनो--सी ० श्राई० ग्राई० 2 
भूमिका पृ० 49-82) । 

कनिष्क का पितामह कुजूल कडफिसेस बौद्ध था; किन्तु उसके पिता ने 
शवधर्म को वरण कर लिया था भौर श्रपने सिक्‍क्रो पर 'माहेश्वर' खुँदवाकर 


है 


कृषाण युध 367 


उसने भ्रपनी धामिक सहिष्णुता के बल पर स्वयं को मारतीयता का झमिन्‍्न * 
झंग बना लिया था। 

कनिष्क के भमिलेखों से विदित होता है कि भ्पने शासन के प्रथम तीन 
वर्षो में हो उसने पेशावर से सारनाथ तक प्रपना विस्तार कर लिया था । 
“कतिष्क के अभिलेख पेशावर, जेदा, माणिक्याल (दोनों रावलपिष्डी), सुईबिहार 
(बहावलपुर), मथुरा, कौशाम्बी तथा सारताथ और उसके सिक्के सिन्ध से 
लेकर बंगाल तक के विस्तृत भू-माग से उपलब्ध हुये हैं । उसके भ्रखिलेखों से 
यह भी ज्ञात होता है कि उसने भ्रपने सुविस्तृत भू-भाग की शासन-व्यवस्था के 
लिए क्षत्रपों तथा महाक्षत्रपों की नियुक्ति की थी, जो कि उसके प्रतिनिधि 
रूप में पलग-पअलग क्षेत्रों का शासन करते थे । वनस्पर भ्रौर खरफपलान ऐसे 
ही क्षत्रप तथा महाक्षत्रप थे । 

इन झाधारो पर कहा जा सकता है कि कनिष्क ने उत्तर में कापिश से 
उत्तर-पूर्व मे सारनाथ तक भौर पश्चिम में कश्मीर से मध्यमारत (विदिशा) 
तक के विस्तृत भू-माग पर शासन किया । उसकी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) 
थी। सम्राट कनिष्क कुशल शासक होने के साथ-साथ घाभिक सहिष्णु, 
विद्याप्रेमी और स्वयमेव विद्वान था। भारत की धर्मप्राण जनता का विश्वास 
प्राप्त करने के लिए उसने भ्ौर उसके पूर्वजों ते सर्व प्रथम श्रपना मारतीयकरण 
किया । उसने अपने पितामह कुजूल कडफिसेस के श्रनुकरण पर लोकोपकारी 
बौद्धघर्म को वरण किया। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि कनिष्क ने 
पाटलिपुत्र पर भ्राक्मण करके वहाँ से वह्‌ प्रश्वधोष नामक एक बोद्ध कवि एवं 
दाशेनिक को साथ ले श्राया था। उसी के प्रभाव से कनिष्क ने बौद्धधर्म को 
ग्रहण किया । बौद्ध होने पर मी भारत की विभिन्न धर्मानुयायी जनता के प्रति 
बह भ्रन्त तक उदार झशौर सहिष्णु बना रहा । उसके शासन मे सभी धर्मों की 
समान उच्चति हुई । उसके सिक्‍को पर उत्कीणित ब्राह्मण, बौद्ध, इरानी, यूनानी, 
रोमन और सुमेरियाई भादि विभिन्न धर्मानुधायी समाज के देवी-देवताओं तथा 
महापुरुषो की भाकृतियाँ उसके घारभिक समन्वय भौर महामानवतावादी विचारों 
के प्रतीक हैं 

कनिष्क के अभिलेखो से उसकी शासन-व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश पड़ता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शुंग-सातवाहनों की परम्परानुसार शासन 
की छोटो इकाई ग्रास्य स्तर पर निर्धारित की थी, जिसकी व्यवस्था के लिए 
'ग्रामिक' नियुक्त होता था। सम्भवंतः उसने कौटिल्य द्वारा निर्धारित समाज 
व्यवस्था के अनुसार अपने शासन की उत्तरोत्तर सीमाएँ स्थिर की थी । 


368 भारतीय संस्छृति झोर कला 


कुमिष्क के शासनकाल के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नही हैं। विभिन्न 
विद्वानों ने 58 ई० पूर्वे से लेकर 278 ई० तक झनेक तिथियों में कनिष्क का 
स्थितिकाल निर्धारित किया है (जे० प्रार० ए० एस० 93, 94; इंडियन 
हिस्टारिकल बवार्टर्ली, खण्ड 5, 929, पृ० 49-80) । कुछ इतिहासकारों का 
मत है कि कनिष्क कुजूल श्र वीम का पूर्ववर्ती था (फ्लीट--जे० झ्रार० ए० 
एस०, !903)॥ किन्तु नयी खोजों के भ्रनुसार कुजूल-वीम-कनिष्क-वसिष्क- 
हुविष्क भौर वासुदेव कुषाण साम्राज्य के क्रमशः उत्तराधिकारी हुए । 

उत्तरी भारत में जिस शक सम्बत्‌ का श्राज भी प्रचलन है, इतिहासकार 
उसको कनिष्क द्वारा स्थापित मानते हैं (त्रिपाठी--प्राचीन भारत का इतिहास, 
पृ० 7-26) । शक-सम्बत्‌ झोर ईसवी सन्‌ में 78 वर्षों का भ्रन्तर है । इस 
दृष्टि से कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ई० में सिद्ध होता है। चीनी यात्री 
हैन-त्सांग ने अपने यात्रावृतान्त मे लिखा है कि कनिष्क बुद्ध-निर्वाण के चार 
सौ वर्ष पश्चात्‌ सिहासनारूढ हुआ भ्रोर समस्त जम्बूद्वीप का स्वामी बना । 
उसने भारत के बृहद भू-माग पर लगभग 23 वर्षों, श्र्थात्‌ )0 ई० तक शासन 
किया । झ्तीत के लगभग दो हजार वर्षों के साहित्य, समाज श्रौर शासन 
पर इस शक सम्बत्‌ का व्यापक प्रमाव रहा। उसे भारतीय ज्योतिषिदो ने 
मान्यता प्रदान की और परवर्ती श्रनेक शासकों ने उसका प्रयोग किया। 
सस्क्षत, प्राकृत, भ्रपश्नंश तथा भ्रन्यान्य भाषाओ्रों मे लिपिबद्ध हस्तलेखों के 
लिपिकारो एवं प्रतिलिपिकारों ने भी शक सम्बत्‌ का प्रयोगकर उसकी पूर्वागत 
मान्यता एवं उपयोगिता को सिद्ध किया | भ्राधुनिक भारत ने उसी को राष्ट्रीय 
सम्बत्‌ का सम्मान देकर वस्तुतः कनिष्क के उदार, सहिष्णु एवं महामानवतावादी 
सिद्धान्तो की पुनः प्रतिष्ठा को है । 


भारत के भ्रतिरिक्त समस्त एशिया के इतिहास मे कनिष्क का व्यक्तित्व 
समाहित हुप्ला दिखायी देता है। बौद्ध कुमारलाल कृत गद्य-पद्ममय खण्डित 
संग्रह 'कल्पना मण्डितक' से ज्ञात होता है कि भारत विजय के पश्चात्‌ कनिष्क ने 
मध्य एशिया मे खोतान पर विजय प्राप्त की श्र वहाँ भी शासन किया था । 
खोतान के भ्रतिरिक्त यारकन्द भ्रौर कासगर नगरो पर भी उसका अ्रधिकार 
रहा । रोमको, हुणो श्रौर पाथियाइयों को पराजितकर उसने चीनी तुकिस्तान 
तथा मध्य एशिया तक अपनी सीमाभों को बढ़ाया । उसी के प्रभाव से उन देशो 
में महायान बौद्धधर्म का प्रवेश श्रौर उसके कल्याणकारी सन्देशों को लेकर बौद्ध 
भिक्षुप्रों का भारत तथा मध्य एशिया में निरन्तर गमनागमन होता रहा, जिसके 


कुषाण युग 969 


फलस्वरूप धर्में के भ्रतिरिक्‍त साहित्य का भी भादान-प्रदान हुप्ला । खोतान में 
उपलब्ध बौद्धकवि प्रश्वधोष के 'सारिपुत्र प्रकरण' भौर चीनी तुकिस्तान में प्राप्त 
खरोष्ठी लिपि के राजपत्र इसी आदान-प्रदात और कनिष्क के साम्राज्य-विस्तार 
के प्रमाण हैं । 


कनि्क के सम्बन्ध में ऊपर कहा गया है कि वह स्वयमेव विद्वान शोर 
विद्याप्रेमी था । ज्ञानार्जन में उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जिसके फलस्वरूप 
उसने प्रपने युग के सर्वोच्च विद्वानों को अपने यहाँ प्रश्रय दिया हुआ था । इस 
प्रकार के विद्वानों, कवियों तथा दार्शनिकों में भ्रश्वघोष, चरक, नायग्रार्जुन, 
झारयदेव, कुमारलव्ध (कुमारलात), पाशव और वसुसित्र का नाम उल्लेखनीय है । 
इन विभिन्न विषयो के पारंगत विद्वानों के संस में रहकर उसने ज्ञान 
के विभिन्‍न पभ्रंगों का और घिशेष रूप से बौद्ध तत्त्वज्ञान का उपार्जन किया । इन 
दाशनिको, तत्त्ववेत्ताश्ो, महाकवियों, नाटककारों भ्ौर प्रदुमुत भ्रायुवेंदश विद्वानों 
ने संसक्ृत-साहित्य के विभिन्‍न प्रंगो के निर्माण-विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया श्रौर इस प्रकार उनकी प्रमर कृृतियों के रूप में प्राज भी कनिष्क की 
कीतिकथा लोक मे जीवित है। 


कनिष्क को चतुर्थ बौद्ध संगीति 


सम्राट्‌ कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्धधर्म श्रौर 
साहित्य के नवोत्थान की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों के मत 
से इस संगीति का भ्रधिवेशन जालन्धर में हुआ था; किन्तु श्रब प्राय: विद्वान्‌ 
इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि उसका प्रायोजन काश्मीर के कुण्डलवन महाविहार 
में हुआ था । बौद्धधर्म श्रोर उसकी मान्यताओं को लेकर संघ में गहरा मतभेद 
होने के कारण कनिष्क ने अपने ग्रुरु श्लाचाये पाश्वे की प्रनुमति से इस 
झ्रधिवेशन को बुलाया था। आचार वसुमित्र इस संग्रीति के श्रध्यक्ष नियुक्त 
हुए थे । किन्तु उनकी अ्ननुपस्थिति में उसका काये-संचालन प्रसिद्ध बोद्ध 
महाकवि एवं दाशेनिक विद्वान्‌ अ्रश्वघोष ते किया। छैन-त्सांग के प्रनुसार 
इस संगीति में भारत के विभिन्‍न नगरों से पांच सौ सर्वास्तिवादी बौद्ध विह्वान्‌ 
भामन्त्रित किये गये थे । इस संगीति में कनिष्क की विद्वत्समा के रत्न चरक, 
नागार्जुत और कुमारलव्ध (कुमारलात) प्रादि विद्वान भी सम्मिलित हुए थे । 
हैन-त्साँय ने भ्श्वचोष सहित उक्त तोनों विद्वानों को समकालीन बताया है 
पौर उन्हें संसार को प्रकाशित करने वाले चार सूर्य कहा है । 

49% 


870 भारतोय संश्कृति शोर कला 


इस संगीति में मारतीय बौद्ध संघ के परम्परागत मतभेदों को दूर करते के 
लिए संघ को तीन शालाभों में विभाजित किया गया, जिनके ताम थे थेरवाद 
(स्थविरवाद), सब्बात्यिवाद (सर्वास्तिवाद) और महासंधिक (महासांघिक) । 
इस महासांघिक शाखा का महायान के रूप में विकास हुआ झौर उसने - 
सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की । इस संगीति में बौद्ध त्रिपिटकों का पुनः संकलन- 
संस्करण हुप्आा भौर उन पर भाष्य लिखते का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ | ह् त-त्सांग 
ने लिखा है कि इसी संगीति मे सर्वे प्रथम दस हजार श्लोको में 'सूत्रपिटक', दस 
हजार श्लोकों में 'विनयपिटक' पश्रौर दस हजार श्लोकों में 'अमिधमंपिटक' का 
संकलन हुप्ना । इस प्रकार छह लाख साठ हजार शब्दों मे तीस हजार श्लोक 
तीन पिटकों में संकलित किये गये । ऐसा उत्तम कार्य इससे पूर्व कभी नहीं 
हुआ था । विश्व भर में इस कार्य की प्रशंसा हुई झौर त्रिपिटकों को पढने तथा 
समझने का मार्ग सुगम हुआ । 

कनिष्क की इस संगीति की उल्लेखनीय ऐतिहासिक विशेषता यह थी कि 
बौद्ध जगत्‌ में सस्क्ृत भाषा को सर्व प्रथम मान्यता प्रदान की ग्रयी। उसमे 
धर्म, संस्कृति भौर साहित्य के नवोत्यान के लिए योजनाएं बनायी गयी झ्रीर 
उन्हे कार्यान्वित किया गया । एक योजना के अनुसार बोदधम के मूल ग्रन्थों 
तथा भाष्य-भ्रन्थों पर व्यापक रूप से कार्यारम्म हुझ्ा ! इस संगीति में 
वेभाषिक सम्प्रदाय के बृहद्‌ माष्य-प्रन्थ 'विभाषाशास्त्र” को भ्रन्तिम रूप दिया 
गया । ससरुकृृत की मान्यता प्राप्त हो जाने के कारण बौद्ध न्याय के निर्माण का 
फार्य भी प्रशस्त हुआ । 

इस ऐतिहासिक संगीति में सम्राद अशोक के बौद्धादर्शों (महावाबयों) को 
जनता की जानकारी के लिए ताम्रपत्रों पर उत्कीणित कराया गया और उन्हें 
स्तूपो पर लगाया गया । 


कतिष्क की धोथी बोद्ध संगीति का सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से भी 
विशेष महत्त्व है । यद्यपि बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के लिए सम्राट भ्रशोक के 
सराहनीय प्रयासों का विशेष ऐतिहासिक महत्त्व माना जाता है श्लौर उससे पुर्व 
राजगृह तथा वेशाली मे बौद्धधम तथा बौद्धादर्शों के विवादग्रस्त प्रश्नों के 
निर्णय के लिए भ्रायोजित बौद्ध संगीतियों का नाम उल्लेखनीय है, तथापि 
सम्राट्‌ कनिष्क द्वारा भायोजित चतुर्थ एवं प्रन्तिम बौद्ध संगीति का इसलिए 
विशेष महत्त्व है कि उसके द्वारा बृहत्तर एशिया के साथ मारत के सांस्कृतिक 
सम्बन्धो को पुना स्थापना हुई। इसका श्रेय महायान सम्प्रदाय को है, जिसका 


कुवाण भ्रुग भ्त 


उदय तथा लोक-अप्रचार कनिष्क के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ । बौद्धध्म को 
इस नयी शाखा की विचारधारा को बुद्ध के महान्‌ मानवीय भावों के भ्रनुरूप 
सर्वास्तियादी नाम से कहा जाता हैं। महायान का शाब्दिक श्र्थ है 'महान्‌ 
पथ की यात्रा । यह महान्‌ पथ-यात्रा है व्यापक मानवता को मुक्ति के लिए 
सतत प्रयास, जिसके पनुसार बुद्धानुयायी भिक्षु झात्मोत्स्यगें करके समष्टि 
मंगल के लिए प्रयत्नशील रहता हुआ मार्ग को बाधाप्नो से विचलित नहीं 
होता । बौद्धानुयायी पवित्र जीवन बोधिसत्त्वों ने पीड़ित मानवता को राहुत 
पहुँचाने के लिए जो कार्य किये, वे ही महायान पन्थ हैं (भारत की संस्कृति 
झौर कला) । 


महायान की इस उदात्त एवं लोकप्रिय सुगम विचारधारा ने बौद्ध संस्कृति 
को मध्य एशिया, चीन, जापान, मंगोलिया भौर दक्षिण-पूर्व एशिया के 
फिलिपाइन द्ीप-समूहों तक प्रचारित-प्रसारित किया । इस नयी बौद्ध शाखा 
ने आगामी पाँच सौ वर्षों तक बौद्ध धर्म, दर्शन श्रौर भ्राचार को बृहुद्‌ 
जन-समाज तक पहुँचाया। बोद्ध-साहित्य के नवोस्मेष में सर्वथा नये युग का 
सूत्रपात किया । 

बौद्धधर्म श्रपने मूल रूप में नैतिक नियमों पर शभ्राघारित धर्म रहा है, 
जिसमे ईश्वर जसी किसी भी भ्रदृष्ट शक्तित को स्वीकार नही किया गया है 
शोर न ही उसमें ईश्वर को मनुष्य के भाग्य का निर्माता माना गया है। बुद्ध 
ने कम द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का सहज मार्ग बताया था। किल्तु उनके 
निर्वाण के लगभग तीन-चार शती बाद बौद्धों के एक वर्ग ने बुद्ध को मनुष्य के 
भाग्य का शासक ध्ौर वरदान देने वाला बताया । बौद्धों के इस दृष्टिकोण में 
राष्ट्र-व्याप्त वासुदेव भक्ति के भ्रात्मसमपंण की भावना निहित थी। उसको 
प्रबल एवं प्रमावशाली रूप में जन-जीवन में उताने का श्रेय कनिष्क को है । 
कनिष्फ द्वारा संरक्षित एवं प्रचारित महायान की लोकमान्यता के कारण बौद्ध 
धर्म भक्ति पर भ्राधारित धमें बन गया भ्ौौर मुक्ति का स्थान भक्ति एवं 
मावनामय प्रार्थना ने ले लिया । महायान को हिन्दूधर्म के भक्तिमार्ग से 
प्रायोजितकर कनिष्क ने बोद्धधर्म को इतना सहज, सुलम भोर उदार बनाया कि 
न केवल भारत में, श्रपितु समस्त मध्य एशिया की जनता ते उसको वरण किया। 
ग़ारभार शेली का चरमोह्कर्ष 

सआद कनिष्क एक सुशासक, सहिष्णु भौर विद्यानुरागी होने के साथ-साथ 
झतन्य कलाप्रेमी भी था । उसके शासनकाल में गन्धार कला अपने चरमोत्कर्ष 


872 भारतीय संस्कृति झोौर कला 


को भ्राप्त हुई, जिसके उदाहरण उसके भव्य स्तूपों और विशाल नवनिर्भित 
नयरीं के रूप में प्रकाश में झ्ाये । नये तगरों के निर्माण में कनिष्क की विशेष 
प्रभिरचि थी । कनिष्केपुर (कनिसपोर) नाम से उसने एक मब्य एवं विशाल 
नगर का निर्माण कराया था। इतिहासकार कल्हण ने लिखा है कि राजा 
प्रश्नोक के वंश में क्रमशः जालौक, दामोदर, हुष्क झोर कनिष्क शासक हुए । 
प्रन्तिम तीन शासकों ने प्रपने-पपने नाम से क्रमशः हुष्कपुर, जुष्कपुर भौर 
कनिष्कपुर नामक तीन तगरो का निर्माण कराया' (राजतरंगिणी १।१६८-७०)। 
अपने साम्राज्य के विभिन्न अंचलो में उसने ज्ञान तथा उपासना के उद्देश्य से 
नेक बोद्ध विहारो एबं मठो का निर्माण कराया । भ्रपनी राजधानी पुरषपुर 
(पेशावर) भें उसने भ्रगिशन नामक एक ग्रीक शिल्पी द्वारा झनुपम एवं श्रपूर्व 
काष्ठस्तम्म का निर्माण कराया था । (स्टेनकोनो--को प्से इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, 
खण्ड 2, भाग ।, सं० 72, पृ० 37)। ग्ान्धार-शिल्प का यह सर्वोच्च 
उदाहरण था । परवर्ती इतिहासकारों ने उसको धर्म तथा कला का सगम बता 
कर उसकी भूरि-भूरि प्रशसा की है । 
मानव मन के द्वेषों, वेमनस्पो श्रौर संघर्षों को उपशमित करने के उद्देश्य से 
एक श्रोर तो उसने महायान के मानवतावादी झ्रादर्शों को अपने स्तृपों पर 
उत्कीणित कराया और दूसरी शोर कला की भावधारा से जनता की मलिनताश्ों 
को धो डाला । मानव मन मे समता, सद्भाव श्र बन्धुत्व की भावना को 
उजागर करने के उद्देश्य से उसने कला की उन्नति पर विशेष बल दिया । भ्रपनी 
चौथी बोद्ध संगीति में उसने परम्परागत बौद्धधर्म की कलाविरोधी निषेधाज्ञाश्रों 
पर पुनविचार करने का प्रस्ताव रशख्ला श्रौर उसको पारित कराया । कला के 
पुनरुद्धारक के रूप में उसकी तुलना फारस के श्रब्बासी शासकों से की 
जा सकती है । 
कनिष्क की चिरस्मरणीय देन गान्धार शैली है। गान्धार शैली का 
निर्माण क्षेत्र पेशावर (पुरुषपुर), चारसह्ा (पुष्कलावती), हजारा, रावलपिण्डी 
और तक्षशिला का विस्तृत भु-्माग था । यही तत्कालीन गान्धार देश था, जो 
कि पहले मौयें साम्राज्य का श्रंग रहा भ्रौर तदनन्तर बासुत्री के ग्रीक (यूनानी), 
शक भौर उसके बाद उस पर कुषाणों का भ्रधििपत्य हुआ । शक भौर कुषाण, 
ईरानियों, यूनानियों, रोमकों तथा भारतीयों के ऋणी थे । गान्धार पर कुषाणों 
का भ्रधिपत्य ई० पृर्व प्रथम सदी से पाँचवीं सदी तक बना रहा । 
ग़ान्धार शैली में ब्रुद्धविग्रह' के झंकन का सर्व प्रथम दशन हुआ, जिसका 
प्रभाव भ्रफगानिस्तान, मध्य एशिया, जावा, चीन झौर एशिया के प्रन्य देशों 


हुपाण बुध 878 
पर परिलक्षित हुआ । गान्धार शैली में बुद्मूतियों के साथ-साथ बोधिसत्त्वों की 
मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, जिनमें अवलोकितेश्वर, मंजुश्री भोर मेत्रेय की 
झ्राकृतियाँ मुख्य हैं। बुद्ध की जीवनी से सम्बद्ध श्यामजातक, छन्दजातक, 
दीपकजातक, वेसस्तरजातक, सिविजातक, ऋष्यप्यृंगजातक शौर दिव्यावदान 
के प्राधार पर निर्मित गान्धार गूर्तियाँ भ्रपने क्षेत्र की न केवल प्रथम 
उपलब्धियों में से हैं, भपितु शिल्प-सौन्दर्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट हैं । गौतम 
शाक्यमुनि के जन्म से परिनिर्वाण तक की विभिन्न भाव-मंगिमापों एवं स्थितियों 
से सम्बद्ध मृतियाँ गान्धार शेली की सर्वोत्तम उपलब्धियाँ हैं । 


गन्धार प्रपने समय सारतोय कला का प्रमुख केन्द्र रहा है। तिव्यती 
ग्रनुवाद के रूप में सुरक्षित 'घित्रलक्षण” नामक ग्रन्थ के निर्माता नग्नजितृ गन्धार 
का शासक झ्लौर भारत का प्रथम चित्राचायं था। उसके “चित्रलक्षण” के 
विधानों का प्रमाव गान्धार शेली पर भी परिलक्षित हुआा। गान्धार शैली 
के माध्यम से मध्य एशिया की कला पर भारतीय प्रभाव व्याप्त हुआ । 
कुषाणयुगीन कला के इतिहास की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि हिन्दू- 
प्रीक युग (200 ई० पूर्व) में जिस गरान्धार शली का उदय हुझा था, उसमें 
विदेशी (ग्रीक) प्रभाव की मात्रा ग्रधिक थी। कनिध्कः के समय महायान के 
संयोग से गान्धार शेली विशुद्ध मारतीयता में परिवर्तित हुई भोर गन्धार से 
लेकर मथुरा तक के विस्तृत भू-माग में उसका व्यापक प्रचार हुआ । कुषाण 
कालीन भारत मे बौद्धकला के तीन प्रमुख केन्द्र थे--कापिश, गन्धार श्रौर 
मथुरा । इन तीनों केन्द्रो पर अनेक बोद्ध बिहारों, स्तूपों की स्थापना हुई 
झोर बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों की बहुसंख्यक भव्य मृर्तियों का निर्माण हुआ । इन 
तीनों केन्द्रों पर निर्भित बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
मथुरा-केन्द्र की मूर्तियों के सम्बन्ध में द्रष्टव्य है. कि उनकी प्रंकन-विधि रोमन 
तथा हेलेनीय शैली की न होकर विशुद्ध भारतीय भादश्शों पर थी । इन्हीं बुद्ध 
मूर्तियों के बाद मथुरा-केन्द्र के मूति-निर्माण का स्वर्णयुग भारम्म हुआ, जिसके 
शिल्प संविधान का प्रभाव समस्त उत्तर मारत की मूततिकला पर 
परिलक्षित हुमा । 


कुबाण युग में कला की इस व्यापकता एवं लोकप्रियता का एकमात्र कारण 
था महायान का उदय । महायान के प्रभाव से बौद्धानुयायी जनता का बुद्धपूजा 
के प्रति भ्रनुराग बढ़ा झौर उसके फलस्वरूप गान्धार कला में शाक्यमुनि औौर 
उनके पृ्वेजन्म के सात बुद्धाववारों तथा अवलोकितेश्वर, मंजुश्नी, वत्यपाणि 


574 | भारतीय संत्कृति प्रोर कला 


झौर मेत्रेय भादि बोधिसरव व्यापक रूप से प्रतिमाओों में उभारे गये। कनिष्क 
द्वारा संरक्षित एवं प्रोत्साहित गान्धार कला भारत में उत्तरोत्तर नये शिल्प 
झौर सुरुचिपूर्ण प्रतिमानों का भ्रभिव्यंजत करती हुई बाद की भ्रनेक शर्तियों 
तक निरन्तर फलती-फूलती रही । 


नापाजुन 


भारतीय दर्शन के इतिहास में नागार्जुन को श्रद्वितीय बौद्ध दार्शनिक के 
रूप में सम्मानित स्थान प्राप्त है। वे रासायनिक श्ौर तन्त्रवेत्ता मी भे । इस 
सम्बन्ध में निश्चित खूप से कुछ नही कहा जा सकता है। कुमारजीव लिखित 
नागार्जुन की जीवनी से ज्ञात होता है कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे भौर 
दक्षिण कोसल या प्राचीन विदर्भ (बरार) उनकी जन्म भूमि थी । 


बाण ने 'हष॑चरित' में तागार्जुन को समुद्राधिपत्ति सातवाहन नरेश का मित्र 
बताया गया है। इस दृष्टि से विद्वानों ने उन्हें गौतमीपुत्र यज्ञश्नी सातकणि 
(56-9 ई०) का समकालीन माना है । श्रपने 'सुहल्लेख' को उन्होंने एक 
पत्र के रूप में प्रपने मित्र यज्ञश्नी सातकरणि को लिखा था। ईत्सिंग का कहना 
है कि नीति और सदाचार विषयक उच्च कोटि की ,इस रचना को तत्कालीन 
भारत में बालकों तथा वयस्कों को कण्ठस्थ कराया जाता था । 


इस दृष्टिट से भ्रधिक सम्मव यह जान पड़ता है कि कुषाणों के सारत से 
चले जाने के बाद नागार्जुन ने दक्षिण के सातवाहन साम्राज्य से सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था। कुमारजीव के भनुसार नागार्जुन का श्रधिक समय 
श्रीपर्वत ( गुंटर जिला स्थित नागार्जुनीकोण्डा) में व्यतीत हुआ । इसलिए 
बहुत सम्भव है कि कुषाण और यज्ञश्री सातकाण, दोनो शासकों से उनका 
सम्बन्ध बना रहा हो । वे कनिष्क की राज्यसभा में सम्मानित रहकर तदनन्तर 
सम्मवत: नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रधान नियुक्त हुए । 


नाग्रार्जुत बौद्धधर्म तथा दर्शन के जितने विश्यात एवं विलक्षण 
विद्वान्‌ थे, वेदों और ब्राह्मण दर्शनों में भी उनका उतना ही भ्रधिकार था । 
उन्होने शुन्पवाद (निर्वाण) का जिस सूक्ष्मता से निदर्शन किया है, उससे उनकी 
उच्च सौलिक गरिमा का सहज ही में पता चलता है। उन्होने भ्रपने शुन्यवाद 
की प्रस्थापना करते हुए विचारों की एक सर्वथा नयी दिशा का उद्घाटन किया, 
जिसके कारण उनको विश्व के मह्दान्‌ दाशंनिकों में स्थान दिया गया। 


कुषाण युग 375 


उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं-'माष्यमिकशास्त्र', 'दशभूमि विभावाशास्त्र', 
शतसाहख्िका प्रश्नापारमिता', “विग्रह्यावतिनी'र, “्रतीत्यसमुत्पादहृदय, 
“शन्यतासप्तति! भौर 'सुहल्लेख' ध्ादि । इन स्रन्धों में 'माष्यसिकशास्त्र' शौर 
“विग्रहुव्यावर्तिनी' ही झपने मूल रूप संस्कृत में उपलब्ध हैं। शेष तिब्बती एवं 
चीनी अनुवादों के रूप में सुरक्षित हैं । 

नागार्जुन का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि उन्तकी कृतियों के 
माध्यम से ज्ञान सन्दीप्त मारतीय संस्कृति के विश्वजनीन श्रादर्श तिब्बत, चीन, 
मंगोलिया श्रादि देशों को प्रसारित हुए, भोर जिनकी जड़ें इतनी गहरी जम 
गयी कि बाद की कई सदियों तक नागाजुत को भारत का पर्याय 
मानकर सम्पूजित किया गया । 


खश्फ 


सम्राट कनिष्क के विद्याप्रेम और उनकी समा का देदीप्यमान रत्न 
गन्धारवासी आचार्य चरक श्रायुवेंदशास्त्र के प्रमुख प्रवर्तको में से एक थे। 
श्राचार्य भ्रग्निवेश से उन्हें झ्ायुवेदशास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था शौर इसी 
प्राप्त-ज्ञान को उन्होंने 'चरकसंहिता' के नाम से सर्वे प्रथम ग्रन्थ रूप में निबद्ध 
किया । यह संहिता-प्रन्थ एक प्रकार से भारतीय झ्ायुर्वेदशास्त्र का विश्वकोश 
है, जिसमे भृगु, च्यवन, घन्वन्तरि, भ्ाश्रेय पुन्वेसु, सुश्रुत भौर वाग्मठ झादि 
पुरातन झ्ायुविज्ञान के प्रवर्तेक भ्राचार्यों द्वारा परम्परा से उपदिष्ट ज्ञान को 
उपनिबद्ध किया गया है । 


मारतीय झायुर्वेद विशान का यह सर्व प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ न केवल 
भारतीयों की उच्च मेधा का द्योतक है, भ्रपितु यूनान भर ईराक झ्ादि 
पश्चिमी देशो के भायुवदज्ञों की प्रेरणा का भी ज्रोत रहा है। 'चरकसंहिता' 
का एक श्रनुवाद भ्ररबी में 800 ई० के लगभग हुआ झौर इससे भी पूर्व उसका 
एक भ्रन्य भ्रनुवाद फारसी में हो चुका था । 


कुमारलात 


बौद्धाचार्य कुमारलात या कुमारलब्ध सम्राट्‌ कनिष्क के धम-समन्वय के 
ज्वलन्त प्रतीक थे । तत्कालीन बौद्ध जगत्‌ में उनका अपना विशिष्ट स्थान था । 
बुद्ध ने शील, समाधि श्र भ्रज्ञा द्वारा मन को पवित्र करने, भ्रच्छी बातों का 
संग्रह करने भौर पापों से पृथक्‌ रहने पर विशेष बल दिया है। उनका यह 
मी कहना था कि ऐहिक पदार्थों की निःसारता, भनित्यता हौर दुःख से मुक्ति 


876 भारतोय धंस्कृति शौर कला 


प्राप्त करने के लिए छह चेतनाओों तथा बारह धायतनों से बनी हुई प्रठारह 
विध धातुप्नों का ज्ञान प्राप्त करता आझावश्यक है। सम्राद प्रशोक द्वारा 
झ्रायोजित 'पाटलिपून्र की संगीति' में बुद्ध के उक्त विचारों को सँद्धान्तिक रूप 
दिया जा चुका था | उसके परिणामस्वरूप कनिष्क की सगोति में परम्परागत 
स्थविरवादियों का सौत्रान्तिक और वेमभाषिक इन दो वर्गों में विभाजन हुश्ा, 
जिनकी दार्शनिक विचारधारा सर्वास्तिवादी थी । कुमारलात सौत्रान्तिक मत 
के स्व प्रथम सर्वास्तिवादी झाचायें थे, जिनके प्रभाव से तत्कालीन शिक्षित 
, समाज प्रभावित था । 


जातकों एवं श्वदानों का एक गद्य-पद्य-मिश्रित संग्रह 'सूत्रालंकार' या 
'कल्पनामण्डितक' के नाम से खण्डित रूप में उपलब्ध है, जिसको लूड्स ने 
कुमारलात की कृति बताया है । बौद्ध धर्मं-दर्शश की इस सरल एवं सुगम कति 
का न केवल भारत, भ्रपितु मध्य एशिया के बौद्धानुरागी समाज पर गहरा एवं 
चिरन्तन प्रभाव रहा । उसका एक चीनी भनुवाद भिक्षु कुमारजीव ने 405 ई० 
में किया था । मध्य एशिया के भ्रन्य देशों में मी उसकी भ्रनूदित हस्तलिखित 
प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। इस जीवन्मुक्त ज्ञानमना विद्वान्‌ ने कनिष्क के बौद्धादर्शों 
को लोकप्रिय बनाने में श्रपना विशेष योगदान किया । 


प्रायंदेव 


सम्जाट कनिष्क की विद्वत्सभा के विद्वानों मे श्रायंदेव का भी एक नाम है | 
उतका जन्म यद्यपि सिंहल (श्रीलंका) मे हुआ था; किन्तु बौद्ध धर्मानुराग 
उन्हें बुद्ध की जन्ममूमि भारत ले भ्राया था | वे माध्यमिक पनन्‍्थ के शप्रनुयायी 
थे। प्राचाय॑ नागार्जुन के प्रमुख शिष्यों में उनकी गणना थी और श्रपने समय 
के प्रसिद्ध विद्वानों में उनका नाम था। शान्तिदेव, शान्तरक्षित भौर कमलशील 
जैसे प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता एवं धर्मोपदेशक उनके कुलिक थे । भ्राचार्य नागार्जुन के 
बाद वे श्रपने बहुमुखी पाण्डित्य के कारण नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रधान 
नियुक्त हुए । 

उनकी क्ृतियों के नाम हैं 'चतुःशास्त्र' श्रौर द्वादशनिकायशास्त्र' | उनमें 
धोद्धधर्म की महायान शाखा की महानताझों का सम्यक्‌ दिग्दर्शन हुआ है। 
माध्यमिक भ्रमघाट' नामक ग्रन्थ का रचयिता भी उन्हें ही बताया जाता 
है । इस ग्रन्थ का प्रनुवाद दीपंकर श्रीज्ञान ने तिब्बती में किया था और अपने 
भूल रूप में वह तिब्बती में ही उपलब्ध हुआ । 


कुषधाण युग 877 
कनिष्क के सांस्कृतिक समस्वय का दीपक--अश्वघोष 


सम्राट्‌ कनिष्क द्वारा कुण्डलबन विहार में प्रायोजित चौथी बौद्ध परिषद्‌ 
की उपलब्धि मानवतावादी महायान धर्म की प्रतिष्ठा थी । इस नयी धर्मशाखा 
को सर्व प्रथम ग्रन्थ रूप में निबद्ध करने का श्रेय भ्श्वघोष को है। जिस प्रकार मौर्य 
साम्राज्य का प्रकाश-स्तम्म कौटिल्य का भअरथंशास्त्र” झौर शुंगों के सांस्कृतिक 
नवजागरण का प्रतीक पतंजलि का “महाभाष्य” तथा शुद्रक का 'मृच्छुकटिक' 
रहा है, उसी प्रकार कुषाणों के सांस्कृतिक समस्वय का दीपक अश्वधोष और 
उसका #तित्व रहा है। भ्रश्वधोष का व्यक्तित्व बहुमुखी था | वह महाक वि, 
नाटककार, ताकिक झौर तत्त्ववेत्ता था। भारत का वह सर्वश्रेष्ठ कवि और 
नाटककार था । उसका जीवन भ्रपने-ध्राप में तत्कालीन इतिहास का एक ऐसा , 
सुनहरा शभ्रध्याय है, जिसमें बौद्धधर्म, बोद्धदर्शन तथा बौद्धकला भौर 
कुृषाणकालीन समाज एवं शासन की समग्रता का एक साथ दर्शन होता है । 
उसकी कृतियों में तत्कालीन भारत के लोक-जीवन का भी सजीव एवं माभिक 
चित्रण हुआा है । 

अश्वघोष की जीवनी पौर कतियों को सुरक्षित रखने का एकमात्र श्रेय 
तिब्बत, चीन तथा खोतान प्रादि बौद्ध देशों को है। भश्वधोष उनका दत्त क 
बोद्धनाम है। कहा जाता है कि एक दिन जब वे धर्मोपदेश कर रहे थे तो 
उनकी मधुर वाणी पर मुग्ध होकर भूखे घोड़े प्रपना दाना-पानी छोड़कर 
भ्राष्यात्मिक उल्लास में हिनहिनाने लगे। तभी से लोगों ने उनको “भ्रश्वघोष' 
इस नये नाम से कहना भारम्भ कर दिया। इस तिव्बती श्रनुश्नुति में उनकी 
मतोमुस्धकारी वाणी का वर्णन निरथेक एवं कल्पित नहीं है। उनकी तिब्बती 
जीवनी से ज्ञात होता है कि वे प्रच्छे सगीतज्ञ थे और अनेक गायक-गाथिकाओओरों 
के साथ बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के लिए घूम-घूम कर वैराग्य के गीत गायन 
करते थे । उन्होंने 'रसतवर” नामक एक वाद्ययन्त्र का भी निर्माण किया था । 
उनकी वाणी को सुनकर जनता इतनी मुग्ध हो जाती थी कि सहज ही उनका 
अनुगमन करने लगती थी । लगभग सात सौ वर्ष बाद भारत भ्रमण के लिए झाये 
चीनी यात्री ईत्सिंग ने लिखा है कि बौद्ध विहारों में श्रश्वघोष के गीत नियमित 
पारायण का महत्त्व प्राप्त कर चुके थे और उनका संगायन होता था। उनको 
देवताशो की भाँति पूजा जाता था । 

प्रश्वधोष के जन्मस्थान के सम्बन्ध में सुनिश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं 
है; किन्तु विद्वानों की धारणा है कि वे या तो श्रयोध्या के निवासी थे प्रथवा 


378 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


पाटलिपुत्र के । शुंग साम्राज्य के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र के शासन-काल 
(200 ई० पूर्व) में उच्चकुलीन पुरोहितों का एक वर्य बाहर से आकर साकेत 
(झयोध्या) में बस गया था, जिसमें पृष्यमिनत्र के पुरोहित महाभाष्यकार 
पतंजलि का परिवार भी सम्मिलित था। इसी पुरोहित-कुल में प्रश्वघोष का 
जन्म हुभा । 


सर्वास्तिवादी बौद्धाचार्य पाश्वे से अ्रश्वधोष को भिक्षुपद की उपसम्पदा 
प्राप्त हुई थी । पाठलिपुत्र के भ्रशोकाराम मे रहकर दस वर्ष तक उसने बोद्ध 
घमं, बौद्ध दर्शन तथा यवन दर्शन का विधिवत्‌ अ्रष्ययन किया था | जब 
पाटलिपुत्र में भ्रश्वघोष प्रौद़ ज्ञानी के रूप में मह!पण्डित एवं महावा दित्‌ जैसी 
सर्वोच्च सम्मानित उपाधियों से समाज में विश्वुत हो चुका था, तभी सम्राद्‌ 
” क्निष्क पूर्व दिशा से भ्रपत्ती विजय घ्वजा को फहराता हुप्ना पाटलिपुन्र तक भरा 
पहुँचा । कतिषक के इस अभियान का उद्देश्य रक्तरजित युद्धलिप्सा न होकर 
धर्म-विजय थी । इसी रूप में उसने पाटलिपुत्र पर अपनी विजय पताका 
फहरायी । मग्रध नरेश को बौद्धधर्म का श्रनुयाथी बनाकर पाटलिपुत्र की 
विजय के उपलक्ष्य में म्श्वघोष को मभेंटस्वरूप प्राप्तककर कनिष्क पेशावर लौट 
झ्राया ॥ प्रश्वघोष को उसने राजकवि श्रौर ग्रुढ के रूप मे सम्मानित किया । 


यह सच है कि निरंकुश स्वभाव के, मण्डलियो के साथ घूमने वाले ऐसे 
स्वतन्त्र, स्वाभिमानी व्यक्ति का राजदरबार के बन्धनो में बँधकर नियन्त्रित 
हो जाना निश्चित ही भ्राश्वयंजनक लगता है; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसकी लोकप्रियता भ्रौर भ्रसहज विद्वत्ता से प्रभावित होकर कनिष्क ने उसको 
किसी प्रकार अश्रपने यहाँ रहने के लिए राजी कर लिया होगा । 


प्रपनी युवावस्था में ही भ्रश्वधोष समाज में, विशेष रूप से युवक समाज 
में, श्ंगारप्रधान कविताग्रो का ग्रायक, संगीतज्ञ, अभिनेता, नाटककार श्ौर 
महाकवि के रूप में विश्वुत हो चुका था । किन्तु एक प्रौढ विद्वान्‌ होकर अब 
वह पेशाबर में सम्मानित राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था । पेशावर 
में श्राकर वहाँ शक, यवन, तु, फारसी झ्लौर भारतीय श्रादि विभिन्न धर्मों 
तथा संस्कृतियों का श्रपूर्व समन्वय देखकर कनिष्क की समदर्शिता, उदारता 
तथा निरपेक्षता से वह प्रभावित हुआ । कनिष्क के इन उच्चादर्शों को ब्रधिक 
प्रभावशाली एवं लोकप्रिय बनाने के लिए उसने अपना भरपूर योगदान 
किया होगा । 


कुषाण युग 879 


सॉाटककार 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्ववोष के समय गन्घार में जो ताटक प्रभिनीत 
होते थे, उन पर यूनानी प्रभाव था और उनकी वेशभूषा तथा तकनीकी सज्जा 
यूनानी ढंग की थी । भारत की अन्य नाटक मण्डलियो पर भी उसका प्रमाव 
था। इस परिस्थिति को देखकर श्रश्वधोष ने संस्कत-प्राकृत एवं गद्य-पद्य 
मिश्रित नाटकों की रचता की श्लौर सम्मवतः उनका प्रमिनय भी कराया । 
उनके नाटक विदेशी प्रमाव से सवेथा मुक्त थे ।। इस तरह अ्रश्वघोष ने भारत 
को भ्रपना रंगमंच दिया । उनका 'शारिपृन्रप्रकरण” जो अ्रधूरा ही उपलब्ध 
है, सम्भवत: 9 प्ंकों का प्रकरण था । उसके साथ दो पझ्मघूरे नाटक संलग्न हुए 
भी प्राप्त हुए हैं; किन्तु उनका महत्त्व शञात नही हो पाया है। 'शारिपृश्रप्रकरण' 
विशुद्ध सामाजिक प्रकरण है। रचना-विधान की दृष्टि से उसकी तुलना शुद्धक 
(छद्मनाम) के 'मृच्छकटिक' से की जा सकती है। इस प्रकरण में भी 
लुच्चे-लफगे, विट, विदूषक, बेश्या, गणिका, चोर, जुआरी, शराबी, दास-दासी 
झौर राजकुमार आदि समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि पात्र हैं। उसका नायक 
उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण श्रौर नायिका एक गणिका है, जिसको आदशे भारतीय 
नारी के रूप मे चित्रित किया गया है। कीथ ने उसको “गणिका रूपक 
(हेटेरा ड्रामा) भौर 'मृच्छकटिक” का प्रेरणास्रोत कहा है । 


प्रश्वघोष का यह प्रकरण समाज-सुधघार का एक सशक्त एवं साहसिक 
प्रयत्न है शोर उसके द्वारा सामाजिक यथार्थ को मार्भिक तथा प्रमावशाली ढंग 
पर विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। समस्त सस्कृत-साहित्य में शपने ढंग 
का वह मौलिक एवं जीवन्त प्रकरण है श्लौर प्रपने निर्माता के निर्मीक, 
समाजसुधारक क्रान्तिका री विचारों की उद्घोषणा करता है । 


वाशेनिक 


इस प्रकरण को यदि भ्रश्वघोष ने पेशावर जाने के बाद लिखा है तो 
निश्चित ही उसका उद्देश्य कनिष्क के आदर्शों को परिमण्डित करना ही था। 
अपने इस प्रकरण द्वारा ही नही, गम्मीर दार्शनिक रचना द्वारा भी उसने 
सामाजिक संकीर्णताञ्रों पर प्रहार किया है। इस दृष्टि से 'वज्जयूची' या 
वजच्छेदिका' का नाम उल्लेखनीय है। इस बौद्धदर्शन-विषयक लघु, किन्तु 
तीब्न प्रभावकारी कृति द्वारा भ्रश्वधोष ने नयी सामाजिक विचार-संहिता की 
स्थापना की है। इस कृति में उन्होंने विजातीय विवाह-सम्बन्धों को ब्राह्मणों 


380 भारतोय संस्कृति शोर कला 


के वेद-शास्त्रों दरा समथित सिद्ध किया है । इस प्रकार प्रश्वघोष ने तत्कालीन 
समाज के लिए सदाचार की नयी उदात्त पद्धति को स्थापित किया । भ्पनी 
इस क्रृति में उन्होंने बर्णमेद की तीक्न प्रालोचना की है। उसमें बौद्ध विज्ञान के 
सुक्ष्म, तकंपूर्ण एवं गम्भीर विचार प्रकट किये हैं । उसमें झ्रास्तिक और नास्तिक 
दर्शनों का विचित्र समस्वय देखने को मिलता है । 


भ्श्वधोष के व्यक्तित्व भोर कृतित्व दोनों में धमं-निरपेक्षता समाहित है । 
वे बौद्धघर्म के समी पन्‍्थों एवं मतों के उच्च मानवोपयोगी विचारों के समर्थक 
थे । “विमाषाशास्त्र' के संयोजक होने के कारण वे सर्वास्तिवादी वेभाषिक कहे 
जाते हैं। 'महायान श्रद्धोत्पादशास्त्र' के निर्माता के रूप में वे योगाचार सम्प्रदाय 
के विशानवादी दार्शनिक सिद्ध होते हैं। उनके उदार व्यक्तित्व में हीनयान 
झौर महायान दोनों का एक साथ समन्वय हुआ है; जैसा कि उनके कादव्यों में 
भी देखने को मिलता है । 
सहाकदि 

प्रश्वघोष के महाकवित्व के द्योततक उनके दो महाकाव्य हैं 'बुद्धचरित' 
झौर 'सीन्वरनन्द' | 

उनका “बुद्धचरित” तथागत बुद्ध के जीबन पर लिखा गया प्रथम और 
बृहृद्‌ महाकाव्य है। उसे 28 सर्गों की कृति बताया जाता है। सम्प्रति उसके 
]7 सर्गे ही उपलब्ध हैं, जिनमें से !4 सर्ग के उपरान्त शोष प्रक्षिप्त बताये जाते 
हैं । इस महाकाध्य की रचना यद्यपि “रामायण” की शैली पर की गयी है; 
किन्तु श्रपनी सगीतात्मकता एवं. लयता के कारण उसको लोक में भ्रधिक सम्मान 
प्राप्त हुआ है। व्यास, वाल्मीकि की परम्परा में श्रश्वघोष ने भी भ्रपने 
चरितनायक तथागत बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में निरूपित किया है। राम 
की भाँति गौतम भी एक कपालु पिता, परोपकारी, शरणागतो के दुःखह॒र्ता भौर 
करुणा-दया-ममता-श्रद्धा श्रादि के भावों से भ्रापूरित लोकहितकारी महापुरुष 
हैं। श्रपनी इस महान्‌ कृति में भ्रश्वधोष ने काव्य-सौन्दयं की रक्षा करते हुए 
बुद्ध के चरित्र की जन-मंगलकारी लोकदृष्टि का सफल चित्रण किया है । 
उसमें परम दुःख को परम सुख में परिवर्तित कर देने वाले बुद्ध के विचारों 
को इतने सहज, हृदयग्राही एवं मार्मिकता से संजोया है कि वह मारतीय जनता 
की श्रद्धा एव पूजा की वस्तु बन गयी। इस महाकाव्य की रचना का उद्देश्य 
बौठ्घरम को लोकप्रिय बनाना तथा ससकृत काव्य के क्षेत्र मे इस नयी परम्परा 
के लिए कवियों को प्रेरिह्र एवं प्रभावित करना था। 


कुबाजण बुध ह 58] 


अश्वधोष का दूसरा महाकाव्य 'सौन्दरनन्द” 8 सर्गों की कृति है। यह 
महाकाव्य भी यद्यपि बौद्ध विचारों की लोकहितकारी दृष्टि से परिमण्डित है, 
तथापि महाकवि के श्रन्तराल में निहित गहन काव्यात्मक अनुभूति की 
भभमिव्यंजना करना ही उसका भ्रमुख लक्ष्य प्रतीत होता है । महाकाव्य के समी क्षक 
एवं प्रशंसक विद्वानों का कहना है कि उसमें महाकवि ने परोक्ष रूप से 
झ्रात्मचरित को ही गुम्फित किया है श्र यही कारण है कि उनमे इतनी भ्रधिक 
विमुर्ध कर देने वाली काव्यात्मक भनुभूति के दर्शन होते हैं। भ्रश्वधोष के 
भिक्षुमय जीवन के अ्रन्तराल में सौन्दर्य, प्रेम, अनुराग और मोह की जो मानव 
सहज अनुभूतियाँ निहित थी श्रहेत नन्दर और भ्रनुरागमयी सुन्दरी के रूप में 
उनका खुलकर श्रभिव्यंजन हुआ है । भ्रश्ववोष के युवावस्था के वे अनुभव, 
जिनको उसने श्पने विमुक्त एवं स्वच्छन्द जीवन-काल में सगीत-नाटक के रसिक 
अपने सहुचरो के साथ अजित किया था, उनको अपने इस महाकाव्य में प्रत्यन्त 
सजीव भ्ौर सबल रूप में अ्रभिव्यक्त किया है। नन्‍द की प्रव्नज्या भ्रश्वघोष की 
प्रवश्नज्या है और उसके पूर्व के विशद भावगर्भित कथानक के उतार-चढाव 
प्रश्वघोष की प्रापबीती के मामिक, भ्रविस्मरणीय सन्दम हैं। ठीक बसी ही 
झ्रपबीती, जेसी कि महाकवि कालिदास ने सुदूर रामगिरि की पहाड़ियों पर 
जीवन-यापन करने वाले श्रमिशप्त यक्ष के माध्यम से श्रभिव्यजित की है | 
कालिदास से भ्रश्वघोष ने श्रात्माभिव्यक्ति का कवित्व-कौशल ही नहीं प्राप्त 
किया, उसको लोकोत्तर प्रेम-मावना में किस चतुराई एवं दक्षता से विलसित 
करके समष्टिमय भ्रनुभूति में परिणत किया जाता है, इसे मी ग्रहण किया और 
उसी सफलता से उसको प्रस्तुत भी किया । 

सौन्दरनन्द' के तीसरे सगे में (एलोक 74) सेवको के मुख से कुमार के 
प्रागमन का वृत्तान्त सुनकर कुमार को देखने के लिए प्रातुर नागरिकाप्रो की 
उत्सुकता, कालिदास के कुमारसम्मव की उन श्रोषधिप्रस्थ नगर निवासिनी 
दिव्य वनिताश्रो की स्थिति को चित्रित करती है, जो पाबंती को वरण वाले 
शिव के दर्शनों के लिए लालायित तन-मन की सुध विस्मृतकर गवाक्षों तथा 
छतों पर खड़ी हो जाती हैं । इसी प्रकार कुमार के लिए दर्शनोत्सुक उन ललनाझओं 
का चित्रण करते हुए भ्रश्वधोष ने लिखा है--“कुछ को शी प्रता के कारण करघनी 
खिसकने से विध्त हो रहा था; कुछ के नतयन तत्काल सोकर जागने से ब्याकुल 
थे; कुछ ने कुमार के भागमन का वृत्तान्त सुनकर जल्दी-जल्दी में प्राभूषण 
घारण किये थे; भौर कुछ कौतूहलावस्था में ऐसी खड़ी हो गयी थीं कि उन्हें 
झपने प्ंगों को भ्रावत्त करने तक की सूक न रही”--- 


$82 भसारतोय संस्कृति झोर कला 


ता; जध्तकाञुचोगुणविध्निताश्य धुप्सप्रदुद्धाकुललोलनाश्ण । 
वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणाश्य कोतृहलेमाविभूता परीयुः ॥ 
प्रपले इस महाकाव्य के कुशल कथा-शिल्प में भ्रश्वघोष को ऐसे सन्दर्भो 
को समायोजित करने की पूरी छट झोर पर्याप्त गुंजाइश थी, जिनके द्वारा वें 
स्वानुभूत तीत्र श्रनुभूतियों को अ्रभिव्यक्त कर सकते थे । महाकाव्य के पाँचवें 
से (श्लोक 49) मे उसने एक ऐसी स्त्री के शरीरिक सौन्दर्य का बहुत ही 
हृदयस्पर्शी वर्णन किया है, जो वेसुधावस्था में सोयी हुई कवि को हठात्‌ प्रपनी 
भोर झ्राकधित कर लेती है। किन्तु इस श्यूगार-वर्णन में काव्यात्मक सौष्ठव 
के साथ ही मर्यादा का भी सुन्दर निर्वाह हुआ है । कवि कहता है “एक प्रन्य 
स्‍त्री हाथ में बॉसुरी लिए थी। उसके स्तन से शुभ्र वस्त्र खिसके गया था। 
इस श्रवस्था में सोयी हुई वह ऐसी लग रही थी, जसे भ्रमर-पक्ति से सेवित 
दण्डयुक्त कमल वाली जलफ़ेन की उज्ज्वलता से हरुती हुई तदी हो”--- 
विवभो करलग्नवेणुरन्या स्तवविल्लस्तासितांशुका शयाना । 
ऋजुषटपदपंक्तिजुष्टपद्सा जलफेनप्रहुत्तरा नदीब 0 
ये भ्रनुभूतियाँ वस्तुत: एक ऐसे श्यंगार-प्रेम-रसिक व्यक्ति की ही हो सकती 
हैं, जो एक कवि-हृदय के होने के साथ-साथ एक ऐसा भानव भी है, जिससे 
युवावस्था की मनोरमता को पूरी स्वच्छन्दता से बिताया और उसका खुलकर 
उपभोग किया। 
महाकाव्य के ग्यारहवे सर्ग मे स्वर्ग की सम्पदाशों श्रौर सम्पूर्ण प्रभिलाषाभो 
के स्वेच्छित सुलभता के बावजूद नन्‍्द भ्रपने पत्नी-वियोग को नही भुला पाता 
प्रौर उसका प्रेमी मन स्वर्ग की भ्रप्सराश्रों को देखकर सयम खो बेंठता है। 
प्रश्नज्या की विज्वेष्णा में भटकता हुप्ला युवामन नन्‍्द एक प्रथाहू, भ्रपरिसमाधप्य 
बेचेनी से उद्वेलित है। भ्रपने कामुक मन की जगर-हँसाई को भी वह भ्रनदेखी 
एवं उपेक्षित कर देता है। एक मातव के लिए यह अ्रसहज और भस्वाभाविक 
नही है श्ौर इस सर्वथा सहज एवं सम्भव स्थिति के ताने-बाने मे भ्रश्वघोष ने 
मानव घरा पर प्रवस्थित ननन्‍्द के मन को बुरी तरह उलझा दिया है । 
इस प्रकार 'सोन्दरनन्द' की रचना का उद्देश्य महाक॒वि की घोषणा के 
अनुसार उसके स्वान्त: सुखाय से सम्बद्ध न होकर भी वह सांसबरिक विषयभोगों 
की प्रनिवायेता को अस्वीकार न कर सका प्रौर तब चौदह सर्गों तक की 
लम्बी प्रणय-कथा को कह लेने के बाद प्रन्त के चार सर्गों में स्वयं शान्त 
झहँत्‌ नन्द को समाधिस्थ, मुमुक्षु रूप में दिखाकर वह श्रपने महाकाव्य को 
मोक्षप्राप्ति में पयंवबसित कर देता है । ००७ 


सोलह /गुप्त युग 


गुप्त साम्राज्य 


सगध का पुनरत्थान 


प्रतापी एवं यशस्वी मौय सम्राटों ने मगध को अपने राज्य का केन्द्र 
बनाकर भारतीय इतिहास में उसे एक गौरवान्वित स्थान प्रदान किया । गुप्तों ने 
मगध की उन्नत परम्परा का एक प्रकार से पुनरुत्थान ही किया । इतिहास में 
गुप्त साम्राज्य को मारत का 'स्वर्णयुग' कहा गया है । उनके शासन में धर्म, 
राजनीति, साहित्य, संस्कृति, कला और उद्योग-व्यवसाय झादि सभी दृष्टियों 
से मारत ने भ्रपूर्व उन्‍तति की । वस्तुतः गुप्तों का उदय भारतीय इतिहास की 
एक असाधारण घटना थी । 


गुप्तो के मूल के सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नही है । वे किस जाति प्रथवा 
वर्ण के थे, इस सम्बन्ध मे कोई सुनिश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनके साथ 
जुड़े गुप्त” शब्द के श्राधार पर कुछ विद्वानों ने उन्हे वेश्य श्रौर कुछ ने ककक्‍कड़ 
(कारस्कर) जाति का जाट बताया है। किन्तु पराम्परानुगत श्रनुश्नुतियों के 
ग्राधार पर उनको क्षत्रिय मानता ही उचित समझा गया है (जायसवाल--जे ० 
बी० झार० भो० एस० 9, माच-जून, 983, पृ० 5-6) । वे जिस वर्ण से भी 
सम्बन्धित रहे हो, इसका उल्लेख करना उन्होने स्वयं मी उचित नहीं समझा । 
उन्होंने क्षत्रियो शोर ब्राह्मणो से विवाह-सम्बन्ध स्थापितकर श्रपने वर्ण-समन्वय 
के उदार दृष्टिकोण द्वारा स्वयं ही उसका समाधान कर दिया । 


गुप्तो ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की वह पूरब में बिहार से 
पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में पंजाब एवं काबुल तक श्रौर उत्तर में हिमालय से 
दक्षिण मे पमुद्र तक सुविस्तृत था। उन्होंने श्रार्यावर्त के विशाल भू-माग पर 
झ्पना एकाधिकार स्थापित करने के उपरान्त नेपाल, शक्लीलंका शऔर मलय 
प्रायद्वोपो तक भारत के सुसम्बन्धों को योजित किया । गुप्तों ने अ्रपने प्रबल 
पराक्रम से यवत, पल्‍लव, शक, कुषाण, भाभीर, गुजर, हुण झादि विभिन्‍न 
जातियों को पराजितकर एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया । 


384 भारतीय संस्कृति भौर कला 


ओगुप्त 


इस महान्‌ साम्राज्य के प्रतिष्ठाता का नाम श्रीगुप्त था। उससे 
सम्बन्धित शिसालेखों में उसे 'महाराज' की संज्ञा दी गयी है। चीनी भिक्षु 
ईत्सिंग ते लिखा है कि श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियो के रहने के लिए 'मृगशिखा बन 
नामक एक बिहार का निर्माण कराया था । इससे श्रधिक उसके सम्बन्ध में कुछ 
ज्ञात नहीं है । उसने सम्मवतः 275-300 ई० तक शासन किया । 


घटोत्कचणशुप्त 


श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कचगुप्त गद्दी पर भ्ारूढ़ हुआ । वह भी 
श्रपने पिता की भाँति 'महाराज' शब्द से अभिहित होता रहा । उसके उन्‍्नीस 
यर्ष के लम्बे शासन मे कोई उल्लेखनीय घटना नही है। उसने 300 ई० से 
लेकर 3]9 ई० तक शासन किया । 


सम््रगुप्त प्रथम 


घटोत्कचगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चन्द्रग॒प्त प्रेथम उत्तराधिकारी 
नियुक्त हुआ | उसके पू्व॑वर्तो दो शासको ने केवल 'महाराज” शब्द का ही प्रयोग 
किया; किन्तु भ्रभिलेखों मे चन्द्रगुप्त प्रथम का 'महाराजाधिराज' के सम्मान्य 
विशेषण से उल्लेख हुआ है । उसके कार्यों के अनुरूप उसका यह सम्बोधन 
सर्वेथा उपयुक्त प्रतीत होता है। उसने गुप्त साम्राज्य की कीति को दिग्दिगन्तर 
में फैलाकर उसे मारतीय इतिहास | में गौरवान्वित किया। नेपाल में उसने 
गणतन्त्र शासन की नींव डाली । चब्धरग॒ुप्त ने लिच्छवीराज !3वें राजा वृषदेव 
की कन्या के साथ विवाह किया । लिच्छवीवश की उस काल में बड़ी ख्याति 
थी । इस विवाह-सम्बन्ध को अ्रपनी प्रतिष्ठा का विषय समझकर उसने नये 
- स्वरणिम सिक्‍के ढलवाये भौर उन पर प्रपनी तथा लिच्छवीपुत्री कुमारदेवी के 
चित्र भ्रकित करवाये । 


चन्द्रगुप्त प्रथम ने मगध से प्रयाग श्लोर साकेत ( अ्रयोध्या ) तक प्रपने 
साम्राज्य का विस्तार किया। उसने प्पने वंश की स्मृति में गुप्त सम्बत का प्रवर्तत 
किया, जिसका भारम्म 26 फरवरी, 320 से 5 मार्च, 32] ई० के बीच में 
माना जाता है। उसने 39-335 ईं० तक लगभग 5-]6 वर्षों तक 
शासन किया । 


गुप्त युग 385 


समुप्रगुप्त 

चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गही पर बैठा । कई भाइयों 
(तुल्यकुलजा:) के धीच उम्र में वह सबसे बड़ा था। समुद्रगुप्त बड़ा प्रतापी 
एवं पराक्रमी शासक हुप्ला | उसने भ्रश्वमेध यज्ञ किया झौर उसकी स्मृति में 
अझश्वमेधपराक्रम:” का वीरुद भंकित करवाकरस्वर्ण मुद्राएँ चलवायी । भागवत 
धर्म के पुनदद्धारक का प्रतीक गरुड़ भी उसकी सुद्राओ पर अंकित है । विद्वातो 
ने समुद्रगुप्त को परम वैष्णव की संज्ञा दी है । 

उसके प्रतापी एवं पराक़मी व्यक्तित्व का परिचय उसके दिग्विजय 
भ्रमियानो से सिद्ध होता है। प्रयाग के किले में स्थित श्रशोकस्तम्भ पर 
अंकित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लगमग छह राज्यों को परास्तकर वहाँ प्रपने 
प्रभुत्व को स्थापित करने का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति से यह भी ज्ञात 
होता है कि उसके शासन की सीमाएं उत्तर में गढ़वाल-कुमार्य॑ तक, दक्षिण में 
महाकान्तार, कोराल तथा काँची तक, पश्चिमोत्तर में पंजाब तथा सीमाप्रान्त 
त्तक श्रौर पूरब में बिहार, बंगाल तथा कामरूप तक फंली हुई थी। भारत के 
बाहर नेपाल, श्रीलंका और मलय प्रायद्वीप तक उसने श्रपने सम्बन्धों को 
स्थापित किया था । प्रयाग की ऐतिहासिक प्रशस्ति को 360 ई० में उत्कीणित 
कराया गया था। इस लेख का निर्माता कवि हरिषेण था। समुद्रगुप्त केवल 
एक कुशल राजनीतिक एवं महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति ही नहीं था, श्रपितु वह 
काव्य-कलानुरागी तथा बड़ा विद्वान्‌ भी था। अपने काव्य-कौशल के कारण 
वह 'कविराज' के वीरुद से विभूषित था । इसी प्रकार श्रपनी विद्वता से उसने 
देवगुरु बृहस्पति को भी मात कर दिया था। संगीत कला में वह इतना दक्ष 
एवं पारंगत था कि तुम्बुर भौर नारद सदृश संगीताचार्य मी उसके सामने 
भुक जाते थे। समुद्रगुप्त की वील शैली की स्वर्ण मुद्राश्रों में उसे वीणा 
बजाता दिखाया गया है। वह विद्वान्‌ भौर कलाविद होने के साथ विद्वानों, 
कवियों प्रौर कलाकारों का श्राश्नयदाता था । उनको सम्मानित करने में वह 
अपने को धन्य मातता था । 

गुप्त साम्राज्य के इस यशस्वी शासक ने 40 वर्ष (335-375 ई० तक) 
शासन किया । 
शमग॒प्त 

दिग्विजयी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गुप्तवंश का उत्तराधिकारी हुप्रा । 
झपने यशस्वी एवं प्रतापी पिता का कोई भी गुण उसमें प्रंकुरित नहीं हुआ । 

93 


386 भारतोय संस्कृति शौर कला 


वह बड़ा मीझ एवं दुर्बल स्वभाव का शासक था। उसकी इन दुर्बलताशों का 
काम उठाकर पराजित शकोंने पुतः संगठित होकर उस पर भाक्रमण कर 
दिया, जिससे भयभीत होकर उसने श्रौक़ान्ता शकराज से तत्काल ही सन्धि कर 
ली । सब्धि की शर्तों के श्रमुसार उससे भ्रपनी रानी भुवदेवी को शकराज को 
सौंप देता स्वीकार कर लिया । उसके इस चारित्रिक भ्रध:पतत और कुल को 
लांछित करने वाले पतित काय्यें को उसका कनिष्ठ माई च्धगुप्त द्वितीय 
सहून न कर सका । उसने कपट से शकराज के स्कन्घावार में प्रवेशकर मदिरा 
तथा भ्रन्य क्रीड़ाओ्रों भौर रंगरेलियों में मस्त शकराज का वधकर श्ुवदेवी का 
उद्घार किया । इसी युद्ध में रामग्रुप्त मी मारा गया । गुप्तवंश के इस ग्रोरव ने 
राजसिहासन पर भ्पता प्रधिकार कर लिया और पग्रपनी विधवा भाभी को 
पलों रूप में वरणकर घर्मसम्मत सामाजिक भौदार्य का अभ्नूठा उदाहरण 
प्रस्तुत किया । 
चस्रगुप्त विक्रमादित्य 

रामगुप्त के प्रल्पषकालीन शासन के बाद ही चन्द्रगुप्त द्वितीय 375 ई० में 
सिहासन पर बैठा । वह ऐसे समय सिंहामन पर बैठा, जब ग्रुप्तवंश के विनाश के 
लिए तत्पर शकराज भनेक सघराज्यो का सगठनकर उत्तर-पश्चिम को स्वायत्त 
करता हुआ मगध की धोर बढ रहा था| इसी बीच चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने 
साम्राज्य का सम्बन्ध पश्चिम सीमा पर स्थित वाकाटक राज्य से कर लिया 
उसने वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन से अ्रपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसके 
सहयोग से वह पूरी शक्ति के साथ भागे बढ़ता हुआ शकों की बलवती सेना पर 
टूट पड़ा । शकों को ध्वस्त करने के उपरान्त उसने समस्त मालवा, गुजरात 
भोर महाराष्ट्र पर भी भ्रधिकार किया। उधर बगाल के विद्रोही 
सधरराज्यो को उसने पराजित किया। पश्चिम की झोर श्रपनी विजय-ध्वजा 
फहराते हुए वह पंजाब तथा उत्तर में सीमाप्रान्त का भी स्वामी बन बैठा । 
उसने भाग्त की चारों दिशाओं में भ्रपने शासन की स्थापनाकर विस्तृत 
साम्र ज्य के स्वामित्व का गौरव श्रजित किया । 

इस प्रकार महान्‌ विजेता, प्रदुमुत शक्तिशाली एब नीतिपरायण भारतीय 
इतिहास के इस दिलसणि ने शक्तों के उन्मूलन के उपलक्ष्य मे 'शकारि! का 


गुप्त बुध १ 


बीरुद धारण किया ध्रौर भ्रसाधारण पराक्रम के फलस्वरूप 'विक्रमादित्व' की 
उपाक्िि प्राप्त की । उसने 378-44 ई० तक लगभग 39 वर्षों तक भारत के 
विशाल साम्राज्य के निष्कण्ठक एकाशिपत्य का उपभोग किया । 


कुमारगुप्त महेख्ावित्य 


चनर्द्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद, श्रुवदेवी से उत्पन्न उसका ज्येष्ठ पुत्र 
कुमारगुप्त प्रथम गहदी पर बेठा। भ्रपने पितामह समुद्रगुप्त की भाँति उसने भी 
प्रपतती दिग्विजय के उपलक्ष में भ्रश्वमेध यज्ञ किया झभौर इसी उपलक्य में 
झ्पने 'भ्रश्वमेध' भ्ंकित स्वर्णिक सिक्के हलवाये । उसके प्रताप एवं पराक्रम 
के परिख्ायक उसके सिक्कों पर लिसे "महेन्द्रादित्या तथा 'शक्रादित्यँ वीझुंद 
हैं। उसके शासन की उल्लेखनीय घटना दक्षिण में पुष्यमित्र की विजय है । 
उसने 44-455 ई० के बीच लगभग 4! वर्षों तक शासन किया । 


स्कन्दगप्स विक्रमावित्य 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु केबाद उसका पुत्र स्कन्दगुप्त उत्तराधिकारी 
हुआ अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करते हुए प्रपने यशस्वी पूर्वजों की 
भाँति उसने 'क्षितिपश्॒तपति' (प्रधिराट) का सर्वोच्च सम्मान बनाये रखा । 
उसने मगरध के साथ ही उज्जयिती को भी द्वितीय राजधानी के रूप में महृत्त्व 
प्रदान किया। स्कन्दगुप्त मागवतघमम का प्रनुयायी था भर उसका पिता भी 
परम भागवत था (परमभागवतमहाराजाधिराज श्रीकुमारणुप्तस्थ पुत्र 
तत्पादानुष्यातो परममागवतों महाराजाधिराज। श्रीस्कन्दगुप्त,, बिहारस्टोन 
पिलर, इस्स्क्रिप्टन झॉफ स्कब्दगुप्त, कोप्स इन्स्क्रिप्णन इण्डिकेरम, वाल्यूम 
3, प्लेट 2) । 

स्कन्दगुप्त के शासनकाल की उल्लेखनीय घटना हूणों का भ्राक्रमण है । 
हृण मध्य एशिया की घुमन्तू जाति के लोग थे । बाल्त्री से चलकर भ्रामू दरिया 
घाटी होते हुए उनके कबीलों ते उत्तर दिशा से हिमालय को पारकर भारत 
में प्रवेश किया । उन्होंने गुप्त साआ्रज्य पर एकाथिक बार प्रबल श्राक्रमण किये, 
जिनका स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ने निरस्तर प्रतिरोध किया । 


888 भारतीय संस्कृति ध्रोर कला 


स्कन्दग्रुप्त साहसी झौर युद्धकुशल शासक था । उसके शासनकाल में 
साम्राज्य के प्रनेक मांगों से नयी-नयो शक्तियाँ उभरने लगी थी। हूणों के 
भ्राक़मण भति प्रबल थे । युद्ध में लड़ते हुए उसने वीरगति प्राप्त की । उससे 
455-467 ई०, याने लगभग ]2 वर्षों तक शासन किया । 


पुरुगुप्त प्रकाशावित्य 


स्‍्कन्दगुप्त के बाद पुरुगुप्त उत्तराधिकारी हुआ । वह स्कन्दगुप्त का सौतेला 
भाई था। उसके सिक्‍को पर अंकित 'प्रकाशादित्य/ तथा “विक्रम” वीरुद यद्यपि 
उसके उच्च व्यक्तित्व के परिचायक हैं; किन्तु उसके पराक्रमी एवं शोरय॑पूर्ण 
कार्यों का कोई पता नहीं है । उसका शासनकाल 467-475 ई० के 
बीच था। 
गुप्तवश के उत्तराधिकारी 


गुप्त साम्राज्य की वंश-परम्परा का प्रध्ययन करते हुए ज्ञात होता है कि 
समुद्रगुप्त के बाद से ही उसकी शक्ति, बल, वेभव प्रौर प्रमृत्व क्षीण पड़ने लग 
गया था । पुरुगुप्त नाममात्र का शासक था। सेंदपुर भीतरी से प्राप्त एक मुहर 
पर उसके दो उत्तराधिकारियो नरसिहगुप्त बालादित्य भ्रौर कुमारगुप्त द्वितीय 
के नाम प्रकित हैं । उनके बाद उत्तरोत्तर क्षोणोन्मुख ग्रुप्ततश की परम्परा 
बुधगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त “चन्द्रादित्य/ तथा वंष्यगुप्त 'द्ादशादित्य' तक 
प्रवतित होती रही । उनका सम्मिलित शासनकाल 475-50 ई० के लगमग 
तक बना रहा । 


गया जिले के श्रफसाद भौर शाहबाद जिले के देव बरणाक॑ नामक दो 
स्थानों से प्राप्त प्रमिलेखों में गुप्तवंश के कुछ परवर्ती शासकों के नाम दिये 
गये हैं, जो इस प्रकार हैं--कष्णगुप्त-हष॑ग्रुप्त-जीवितगुप्त प्रथम-कुमारमुप्त 
तृतीय-दामोद रगुप्त-महासेनगुप्त झौर देवगुप्त । 

इन उत्तरवर्ती गुप्त राजाशो ने पहले तो मगध भौर मौखरियों द्वारा मगधघ 


पर अधिकार होने के बाद मालवा मे राजधानी बनायी। यह परम्परा लगभग 
7वी शतती ई० के श्रारम्म तक किसी प्रकार जीवित रही। मालवराज 


गुप्त युग 399 


दैवगुप्त को थानेश्वर के राज्यव्धन ने मारकर गुप्तवंश को सदा के लिए 
समाप्त कर दिया था । 
गुप्त सम्राटों का वंशक्रम 


श्रीगुप्त -+ 275-800 ई० 
घटोत्कचगुप्त --. 300-39 ई० 
चन्द्रगुप्त प्रथम न++ 3]9-335 ई० 
दल --. 335-375 ई० 
| 
रामभुप्त प्रथम-575 ई० चन्द्रगुप्त शवीबंस कि ]4 ई० 


| 
कुमारगुप्त प्रथण-44-455 ई० 


| 
स्कन्दगुप्त-455-467 ई० पुरुगुप्त-407-475 र्डू० बुधगुप्त-478-495 ० 
| 
नरपिहगुप्त भानुगुप्त-495-5]0 ई० 
क्ुमारगुप्त द्वितीय 
| 


कप 


वेण्यगुप्त 
भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग 
भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का उल्लेखनीय स्थान है। लगमग 
तीसरी शतती ई० के भ्रन्तिम चतुर्थाश से छठी शत्ती ई० के भारम्म तक, 
लगभग ढाई-सोौ वर्षों तक गुप्त सम्राटो ने भारत पर शासन किया। इस 
झ्वधि में भारत का नव-निर्माण हुझ्ला और वह उन्‍नति के चरम शिखर पर 
पहुँचा । गुप्तों के सम्पन्न, शक्तिशाली भ्ौर नेतिक शासन में भारत ने भौतिक 
तथा प्राध्यात्मिक, दोनों दृष्टियों से समान उन्नति की। समाज में पअ्रनेक 
प्रकार के उद्योगों, व्यवसायों और शिल्पों का प्रमृतपूर्व विकास हुआ । इन क्षेत्रों 


490 भारतोय संस्कृति ग्रोौर कला 


में देश इतना भागे बढ़ा कि विदेशों तक उसकी ख्याति व्याप्त हुई। यह यूग केवल 
भौद्योगिक-व्यावसायिक दृष्टि ही नहीं, प्रपितु सामाजिक, वैचारिक, साहित्यिक 
कलात्मक झौर प्रशासनिक आदि की महान्‌ उपलब्धियों के कारण भारत का 
अपितु अपने सम-सामयिक विश्व का अग्रणी रहा । इस यूग में भनेक कवि, 
महाकथि, नाटककार और महान्‌ विचारक हुए । गुप्त युग में जहाँ एक भोर 
हरिषेण, वीरसेन, बत्सभट्ट, वासुल, मातृगुप्त, मत मेण्ठ, शुद्रक, विशाखदत्त, 
सुबन्धू, भामह भोर भ्रमरसिह ज॑से गद्यकाश, महाकवि, नाटककार, कान्यशास्त्री 
एवं कोशकार प्रभृति विद्वानों ने संस्कृत साहित्य की श्री-वृद्धि की; विन्ध्यवासी, 
ईएव रक्ृषष्ण, दिडनाग, उद्योतकर, प्रशस्तपाद झ्ोर शबरस्‍्वामी जैसे सांख्यकार, 
नैयायिक, वेशेषिक तथा मीमांसाकारों द्वारा दर्शनविद्या का सर्वांगीण निर्माण 
हुप्मा; इसी प्रकार भार्यमट्ट तथा वराहुमिहिर जैसे विश्रुत ज्योतिषशास्त्री हुए; 
वहाँ दूसरी झोर हिन्दू धर्म के मुल स्रोत पुराणों का प्रतिसंस्करण हुआ्ला, तथा 
धर्म-पनुशासन-त्याय की प्रवर्तक 'याशवल्क्यस्मृति', 'पराशरस्मृति', 'नारदस्मृति', 
“बृष्ठस्पतिस्मृति” भौर 'कात्यावायनस्मृति” जेसी उच्चकोटि की विधि-विधायिका 
कृतियों का निर्माण और उन पर बृहृद्‌ माष्यो की रचना हुई । सस्कृत-साहित्य 
की गौरवाभिवृद्धि का यह स्वर्ण युग वस्तुत: भारतीय इतिहास के नवोत्यान 
का विधायक रहा है । इस,युग में देश के विभिम्त क्षेत्रों में ऐसे कला-प्रतिष्ठानों 
का निर्माण एवं पुनरुद्धार हुआ, जिनकी भ्रद्चितीयता एवं ऐतिहासिक गरिमा 
भ्राज भी बनी हुई है। साहित्य के साथ कला का समन्वय होकर भारत में 
झोर सुदूर द्वीपान्तरों में भ्रनेक साहित्य-कला के संगमों की प्रतिष्ठा हुई। 
साहित्य की श्रपूर्वता एवं गरिमा को कला में मूर्त किया गया भ्रौर उनकी भव्यता 
एवं विलक्षणता को देखने के लिए सुदूर देशो के लोग भारत प्राये । 


इस प्रकार गुप्तों ने भपने सुशासन मे मारत को बृद्दत्तर भारत में परिणत 
कर एक झोर तो राष्ट्रीय जीवन में भावत्मक एकता को सुदृढ़ किया झौर 
दूसरी शोर एशिया के उत्तर-वश्चिम तथा दक्षिण के द्वीपान्सरों में भारत की 
गरिमा को प्रचारित एवं प्रतिष्ठित किया। उन्होने सांस्कृतिक, राजनीतिक 
धोर प्राथिक उद्देश्यों से भनेक द्वीपान्तरों में प्रपने दूतों एवं विद्वानों को भेजा 
और बाहरी देशों के दूतों तथा विद्वानों को मारत श्रामन्त्रित किया । भारतीय 
बिद्वान्‌ शिक्षु खोन तथा इंडोमेशिया गये भोर वहाँ उन्होंने संस्कृत के ग्रन्थों का 
व्यापक रूप से अनुवाद किया । इसी युग में चीनी यात्रियों ने भारत को 
यात्राएँ की भौर यहाँ की सांस्कृतिक भ्रम्मुस्नति पर अपने विधार व्यक्त किये । 


गुप्स प्रुण 89 
इसी समय हीपान्तरों में मारतीय उपनिवेशों की स्थापना होकर बृहसर मारत का 
निर्माण हुआ । यही वह समय था, जबकि नालब्दा, श्रोविजय, भनुराधापुर भौर 
दवारावती के विश्वविद्यालयों में बौद्ध-साहित्य भौर भारतीय विद्यान्नों के 
प्रध्ययन-प्रष्यापन का कार्य हुआ भौर वहाँ के अ्रध्येताशों द्वारा, विशेष रूप से 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में संस्कृत का भ्रभृतपुर्व प्रचार-असार हुम्ला। इस 
सामञ्जस्य एवं प्रादान-प्रदान से श्रविकसित भौतिक तथा बौद्धिक क्षेत्र 
उन्नत हुए । कला-विकास की दृष्टि से भी इस युग की उल्लेखनीय उपलब्धि 

. है । इसी थुग में सारनाथ, मथुरा, भजन्ता में कला के महान्‌ केन्द्र स्थापित हुए । 
इस प्रकार गुप्तों द्वारा शासित मारत निरन्तर ढाई-तीन सौ वर्षों तक विद्या 
भौर संस्कृति की ज्योति से ज्योतित होता रहा । 


गृप्स सम्राटों का संस्कृताशुराग 


युप्त युग में संस्कृत माषा को भ्रपूव॑ सम्मान प्राप्त हुआ । गुप्त सम्नाटों की 
संस्कृतप्रियता के कारण संस्कृत-साहित्य के भ्रनेक श्रछुते विषयों पर प्र 
निर्माण हुआ। गुप्तो से पूर्व भी सातवाहनों तथा शुंगों ने संस्कृत के 
विकास-विस्तार के लिए विशेष प्रयत्न किये । श्रपने भ्रमिलेखों श्रौर 
राजाज्ञाप्रों के लिए उन्होंने संस्कृत का ही उपयोग किया-शुंगों ने तो 
सस्क्ृत को राजमाषा पद पर प्रतिष्ठित किया। शुंगों के अनुकरण पर 
क्षत्रपों ने भी संस्कृत को प्रश्रय दिया । महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ का शक 
सं० 72 (50 ई०) का जूतागढह पभ्रभिलिख उसकी संस्क्ृतप्रियता का 
द्योतक है। इन पूव॑वर्ती प्रयत्नों के बावजूद साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में कोई 
विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इस दृष्टि से गुप्स युग का श्रपूर्व एवं 
भतुलनीय योगदान रहा । 


गुप्त युग की उल्लेखनीय विशेषताओं में भाषा का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । 
गुप्तों ने संस्कृत को राष्ट्रमाषा के रूप में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित किया। युप्त 
साआज्य के लगभग ढ़ाई-सौ वर्षों बाद भारत में आये चीनी यात्री हू त-त्साँच 
ने गुप्तमुगीन भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ब्राह्मण-बौद्धों तथा जन 
सामान्य द्वारा प्रयुक्त संस्कृत का सर्वाधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय भाषा के 
रूप में उल्लेख किया है । गुप्त यग में पराम्परागत पालि तथा प्राकृत का स्थान 
संस्कृत ने ले लिया था शौर समस्त राष्ट्र में दक्षिण-पूर्वं एशिया के प्रनेक देशों 
में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ । 


399 भारतोय संस्कृति झौर कला 


गुप्त युग में संस्कृत माषा की इस उन्नति एवं लोकप्रियता का कारण यह 
भी था कि गुप्त सम्रादू स्वयं कला-ममेश झौर संस्कृतज्ञ थे। समुद्रगुप्त 
संस्कृत भाषा मे सहज गति रखता था । उसकी काव्यमरमशता के 
कारण ही उसे 'कविराज' वीरुद से विभूषित किया ग्रया था । संस्कृत की 
शिक्षा का सुप्रबन्ध करने के लिए उन्होंने मठों तथा संघारामो में विद्वानों की 
नियुक्ति की । इन के भतिरिक्त नये शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना भी की गयी । 
उनमें नालन्दा महाविहार का नाम उल्लेखनीय है, जो कि गुप्तकाल में न केवल 
भारत, किन्तु एशिया महाद्वीप मे संस्कृत के भ्रध्ययन का सर्वोच्च विद्या-केन्द्र था । 
संस्कृत के जन-सामान्य में प्रचार-प्रसार के लिए गुप्तो ने अपने स्वणिम सिक्‍तकों 
पर संस्कृत भाषा के लेख ही भ्रंकित करवाये । झपने शिलालेखों, ताम्रपन्नरों 
झौर प्रशस्चितयों को संस्कृत मे उत्कीणित कराके एक भोर तो उन्होने भ्रपना 
गहन संस्कृतानुराग व्यक्त किया तथा दूसरी झोर समाज को सस्कृत-ज्ञान के 
लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया । 

उक्त उदाहरणो से सस्कृत भाषा के प्रति गृप्त शासकों की सहज भ्रभिरुचि 
का पता चलता है । संस्कृत की भ्रम्युन्नति के लिए चन्द्रगुप्त द्वितीय “विक्रमादित्य 
का शासन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है । वह स्वयमेव विद्वान्‌ श्ौर विद्वानों 
का झग्राश्रयदाता था । उसके नचरत्नों के सम्बन्ध मे परम्परा से भ्रनेक प्रकार 
की प्रनुश्षुतियाँ प्रचलित हैं। ये नवरतन वस्तुत कौन थे, इस सम्बन्ध में भ्राज 
भी भ्रनिश्चिता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनके अ्रन्तगंत जिन नामों का 
उल्लेख किया गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से उनको समकालीनता सिद्ध नही 
होती है । 
बोद़ों का संस्कृतानुराग 

गुप्त युग की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि गृप्त शासकों की उदार 
नीति के कारण सव॑ प्रथम व्यापक रूप से बौद्धों ने भपने|साहित्य के लिए संस्कृत 
भाषा को भ्रपताया । गुप्त साम्नराटो ने एक श्रोर तो परम्परा से प्रचलित प्राकृत 
तथा पालि लोक-भाषाओ्रों को, जो कि विग्रत कई सौ वर्षों तक साहित्य 
निर्माण का माध्यम भी बनी रही, उचित संरक्षण प्रदान करते हुए संस्कृत को 
वरीयता दी झोर दूसरी भोर बौद्ध लोक-विश्वासों तथा उनकी धामिक 
सान्यताभो को ब्राह्मणघर्म के भ्रन्त्गंत समेट लिया । बुद्ध को दस 
झवतारो में परिगणितकर उन्हे देवत्व की कोटि में प्रतिष्ठित किया गया, 
जिससे बौद्ध विश्वासी समाज ब्राह्मणघर्म के प्रति सहज ही में निष्ठावान्‌ हो 


गुप्त बुग 999 


गया । ईसा की प्रथम शी में महायानधर्म के उदय के बाद बौद्ध और ब्राह्मण 
धर्म एक-दूसरे के निकट भ्ाये। इस कारण देश भर में देवतावाद की भावना 
प्रसारित हुईै। बौद्धधर्म में संसार-त्याग भौर जीवन के प्रति उदासीनता को 
वरणकर मठों तथा जंगलों में चले जाने का जो कठिन मार्ग अपनाया गया 
था, महायान ने उसको समाप्त कर दिया। महायान के कारण फारुणिक 
बोधिसत्त्वों की भ्रवतारणा होकर समाज में सांसारिक जीवन के प्रति सक्रियता 
का भाव उत्पन्न हुम्ना भौर व्यक्तितत उद्धार की जगह समष्टिगठत शाश्वत 
मसान्यताझों को बल सिला । इसका प्रभाव ब्राह्मणधर्म पर भी परिलक्षित हुझा । 
ब्राह्मणघर्मं ते बौद्धध्म के झ्लात्मत्याग, सेवा झ्ौर करुणा के महान्‌ उद्देश्यों को पूर्ण 
निष्ठा के साथ भ्रपना लिया और इस प्रकार बौद्धधर्म के समस्त मानवोपयोगी 
उच्चाद्श समन्वित होकर ब्राह्मणघर्मं का प्रभूतपूर्व विकास हुआ । इस परिस्थिति 
को उत्पन्न करने का श्रेय गुप्त युग को ही है । 

प्रतीत की भ्रनेक शताब्दियों से जेन-बौद्धों की संस्कृत के प्रति जो द्वेष 
एवं विरोध की भावना चली भ्रा रही थी, यद्यपि गुप्त युग से पूर्व उसको 
मिटाने के लिए समय-समय पर भनेक प्रयत्न हुए; किन्तु वे पूर्ण रूपेण सफल 
नही रहे । गुप्त शासकों की उदार भ्रौर समन्वयात्मक व्यवस्था के कारण जैन- 
बोद्धों की प्रतिरोधात्मक प्रवृत्तियों का स्वंथा भन्त ही नही हुप्रा, श्रपितु भाषाशरों 
के प्रति जो विशेष मोह श्रौर साम्प्रदायिक संकीर्णताएँ बनी हुईं थीं, वे भी 
विलुप्त हुई । जेन-बौद्ध विद्वानों मे परम्परागत ब्राह्मणत्व का विरोध समाप्त 
हुप्आा श्र उन्होंने प्राकृत-्पालि के स्थान पर संस्कृत को अ्रपनी ग्रन्थ-रचना का 
विषय बनाया । वसुवस्धु, प्रसंग भ्ौर दिडनाग जंसे बौद्ध दाशनिको ने एकमात्र 
संस्कृत को अ्रपनाया। ब्राह्मण विचारको के सिद्धान्तों का खण्डन करने के लिए 
जैन बौों ने सस्कृत में एक प्रोर तो मौलिक कृतियों का निर्माण किया और 
दूसरी ओर समस्त भाष्य एवं टीकाझो के लिए भी संस्कृत को ही श्रपनाया गया । 
गुप्त युग ही बौद्ध न्याय के निर्माण का एकमात्र समय रहा है। इसी युग में 
जैनधर्म के प्राधारभूत प्रागम-प्रन्थ लिपिबद्ध हुए प्ौर जैन न्याय का क्रमबद्ध 
रूप में संकलन हुमा । इस युग के जैनाचार्यों में सिद्धसेन, दिवाकर, जिनभद्गगणि, 
सिद्धसेनगणि, समन्तमद्र भौर देवनन्द का नाम उल्लेखनीय है । 

आत्मवादी बौद्ध विचारकों ने वेदान्त के ग्रद्वेत तत्त्व को अपने विभिन्न 
वादों में अनेक प्रकार से झभिव्यक्त किया । यही कारण है कि भ्राचायं गौडपाद 
जैसे वेदान्ती ने बौद्धों के माध्यमिक भौर योगाचार के सिद्धान्तों को उसी रूप 
में ग्रहण किया, जिस रूप में नागार्जुन, वसुबन्धु भौर दिड्नताग उन्हें प्रतिष्ठित 


394 भारतीय संस्कृति शोर कला 


कर धूके थे । सम्मवतः इसी सेद्धान्तिक एवं वैचारिक एकता के कारण प्राचाये 
शंकर को प्रच्छान्न बौद्ध कहा गया, क्योंकि जहाँ शंकराचार्य ने बौद्धधर्म के 
प्नुयायियों को वाह्मयसक्त विचारको की कोटि में परिगणित किया है, वहाँ बुद्ध 
के एकमात्र लक्ष्य ज्ञान (बोधि) की प्राप्ति पर बल दिया झौर उसे उसी रूप में 
स्वीकार किया । 
संस्कृत साहित्य का नवोत्यान 

गुप्त युग में ज्ञान, विज्ञान भर शिल्पविद्या की सवंधा नयी शाखाश्नों का 
निर्माण होकर संस्क्ृत-साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ । स्वेच्छित सुविधाओं 
को प्राप्त कर सर्वथा झनुकल परिस्थितियों से प्रभावित होकर देश के 
साहित्य-निर्माताशों ने साहित्य की भ्रनेक नयी विधाओं का सृजन किया । जहाँ 
एक ओर वैचारिक दृष्टि से दर्शन की भ्रनेक शाखाओों का सृजन होकर वेदास्त 
तथा बोद्ध दर्शनों मे एकता स्थापित हुई, वही दूसरी ओर काव्य, महाकाव्य, 
नाटक, गीतिकाव्य और कथा-कहानियो का भी व्यापक स्तर पर सुजन हुझा । 
उसके साथ ही ज्योतिष औौर भ्रायुवेंद सदृश वेज्ञानिक विषयों पर मी नये 
दुष्टिकोण से विचार हुआ। पुरातन सिद्धान्तों का व्याख्यान होकर नये 
प्रयोगो की स्थापना हुई । साहित्य की उक्त नवीन विधाझ्रो को समाजोपयोगी 
नयी भूमिकाशो से संजोया गया । व्यावहारिक जन-जोबन को साहित्य में उत्तारा 
गया झौर इस प्रकार जन-सामान्य से साहित्य का सम्बन्ध जोड़ा गया । भास, 
अ्रश्वधोष, कालिदास श्रौर शूद्रक भ्रदि कविन्‍नाटककार श्रपनी कृतियों में 
झपने-प्रपते समय के समाज को सजीव एवं मर्मस्पर्शी काँकियाँ पहले ही 
उतार चुके थे, जिनका जन-जीवन पर गहरा प्रभाव था । 
द्शनशास्त्र 

भारत के बिन्तन ्रौर विचार की गहन गवेषणा के स्रोत षड्‌ दर्शन हैं । 
श्रुतिकालीन तकेमूलक तत्त्यज्ञान ही भारतीय दश्शनविद्या का मूल श्रोर प्रशामुलक 
तस्वज्ञान ही उपनिषद्विद्या का श्राधार है। भारत मे इस दर्शनविद्या 
का उत्तरोत्तर ऐतिहासिक विकास तीन रूपों में हुआ : सूत्र, भाष्य झौर वृत्ति । 
इस विकास-शद्भुला में भाष्य युग का विशेष महत्त्व है, क्योंकि उसके द्वारा 
भारतीय दर्शनविद्या की विभिन्न शाखाश्ों का निर्माण हुआ्आ भ्रौर विश्व भें 
उसको ख्याति प्रसारित हुई। भाष्य-प्रस्थों के निर्माण का एकमात्र समय गुप्त 
युग रहा है । गुप्त युग में न्याय, वेशेषिक, सांख्य और पूर्व मौमांसा दर्शन पर 
अभ्भीर भाष्य-कृतियों का सृजन हुआ । 


जुप्त पुथ 595 


म्यायदर्शन के प्रवर्तेक्र मह॒रथि भ्रक्षयाद गौतम (500 ह० पू्॑) के न्‍्यायसूत्र 
पर प्रथम प्रामाणिक साष्य वात्स्यायन या पक्षिलस्वामी ने लिखा । वात्स्यायन 
का समय तीसरी-चौथी शती ई० के बीच है । सम्भवतः वे घटोत्कचगुप्त या 
उसके पुत्र चन्द्रयुप्त प्रथम के समकालीन थे । बौद्ध न्याय के सर्वोच्च विद्वान 
दिडनाम झौर वसुबर्धु का भी लगभग वही समय है। दिद्धताग ने 
वात्स्यायन-माष्य के खण्डतार्थ 'प्रमाण समुच्चय' की रचना की थी। दिद्धनाग 
के लगमग सौ वर्ष बाद उद्योतकर (600 ई० के भारम्भ) ने न्यायवातिक' की 
रचनाकर दिडनाग के श्राक्षेपों को निरस्त किया। उद्योतकर सम्भवतः 
भानुगुप्त (495-5]0 ६०) के शासनकाल में हुप्ना। भ्रसंग श्ौर यसुवन्धु 
दोनों सहोदर भी गुप्तयुग के ही थे । वसुबन्धु, सम्नाद समुद्रगुप्त के अन्तरंग 
मित्रों में से था । 

वंशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद कश्यप का 'कणादसूत्र” पूब॑-गुप्त काल 
की रचना है। किन्तु उसके प्रथम प्रामाणिक भाध्यकार प्रशस्तपाद गुप्त युग 
(सम्मवतः समुद्रगुप्त के समय) में हुए । उनके माष्य-प्रन्व का नाम 
4पदार्थ-धर्म-सग्रह या 'प्रशस्तपाद-भाष्य है । 

सांख्य दशन के प्रवर्तक मह॒षि कपिल का 'सांख्यसूत्र”' उपनिषत्कालीन 
अन्य है। गुप्त युग मे इस दर्शन शाखा की विशेष उन्नति हुई; अपितु यो कहा 
जाय कि सांख्य दश्शन के निर्माण का एकमात्र श्रेय गुप्त युग को है, तो श्रनुचित 
न होगा । उस पर मौलिफ तथा भाष्य, दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो की 
रचना हुई । गुप्त युग के प्रमुख सांख्यकारों में विन्ध्यवासी, ईश्वरक्षष्ण, 
माठर और गौड़पादाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

बोड़ भिक्षु परमार्थ ने छठी शती ई० में वसुबन्धु का जीवन चरित 
लिखा । उसमे उल्लेख है कि तत्कालीन श्रयोध्या नरेश विक्रमादित्य 
(चन्द्रगुप्त द्वितीय) के समय वसुबन्धु के गुरु बुद्धमिन्र तथा प्राचार्य विन्ध्यवासी 
के बीच शास्त्रार्थ हुभा या । उसमें बुद्धमित्र पराजित हुए । इस सफलता के 
उपलक्ष्य मे साहित्यानुरागी विक्रमादित्य ने विन्ध्यवासी को तीन लाख सुवर्ण 
सुद्राएँ प्रदानकर सम्मानित किया था | बाद मे विन्ध्यवासी के 'सांख्यशास्त्र' 
के खण्डनाथं बुद्धमित्र के शिष्य वसुबन्धु ने 'परमा्थंसप्तति' की रचना की थी। 


गुप्तयुगीन भ्रन्य सांख्यकारों में ईश्वरक्ृष्ण की 'सांख्यकारिका, का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । भिक्षु परमार्थ ने 557-569 ई० के बीच उसका 
कीती-भाषा में प्रनुवाद किया ओर उसका चीनी नाम दिया 'हिरण्यसप्तति* या 


396 भारतोय संस्कृति श्लोर कला 


'सुवर्णसप्तति' । तिब्बती-परम्परा के शनुसार ईश्वरकुष्ण भौर वसुबन्धु में 
शास्त्रार्थ हुआ था । भ्रन्प प्रप्तयुगीन सांख्यकारों में माठर की 'माठरबृत्ति' 
और गौड़पादाचार्य का 'सांख्यकारिका-भाष्य” उल्लेखतीय है । 


मीमांसा दर्शन के प्रवतंक मह॒थि जैमिनि के “मीमांसासूत्र' के प्रथम एवं 
एकमात्र प्रामाणिक भाष्यकार शबरस्वामी गृप्तयुगीन दाशंनिक थे । उनके माष्य 
का नाम 'द्वादशलक्षणी' है। मीमासा दर्शन के परवर्तती विकास का एकमात्र 
प्राधार यही ग्रन्थ रहा है। शवरभाष्य के प्रमुख तीन टीकाकार हुए--कुमारिल 
भट्ट, प्रभाकर प्लरौर मुरारी मिश्र, जिन्होंने क्रमशः माट्मत, गुरुमत भौर 
मुरारिमत के नाम से साख्य दशंन का विकास किया । 


योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हुए, जिनके 'योगसूत्र” के एकमात्र 
मसाष्यकार व्यास का समय चौथी शती ई० है। “व्यासभाष्यः भारतीय दर्शन 
का एक ऐसा प्रौढ एवं गम्मीर प्र्थ है, जिसका प्रभाव दर्शन की समस्त 
शालाप्रो पर परिलक्षित हुआ । 


वेदान्त दर्शन के क्षेत्र मे गुप्त युग के योगदान का क्रमबद्ध इतिहास 
उपलब्ध नही है; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वेदान्तसूत्रो के टीकाकार 
बोधायन, भर्तृप्रपच, दाडिमाचार्य, उपवर्ष, भास्कर झौर ब्रह्मघोष झादि वेदान्ती 
गुप्त युग में हुए । इतना निश्चित है कि वे शकराचार्य के पूवव॑वर्ती थे । 


विज्ञान साहित्य 


गुप्त युग के साहित्य-निर्माण में ज्योतिष शोर भायुर्वेद जैसे वैज्ञानिक विषयों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उस युग के गणितज्ञो में प्ायंमट्ट (476 ६०) भौर 
वराहमिहिर (495 ई०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अ्रार्य्रद् का 
शून्य तथा दशमलव सिद्धान्त न केवल भारत, श्रपितु विश्व के वैज्ञानिको के लिए 
सर्वेधा नयी देन थी। इसी प्रकार बराहमिहिर ने यूनानी और भारतीय 
ज्योतिष का समस्वय करके “रोमक” तथा 'पोलिश' नाम से नये सिद्धास्तों की 
प्रतिष्ठा की, जिनसे भारतीय ज्योतिष का महत्त्व बढ़ा | वराहमिहिर के 
सम्बन्ध में विद्वानों का कहना है। कि “उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ बृहज्जातक' 
विज्ञान शौर कला का विश्वकोश है ।” इसी प्रकार गरुत्वाकंण सिद्धान्त के 
जनक ब्रह्मगृप्त का नाम विश्व-इतिहास के शीर्षस्थ गणितज्ञो मे है। 


इसी प्रकार गुप्तयुगीन भ्रन्य ज्योतिविंदों में विक्रममट्ट के पृश्र लल्लाचार्य 
(42 ई०), हो राशास्त्र पर 'सारावली' नामक जातक-प्रन्थ के रचयिता कल्याण 


गुष्ल धरुग 397 


वर्मा (600 ई०) भौर वराहमिहिर के पुत्र पृथयशा (600 ई०) का नाम भी 
उल्लेखनीय है। इस युग के जन ज्योतिविदों में कालकाचाये (300 ई०), 
सर्वेनन्दि, सिहुसूरि श्लौर यतिवृषभ (तीनों का समय 400 ई० के लगभग) ने 
भी भारतीय ज्योतिष के उच्चयन में योगदान किया | 


ज्योतिष भौर प्रायुवेंद, दोनों विषयों का नालन्दा विश्वविद्यालय में 
विधिवत्‌ प्रध्यापन होता था। चीनी-यात्री ईत्सिंग (673-685 ई०) ने तत्कालीन 
भरत में प्रचलित श्रायुवंद की भ्राठ शाखाश्रों का उल्लेख किया है। उसने यह 
भी लिखा है कि आभ्रायुवेंद के श्राचार्यों को राजकीय चिकित्सालयों में सम्मानित 
स्थान दिया जाता था | प्रसिद्ध रसायनशास्त्री एवं ध्ातु-विज्ञानवेत्ता नाग्रार्जुन 
गुप्त युग की ही देन था, यद्यपि उसका सम्बन्ध सातवाहन साम्राज्य से भी 
बना रहा । आयुर्वेद का विद्वान दृढ्बल वाग्मट मी इसी युग में हुझ्ला था । 


युरुषायं साहित्य 


ऐहिंक जीवन के उपयोगी पुरुषार्थ साहित्य में श्र्थ, नीति श्रौर काम 
विषयो पर भो गुप्त युग मे ग्रन्थों का निर्माण हुप्रा । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
समकालीन शिवरस्वामी का 'कामन्दकीय नीतिसार” वस्तुतः: शुक्र कृत 
'शुक्रनी तिसार' का ही सस्करण है, जिसमे श्रथं, काम भौर नीति, तीनो विषयों 
का प्रदमुत समन्वय हुआ है । उसका मूल श्राघार कौटिल्य का अ्रथंशास्त्र' है । 
कामशास्त्र का एकमात्र गौरवग्रन्थ कामसूत्र” का निर्माण भी गुप्त युग मे हुआ । 
(सोशल लाइफ इन ऐश्येट इण्डिया, कलकत्ता) । कुछ विद्वानों ने 'कामसूत्र' में 
उल्लिखित किसी सातवाहन या आन्श्रमृत्यवंश के राजा का उल्लेख होने से 
वबात्स्यायन को सातवाहन युग का सिद्ध किया हैं। किन्तु उसका सम्बन्ध 
गुप्त युग से न बताना इतिहास की अ्वहेलना करना है। वास्तव मे वात्स्पायन 
ऐसे समय हुए, जिसमे सातवाहन शासन का प्रन्त और गुप्तशासन का उदय 
हो रहा था। इस प्रकार उसके कामसूत्र” पर इन दोनो यूगो के समाज का 
समान रूप से प्रमाव है । 


बात्स्यायत ने 'कामसुत्र' में जीवन के प्रमिन्‍न अंग प्रणय-सम्बन्धों की 
ग्रादर्शभयी भ्रवतारणा की है। सातवाहनों श्रोर विशेष रूप से गुप्तों द्वारा 
शासित समाज की सौन्दर्यपूर्ण एवं सरस भूमिका का सजीव चित्रण करने में 
वात्स्यायत सर्वथा सफल हुप्ना है। “कामसूत्र” से प्रमावित होकर गुप्तयुगीन 
झाहित्यकारों ने भपनी कृतियों में यौन सम्बन्धों के ज्ञान के साथ-साथ प्रेम 


398 भारतीय संस्कृति झोर रूला 


की परिणित को बड़ी निपुणता एवं सतर्कता से उतारा है। उन्होंने काम को 
चतुर्बग के साथनों की मर्यादा में धोर प्रणण को भ्रनुशासन के झ्ादर्श में ग्रहण 
कर दोनों में संयम का ह्ाधान किया है। कास और प्रणय की संयर्भित 
परिणति विवाह की स्थापना में है; दाम्पत्य सम्बन्ध में है; जंसा कि 
वात्स्यायन का मूल उद्देश्य रहा है। काम पुरुषार्थ की इस भारतीय मान्यता 
को दृष्टि में रखकर यहाँ के कवियों भौर नाटककारों ने अपने काव्य-नाटकों 
तथा कथा-उपाख्यानों में प्रणण सम्बन्धों की रचना एकमात्र इस उद्देश्य 
से की है कि उनके द्वारा एक भ्ादश्श दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो सके । 


धार्मिक साहित्य 


गुप्त सम्राट मुख्यतः: भागवतधर्म के भ्रनुयायी थे । इसलिए हिन्दूधर्म 
झपने व्यापक परिवेश में उन्नतावस्था में था। हिन्दृधर्म के भ्राचार-विचारो 
एवं कर्म-संस्कारो के प्रतिपादक अनेक मौलिक ग्रन्थों का इस युग में निर्माण हुभा 
श्र अनेक परम्परागत ग्रन्थों का संकलन, सम्पादन तथा पुन: संस्करण हुझा 
इस प्रकार के ग्रन्धों मे स्मृतियों श्ौर पुराणों का नाम उल्लेखनीय है । 


गुप्त युग धर्मसूत्रो का व्याख्यान युग रहा है। धघर्मसृत्रो के व्याख्यान 
एलोकबद्ध  स्मृतियों मे “मनुस्मृति', “याशवल्क्यस्मृति', 'पराशरस्मृति', 
बृहस्पतिस्मृति' झ्लौर 'कात्यायनसूत्र' का नाम प्रमुख है । उन्ही के बिधि-विधानो 
द्वारा परम्परा से व्यापक हिन्दू समाज व्यवस्थित एवं प्रनुशासनबद्ध होता 
भ्राया है। गुप्त युग में इन स्मृतिश्यन्थों का पुन: संस्कार हुआ धभौर उनमे 
समाज की विकसित परिस्थितियों के भनुसार नये प्रक्षेप जुड़े (काणे--हिस्ट्री 
ऑफ धर्मशास्त्र, पृ० 20) । 


धार्मिक साहित्य के निर्माण में पुराणों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 
पुराण भारतीय भाचा रशास्त्र और समाजशास्त्र के विश्वकोश हैं। पुराणों का 
निर्माण, सकलन, सम्पादन और पुनःसंस्कार वेदिक युग से लेकर लगभग 
प्रठारहवी शत्तो ई० तक होता रहा | गुप्त युग में भी कतिपय पुराणों का पुनः 
संस्करण हुग्ना । 'स्कन्दपुराण” के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि 
उसका नामकरण ग्रुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त के नाम के हुआ (डॉ० पी० के० 
प्राचार्य-- डिक्शनरी भ्ॉफ हिन्दू भ्राकिटेक्चर, १० 30) । वायु, सविष्य, विष्णु, 
भागवत, मत्स्य, स्कन्द भौर शिव झ्ादि पुराणों मे गुप्तवंश का यत्र-तत्र उल्लेख 
हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि गुप्त युग में उनका अ्रवश्य संस्कार हुआ । 


गुप्त युथ 899 


उनके कलेबर में काट-छाँट की गयी भौर भ्रपतती शोर से उनमें कुछ या भी 
जोड़ा गया । ठौक यही स्थिति महाभारत” की भी रही । 


काव्य साहित्य 


मुप्तयुगीन काव्य साहित्य में प्रमुख स्थान उन काव्य-कृतियों का है, जो 
पाषाण खण्डों पर उत्कीणित है। “प्रयाग प्रशस्तिः का निर्माता हरिषेण इस 
विषय का पहला कवि है। हरिषेण, सम्राट समुद्रगुप्त की विद्वत्सभा का 
पझग्रणी विद्वान, उच्च कोटि का राजनीतिश झौर न्यायाधीश था। इस कवि 
द्वारा रचित समुद्रगुप्त की महत्त्वपूर्ण प्रशस्ति इलाहाबाद स्थित झ्शोक की 
लाट पर उत्कीर्ण है । 


गुप्त युग का दूसरा प्रशस्तिकार पाटलिपुत्र निवासी वीरसेन था। वह 
व्याकरण, दर्शन, राजनीति आ्रादि भ्रनेक विषयों मे पारंगत तथा सिद्धहस्त कवि था । 
वीरसेन, सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को विद्वत्समा का प्रमर रत्न शौर सम्राट्‌ 
के राजकार्यों का सलाहकार भी था । उदयगिरि की गुफा में उत्की्ण प्रशस्ति 
इन दोनो व्यक्तियों की स्मृति को श्रमरत्व प्रदान किये वर्तमान है । 


मन्दसौर प्रशस्ति का लेखक तीसरा श्रशस्तिकार वत्समट्टि, सम्राट 
समुद्रगुप्त का समकालीन था । यह प्रशस्ति 473 ई० (529 मालव सम्बत्‌) में 
उत्कीर्ण की गयी थी । मन्दसोर प्रशस्ति का दूसरा लेखक वासुल था, जिसने 
मालव नरेश यशोधर्मनू (600 ई०) की प्रशंसा में यह प्रशस्ति लिखी थी | 
वासुल मालव नरेश का विश्वासपात्र तथा उसकी समा का विद्वान था। इसी 
प्रकार मौखरी नरेश ईशानवर्मा का सभा विद्वान्‌ रविशान्ति की काव्य प्रतिमा 
हरहा अभिलेख में सुरक्षित है, जिसका रचनाकाल 555 ई० (68] मालव 
सम्बत्‌) है । द हे 


गुप्त युगीन काव्य-साहित्य के भ्न्तगंत दूसरा स्थान उन काव्यकारों, 
नाटकका रों एबं कथाकारो का है, जिनकी कृतियों से संस्कृत-साहित्य के विभिन्न 
झंगो की श्रभिवृद्धि हुई । इस प्रकार के काव्यकारों में काश्मीरदेशीय मातृगुप्त 
का नाम प्रथम है, जो सरस्वती और लक्ष्मी दोतो के कृपापात्र थे और 
राजतरगिणीकार कल्हण ने जिनका भूरि-मूरि गुणगात किया है। उन्ही के 
झाश्चित महाकवि भतुमेण्ठ हुए, जिन्होंने 'हयग्रीवषध' नामक महाकाव्य लिखकर 
संस्कृत में भ्रपना प्रद्गितीय स्थात बनाया । इन दोनो का समय पाँचवी शती ई७ 


400 भारतीय संत्कृति शोर कला 


का पूर्वाद है। इनके प्रतिरिक्त गद्यकार सुबन्धु, काव्यशास्त्री| मामह भौर कोशकार 
प्रमरसिह भ्रादि गुप्तकालीन साहित्य-निर्माताभों का नाम उल्लेखनीय है । 


भागवतधर्म की पुनः प्रतिष्ठा 


गुप्त सम्राट घर्मतिरपेक्ष शासक थे | वे क्रिस वर्ण या जाति के थे, इस 
सम्बन्ध में भ्रनेक प्रकार की धारणाएं हैं। व्यावहारिक रूप में उन्होने ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियों, दोनों जातियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। तत्कालीन 
भारत में श्रतेक धर्म प्रचलित थे, जिनमें जन, बौद्ध भौर शाक्त (कापालिक) 
के भ्रतिरिक्त हिन्दूघम के चार सम्प्रदाय--मभागवत, पाशुपत, माहेश्वर भौर 
सौय॑ प्रमुख थे। इनमें ब्राह्मण, जैन भौर बौद्ध तीन श्रधिक व्याप्त थे । इन तीनों 
धर्मों के सामाजिक, साहित्यिक तथा वेचारिक उत्थान के लिए गुप्तो का 
समान योगदान रहा। गुप्त साम्राज्य के शान्तिमय वातावरण में श्रनुकल 
परिस्थितियों को प्राप्तककर तत्कालीन भारत मे उक्त सभी धर्म तथा पन्‍्थ 
पारस्परिक सहयोग एवं प्रादान-प्रदान के द्वारा निरन्तर विकसित होते रहे । 


गुप्तयूगीन विभिन्‍न धर्मों की उक्त स्थिति के बावजूद यह उल्लेखनीय है 
कि गुप्तों ने स्वे-धर्म-समन्वय के रूप में मागवतधर्म को ही सामाजिक मंगल 
का एकमात्र श्राधार स्वीकार किया । गुप्त युग के सास्कृतिक नव निर्माण 
के इतिहास मे ब्राह्मणध्॒र्मं का पुनरुत्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
पौराणिक भांगवतधर्म का उदय इस पुनरुत्थान की धर्वोत्तम उपलब्धि है। 


भारत की धामिक परम्परा के इतिहास का श्रध्ययत्त करने पर ज्ञात होता 
है कि भ्तीत के सेकडों वर्षों तक मानवतावादी सा्वभौम वेदिकध्॒म का इस 
राष्ट्र पर एकाधिकार रहा; किन्तु एक समय श्राया, जब कि पशुहिसा श्लौर 
कर्मेकाण्ड के प्रतिबन्धों ने उसकी सर्वमान्यता को संकीर्ण बना दिया । उपनिषदो 
ने कमंकाण्ड के विरोध में ज्ञानकाण्ड की स्थापना द्वारा वैदिकधर्म को 
प्की्णता से उभारने का प्रयत्न किया; किन्तु उनका शुष्क एवं जटिल अह्यवाद 
जन-सामान्य की ग्रहणशीलता के ध्नुरूप सिद्ध न हुआ । वेदों श्रौर उपनिषदो 
की धामिक वेतना में समन्वय स्थापितकर बुद्ध ने उसे नया लोकानुग्राही रूप 
दिया झौर जनता ने उसको भ्रपनाया भी । किन्तु बौद्धधं के वेराग्य तथा 
संसारत्याग के भावी भ्रभियान प्रौर साथ ही बौद्ध सघारामों तथा उपाश्रयो 
के वेमव-सम्पल्न जीवन ने जन-सामान्य को उसके प्रति उदासीन बना दिया। 
इस उदासीनता के प्रन्य भी कारण थे । 


शुप्त युग 40] 


तत्कालीन भारत में प्रचलित जैन और बौद्ध, दोनों धर्मों की लगभग एक 
ही स्थिति थी । वस्तुत: ये दोनों धर्म भ्रब॒ संस्थागत धर्मों के रूप सिमिटकर 
रह गये थे। उनके गृहत्याग, वेराग्य, भ्ररण्यवास तथा मठाश्रय ने समाज को 
दायित्वहीन, निष्क्रिय बता दिया भौर लोग परम्परा से वरण किये गये 
वर्णाश्रम तथा तदनुसार नियत अपने-प्रपने कर्मों से विरत होकर हाथ-पर-हाथ 
रखे जीवन्मुक्त होने की लालसा से मठों तथा उपाश्रयों मे जीवन बिता रहे 
थे । वे मीतर से अपनी इस निष्ठा के प्रति स्वयं ही शकालु थे। ठीक इसी 
समय पौराणिक धर्म का उदय हुमा, जो कि वैदिक धर्म का ही पुनः संस्करण 
था । पुराणों के इस नये धामिक जागरण ते समाज को एक नयी दिशा प्लौर 
प्रेरणा दी । यह प्रेरणा थी स्वाभिमान को, श्रात्ममौरव की। पुराणों ते 
क्षत्रियों को देशरक्षा झौर सामाजिक संगठन की भरोर प्रवत्त एत्रं उद्बुद्ध किया । 
वेश्यो श्रौर शुद्रो को उद्योग-व्यवसायो तथा भ्राथिक उन्नति के कार्यो मे लगने 
के लिए प्रेरित किया । ब्राह्मणो ने धर्माष्यक्ष होने का जो भिथ्याडम्बर रचा 
हुआ था भौर थोथली मान्यताश्रों के दमस्भ पर लोगों को भुलावे में डालने का 
स्वांग रचा हुआ था, पुराणों के यथार्थ ने उनके इस अ्रम को दूर कर दिया । 
पुराणो की ये मान्यताएँ परम्परा पर आधारित होने के कारण परम्परावादी 
भारतीय समाज को प्रभावित करने मे प्रबल कारगर सिद्ध हुईं । 


समाज निष्क्रिय था भौर पाखण्डों के जाल में श्रपती परम्पराशरों को मूल 
बेठा था । देश की इस परिस्थिति का लाम उठाकर विदेशी शक्तियाँ निरन्तर 
प्रबल होती जा रहो थी । इन परिस्थितियों में विस्मृत स्वाभिमान, गौरव श्ौर 
वीरभाव को उद्दीप्त करनेवाले पुराणों के भ्राख्यानो एवं वृत्तों ने समाज को 
पतन में जाने से बचाया और उसे उसकी गौरवशाली परम्पराझो की रक्षा के 
लिए सचेत किया । 


राष्ट्रीय उत्थान एवं सांस्कृतिक जागरण के लिए पौराणिक मागवतघर्म 
के इस पुनरम्युदय ने गृप्त साम्राज्य को 'स्वर्णयुग' में बदल दिया । 


गुप्तों से पूर्व दक्षिण के शुगों और सातवाहनों ले भी भारत में भागवत- 

धर्म की गंगा को बहाया था । इस राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिए उन्होने इस 

सावेभौम धर्म को इतना महत्त्व दिया कि उसे प्रपने राजधर्म के रूप में घोषित 

कर दिया । उनके द्वारा देश में सांस्कृतिक समन्वय का जो पअ्रभियान चला 

उसमें हिन्दुओं के प्रतिरिक्त देश में रहुनेवाली यवन, शक तथा यूनानी श्रादि 
26 


402 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


जातियाँ भी थी । उनमें भावात्मक एकता स्थापित की । उनके माध्यम से 
भारत के द्वीपान्तरों में भी मंत्री सम्बन्ध स्थापित हुए । 


शुंगों तथा सातवाहनों के इस धामिक नवोत्यान का प्रभाव भारत के 
भांचलिक छोटे-बडे राज्यो एवं सामन्त-शासित क्षेत्रो पर भी परिलक्षित हुश्रा । 
गप्तो के सुशामन एवं उदार विचारों के फलस्वरूप भारत में बेदों तथा पुराणों 
का बहुदेवतावाद पुनः प्रतिष्ठित हुआ। उन्होंने अपने सिकको पर कुछ 
देवी-देवताशो की आकृतियाँ प्रंकित करवायी । उनके भ्रमिलेखो भे विष्ण, 
कुबेर, वरुण, इन्द्र, यम, शिव, सूये, कुमारदेव, लोकपाल, नर, किन्‍्नर, विद्याधर 
झ्रौर गन्धवें ग्रादि श्रनेक देवताझो का सम्पुज्य रूप में उल्लेख हुआ्ना। उसके 
प्रभाव से जनता में विष्णु, शिव, सूर्य श्रादि देवताओं के साथ बुद्ध की 
पुजा-उपासना का व्यापक प्रचलन हुझ्ना । 


गुप्तो के शासन मे जन-बौद्धधर्म एक प्रकार से सस्थागत धर्मों के रूप 
में सिमिटकर रह गये थे और हिन्दूधम अनेक शाखा-प्रशाखायों मे पलल्‍लवित 
होकर श्रपने चरम विकास की स्थिति में था! इन दोनो धर्मों को गद्राह्मणधर्म 
की समन्‍्वयात्मक उदारता ने श्रात्मसात्‌ कर लिया था और वही ब्राह्मणधर्म 
हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के विस्तृत भू-माग मे हिन्दूधर्म के नथे नाम 
से प्रचलित एवं प्रतिष्ठित हो चुका था । 


नालन्दा विश्वविद्यालय 


प्राचीन भारत के ज्ञान-बेन्द्रों मे नालन्दा महाविहार का नाम उल्लेखनीय 
है । भारत मे रस प्रका' के ज्ञान-केन्द्रो वी परम्परा श्रत्यच्त प्रानीोन २ व्यापक 
रूप मे रही है। तक्षशिला, वलमी, विक्रमशिला, ओदन्‍्तपु री, काशी, जालन्थर 
काश्मीर, पुष्कलाक्ती श्रौर कांची इसी प्रकार के विद्यापीठ थे । वहाँ राष्ट्रीय 
तथा ग्रन्तरराष्ट्रीय स्तर पर श्रध्ययन अध्यापन को व्यवस्था थी । नालन्दा 
महाविहार इसी थकार का विश्वविद्यालय था। इस महाबिहार के अवशेष 
बिहार की वर्तमान राजधानी पटना (पाटलिद्ुत्र) से 55 मील दक्षिण-पूर्व में 
बडगाँव के विस्तृत क्षेत्र तक बिखरे हुए मिले ६ । मगध की राजधानी राजगृह 
से उत्तर-पश्चिम की ओर उसकी दूरी लगभग एक योजन पर्यन्त बतायी 
गयी है । 


सालन्दा बोद्धों तथा जैनों, दोनों धर्मों का महान्‌ केन्द्र था। बुद्ध तथा 
महावीर के समय नालन्दा एक विशाल एवं प्रसिद्ध नगर के रूप में विद्यमान 


गुप्स युग 408 


था । बौढों के निकायों में उसकी विस्तृत चर्चाएँ हुई हैं । बुद्ध के प्रधान शिष्य 
उपत्िष्य सारिपुत्र का जन्म नालन्दा में ही हुआ था भौर वही उन्होने निर्वाण 
प्राप्त किया । उनकी स्मृति में वहाँ एक चेत्य का निर्माण किया गया था। 
बुद्ध स्वयं वहाँ गये थे | सम्राट्‌ ने भी नालन्दा जाकर सारिपुत्र के चेत्य की 
पूजा की थी शौर एक विशाल एवं मव्य स्तूप का निर्माण कराया था । 

जनों के 'कल्पसूत्र' (जैकोबी संस्करण, पृ० 64) में नालन्दा के महत्त्व पर 
प्रकाश डाला गया है। वह इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था कि जनधम के 24 वे 
तीथंकर महावीर स्वामी ने वहाँ लगभग चौदह वर्षों तक निवास किया । इस 
प्रवधि में वहाँ जनो के कई मन्दिर निर्मित हुए, जिनके भ्रवशेष खुदाइयो से 
उपलब्ध हुए हैं । 

चीनी यात्री ह्ैन-त्सांग और ईत्सिग ने, जो कि सातवी शती ई० में 
भ्राये थे श्लौर कई वर्षो तक यहाँ रहे, विशेष रूप से नालन्दा विश्वविद्यालय 
के झ्राचार्यों के सान्निध्य मे रहकर ज्ञान प्राप्त किया। अपने यात्रा-वृत्तान्तों में 
उन्होंने नालन्दा की तत्कालीन स्थिति का स्वानुभूत वर्णन किया है। जिस समय 
ह्वन-त्सांग नालन्दा श्राया था उस समय वहाँ लगभग दस हजार विद्यार्थी 
भ्रधष्पयन करते थे । विश्वविद्यालय मे एक हजार पाँच सौ दस आाचार्य-प्राचार्य 
प्रध्यापन के लिए नियुक्त थे । बौद्ध-ज्ञान के जिज्ञासु छुन-त्साँग ने नालन्दा 
के तत्कालीन कुलपति शीलभ्नद्र का शिष्यत्व प्राप्कर लगभग पांच वर्षों तक 
एक अश्रन्तेवासी की भाँति विश्वविद्यालय में जीवन-यापनकर बौद्धधर्म तथा 
तत्त्वज्ञान का विधिवत्‌ भ्रष्ययत किया था । ह्ैन-त्साँग ने नालन्दरा महाविहार को 
ससार का सबसे बड़ा विद्या-केन्द्र बताया है और वहाँ के श्राचायों की भ्रद्भुत 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हे ज्ञान का प्रदीप्त पृञज कहा है । 


राष्ट्रीय स्‍तर पर सचालित नालन्दा बौद्ध विहार को प्रचुर दान देकर उसे 
महाविहार एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उलन्नत करने का श्रेय गुप्त सम्राट्‌ 
कुमारगुप्त 'शक्रादित्य/ (44-455 ई०) को है । उसके बाद बुधगृप्त (475- 
495 ई०) ने उसका पुननिमाण किया । कहा जाता है कि नालन्दा के छमंजले 
भवन को छह विभिन्न राजाओो ने निर्मित कराया था । नालन्दा के उत्थान और 
विकास में सर्वाधिक योगदान गृप्त सम्राटों का ही रहा है । 


विश्वविद्यालय में प्रध्ययन हेतु चीन, कोरिया, मग्रोलिया, जापान, तिव्बत, 


श्रीलंका और पूर्वी तथा पश्चिमी द्वीफ्समूहों के विद्यार्थी आते थे और ज्ञान-सम्पति 
लेकर भपने देशों को लौटते थे। विश्वविद्यालय के नियम उदार थे भौर 


408 ह भारतोय संस्कृति शोर कला 


तदनुसार सर्व सामान्य के लिए उसमें प्रध्ययन की सुविधा थी । प्न्तेवासी 
चाहे जिस देश तथा धर्म का हो, उसे नालन्दा विहार में विचार-स्वातन्थ्य के 
भ्रधिकार प्राप्त थे। 

उक्त चीनी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में 
प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक छात्र को एक योग्यता परीक्षा देनी होती थी, जो कि 
विभिन्न विषयों के श्राचार्यों द्वारा प्रथकू-पृथक्‌ रूप से ली जाती थी। यह 
परीक्षा भ्रति कठिन हुआ करती थी और उसमें थोड़े-से ही विद्यार्थी सफल हो 
पाते थे । दस में से केवल दो या तीन सर्वोत्तम विद्यार्थियों फो चुना जाता था। 
किन्तु जो प्रवेशार्थी श्राचोच्न तथा नवीन विद्या-शास्राधों का ज्ञाता होता था, 
उसे सरलता से प्रवेश मिल जाता था । 


बालको के प्रवेशार्थ छह वर्ष की न्यूनतम श्रायु निर्धारित थी । सभी प्रकार 
के छात्रों को अपना व्यय रवय॑ वहन करना होता था; किन्तु कुछ अध्येताशो 
के लिए मठ की श्रोर से भी व्यवस्था होती थी। भिक्षु उनमें प्रमुख थे । भ्राज के 
गुरुकुल प्राचीन विश्वविद्यालयों के परिवर्तित रूप हैं, यद्यपि श्रनेक दृष्टियों से 
वे उतने सर्वागीण एवं सम्पन्न नही हैं । 

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी को भ्रनेक विषयो की विधिवत्‌ शिक्षा 
दी जाती थी । महायान शाखा के प्रध्यापन की विशेष व्यवस्था थी; किन्तु 
उसके ग्रतिरिक्त चारो वेद, षड़ वेदांग, हेतुविद्या, पुराण, शब्दविद्या (व्याकरण), 
चिकित्सा विद्या, ज्योतिष और ब्राह्मण-बौद्ध-जेन, इन तीनो धर्मों का सम्पूर्ण 
शान, इन्द्रजाल (भ्रथवंवेद), सांख्य, शिल्प-स्थानविद्या (विभिन्न कलाएँ) भौर 
अ्रध्यात्मविद्या आदि प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा भ्रध्यापन की व्यवस्था 
थी । भिक्षुप्रो के लिए विनय के झनुसार कुछ विशेष नियम निर्घारित थे। 
उनसे खेती नहीं करायी जाती थी, किन्तु उसके बदले दूसरे झनुरूप सेवाकार्य 
नियत थे। ये भिक्षु अध्येता पाँच विभिन्‍न श्रेणियों . श्रमने (निम्ततम श्रेणी), 
2, दहर (लघु भिक्षु), 3. स्थविर, 4. उपाध्याय तथा 5. बहुश्रुत (उच्चतम श्रेणी) 
में विभाजित थे । 

विश्वविद्यालय के प्रत्येक भ्रन्तेवासी को श्रपनी प्रतिभा तथा योग्यता को 
प्रदर्शित करने की पूरी स्वतन्त्रता एवं सुविधा प्राप्त थी । इस हेतु समय-समय 
पर भ्राचायों प्रौर छात्रों में पारस्परिक वाद-विबाद की व्यवस्था थी । जो 
छात्र अपनी तकेबुद्धि से विशिष्टता प्राप्त कश्ता था, श्रथवा श्रनुसन्धान द्वारा 


पुप्स चुन 405 


विद्या की किसी नग्नी धारा को प्रस्तुत करता था, उसका सामूहिक सम्मान 
किया जाता था । 


पनुसरधान कार्य की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालय 
था, जिसमें कई सहस्त हस्तलिखित पोथियाँ सुरक्षित थी। इस पुस्तकालय के 
सम्बन्ध में यद्यपि हु न-त्सांग और ईत्सिंग ने कोई प्रकाश नहीं डाला है; किन्तु 
जैसा कि तक्षशिला, झोदन्तपुरी, वलभी प्रादि बौद्ध मठों के विश्वविद्यालयों में 
सुरक्षित विशाल पुस्तकालयों से ज्ञात होता है, नालन्दा के ज्ञान-कैन्द्र का एक 
महत्वपूर्ण भंग उसका पुस्तकालय भी था। उसमें बौद्ध-साहित्य, तत्त्वशान झौर 
शिल्प के प्रामाणिक ग्रन्थ संगृहीत रहे होगे । तिव्बती स्रोतों के प्रनुसार यह 
पुस्तकालय एक पृथक क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसे कि 'धमंगंज” नाम 
से कहा जाता था । उसके तीन प्रमुख भ्रग थे, जिन्हें रत्नसागर, रत्नोदधि भौर 
रत्नरजक नाम से कहा जाता था । उसके रत्नसागर पुस्तकालय का भवन नौ 
मजिला था । इसी से नालन्दा के विशाल पुस्तकालय झौर वहाँ संगृहीत 
ग्रन्थ-सम्पदा का अश्रनुमान लगाया जा सकता है । कुछ भ्रसम्भव नही है कि वहाँ 
से समय-समय पर धमं, सस्क्ृति भ्रौर साहित्य के प्रथार-प्रसार हेतु बाहरी बौद्ध 
देशो मे भी ग्रन्थ भेजे जाते रहे हों। तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, 
मंगोलिया, खुत्तन और श्रीलंका झादि विभिन्न एशियायी देशो में सुरक्षित बौद्ध 
ज्ञान के भण्डारों का प्रेरणासत्रोत नालन्दा का यही विशाल ग्रन्थालय रहा होगा। 
तुर्को के भ्राक्रमण के समय इस विशाल, बहुमूल्य एवं दुर्लभ पुस्तकालय का 
ध्वंस हुआ । 


नालन्दा के विद्या-वेभव की चर्चा करते हुए, जैसा कि चीनी यात्रियों ने 
भी विस्मृत कर दिया, तत्कालीन भारत के महान्‌ कृतिकारों का उल्लेख होना 
नितान्त प्रावश्यक है। ग्रुप्तकालीन स्वर्णयुग के प्रतीक इन साहित्य-सृष्टाओ्रों में 
नागार्जुन, बुद्धमित्र, विडनाग, असंग, वसुबन्धु तथा परमार्थ जैसे बौद्ध 
धर्म-दर्शन के सर्वोच्च विद्वान; वात्स्यायन, उद्योतकर, प्रशस्तपाद, विम्ध्यवासी, 
ईश्वरक्ृुष्ण, गौड़पादाचार्य, शबरस्वामी और व्यासाचार्य जेसे उद्मट दार्शनिक 
एबं तत्त्ववेत्ता; प्रायभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बललभाचार्य कालकाचाय॑, झौर 
वाग्भट जैसे ज्योतिषिद्‌ एवं आ्रायुवेंदश; शिवस्वामी, हरिषेण, वीरसेन, वत्सभट्ठि, 
मातृगृप्त भौर सुबन्धु जेसे काव्यकार; भामह जैसे काव्यशास्त्री श्लौर भ्मरसिह 
जैसे कोशकार निश्चित ही नालन्दायुगीन भारत के बौद्धिक, वैचारिक एवं 


406 भआारतोय संस्कृति शोर कला 


साहित्यिक चरमोन्नति के प्रकाशस्तम्म भौर महान्‌ गुप्त शासकों के प्रमर, 
कालजयथी यश-गौरप के प्रतीक हैं । 


कला निर्माण 


गुप्त सम्राटों के शासनकाल (300-600 ई०) के तीन सौ वर्षों का समय 
भारतीय संस्कृति और कला के नव जागरण तथा चरम विकास का स्वर्णयग 
रहा है | यद्यपि भौर्यों, शुग-सातवाहनों श्रौर कुषाणों के शासनकाल में भारतीय 
संस्कृति एवं कला का निरन्तर निर्माण तथा विकास होता रहा भ्रौर उसमें 
विश्वजनीन सार्वमौमिकता का दृष्टिकोण उभरता एवं बलवत्तर होता रहा, फिर 
भी उसका पूर्ण परिपाक भर समन्वय गृप्तयग में ही देखने को मिलता है । गुप्त 
सम्राट स्वय. भागवतधर्म के अनुयायी परम मागवत होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष 
थे । उन्होने ब्राह्मण, बौद्ध और जन तीनो धर्मों के विभिन्‍न मतो एवं पन्‍्थों को 
उनकी निष्ठाओ्रो, परम्पराश्रो तथा विश्वासो के भ्रनुरूप विकसित होने की' 
समस्त सुविधाएँ प्रदान की । उनके इस धार्मिक झ्ौदा्य के कारण एक झ्रोर तो 
देश के विभिन्न भागों में परम्परागत कला-केन्द्रों के पुनर्निर्माण मे प्रगति हुई 
झौर दूसरी झोर कलाकारों तथा शिल्पियों को अपूर्ब प्रोत्साहन प्राप्त होने के 
फलस्वरूप नयी कला-शैलियो का निर्माण होकर कला के क्षेत्र मे एक ऐसी 
भव्यता, कोमलता भर सौष्ठवता का उन्मेष हुआ, जिसके प्रभाव की छाप 
बृहत्तर भारत के भावी कला-निर्माण और सुदूर एशिया की कला-शेलियो पर 
एक साथ परिलक्षित हुईं । 


भारत मे प्रचलित सभी धर्मों के श्रनुयायी साहित्यकारों तथा विचारकों को 
गुप्त शासको ने प्रोत्साहित किया तथा प्रश्नय दिया श्रौर शिक्षा-दीक्षा, 
चिन्तन-अनुसन्धान के जितने भी ज्ञान-केन्द्र थे उनके संवर्धन भे रुचि लेकर 
उनके नव निर्माण में सक्रिय योगदान किया । उन्होने बौद्ध मठो, जन उपाश्चयों 
भौर ब्राह्मण मन्दिरों को, जो केवल धर्म के एकागी श्राश्नय थे, उन्हें विद्यापीठो के 
रूप मे परिवर्तित किया । नालन्दा विहार को महाविहार के रूप परिणत 
करके उन्होंने उसे विश्वविद्यालय के स्तर पर विकप्तित एवं प्रतिष्ठित किया, 
जिसके कारण भारत मे ज्ञान के प्रसार को बल मिला श्रौर जिसके द्वारा एशिया 
के सुदूर देशों में भारतीय ज्ञान का श्रालोक फैला । तीनी धर्मों की दाशेनिक 
विच्ारधाराग्रो के उन्‍तयन के लिए देश की बौद्धिक प्रतिभाश्रों को राष्ट्रीय 
सम्मान देकर उनको वे समस्त सुविधाएँ दी, जिनके कारण विभिन्न विषयों की 


च॒प्त युग ह 407 


महानतम कृतियों का निर्माण होकर भारतीय वाड्मय में ज्ञान की नयी शाखाएँ 
पल्लथवित हुईं। गुप्तयुग में धर्म, दर्शन, काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथा, काव्यशास्त्र, 
ज्योतिष श्रौर झ्रायुवेंद आदि विभिन्‍न विषयों पर श्रेष्ठ कृतियों का सृजन 
हुआ । इसी युग में पुराणों तथा धमंशास्त्रों का पुन: संस्करण हुग्ना और प्रनेक 
नये पुराण निर्मित हुए । सस्क्ृत को राष्ट्रभाषा का सम्मानित स्थान देकर गुप्तों 
ने उसे राजकाज की भाषा बनाया । 


साहित्यिक नव निर्माण के साथ-साथ कला की विभिन्न शेलियों का सृजन 
होकर लोक जीवन उच्चतर नंतिक श्रम्युत्थयान की ओर तेजी से भ्रग्नसर हुश्रा । 
साहित्य के लोक-हितकारी उन्नत ध्येय कला में रूपायित हुए झौर उन्होने 
समाज के जीवन-स्तर को उन्नत किया। साहित्य और कला का समन्वय 
होकर निर्जीव एवं कठोर पाषाण शिलाओं एवं पव॑तों से प्राणदायी जीवनधाराएँ 
बह निकली । भास, अश्रश्वघोष, कालिदास और मारवि श्रादि का भावलोक, 
उन्ही गहराइयों तथा उसी श्रोजस्विता एवं सुन्दरता के साथ रेखाप्नो तथा 
रगो मे साकार होकर जनता के जीवन मे घुल-मिल गया । 


कवियों ने भ्रपनी रचनाग्रों में नर-तारी के शअग-प्रत्यगों के जो सुधर, 
सुगठित, धुमनोहर एवं सम्तुलित प्रतिमान निर्धारित किये थे, कलाकारो ने 
तदनुरूप दण्डवत्‌ मुसाकृति धनुप की वक्रता धारण किये हुई कमानदार भवे, 
उत्फुल्ल कमल के समान नयन, परिपक्व विम्बफल की भाँति भ्रधर, क्मलनाल 
की भांति उँगलियाँ, नारिकेल की कठोरता को भ्राभासित करने वाले स्वर्ण 
कलशो की माँति पुष्ट सतत, सिंह की कटि को मात देने वाला कटि भाग, 
कदलीदल की भाँति सुडोल जँघाएँ श्रौर सन्‍्तो की प्रज्ञा के समान गहरी 
नाभि--इस प्रकार काव्य की शोभातिशयिता को श्रभिव्यजित करने वाले 
कला-प्रतिमानों को सर्जित किया गया । 


साहित्य-सृष्टाओ्रो की माँति कलाकारों की भी नारी सौन्दर्य की भ्रभिव्यंजना 
में विशेष प्रभिरुचि रही है। जहाँ तक गप्तयुगीन कलाकारो द्वारा नारी के 
रूपांकन का सम्बन्ध है, उसकी भ्रपनी अलग विशेषता है, जो उसे परम्परा से 
झलग करती है । मधरा, भरहुत और साँची श्ादि कला-केन्द्रो में परम्परा से 
जिन अप्सराशो, वनदेषियों तथा यक्षिणियो की मृत्तियों का निर्माण हुम्मा वे 
कटिवस्त्र पहने ऊध्वेनग्नावस्‍था में हैं । कुषाणयुगीन मूर्तियाँ तौ प्रायः 
नग्नावस्था में हैं। सबसनाप्रों में भी पारदर्शिता भलकती है । स्वभावतः इन 


408 भारतीय संस्कृति और कला 


कला-कृतियों का प्रयोजन सम्पूर्ण शरीर के झाकर्षण को प्रदर्शित करना रहा 
है, यद्यपि साथ ही उनके उत्कृष्ट कलात्मक अभिप्राय नितान्‍्त श्रनुपेक्षणीय हैँ । 
गुप्तमुगीन कलाकारों ने भी प्रधनग्त तथा सर्वथा नग्त नारी मूर्तियों का निर्माण 
किया; किन्तु उनका दैहिक सौन्दर्य उत्तेजनात्मक, उत्कट शुंगारिक न होकर 
प्रांजल भौर संयत है; क्‍योंकि उनके निर्माता कलाकारों के समक्ष गुप्त सम्राटों 
के नेतिक भादर्श भी विद्यमान थे । गुप्तयुगीन भ्रजन्ता की नारी छवियों मे यह 
झादशे-भाव भरपूर रूप से उमरा है । 


काव्यगत शारीरिक या भ्रांगिक सोौन्दर्ययक्त ये कला-कृतियाँ वस्तुतः किसी 
प्रकार की कामुकता तथा संकीर्णता की उदमावक नहीं हैं। ध्वन्यात्मकता, 
भंगिमा भौर भाव-सौष्ठवता भ्रादि कला के जो भ्रपरिहाये गुणधर्म हैं, इनके 
द्वारा ही उनकी यथार्थंता को भ्रभिव्यक्त किया गया है । यदि ऐसा न होता तो 
भुप्त युग की यह कला-थाती इतनी चिरन्तन, लोकप्रिय झौर ऐसी विश्वव्यापी 
स्याति भ्रजित नहीं कर पाती । सौन्दय्यं एवं चारुता से श्राप्यापित इत 
कलाकृतियों मे कामुकता की खोज करने वाले रसाभासित भप्ररसिक जिज्ञासु के 
लिए साथ-साथ शिव द्वारा काम-दहून भ्ौर बुद्ध द्वारा मार-पराजय के आ्रादर्श 
भी मूर्तित हुए हैं। मारतीय काव्य और कला में परम्परा से सौन्दर्य में 
पापवृत्ति की श्रवधारणा को हेय॒ समझा गया भौर जीवन के लिए उसकी 
झनिवायंता को भी स्वीकार किया गया है। इसलिए भारत मे कला को 
सत्य-शिव-सुन्दर त्रिविधरूपा कहा गया है। 


ग॒प्तयुगीन कला-कृतियों की विशेषता उनके विषय-वैभिन्‍्य मे देखने को 
मिलती है | परम्परा से समाज द्वारा स्वीकृत धामिक तथा पौराणिक 
कथा-प्राख्याधिकाग्रों पर आधारित देवीन्देवताग्रो, गन्धर्वों, भ्रप्सरा्रो, नागो, 
यक्षों प्रोर घामिक पुरुषी से सम्बद्ध मृतियों तथा चित्रों को गुप्तमुगीन 
कलाकारों ने ऐसा रूप दिया कि सभी घर्मो के भ्रनुयायियों का उनके प्रति 
भाकषंण बना रहे । शिव, शक्ति, राम, कृष्ण, बुद्ध और महाबीर झ्ादि सभी 
धर्म-सम्प्रदायों के देवी-देवताभों, महापुरुषों को मृतित एबं चित्रित करके 
गुप्तयुगीन कलाकारो ने जहाँ एक झोर प्रपनी कला-साधना की गरिमा को 
प्रस्तुत किया, वही भपनी धर्मनिरपेक्षता का भी परिचय दिया । 


गुप्तमुगीन कला को एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि उसमें 
नव-नवीन कल्पनाझों तथा लोक-विश्वासों को मानवोपयोगी एवं प्रभावकारी 


गुप्त युग 409 


बनाने का भ्रपूर्व॑ प्रयत्न किया गया है। शिव, विष्णु, राम, कृष्ण श्र बुद्ध 
की भ्रपरिमेयता, भ्रसहज महामानवता को परिमिति देकर उनमें मानवीकरण 
करके लोक-सहज बना दिया गया है। पह्रधिकतर साहित्य-सृष्टात्रों ने जहाँ 
उनकी लोकोत्तरता का वर्णन करके तथा उन्हें देवत्व के स्थान पर प्रतिष्ठित 
करके आराध्य एवं सम्पूज्य तो बना दिया किन्तु दोनों में श्राकाश और 
पृथ्वी की सनातन गहराई को वे सिटा न सके । कलाकार की तूलिका ने उसे 
सर्वधा मिटा दिया । कलाकारों ने इन लोकोत्तर चरितों को लोकसामान्य 
में श्रवतरितकर झादर्श तथा मर्यादा श्रौर लोकहित का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया । उन शाश्वत आ्राध्यात्मिक विभूतियों को लोकानुग्रही, कृपालु भौर 
सम्बेदनशील बनाकर मानव घरातल पर उतार दिया । सांसारिक 
क्रिया-कलापों की गहन अनुभूतियों को अन्तस्तल में समेटे हुए मथुरा की बुद्ध 
प्रतिमा मानवता को शान्ति, संयम प्रौर प्रात्मनिरीक्षण की औ्रोर प्रेरित करती 
है। उसमें मानव-मानव के प्रति असीम - करुणा और श्रपरिमित दया का 
छलकता हुप्मा भाव दिखायी देता है। इस सावेभौम मानवीय संवेदना के 
कारण, मानवता के दुःख से आतुर-कातर महामानव बोधिसत्त्व भवलोकितेश्वर 
की यह ध्यानस्थ मुद्रा जिस प्रकार भारतीय कला की प्रत्तश्चेतना के रूप में 
समादुत एवं लोक-सम्मानित होती रही, उसी प्रकार मारत के बाहर लंका, 
चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, वर्मा, श्याम, जावा और कम्बोडिया 
झादि विभिन्‍न देशो की कला-थाती को उत्प्रेरित करती हुई विश्व चेतना को 
सम्मोहित करती रही । उसकी मुखाकृति में देशन भाव की भिन्‍नता होते 
हुए भी मुद्रा ठीक वही है, जो मथुरा, साँची, सारनताथ और बोधगया की 
गुप्तकालीन मूर्तियों में दशित है । 


भारत श्रौर विदेशों मे जिन गुप्तयुगीन मूरतियों की विशेष ख्याति हुई, 
वे सीन्दय॑, प्रेम शोर भ्रनुराग की देवियाँ क्‍्राज भी अपने निर्माताम्रो के कौशल 
की अ्रनुपमता को सुरक्षित बनाये हुई हैं। इस प्रकार की कला-ऋतियों में 
बोस्टन संग्रहालय मे सुरक्षित गगा की मूति, बम्बई संग्रहालय मे सुरक्षित 
शिवानु रक्त पावंती की मूर्ति और विभिन्‍न श्रप्सराश्नो, यक्षिणियों तथा 
वनदेवियो की छुबियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उनमे प्रन्तनिहित शिल्प 
संरचना, झ्रादर्श, नतिक तथा श्राध्यात्मिक प्रयोजन समस्त एशिया की कला 
पर परिलक्षित हुए । ऐसा इसलिए सम्मव हुभ्ला कि इन गुप्तयुगीन कला-कृतियों 
में श्राध्यात्मितता धौर भौतिकता का ऐसा सन्‍्तुलन एवं समन्वय दर्शित है, 


4]0 सारतोय संस्कृति शोर कला 


जिसके द्वारा नारी के सनातन भादर्श गुणो तथा उसकी सर्वमान्य मर्यादाश्रों 
की भ्वसानना नहीं हुई । 


इस प्रकार मूतिकला के क्षेत्र में गुप्त युग चरसोन्नत स्थिति में था। 
गुप्त युग की तक्षण कला (भास्कये) भारतीय कला-इतिहास की सर्वेथा श्रपूर्व 
देन है| कुषाण युग में ग्रीक प्रभावों से मुक्त जिस गान्धार शैली का उदय हुश्ना 
था, गृप्त यूग में उसका सर्वथा मारतीयकरण हुग्रा शौर इस नये रूप में वह 
देश के विभिन्‍त कला-केन्द्रों मे प्रतिष्ठित हुईं । गृप्त युग में निमित बहुसंख्यक 
मृण्मृतियाँ देश के विभिन्न संग्रहालयों मे श्रपती दिव्यता एवं भव्यता के लिए 
कलाविदो की गवेषणा का प्रमुख ग्राकर्पण रही है । इस युग में धातु-निर्मित 
कला-कृतियों का भी व्यापक रूप से प्रचलन हुग्रा । कुकिहार भ्रादि स्थानों से 
प्राप्त ताम्रनिभित पुरुषाकार विशाल बुद्ध प्रतिमाएँ गृप्तमुगीन कलाकारों 
के कौशल की अनुपम भ्रभिव्यक्तियाँ हैं। इसी प्रकार दिल्‍ली के निकट मेहरोली 
का लौह-स्तम्म तो मानो तत्कालीन घातु-शिल्प का श्रमर स्मारक है। यह 
लौह-स्तम्म गनाब्दियों पूर्व स प्रकृति के शीत ताप के आश्राघातो को भ्रात्मसात 
करता हुग्रा गुप्तों के गौरव का उद्घोष कर रहा है। 


वास्तुकला के क्षेत्र मे भी गुप्त युग उन्नत था । उस यूग की वास्तुकला के 
परिचायक अधिकतर निर्माण-कार्य यद्यपि काल-कत्रलित हो गये; किन्तु जो 
उपलब्ध एवं जीवित हैं उनसे सहज ही तत्कालीन स्थिति का श्रनुमाव लगाया 
जा सकता है । भाँसी के देवगढ़ और भीतरगाँव के मन्दिरों की भव्य वास्तुकला 
गृप्तयूग की अविस्मरणीय देन है । इन दोनो स्थानों के मन्दिरों की दीवारों पर 
बेठायी गयी मृण्मयी मूतियों से विंदित होता है कि इस क्षेत्र मे गुप्त यूग पर्याप्त 
उन्नति पर था (विसेट स्मिथ-प्रॉक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० 6]) । 
इन मृण्मय मृर्तियों द्वारा कला के साथ ही तत्कालीन बेष्णवधर्म की लोकत्रियता 
का सी पता चलता है। भीतरगाँव मत्दिर की हजारो उत्खनित ईटें एवं पकाई 
गयी मिट्टी की खाने लखनऊ सम्रहालय मे सुरक्षित हैं । श्रजन्ता को गुफाएँ श्रौर 
वहाँ सुरक्षित तबवागन बुद्ध की धरमचक्र-प्रवर्तेन-मुद्रा' तत्कालीन भारतीय 
स्थपतियी के ग्रसाघारण कौशल को द्योतित करती हैं । 


भजग्ता 


प्रजन्ता के गुफाचित्रों मे गुप्तयगीन कलाकारों की साधना चरम परिणति 
को प्राप्त हुई है। उनमे महायान बौद्ध विचारो के ग्रनुरूप लौकिकता-प्रलौ किकता, 


गुप्त युग 4]] 


पाथिवता-भ्रपाथिवता झौर मानवीय-देवी धारणाझ्ों का शअपुर्वे संयोग हुआ्ना 
है। विद्वानो का अभ्रभिमत है कि “भित्तिचित्रों में विलक्षण ढंग से चित्रित 
सौन्दर्य भोर मुख पर श्रसंग द्वारा प्रस्थापित महायान योगाचार दर्शन का स्पष्ट 
प्रभाव है । प्रसग कुछ समय तक श्रजन्ता के संघाराम मे रहे थे श्रौर 
उन्होने घोषणा की थी कि संसार स्वप्न के अतिरिक्त कुछ नही है । केवल 
संसार ही नही, प्रपितु विचार भी क्षणिक है | क्षणों की यह निरन्तर श्वूखला 
है” (मारतीय संस्कृति श्रौर कला, पृ० 29)। ' 


भारत के इस श्रद्वितीय एवं अदभुत कला-केन्द्र के निर्माण तथा पुनरुद्धार 
में गुप्त सम्राटो का विशेष योगदान रहा । उनके इस योगदान झ्लौर कलानुराग 
की साक्षी पहली, सोलहवी ्रौर सच्रहवी गुफाएँ हैं । ग्रजन्ता के कला-वैभव में 
इन तीनो गुफाञो का सर्वाधिक महत्त्व है । पहली गुफा का श्रवलो कितेश्वर का 
चित्र, सोलहवी गुफा का गृहत्याग शीर्षक चित्र और सत्रहवी गुफा का माता-पृत्र 
विषयक चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बोधिसत्त्व पद्मपाणि श्रवलो कितेश्वर 
अजन्ता की कला की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। “सस्तार की कला के इतिहास में 
इसकी तुलना केवल न्यूरेम्बर्ग को मंडोना से--गॉँथिक मूर्तिकला की श्रेष्ठ 
कृति, जिसमे मानवाकृति को रेखिक सपुजन मे प्रतिपादित किया गया है, तथा 
प्रतिपादन में अद्मत सन्तुलन और सगति है---की जा सकती है” (पृ० 220) । 
पद्मपाणि को इस कृति में मानवीय तथा आध्यात्मिक सौन्दर्य की चरम 
परिणति हुई हैं। यही कारण है कि चीन, जावा, स्याम, वर्मा, कम््रोडिया, 
लका प्रौर जापान अ्रदि एशिया के विभिन्न देशों की कला में उसको प्रमुख 
ओर व्यापक स्थान मिला । 


अ्रजन्ता के ग्ुप्तकालीन चित्रों मे रेखाश्रो का सौष्ठव, रंगों का वेविध्य, 
भ्राकृतियो की सुधराई श्रौर प्रलकरणों का मार्दव सराहनीय है । उनमें 
भ्रग-प्रत्यंगो की परिमिति एवं सन्तुनन और मुद्राप्नों की गतिमता उच्चकोटि 
की है। प्राय: एक ही लक्ष्य एवं ध्येय मे निहित होने का कारण उनमें 
एकरूपता है और श्रपने दशंको को वे भ्तीत के उस वातावरण मे ले जाने 
की पूरी क्षमता रखते हैं, जब एक महामानव इस धरती पर अवतरित हुग्ना था 
शौर जिसने मातवता को करुणा, दया तथा सहानुभूति का दिव्य सन्देश दिया 
था। इसके श्रतिरिक्‍त दृश्यों की भनेकता शौर भावों की विविधता के 
झभिव्यजन का कौशल भी गुप्तयुगीन चित्रों की विशेषता है। 


4]9 भारतोय संस्कृति झोर कला 


प्रजन्ता को गुफाशों भौर कलाकृतियों का निर्माण वक्षिण के 
धानभ्र-सातवाहनों (200 ई० पूर्व) से लेकर पल्‍्लव नरेश नरसिह॒वर्मन्‌ प्रथम 
(680-668 ई०) के समय तक होता रहा । चैत्य गुफा 0 तथा विहार गुफा 
8, 2 झौर 3 सर्वाधिक प्राचीन हैं। तदन्तर प्रनेक वर्षों तक उनका 
निर्माणकार्य बन्द रहा । फिर वाकाटक युग मे उनका पुननिर्माण झारम्म हुमा । 
विहार गूफा ], 7, 6 का निर्माण 500 ई० के आरम्म में श्ौर विहार गुफा 
85, 6, 7, 8, 20 तथा चैत्य गुफा 9 का निर्माण 500 ई० के भ्रन्त में हुआ । 
प्राप्त प्रभिलेखों से स्पष्ट है कि वाक्ाटक नरेश हरिषेण (475-500 ई०) के 
सचिव धराहदेव ने विहार गुफा 6 का निर्माण कराया था । विहार गुफा 87 भी 
हरिषेण के समय में ही बनी। तदनन्तर विहारगुफा 2!, 25 तथा चैत्य गुफा 26 
का निर्माण 600 ई० के उत्तरार्घ में भौर विहार गंफा ) तथा 2 का निर्माण 
700 ई० के आरम्भ में हु । पल्‍लव नरेश नरसिहवर्मन्‌ द्वारा पुलकेशी द्वितीय 
को पराजित करने के उपरान्त भ्जन्ता का निर्माण कार्ये रुक गया । 


भजन्ता की ये गुफाएं चित्रकला की दृष्टि से विगत डेढ़-दो सी वर्षों से 
विश्व के कलाप्रेमियो का श्राकर्षण-केन्द्र बनी हुई हैं। चित्रकला के भ्रतिरिक्त 
अजस्ता में भारतीय मूर्तिकला की परम्परागत थाती भी सुरक्षित है। इस 
दृष्टि से चट्टान पर उत्कीणित नागराज-दम्पती की श्राकृति विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। मूर्ति के शिरोमाग के पृष्ठ-वलय पर सप्तमुखी नाग झ्रकित 
है। इसलिए यह मूर्ति नागराज की निर्विवाद सिद्ध है। नागराज की 
सिहासनस्थ गरिमामय मूर्ति में शान्ति विराजमान है। वाँये कक्ष मे 
नाग्राजपत्ती है श्रौर दाहिने कक्ष मे परिचारिक्रा खडी है, जो चेंबर डुला रही 
है | भूतियाँ सौन्दयं और सन्तुलन की दृष्टि से क्लासिक कला की परम्परा 
को उजागर कर रही हैं । 


भारतीय मूर्तिकला के उन्नयन मे चौथी-पाँचवी शती ई० में जो देशव्यापी 
नव जागरण हुआ, उसके परिणामस्वरूप देश का कोना-कोना मूतिकला की 
भव्यता से जगमगा उठा । उसका प्रभृुत्व न केवल नगरो एवं मंदानी प्रदेशों तक 
ही सीमित रहा, भ्रपितु दुर्गम एवं श्रोभल पर्वतीय प्रंचलो तक भी व्याप्त हुआ । 
उसका उदाहरण गढ़वाल के एक मन्दिर पर उत्कीणित, मन्दिर फी श्रोर जाते 
हुए दो भव्य जलूस हैं। एक जलूस के दाहिने पाश्व॑ में सूर्य देवता भौर बायें 
पाएव में मन्दिर के द्वार पर भीख माँगते हुए भिखारी भ्रंकित हैं तथा बीच में 
जन-समूह मन्दिर की शोर जाता हुत्मा दर्शाया ग्रया है। दूसरे जलूस के क्षार्ये 


गुप्त यूथ 48 


पाएवे में चन्द्र देवता भौर बायें पाश्वं में देवता के भागे राजा घुटने टेके हुए 
नतमस्तक है. तथा बीच में ढोल तथा शंख बज्ाते भौर मजीरा, ध्वज लिये 
जन-समृह मन्दिर की झोर जा रहा है । जलूस का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति 
सम्भवतः राजा है । 

इन दोनों वल्लरियों में भप्राकृतियाँ बहुत ही स्पष्ट भौर पारस्परिक 
समानानन्‍्तर को दिखाने में कलाकार की निषुणता द्यौतित होती है। बाँसुरी 
बजाती हुई एक नम्न स्त्री की मुद्रा अत्यन्त ही मनोरम है भौर इसके सम्बन्ध 
में कहा गया है कि “पूरी क्लासिक ग्रीक मुतिकला में इस श्रेष्ठ स्त्री-प्राकृति 
से सुन्दर कोई वस्तु नही मिलेगी ।” 


इस चित्र-वल्लरी के सम्बन्ध में श्री चार्स्स फाबरी का प्रभिमत है कि “यह 
एक विशिष्ट कलाकृति है, जिसका मुकाबला संसार के किसी भी देश की 
सर्वोत्तम प्रतिभा-कृतियों से किया जा सकता है। विशेष दक्षता की चीज है 
ध्राकृतियों के बीच रखी गयी खाली जगहों के द्वारा मीड-माड़ के भ्रट्रहास का 
परिहार । साथ ही जलूसवालों (पतले भ्रादमी, छोटे प्रादमी, छरहरी स्त्रियाँ, 
माताएँ, नंगी स्त्रियाँ, शिरोवस्त्र सहित श्रोर उनसे रहित पुरुष; ले जाई जाने 
वाली भ्रतेक प्रकार की बस्तुएँ; विभिन्न टोकरियों में खाने, बाॉँसुरियाँ भौर 
ढोल, छतरियाँ, तलवारें श्लौर कितनी ही दूसरी चीजों की मुद्राओं, उनकी 
हलचलो, आकारो झौर डील-डोलों मे एक शानदार विविधता दिखायी गयी 
है” (भारत का मू्तिशिल्प, पृ० 26) । 


गुप्तरुगीन भारत संगीत का शास्त्रीय युग रहा है। गुप्त सम्नाटों की 
संगीतप्रियता ने उसको पर्याप्त प्रोत्साहित किया। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी 
था । उसके स्वर्ण-निमित सिक्‍कों पर उत्कीणित वीणा उसके संग्रीत-प्रेम की 
थोतक है। इस चित्रण से यह भी ज्ञात होता है कि उसने संगीतविद्या को 
राष्ट्रीय सम्मान दिया था। प्रयाग-प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को तुम्बुरुऔर नारद 
जैसे महान्‌ संगीताचारयों से उच्चतर संगीतज्ञ कहा है। 

विष्णुशर्मा का पंचतन्त्र' निश्चित ही गृप्तयुगीन (पाँचवी शती) रचना 
है। यद्यपि उसका विषय संग्रीतशास्त्र नही है, तथापि उसमें उल्लिखित एक 
इलोक में सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मुर्धना, उञ्चास तान, तीन मात्रा, 
सीन स्थान, नौ रस, छत्तोस राग भौर चालीस भाषाप्ोों का उल्लेख तत्कालीन 
संग्रीतविद्या की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। गुप्त युग के 


44 भारतीय संस्कृति श्ौर कला 


झास-पास विरचित मातंग कृत बृहदेशीय' संगीत का प्रौढ़ प्र्थ है। उसमें 
ग्रास, भूछना प्रौर रागो पर विशेष रूप से विचार किया गया है । 


कला के लक्षण प्रन्थ 


गृप्त युग में जहाँ कला की सर्वांगीण उन्नति हुई, वही कला-विषयक 
लक्षण-प्रन्थों के निर्माण में मी प्रगति हुई । इन ग्रत्थो मे कला-संरचना-सम्बन्धी 
जो शास्त्रीय भ्राघार निश्चित हुए उनका प्रभाव गुप्तयुगीन स्थापत्य, मूर्ति तथा 
चित्र ग्रादि कला वी समस्त शाखाओ्नो पर लक्षित हुप्रा सौर उसके फलस्वहूप 
ऐसी कला-कृतियाँ प्रकाश मे झायी, जिनके द्वारा भारतीय कला के इतिहास 
में गुप्त सम्राटों के गौरव की श्रभिवृद्धि हुई तथा भारत की भावी कला-शैलियो 
को पल्‍लबित होने के लिए नयी भाव-भूमि का निर्माण हु्रा । 


तिव्वत से प्रकाशित तजूर ग्रन्थमाला के 23 खण्डों में 4 खण्ड 
शिल्पविषयक ग्रन्थों के हैं। ये शिल्पविषयक ग्रन्य है - दशतन न्यग्रोध परिमण्डल 
बुद्ध प्रतिमा', सम्बुद्ध माषित प्रतिमालक्षण विवरण, 'प्रतिमालक्षण” श्रौर 
"चित्रलक्षण ।' यह भ्रन्तिम ग्रन्थ नग्नजित्‌ या भयजित्‌ विरचित है। उसका 
रचनाकाल प्रनिश्चित ८; किन्तु छर्ी-सातवी शनी तक उसकी प्रसिद्धि हो गयी 
थी । शतपथ बाह्यण', 'मदामारत' और जेन ग्रन्थों में नम्मजित्‌ को गन्धार 
देश का राजा बताया गया है । यह ग्रन्थ धर्मे-प्रचारक निक्षुत्रों 8रा हस्तलेख 
के रूप में तिव्बत से लाया गया था। तिव्बती अनुवाद क रूप में वह प्राप्त 
हुझ्ना है । प्राप्त प्रति में तोन अध्याय है और वह अपूर्ण है । 

इस ग्रन्थ के प्राविधिक एवं लाक्षणिक प्रयोगों का प्रभाव एशिया की प्नेक 
देशों की कना-शे लियो पर पदा । गान्धार मूर्तिशिल्प पर चित्रकला के लक्षणों का 
जो प्रभाव लक्षित होता है, उसका कारण सम्मवत: यही ग्रन्थ है। तिब्बत, खुत्तन 
तथा मध्य एगिया के भ्रन्य देशों को चित्रकला तथा गान्धार शैली +ो मूरतिकला 
में भारतीय प्रभाव की जो परम्परा व्याप्त हुई उसका भ्राधार भी यही ग्रन्थ रहा 
है । तिब्बत में 9 बी से 77 वी शती तक जितने चित्र, पटचित्र और भित्तिचित्र 
बने, उनके रेखा-सौब्ठव और वर्ण-वेविध्य पर इस ग्रन्थ का प्रमाव स्पष्ट है । 


तंजूर ग्रन्थमाला से प्रकाशित “चित्रलक्षण' के प्रतिरिक्त उक्त तीनो शिह्प- 
विषयक ग्रन्थों के सम्बन्ध में प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं 
है; किन्तु उनकी प्राचीनता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नही है, श्रौर साथ ही 
यह भी निश्चित है कि भारतीय तथा तिब्बतीय मूर्तिकारों एबं शिल्पियों पर 


गुप्त युग 45 


उनके लक्षण-विनियोगों का प्रांशिक रूप में प्रभाव रहा है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि तिब्बत में भारतीय बौद्धकला के प्रवेश के बाद वहाँ उसका विकास ठीक 
उसी रूप में नही हुआ, जसा कि भारत में हुआ । इस भिन्न दृष्टि को ध्यान 
में रखकर भारतीय बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की कला पर स्वतन्त्र ग्रन्थों का 
प्रशयन किया । 'प्रतिमालक्षण” को छोड़कर शेष ग्रन्थ इसी दृष्टि से लिखे गये 
और तिव्बतीय स्थापत्य, चित्र तथा मूत्ति-निर्माण की भावी परम्परा पर उनके 
लक्षणों एवं प्राविधिक स्थापनाप्नों का व्यापक प्रभाव रहा है । 


इसी प्रकार महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित 'वास्तुविद्या', 
'मयमत', “मनुष्यालयचन्द्रिका,, 'शिल्परत्न! श्लौर 'समरागणसूत्रधार' में ग्रन्तिम 
ग्रन्थ को छोड़कर शेष चारो प्रन्थ प्राचीन हैं। भारतीय मूतिकला तथा 
चित्रकला की शिल्प-सरचना तथा तकनीकी पक्ष पर उनका व्यापक प्रभाव रहा । 
महाराज मोज (00-055 ई०) का समरांगणसूत्रधार' एक विशाल ग्रन्थ 
है भ्रोर उसके कलेवर तथा विषय-िस्तार से स्पष्ट होता है कि वह मारत मे कला 
के लक्षण-प्रन्थो की समृद्ध परम्परा का प्रतिफल है। कल्याण के चालुक्य राजा 
सोमेण्वर (83। ई०) का 'मानसोल्लास” भी इसी कोटि का ग्रन्थ है। इसी 
प्रकार प्रो० फणीन्द्रनाथ बसु द्वारा सम्पादित एबं उड्िया लिपि में उपलब्ध 
“शिल्पशास्त्र' (समाष्य| भौर प्रतिमालक्षण' ग्रादि ग्रन्थ शिल्प-विषयक परम्परा 
के प्रौढ एव प्राचीन प्रन्थ है। 


कला- विषयक प्राचीन लक्षण-पग्रन्थों मे शिल्प” का अधिरूतर उल्लेख किया 
गया । उसका प्रयोग कला के श्रर्थ में हुआ है । आारम्म में समस्त कलाएं शिल्प 
के भ्रन्तर्गत परिगणित होती रही है और इसीलिए इन शिल्प-विपयक ग्रन्थों में 
स्थापत्य, मूति श्रौर चित्र, कभा के इन तीनो प्रमुख भ्रगो प्र विज्ञार «या गया 
है । इसी प्रकार के बहुसर्यक ग्रन्थ निरन्तर प्रकाश में श्रा रहे है । ये बहुसख्यकत 
प्राचीन ग्रन्थ वस्तुत. किसी ऐसी समृद्ध परम्परा के द्योतक हैं, यद्यपि पीच- 
बीच मे कही-कही जिसमें व्यतिक्रम भी होता गया, तथापि जिसको व्यापक 
स्वोक्ृति प्राप्त हो चुको थी भौर जिसके द्वारा कला के लोक-प्रचलित प्रतिमान्र 
स्थिर एवं निश्चित हो चुके थे। ऐसे ग्रन्थों मे गश्नसमाचायं का 'मयमत 
शिल्पशास्त्र'' कश्यप का “अशुमद्भेद', “विश्वकर्मीय शिल्प, अश्रगस्त्य का 
झगस्त्य सकलाधिकार', सनत्कुमार का 'सनत्कुमार वास्तुशास्त्र' शौर मण्डन का 
'शिल्पशास्त्र' उल्लेखनीय हैं। परम्परा से ऋषियों के नाम पर विश्वुत इन 
ग्रन्थों की प्राधीनता, मौलिकता तथा भ्रविकलता के सम्बन्ध मे विश्वस्त रूप से 


4१6 पु भारतोय संस्कृति शोर कला 


कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह निश्चित है कि कला के परवर्ती लक्षण-ऋ्रन्थों 
के वे प्रेरणा-लोत एवं उपजीव्य रहे भौर मारत की कला-समृद्धि में उनका 
महत्त्यपूर्ण योगदान रहा । 

कला के लक्षण-प्रन्थों की इस परम्परा में “विष्णुधर्मोत्तर पुराण! के 
“चित्रसूत्र” का नाम इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि उसमें कलाओं के, 
विशेषतः मूतिकला भौर चित्रकला के प्राविधिक ज्ञान को पूर्णता प्राप्त हुई है 
उसकी प्रस्तावना में पुराकालीन नारायण मुनि द्वारा प्रणीत किसी 'चित्रसूश्र' 
का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि यह्‌ ग्रन्थ उसी पुरातन ग्रन्थ का 
पुन: सस्करण है । फिर भी यह निश्चित है कि वह पश्रधिक बड़ा नही है; किन्तु 
छोटे या संक्षेप रूप में उसमें जो-कुछ प्रतिपादित है, उसकी समकालीन तथा 
भावी कला-पीढ़ियों के लिए एकमात्र वही झाधार बना रहा। उसके नौ 
अध्यायों का क्रम इस प्रकार है: ! झग्रायाम मान वर्णन, 2. प्रमाण वर्णन, 
3 सामान्य मान वर्णन, 4. प्रतिमा लक्षण वर्णन, 5. क्षयवृद्धि, 6. रग्रव्यतिकर, 
7. ब्तेना, 8. रूप-निर्माण और 9. श्ज़ारादि माव कथन । 


“विष्णुधर्मोत्तर पुराण” की गणना उपपुराणों में है। उसके ऐतिहासिक 
पक्ष पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। डॉक्टर जायसवाल का श्रभ्तिमत 
है कि 5 वो या इसके बाद तक भ्रधिकतर पुराणो के पुन. ससस्‍्करण हो चुके थे । 
पाजिटर श्रौर हजारा भ्रादि विद्वानो ने “विष्णुधर्मोत्तर पुराण” को छठी शत्ती 
का बताया है। बूलर ने अनेक प्रमाणो से इसकी पुष्टि करते हुए यह स्थापित 
किया है कि उक्त पुराण की रचना कश्मीर में हुई (इडियन एटीक्वेरी, भाग 
9, पृ० 382) । गुप्तयुगीन मारत के विद्याकेन्द्रों में काश्वीर का भी एक नास 
था। गुप्तयुगीन काश्मीर में उन दिनो कवि मातृगुप्त का शासन था, जिसकी 
नियुक्ति तत्कालीन गुप्त सम्राट ने की थी। अतः “विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
की रचना काश्मीर में होने की बात श्रधिक युक्तिसमत जान पढ़ती है 
श्रौर साथ ही यह मी निविवाद सिद्ध होता है कि उसकी देन का श्रेय गुप्तयुग 
कोहीहै। 

'विष्णधर्मोत्तर पुराण” के निर्माण में परम भागवत गृप्त सम्नाटों की भक्ति 
भावना श्रनुस्यूत है। यह सम्भावना इसलिए भी तथ्यपूर्ण जान पड़ती है. कि 
गुप्तवुगीन जन तीथंकरो, बुद्ध, बोधिसत्त्व, शिव, शक्ति, विष्णु, राम, कृष्ण, 
नर-नारायण, गन्धवें, भ्रप्सर, नाग और यक्ष आदि से सम्बंद् बहुसंस्यक 

'मु्तियों पर 'चित्रसृत्र' के लक्षण-प्रतिमानों का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है। उनके 


गुप्त युग 4]7 


रूप-विधान, प्रमाण, वर्तना, भाव, वर्ण तथा गुरा-दोष विवेधन का भाधार 
यही ग्रन्थ रहा है। गृप्तोत्तर भारत की कला-शैलियाँ भी उससे प्रभावित 


होती रहीं । 
वाकाटक वंश 


भारत के सांस्कृतिक निर्माण में जिन राजवंशों का ऐतिहासिक योगदान 
रहा, उनमें वाकाटकों का नाम उल्लेखनीय है । इस वंश के मूल के सम्बन्ध में 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नही है। मध्य भारत में उसने लगभग तीसरी शतों से 
छठी शत्ती तक शासन किया । उसके सर्व श्रथम शासक का ताम 'वायुपुराण' में 
विन्ध्यशवित उल्लिखित है। 'विन्ध्यशक्ति' उसकी पदवी था उपाधि प्रतीत होती 
है, जो कि उसको विन्ध्यवासी होने के कारण प्राप्त हुई होगी । उसका कोई 
भी भ्रभिलेख उपलब्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी शी के मध्य 
में शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य के क्षीण पड़ने एवं विघटित हो जाने के बाद 
जिन छोटी-बड़ी शक्तियों का उदय हुआ, वाकाटकवंश उन्हों में से एक था । 
विन्ध्यशक्ति इस वंश का संस्थापक था । 

उसके पुत्र प्रवरसेन ने इस वंश की प्रतिष्ठा को बढाया। प्राप्त अभिलेखों से 
जात होता है कि उसने दक्षिण (भार) तक पभ्रपने राज्य का विस्तार किया। 
उसने मालवा, गृजरात भ्रौर काठियावाड़ पर भ्रधिकार किया । श्रश्वमेघ यज्ञ 
सम्पन्न करके उसने वेदिक परम्परा को उजागर किया और श्रपने राज्य को 
साम्राज्य में परिणतकर 'सम्राट' की उपाधि घारण की । उसका स्थितिकाल 
चौथी शती ई० का पूर्वाद्ध था । 

प्रवरसेन के बाद चौथी शती ई० में उसका प्रौत्र रुद्रसेन उत्तराधिकारी 
नियुक्त हुआ । भारम्भिक शासनकाल में वह बाहरी तथा भीतरी विषत्तियों के 
कारण भणशान्त वातावरण में काये करता रहा । उसका चाचा सर्वेसेन उसका 
प्रबल विरोधी थां। विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्तककर उसने श्रपने 
पितामह की भाँति दक्षिण-पश्चिम तक झपने राज्य का विस्तार किया। 
पिता द्वारा विजित प्रदेशों की रक्षा करने में उसने भ्पनी सारो शक्ति 
सगा दी थी। 'चम्पक ताम्पत्र (एपि० इं०, माग 3, पृ० 236) से ज्ञात होता 
है कि उसके नाना सारशिव, महाराज भवताग ने उसकी पर्याप्त 
सहायता की थी । 

उसका पुत्र पृथ्वीषेण प्रथम हुआ, जिसने कुन्तल राज्य को जीतकर दक्षिण 
मारत में भी झपने शासन का पिस्तार किया । पृथ्वीषेण के प्रभावशाली तथा 

47 


48 भारतोय संस्कृति धौर कला 


प्रतापी व्यक्तित्व के कारण गुप्त सज्ाद चद्धगुप्त द्वितीय मे उसके पुत्र रखसेन 
द्वितीय के साथ झपती पुत्री प्रभावती का विवाह किया । युप्तों से वेवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण वाकाटवंश का सम्मान तथा गौरव बढ़ा । 
नेक विजय-भभियानों में भी उनका पारस्परिक सहयोग बना रहा । चन्द्रगुप्त 
द्वितीय द्वारा काठियावांड विजय के समय दामाद रुद्सेन द्वितीय का भी 
सहयोग रहा । 

रुद्सेन की भाकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उप्तकी पत्नी प्रभावती ने 
झपने झवयस्क पुत्रों की संरक्षिका बनकर राज्य का संचालन किया। उसके 
पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय का सहयोग उसको प्राप्त होता रहा । वयस्क हो जाने 
पर दामोदरसेन गद्दी पर बैठा । किन्तु उसके शासनकाल की कोई उल्लेखनीय 
घटना नही हैं। वस्तुतः वाकाटकवंश की समृद्धि प्रवरसेन से पृथ्वीसेन तक 
ही बनी रही। लगभग पाँचवी शती ई० में हरिषेण वाकाटकवंश का 
उत्तराधिकारी बना । वहूं बड़ा शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पृव॑जों 
की भाँति अपने साम्राज्य का विस्तार किया । भ्जन्ता की दूसरी गुफा से प्राप्त 
हरिबेण (475-500 ई०) के भ्रभिलेख में उसे कुन्तल, श्रवन्ति, लाट, कोसल, 
कलिंग भौर प्रान्ध्र का विजेता कहा गया है। उसके बाद छठी शती के मध्य 
तक वाकाटकवंश' की स्थिति बनी रही; किन्तु इस श्रवधि की कोई भी 
उल्लेखनीय घटना उपलब्ध नहो है । 


वाकाटकों की सांस्कृतिक उपलब्धि 


वाकाटकवंश के शासनकाल में संस्कृति, कला भ्ौर साहित्य की उल्लेखनीय 
प्रगति हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहनों के श्रादर्शों पर वाकाटकों ने 
भी प्राकृत माबाश्रो को अधिक प्रश्रय दिया था । वाकाटक सम्राट प्रवरसेन 
स्वयमेव काव्यकार झ्ौर कला का अनुरागी था। सेतुबन्ध' या “रावणवहों' 
' महाकाव्य उसकी काव्य-दक्षता भोर लोक-भाषानुराग का परिचायक है । गद्यकार 
दण्डी ने इस महाकाव्य की सागर: सूक्तिरत्नाताम' कहकर प्रशंसा की है। वे 
वेदिक भ्ाचारों के अनुयायी थे । उनके अमिलेखों से विदित होता है कि उन्होंने 
भ्रश्वमेध जैसे दिग्विजयी सम्राटों की परम्परा के विशाल वैदिक यज्ञ का 
अनुष्ठान किया था ॥ 


वाकाटक शासक कलाप्रिय भौर कलाप्नों के संरक्षक थे। उनके समय 
सातवाहनों के परम्परागत कला-विकास का तारतम्य पृर्वेवतू बना रहा । उतके 
सरक्षण मे वास्तु, मूति झोर चित्रकला, इन तीनो कलाह्ों की प्रगति हुई । 


शुप्स गरुग ह 49 


सालता का प्रसिद्ध मन्दिर उन्हीं के समय बता । इसके भ्रतिरिक्त उदयमिरि, 
देवगढ़ ध्रौर प्रजन्ता के भव्य मन्दिरों एवं वहाँ की मूर्तियों में तत्कालीन स्थापत्य 
तथा सूर्तिकला का प्रौढ़ रूप प्रकाश में श्राया। चित्रकला के विश्वविश्यात 
कला-केन्द्र भ्रजन्ता के निर्माण में मी वाकाटकों का योगदान रहा । अजन्ता की 
], 2, 6 भौर 7 संख्यक गुफाझों को निर्माण तथा उनकी चित्रकारी वाकाटकों 
के ही समय में हुई । 

वाकाटकों से पूर्व दक्षिण के शुंगों तथा सातवाहनों ने और उनके बाद 
उत्तर-पश्चिम में कुषाणों ने जिस सांस्कृतिक समन्वय का श्रभियान चलाया था, 
बाकाटकों से उसका प्रवर्तत किया । उनके शासनकाल में जो कला-केन्द्र और 
मन्दिर निर्भित हुए, वे दक्षिण तथा उत्तर की सांस्कृतिक परम्पराष्मों के संगम 
कल्पित हुए । झ्पने ढाई-तीन सौ वर्षों के शासनकाल में उन्होंने राजसी वेभव 
की भ्रपेक्षा भ्राचारनिष्ठ सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक उत्थान की दिज्षा में 
विशेष प्रयत्न किया । 


सत्रह/राजपूत युग 


गुप्तोत्तर भारत 


हर्ष का शासनकाल छठी शत्ती मध्य से लेकर सातवीं शी प्रारम्भ तक 
रहा । कुछ इतिहासकार विद्वानों की यह धारणा है कि छठी शी के उत्तराद्धे में 
भारतीय इतिहास का ज्ञान भ्रत्यल्प रूप में उपलब्ध है भौर उस समय भारत 
में कोई सार्वभौम शासन नहीं था (स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री प्रॉफ इण्डिया, 
पु० 34) । किन्तु इधर इस समयावधि की विपुल सामग्री उपलब्ध होने के 
कारण उक्त घारणा सवंथा निरर्थक सिद्ध हो जाती है । 


हष॑-पूर्व मारत पर गृुप्तों का सार्वभौसम शासन था । कुमारणुप्त प्रथम 
(44-455 ई०) का साम्राज्य बंगाल से लेकर काठियावाड तक फैला हुझा 
था। किन्तु उसके शाप्तन के अन्तिम दिनो में अ्रनेक भोर से श्राक्रमण होने 
झारम्म हो गये थे । ये उपद्रवी थे कुषाणों के बिखरे हुए वंशज श्रौर विदेशी 
हृण । कुमारगृप्त के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त (455-467 ई०) ने उनका दमन 
करके अपने शासन का भ्रौर मी विस्तार किया। किन्तु हुणों के बलवे शान्त 
न हुए । वन्य जीवन के श्रम्यस्त ये हुण छापामार युद्धों मे बड़े कुशल थे । 
उनके साथ स्कनन्‍्दगुप्त निरन्तर बारह वर्षों तक युद्ध में जुकता रहा और उसने 
पश्चिम में सोराष्ट्र एवं मालवा, पूर्व में बिहार तथा बंगाल और मध्य में भ्रन्तरवेंदी 
के दो-प्राब पर अपना अमुत्व बनाये रखा । उसके बाद भी अनेक गृप्तशासकों 
का बंगाल से मालवा तक एकछन्र शासन बना रहा। किन्तु पाँचवों शती के 
अन्त में गृप्तों की शक्ति मगध ध्यौर मालवा में विभाजित हो जाने के बाद 
क्षीण पड़ने लगी थी । प्रतिद्रन्द्दी एवं विद्रोही हुणो ने ग्रप्तों की इस क्षीणता 
का लाभ उठाने के लोभ से भ्रपने आक्रमण पुनः प्रबल कर दिये । 

हुण एक खानाबदोस जाति थी भौर सुदूर मध्य एशिया के मैदानों से 
चलकर वे विश्व के भ्रनेक मू-मांग़ों में फेले । उनमें एक काफिला वंक्षु (भाक्सन) 
नदी के तट पर भप्राकर बस गया था, जिसको बाद में श्वेत हुणों के नाम से 


रफज़्यूत्र सुष शव 


कहा बया । उन्होंवे लुगभस 5वी शत्ती ई० के उसरा्ध में ईरान पर प्रपता 
प्रयुत्व स्थापित कर लिया था प्लौर तदनस्तर काबुल को भी अपने भ्रधिकार में 
ले लिया था । वहाँ से वे पूर्व की भोर बढ़ते हुए भारत में प्रविष्ट हुए। जिस 
समय वे भारत में प्रविष्ठ हुए उस समय भारत पर स्कत्दगुप्त (455-467 ई०) 
का शासन था । स्कन्दगुप्त ने उनके प्रबल भ्भियात को प्रागें बढ़ने से रोक 
दिया; किस्तु उन्हें शक्तिहीन करके पीछे व ढकेल सका | हणों का प्रभियान 
जारी रहा भौर उनका नेता तोरमाण उत्तरबर्ती युप्तशासकों की क्षीणत्रा का 
लाभ उठाकर किसी प्रकार मालवा तक पहुँचने में सफल हो गया; किन्तु मालवा 
के तत्कालीन शासक भानुगुप्त द्वितीय ने मालवा से उसको उलाड़ फेंका । 
उसके बाद यह पराजित हृणराज बंगाल की शोर चला गया और वहाँ उसने 
दूसरे गुप्त शासक तथागतगृप्त या बालादित्य ट्वितीय को परास्तकर स्वयं तो 
मगध पर भासीन हो गया भौर बालादित्य द्वितीय के पुत्र को मगधराज के 
रूप में काशी में प्रतिष्ठित कर दिया | मगध की इस पराजय का बदला लेते 
के लिए मालवा से भानुगुप्त आगे बढ़ा भर उसने तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल 
को मग्रध से प्रपदस्थ कर दिया । 


छठी शती के पूर्वार्द का यहूं एक ऐसा समय था, जब भारत के चारों 
भोर युद्ध की विभीषिका व्याप्त थी । जिन दिनों भानुगुप्त का पुत्र प्रकटादित्य 
मालवा का शासक था, उसी समय थानेश्वर में मांडसोर के राजा जनेन्द्र 
यशोवर्मन्‌ (533 ई०) का उदय हुआ । वह बड़ा शक्तिशाली भौर युद्ध-निपुण 
था। उसने मिह्िरकुल को परास्तकर शभौर गुप्त साम्राज्य के समस्त प्रदेशों 
पर भपना अधिकारकर एक सार्वमोस साम्राज्य की स्थापना की। हुथों 
और गुप्तो पर उसका पूरा नियन्त्रण था। उसके मांडसोर लेख से विदित 
होता है कि ब्रह्मपुत्र (लौहित्य) से लेकर महेन्द्र पर्वत तक भौर हिमालय से 
लेकर पश्चिमी समुद्र तक के सामन्‍्त राजा उसके चरप्ो में लोटते थे 
(एलन--कटलॉग शॉफ इण्डियन क्वाइन्स, मूमिका पृ० 60) | यशोधमेंन्‌ के 
शक्तिशाली प्रभुत्व के कारण हूणों का मिहिरकुल मध्य तथा पूर्व से उखड़कर 
काश्मीर में जाकर जम गया । तदनन्तर गरधघार को भी उसने भ्पने भधिकार 
में कर लिया । अपने प्रमानवीय श्रत्याचारों झौर पेशाचिक कार्यों के कारण 
उसकी प्रसिद्धि पूर्ववत्‌ बनी रही । 543 ई० में मिहिरकुल का निधन हुआ । 


युप्तों तथा हुणों का भ्रन्त कर देने के बाद यशोधर्मन्‌ भारत के विशाल 
साज़ाज्य का स्वासित्व भोगता रहा। किन्तु उसके निघन के बाद उसका 


482 भारतीय संस्कृति घोर कला 


शक्तिशाली संगठित साम्राज्य छित्न-मिनत्त हो गया | उसके बाद भारत के 
सा्वंभौम साम्राज्य का स्वामित्व मोसरियों के हाथों में भ्राया । यह मौसरीबंश 
बानेश्वर के यशोवर्मंनू-वंश से सम्बद्ध था। मौखरियों का मूल मगध में था। 
घृष्तों के हासोन्‍्मुख काल में कन्नौज में उन्होंने प्रपता राज्य स्थापित कर 
लिया था धोर थानेश्वर के यशोवर्मन्‌ के बाद अपने प्रमुत्व का विस्तारकर 
सआाट पद को प्राप्त करने में सफल हो गये थे । उन्होंने कन्नौज को उसी 
स्याति पर पहुँचाया, जो मगध को प्राप्त थी (राय चौधुरी--पॉलिटिकल हिस्ट्री 
झॉफ ऐंश्येंट इण्डिया, पृ० 424) 


मौखरियों ने स्वयं को प्रश्वपति के सौ पुत्रों का वंशज बताया है । मुखर 
सम्भवत: उनके किसी पूर्वज का नाम था, जिसके कारण इस वंश का 'मौखरि'/ 
नामकरण हुआ । लगभग चौथी शत्ती ई० में मगध पर मौखरियों का राज्य था, 
जिसको चन्द्रगुप्त प्रथम ने भपदस्थ किया । उनका एक कुल कन्नौज पर राज्य 
करता था (इण्डियन एंटीक्वेरी, जिलद , पृ०488) । मौखरियों की प्रधान 
शाखा उत्तर भारत में प्रबल शक्ति के रूप में प्रकाश में भ्रायी । उसके प्रथम 
तीन शासकों के नाम थे हरिवर्मा, भादित्यवर्मा भौर ईश्वरवर्मा। भ्रन्तिम दो 
शासकों के गुप्तों से वेवाहिक सम्बन्ध थे । भ्न्तिम शासक ईश्वरवर्मा 
(524-550 ई०) ने अपनी शक्ति का विस्तारकर अपने वंश की नीव जमायी । 
उसके पुत्र ईशानवर्मा (550-577 ६०) ने 'महाराजाधिराज” का वीरुद धारण 
किया था । उसके हरहा भभिलेख से विदित होता है कि छठी शती ई० में 
वर्तमान शक्तिशाली प्रान्म, सुलिक (सम्भवतः चालुक्य) भौर गौड़ राजापों 
से उसके निरन्तर युद्ध होते रहे । उसके शासनकाल में हुणों का भी झातंक बना 
हुआ था। ईशानवर्मा ने ग्ुप्तों के बाद भारत की विषच्छिप्त सामाजिक तथा 
राजनीतिक भव्यवस्था को दूर करके देश को एकच्छत्र शासन में संगठित किया । 
उसने हुणों के श्राकमणों के फलस्वरूप फंली हुई वर्ण-संकरता तथा धामिक 
क्षीणता का उन्मूलन करके हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान किया । 


ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा उसका उत्तराधिकारी हुआझा, जो कि गुप्त 
राजा दामोदरगृप्त का समकालीन था | उसकी भसोगढ़ मुहर में उसे 
'भहाराजाधिराज” कहा गया है| उसने दामोदरगुप्त को पराजितकर मगघ 
तक अपने राज्य का विस्तार किया । अपने यशस्वी एवं प्रतापी कार्यों के 
कारण वह सर्वमान्य परमेश्वर बन गया झौर मगध तथा बंगाल के गुप्तवंशीय 
सामस्त उसके भ्रघीन हो गये (जायसवाल---इम्पीरियल हिस्ट्री भॉफ इण्डिया, 


राजपूत पुत्र 429 


चयू० 58) । सर्ववर्मा के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में विवाद है। कुछ विद्वानों 
ने उसका नास झवन्तिवर्मा बताया है (राय चौधुरी--पॉलिटिकल हिस्टरी भोफ 
नाथे ईस्टने इण्डिया, पृ० !!7) । उसकी राजधानी कन्नौज थी। थानेश्वर के 
राजवंश के साथ उसके भ्रच्छे सम्बन्ध ये । उसके पुत्र ग्रहंवर्मा (600-606 ई०) 
का विवाह थानेश्वर सम्राद्‌ हषं््धन की बहिन राज्यश्री से हुआ था । 


ह्षेबंश 

भारतीय इतिहांस में मगध झौर कन्नौज ही दो ऐसे सौभाग्यशाली भ्रंचल 
रहे हैं, जिन्हें चिरकाल तक भारत के महान्‌ शासकों की राजघानी बनने का 
श्रेय प्राप्त रहा है। पाटलिपुत्र शौर कान्यकुब्ज, ये दो नाम प्राचीन भारतीय 
इतिहास मे गौरव के साथ उल्लिखित हैं | कन्नौज को राजधानी बनाने का 
सुयोग हुष॑ को है । ह॒ष के पूर्वपुरुषों की राजधानी थानेश्वर थी । 

संस्कृत के सुप्रसिद्ध गद्यकार बाणभट्ट के हषंचरित” के तृतीय उच्छवास 
में श्रीकष्ठ जनपद के श्रन्तगंत थानेश्वर का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
बह बड़ा सुख-समृद्ध प्रदेश था। वहाँ के निवासी निष्कलंक, पुण्यात्मा, सदाचारी, 
झतिथिसेवी झौर वर्णाश्षमधर्म के प्रनुयायी थे । उस प्रदेश में तपस्वी, व्यापारी, 
प्रेमी, योद्धा, विद्वान्‌ भ्रौर ललितकलाझो के झनुरागी लोग रहते थे । 

वहाँ पुष्यभूति नाम का एक राजा हुझा, जो कि शिव का भ्रनन्य उपासक 
था | उसी ने थानेश्वर के राजवंश की स्थापना की । 'मझ्जुश्री मुलकल्प' श्रौर 
ह्वैन-त्साँग के विवरणों का भ्रध्ययतकर डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल का 
भभिमत है कि थानेश्वर का हंंवश वैस (या वेश्य) क्षत्रिय जाति काया 
(इम्पीरियल हिंस्द्री श्रॉफ इण्डिया, पृ० 45) । इस राजवंश का सर्वाधिक 
प्रतापी शासक हर्ष हुप्रा | अ्रतः यह वंश ह॒र्षवंश के नाम से प्रख्यात हुपा । 
विभिन्न अभिलेखों, दानपन्नों तथा सुद्राओों का भ्रध्ययन करके विद्वानों ने 
पृष्यभूति के बाद भौर हर्ष से पूर्व चार शासकों के नामों का उल्लेख किया है, 
जो इस प्रकार हँ---नरवरद्धन, राज्यवरद्धन, प्रादित्यवद्धंब भौर प्रभाकरवर्धन 
(एपिग्राफिया इण्डिया, जिल्‍्द 4, पृ० 208) । ये समी शासक शिवोपासक थे । 
हथे के उपलब्ध भ्मिलेखों मे पुष्यभूति को छोड़कर इन्हीं चार पूरव॑वर्ती वंशजों 
का उल्लेख हुभा है । पृष्यभूति के बाद शक्तिशाली हुणों को परास्तकर नरवर््धन 
ने बानेश्वर में 5वीं सती ई० के धन्त में या छठी शती ई० के भ्रारम्भ में इस 
राजवंश कौ पूर्ण प्रतिष्ठा की । हे के इन पूर्वजों में प्रभाकरवर््धन सर्वाधिक 


424 भारतोय संस्कृति शोर कला 


प्रभावशाली शासक हुआ । उसकी “परममट्टारक', 'महाराजाधिराज, 
(हृणहरिणकेशरी' तथा 'सिन्धुराजज्वर! उपाधियों (हथचरित, पृ० 245-244) 
से विदित होता है कि निश्चित ही वह बड़ा पराक़मी तथा प्रतापी शासक था । 
प्रभाकरवर्द्धन ने भ्रास-पास तथा दूरांचलों के छोटे-बड़े राजाशों भोर सामम्तों 
पर विजय प्राप्तकर प्रायः समस्त उत्तरी भारत में प्रपने राज्य का विस्तार 
किया। उसका निधन 605 ई० में हुआ । 
प्रभाकरवढ्ंन तथा उसकी रानी महादेवी यशोमती के दो पुत्र तथा एक 
कन्या हुई । दोनों पुत्रों के नाम थे राज्यवद्धंन भौर हंवद्धन तथा पुत्री का 
नाम था राज्यश्नी । प्रभाकरवद्धंन के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवद्धंन गद्दी 
पर बैठा; किन्तु एक षड्यन्त्र में उसकी हत्या कर दी गयी । तदनन्तर हर्ष को 
थानेश्वर की राजगद्दी सम्भालनी पड़ी । 
हुवे के वंश भौर शासनकाल पर प्रकाश डालनेवाली ऐतिहासिक सामग्री 
सौभाग्यवश पर्याप्त रूप मे उपलब्ध है । उसमे प्रमिलेखो का नाम प्रमुख है । 
अभिलेखों के प्रतिरिक्त चीनी यात्री हूँ न-त्साँग का भ्रमण-वृत्तान्त 'सिनयु-की' 
झोर उसके जीवनीकार हुई-ली की पुस्तक लाइफ श्रॉफ ह्वन-त्साँग तथा 
हब के समा-विद्वानू और सस्कृत-साहित्य के प्रख्यात गद्यकफार बाणभट्ट के 
ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ हषंचरित' हष के सम्बन्ध में प्रकाश डालनेवाली 
प्रामाणिक सामग्री विद्यमान है। बाण के 'हर्षचरित' में दिये गये विवरण 
(१० !84) के भ्रमुसार श्री चित्तामणि विनायक वैद्य ने 4 जून, 590 ई० को 
हर्ष की जन्मतिथि निर्धारित की है (व्य-हिस्ट्री श्रॉफ मेडिएवल इण्डिया, जिल्द , 
पृ० 4-49) । बड़े भाई राज्यवद्धंत का गौडराजा शशाक द्वारा कपट से हत्या 
किये जाने के बाद प्रजा तथा मन्त्रियों के श्रनुरोध पर, प्रकृति से ही सन्त 
एवं त्यागी, हर्ष ने किसी प्रकार राजसिहासन पर बैठना स्वीकार किया । 
उधर मालवराज (देवगुप्त) द्वारा बहनोई ग्रहवर्मा को हत्या किये जाने तथा 
बहिन राजश्री को बन्दी बनाये जाने के कारण कश्नौज की राजगदी भी खाली 
पड़ी हुई थी । कन्नौज के राजनीतिज्ञों तथा मन्त्रियो ने भश्रपने नेता भाण्डी 
(बानि) को थानेश्वर भेजकर हर्ष से कन्नौज की शासन-व्यवस्था सम्भालने का 
श्रनुरोध किया । कोई भ्रन्य उपाय न देखकर 606 या 607 ई० के लगभग 
हुए॑ कन्नौज के सिहासन पर बठा । इस अकार हर्ष थानेश्वर ओर कन्नौज पर 
एक साथ शासन करने लगा । बाद में उसने कन्नौज को ही राजधानी के रूप 
में वरण किया । उसके पश्चात्‌ भ्रनेक राजवंशों ने भी उसी को राजधानी होने 
का सम्मान दिया । 


राजपूत पृ 425 


वर्तमान कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुवाबाद जिले के झन्तग्रेत है। उसका 
इतिहास बहुत आ्राचीन है । 'रामायर्णा में लिखा है कि राजा कुश के पुत्र 
कुशनाभ ते एक नगर बसाया था, जिसका नाम “महोदय था। वासुदेव ऋषि 
में एक बार क्रोष में प्राकर कुधशनाभ की सौ कन्याग्रों को शाप दिया कि वे 
कुबड़ी (कुब्ज) हो जायें। तभी से उस नगर को कान्यकुब्ज भ्र्थात्‌ 'कुबड़ी 
कम्याप्नों का नगर” नाम से कहा जाने लगा । भ्रपने यशस्वी स्वामियों के कारण 
भारतोय इतिहास में कान्यकुब्ज को मगध जंसी ख्याति प्राप्त होती रही । हुए, 
यशोवमंन्‌ भौर प्रवन्तिबर्मन्‌ के कारण झर उनके द्वारा झ्ाश्चित बाण, भवभूति 
तथा विशाखदत जैसे महान्‌ कवियों एवं नाटककारों के संसर्ग के कारण उसका 
उत्तरोत्तर गौरव बढ़ता गया । 


कान्यकुब्जेश्वर हर्ष बड़ा बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी भ्रौर कुशल शासक था । 
निरन्तर संधर्षों में जमते हुए उसने प्रपने चारों शोर के कण्टकों का उन्मूलन 
करते हुए अपनी साम्राज्य की सीमाएँ मालवा, गुजरात श्ौर सौराष्ट्र के 
प्रतिरिक्त हिमालय पर्वत मे नपाल तक, नर्मदा तथा गंगा की सम्पूर्ण तरेटी 
तक, विस्तृत की । पूर्व में सुदूर झासाम, बलभो झौर पश्चिम में काश्मीर तक 
उसका स्वामित्व व्याप्त था। सामान्यतः: हिमालय पर्वत, पश्चिमी पंजाब, 
राजपुताना, मध्य प्रदेश, झासाम औ्रौर बंगाल का विस्तृत भू-भाग के राजा तथा 
सामस्त उसके भ्रधीन थे । केवल कुछ भ्रचलों पर ही उसका प्रत्यक्ष शासन था । 
भ्रधिकतर प्रदेश ऐसे थे, जो कि हर्ष की भ्रघीनता स्वीकार करते हुये वहाँ के 
शासक स्वय थे । इस प्रकार के भ्रनेक पराजित राजाग्रो को हुए ने उनका राज्य 
लौटा दिया भौर इस प्रकार उतने भारत के पृववर्ती दिग्विजयी सम्नाटों के भादश्श 
का भ्नुसरणकर अपनी महानता का परिचय दिया। प्रयाग की मोक्ष परिषद्‌ 
में हुई के भ्रधीनस्थ 9 राज्यों के राजा तथा सामन्त सम्मिलित हुए थे । 


हुए के समन्‍्वयात्मक समदृष्टिपूर्ण शासन ने उसके व्यक्तित्व को महान्‌ बना 
दिया था । उसने प्रपने अधीनस्थ राजाझशो तथा सामन्‍्तों को उनकी उच्नति के 
के लिए प्रोत्साहित किया । पड़ोसी देशों के साथ मैँत्री सम्बन्धों को स्थापित 
करके उसने उनकी हर सम्भव सहायता की। हर्ष के समय नेपाल पर 
राजा पअंशुवमंन्‌ (6385-645 ई०) का शासन था। बाणभट्ट के 'हर्षचरित् हें 
उल्लिखित 'हिमाचदादित पवंतोंवाले दुर्गंम देश” तथा तुषार देश' के झा 
पर कुछ विद्वानों ने तेपाल पर हर्ष के शासन करने की बात कही है 
परसेश्वरेण तुषार-शैल-मुऑो दुर्गायाः गृहोत करः)। यदि हषे दवा 


426 भारतोय संस्कृति घोर कला 


विजय की बात सन्दिश्ध सी हो, तो इतना निश्चित है कि भारत का सम्पूर्ण 
उत्तरी सीमान्त उसके राज्य के प्रन्तयंत था । प्रसिद्ध च्रीती यात्री छ॑न-त्साँग 
ने, जो महाराज हर के समय 527 ई० में भारत झाया था झौर जिसने भारत 
तथा नेपाल का पर्याप्त भ्रमण किया, लिखा है कि कास्यकुब्ज (कन्नौज) को 
छोड़कर हु के प्रधीनस्थ देशों की संख्या 9 थी । इन 9 देशों की नामावली 
में छू न-त्साँग ने नेपाल का भी उल्लेख किया है!। इस सम्बन्ध में विद्वानों ने 
जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनको दृष्टि में रखकर यहू मानने में किसी प्रकार 
की बाघा तथा आ्रापत्ति नही है कि मारत-नेपाल के उक्त उदार तथा महान्‌ 
शासकों के समय दोनों देशों के सम्बन्ध घनिष्टतर हुए झौर उनके पारस्परिक 
सद्भाव, सहयोग के कारण दोनों देशों की संस्कृति, कला, घर्म तथा साहित्य 
का उल्लेखनीय विकास-विस्तार हुआा । 


शीलादित्य' (सदाचार का सूर्य) हर्ष का वीरुद था | वह परम भाहेश्वर 
(शैव) था; किन्तु शैव होते हुए मी उसके मन-कर्म मे सुगत (बुद्ध) के अ्रति 
परम निष्ठा थी । उसकी घामिक उदारता तथा सम्तन्वित घामिक नीति के 
कारण यह निश्चित करना कठिन है कि उसका व्यक्तिगत धर्म कौन था । हें ने 
एक झोर जहाँ, झनेक बौद्ध विहारों तथा बौद्धस्तूपो का निर्माण कराके बौद्धधर्म 
के प्रति भ्रपता भ्रनुराग व्यक्त किया, वहीं दुसरी भोर हिन्दू देवताओ्रो के प्रति 
श्रद्धाभाव श्रौर ब्राह्मणों को दान-सम्मान प्रदानकर उनके प्रति झपनी निष्ठा व्यक्त 
की (वाट !, पृ० 344) । ब्रह्मगादी कपिल, कणाद; वेदान्ती, ऐश्वरकरणिक 
(प्रास्तिक) भौर भौतिकवादीं लोकायतिक झादि की परम्परा के भधनेक 
तत्त्वचिन्तकों एवं विचारकों ने उसके शासनकाल में स्वेच्छित उन्नति को (कावेल 
तथा टामस--हए चरित, पृ० 286)॥ प्रजा की प्रसन्नता के लिए वह प्रायः सभी 
घर्मों का समान रूप से श्रादर करता था। उसका विश्वास और सिद्धान्त था कि 
समस्त प्रजा अपने-अपने धर्मों पर चलकर सुखी रहे भौर व्यापक मानव सभाज 
में शान्ति स्थापित करने में यत्नशील बनी रहे । हणो के आ्राक़मणों के कारण 
प्रायः समस्त उत्तर भारत भौर पश्चिम में पंजाब तथा काश्मीर में ब्राह्मणघर्म 
को बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी। इन प्रदेशों के नेष्ठिक ब्राह्मण परिवार 
दक्षिण में जा बसे थे। हर्ष के सुख-शान्तिमय शासन में हिन्दूषर्म का 
पुनरुत्थान हुआ । 


प्रपनी धर्मेनिरपेक्ष नीति को उसने श्रपने व्यावहारिक एवं व्यक्तिगस जीवन 
बरिता्थ किया था। हुव ने एक झोर तो किसी पारसीक कन्या को प्रपती 


राजपूत दुग 427 


राजरानी थनाबा भौर दूसरी शोर सौराष्ट्र की उ ज्वकुलीन हिन्दुकन्या को 
ध्पतनी राजमद्दिषी के रूप में वरण किया। कुछ विद्वानों का भ्रस्िमत है कि 
बाणभट्ट ने 'कादम्बरी' में महाश्वेशला के नाम से जिस परम रूपवती मारी का 
वर्णन किया है, वहू हथ॑ की ही पारसीक रानी थी । इसी प्रकार यह भी कहा 
जाता है कि 'कादम्बरी' में जिस प्रद्वितीय सुन्दरी क्ादम्बरी का वर्णन देखने 
को मिलता है, बह सोराष्ट्र की रानी का रूपान्तर थी । 

हु का उत्तराद जीवन शासक की प्रपेक्षा एक सन्‍्त, विचारक, परोपका री, 
करुणामथ, त्यागी और महान्‌ दानी के रूप में परिवर्तित हो गया था। उसकी 
दानशीलता ने उसको इतना निरपेक्ष एवं निस्पृह् बना दिया था कि भ्रपने कोष 
के भ्रजित घन को प्रति पाँचवें वर्ष वह प्रयाग के त्रिवेणी तट पर वितरित कर 
दिया करता था। द्वैन-त्साँग के उल्लेखानुसार प्रयाग के एक पश्चववर्षीय दान 
वितरणोस्सव में समस्त राजा शौर पाँच लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। 
मण्डप में स्थापित बुद्धदेव, प्रादित्यदेव (सूर्य) भौर ईश्वरदेव (शिव) की मृतियाँ 
हष॑ की धर्मनिरपेक्षता तथा श्रास्तिकता को द्योतित करती थीं। इस दानोत्सव 
में हर्ष ते ग्रपना सारा राजकोष, यहाँ तक कि शरीर के बहुमुल्य वस्त्रों तक 
की दान में दे दिया था । 

यद्यपि हु के लगभग चालीस वर्षों का शासनकाल न तो श्रशोक जैसे 
उच्चादर्शों का परिचायक और न ही चरद्रगुप्त जसे भ्रतिशय सुख-शान्ति का 
द्योतक रहा है, तथापि उसने जिन श्रविरत संघर्षों भौर घनीमृत कठिनाइयों 
का सामनाकर बृहुद्‌ मारत की शासन सत्ता को सुरक्षित बनाये रखा झौर 
जिस निपुणता तथा बुद्धिमत्ता से उसका संचालन किया उसके कारण इतिहास 
मे उसकी गणना भ्रशोक भौर चन्द्रगुप्त ज॑ंसे महान्‌ सम्नाटों की कोटि में की 
गयी है । 

भारत के इस भ्रन्तिम चक्रवर्ती सम्राट, भारतीय इतिहास के देदीप्यमान 
सूर्य भोर यशस्वी एवं पुष्यात्मा शासक का निधन 6546-47 ई० के लगभग 
हुआ (स्मिथ--पर्ली हिस्ट्री भॉफ इण्डिया, पू० 366; चटर्जी--हष॑वद्धंन, 
पृ० 207 ) 
हर्व की बिदसा और विदृ॒त्पियता 


हव॑ दिग्विजयी साम्राज्य का स्वामी होने के साथ-साथ स्वयमेव विद्वान्‌ और 
विद्वानों का क्‍्ाश्यदाता, प्रशंसक तथा गुणग्राही शासक था | भारतीय इतिहास 
में इस प्रकार के बहुगुण-सम्पन्न महान्‌ पुरुषों के अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें 


428 भारतीय संस्कृति शोर कला 


श्री भौर सरस्वती, दोनों का परम भनुग्रह एक साथ प्राप्त रहा । शुद्रक, समुद्रगुप्त, 
मातृसुप्त, यशोवर्मा, मायुराज, मुंज, भोज भौर यहाँ तक कि बाबर, जहाँगीर 
तथा दारा झादि परिवर्ती शासकों का नाम इस सन्दर्भ से उल्लेखनीय है, 
जिनका काब्य-यश अनेक क्ृतियों के रूप में आज भी जीवित है। हे इसी 
परम्परा का यशस्वी शासक था । 

एक कृतिकार के रूप में उसने जो यश भजित किया भौर साहित्य के 
इतिहास में ध्रपना विशिष्ट स्थान बनाकर भ्रपनी जिस विद्वत्ता का परिचय 
दिया, उससे प्रधिक श्रेय भ्रजित किया बड़े-बड़े कवियों को सम्मानित एवं 
प्रोत्साहित करके । इतिहास में परम्परा से यह देखने को मिलता है कि भारतीय 
शासकों ने बड़े-वडे कवियो, कलाकारों श्रौर विद्वानों को भ्रपनी राजतभा में 
स्थान देकर सम्मानित किया। वे विद्वान्‌ अपने भाशभ्रपदाताभों को धर्म भौर नीति 
के सदपदेशो द्वारा, कवि उनका काव्यविनोद करके झऔर कलाकार उनमें 
सौन्दर्यानुराग को उद्दीप्त करके उनकी बौद्धिक समृद्धि मे योगदान किया करते 
थे। वे भ्रपने भ्राश्नवदाता शासक के राजनीतिक संकटों के निवारक, उसके 
परामशेदाता, सहायक भ्रौर भ्रवसर भ्राने पर रणभूमि में शस्त्र धारणकर मातृभूमि 
की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने में भी भ्ग्रणी होते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि 
विद्वानों, कवियों भ्रौर कलाकारों का समागम गरिमा, स्वाभिमान महानता प्रौर 
उच्चता का द्योतक माना जाता था । राजसभा के वे भूषण हुआ करते थे श्रौर 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के परिचायक भी । कनिष्क ते अपने मगध-विजय के रूप 
में प्रशवधोष को प्राप्तकर महान्‌ सन्‍्तोष का अनुभव किया था । गुप्त सम्राटों 
का विद्वत्प्रेम इतिहास प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कन्नौजराज यशोवर्मा ने भवभूति, 
प्रतीहारराज महेन्द्रपाल तथा महीपाल ने राजशेखर, चालुक्यराज विक्रमादित्य 
ते विल्हण श्रोर परमारराज मुज तथा भोज ने श्रनेक कवियों को प्रश्नय देकर 
श्रपने विद्यानुराग का परिचय दिया । 

गृणग्राही हर्ष के विद्याप्रेम का उज्ज्वल उदाहरण नालन्दा विद्यालय है । 
हुन-त्साँग ने लिखा है कि हु के समय नालन्दा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कप॑ 
पर था । उस समय वहाँ लगभग डेढ़ हजार पारंगत विद्वानों द्वारा विभिन्न 
विषयो के श्रध्ययन की व्यवस्था थी । हष॑ ने प्रचुर दान देकर इस विश्वविद्यालय 
का विस्तार किया था। उसके समय वहाँ देशी-विदेशी श्रध्येताश्रों की संख्या 
लगभग दस हजार तक थी (जीवन चरित, पृ० 2) । हृषंयुगीन नालन्दा 
विश्वविद्यालय शानोपदेश एवं शास्त्र-चर्चा की दृष्टि से भारत का ही नहीं, 


राजपुत ध्रुण 429 


भ्रपितु विश्व भर का प्रमुख ज्ञान केन्द्र था । सिंहल, सुवर्णद्वीप, यवद्वीप, कम्बोज- 
द्वीप, चीस, तुबार शोर पारस श्ादि विभिन्‍न देशों के विद्यामुरागी वहाँ श्राकर 
ज्ञान का क्‍प्रालोक लेकर स्वदेश लौटते थे । 

हुए के विद्याप्रेम का मह भ्रनुषम उदाहरण है कि अपने साम्राज्य की श्राय 
का चतुर्धाश वह विद्वानों के पुरस्कार-सम्मान के लिए सुरक्षित रखता था (वार्टर्स, 
], पृ० 76) । उसकी राजसभा में जैन-बौद्ध-ब्राह्मण सभी धर्मों के विद्वानों का 
प्रवेश समान रूप से था । उसकी विद्वत्समा में बाण, मयुर, मातंग दिवाकर 
झौर ईशान जैसे संस्कृत तथा लोकमाषा के प्रख्यात विद्वान साहित्य-सृजन में 
संलग्त थे । नालन्दा के तत्कालीन ताकिक श्रेष्ठ धर्मकीति के संसर्ग से हष के 
जीवन में सत्यवादिता, त्याग भौर ज्ञान का उदय हुझ्ा । 

हुए के सुसम्पन्न एवं सुखी शासनकाल में प्रजाजन विद्योपाजंन में भ्रग्नरसर 
थे भ्रौर विद्वत्समाज ज्ञान के प्रचार-प्रसार में संलग्न था | हर्ष जितना ही दानी 
तथा उदार था, विद्वत्समाज घन-बैमव के प्रति उतना ही विरक्त एवं निरपेक्ष 
था । दाली हर ने एक बार जयसेन नामक किसी बौद्ध विद्वान को उड़ीसा के 
अ्रस्सी बड़े नगरों की झ्राय' दानस्वरूप मेट देनी चाही; किन्तु उस त्यागी एवं 
निस्पृत विद्वान ने उसको लेने से इन्कार कर दिया। भारत में इस प्रकार के 
दान झौर त्याग के ग्रनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं । 

इस प्रकार हर्ष वीर, विजेता और दानी होने के साथ-साथ विद्वत्प्रिय श्रौर 
स्वयमेव विद्वान था। अपनी विद्वत्समा के कवियों के साथ बैठकर वह काव्य- 
चर्चाप्रों में सक्रिय मांग लेता था। इस कारण वह सिद्धहस्त नाटककार एवं 
सुकवि बन गया था। बाण भट्ट (हषंचरित, पृ० 58-65), सोढ़ढल (उदयसुन्दरी 
कथा, पृ० 2), जयदेव (प्रसन्नराघव, १२२) ने हर्ष के काव्यग्रुणों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । हर्ष के काव्य-यश को सुरक्षित बनाये रखने वाली उनकी दो 
नाटिकाएँ और एक नाटक उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं--. “प्रियदर्शिका', 
2. 'रत्नावली”' भौर 3. 'नागानन्द' । आरम्म की दोनों नाटिकाएँ चार-चार भ्रंकों 
की और अन्तिम नाटक पाँच शभंकों का है। उनकी दोनों नाटिकाएँ रंगमचीय 
दुष्टि से संस्कृत-साहित्य की सफल रचनाएँ हैं । देश-विदेश मे उनका 
भ्रनेक बार प्रभितय हो चुका है भौर इस दृष्टि से उनकी मूरि-मरि प्रशंसा 
की गयी है । 

कला 

भारतीय संस्कृति झौर कला के इतिहास में 'स्वर्णयुग” के संस्थापक गुप्त 

सम्नाटों का प्रस्तित्व लगभग छठी शती ई० के मध्य तक बना रहा; किन्तु 


490 भारतोय संस्कृति शोर कला 


उसकी उल्नतावस्था प्रायः भानुयुप्त के शासनकाल (495-50 ई०) तक ही 
देखने को मिलती है । गुप्तों के शासनकाल में भारत में जो महान्‌ सांस्कृतिक 
भ्रभ्युदय हुआ, उसकी परम्परा झागे की भ्रनेक शर्तियों तक बनी रही । 


गृप्तों के बाद भारत का एकच्छत्न शक्तिशाली शासन छिन्न-भिन्न हो गया 
झौर गुप्तों की केन्द्रित सत्ता भ्रनेक राज्यों तथा उपराज्यों में विभाजित हो 
शमी । शक्ति एवं सत्ता के हस विकेन्द्रोकरण के फलस्वरूप भी सांस्कृतिक 
झभणियान का क्रम गुप्तोत्तर मारत में मी पूर्व॑वत्‌ उन्नत बता रहा। इस सांस्कृतिक 
भभ्युदय के उन्नायक राजवंशों में थानेश्वर के वर्धेमानों तथा कन्नौज के 
गुजेर-प्रतिहारों से लेकर पुवव॑ में नेपाल, बंगाल, कामरूप तथा कलिंग के ठाकुरी- 
बंश, पालवंश, सेनवंश तथा गंगवंश; पश्चिमोत्तर के सिन्ध-काबुल-पंजाब तथा 
काश्मीर के रायवंश, शाहीयवंश, करकोटकवंश तथा उत्पलबंश; झौर दक्षिण 
के चालुक्यों, चोलों, राष्ट्रकूटों तथा पल्‍लवों तक सारे भारत में गृप्तों की 
सांस्कृतिक थाती भ्नेक नये केन्द्रों में पल्लवित होती गयी । इन राज्यों एवं 
उपराज्यो के समय यद्यपि भारत का राजनीतिक धरातल नित्तान्त भ्रस्थिर एव 
उथल-पुथलो से प्रभावित रहा; किन्तु इस भ्रवधि के लगभग छह-सो वर्षों तक 
झ्पनी परम्परागत सांस्कृतिक ज्योति से भारत पूव॑ंबत्‌ श्रलोकित होता रहा । 


हर्षयुगीन कला का वस्तुतः कोई स्वतन्त्र या पृथक्‌ भ्रस्तित्व नहीं है । 
गृप्तकला के साथ ही उसका सम्बन्ध जुड़ा हुभा है। बाण के 'हषेचरित” झौर 
कादम्बरी” मे कला तथा शिल्प-विषयक जो विभिन्न विवरण देखने को मिलते 
हैं, वस्तुतः वे गृप्तयुगीन भारत की कला-समृद्धि के ही सूचक हैं, और यही 
परम्परा झ्रागे हर्ष युग में भी प्रवर्तित होती रही, यद्यपि उसका यह परवर्ती 
रूप उतना सशक्त, उन्नत एवं प्रभावोत्पादक नही रहा | हर्ष युग के सामाजिक 
जीवन में रहन-सहन, पहनावा, सनोरंजन के साधनों ध्लौर दरबारी वातावरण 
के हास-मनोविनोद तथा कला*विलास में कुछ परिवतंन दृष्टिगोचर होता है । 
हषयुगीन कलाकारों का अजन्ता, बाघ झादि की परम्परागत कला के विकास में 
कितना प्रंशदान रहा, इसका कोई स्पष्ट झलगराव का पता नहीं चलता है । किन्तु 
क्योकि हे ने अ्रपने उत्तरार्द जीवन काल में बौद्धर्म को वरण कर लिया था, 
प्रतः यह सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है कि परभ्परागत बौद्ध शेली के कलाकारों 
को झ्रवश्य कुछ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ होगा । 

हषयुगीन सारत में स्थापत्य की दिशा में भवश्य कुछ प्रगति हुई। उसका 
मुख्य कारण यह है कि हुए स्वयं नाटककार था और उसकी दो नाटिकाएँ : 


राजपूत पुग 48] 


रंगमंचीय दृष्टि से सर्वथा सफलता प्राप्त कर चुकी थीं। भरतः उनके प्भिनय 
के लिए नाट्यशालाशों तथा संगीतशालाझों का भ्रवश्य निर्माण हुआ होगा। 
ह॒पेंदुगीन स्थापत्य का भ्रच्छा उदाहरण प्रभाकरवर्धत का राजमहल था, जिसका 
वर्णन 'हंचरित” में हुआ है । उसके समय मन्दिरों तथा मठों का भी निर्माण 
हुमा । गुप्तयुगीन प्रमरावती, साँची, बोधगया तथा मथुरा की मूतिकला-परम्परा 
का भावी प्रवर्तन किस रूप में हुआ, इसका स्पष्ट विभाजन करना सम्भव नहीं 
है । किन्तु हब के समय स्वतन्त्र रूप से कुछ मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण 
प्रवश्य हुप्रा । हर्ष के एक शिलालेख से विदित होता है कि वास्तुविद्या में 
विश्वकर्मा की तरह सर्वेज्ष एवं कुशल सूुत्रधार बीरभद्र के पुत्र चण्डशिव ने 
मण्डपसहित एक सुन्दर शिव मन्दिर का निर्माण किया था (एपि० इं०, माग 
, पृू० !23) । इस सन्दर्म में सिरपुर (जिला रायपुर) का लक्ष्मण मन्दिर 
उल्लेखनीय है। इस मन्दिर का झागे चलकर 9वीं शती में पुननिर्माण हुआा । 
इसी प्रकार शाहबाद जिलान्त्गंत अदर भबुझा नामक स्थान के निकट मुण्डेश्वरी 
का भ्रष्टकोण मन्दिर भी हर्ष के समय में ही निर्मित हुआ (कुमारस्वामी-- 
इण्डियन ऐंड इण्डोनेशियन आटे, पृ० 93, 94) | 


हु का पूर्वाद्ध जीवन ब्राह्मणघमं के संस्कारों से श्रोत-प्रोत था। हृणों 
द्वाश विध्वस्त ब्राह्मणघमं तथा हिन्दू संस्कृति की पुनः स्थापना में उसका 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । उसके हिन्दुत्व पुनरुद्धार-प्रवृत्ति के कारण ही उक्त 
मन्दिरों का निर्माण हुआ झोर उनमें भव्य मूर्तियों की स्थापना हुई । बाण ने 
“र्षचरित' में महानगरी उज्जयिनी और विदिशा के वैभव का विस्तार से 
वर्णन किया है। वहाँ के गगनचुम्बी महलों तथा राजपथों के निर्माण की उसने 
बड़ी प्रशंसा की है भौर उन्हें निपुण स्थपतियों द्वारा शास्त्रविधि से निर्मित 
हुआ बताया है। उनके भ्रतिरिक्त कन्नौज, वलभी, वाराणसी, काँची भौर 
वातापीपुर के प्रसिद्ध नगरों, मठो तथा मन्दिरों के निर्माण में हषंयुगीन स्थापत्य 
का भव्य रूप प्रकाश में भ्रापा। इसी प्रकार अ्रहिहोल तथा बादामी की 
गुफाशों के मन्दिरों तथा मूर्तियों के निर्माण में भी तत्कालीन स्थपतियों 
का योगदान रहा | हथषे के समकालीन काँची के महेन्द्रवर्मा के समय 
स्थापत्य की नयी शेली का जन्म हुझ्ना, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के तत्कालीन 
स्थपत्तियों तथा शिल्पियों पर भी परिलक्षित हुआ । नालन्दा के निर्माण में 
भी हम॑ का महत्वपूर्ण पोगदान रहा है, जिसका उल्लेख हू न-त्सांग ते किया 
है।। वहाँ पर भ्रन्य निर्माण-कार्यों के अ्रतिरिक्‍त हर्ष ते प्रवश्य ही कुछ मठों का 


4355 भारतीय संल्‍्कृति तर कला 


निर्माण कराया था | पीतल को चहरों से भाच्छादित एक मठ की स्थापना का 
पता हाल ही में लगाया गया है ( भाकियालाजिकल सर्बे भॉफ इण्डिया, वाधिक 
रिपोर्ट,92-22) । इस प्रकार हथंयुनीन स्थापत्य तथा मूर्तिकला का विकास 
मन्दिरों शौर मठों के रूप में बना रहा। सम्भवतः उनमें से बहुसंख्यक 
मठ-मन्दिर लकड़ी तथा बाँस के बने थे, जो कि भ्रल्पकाल मे हौ नष्ट हो गये 
झोौर इसलिए जिनका कोई चिह्न शेष न रहा। इस सम्भावना की 
इसलिए भी पृष्टि होती है! कि ह्ुन-त्साँग ने प्रयाग में प्रायोजित हष॑ के छठे 
पंचवर्षीय दान-महोत्सव” के जिस विशाल मण्डप तथा उसके प्रथक्‌-पृथक्‌ 
विश्राम-गृहों का उल्लेख किया है, वे सब काष्ठ तथा बाँस के थे । 

हुं के समय प्रस्तर, काष्ठ तथा बाँस के श्रतिरिकत धातु तथा वस्त्रों के 
माध्यम से शिल्प की सर्वथा नयी विधाशो का विकास हुआ | घातु की कारीगरी 
और वस्त्रों की प्रत्यन्त महीन किसमें तथा उन पर की गयी नक्कासी इस युग की 
विशेष देन रही । वस्त्रों पर की गयी रंगसाजी भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
झाभूषणों के विभिन्न नमृनो श्रौर उन पर किये गये अ्रलंकरण भी हषयुगीन 
कला की विशिष्टता है। इस प्रकार की कलात्मक वस्तुझ्रों का परिचय 
राज्यश्वी के विवाहोत्सव पर आयोजित सामग्री से प्राप्त होता है, 
जिसका वर्णन हरित” के द्वितीय उच्छुवास में बाण ने बड़े ही मारमिक ढग 
से किया है । 

इस विवाहोत्सव के समय निपुण चित्रकारों का एक दल बुलाया गया 
था, जिसने विवाह-सम्बन्धी विभिन्न मांगलिक दृश्यों का भ्रंकन किया था। 
महिलाझों ने धवलित कलशों तथा कच्ची मिट्टी के बतंनों को विभिन्न 
झलंकरणो से सज्जित किया था । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में चित्रकला सम्भ्रान्त समाज की विलास 
को वस्तु समझी जाने लगी थी । उसमे महिलाशो का विशेष प्रवेश था। 
हषेयुगीन चित्रकला की स्थिति से सम्बन्धित कुछ उदारणों से विदित होता है 
कि उसकी उन्नत परम्परा कुछ क्षीण पड़ गयी थी । जिस समय हष॑ महादेवी 
यशोमती के गम में थे, उनके लिए जिस विश्रामगृह को व्यवस्था की ग्रयी थी, 
उसका वर्णन करते हुए बाण ने लिखा है कि महारानी की सुध्तावस्था में उस 
कक्ष को भित्तियों पर चित्रित चमरधारिणी स्त्रियाँ मानो उन पर व्यजन डुलाती 
प्रतीत हो रही थीं।' इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि राजभवन के उस विश्राम 
कक्षा की भित्तियों पर धत्यन्त उत्कृष्ट चित्रांकन हुआ था। हर्षयुगीन चित्रकला 


राजपूत पथ 483 


का दूसरा उदाहरण सितनवासल की जन शंली के चित्रों में देखने को मिलता 
है, जिनका अधिकतर निर्माण सातवी शी में हुआ । 


ह्वुन-त्साँग 

भारत और घीन के प्राचीन सम्बन्धों की ऐतिहासिक शाुंखला मे बोदभिक्ष 
हूत-त्साँग एक ऐसा पवित्र एवं भ्रविस्मरणीय नाम है, जिसके बौद्धिक एवं 
साहसिक कार्यों ने दोनो देशो के भ्रतीत सम्बन्धों को, विशेष रूप से भारत के 
प्राचीन गौरव को, सुरक्षित रखने का महान्‌ प्रयास किया। उसके पूर्व भी 
लगभग पाँच सौ वर्षों से भारत-चीन के पारस्परिक सम्बन्धो की स्थापना के 
लिए निरन्तर प्रविरल प्रयत्न होते भ्रा रहे थे; किन्तु उसने जो कुछ किया 
उसका सबवंथा भ्रलग महत्त्व है। 


ह्वन-त्सांग का जन्म चीन के एक सम्ञ्ान्त शाहीवंश मे हुआ था। उसके 
पूर्बज इतिहास-विश्वुत व्यक्ति थे । उसके प्रपितामह चे-इन, पितामह के-श्राग और 
पिता हुई श्रपने समय के विख्यात विद्वानों में से थे । ऐसे विद्या भ्रौर वेभव से 
सम्पन्न धर्ंप्राण परिवार मे 603 ई० मे छ्लैन-त्सांग का जन्म हुआ । इन तीनो 
सम्पश्नताओों में ह्वैन-त्साँग ने वंभव को तिलांजलि देकर धर्म भ्रौर विद्या की 
प्राप्ति का ब्रत धारण किया और उनकी खोज में घर से निकल पडा। चीन के 
प्राचीत नगर चाड-झ्ान के एक बौद्ध मठ से 628 ई० को लगभग 20-92] 
वर्ष की अवस्था में उसने पवित्र बौद्धधर्म को बरण किया । यह यूवक संन्‍्यासी 
चीन के विद्वानों के सम्पर्क मे रहकर बौद्ध ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर हो 
गया । उसके बाद उसमें उस धरती पर विचरण करने की उत्कष्ठा जागी, 
जिसमे तथागत ने जन्म धारण किया था । 


यह चाडइ-श्रान वही ऐतिहासिक नगर था, जहाँ पर फाह्मान श्रौर चि-एन 
नामक चीनी भिक्षुप्रों ने मारत झाने का व्रत लिया था। इन यात्रियो की पृण्य- 
स्मृति ने छुैन-त्साँग के हृदय मे पश्चिमी देशों के ज्ञानप्रवण देवोषम महात्माश्रों 
के सत्संग में रहकर अपनी शंकाश्रो का समाधान पाने को उत्कट प्रभमिलाषा 
जगायी । तथागत की पवित्र जन्ममभूमि के दर्शनो से स्वय को क्ृतक्ृत्य करने के 
साथ ही वह बोद्ध-प्रल्थो का उनकी मूल माषा में भ्रध्ययत करना चाहता था। 
तब उसकी भ्रवस्था लगभग 26 वर्ष की थी । 


भारत यात्रा के उद्देश्य से वह लाइ-चौ पहुँचा । यह वही स्थान था, जहाँ 


पर व्यापारी वर्ग के लोग वहाँ के गवनेर की श्राज्ञा प्राप्सकर दूसरे देशों की 
28 


434; भारतीय संस्कृति श्रोर कला 


यात्रा करते थे । उसने भ्रपनीं ज्ञान-प्राप्ति की जिज्ञासा उत व्यापारियों से भी 
प्रकट की; किन्तु व्यापारियों के कहने के बावजूद गवर्नर ने ह्लेन-त्साँग की 
प्राथेना भ्रस्वीकार कर दी । वह तत्कालीन साहित्य झौर कला के महान्‌ 
संरक्षक चीन सम्नाट्‌ ताइ-ताई-त्सुग (627-649 ई०) के पास पहुंचा; किन्तु 
सम्राट ने भी इस कारण श्रनुमति देने में विवशता प्रकट कर दी कि बिना 
संरक्षकों और पर्याप्त साधनों के मार्ग की कठिनाइयों को 'केलकर भरत 
पहुँचना सर्वथा असम्मव था। किन्तु यह निषेध भी उसकी उत्कट उत्कण्ठा को 
न दबा सका झभौर वह स्वथा भज्ञात उत्तुग पव॑तमालाझों, दु्गंभ घाटियों भौर 
गहन जंगलों को पार करता हुआ तथा रेगिस्तान के भीषण कष्टो को सहन 
करता हुभा, मूखा-प्यासा निरन्तर भागे बढ़ता गया और उसने शाक्यमुनि की 
पवित्र मूमि में पहुँचने का झपना संकल्प पूरा कर लिया । 

उसकी यह यात्रा न तो केवल घामिक भावावेश से प्रेरित थी झौर न उसे 
रमणीय स्थलों को देखने की उत्सुकता थी, भ्रपितु उसने जो पढ़ा तथा मनन 
किया था, और जैसा सुना था, उसको प्रत्यक्ष करने तथा श्रपनी शपूर्ण 
जिज्ञासाश्रो का समाधान पाने के उद्देश्य से अनुप्राणित थी । फिर भी उसने 
जिन स्थानो, पर्वतों, घाटियो, नदियों, प्ररण्यो, रेगीस्तानो, राज्यों, राजधानियो 
भ्रौर नगरों को पैदल पारकर मारत में प्रवेश किया था, उनका बडा ही 
हृदयस्पर्शी मार्मिक वर्णन अपने भारत भ्रमण वृत्तान्त' मे किया है, जो कि 
ऐतिहासिक तथा मौगोलिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 

उसने जिन स्थानों का वर्णन किया उनके इतिहास, भूगोल, जन-जीवन 
तथा सांस्कृतिक भ्रौर सामाजिक महत्त्व की एक-एक बात को स्पष्ट किया है । 
भ्रोकीनी राज्य का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि “ज्वार, गेहूं मुनक्का, 
प्रंगूर, नाशपाती, बेर तथा दूसरे फलों की उत्पत्ति के लिए यह भूमि बड़ी ही 
उपयुक्त है ॥ वहाँ फे मनुष्य सच्चे श्रौर ईमानदार हैं। वहाँ की लिपि और 
भारतवर्ष की लिपि मे थोड़ा ही भ्रन्तर है । वहां के लोगो की पोशक रुई तथा 
ऊन के कपडों की है। इस देश का कोई इतिहास नही । इस देश मे लगभग 
दस सघाराम बने हुए हैं, जिनमें हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी दो हजार 
बौद्ध सन्‍्यासी निवास करते हैं । वहाँ के सूत्र और विनय मारतबर्ष के ही समान 
हैं भ्लौर वही पुस्तकें मुझे वहाँ भी देखने को मिली, जो भारत मे प्रचलित थी ।/ 


भारत में भाकर स्व प्रथम उसने तथागत में सम्बद्ध पवित्र-स्थलों एवं 
स्मारकों का दर्शन किया । उसके बाद वह 657 में तत्कालीन भारत झौर विश्व 


राजपुत्॒ युय 4935 


के सर्वश्रेष्ठ विद्याकेन्द्र वालन्दा महाविहाार में पहुँचा । इस बौद्ध मठ का वर्णन 
करते हुए उसने लिखा है उसकी गगनचुम्बी मीनारें बहुत ही भव्य हैं । वहाँ दस 
सहस्र विद्यार्थी और एक सहस्न पाँच सौ दस प्राचार्य भ्रष्ययन-प्रध्यापन कार्य में 
निरत थे । वहाँ भ्रठारह विभिन्न विषयों का अध्यापन होता था । वहाँ की 
भ्रनुशासन-व्यवस्था की उसने बड़ी प्रशंसा की है । उस बौद्धमठ के निर्माता 
तथा संरक्षक दो गुप्त शासकों कुमारगुप्त (4!4-455 ई०) और बुधगुप्त 
(475-495 ई०) की उसने बड़ी सराहना की है । 


द्वैन-त्सांग जिस समय नालन्दा पहुँचा, उस समय धर्मंनिधि शीलभद्गर उसके 
कुलपति थे । छुन-त्साँग के अनुरोध पर उसको सर्वथा सुयोग्य जानकर उन्होंने 
उसे भ्रपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तत्कालीन भारत के सर्वेश्रेष्ठ बौद्ध 
विद्वान शोलभद्र से ह्लैन-त्साग ने पाँच वर्षों तक बोद्धधर्म भौर तत्त्वज्ञान का 
विधिवत्‌ श्रध्यपन किया । उसके बाद उसने वसुबन्धु कृत 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि! 
के विशिका प्रकरण और “मध्यान्त विभंग्र-माष्य” का चीनी में ध्रनुवाद किया । 
उसने चीनी तत्त्वज्ञान को भारतीय बौद्ध दर्शन से समन्वितकर एक नयी बोद्ध 
विचारधारा को जन्म दिया, जिसे चीन मे 'फाह्याग! नाम से कहा जाता है । 
उससे अन्य प्रनेक' बौद्ध दर्शन-विषयक ग्रन्थों का भनुवाद करके चीनी बौद्ध 
साहित्य को समृद्ध किया । 


वह पूरे सोलह वर्ष तक मारत में रहा । भारत के प्रायः उन सभी स्थानों 
का उसने अ्रमण किया, जो किसी-न-किसी रूप में प्रसिद्ध थे । तत्कालीन भारत 
के विद्या-केन्द्रो, बौद्ध-प्रतिष्ठानों भौर ऐतिहासिक नगरों का उसने विशेष रूप 
से भ्रमण किया । इस प्रकार के विद्या-केन्द्रों तथा धर्म-स्थानों में तक्षशिला, 
काश्मीर, चिनापटी (पंजाब), मथुरा, ग्रयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, 
कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, मग्रध, कोशल, गन्धार भौर खुत्तन 
आ्रादि का नाम प्रमुख है । इन स्थानों के धामिक, ऐतिहासिक महत्त्व का और 
उनके द्वारा होने वाले ज्ञान के प्रादान-प्रदान का उसने तथ्यात्मक विवरण 
प्रस्तुत किया है । 

द्वैन-त्साँग के कथनानुसार मारत का प्राचीन ताम “शिन्दु' भौर 'हीनताव” 
था; किन्तु अब उसका शुद्ध नाम “इन्तु/ हो गया था। इस नाम का उच्चारण 
ब्लेन-त्सांग के भनुसार बड़ा कर्णप्रिय भोर मधुर था । चीनी भाषा में इस शब्द 
(इन्तुइन्दु) का श्र चन्द्रमा होता है । चन्द्रमा प्रकाश तथा दीप्ति का उपमान 
है । ठीक ऐसा ही प्रभाव भारत के दीप्तिमान्‌ एवं प्रकाशमान्‌ महात्माओ्रों तथा 


436 भारतोय संस्कृति भोर कला 


विद्वानों का है, जो चन्द्रमा के प्रकाश की भांति संसार के प्राणियों 
का पथ-प्रदर्श कर रहे हैं श्रौर इस देश के पअ्रस्तित्व को जीवित 


बनाये हुए हैं । 

मारतीय वर्णमाला तथा भाषा के सम्बन्ध मे उसका कहना है कि मारतीयों 
की वर्णमाला का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया । इन वर्णों की सख्या 47 है । 
ये वर्ण इस वेज्ञानिक विधि से भ्राविष्कृत हैं कि इनसे इच्छित शब्द प्रनायास 
ही बनाये जा सकते हैं। यहाँ की भाषा का उच्चारण देवताप्ों की भाषा की 
तरह मघुर शौर कर्णप्रिय है; बहुत शुद्ध एवं स्पष्ट मी । 


भारत में बालको की शिक्षा का झ्ाारम्म द्वादश अ्रध्याय वाली, जिसको 
उसने 'सिद्धवस्तुर नाम दिया है, पुस्तक से होता था। सात वर्ष या इससे 
अधिक झभायु हो जाने पर बालक को पच्रविद्याशों की शिक्षा दी जाती थी । 
उन पाँच विद्याओर का क्रमशः नाम है--शब्दविद्या (व्याकरण), शिल्पस्थान- 
विद्या (कारीगरी, यत्र, ज्योतिष), वेद्यक, हेतुविद्या (भश्रात्मज्ञान) श्र 
भ्रध्यात्मविद्या ! ये पाँच विद्याएँ ही बौद्ध-साहित्य का पचयान हैं । ब्राह्मण नियमित 
रूप से चारो वेदो की शिक्षा प्राप्त करते थे । शास्त्रार्थ की रीति प्रचलित थी, 
जिससे विद्याथियों को कठिन-से-क्ठिन विषय हृदयगम हो जाते थे । तीस वर्ष 
की झ्ायु मे शिक्षा को समाप्त कर दिया जाता था। 


भारत में छेत-त्सांग को यथेष्ठ सम्मान मिला । हीनयान और महायान 
दोनों शाखाओं के विद्वानों ने उसकी प्रज्ञा-प्रतिमा की मूरि-मूरि प्रशंसा की । 
643 ई० में उसने प्रयाग मे तत्कालीन भारत के निरपेक्ष-बुद्धि, महाज्ञानी शासक 
सम्राट्‌ हर्ष से भेट की । इस समय तक छ्ेन-त्साँग की गणना भारत की 
उच्चतम प्रतिभाश्नो मे होने लगी थी। ऐसे महान्‌ विद्वान्‌ का विशेष सम्मान 
करने के लिए सम्राट हर्ष ने कन्नौज में एक विशेष विदृत्समा का भायोजन 
किया । उसमे देश के सभी प्रख्यात विद्वानों को झामन्त्रित किया गया पूरे 
भ्रठारह्‌ दिनों तक समा का अ्रधिवेशन चला । इस बीच जितने भी विद्वानों 
का द्वेन-त्साँग से वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ हुआ, उन सब मे थे अपनी प्रतिभा 
तथा योग्यता में पूरे खरे उतरे। इसलिए सन्नाद ने हछुन-त्सांग को 0,000 
स्वर्ण मुद्राएँ, 30,000 रजत मुद्राएँ और 00 उत्तम सुृती परिधान प्रदानकर 
सम्मानित किया । उन्हें एक सुसज्जित हाथी पर बैठाकर विशाल जलस के साथ 
नगर में घुमाया गया। हु 


राभपृत युग 487 


नालन्दा महाविहार के कुलपति, प्राचार्यों भौर विद्याथियों ने भी बृहत्तर 
प्रायोजन करके ह्लैन-त्साँग की विद्या-बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उनको सम्मानित 
किया । उसकी परिपूर्ण विद्वत्ता के उपलक्ष्य में उसको “मोक्षदेव” की सर्वोच्च 
उपाधि से विमूषित किया गया । 

2 जनवरी, 959 ई० को चीनियों ने दोनों देशों के सम्बन्ध-सेतु इस 
महात्मा के पुनीत श्रवर्शेषों को दलाईलामा तथा पंचेनलामा के द्वारा मारत को 
मेंट किये थे । भारत में उसका स्मारक बनाने के लिए दलाईलामा ने पाँच 
लाख रुपये देने की भी घोषणा की थी । ह 


ह्षयुगीन भारत का विश्वकोश--हर्षचरित 


'हषेचरित' के प्रारम्भिक तीन उच्छुवासों में बाण को झात्मकथा भ्रौर 
उसके बाद पाँच उच्छवासों में हर्ष की जीवनी वर्णित है। बाण की यहू 
भात्मकथा भ्रपने श्राप में रोचक, प्रेरणाप्रद और प्रौपन्यासिक लालित्य से 
ग्रोत:प्रोत है । संस्कृत के एक महान्‌ एवं शप्रद्वितीय कथाकार की जीवनी होने 
के कारण उसका स्वतः महत्त्व है श्नौर उसका सम्बन्ध भारत के एक चक्रवर्ती 
सम्राद से जुडा होने के कारण उसकी उपयोगिता ऐतिहाप्रिक दृष्टि से महृत्तर 
हो गयी है । इस रूप से यह आत्मकथा तत्कालीन भारतीय संस्कृति का भी 
एक ऐसा श्रविभाज्य श्रंगय बन गयी है, जिसके बिना भारत का सांस्कृतिक 
इतिहास श्रघ्रा प्रतीत होता है। 

बाणभट्ट की यह श्रात्मकथा सुदुर-पूर्वे भारत के दो विलक्षण, अद्भुत एवं 
दिग्गज साहित्य महारथधियो की स्मृति को उज्जीवित कर देती है | उन दोनों 
के नाम हैं कालिदास और प्रश्वधोष । यद्यपि इन दोनों महाकवियों ने भ्रपनी 
कोई जीवनी नद्ठी लिखी है श्ौर न उनके जीवन-सन्दर्मों पर स्वतन्त्र रूप से 
किसी भ्रन्य प्रन्थकार ने प्रकाश डाला है; किन्तु उनकी रचनाओं के भ्न्तर्साक्ष्यों 
से यह ध्वनित होता है कि उनकी साहित्य-साधना को उनके व्यक्तिगत जीवन 
की विडम्बनाशञ्रों ने अतिशय रूप से प्रमावित किया भौर उन्होने लोक-जोवन 
के विभिन्न प्रनुभवों को बटोरकर उन्हे भ्रपनो रचनाग्रो मे इस प्रकार सेंजो 
दिया कि वे सर्वथा एकाकार हो गये । किन्तु इन श्रत्यन्त निपुणता से गुम्फित 
सन्दर्भों से विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे बड़े महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं । 
सौभाग्यवश 'हर्षचरित” के रूप में बाण की प्लात्मकथा उपलब्ध है। 

बाण का जन्म वात्स्यायनो के उच्च ब्राह्मणवंश मे हुमआ था। जब वह 
बालक था, उसकी माता का निधन हो गया था और चौदह वर्ष की ग्रल्पायु 


458 भारतीय संस्कृति श्ौर कला 


में ही पिता मी दिवंगत हो गये । पिता की मृत्यु से शोकाकुल उसका मन 
जब कुछ भ्वचेतन हुआ तो उसने स्वयं को सर्वेधा नयी स्थिति में पाया। 
उसको अपरिपकव बुद्धि ने उसके युवा मन को देश-देशान्तरों के नये-नये धनुभव 
प्राप्त करने के लिए उकसाया । उसकी स्वेच्छानारिता, निरंकुशता भौर 
प्रनुशासनहीनता ने कुछ हो दिनों में उसको झावारा (इत्वर) बना दिया। 
उसने लिखा है---'जैसे किसी के शिर पर ग्रहवाल सवार होती है, बसे ही 
स्वच्छन्दता झौर नवयौवन के नशे में चूर होकर मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि 
मेरे मन को, देश-देशान्तर का भ्रमण करने की मेरी उत्कण्ठा ने, कसकर बाँध 
लिया था । मेरे इस श्रावारेपन की लोगों ने खूब हँसी उड़ायी । 


यद्यपि बाण की बहुत जग-हँसाई हुई और उसको तरह-तरह से बदनाम 
किया गया । किन्तु उप्तके इस भावारेपन ने ही उसको एक दिन महान्‌ बना 
दिया । उसका प्रवासकाल भनेक परिस्थितियों में बीता। उसके जीवन के ये 
संस्मरण सुख, दुःख, विनोद, घृणा श्ौर श्रादर्श श्रादि अनेक अनुभवों से भरपूर 
हैं। उसने प्रसिद्ध राजकुलों, भ्रनेक केन्द्रों, विभिन्न साहित्यकारों, कलाकारों 
झौर भाँति-माँति के रसिकों के बीच रहकर जीवन बिताया । श्रपनी 
मित्र-मण्डली के लगभग चवालीस व्यक्तियो का उसने उल्लेख किया है । उनमे 
विद्वानू, कलाकार, कवि, नतंक, संगीतज्ञ, सन्त, भ्रायुर्वेदश्, सिद्ध, घू्ते श्रौर 
परिचारक श्रादि भ्रनेक भांति के लोग थे । 

देश-देशान्तरों का भ्रमणकर श्रनेक वर्षों बाद वह अपने गाँव प्रीतिकूट 
लौट श्राया। एक दिन प्रचण्ड गर्मी की ऋतु मे जब वहु घर पर आराम 
कर रहा था, तो एकाएक महाराजाधिराज हे के भाई कृष्ण का सन्देश लेकर 
मेखलक उसके पास आया । उसने बाण को एक पत्र (लेखमालिका) दिया श्रौर 
प्रणाम करने के बाद पास ही में बैठ गया । बाण ने पत्र को पढ़ा | उसमे 
लिखा था--भ्रापको अ्रन्य बातों का पता मेखलक की जवानी विदित होगा । 
आ्राप बुद्धिसान्‌ व्यकित हैं श्रौर श्रब भ्रधिक विलम्ब न करेंगे, जिससे काम 
बिगड़ता हो ।' तदन्तर मेखलक ने कृष्ण का मौखिक सन्देश इस प्रकार निवेदित 
किया--बिना कारण ही मैं तुम्हें श्रपने बन्चु की भाँति प्रेम करने लगा हूँ । 
तुम्हारी भ्रनुपस्थिति में दुर्जज लोगों ने सम्राट से तुम्हारे सम्बन्ध में कुछ 
उल्टो-सीधी बातें कह डाली हैं । किन्तु मैं जानता हूँ कि वे सही नहीं हैं। 
मैंने सम्राट से तुम्हारे सम्बन्ध की सभी बाते विस्तार से बता दी हैं । उन्होंने 
मेरी बातें सान लो हैं। इसलिए श्रब श्रधिक समय गेवाये बिना ही शीघ्र यहाँ 


राजपृत युग 499 


चले भाशो । मुझे तुम्हारा इस प्रकार घर पर निष्क्रिय पडा रहना श्रच्छा नहीं 
लग रहा है। तुम्हे सम्राट्‌ के समक्ष भ्राने में मयभीत नहीं होना चाहिए भ्रौर 
न राज-सेवा को फंभटिया काम समझकर हाथ-पर-हाथ रखे उद्घासीन बैठे 
रहना चाहिए ।' 


रात में बड़ी देर तक उसे नीद नहीं भ्रायी । भ्रपने हितेच्छ मित्र के प्रति 
मन-ही-मन वह कृतज्ञता का भ्रनुमव करता रहा; किन्तु राज-सेवा के कष्टप्रद 
अनुशासन से भी सशकित होता रहा । फिर भी किसी प्रकार उसने अपने को 
तैयार कर लिया । दूसरे दिन बाण, मेखलक के साथ राज दरबार के लिए चल 
दिया । एक दिन बाद वह मणितारा गाँव में अवस्थित सम्राट की छावनी 
में पहुँच गया । उसको सम्नाट्‌ के पास ले जाया गया । बाण को देखते ही हर्ष 
ने उपेक्षा भाव से कहा--'मैं तब तक इसे देखना पसन्द नही करता, जब तक 
यह मेरी प्रसन्नता को प्राप्त नही कर लेता” (न तावदेनमक्रृतप्रसाद: पश्यामि) | 
हष के इस श्रोछे व्यवहार से बाण को श्राघात लगा । राजपुरुषों के समक्ष इस 
खुलेप्राम अपमान से उसका ब्रह्मत्व तिलमिला उठा श्रौर उसकी निर्मीक प्रतिभा 
उद्दीप्त हो उठी । उसने कडे शब्दों में हर्ष का प्रतिवाद किया । उसने अ्रपनी 
उच्च वंश-परम्परा, अपने श्रशाघारण पाण्डित्य, भ्रपनी सच्चरित्रता झौर साथ 
ही झपने बाल्यकाल की कुछ भूलों पर प्रकाश डाला। बाण का यह वक्‍तव्य 
भ्रत्यन्त विनम्र, सयत श्रौर स्पष्ट था । उसको सुन लेने के बाद हर्ष ने केवल 
इतना ही कहा--हसने ऐसा ही सुना था' झौर बाण की ओझोर स्नेहिल दृष्टि 
डालकर उस दिन राजसभा को विसर्जित कर दिया । 


रात में बाण के मन में अ्रनेक विचार उठे | उसने हषषं की बातो को 
अनुकलता से ग्रहण किया और झपनी यह धारणा बनायी कि यह गुणी राजा 
सुझे पभ्रच्छे रूप में देखने का इच्छुक है । इसी प्रकार कुछ दिन बीते | श्रन्त में 
हु को जब बाण के व्यक्तित्व की वास्तविक जानकारी हो गयी तो उसने 
बाण को ससम्मान आमन्त्रित किया । बाण समुचित सुविधाओं को प्राप्त करता 
हुआ हे के दरबार में रहने लगा । घीरे-घीरे सब पर उसके प्रभाव की छाप 
पड़ती गयी श्रौर उसका सम्मान बढ़ता गया । प्रनेक वर्षों तक हुए के दरबार 
में रहकर बाण प्रपने घर लोट भ्राया | यही बाण का श्रात्मवृत्त है । 


एक दिन बाण के भाइयों ते उससे हए्ष के चरित को सुनाने का प्राग्रह 
किया । हस पर पहले तो उसने झ्समर्थता प्रकट की; किन्तु दूसरे दिन अपने 


440 भारतीय संस्कृति श्रौर कला 


समी बन्घुल्बान्धवों को एकत्रकर बडी उत्सुकता से उसने हर्ष के शरित को 
सुनाता भ्रारम्भ किया । 'हषेचरित' के पाँच उच्छवासों में यह कथा वर्णित है । 


समस्त संस्कृत-साहित्य मे बाणमट् ही एकमात्र ऐसा दूरदर्शी इतिहासबुद्धि 
साहित्य-सृष्टा हुआ, जिसने झपना भात्मचरित लिखकर प्रपने सम्बन्ध की 
सम्पूर्ण जानकारी को भावी पीढियो के लिए सुरक्षित रखने का सराहनोय 
प्रयत्त किया और भश्रपनी कृतियों में तत्कालीन मारत की, विशेष रूप से हषे 
के शासनकाल की, सामाजिक, घामिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों 
का विशद वर्णन किया । 


बाण ने गुप्तो से लेकर हर्ष तक के भारत, की अन्त:सीमाओं का भी 
उल्लेख किया है। उज्जयिनी के वर्णन मे बाण ने बताया है कि महाराज तारापीढ 
के साम्राज्य की सीमाएँ पूर्व मे उदयाचल तक, दक्षिण में सेतुबन्ध तक, 
पश्चिम में मन्दराचल तक और उत्तर में गन्धमादन तक फंली हुई थी । 


'कादम्बरी' मे उज्जयिनी की श्रीविशाल समृद्धि के वर्णन में तत्कालीन 
भारत की सामाजिक, श्राथिक तथा व्यापारिक स्थितियों का यथार्थ परिचय 
मिलता है । वह महानगरी 7वी शत्ती का व्यापार-केन्द्र थी। उसमे पदमपत्ति 
व्यापारी रहते थे । वह रत्नो तथा मणियों के लिए विश्व-विख्यात थी । वहाँ 
के नागरिक अपनी दानशीलता के लिए साक्षात्‌ कल्पवृक्ष थे । वे वीर, विनयी, 
प्रियंवद, सत्यवादी, उदार, दक्ष, अ्रनेक कलाओो में पारगत झौर नाटघअशास्त्र 
तथा भ्रभिनयादि कला में निपुण थे । वहाँ के घर, दूकाने श्रौर नगर-मार्ग 
वास्तुविद्या के आचार्यों द्वारा शास्त्रविधि से बनाये गये थे । पद्मपति व्यापारियों 
के गगनचुम्बी हर्म्य स्थापत्य के प्रनठे उदाहरण थे । वहाँ के राजमहल भ्रौर 
व्यापारियों के मवनों मे चित्रकला के प्रनुपम उदाहरण देखने को मिलते हैं । 


उस युग में काव्य और कला के प्रति कितना अनुराग था, इसका परिचय 
हमे 'हषंचरित' के प्रथम उच्छुवास मे वणित पद-गोष्ठी, काव्य-गोष्ठी, 
जल्प-गोष्ठी, गोत-ग्रोष्ठो, नृत्य-गोष्ठी, वाद्य-गोष्ठी और वीणा-गोष्ठी से मिलता 
है । इन गोष्ठियों मे नृत्य, गीत, वाद्य, चित्र ग्रादि कला और काव्य, श्राख्यान, 
प्रास्यायिका, इतिहास, पुराण श्रादि साहित्यिक प्रवृत्तियो पर विचार-विनतिमय 
होता था। 'कादम्बरी मे वर्णित अ्रनेक विद्यात्रों के श्रागार भगवान्‌ जाबालि 
का झाश्रम तत्कालीन ज्ञान का महान्‌ केन्द्र था। तारापीड की राजधानी मे 
साहित्य भौर कला के अनेक विश्रुत केन्द्र थे । तारापीड स्वयं मन्त्रशक्ति, 


राजपूत युग 44] 


प्रमुशक्ति भर उत्साहशक्ति का ज्ञाता था। उसका मन्‍्त्री शुकनास तो समस्त 
शास्त्रों भौर कलाझों में पारंगत था। महाराज शूद्रक की राजधानी विदिशा 
कलाओं शभौर शास्त्रों की केन्द्रस्थली थी । 'हषंचरित” के उक्त विवरण के 
पनुसार वहाँ काव्य भौर कला की गोष्ठियों के श्रायोजन द्वारा साहित्य श्रौर 
कला की निरन्तर चर्चाएँ होती थी । 

उस युग के कला-कौशलो तथा शिल्पों की वस्तुस्थिति की जानकारी 
'हषंचरित' के चतुर्थ उच्छुवास के उस प्रसंग से प्राप्त होती है, जिसमें राज्यश्री 
के विवाह के भ्रवसर पर तैयार किये गये वस्त्रों का वर्णन किया गया है। ये 
बस्त्र प्रनेक प्रकार के थे, जसे क्षौम (अलसी के रेशों से निर्मित वस्त्र), बादर 
(सूती वस्त्र), दुकूल (बंगाल में निर्मित वस्त्र), लालातन्तुज (कौशेय वस्त्र), 
पट्ट-प्रंशुक-ची नांशुक (भीने-रेशमी वस्त्र), नेत्र (रेशमी डोरे की घोती) भौर 
स्तवरक (सितारे तथा मोतियो से जड़े शामियाने) भ्रादि । उन बस्त्रों को अनेक 
रमों में रगा गया था भोर उन पर मभाँति-माँति की छपाई को गयी थी । 

'हषेचरित' के पाँचवें उच्छुवास में तत्कालीन घामिक तथा दाशेनिक 
सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है। बाण ने दिवाकर मित्र के प्राश्रम में 
रहनेवाले उन्नीस सम्प्रदायों के भ्रनुधायियो की नामावली इस प्रकार दी है- 
]-प्राहँत, 2-मस्करी, 3-श्वेतपट, 4-पाण्डुरिभिक्षु, 5-मागवत, 6-वर्णी, 
7-केश लुचन, 8-का पिल, 9-जैन, 0-लोकायतिक, ]]-कणाद, 2-झौपनिषद्‌, 
3-ऐश्वरकरणिक,. 4-कारन्धमी,. 5-पघमेशास्त्री, 6-पौराणिक, 
]7-साप्ततमध्तव, 8-शाब्द और 9-पाँचरात्रिक । एक ही शभ्राश्रम में एकत्र 
ये विभिश्न घामिक, दाशंनिक सम्प्रदाय वस्तुत: उस युग के वेचारिक सद्भाव भौर 
बौद्धिक विकास के परिचायक थे । 


बाण ने तत्कालीन विद्या-केन्द्रो पर भी प्रकाश डाला है। वे विद्याब्केन्द्र 
नालन्दा, काशी, श्रवन्ति, मथुरा भौर तक्षशिला श्रादि विभिन्न नगरो मे स्थापित 
थे, जहाँ उस युग के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तत्त्व-चिन्तन झौर विद्यामभ्यास किया करते 
थे। इन विद्या-केन्द्रो में विधिवत्‌ विद्याष्ययन की व्यवस्था थी। सव प्रथम 
मूल ग्रन्थों को पढ़ाया जाता था । तदनन्तर श्रधीत विद्याश्रों पर वाद-विवाद 
हुआ करता था। सभी प्रश्नों का समुचित समाधान किये जाने पर ही श्रध्येता 
को शास्त्र-व्युत्पप्त समझा जाता था । 


उस युग में द्विजातियों के परिवार अत्यन्त सुसंस्कृत होते थे । उनमे धृति 
क्षमा, शान्ति, कत्तंव्यनिष्ठा, कलाभिज्ञता, शास्त्ररव झ्लोर काथ्यप्रेम भ्रादि 


442 भारतीय संस्कृति शोर कला 


अनेक गृण एक साथ देखने को मिलते थे । तत्कालीत संस्कृति और श्राचारों 
का वर्णन बाण ने 'हर्षचरित' के प्रथम उच्छवास में भपने बन्धु-बान्धवों के 
प्रधग में किया है । बाण ने लिखा है कि 'श्रौत श्राचारो का उन्होंने ग्राश्नय 
लिया था। भूठ तथा दम्भ को वे पास नहीं प्राने देते थे । कपट, कुटिलता 
भ्रौर शेखी मारने की आदत उनमें नहीं थी । पापों से वे बचते थे। शठता को 
दूर करके भ्रपने स्वभाव को वे निर्मेल बनाये रखते थे | हीनता उनमें रंचमात्र 
भी नहीं थी । दूसरे की निन्‍दा से भ्रपने चित्त को वे विद्युत रखते थे । उनकी 
धोर बुद्धि मे याचकता का नाम भी नही था। स्वभाथ से स्थिर, प्राणिजनों 
पर सदय, कवि, वाग्मी, सरस, भाषा में प्रीति रखने वाले, विद्वानों के भनुरूष 
हास-परिहास मे चतुर, मिलने-जुलने में कुशल, नृत्य-गीत-वादिद्र के प्रेमी, इतिहास 
मे भ्रतृप्त रुचि रखने वाले, दयावान्‌, सत्यवादी, साधुझों के इृष्ट, सब सत्त्वों 
के प्रति सौहाद रखने वाले, करुणाद्रवित, रजोगुण से भ्रस्पृष्ट, क्षमावन्त, 
कलाझ्रो में तिपुण भौर समस्त गुणों से अलक्ृत द्विजातियो के वे कुल 
प्रसाधारण थे ।' 


सुबन्धु और दण्डी 


सस्कृत-साहित्य मे तीन महान्‌ गद्यकार हुए सुबन्धु, दण्डी श्र बाण। इन 
तीनो का स्थितिकाल प्रायः एक ही है--सतातवी शती के लगभग; भ्रर्थात्‌ हर्ष का 
शासनकाल । सुबन्धु की वासबदत्ता' मे राजकुमार कन्दपेकेतु भर राजकुमारी 
वासवदत्ता की प्रणय-कथा वणित है। वासदवत्ता' एक लम्बी कहानी, या 
कहना चाहिए एक लघु उपन्यास है। झ्रपनती इस कृति मे सुबन्धु मे तत्कालीन 
परिस्थितियों का चित्रण चिन्तामणि राजा के सन्दर्भ मे किया है। इसके 
भ्रतिरिक्त तत्कालीन आाचार-व्यवहार, संस्कृति श्रौर लोकाचारो का विस्तृत वर्णन 
सारिका तथा शुक द्वारा कही गयी कथा में किया गया है ) इस वर्णन से ज्ञात 
होता है कि तत्कालीन सामाजिक जीवन आधिक दृष्टि से उन्‍तत था। लोग 
कुबेर शोर वरुण के समान दानी थे, उदार तथा घनवान्‌ थे । वे गन्धरवों के समान 
प्रियभाषी भर कामदेव के समान प्रियदर्शी थे । वे भरत और लक्ष्मण के समान 
प्रजापालक थे । धर्मों मे उनकी पूर्ण निष्ठा और अ्तिथि-सेवा मे भ्रमिरुचि थी । 
वे ज्ञानी, बहुश, काव्य-ममंश और कलाविद थे। वेश्याओं को समाज में 
सम्मानित स्थान प्राप्त नही था। उसने कामकला में चतुर कर्नाटकदेश तथा 
झपरान्तकदेश की कामकला-चतुर रमणियों, कपोल-फलक पर पत्रावली-रचना 


राजपुत यूग 443 


करने में चतुर केरलदेश फी युवतियों प्लौर चोसठ कलाश्ों में निपुण मालव देश' 
की ललनाञों का रसभाव-समन्वित वर्णन किया है । 


बासवदत्ता स्वयम्बर में उपस्थित विभिन्न देशों के राजाश्रों तथा राजकुमारों 
की वेश-भूषा के रोचक वर्णन में तत्काहीन भारत की सास्क्ृतिक स्थिति का 
भ्रच्छा परिचय मिलता है । 


सुबन्धू की भ्रपेक्षा दण्डी के 'दशकुमारचरित' में तत्कालीन भारत की 
सांस्कृतिक स्थितियों का विशद वर्णन हुआ है। उसमे काँची, सुद्यादेश, भ्रश्मकदेश, 
लाटदेश, कालपतनद्वीप, प्रगदेश, भ्रनंगदेश, चम्पा, उज्जन, श्ञावस्ती भौर 
विदर्म भ्रादि भारत के विभिन्‍न भ्रचलो की सजीव सास्कृतिक राँकियाँ देखने को 
मिलती हैं । जिन राजकुमारों की रोचक कथाएँ उसमें निबद्ध हैं, वे मारत के 
विभिन्‍न जनपढदों के प्रतिनिधि हैं और उनके द्वारा सामाजिक जीवन के वैविध्य 
को बड़ी निपुणता से भ्रभिव्यंजित किया गया है। उनमें राजा से लेकर रंक 
तक के रोचक चित्र अंकित हैं । ये कथाएँ राजदरबारो के व॑ंविध्यपूर्ण वातावरण 
से लेकर जन-सामान्य तक के जादूगर, घूते, वेश्या, दस्तकार, जुश्रारी, व्यापारी, 
जैन साधु भौर बौद्ध भिक्षुणी भादि के चरित्रो से सम्बद्ध है । 


स्त्रियों के मनोरंजन के साधनों मे कलाकारिता तथा कन्दुक-क्रीडा का 
प्रमुख स्थान था । 'मित्रगुप्त की झ्रापबीती' मे सुह्देश के राजा तुगधन्वा को पुत्री 
राजकुमारी कन्दुकावती की कलात्मक कन्दुक-क्रीडा का मामिक वर्णन किया 
गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय राजमहलों के श्रन्दर स्त्रियों के 
लिए कन्दुक-क्रीड़ा की विशेष व्यवस्था थी। यह कन्दुक-क्रीड़ा इतनी लोकप्रियता 
प्राप्त कर चुकी थी कि उसके प्लाधार पर कन्दुक-नृत्य के नाम से एक नये 
नाट्य-विधान का प्रचलन हो गया था | स्त्रियो की कलाप्रियता इस सीमा को पहुँच 
गयी थी कि अपने कला«विमुख पतियों को छोड़कर वे किसी ऐसे व्यक्ति से 
सम्बन्ध जोड़ने में प्रपता सम्मान एवं गौरव समझती थी, जो कलारसिक हो । 
कालिन्दवर्मा की पुत्री कल्पसुन्दरो को कला-कौशलो भौर शिल्पों का इतना 
अधिक शौक था कि पझपने पति विकटवर्मा से उसको सदेव इसलिए भ्रनबन 
रहती थी कि न तो उसकी ललित कलाझों में प्रभिरचि थी भौर न कविता, 
कहानी तथा नाटक झादि में उसका प्नुराग था । 


इन कलाझों का निष्कर्ष शिक्षा या नीति में दिखाया गया है। 
+दशकुमाश्वरित' के प्रमति, मित्रगुप्त, मन्‍्त्रगुप्त, विश्वुतल, उपहारवर्मा, 


444 भारतीय संल्कृति भौर कला 


झपहारवर्मा, पृष्पोदभव, भ्थेपाल, सोमदत्त झर राजवाहन प्रादि दस 

राजकुमारों की कलाओ्ों से ज्ञात होता है कि वे विभिन्न लिपियों तथा देश-विदेश 

की भनेक भाषाझों के ज्ञाता थे । छह वेदायों सहित चारों वेदों का उन्होंने 

भ्रष्ययन किया था । काव्य, नाटक, उपाख्यान, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र 
व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, मीमांसा भादि विद्याप्रों में उनका सम्यक्‌ प्रवेश _ 
था। संगीतशास्त्र की दृष्टि से उन्होंने वीणा, मृदंग श्रादि बाद्यों को बजाने 

में विशेष प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। रत्नों ग्रौर मणियों की परख करना, 

मन्त्रविद्या का भ्रम्यास, भौषय, चिकित्सा, मायाजाल, भ्रतेक प्रकार के भराश्च यों 

को दिखाना वे मभली भांति जानते थे। घुडसवारी और भूगया में उनकी 

विशेष गति थी । 


राजा को सर्वगुण-सम्पन्न होना अ्रत्यावश्यक था। राजा पुण्यवर्मा की 
कथा में दण्डी ने सम्मवतः किसी समकालीन या आश्रित शासक का उल्लेख 
करते हुए बताया है कि वह धर्म का श्रवतार, पुण्यात्मा, बलशाली, सत्यवादी 
दानी, विनस्र, श्रच्छी नसीहत देनेवाला, कृपालु, दर्शनीय, बुद्धिमान्‌, धम्मशणास्त्र 
के भ्रनुसार व्यवस्था देने वाला, लोकोपकारी, विद्वानों का प्रेमी, उदार, 
प्रजापालक, कला-कौशल-हुन र-दस्तका रियो का ज्ञाता, अ्रथशास्त्रज्ञ, सन्धि-विग्नह 
झादि छह उपायों का युक्ति फे साथ उपयोग करने वाला, ब्राह्मण-क्ष त्रिय-वे श्य- 
शूद्र को उनके गुण-कर्मानुसार व्यवस्थित करने वाला, कुशल प्रशासक, दीर्घायु 
और श्रुतकीति था । 


इस प्रकार बाण के श्रतिरिक्त सुबन्धु श्रोर दण्डी की कथा क्ृतियों में 
हषयुगीन भारत के सामाजिक, श्राथिक, कलात्मक, शैक्षिक भौर सास्कृतिक 
स्थितियों का विशद रूप मे वर्णन हुआ है । 


हुए के उत्तराधिकारो 


बाण के 'हर्षचरित' तथा द्वैन-त्सांग के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है 
कि हथ॑ की प्रनेक रानियाँ होने के बावजूद उसका कोई पुत्र नही था। उसके 
अग्रज राज्यवद्धेंत को मी कोई सन्‍्तान नहीं थी । हर्ष के बाद कन्नौज की 
शासन-परम्परा के सम्बन्ध में श्राधुनिक इतिहासकारों ने च्ीती ल्रोतो की 
परम्परागत कथा के आधार पर यह मन्‍्तव्य स्थापित किया है कि हष॑ की 
मृत्यु के बाद उसके मन्‍्त्रो भ्रसुणाश्व या भ्र्जुन ने बलयू॑क राज्यसिहासन पर 
भ्रपना प्रधिकार कर लिया था | उस समय भारत में चीनी मिशन का भ्रध्यक्ष 


राजपृत युग 445 


वांय-छ्वन-सी था। ग्रराजकता उत्पन्न हो जाने के कारण वह तिब्बत माग गया 
था। वहाँ उस समय लोड-वत्सन्‌-स्गम-पो (67-698 ई०) का शासन था| 
हे के साथ उसके श्रच्छे सम्बन्ध थे। चीनी दूत ने उक्त शासक को सहायता 
से एक सेना का सं गठनकर श्रर्जून पर भ्राक़मण कर दिया श्ौर उसको पराजित 
कर बन्दी बना दिया । इसो रूप में उसको चीन ले जाया गया (स्मिथ---पश्रर्ली 
हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, पु० 367); सिलवां लेबी---इण्डियन एटीक्वेरी, पृ० ], 
)900) । इस सम्बन्ध में इतिहासकारों का यह मी प्रभिमत है कि प्रासाम के 
हपंद्रोही राजा भास्करवर्मा ने अराजकता का लाभ उठाकर भपने श्रमृत्व का 
विस्तार किया भौर तिब्बतीष्नेपाली सेनाप्रों की सहायता से भ्ररुणाएव या श्र्जुन 
को पराजितकर बन्दी बना लिया (चर्जी--हर्षवद्धन, पृ० 208-20) । हुष॑ के 
बाद उसके उत्तराधिकारी के सम्बन्ध मे कोई निश्चित इतिवत्त उपलब्ध नही है। 


मौखरीवंश 


उत्तरी सीमा के मध्ययुगीन राजपूत क्षत्रियो में कन्नौज के स्वामी 
मौखरियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रतापी हष॑ के बाद कन्नोज की राजगद्दी 
लगभग भ्रठहृत्तर वर्षों तक किसी प्रमावशाली शासक के भ्रमाव में सूनी पडी 
रही । उत्तर भारत के मध्ययुगीन हिन्दु-साम्राज्य के इन श्रन्धकारपूर्ण श्रठहृत्तर 
वर्षों की भ्रवधि हर के निधन काल (647-48 ई०) से लेकर यशोवमंन्‌ के 
राज्यारोहण (725-26 ई०) तक है । यशोवमंन्‌ के बाद कन्नौज की विलुप्त 
शासन-परम्परा पुनर्जीबित हुई। यशोवमेन्‌ को वंश-परम्परा के सम्बन्ध में 
हतिहासकार मौन हैं। कुछ विद्वान उसका सम्बन्ध मौयंवश से झौर कुछ 
'बमेंन! शब्द के कारण मौखरीवंश से स्थापित करते हैं। उसके सम्बन्ध मे 
निश्चित रूप से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वह काश्मीर के दिग्विजयी 
राजा ललितादित्य मुक्तापीड का समकालीन था | कल्हण ने 'राजतरगिणी' 
(४१३४) मे लिखा है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को परास्त किया था । 
डॉ० सस्‍्टीन ने 'राजतरगिणी' की भूमिका मे इस घटना को 736 ई० से पहले 
निर्धारित किया है। इस शभ्राधार पर कुछ विद्वानों के मत से यशोवर्मन के 
स्थितिकाल की सीमा (725, 26-752 ई०) के बीच है (त्रिपाठी--हिस्ट्री श्रॉफ 
कन्नौज, पृ० 92, 22) । 

यशोवर्मन्‌ राम का अनन्य उपासक था । रामायण की कथा के श्राघार पर 
उसने “रामाम्युदय' नाम से एक नाटक की रचना की थी, जो कि सम्प्रति 
उपलब्ध नही है। किन्तु जिसके भरित्तत्व के प्रमाण काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे 


446 भारतोय संस्कृति भौर फला 


वर्तमान हैं । यह मेधावी एवं विद्वान्‌ शासक विद्वानों का भी पस्‍्राश्रयदाता था । 
कल्हण की “राजतरंगिणी” (४॥११४) में स्पष्ट रूप से फन्नौजपति यशोवर्मा 
के दो राजकवियों का उल्लेख हुआा है, जिनके नाम थे भवभूति भौर 
वाक्पतिराज । कुछ विद्वानों का भ्रमिमत है कि वाक्पतिराज, भवभूति का 
शिष्य था। वाक्पतिराज ने 'गउडवहों नाम से एक प्राकृत महाकाव्य की 
रचना की थी, जिसमें यशोवर्मन्‌ का यशोगान और मवभूति की कविता की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। इस महाकाव्य मे यशोवर्मन्‌ को एक महान्‌ 
विजेता भ्रौर शक्तिशाली शासक कहा गया है। उससे यह भी विदित होता हैं 
कि मगधराज जीवितगुप्त द्वितीय से उसका भयंकर युद्ध हुआ था । 


भवभूति 


संस्कृत-साहित्य मे भवभूति का स्थान भास भ्रौर कालिदास जैसे प्रख्यात 
नाटककारों की कोटि मे निर्धारित किया गया है। उन्होने तीन नाटकों की 
रचना की थी, जिनके नाम है--मालतीमाघव”, “महावीरचरित' प्लौर 
'उत्तररामचरित' । उनमे प्रथम 'प्रकरण' झौर श्रन्त के दो नाटक हैं। भवभूति 
ते उम्बेक नाम से वेदान्त दर्शन पर 'खण्डन-खण्ड-खाद्य! नामक एक पाण्डित्यपूर्ण 
ग्रन्थ की भी रचना की थी, जिसके कारण वेदान्त के क्षेत्र में भी उनको 
प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । 


भवभूति की लोकप्रियता उनके नाटकों, श्रोर विशेष रूप से 'उत्तररामचरित* 
के कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्ारम्म भें उनके नाटकों का उतना 
सम्मान नही हुआ । उनके आररम्मिक दो नाटकों की प्रस्तावना से यह भी शञात 
होता द्वै कि नाटकों से उनकी बड़ी घनिष्ठता थी श्रौर नाटक मण्डलियों से 
गहरा सम्पक । कुछ भ्रसम्भव नहीं कि बाल्यकाल में उन्होंने इस प्रकार की 
नाटक-मण्डलियो में सक्रिय भाग मी लिया हो । उन्होंने भ्रपने नाटक श्रमिनय 
की दृष्टि से लिखे थे झर उज्जयिनी के भगवान्‌ काल-प्रियनाथ ( महाकाल 
महादेव) के उत्सव पर उनका अभिनय हुश्ला था। वे शिव के प्ननन्य 
उपासक थे । 


भवभूति को संस्क्ृत-साहित्य में कछण रस का सर्वेश्रेष्ठ नाटककार माना 
जाता हैं। इस करुण रस को मवभूति ने सीता के विद्योह में शोकाकुल राम 
के चरित में बडी मा्मिकता से प्रभिव्यंजित किया है । सीता के साथ दण्डकारण्य 
एवं पचवरटी में बिताये गये चिरकाल की भनुभृतियाँ राम के हृदय में व्यथा 


राजपूत पु 447 


बनकर फूट निकलती हैं; झौर ये कहते हैं--“मेरा यह घनोभूत शोक 
बहुत दिनों के बाद भ्राज प्रचानक उमड़कर मेरे सारे शरीर में तीव्र विष की 
माँति सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भेरे हृदय में गड़े 
हुए शल्य को किसी ने जोर से घकका देकर हिला दिया है। मेरे हृदय के 
मर्मेस्थल का जो घाव भरा हुश्ना था, जान पड़ता है कि वह्‌ भ्राज दरककर फूट 
पड़ा है | यह दारुण शोक मुझे विकल कर रहा है। मैं मूच्छित हुआ जा रहा 
हैँ ।” राम की इस घनीभूत व्यथा तथा शोकविह्नल मन:स्थिति का चित्रण करते 
हुए भवमूति लिखते हैं “राम का यह करुण रस उस पुटपाक के समान 
है, जिसके भ्रन्दर तीन भन्दर्वेदना प्रज्ज्वलित हो रही है। यह वेदना हृदय के 
मर्मस्थल में भ्रनी की तरह चुमकर दारुण यन्त्रणा को उत्पन्न तो करती है; 
किन्तु कभी मी भ्रमर्यादित या प्रनर्गल प्रलाप का रूप घारण नही करती है''- 


अनिभिन्तो गरभीरत्वादस्तगूंठ्घनव्यथः | 
पुटपाकप्रतीकाशों रामस्य करुणों रस्तः ॥ 


“उतररामचरित' में भवभृति की करुणारसमयी वाणी इतनी मासिक शौर 
प्रमावकारो रूप से उदित हुई है कि वह जड़ में चेतन्य झौर चेतन में जड़ता मर 
देती है; श्रौर तब मनुष्पो की बात ही क्‍या, पत्थर तक रो पड़ते हैं श्ौर वच्तर 
का हृदय भी विगलित हो जाता है- 

श्रपि प्रावा रोदित्यपि दलति वज्शस्थ हृदयस्‌ । 
आयुधवंश 

यशोवमंन्‌ की मृत्यु के लगभग 8-20 वर्ष बाद कन्नौज की राजगरही पर 
एक नये राजवंश की प्रतिष्ठा हुई, जो कि इतिहास मे झ्रायुधवंश के नाम से 
विख्यात हुप्ला। इस श्रायुधवंश के तीन शासक हुए---वज्ञायघ, इन्द्रायुघ श्रौर 
चक्रायुघ । इनमें वज्ञायुध का नाम राजशेखर की “कर्पूरमजरी” (३।५२) में 
उल्लिखित है । जैन हरिवंश' पुराण के भ्रनुस्तार इन्द्रायुथ का समय शक सम्बत्‌ 
705 (7853-84 ई०) था (बम्बई गजेटियर 896, खण्ड ), भांग 2, पृ० 97, 
नोट 2; इण्डि० एण्टी० 5, पृ० 4-42) । इन तीनो झायुधवंशोीय राजाप्रों 
का शासनकाल 770-794 ई० के बीच था । 


प्रतिहा रवंश 
राजपूतों के इतिहास में प्रतिहवार या परिहारवंश का उल्लेखनीय नाम रहा 
है। वे प्रग्निवशीय क्षत्रिय थे। उन्होने भ्रारम्भ में भीनमाल तथा मंडोर को 


448 भारतोय संस्कृति झोर कला 


अपनी राजधानी बनाया । मंडोर के प्रतिहार, मीनपाल के प्रतिहारों के सामन्‍्स 
थे। भीनपाल के प्रतिहारों ने मेवाड़, गुजरात, दिल्‍ली तथा कन्नौज तक प्रपना 
विस्तार किया । ग्रायुधवंश के बाद प्राठवी शती के उत्तरार्द्ध में कन्नौज पर 
प्रतिहा रवंश का अधिकार हुआ, जिसका प्रथम शासक नागमट्ट था । नागमट्ट के 
बाद उसका प्रपौत्र वत्सराज, फिर उसका पुत्र नागभट््‌ट द्वितीय, तदनन्तर उसका 
पुत्र रामचन्द्र, उसके बाद उसका पुत्र मिहिरमोज श्रौर तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र 
निर्मयराज महेन्द्रपाल प्रथम लगभग 885 ई० मे कन्नौज की गद्दी का स्वामी 
नियुक्त हुआ । ये प्रतिहार मडोर (मन्दौर, जोधपुर) से प्रवन्ति होते हुए कन्नौज 
मे प्रविष्ट हुए थे (एपि० इण्डिका, 6, पृ० 95-96) । 


इस प्रतिहारखंश में महेन्द्रपाल प्रथम “निर्मंबराज” ही एक ऐसा शासक हुप्ा, 
जिसने विद्वानों को सम्मानित करके साहित्य की अभिवृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया । उसकी राजसमभा का सर्वाधिक देदीप्यमान्‌ रत्न, कवि एवं काव्यशास्त्री 
राजशेखर हुआ । निर्मंयराज 90 ई० मे दिवमत हुआआ। उसके उत्तराधिकारियों 
भें महीपाल, महेन्द्रपाल द्वितीय, देवपाल, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल, 
झौर यशपाल का नाम उल्लेखनीय है । 


मुहम्मद गोरी के भ्राक्रमण ने प्रतिहारों को शक्तिहीन बना दिया था। 
बाद मे 7079 ई० के लगभग राष्ट्रकूटो (राठौरो) ने कन्नौज पर झाक्रमण करके 
उन्हे सर्ववा क्षीण कर दिया। तदनन्तर उनका भ्रस्तित्व राजस्थान में 
जागीरदारो के रूप मे बहुत समय बाद तक बना रहा । 


राजशेखर 


कविराज राजशेखर की “काव्यमीमासा मध्ययुगीन साहित्यन्समृद्धि, और 
सामाजिक आचा र-विचारो और लोक-जीवन मे प्रचलित बहुविध मान्यताझो का 
पिठारा है । राजशेखर ने भ्रपने ग्रन्थों मे, विशेष रूप से 'बालरामायण! की 
प्रस्तावना मे, अपना जंसा परिचय दिया है, तदनुसार वह विह्वद्वश में उत्पन्न 
हुए थ । वे उपाध्याय ब्राह्मण थे भोर महाराष्ट्रीय यायावरवश मे उनका जन्म 
हुआ था। उन्होने चौहानवशोया क्षत्रिया अभ्रवन्तिसुन्दरी से विवाह किया था, 
जो कि विदृषी भ्रौर काव्य-कला-प्रवीणा थी । इस रूप में उनकी उदारता भो 
प्रकठ होती हैं । 

'कविराज' उन्तका वीरुद था, जो कि उनके विलक्षण व्यक्तित्व श्रौर 
'असाधारण पाण्डित्य का सूचक था । वे कन्नौज के शासक महेन्द्रभाल और 


राजपूत युग 449 
उनके पृत्र महीपाल, दोनों को राजसभा में सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित रहे । 
के महेन्द्रपाल के गुरु भौर महीपाल के संरक्षक थे । इस गुजर प्रतिहारबंश 
की प्रथम राजधानी भिन्नमाल या भिलमाल (राजस्थान) थी स्‍ग्लौर उसके बाद 
वे कन्नौज के स्थामी बने । इन दोनों शासकों का शासन काल 890-940 ई० 
था । अभ्रतः राजशेखर 9वीं शती मे हुए । 


राजशेखर ने पांचाल देशवासियों के काव्यगुणों, भाषा-प्रयोगों श्रौर श्राचारों 
की बडी प्रशंसा की है। राजशेखर ने पांचाल देश की सीमाग्रों का समीकरण 
अनुस्मृति” के 'मध्यदेश' से किया है। उसकी सीमाएँ थानेश्वर से लेकर प्रयाग 
तक भर हिमालय की उपत्यका से लेकर यमुना तक फैली हुई थीं। वह 
उसर और दक्षिण दो भागों मे विभक्त था । राजशेखर ने पांचाल जनपद को 
अ्रन्तवेंदी! नाम से भो कहा है। दक्षिण पांचाल की राजधानी कान्यकुब्ज भ्ौर 
उत्तर पांचाल की राजधानी ग्रहिच्छत्रा ( वर्तेमान श्रहिच्छुन्ता) थी । 

राजशेखर ने लिखा है कि पाचाल देश के कवियों की रचताशों में 
ग्रामीणता का प्रभाव होता है। वे उच्चतर शास्त्रीय तथा लौकिक श्रर्थों की 
नव्य-भव्य उक्तियों के भ्रमिव्यंजन मे पटु होते हैं। उनकी काव्य-पाठ-प्रणाली' 
भी सर्वोत्कृष्ट होती है । उसमें श्रवर्णनीय माधुयं होता है। उनका भाषा-जझ्ञान 
भी प्रत्यन्त पुष्ट एवं सर्वांगीण है। जबकि भिन्न-भिन्न देशों के कवि संस्कृत, 
प्राकृत, प्रपश्नण तथा भूतभाषा आदि किसी एक में निपुण होते हैं; किन्तु 
पांचाल देश के कवि सभ्री भाषा में विशिष्ट स्थान रखते हैं । 


पांचाल के प्रमुख नगर कान्यकुब्ज में सम्य एवं सुशिक्षित नागरिक निवास 
करते हैं । वहाँ की रमणियो की वेष-भूषा मुग्धकारी होती है । उनके कालों में 
लटकत हुए भुमके, छातियों पर भझूलते हुए हार और घोती के ऊपर धोढ़ी जाने 
बाली परों तक लटकती हुई चादर वस्तुत: वन्दनीय है । उनका यह वेष-विन्यास, 
बोल-चाल, व्यवहार की मुर्धकारी शेली, केशों की स्‍्राकर्षक सज्जा और श्राभूषण 
घारण करने का प्रकार इतना उत्कृष्ट होता है कि सभी देशों की सम्य ललनाएँ 
सहज हो उनका प्रनुकरण करने को लालायित रहती हैं । 

मध्ययुगीन माषा-ज्ञान की दृष्टि से काव्यमीमांसा' वास्तव में विश्वकोश 
के समान है। राजशेखर की प्रन्य कृतियों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि 
उन्हें ततकालीत लोक भाषा-बोलियों से झत्यन्त पश्नुराय था। उस युग में 
संस्कृत के भ्रतिरिकत प्राकृत, भ्रपञ्ंंथ झशौर पंशाची प्ादि भाषाओं में भी 


स्‍ 


450 भारतोय संस्कृति झौर कला 


काव्य-रचना होती थी | उन्होंने लिखा है कि इन सभी भाषाप्रों में समान रूप 
से काव्य-रचना करनेयाला 'कविरांज' महाकवि से भी श्रेष्ठ है । 

मध्ययुगीन भारत के विभिन्न ध्ंचलों में विशेष रूप से प्रयुक्त होनेवाली 
भाषाओों के सम्बन्ध में राजशेखर का कहना है कि गौड़ भादि देशों के कवि 
संस्कत में भ्रधिक रुचि रखते हैं। लाटदेश निवासी प्राकृतप्रिय होते हैं । 
मारबाड़ तथा राजपुताना (मस्भूमि)प्रौर पंजाब के कवि भ्रपश्रश भाषा में 
प्रधिक रुचि रखते हैं । भ्रवन्तिका, पारियात्र भ्रौर दशपुर प्रादि देशो के कवि 
भूतभाषा या पैशाचीभाषा का भ्रथिक प्रयोग करते हैं। किन्तु मध्यदेश के 
लिवासी कवि सभी भाषाझ्रों सें समान रुचि रखते हैं । 

राजशेखर ने प्राकृत भौर भ्रपञ्नंस को भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने 
लिखा है कि जब प्राकृत भाषा के वर्ण कानों में पडते हैं तो श्रन्य भाषाश्रो का रस 
कानों को कड़वा लगता है। लाट देश के लोग संस्कृत के शत्रु होते हैं; किन्तु 
उनका प्राकृत पाठ बड़ा ही सुन्दर होता है, संस्कृत कठोर भौर प्राकत कोमल 
है। उनमें उतना ही भन्‍्तर है, जितना पुरुष झौर स्त्री में । प्राकृत ही संस्कृत 
की जननी है । 

अभ्रपश्रण को उन्होने भव्य भाषा कहा है। वह काव्य-रचना के लिए 
प्रत्यन्त उपयुक्त होती है। भृूतमाषा या पैशाचीभाषा काव्य-रचना के लिए 
श्रत्यन्त सरस होती है । इस भाषा की उन्होने विस्तार से चर्चा की है । 


राजशेखर की कप्यूरमंजरीए” (कर्पूरमंजरो) उनके प्राकृत-प्रेम का प्रमन्‍्य 
उदाहरण है। समस्त सस्कृत-साहित्य में यह नाटिका एक नया एवं बेजोड़ 
प्रयास है । 


कर्पुरमंजरी' राजरोंखर की श्रत्यन्त लोकप्रिय नाटिका है । उसकी 
लोकप्रियता का कारण उसका लोकभाषा-अ्रयोग है। साथ ही भ्रमिनेयता की 
दृष्टि से भी उसका श्रेष्ठ स्थान है । उसमें सुन्दर गीतों और नृत्यों की योजना 
करके राजशेखर ने भ्पने कलानुराग को द्योतित किया है। 'बालरामायण' के 
पाँचवें भ्रक में सोता की काष्ठनिरभित प्रतिमा का उल्लेख काष्ठ मूर्तियों के 
निर्माण की परम्परा को ध्वनित करता है। इसी प्रकार विद्वशालमजिका' 
में लाटदेश के राजा चन्द्रर्मा को छुद्मरूपधारिणी पुत्री सृर्गाकावली 
राजकुमार विद्याधरमलल के गले में उस समय मोतियों की माला पहना देती 
है, जब वह अपनी चित्रशाला में प्रपनी प्रेयसी की उत्कीर्णित मूर्ति को देखते में 


राजपूत युग 45] 


तनन्‍्मय है। हस नाटिकां का विद्शशालभंजिका नामकरण ही कलानुराग की 
तत्कालीन परिस्थितियों का थयोतक है और राजशेखर के कलाप्रेम का 
परिचायक है । 


सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस नाटिका का उल्लेखनीय स्थान है। उसके एक 
पात्र भेरवानन्द द्वारा राजशेखर ने तत्कालीन समाज में प्रचलित तन्त्रवाद 
की सजीव भलक प्रस्तुत की है। वह न तो एक भ्रशिक्षित हकीम है और न 
कोरा जादूगर ही, भपितु एक सिद्धयोगी है । यह सिद्धि उसने तान्त्रिक साधना 
द्वारा प्राप्त की है। तत्कालीन सामाजिक जीवन में व्याप्त तान्त्रिकता का 
वह प्रतिनिधि है। भ्रपनी सिद्धि के बल पर वह अ्रदुभुत कार्यों का प्रदर्शन 
करता है। उसकी कुछ बातें श्श्लील और प्रन॑तिक प्रतीत होती हैं। वह 
कहता है कि “विधवा या चाण्डाल स्त्री को मै भ्रपनी घर्मानुकूल पत्नी 
मानता हूं । मैं सुरा पीता हूं भौर मांस-भक्षण करता हूं। भिक्षा मेरा 
भोजन है भौर पशुचर्म मेरा बिस्तर। बताभो तो, यह कौलघमं किसको 
अ्रच्छा नही लगता ?* 


ये उक्तियाँ तत्कालीन समाज में कौलिकों की स्थिति को प्रकट करती हैं ॥ 
कौलधर्मानुयायी ताम्त्रिक के लिए स्त्री-सेवन, मांस-भक्षण झ्लौर मदिरा-पान न 
तो भ्रश्लील है भौर न भरने तिक ही । उसकी दृष्टि से एक शुद्रा तथा विधवा को 
पत्नी रूप मे वरण करना प्राष्यात्मिक पतन नहीं है । प्रस्तुत नाटिका में तन्त्र 
सम्प्रदाय के उक्त नये दर्शन का सुन्दर चित्रण हुआ है ॥। 


राष्ट्रकूटवंश 


राजपूतों के राष्ट्रकूटवंश या गहड़वालवंश के मूल इतिहास के सम्बन्ध में 
कोई प्रामाणिक जानकाडझ, उपलब्ध नहों है। इतिहासकारों का भ्रमिमत है 
कि कदाचित्‌ वे किसी सामान्य जाति से सम्बद्ध थे, जो राजनीतिक शक्ति 
अजित करने और अआहाणधर्म को ध्रपनाने के कारण बाद में क्षत्रियों से सम्बद्ध 
हो गये । कुछ विद्वानों ने उनका सम्बन्ध सूर्यवंश से स्थापित किया है । वे पहले 
दक्षिण के शासक रहे झौर बाद में प्रतिहारों को पराजितकर कब्नौज के 
स्वामी बने । कन्नौज में पहले तो वे गहड़वाल कहलाये भौर बाद में अपने 
दाक्षिणात्य पुराने वंश राष्ट्रकूटों के नाम से विस्यात हुए । राजस्थान में उनकी 
जिस शाखा मे भ्रपनी स्थिति को कायम किया, वह कन्नोजिया राठौर के नाम 
से कही गयी । 


452 भारतोय संस्कृति शोर कला 


दक्षिण में किसी समय राष्ट्रकूट वातापि के चालुक्यों के सामन्‍्त थे । 7वीं 
झती ई० के लगभग उन्होंने बरार में एक छोटे-से राज्य की नोव डाली भ्ौर 
उसको बढ़ाया । इन्द्र का पुत्र दन्तिदुर्ग (740-758 ई०) इस बंश का प्रभावशाली 
शासक हुआ । उसके बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम गही पर बैठा । उसने 
दक्षिण के चालुक्यों पर विजय प्राप्त करके भपने राज्य का विस्तार किया। 
एलोरा के जगत्प्रसिद्ध शिव-मन्दिर का निर्माण उसी ने कराया था । वह परम 
शिवभक्त था। उसके बाद उसका पुत्र गोविन्द द्वितीय और तदनन्तर 
उसका छोटा भाई ध्रव धारावष॑ गदही पर बैठा। उसने दक्षिण तथा उत्तर 
भारत तक श्रपने साम्राज्य का विस्तार किया । उसके बाद उसका पुत्र 
गोविन्द तृतीय शासक बना। उसने कन्नौज से कर्याकुमारी और काशी 
से भरोच तक के राजाश्ो को पराजित करके श्रपने राष्ट्रकूटवंश का 
विस्तार किया । 


गोविन्द तृप्तीय के बाद उसका यशस्वी पुत्र झ्मोघवर्ष (8!4-878 ई०) 
गद्दी पर बठा । उसने श्रंग, बंग, मगध और मालवा पर कई बार प्राक़मण 
किये । वह बड़ा बलवान्‌ शौर प्रतापी शासक होने के साथ-साथ प्रजा-पालक, 
विद्वान झौर विद्वानों का प्राश्नयदाता था। जिनसेन, महावीराचायं प्रौर 
शाकटायन श्रादि जन विद्वानो ने उसके शासनकाल में काव्य, व्याकरण तथा 
ज्योतिष भ्रादि भ्रनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण किया। उसने 
स्वयं 'कविराज' नाम से कन्नड भाषा मे एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, 
(जिसका कन्नड-साहित्य मे महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है । 


विद्वान्‌ भ्रमोधवर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय (878-94 ई०) 
उत्तराधिकारी हुआ । तदनन्तर उसका पोत्र इन्द्र तृतीय शासक बना । वह भ्रपने 
प्रपितामह के समान बड़ा प्रतापी था | उसने सर्व प्रथम कन्नोज पर अधिकार 
कर उत्तर भारत में अपने अ्रस्तित्व को कायम किया । उसके बाद क्रमशः 
झमोघवर्ष द्वितीय भौर श्रमोधवर्ष तृतीय के श्रनन्तर कृष्ण तृतीय 936 ई० में 
गद्दी पर बठा । वह दक्षिण के राष्ट्रकूटवंश का श्रन्तिम प्रभावशाली शासक 
था । उसने सुदूर उत्तर तक भ्रपता विस्तार किया । उसे 'दक्षिणापथ का ईश्वर” 
कहा जाता है। 967 ई० में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी 
सोट्टिग पर मुज्ज परमार ने श्राक्रमणकर राष्ट्रक्टों की राजधानी मान्यबेद 
को ध्वस्तकर दक्षिण में राष्ट्रकूटवंश की इतिश्री कर दी । 


राजपूत युग 453 
राष्ट्रकूटवंश (कन्लौज ) 


दक्षिण के बाद राष्ट्रकूटों का यह प्रभावशाली वंश उत्तर भारत में प्रकाश 
में आया । कन्नौज पर गुजर प्रतिहारबंश का प्रभावशाली शासक राज्यपाल 
08 ई० में मुहम्मद गोरी के साथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुभा 
उसके बाद उसका पुत्र त्रिलोचनपाल कप्नौज की राजगद्दी पर श्रासीन हुझा । 
इस बंश का भ्रन्तिम शासक यशपाल 036 ई० तक कन्नौज की राजगरद्दी 
पर बना रहा । 


प्रतिहार यशपाल के बाद कुछ वर्षों तक कन्नौज की राजमद्दी को प्राप्त 
करने के लिए संघर्ष होता रहा और भ्रन्त में राष्ट्रकूटबंशीय वीर पुरुष चन्ददेव 
ने गोपाल नामक किसी राजा को पराजित करके 080-85 ई० के बीच 
कान्यकुब्ज में गहड़वालवंश की प्रतिष्ठा की (इण्डियन एण्टीक्जरेरी, 7, पृ० 
6]-64 श्रादि) । 


चन्ददेव के बाद उसका पुत्र गोविन्दचन्द ]]4 ई० में गद्दी पर बैठा 
(त्रिपाठी -- हिस्द्री श्रॉफ कन्नौज, पृ० 307-46) । तदनन्तर क्रमश: विजयचन्द 
प्रौर जयचन्द कप्नौज के शासक बने । जयचन्द इस वंश का प्रमुख शासक हुग्रा, 
जो कि ]70 ई० में गद्दी पर बँठा। दिल्ली सम्राट तोमर प्रनंगपाल के 
पृथ्वीराज चौहान और जयचन्द दोनों दौहित्र (दुहिता-पुत्र) थे । नाना प्रनंगपाल 
द्वारा पृथ्वीराज को उत्तराधिकारी बनाये जाने के कारण जयचन्द असन्‍्तुष्ट हो 
गया था । बाद मे पृथ्वीराज द्वारा जयचन्द की पुत्री सयोगिता का प्रपहरण 
करने के कारण दोनों में गहरी भ्रनबन हो गयी थी । इस प्रनब॒न के फलस्वरूप 
मुहम्मद भोरी द्वारा !792 ई० में प्रथ्वीराज पर प्राक्रधण होने के समय 
जयचन्द बंठा रहा, जिससे कि पृथ्वीराज की पराजय हुई झौर वह मारा 
गया । उसके दो वर्ष बाद 94 ई० में गोरी ने जयचन्द पर श्ाक्रमण किया 
भ्ौर उसे भी मार डाला । जयचन्द के बाद उसके पुत्र हरिश्चन्द ने कुछ दिनों 
तक कन्नौज में शासन किया । उसका समय निश्चित नहीं है । किन्तु इतना 
निश्चित है कि )226 ई० तक गंग्राब-यमुतरा के दो-प्राब पर मुसलमानों का 
अ्रधिकार हो जाने के पूर्व ही उसका पतन हो गया था। 


जयचन्द के पौच्र तथा हरिश्चन्द के पुत्र सीहा ने भीनमाल (मारवाड़) 
में प्रपता राज्य स्थापित करने की चेष्टा की; किन्तु वह सफल न हो सका । 
बाद में उसने पाली के पललीवाल ग़णतन्त्र से सहयोग करके वहाँ भ्रपने को 


454 भारतोय संस्कृति झोर कखा 


स्थापित किया । उसके बाद उसके वंशज प्रास्थान ने मारवाड़ में राष्ट्रकूटों 
की विलुप्त स्थिति को पुनर्जीवित किया । आस्थान के पुत्र सल्‍लीनाथ की स्मृति 
में भ्राज भी मेवानमर के तिलवाड़ा गाँव में प्रति वर्ष मेला लगता है | मल्‍लीनाथ 
के छोटे भाई वीरमदेव के वंशजों ने जोधपुर में भपने विशाल राज्य की नींव 
डाली । इस वंश के वीर पुरुष जोधा ने !458 ई० में जोधपुर किले का 
निर्माण किया श्रौर उसको प्रपनी राजधानी बनाया । इन्ही राठौरों की एक 
शाला बीकानेर में भी स्थापित हुई । किशनगढ़, प्रहमदनगर तथा रतलाम तक 
विस्तृत राजस्थान के मध्यकालीन राज्यवंश इन्ही राठौरों से सम्बन्धित थे । 
बुन्देलखण्ड के बुन्देला, भ्रजयगढ़ तथा दतिया के विशाल राज्य और पन्ना के 
प्रताषी नरेश छत्रसाल इसी राठौर वंश के थे । 


सुदूर दक्षिण, मध्य भारत, राजस्थान झौर उत्तर भारत तक विस्तृत 
राष्ट्रकूटों का यह इतिहासप्रसिद्ध वंश कन्नौजपति जयचन्द के कारण अधिक 
प्रख्यात हुआ । इसलिए जयचन्द के सम्बन्ध में फेली कुछ भ्रान्तियों का 
निराकरण होना प्रावश्यक प्रतीत होता है । उसके शासनकाल में कुछ घटनाएँ 
ऐसी घटित हुईं, जिनके कारण उस पर देशद्रोह का लाञुछुन लगाया गया । 
उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि उसने सिहाबुद्दीन गोरी को भारत पर 
झाक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया था; किन्तु इस प्रकार की सभी 
बातें श्रमात्मक तथा निराधार हैं। जयचन्द वस्तुतः बडा वीर पुरुष तथा 
राजनी तिपदु व्यक्ति था । वह विद्यानुरागी श्रौर विद्वानों का प्राश्रयदाता था । 
उसके सभापण्डितों में महाकवि एवं दाशंनिक विद्वान्‌ श्रीहर्ष का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । 


झोहर्ष 


श्रीहृषे संस्कृत के महाकाव्यों की उन्नत परम्परा का भ्रच्तिम केन्द्र-बिन्दु है । 
उनके प्रिता श्रीहीर स्वयमेव भ्रच्छे कवि भ्रौर दाशंनिक थे । वे गहड़वालवशीय 
राजा विजयचन्द के प्रमुख सभापण्डित थे। श्रीहर्ष से सम्बन्धित एक दन्‍्तकथा 
में कहा गया है कि उन्होंने भ्रपने पिता के प्रतिस्पर्धी विद्वान्‌ नेयायिक 
उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए 'चिन्तामणि मन्त्र' को 
सिद्ध किया था । वे कान्यकुब्जेश्वर विजयचन्द (56-]69 ई०) झौर उनके 
पुत्र जयचन्द (70-93 ई०) के सम्मानित राजकवि थे | जयचन्द के यहाँ 
रहकर ही श्रीहृष ने प्रपना प्रसिद्ध महाकाव्य 'नैषधधचरित' लिखा था । जयचन्द 


राजपइत युप $55 


की राजसभा में श्रीहृं का बहुत सम्मात्त था| जप्रचन्द श्रीहृर्ष को राजसभा 
में प्राने पर प्रति दिन स्वयं भासन भौर पान के दो बीड़े दिया करते थे । मुगल 
झाक्रमणों के बाद जयचन्द ने प्रपनी राजधानी कन्नौज से काशी स्थानान्तरित 
कर दी थी ! श्रीहृ॒षं भी उन्हीं के साथ काशी चले श्राये थे । 

श्रीहर्ष की दो कृतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके नाम हैं 
'सेषघचरित” और 'खण्डनखण्डखाद्य! । उनका यह दूसरा ग्रस्थ वेदान्त के क्षेत्र 
में प्रत्यन्त प्रसिद्ध है। इस प्रन्थ से शात होता है कि वेदान्त के अ्रतिरिक्त 
चार्वाक, बौद्ध, न्याय श्ौर मीमांसा आदि दर्शन-शाखाओों पर उनका श्रसामान्य 
झ्रधिकार था । वे व्याकरण भौर काव्यशास्त्र के भी प्रकाण्ड विद्वान थे । 

श्रीहृर्ष की विशेष रूपाति महाकवि के रूप में है। वे भारवि की चमत्कार- 
प्रधात कलावादी परम्परा के महाकवि थे । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 
जीवनकाल में 'नेषधचरित” को प्रर्याप्त सम्मान प्राप्त नही हुझा । उन्होंने स्वयं 
कहा है--'मैंने जो कुछ लिखा है वह विद्वानों के लिए लिखा है । साधारण लोग 
उसका आदर करे या न करें, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। मुझे सन्‍्तोष हैं 
कि विद्वान्‌ वर्ग मेरे काव्य का रस लेता है ।! उन्हें यह भी विश्वास है कि 
उनकी कविता-कामिनी प्रोढ सुधी युवकों के दिलों को गरुदगुदाने में पूर्ण सक्षम 
है । श्ररसिक मुर्ख बालक उनकी कविता का आदर करेया न करें, इसकी उन्हें 
चिन्ता नही है । 

उनके महाकाव्य को पढने के लिए पहली योग्यता कामशास्त्रज्ञता 
भ्रौर दूसरी शास्त्रज्षता है। उन्होंने स्वेत्र ही भ्रपनी इस भहंवादिता का 
प्रभिव्यंजत किया है। उनके महाकाव्य में कामदशाझ्रों का प्रतिशय वर्णन और 
विलासपूर्ण जीवन का प्रमर्यादित चित्रण उनकी चमत्कारप्रधान शैलो को 
प्रस्तुत करते हैं । 

श्रीहृष॑ के इस महाकाथ्य मे तत्कालीन सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों 
का भी चित्रण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविता का परम्परागत 
उदात्त दृष्टिकोण क्षीण होकर चमत्कार-प्रदर्शन द्वारा प्रनूठापन तथा विचित्रता 
दिखाने मे श्रधिक रुचि ली जाने लगी थी। शासक के प्रनुकरण पर शासित 
जनता में देशाभिसान की मावना शिथिल पड़ गयी थी । राष्ट्र की सुरक्षा का 
भाव क्षीणोन्मुख था झ्लौर एकता एवं संगठन की गरिसा को भुला दिया गया 
था । राजदरबार विलासता का केन्द्र बना हुआ था। जयचन्द को उत्कट 
विलासिता इसका उदाहरण है । वृद्धावस्था तक वह अपनी सेकड़ों बाँदियों 


456 भारतोय संस्कृति झौँर कला 


के बीच रहकर भ्रपनी क्षीणोन्तुख कामुकता को पुनरुज्जीबित करने की चिन्ता 
में ड्बा रहूता था। उसकी इस विलासता ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर 
दिया था, जिसके परिणामस्वरूप देश को दासता के दुर्दिन भेलने पड़े । 
एलोरा 

राष्ट्रकटो की अमिट सांस्कृतिक थाती का इतिहास एलोरा की गुफाशो में 
सुरक्षित है । महाराष्ट्र के भौरगाबाद जिले मे दौलताबाद नगर के निकट एलोरा 
नाम का एक गाँव है, जो कि झौरंगाबाद से लगभग पन्द्रह-सोलह मील उत्तर- 
पश्चिम में स्थित है । एडला से बदलकर इसे एलोरा कहा गया । ठोस पर्वत 
चट्टानो पर उभारी गयी एलोरा की ये ग्रुफाएं न केवल समस्त भारत में, 
अपितु विश्व के कला-निर्माण के इतिहास में अपना श्रनन्य स्थान रखती हैं । 
गुप्तोत्तर भारत में स्थापत्य एवं मूर्ति के क्षेत्र मे इतना प्रशस्त एव प्रशंसनीय 
कार्य फिर हुआ्ला ही नही । 


एलोरा की इन गुफाझों की संख्या छत्तीस है, जो कि जेन, बौद्ध और 
ब्राह्मणधर्म के समन्वय की प्रतीक हैं । वहाँ तीनो धर्मों के उच्चतम श्रादर्शो 
का संगम हुझ्ना है । प्रथम विहार गुफा बोद्ध भिक्षुप्रो के रहने के लिए बनायी 
गयी थी । दूसरी गुफा मे बोधिसत्त्वो से समलकृत बुद्ध भगवान्‌ की सुन्दर प्रतिमा 
है । उसके बाद एलोरा की प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। उसमें भी बुद्ध 
भगवान्‌ की विशाल एवं भव्य प्रतिमा बनायी गयी है। यह चैत्य गुफा है | 
उसकी प्नन्य दर्शनीय गुफाग्रो में रावण की खाई, दशावतार, सीता की नहानी, 
छोटा केलाश, इन्द्रधमा, जगन्नाथ सभा और कैलाश मन्दिर का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। लगभग दो सो पचहत्तर फुट लम्बी कैलाश मन्दिर की 
गुफा वस्तुत: एक श्राश्चर्यजनक उपलब्धि है। उसमे वराह, नरसिंह, लक्ष्मी, 
विष्णु और शिव की भव्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। वह कैलाश पर्वत की शक्ल 
पर हैं और उसमे नदी की धारा इस कौशल से घुमाकर लायी गयी है कि 
उसका पानी शिवसूर्ति के ऊपर टपकता रहता है। कलाश मन्दिर में भ्रधिष्ठित 
नटराज की नादनन्‍्त नृत्तमूरति विशेष रूप से उल्लेखनोय है। भगवान्‌ शकर 
को यह नृत्तमूर्ति श्रष्टमुजयुक्त है। उसके एक हाथ में डमरू है, दूसरा नागि 
के निकट है, तीसरा परिधान से ढका हुम्मा वक्ष के पास श्रवस्थित है, यॉँषा 
कटि पर ठिका है भोर पाँचवाँ ऊपर उठा हुश्रा है। शेष तीनो हाथ भग्न हो 
गये हैं। उनके सुख पर उल्लास भ्रौर श्रघरो पर मुस्कान है। गले में मुकुटजटित 
हार है। उनके निकट ही स्कन्‍्द को प्रंक मे लिये माता पाव॑ंती खड़ी है । 


राजपूत ग्रुग कल 
पाषंदों में से एक वंशी बजा रहा है ध्रोर दूसरा मृदंग । पास में दो स्त्रियाँ 
वाद्य लिये हुए खड़ी हैं । उतके पैरों के नीचे ज्ञान, श्रविद्या, दुष्प्रवृत्तियों, 
बाधाप्रों ध्ौर भमंगलों का प्रतीक प्रपस्मार राक्षस दबा हुग्ा है । 


अजन्ता की ग॒फाएँ चित्रों की दृष्टि से भौर एलोरा की गुफाएँ मूर्तियों की 
दृष्टि से प्रनुपम हैं। यद्यपि भ्जन्ता में मूति-शिल्प प्रौर एलोरा में चित्रांकन का 
भी सुन्दर संयोग देखने को मिलता है, तथापि पजन्ता की चित्रों के लिए भर 
एलोरा की मूर्तियों के लिए विशेष ख्याति है । 


एलोरा की ये जगत्प्रसिद्ध गृफाएँ लगभग चार-पाँच सौ वर्षों के भीतर 
निर्मित हुईं। लगभग छूठी शती से लेकर ग्यारह॒वी शती तक उनका निर्माण 
होता गया। उनमें दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाशों का विशेष योगदान रहा । 
विश्वकर्मा का प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर छठी शती का है | इसी प्रकार कलाश मन्दिर 
8वी झ्ती में बना, जिसके निर्माण में राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम का विशेष योगदान 
रहा है। उनका भ्रम्तिम उद्धारकर्ता महाराज भोज का मतीजा महाराज 
उदयादित्य (]वीं शत्ती) था। उसने दक्षिण विजय के उपलक्षय में एलोरा 
की गुफाओ्रो से चित्राकन कराया। ये चित्र युद्धविषयक हैं, जिन पर 'प्रमार' 
लिखा हुप्रा है। इन चित्रों मे श्रकित बडी-बडी मूंछें श्रौर ऊपर कपोलों की श्रोर 
बढी हुई दुकाट दाढी राजपूत वेश-भूषा की नकल है। कुछ चित्रों में संनिक 
घोडों पर सवार है श्ौर कुछ पैदल हैं। सभी चित्र रंगीन हैं । उनमें उल्लिखित 
'स्वस्ती स्रि परमारराज' उदयादित्य का सुचक है । 


एलोरा का स्थान ब्राह्मणधर्म के श्रेष्ठतम कला-केन्द्रों मे से है। ब्राह्मणकला 
वहाँ सुन्दरतम रूप में प्रभिव्यक्त हुई है। एलोरा का दशावतार मन्दिर विशेष 
रूप से अवलोकनीय है । बौद्ध-जेन-धर्मों की सामाजिक एवं बंचारिक सक्रान्ति 
के फलस्वरूप ब्राह्मणधर्म का जो भ्रपकर्ष हुपश्ना, एलोरा की कला-कृतियों में उसकी 
प्रतिध्बनियाँ प्रभिव्यजित हुई है । 


ब्राह्मणघ॒र्म के प्रवतारों की सृष्टि मे एक महान्‌ प्रयोजन को सिद्धि निहित 
है । उनके मूल में निरन्तर सघर्ष की प्रक्रिया रही है। अमानुषी, दानवी, 
प्रवृत्तियों ने भय झौर त्रास की जो विकटतम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी, 
उन्ही के उपशमन के लिए प्रवतारों की सुष्टि हुई । एलोरा की मूर्तियों मे 
देत्य, दानव, शिव, मेरव, नृत्िह, रत्नाधुर, हिरण्यकशिपु, रावण, महिषासुर 
झौर काली (चामुण्डा) भ्रतेकबाहु दुर्गा की विशाल प्राकृतियाँ निर्मित हुई हैं , 


458 भारतोय संस्कृति झोौर कला 


इन मूर्तियों में देवी शक्ति के समक्ष भासुरी शक्ति के पराजय की भ्तीतकालीन 
पौराणिक कथाधों को वर्तमान के सन्दर्म में प्रस्तुत किया गया है ! इतनी भ्धिक 
विरोधी शक्तियों को इतनी कुशलता एवं निपुणता के साथ दर्शित करने का 
सराहनीय प्रयस्त केवल एलोरा में ही देखने को मिलता है। बौद्धोत्त रकालीन 
भारत के एक महान्‌ वँेचारिक पन्तहंन्द्र को नियत परिणति देकर एलोरा 
के ब्राह्मणधर्मी कलाकारों ने मध्ययुगीन इतिहास की सुरक्षा के लिए स्थायी 
प्रयास किया है । 


एलोरा में श्रद्मुत गुफा-निर्माण के साथ ही मूर्ति-शिल्प की भी प्रनुपम 
कला-थाती भारतीय स्थापत्य के इतिहास की सहेजनीय देन है । उनमें जो 
स्तम्भ बने हैं, वे मी भ्रपनी भ्रपूवंता तथा भ्तुलनीयता के लिए प्रसिद्ध हैं । 


परमारबंश 


मध्ययुगीन राजपूतों में परमारवंश का इतिहास श्त्यन्त प्रतापी एवं 
यशस्वी रहा है । परमारो (पवारों) के मूल वंश के सम्बन्ध में विद्वानों के 
मत मेंद हैं। भ्रहमदाबाद के हरसोल नाप्तक स्थान से प्राप्त एक भ्रमिलेख से 
विदित होता है कि परमार राजपूत, राष्ट्रकूटवंश से सम्बन्धित थे और उतका 
मूल स्थान दक्‍कन था (एपिग्रेफिया इण्डिका, 9, पृ० 2836-44; गांगोली-- हिस्ट्री 
भ्रॉफ दि परमार डायनेस्टी, पृ० 9) वे प्रतिहारों की भाँति भ्रग्निकुलीय थे । 
दक्षिण के बाद उनका उत्तर में प्रवेश हुआ । मध्य प्रदेश के धार, भोपाल भौर 
उज्ज न भादि नगरो मे उनकी राजघानियाँ थीं। राजस्थान में भी उनका 
विस्तार हुआ श्रौर मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर तथा जसलमेर मे उन्होने भ्रपने 
राज्य स्थापित किये । मध्ययुगीन भारत में व्यापक भू-माग पर उनका प्रस्तित्व 
व्याप्त था । 

परमारों के समय उज्जैन का महत्त्व बढा । उज्जन के प्रतिहारवंश को 
पराजितकर उसकी जगह परमारों ने स्वयं को स्थापित किया । इस वंश का 
प्रथम प्रतापी शासक सीयक हर्ष हुआ, जिसका शासनकाल 949-972 ई० था। 
सीयक हूष॑ के बाद उसका शक्तिशाली पूत्र मुंज उपनाम वाक्‍पति 974 ई० में 
गद्दी पर बैठा । मुंज वाबपति बड़ा प्रतापी, कलाप्रेमी और साहित्यानुरागी 
शा सक था। उसके “उत्पलराज', झमोघवर्ष', 'श्रीबल्लभ' भझोर 'पृथ्वीबल्लभ' 
झा दि झनेक वीरुद थे । उसके निर्माण कार्यों में मध्य प्रदेश स्थित धारा नगरी 
(धार) में खुदवाया हुआ मुंज साधर भाज भी उसकी कीति का स्मारक बना 


राजपूत बुग 459 


जुझा है (विशेष रू प से द्रष्टव्य:--डॉ० हीरालाल--'दि कलचूरीज श्रॉफ त्रिपुरी', 
ए० बी० भझार० झाई०, पृ० 280-95 (927); स्मिथ--ंद्रीब्यूणन दु दि 
हिस्द्री भाफ बुन्देलखण्ड', जे० ए० एस० बी०, खण्ड !, भाग , पृ० -52 
(88]) ; सी० ई० लुपाड तथा के० के० लेले-परमारस ध्रॉफ धार ऐण्ड मालवा, 
बम्बई, 908) । वहु स्वयं साहित्यमर्मञ् प्रौर विद्वानों का प्राश्रददाता था। 
“नतवसाहसांक' का रचयिता पदुमगुप्त, 'दशरूपक का निर्माता धनजय, 
'दशरूपालोक' का रचयिता धनिक (धनंजय का अनुज) और “अभिषान 
रत्वमाला' एवं 'मृतसंजीविनी' का निर्माता हलायुध भट्ट उसकी विद्वत्समा के 
उज्ज्वल रत्न थे । 


वाक्‍्पति मुज के भतन्‍्तर उसका सिन्धुल (सिन्धराज) अथवा 'नवसाहसांक' 
'परमार राजवंश का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ्ला भौर प्न्‍रल्पकालीन शासन के 
बाद भ्रपने पुत्र भोज को उत्तराधिकारी नियुक्तकर वह स्वय भ्रलग हो गया। 
उज्जैन से हटाकर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी धारा को भोज ने प्रपनी 
राजधानी बनाया । उसके उपलब्ध अभिलेखों मे उसे 'सा्ंभौम” तथा पृथ्वी का 
भधिकारी' कहा गया है । मोज 0]0 ई० को राजगद्दी पर झासीन हुआ भर 
उसने 'पचपन वर्ष, सात मास भौर तीन दिन', श्र्थात्‌ 066 ई० तक शासन 
किया (विस्तार के लिए-प्रो०ण पी० टी० एस० झायगर--भोजराज, मद्रास 
73; विश्वेश्वरनाथ रेक--राजा भोज, प्रयाग 932 श्रादि) । 


घारापति भोज असाधारण योद्धा होने के साथ-साथ उच्चकोटि का 
साहित्यममंश भी था। उसको लगभग दो दज्जन ग्रन्थों का निर्माता बताया गया 
है । चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, कोश, व्याकरण, धर्म (धर्मशास्त्र), काव्यशास्त्र, 
वारतु शौर कला आदि प्रनेक विषयों पर उसने ग्रन्थ-निर्माण किया । उसको 
क्ृतियों में 'प्रायुर्वेद स्वस्व', 'राजमृगांक', “व्यवहारसमुच्चय, 'शब्दानुशासन', 
'समरांगणसूत्रधार', 'सरस्वतीकण्ठाभरण , 'नाममालिका' भोर 'युक्तिकल्पतरू 
झ्रादि का नाम उल्लेखनीय है । वह स्वय विद्वानू, विद्या का सरक्षक झौर 
विद्वानों का प्रोत्साहक था | उसने भ्रपनी राजधानी घारा नगरी में सस्कृत का 
एक विद्यालय स्थापित किया था, जहाँ कि विभिन्‍न विषयो के पारग्रत विद्वानों 
के संरक्षण में सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी श्राकर विद्या-लाभ करके लौटते थे । 
विद्वान्‌ भ्रौर विद्वत्संरक्षक होने के साथ ही वह कला-निष्णात भी था। उसने 
झनेक कलापूर्ण मन्दिरों का निर्माण कराया, जो कि उसकी कलाप्रियता तथा 
झगाध शिवभक्ति के परिचायक थे (एपिग्राफिया इण्डिका, !,पृ० 288, श्लोक 20) । 


460 भारतीय संस्कृति और झूल।] 


महाराज भोज का भत्तीजा महाराज उदयादित्य ( ।]वीं शतती ) बड़ा 
कलाप्रेमी था | उसने भोज के दाक्षिणात्य प्राक़मणकारियों को पराजित करके 
मालवा में भोज की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया । भिलसा के निकट उसने लाल 
पत्थर का एक शिव मन्दिर बनाया था, जो समस्त भारत में स्थापत्य की दृष्टि 
से झपने ढंग का भ्रनुपम कार्य था । उस मन्दिर में महाराज उदयादित्य ने 
संस्कृत मे एक प्रशस्ति खुदवायी । मन्दिर के भय शिलाले खों से ज्ञात होता है 
कि उसका निर्माण 059-080 ई० के बीच हुझ्ला। उदयादित्य ने दक्षिण विजय 
के उपलक्ष्य में एलोरा की गुऊाओ्नों के मी कुछ चित्र बनवाये थे । ये चित्र युद्ध 
विषयक हैं, जिन पर देवनागरी मे 'स्वस्ती स्रि परमारशज' झ्ंंकित है । 


भोज के बाद जयसिंह मालवा का स्वामी नियुक्त हुश्ना; किन्तु उसके 
बाद मालवा का शासन-सूत्र दुर्बल राजाओं के हाथों मे चले जाने से 305 ई० 
के लगभग मालवा के परमारवंश को अ्लल्लाउद्दीन की सेना ने सदा के लिए 
रौंद डाला । 


भोजशाला 


मध्य प्रदेश स्थित ऐतिहासिक धारा नगरी 800-]800 ई० तक यशस्वी 
परमारवंशीय राजाओं की राजधानी के रूप मे सम्मानित होती रही । इस 
राजवंश के सातवे तथा झ्राठवे उत्तराधिकारी मुंज शौर भोज का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । भोज ने 0]0-065 ई० तक शासन किया । वह बडा 
संस्कृतज्ञ और विद्वानों का आश्रथदाता था । उसके दरबार में भ्रनेक विषयों के 
विद्वातो का जमधद लग्रा रहता था। उसके शासनकाल में धारा नगरी 
मध्ययुगीन कला, साहित्य श्रौर सस्कृति की केच्वस्थली के रूप में विश्वुत थी । 
नालन्दा, तक्षशिला, मिथिला, श्रोदन्‍्तपुरी, कॉची, काशी शभौर काश्मीर के 
राष्ट्रीय एवं भ्रन्तरराष्ट्रीय विद्याकेन्द्रों की भांति मोजशाला का भी नाम था, 
जिसका निर्माण भोज ने किया था । 


भोजशाला सम्प्रति मध्य प्रदेश सरकार के नियन्त्रण में है। अपने 
बैसवयुगीत श्रतीत की श्रपेक्षा श्राज वह नितान्‍्त जीर्णावस्था में है। उसके 
प्रास-पास फली हुई कन्नों को देखकर कदाचित्‌ भ्रम होता है कि उस स्थान 
पर सुलतान पठानोी का एकाधिपत्य था । भोजशाला के बाँये कक्ष में 
क्रमालमौला' निमित कराते का उद्देश्य भी यही प्रतीत होता है कि भोजशाला 
के वास्तविक महत्त्व को सर्वथा समाप्त कर दिया जाय । यह सम्मावना 


'राजपूृत्त युभ 46] 


इसलिए मीसत्य प्रतीत होती है कि मालवा के सूबेदार दिलावरखाँ ने 405 ई० 
में पास ही के एक मन्दिर को ध्वस्त करके उसकी जगह मस्जिद खड़ी कर दी 
थी, जो कि श्राज भी वर्तमान है। भोजशाला के उत्तरी भाग में एक भग्त 
लौह स्तम्भ पड़ा हुआ है । उसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि गुजरात के 
सुलतान बहादुर शाह के भ्रादेश से जब उसे वहाँ से हटाया जा रहा था तो 
टूटकर उसके दो खण्ड हो गये, जिनमे से 22 फुट लम्बा एक भाग बाद में 
जहाँगीर ने झ्रागरा पहुँचाया श्रौर 8 फुट लम्बा दूसरा खण्ड यही 
पड़ा रह गया । 

मोजशाला के ग्यारह प्रकोष्ठ झाज भी वतंमान हैं। उसके बाहर 
चाहरदीवारी से घिरा हुआ विशाल प्रांगण है। भोजशाला का यह भंश 
श्रष्यपन-प्रष्यापन के उपयोग मे लाया जाता था । इस भोजशाला में ज्ञान की 
भधिष्ठातृ सरस्वती की एक भव्य विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, जो कि सम्प्रति 
लन्दन में है । उसकी जगह मस्जिदनुमा एक चौकोर दरार बना दी गयी है। 
कहा जाता है कि जिस समय सरस्वती की प्रतिमा हटायी गयी, उसके पीछे से 
एक शिलाखण्ड निकला, जिसमें भोज कृत प्राकृत भाषा की दो कविताएँ 
उल्लिखित थी । 

मोजशाला के प्रकोष्ठो पर यन्त्र बनाये गये हैं, जो सम्प्रति श्रपाद्य हैं; 
किन्तु जिनसे यह ध्वनित होता है कि वे ज्योतिष-विषयक थे भर उन्हे 
अध्येताप्रो के लिए बनाया गया था । 


मोजशाला का जो माग सम्प्रति जीवित रह सका है, उसके गम में कुछ 
महत्त्वपूर्ण सामग्री निहित होनी चाहिए । कुछ समय पूर्व संयोगवश वहाँ से 
दो शिलाखण्ड गिर गये थे, जिनके पृष्ठ माग पर एक ग्रज्ञात एवं दुलंभ नाटिका 
के दो भंक उत्कीणित हुए पाये गये | इस नाटिका का नाम 'पारिजातमझ्जरो” 
है, जो कि मदन कवि द्वारा विरचित है। इस नाटिका को परमारवशीय राजा 
प्र्जन वर्मा ([20-22 ई०) को प्रशंसा में लिखा गया है। इसको लिपि 
2वबी शती की है। ये दोनों प्रस्तर खण्ड सम्प्रति मोजशाला में वर्तमान हैं । 
इन दोनों अंको को कली अनन्त वामन वाकणकर ने सम्पादितकर प्रकाशित 
किया है । इसी प्रकार के विशाल शिलापट्ूट विभिन्न प्रकोष्ठों की भित्तियों पर 
लगे हुए हैं। सम्भव है कि उनके पृष्ठमाग पर भी कुछ लेख प्थवा श्रन्‍्य 
'महृत्त्वपूर्ण सामग्री उत्कीणित हो। भन्‍्य प्रकोष्ठों के प्रांगण मे बिछाई गयी 
#आ-्सात शिलाएँ ऐसी हैं, जिन पर कुछ उत्कीणित किया गया था; किन्तु 


462 भारतीय संस्कृति धौर कंश! 


दुर्माग्यवश उनको छेनी से इस प्रकार काट-पीट दिया है कि कुंछ भी पढ़ने 
में नहीं भाता । 

यह भोजशाला प्रपने वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार की कला-कतियों 
से भलंकृत थी। उसके प्रस्तर स्तम्मों के शीषें भाग में देवप्रतिमायुक्त शिलाएँ 
रखी हुई थीं । उन्हें मो उलटकर भूमिशायी कर दिया गया है । 

इस प्रकार के दृष्कृत, धामिक दोह के ही परिणाम हो सकते हैं। मोज 
झौर उत्तरवर्तीय परमारवंशीय राजाभों ने जिस मोजशासला को जीवित बनाये 
रखने भौर एक ज्ञान कला-केन्द्र के रूप में उसकी सुरक्षा-व्यवस्था पर विशेष 
ध्यान दिया, निश्चित ही उसकी स्थिति भ्राज की भ्रपेक्षा भ्रधिक उन्नत रही 
होगी । किन्तु विधियों ने उसको ध्वस्त करके उसके समस्त वैभव को समाप्त 
कर दिया । 


भोजशाला श्राज जिस स्थान पर वर्तमान है, उसकी प्रपेक्षा उसका 
विस्तार कही भ्रधिक होता चाहिए-। वहाँ पर महाराज मोज के इतिहासप्रसिद्ध 
पुस्तकालय का कोई भी प्रवशेष जीवित नही है । भोजशाला के डेंढ़र-दो जरीब 
हटकर झास-पास कहों-कही कुछ जीर्ण टीले श्राज भी वर्तमान हैं, जिनसे विदित 
होता है कि वे भोजशाला की चाहरदीवारी के ध्वंसावशेष हैं । इन जीणं एवं 
विध्वस्त टीलो, स्तम्भों, प्रतिमाभ्रो और प्रकोष्ठो के उत्खनन तथा सर्वेक्षण से 
भोजशाला के प्राचीन गौरव के परिचायक ग्रनेक तथ्यों का पता लगाया जा 
सकता है । 


भोज का समरांगणसूत्रधार 


भारतीय इतिहास में मोज का नाम उसके विद्यानु राग और कला-पाण्डित्य 

के कारण श्रशोक, चन्द्रगुव्त विक्रमादित्य, कनिष्क और हुष॑ जैसे यशस्वी 

शासकों में ग्रिना जाता है। भोज के कला-पा ण्डित्य के परिचायक शिल्प-विवयक 

दो ग्रन्थों के नाम है--समरांगणसूत्रधार/ झौर 'युक्तिकल्पतर/ । उनका 

समरागणसृत्रधार' कला के लक्षण-प्न्यथों की परम्परा में उल्लेखनीय स्थान 

रखता है । इस विशाल ग्रन्थ में 84 भ्रष्याय हैं प्रौर उसकी विषय-सामग्री सात 
प्रवान्तर माभों में विभक्त है। उनके नाम हैं--प्राथमिका, पुर:प्रवेश, म्वननिवेश 
आ्रासादनिवेश, प्रतिमानि्माण, यन्त्रडटना और चित्रकर्म । उसका “चित्रकर्में 
बड़ी ही विदग्धता से लिखा गया है। उसको इन छह भ्वान्तर श्रध्यायों में 
विभक्त किया गया है--चित्रोहेश्य, भूमि-बन्धन, लेप्यकर्मादि, श्रष्डकश्रमाण, 


रॉमेंपृ्त धुंध 468 
मानीट्पत्ति शौर रंसदृष्टिलकक्षण | इसके लैप्यकर्म भौर रसदृष्टिलक्षण नामक 
झभ्रध्वायों में, परम्परा के लक्षण-प्रन्थों की भ्रपेक्षा, सर्वंधा मौलिक एवं नवीन 
सामग्री का निरूपण किया भया है। 

भोज का यह ग्रस्थ स्थापत्य, मृति भौर चित्र, तीनों कलाओों का सपन्वित 
रूप है। इस प्रकार कला का सर्वांगीण |विवेचन होने के कारण इस ग्रस्थ का 
उत्तरवर्ती कला-निर्माण पर सर्वाधिक प्रमाव रहा है । 

चौहानवंश 

राजपूतो का चौहानवंश भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध राजवंश है। उसका 
सम्बन्ध प्रग्तियंश से था। अपने चाहुमान सुल पुरुष के कारण इस वंश का ऐसा 
नामकरण हुआ । यह वंश लगभग चौबीस शाखाप्रों में विकसित हुआ भौर 
उसने सुदूर अ्रवलों तक भ्रपना विस्तार किया। इस चौहानवंश ने नागौर, 
सांभर तथा पुष्कर मे अ्रपनोी स्थिति को कायम किया । चौहान पहले तोमरों 
(तंबरों) के सामन्त थे । 

चौहानवश का प्रतापी शासक पृथ्वीराज हुमा, जिसको कि उसके नाता 
प्रनंगपाल तोमर ने गोद लिया था। दिल्‍ली तक उसकी धाक जमी । शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरी के साथ दुद्ध करते हुए उसने 92 ई० को वीरणगति प्राप्त 
की । पृथ्वीराज के वंशजों मे राजा हमीर का यश झाज भी धनेक वीर ख्यातों 
के रूप में जीवित है । इस वंश के शासको का अप्तित्व रणथम्भौर पर 9$- 
]905 ई० तक बना रहा। बाद में मुहम्मद खिजली ने उसको हस्तगत 
कर लिया । 

चौहानो को भन्‍य शाखाशो ने जालौर, सांचौर भौर जसवन्तपुरा तहसीलों 
में श्पनी स्थिति को उजागर किया । बूंदी का हाड़ाराव भो इसी वंश का 
था । बाद में जयपुर और बंदी के पारस्परिक भणड़ों के फारण वहाँ मराठों का 
प्रवेश हुआ । 

महाराज पृथ्वीराज के बाद चौहानो की शक्ित क्षीणोन्मुख हो गयी थी । 
मुगलों द्वारा युद्ध में बन्दी बनाये गये बहुत-से राजपूत चौहानो को मुसलमान 
बना दिया गया ; विजेता मुसलभानो ने उनसे कठोरता का व्यवहार किया और 
उन्हें प्रपना गुलाम बना दिया । 

गहलोतवंश तथा सिसोदियावंश 


राजपूत गहलोतों की एक शाखा सौराष्ट्र भें खम्भात खाड़ी के भ्रास-पास 
प्रकाश में भायी, जिसकी राजधानी वलभी थी। ये सूर्यवंश से सम्बन्धित थे 


464 भ्रारतीय संल्कृति भ्रोर कला 


धौर लगभग चौथो शतो ई० के प्रास-पास ; नहोंने अपने राज्य का विस्तार 
फिया । बलभो के पतन के बाद बापा रावल ने 734 ई० के लगभश्नग प्रपनी 
राजधानी चित्तोड़ में स्थापित की ॥ चित्तोड़ में रावल राजपूतों की स्थिति प्ागे 
कई सो वर्षों तक बनी रही । 7803 ई० में रावल रततसिह को पराजितकर 
झलाउद्दीत लिजली ने चित्तौड़ पर भ्रधिकार किया । किन्तु कुछ ही वर्षों बाद 
सिसोदिया राजपूतो ने चित्तौड को पुनः हस्तगत कर लिया । इस सिसोदियावंश 
के प्रमुख शासकों में राणा हम्मीर सिसोदिया (326-)364 ई०) भ्रौर राणा 
कुम्भा (433-468 ई०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

मुगल शाहंशाह बाबर के भारत झाक़मण करते समय मेवाड़ पर प्रतापी 
सिसोदिया राजापो का शासन था। उन्होने ग्रपना विस्तार गुजरात तथा 
मालवा तक कर लिया था । राजस्थान के सभी रजवाड़ें मेवाड़ की वश्यता को 
स्वीकार करते थे। बाबर के विरोध मे मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में 
राजस्थान के समस्त राजा !527 ई० में खानवा के मैदान में एकत्र हुए; किस्तु 
उसमे राणा सागा को सफलता नही मिली । मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य 
हो गया । किन्तु जहाँ एक धोर राजस्थान के भ्रन्य अंचलो के शासकों ने बाबर 
से सन्धियाँ करके उसके वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये, वहाँ राणा सांगा जगलो 
में मटकते हुए झाजीवन मुगलो का विरोध करता रहा । बाद में महाराणा 
उदय सिंह ने 568 ई० मे मुगलो से चित्तोड़ का दुर्ग हस्तगत कर लिया । इसी 
सिसो दियावंश में महाराणा प्रताप हुए । उसकी भृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा 
भ्रम रसिह गद्दी पर बेठा । उसने शाहंशाह जहाँगीर से सन्धि करके भ्रपने राज्य 
को बचाया । 

सिसोदिया राजपूतो का नाम मारतीय इतिहास का गौरव रहा है । 
महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी तथा राणावत इसी वंश के थे | इस वंश के लोगो ने 


नेपाल तक श्पना विस्तार किया । 
छ छ छ 


प्रठारह /पूर्व और पद्चिचमोत्तर के राजवंदा (ग्रप्तोत्तर) 


पूर्वी सोमा के राजवंश 


भारत के पूर्वी सीमा के राजवंशों में नेपाल का ठाकुरीवंश, बंगाल का 
पालवंश तथा सेनवंश, कामखप (प्रासाम) के प्राग्ज्योतिषपुर (गौहादी) का 
राजवंश भौर कलिंग (उडीसा) का केशरीवंश तथा कलिग नगर (करलिग्रपत्तन) 
का पूर्वी गंगवश मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं । 


ठाकुरीवंश 


छठी शती ई० के भ्रन्त मे तथा सातवी शती ई० के भारम्म में नेपाल के 
ठाकुरीवंश पर प्रंशुव्मंत का शासन था। वह लिच्छिवीराज, शिवदेव का 
मन्‍्त्री था, जिसने शनें: शर्न: समस्त राजशक्ति को प्रपने में केन्द्रतकर उस 
घाटी पर भ्रपना पूर्णाधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजा शिवदेव ने 
सगधराज प्रादित्यसेन की पौच्नी एवं मौखरीराज मोगवर्मा की पुत्री वत्सादेवी 
से विवाह सम्बन्ध स्थापितकर मारत के साथ अपनो मेंत्री को दृढ़ बनाया। 


पालवंश 


पूर्वी सीमा के राजवशों में पालवंश का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
लगमग 400 ई० पूर्व में बंगाल पर नन्‍्दों तथा मौरयों का पूर्णाधिपत्य रहा। तब 
से लेकर भ्रागे के लगभग एक हजार वर्षों तक उसकी राजनीतिक स्थिति का 
अनेक शासकों द्वारा उत्थान-पतन होता रहा । लगभग 7वीं० श० ई० से 
कन्नौज के यशोवर्मनू, काश्मीर के ललितादित्य और कामरूप (भ्रासाम) के 
श्रीहृर्ष श्रादि राजाशरो ने उसकी प्रस्थिर सत्ता का लाभ उठाकर उसे खूब लूठा- 
खसोटा । इस भराजकता एवं भत्याचार से त्रसित होकर जनता ते एकमत से 
765 ई० में गोपाल को अपना एकच्छत्र शासक नियुक्त किया, जो बंगाल के 
गोपाल या पालवंश का प्रथम राजा था। उसके उत्तराधिकारियों में धर्मपाल, 

30 


466 भारतीय संस्कृति और कला 


नारायणपाल, राज्यपाल, महीपाल, रामपाल, कुमारपाल पश्लौर गोविन्दपाल ने 
770 से लेकर 75 ई० तक बंगाल पर शासन किया--(महामहोपाधष्याय 
हरप्रसाद शास्त्री--मेमो० ए० एस०, बंगाल 3, संख्या !; जरनल श्रॉफ दि 
बिहार ऐण्ड झोडीसा रिसच सोसाइटी, दिस० !928, पृ० 334) । 


पाल राजा बड़े धार्मिक भौर सहिष्णु थे। वे स्वयं तो बोद् धर्मानुयायी थे; 
किन्तु उन्होंने सभी धर्मों का श्रादर-सम्मान किया । वे बड़े विद्याप्रेमी एवं 
कलानुरागी थे । प्रसिद्ध बौद विहार एवं विद्यानिकेतन नालन्दा विश्वविद्यालय 
झौर भ्रन्यान्य देवमन्दिरों के निर्माणार्थ उन्होने प्रचुर दान दिया तथा उनकी 
स्वतन्त्रता मे फोई हस्तक्षेप नही किया। पाल राजाप्रो के प्रश्नय में धीमान्‌ 
भौर उसके पुत्र वितपाल ने चित्रकला, मूतिकला तथा लक्षणकला के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय योगदान किया (विन्सेंट स्मिथ--पश्र्ली हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, 
पृ० 47, चतु० सं०) । 


बौद्धानु रागी होने के कारण पाल राजाग्रो के प्रश्रय में बौद्धधर्म तथा बौद्ध 
दर्शन का अच्छा विकास हुप्ना। उन्ही के संरक्षण मे लगभग ]]वी शती के 
श्रास-पास अ्रतीश या श्रतिशा नामक बौद्ध विद्वान्‌ ने तिब्बत तथा चीन में बौद्ध 
धर्म की ज्योति को प्रज्ज्वयलित किया । बंगाल में पाल शासन के समकालीन 
महान्‌ विह्वान्‌ स्वामी श्रतिशा, उपनाम दीपंकर श्रीज्ञान वास्तव मे तत्कालीन बौद्ध 
जगत्‌ में ज्ञान के प्रकाशपुज थे। विक्रमशिला महाविहार मे उन्होंने लगभग 
ग्यारह वर्ष तक भ्रनेक विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी। तदनन्तर उन्होने 
बोधगया में वज्ञासन महाविहार के प्रधान वज्ञासनीपाद के पास रहकर 
त्रिपिटकों का अध्ययत किया । इसी प्रकार राजा रामपाल की सरक्षकता मे 
बौद्ध विद्वान्‌ सन्ध्याकरनन्दी ने अपने श्लेपात्मक महाकाव्य 'रामपालचरित' 
का निर्माण किया । 


पाल शासकों द्वारा संरक्षित सस्कृति श्र कला 


गुप्तो के एकाधिकृत बृहत्‌ साम्राज्य के खण्डित हो जाने पर भारत के 
विभिन्न भ्राज्चलों में जो नये राजवंश उभरे उनमें पूर्वी मारत के पाल शासकों 
का नाम उल्लेखनीय है। भारत मे 38वीं से 4बी शती का समय सस्कृतिक 
पुनरजागरण का युग रहा है। इस अवधि में एक शोर जहाँ सोमनाथ भन्दिर 
से लेकर कन्नौज तक देश के कोने-कोने में तुकों-प्रफगानों की घ्वंसलीला व्याप्त 
थी, वही दूसरी भोर भोदन्तपुरी, जगदल, विक्रमपुरी, फुलेरा भौर देवीकोट 


पूर्ण और पश्चिमोत्तर के राजवंश 467 


झादि प्रख्यात ज्ञान-केन्द्रों द्वारा सांस्कृतिक जागरण की ज्योति प्रज्ज्वलित हो 
रही थी । इस समय मारत से नेपाल, तिब्बत और दृण्डोनेशिया प्रादि देशों में 
बौद्धधर्म के वद्ययात, सहजयान झौर तान्त्रिक शिवमक्ति का प्रवार-प्रसार हो 
रहाथा। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में मन्दिरों तथा मूर्तियों के निर्माण के 
रूप में हिन्दूधर्म तथा कला का प्रभाव व्याप्त हो रहा था | जावा, सुमात्रा, 
बाली, श्याम झौर कम्बोडिया में मध्ययुगीन बौद्ध, वेष्णव तथा शैव धर्मों का 
सन्देश निरस्तर लोकप्रिय बनता जा रहा था । 


बंगाल के पाल राजाझों के शासनकाल में साहित्य, कला भ्रौर संस्कृति 
का पुनर्जागरण राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता हुश्रा निरन्तर 
प्रभावशाली हो रहा था। उनके संरक्षण में चित्रकला के क्षेत्र में जिस 
भपालशली' का उदय हुआ उसका प्रभाव मी सुदृर उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व के 
देशी में प्रसारित हो चुका था। इस शेली का भ्रारम्भ 9वी शी में हुआ था । 
घमंपाल भौर देवपाल उसके मुख्य संरक्षक थे । इस शैली का विकास तिब्बत 
तथा नेपाल तक हुआ । नेपाली चित्रकला में पहले तो पश्चिम मारत की शैली 
का प्रमाव रहा; किन्तु बाद में उसका स्थान पाल शैली ने ले लिया । 


पाल शली में प्रधिकतर पुस्तको के दुष्टान्त चित्र बने । इन दृष्टान्त चित्रों 
में प्रथम स्थान उन चित्रों रा है, जो 'प्रशापारमिता” भादि बौद्ध-ग्रन्थो पर आधारित 
हैं। इस प्रकार के चित्रों का निर्माण !0वी से 2वीं शती के बीच बंगाल, 
नालन्दा, विक्रमशिला, बिहार श्रौर नेपाल तक हुआ । इस प्रवधि के सभी 
ग्रन्थ प्राय: तालपत्र पर हैं, जिनमे सुन्दर लिपि, तराशे हुए श्रक्षर श्रौर चटकीली 
स्याही का प्रयोग हुआ है । इन तालपत्रीय पोधियों के बीच-बीच में सुन्दर 
चित्र बने हुए हैं। उनकी दफ्तियो या काध्ठपटों पर बुद्ध की जीवनी तथा 
उनकी शिक्षाप्रों से सम्बद्ध चित्र बने हुए हैं, जिनका आधार जातक कथाएँ हैं । 
उनकी शैली पर भ्रजन्ता फा प्रमाव है। पाल शंली के ये दृष्टान्त चित्र 
भारत तथा विदेशों के श्रनेक व्यक्तिगत तथा सावंजनिक संग्रहालयों में 
सुरक्षित हैं । 


सेनवंश 
पालवंश के बाद बंगाल में सेनवंश का उदय हुआ । सेनवंश के शासक 


दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुल से सम्बद्ध थे, जो धीरे-धीरे कर्णाटक क्षत्रिय हो 
गये (जी० एम० सरकार--पशर्ली हिस्ट्री माफ बंगाल, सेन पीरियड) । सेतबंश 


468 भारतीय संत्छृति प्लोर कला 


के प्रथम प्रधिष्ठाता सामन्तसेन ने पालवंश के ध्वंसावशेषों पर लगभग !॥जीं 
शती ई० के उत्तरार् में सेनवंश की नोव डाली । सामन्तसेन चस्द्रधंशीय था | 
उसके पिता का नाम वीरसेन था। सामल्तसेन के बाद उसके पौत्र विजयसेन 
ने लगभग 65 वर्षों (995-]]58 ई०) तक राज्य किया । उसके बाद उसका 
विद्वान्‌ पुत्र बल्‍लालसेन 58 ई० में उत्तराधिकारी तियुकत हुआ । उसने 
दानसागर” भौर “प्रदुभमुततागर' नामक दो ग्रन्थों का प्रणयन किया । भ्रन्तिम 
ग्रन्थ की पूर्ति उसके पुत्र ने की । 

बललालसेन के बाद उसका सर्वगुणसम्पन्न विद्वान पुत्र॒ लक्ष्मणसेन लगभग 
80 ई० में सेनवंश का स्वामी नियुक्त हुआ । उसने भपने नाभ से (१!9 
ई० से) एक नये सम्बत्‌ का प्रचलत किया (सर भ्राशुतोष मुकर्जी सिल्वर जुबली 
वॉल्यूम, खण्ड 3, पृ० -5) । लक्ष्मणसेन अपने पिता की ही भाँति स्वयमेव 
विद्वान और विद्वानों का प्राश्रयदाता था । उसने प्पने पिता द्वारा झारम्भ किये 
गये “प्रदूमुतसागर' नामक ग्रन्थ को पूरा किया । सुप्रसिद्ध कवि एवं 'पीयूषवर्ष' 
उपाधि से प्रलकृृत जयदेव, 'पवनदूृत' के रचयिता धोयिक, भार्या सप्तशती” के 
निर्माता गोवर्घन, उभापति शौर चरण उसकी विद्वत्सभा के पचरत्न थे । 


लक्ष्मणसेन की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद तक बंगाल पर सेनवंश का 
शासन बना रहा । 

पूर्वी सीमा के भ्रन्य राजवंशों मे कामरूप (प्रसम) राजवंश तथा कलिंग 
(उड़ीसा) के राजवंश विशेष ख्याति भ्रजित न कर सके । उनके द्वारा न तो 
जन-जीवन को ही कोई प्रोत्साहन मिला श्र त उनके संरक्षण में साहित्य तथा 
सस्क्ृति की दृष्टि से ही उल्लेखनीय काये हुप्रा । 


जगदेव का भीतगो विन्द 


जयदेव झनेक विषयों के विख्यात विद्वान्‌ थे। नैयायिक, काव्यशास्त्री, 
नाटककार भौर काव्यकार के रूप मे उनकी प्रसिद्धि है। नब्य न्याय के प्रर्वतकों 
में उन्हें पक्षघर मिश्र के नाम से जाना जाता है और काव्यकारों में वे पीयूषवर्ष 
उपनाम से विश्वुत हैं। संस्कृत मे उन्हें एक भ्रसामान्य गीतिकार के रूप मे 
सम्मान प्राप्त है । उनका 'गीतगोविन्द! काव्य और 'प्रसन्नराधव' नाटक उनकी 
गीतात्मक श्रेष्ठता के परिचायक हैं । 


| जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (]2वीं श० ई० ) की राजसभा के 
पंचरत्मों में से एक थे | कालिदास के 'मेघदुत' की भांति जयदेव का 'गीतगोविन्द' 


पूर्व और पर्चिभोसर के राजबंश 469 


विश्व-साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। समस्त संस्कृत-साहित्य में 
पझपने विलक्षण रचना-विधान की दृष्टि से उसकी भ्रभुपमेयता सिद्ध हो चुकी 
है । गीति-ताटय की दृष्टि से 'गीतबोविन्द!' का विशेष महत्त्व भ्राका गया है । 
उसकी प्रेम भौर भक्ति की परिपक्‍व॒ता के कारण उसमें लौकिकता-धलौकिकता 
का श्रदूभुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उसमें माणुयं माव की चरम 
परिणति हुई है | माधुयय भक्ति द्वारा प्लानन्दातिरेक की स्थिति तक पहुँचने के 
लिए जितनी मनोदशाएँ हैं, उन सब का उसमें सम्यक्‌ परिपाक हुझा है। उसमें 
राधा के विरह की ममेंस्पर्शी मनोदशा का मा्भिक वर्णन किया ग्रया है । विद्वानों 
का भभिमत है कि वियोग की यहू मनोव्यथा यदि पूर्व-रागजनित॑ न होरूर 
सुदूर प्रवासजनित होती, जेसी कि कालिदास के "मेघदूत” में है,--तो उस 
प्रवस्था में हृदय टूक-टूक हुए बिना न रहता। राधा की यह गहन पीड़ा 
ब्रजांगनाभ्रों के साथ केलि-रत श्रीकृष्ण के प्रति ईरष्याभाव से प्रसृत हुई थी । 
झपले प्रेम के परामव से उसकी यहू दयनीय मनःस्थिति वस्तुतः दुर्बलता एवं 
कायरता की विकट स्थिति में पहुँच चुकी थो । इस पर भी “गीतग्रोविन्द! की 
प्रणय-पराकाष्ठा वस्तुतः म|नव मनःस्थिति में थ्याप्त हो जाती है । 


उसमे प्रेमातुर मानव मन की मनोदशाप्रो का वेशानिक चित्रण हुमा है 
और राधा तथा सखियों के माध्यम से अभिव्यजित श्राशा-निराशा एवं झ्ानन्द- 
प्रवसाद की ये विपरीत मनोदशाएँ उसको मानव घरातल के ऊपर उठाकर 
भ्राध्यात्मिम भावभूमि में पहुँचा देती हैं। श्रपनी इस उदात्त दृष्टि के 
कारण वह देश-काल की परिस्थितियों का श्रतिक्रणण करके सार्वजनीन 
मानवता को प्रनुभूति का विषय बन जाता है। यही उसकी प्रेम-भक्ति की 
बिलक्षणता है । 
अपने 'गीतगोविन्द' के अध्येता के समक्ष जयदेव ने प्लारम्म में ही दो शर्तें 
रखी हँ--प्रथम यह कि यदि भ्रध्येता का मन हरिस्मरण की सरतसता से 
श्रोत-प्रोत हो, और दूधरी यह कि यदि वह विलास कला-कलापों के कौतूहल में 
भ्रम्यस्त हो---तब मधुर, कोमल भौर कानन्‍्त पदशयूया पर भ्रधिष्ठित जयदेव 
की सरस्वती का वास्तविक पग्रानन्द प्राप्त कर सकता है--- 
यदि हरिस्मरणे सरसे सनो 
यदि जिलास-कलासु कुतृहलम्‌ । 
सध्र--कोमल---कास्त--पदायलों 
शरण तदा जयदेव सरस्वतोम्‌ ॥। 


470 भारतीय संस्कृति झौर कला 


“गीतगोविन्द' की इस मानव-मनोरंजनकारी मावदृष्टि को व्यापक लोकानुभूति 
में परिणत करने का एकसात्र कारण उसका रचना-विधान है। उसके शब्द- 
सौष्ठध एवं पद-लालित्य ने उसकी लोकप्रियता को ऐसे समाज में भी सहज 
बना दिया, जो संस्कृत से प्रनभिन्न था । इस महान गुण के कारण “गीतयोविन्द 
झतीत के भ्ाठ सो वर्षों से लेकर भ्राज तक जन-जीवन का कण्ठहार बना 
हुआ है। मध्ययुगीन बललम तथा चंतन्य भ्रादि वैष्णवाचार्यों सहित विशाल 
जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बनी रही । इसी जनप्रियता के कारण उसके 
संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, हिन्दी श्र भ्रंग्रेजी भ्रनुवाद तथा रूपान्तर 
हुए झौर निरन्तर उसका विस्तार हुआ । 

“गीतगोविन्द” का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उसके द्वारा मध्ययुगीन 
भारत में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ । हिन्दी के कृष्ण भक्ति 
साहित्य पर उसका गहन प्रमाव पडा भ्रौर प्रष्टछाप के कवियों से लेकर 
झाधुनिक युग के कृष्ण भक्त कवियों की रचनाश्ों तक उसकी माधुये एवं सीन्‍्दय्य 
समब्वित रसघारा का प्रमाव बना रहा । 


पश्चिमोत्तर सीमा के राजवंश 


भारत के पश्चिमोत्तर सीमा के राजवंशों मे सिन्ध, काबुल, पजाब धौर 
काश्मीर का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है । साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
प्रम्युदय की दृष्टि से काश्मीर का राजवश अभ्रपना विशेष महत्त्व रखता है । 


रायवबंश 


सिन्ध के रायवश के सम्बन्ध मे अधिक सामग्री उपलब्ध नही है । जिस 
समय सिन्ध पर भरबो का श्राक़मण हो रहा था, उसके पहले से वहाँ रायवंश 
का शासन चला झा रहा था । इस रायकुल में प्रमुख पाँच राजा हुए, जिनका 
शासनकाल कुल मिलाकर [37 वर्षों का बैठता है (त्रिपाठी---प्राचीन भारत का 
इतिहास, पृ० 252) । जिस समय चीनी यात्री छुन-त्सांग (629-645 ई०) 
मारत भ्रमण कर रहा था, तब सिन्ध् पर शुद्र (शु-तो-लो) नामक राजा का 
शासन था, सम्मवतः जिसका हष॑ के साथ युद्ध हुआ था (कावेल ध्रौर 
टामस--हषेंचरित, पृ० 76) । 


सिन्ध पर भ्रबों की विजय हिजरी 5 (6386-37 ई०) मे हुई थी, शौर 
तभी से वे भारतीयों के साथ श्रपने भ्रच्छे सम्बन्धों को बनाने की ओर विशेष 


पूर्व और पश्चिमोसर के राजबंश 47 


ध्यान देने लगे थे। यही कारण है कि वहाँ के मूल निवाप्तियों को विधर्मी शासकों 
के प्रति भ्रपने भच्छे सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए प्रेरित किया । भारतीय 
परिस्थितियों ने धीरे-धीरे अरबों को प्रभावित किया, जिसका सृुपरिणाम यह 
हुआ कि दोनो जातियों के ज्ञानजीवियों का ज्योतिष के क्षेत्र में झ्रादान-प्रदान 
होने लगा । इसी समय “'बरक' जैसे प्रायुवेंद विशान के विशाल ग्रन्थ का प्रौर 
'पंचतन्त्र' जैसे लोकोपयोगी कथाकृति का भ्रबी मे श्रनुवाद हुआ (डेनेस्टिक 
हिस्ट्री श्रॉफ नाथ इण्डिया, !, पृ० 20-24) । यह परम्परा निरन्तर विकसित 


होती रही । 
शाहीयवंश 


विख्यात कुषाण साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद भी कुछ वर्षों तक 
काबुल तथा पंजाब पर उसके प्रभाव के अवशेष जीवित थे। इन्ही अवशिष्ट 
कुषाणों ने अपने को 'शाहीय' (शाही) नये उपनाम से प्रभिहित किया । चीनी 
यात्री छुन-त्साँग के मारत भ्रागमन से पूर्व ही काबुल तथा पंजाब के भ्रवष्तिष्ट 
कुषाण शाहीय नाम से प्रकाश में श्रा चुके थे (सचाऊ का अनुषाद--भल्बेखूनीज 
इण्डिया, 2, पृ० 0-) । 


कुषाण साम्राज्य के बाद काबुल झौर पजाब मे तुर्कीशाही श्रौर हिन्दूशाहीय 
नामक दो राजवंश प्रकाश में श्राये। तुर्कोशाहीवंश का भ्न्तिम शासक 
लगतूर्मान को उसके ब्राह्मण मन्त्री कललर ने राज्यच्युत करके उसको जगह 
हिन्दूशाहीय नये राजवंश की स्थापना की, जिसके उत्तराधिकारी हुए क्रमशः 
सामन्द, कमलू, मीम, जयपाल, भ्ाननन्‍्दपाल, तरोजनपाल भौर भीमपाल | 
लगभग 026 ई० तक इस राजवंश का ग्रस्तित्व बना रहा (प्रल्बेरूनीज इण्डिया, 
पृ० )3) । सिन्ध तथा पजाब के उक्त राजवंशों के शासनकाल की कोई विशेष 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धि उल्लेखनीय नही है ! 


करकोटकवंश 


काश्मीर के करकोटक राजवंश के शासनकाल की श्रनेक महस्थवपूर्ण 
उपलब्धियाँ जीवित हैं । यद्यपि काश्मीर की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने 
के लिए कल्हुण तथा जोनराज के ग्रन्थों से पर्याप्त सहायता मिलती है, तथापि 
7वीं शतती ई० के पहुले का इतिहास बताने में वे मी विशेष रूप से सहायक 
नही हैं। विभिन्‍न ऐतिहासिक साधनों से ज्ञात होता है कि मौर्य श्रतोक, उसका 


472 भारतीय संस्कृति शौर कला 


पुत्र जालौक, कुषाण राजा कनिष्क ध्रौर हुबिष्क तथा मिहिरकुल के राजाओों ने 
काश्मीर पर झपने-अपने शासन स्थाफ्ति किये। गुप्त राजाप्नों के समय 
काश्मीर भछूता ही रहा । 

काश्मीर का धारावाहिक इतिहास लगभग 7वी शती ई० से भारम्म होता 
है, जिसका उदय करकोटकवश से हुआ । करकोटकवंश का प्रथम शासक 
दुर्लमवघन, गोनदवश के ध्वस्त होने के बाद, काश्मीर की राजगद्दी पर प्रासीन 
हुआ । इस राजवंश का नामकरण राजा दुलंभवर्घन के प्रादि पुरुष नाभ 
करकोटक के नाम से हुश्ना । चीनी यात्री छुेन-त्साँग राजा दुलेभवर्धन के शासनकाल 
में दो वर्ष (68-83 ई०) तक सुखपूर्वक काश्मीर में रहा। काश्मीर पर 
करकोटकव॒श का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम ललितादित्य मुक्तापीड 
था, जो दुलंभवर्धन का तीसरा पुत्र था। उसने 724-760 ई० तक काश्मोर पर 
शासन किया । काश्मीर में प्रसिद्ध मारतंण्ड मन्दिर का निर्माण उसी ने कराया था । 


ललितादित्य मुक्तापीड के बाद उसके गुणग्राही पोच्र जयापीड विनयादित्य 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका शासनकाल 779 8]3 ई० था । 
उसके शौय की धाक नेपाल तथा कन्नौज तक थी । उसकी राजसमा में विद्वानों 
का जमघट लगा रहता था । 

कल्हण ने 'राजतरंगिणी' (तृतीय तरंग) मे लिखा है कि जिस प्रकार ग्रुप्त 
हुई वितस्ता नदी को कश्यप महृषि ने फिर से काश्मीर में प्रकट किया था, 
उसी प्रकार सम्पूर्ण विद्याश्रो के उद्मव स्थान उस काश्मीर देश मे विलुप्तप्राय: 
विद्याश्नों को जयापीड़ ने पुनरुज्जीवित किया । उसने अपने ग्राश्नितों को शिक्षित 
करने के लिए बड़े-बड़े विद्वानों को श्रपने यहाँ नियुक्त किया । भ्रपने देश मे 
उच्छिन्न हुए व्याकरण महाभाष्य के पुनः प्रचार के लिए देश-देशान्तर के प्रोढ़ 
वेयाकरणो को बुलाकर व्याकरण महामाष्य के प्रध्ययन की भ्ोर लोगो की 
प्रवृत्ति को जागृत किया । उसने क्षीरस्वामी नामक महावेयाकरण को पपने 
यहाँ झ्रामन्श्रित किया और स्वय भी उसके पास बेठकर 'महामाष्य' का 
विधिवत्‌ प्रष्ययन किया । प्रपनी राजसमा को उसने विद्वानों से झलकृत 
किया। उन्हें राजपदों पर नियुक्त किया। प्रसिद्ध काव्यशास्त्रो 'काव्यालकारसूत्र' 
के रचयिता वामन उसके मन्‍्त्री थे। थविकिय नामक महापण्डित को उसने 
पअन्नसत्र का अ्रधिकारी नियुक्त किया। प्रति दिन एक लाख दीनार 
पारिश्रमिक पाने वाला 'काव्यालकारसारसंग्रह' का प्रणेता उद्भट मद्ट उसकी 
राजसभा का सभापति था । उसके यहां 'कुट्टिनीमत' नामक कामशास्त्रीय प्रन्य 


पूर्व शौर पर्चिमोसर के राजबंश 475 


का निर्माता दामोदरगुप्त शुक्राचाय॑ के समान प्रधानसन्त्री पद पर नियुक्त था । 
हसी प्रकार मनो रथ, शंखदत्त, यरक पौर सन्धिमान भझादि पभ्रनेक कवि उसके 
यहाँ प्राश्नय पाते थे । 


जयापीड की विद्॒त्प्रियता के सम्बन्ध मे कल्हुण ने लिखा है कि उसने देश 
भर के सभी उच्चकोंटि के विद्वानों को श्पने यहाँ बुला लिया था, जिससे कि 
झन्य राजधानियो में विद्वानों का दुर्भिक्ष हो गया था। उसकी विद्वत्ता के 
सम्बन्ध में कहा गया है कि अत्यन्त कतार्थ तथा सदुगुणों को बढाने वाले 
श्री जयापीड महाराज मे श्ौर क्लत्य प्रत्ययो का विधान करने वाले तथा 
गुण-वद्धि के विधायक महामुनि पाणिनि मे क्‍या भ्रन्तर है ? 


उत्पलवश 


जयापीड विनयादित्य के शिर पर मण्डराती हुई युद्धो की निरन्तर दुघंटा 
ने उसे क्र भौर प्रत्याचारी बना दिया था। उसके बाद काश्मीर पर दुबंल 
राजा श्रासीन होते गये झौर लगमग 9वी शती के मध्य में करकोटक राजवश 
की जगह काश्मीर मे उत्पल राजवश की प्रतिष्ठा हुई, जिसका प्रथम शासक 
था प्रवन्तिवर्मनू । उसने काश्मीर पर 855-883 ई० तक राज्य किया । वह 
राजा बडा दानी ध्रौर निर्माण कार्यों के प्रति उत्सुक था। घ्वन्यालोक' का 
यशस्वी प्रणेता झाचारय झानन्दवर्धन उसी की विद्वत्सभा का रत्न था । 


उसके बाद उसका पुत्र शकरवमंन्‌ भ्लौर तदनन्तर उसका पुत्र मोपालवर्मन्‌ 
उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ । तदनन्तर उन्मत्तावन्ती श्रोर उसके पुत्र शूरवर्मन्‌ 
(959 ६०) के साथ ही काश्मीर का उत्पलवंश श्रस्त हो गया । उत्पल राजवंश 
के बाद मुगलो के झ्राक्रमण के समय तक काश्मीर मे पर्वेग्रुप्त का राजवंश, 
लोहार राजबश भौर उच्चल राजवश का शासन बना रहा। उच्चल का पौोत्र 
भ्रौर सुस्सल का पुत्र जयसिंह हुआ । उसने लवन्यों का वधकर काश्मीर पर 
भ्रपना झाधिपत्य स्थापित किया । राजा जयसिह का शासनकाल ]29-450 
ई० था। उसी के समय कल्हण ने भ्रपनी प्रसिद्ध कृति 'राजतरग्रिणी' की 
रचता की थी । 


कल्हण को राजतरंगिणी 


कल्हुण की 'राजतरंगिणी! काश्मीर की विश्वकोशात्मक रचना श्ौर 
संस्कृत-साहित्य की महान्‌ कृति है। कल्हण का जन्म 00 ई० को काश्मीर 


474 भारतोय संस्कृति शोर कला 


के परिहासपुर नामक स्थान में हुआ था | भ्रपनी इस कृति को उन्होंने काश्मीर 
के राजा जयसिह के शासनकाल (29-50 ई०) में लिख था । 
'राजतरंगिणी' में वणित शासकों में जयासिह भ्न्तिम शासक है । 


कल्हृण के पूर्वज राजवंशों से सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । उनके पिता 
चम्पक महाराज हव॑ (089-0] ई०) के महामात्य तथा चाचा कनक मी 
उन्हीं के राज्याश्रित विद्वान थे। कल्हण शैचमतानुयायी था भ्रौर बौद्धघ्म के 
अहिंसा सिद्धान्त पर उसकी परम निष्ठा थी । 


पे 


कल्हण की “राजतरगिणी” समस्त सस्कृत-साहित्य में प्रपने विषय की 
एकमात्र कृति है। उसमे कुल श्राठ तरण धौर 7826 श्लोक हैं | प्रथम चार 
तरंगों मे पौराणिक युग से लेकर करकोटक वशीय शासकों का इतिहास 
वर्णित है। पाँचवी तरंग मे “वरमेन्‌' वंशीय शासकों की वंशावली दी गयी है । 
छठी तरंग मे यशस्कर ब्राह्मण राजा से लेकर छिदा नामक रानी तक का 
इतिहास उल्लिखित है। सातवी तरग में प्रनन्‍्त, कलश प्रौर हुं जंसे 
विख्यात शासकों का वर्णन किया गया है। श्रन्तिम भ्राठवीं तरंग में उच्चल, 
सुस्सल भौर जयसिह प्रभृति राजाओं की वंशावली तथा उनके शासनकाल 
को घटनाएँ वर्णित हैं । 


इस प्रकार “राजतरगिणी' में पुरातन पौराणिक युग से लेकर )2वी शत्ती 
तक, लगमग डेढ हजार वर्षों का शूखलाबद्ध इतिहास तिथि-क्रम से दिया गया 
है । इस ग्रन्थ को लिखने मे कल्हृण ने प्रतेक प्रधिकारपत्रो, दानपत्रो, प्रशस्तियो, 
शिलालेखो भौर हस्तलिखित पोधियों के अतिरिषत श्रपने पूर्ववर्ती लगभग 
ग्यारह इतिहास-ग्रन्थों का उपयोग किया था । इस ग्रन्थ से कल्हण की भ्रदमृत 
इतिहास-बुद्धि का परिचय मिलता है। उसमे वणित प्रत्येक शासक का शासन 
काल वर्ष, मास भ्रौर तिथि की गणना से निर्धारित किया गया है। 
इतिहास-लेखन के क्षेत्र में इस प्रकार का यह प्रयास विश्व-साहित्य में प्रथम बार 
देखने को मिलता है । 


कल्हण एक निष्पक्ष एव निर्भीक इतिहासकार था। इतिहासकार होने के 
साथ-साथ वह एक विख्यात कवि भी था । किन्तु कवित्व के प्रवाह में बहुकर उसने 
इतिहास के तथ्यों एवं साक्ष्यों की उपेक्षा नही की । जिस शासक के जो गुण भौर 
श्रवगुण थे, उनको ठीक उसी रूप में प्रकट किया। इतिहास के आलोक में 
सत्यासत्य के निर्णय मे उसने गहरी सूकबूक से काम लिया है। उसकी भप्रद्मुत 


पूर्ण भौर पर्चिसोत्तर के राजवंश 475 


प्रतिभा इस बात में देखने को मिलती है कि उसने इतिहास के इने-गिने तथ्यों 
तथा तत्सम्बन्धी घटनाओं को कविता की सीमा में आबद्ध किया ॥ 


उसका ज्ञान भ्रपरिमित था। उसको अपने देश की परम्परात्रों, 
झास्थाप्नों भौर भ्राचार-विचा रों की व्यापक जानकारी थी। देश की भौगोलिक 
सीमाओं के तथ्यों को उसने बड़ी सतकेता से प्रस्तुत किया है । उसमें वनस्पति 
विज्ञान तथा वास्तु झौर स्थापत्य भ्ादि कलाझो का भी सम्यक निरूपण हुआ 
है । भारत के श्ौर विशेष रूप से, काश्मीर के सामाजिक, राजनीतिक, प्राथिक, 
धार्मिक भ्रौर सांस्कृतिक जीवन की विविधताश्रों का उसने सूक्ष्म निरूपण किया 
है। उसने राजपरिवा रों की परम्पराओं का भी दिग्दर्शन किया है । 


काश्मीर की प्राकृतिक मय्यता को भी कल्हण ने यथावसर चित्रित किया 
है | वहाँ के प्बत, नदी, नद, भरने, सरोवर, वन-उपवन और पष्प आदि की 
रमणीयता का काव्यमय हृदयग्राही वर्णन करने मे उसने विशेष रुचि दर्शित की 
है । काश्मीर के नगरों, महानग्रों, ग्रामों, ग्रामटिकाग्नो श्रौर मठ-मन्दिरो के 
वर्णन श्रत्यन्त ही मनोरम हैं । इस प्रकार 'राजतरंगिणी”' सहज ही काश्मीर का 
विश्वकोश बन गयी है । 


प्रपनी इन्ही विशषताओो के कारण “राजतरगिणी” विश्व-साहित्य में 
उच्च सम्प्रान प्राप्त करने में सफल हो सकी। विश्व की प्रनेक भाषागप्रों 
मे उसके विभिन्न भरनुवाद तथा ख्पान्तर हो चुके हैं। मुगल कवि एवं 
इतिहासकार ग्रबुलफजल ने श्रपनी “झ्राई-ने-प्रकबरी”' में 'राजतरंगिणी' की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मुगल शाहंशाहों ने उसका फारसी भे प्रनुवाद 
कराया । इस दृष्टि से जेनुल भ्राबदीत (422-472 ई०) द्वारा कराया गया 
फारसी झनुवाद 'बहिएल अस्मार' (कथासागर) विशेष रूप से उत्लेखनीय है, 
जिसका संशोधन एवं भपूर्ण कार्य को विद्याप्रेमी सम्राट्‌ पश्रकबर के विद्वान 
इतिहासकार भब्दुलकादिर क्‍झ्लल्बदौनी ने 594 ई० में पूरा किया । इस झनुवाद 
से श्रकबर इतना प्रभावित हुआ्ना कि उसने बिना व्यवधान के रात भर जागकर 
सम्पूर्ण प्रन्थ को सुना । इसी प्रकार 67 ई० में इतिहासकार हैदर मलिक 
ने भी उसका एक रूपान्तर प्रस्तुत किया । 


इस प्रकार 'राजतरंगिणी' की लोकप्रियता निरन्तर बढती गयी । प्रांग्ल 
विद्वानों ने उस पर व्यापक कार्य किया । डॉक्टर बनियर कृत 'पैराडाइज श्रॉफ 
इण्डिया से विदित होता है कि उन्होंने हैदर मलिक के फारसी खूपान्तर को 


476 भारतोय संस्कृति झौर कला 


झंग्रेजी में भनूदित किया था; किन्तु वहू सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। 823 ई० 
में म्रक़ाफ्ट ने काश्मीर से शारदा लिपि में उपलब्ध देवनागरी लिपि में 
लिखित हस्तलिखित प्रति को सम्पादितकर 835 ई० में एशियाटिक सोसाइटी 
झॉफ बंगाल से प्रकाशित कराया। प्रो० बूलर, प्रो० विल्सन धौर डॉक्टर 
स्‍्टीन ने भी 'राजतरंग्रिणी' को प्रकाश मे लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
स्‍्टीन का संस्करण प्रत्यन्त खोजपूर्ण श्रोर सर्वांगीण है। संस्कृतज्ञ विद्वानू 
ट्रायर ने ।84-42 ई० में एक प्रामाणिक श्रनुवाद पेरिस से प्रकाशित कराया । 

“राजतरगिणी' की इस लोकप्रियता ने एक न्‍्लोर तो इतिहासबुद्धि भारतीयों 
की प्रतिभा को विश्रुत किया भौर दूसरी ओर यह सिद्ध किया कि झाठ सौ 
वर्ष पूर्व भारत में इस प्रकार के बृहत्‌ इतिहास-लेखन का कार्य सम्पन्न हुभ्ना । 
इस रूप में “राजतरंगिणी' भारतीयों की उच्च प्रतिभा एवं गौरव का प्रतीक 


बनकर विश्व-विश्वुत हुई । 
७ ७००७० 


उन्नीस (दक्षिण मारत के राजवंदों की सांस्कृतिक 
उपलब्धि 


दक्षिण भारत के राजवंश 


मारत की सांस्कृतिक प्रम्युनत्नति की दृष्टि से दक्षिण माशत का 
विशेष योगदान रहा है। उसकी ऐतिहासिक परम्परा को सातवाहनों झ्ौर 
शंगों से स्थापित किया जा सकता है । लगभग दो सौ वर्ष ई० पृव॑ से लेकर 
दूसरी शती ई० तक के चार सी वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में 
जिन विभिन्न राजवंशों का योगदान रहा, उनमें दक्षिण के सातवाहनों भौर 
शूगों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उनके शासनकाल मे साहित्य, 
संस्कृति भौर कला के क्षेत्र में जो प्रभूतपूर्व॑ उन्नति हुई, उसका उल्लेख 
यथास्थान कर दिया गया है । 


सातवाहनों के ही समकालीन कलिंग के चेदिवंशीय प्रसिद्ध शासक खारबेल 
(लगभग 200 ई० पूवे) ने दक्षिण की सांस्कृतिक परम्परा को उजागर किया । 
यह “'कलिंग चक्रवर्ती” स्वयमेव भ्रनेक विषयों का विद्वान्‌ था और उसी प्रकार 
उसके प्रताप का प्रातंक पूर्व मे सगध तक छाया हुम्रा था। दक्षिण की 
सांस्कृतिक गरिमा को बढाने वाले राजवशो में गगवंश, पल्‍लववश, चोलवश 
झर चालुक्यवंश का नाम उल्लेखनीय है । गंगों की कीति का प्रमर स्मारक 
कोणाक का सूर्य मन्दिर श्रपती धासिक महुत्ता शोर कला की भव्यता को श्राज 
मी घोतित कर रहा है | पल्‍लवों की संस्कृतप्रियदा, धामिक उदारता के झनेक 
प्रमाण भाज भी जीवित हैं । भनेक मव्य एवं विशाल मन्दिर और सितनवासल 
की ग्रुफाएँ उनके धर्मंसमन्वित कलानुराग के साक्षी हैं । 


इसी प्रकार चोलो झौर चालुक्यो की धामिक सहिष्णुता, विद्यानुरागिता 
झौर कलाप्रियता के बहुसंख्यक प्रमाण उनके यश को प्राज मी सुरक्षित बनाये 
हुए हैं। चोलों के शासन में मन्दिरों भौर मूर्तियों का निर्माण विशेष रूप से 


478 भारतोय संस्कृति श्लौर कला 


हुआ । चालुक्यों की कला-कीति एलीफ्रेण्टा भ्लौर बादामी की भव्य गुफाशों 
के रूप में जीवित है। उन्होंने घामिक समन्वय के साथ-साथ दक्षिण में साहित्य 
के निर्माण में मी विशेष योगदान किया । वे स्‍्वय विद्यावन्त थे शौर विद्वानों 
के प्रति निष्ठावान्‌ भी । उनके शासनकाल में कन्नड़ और संस्कृत-साहित्य का 
नव निर्माण हुआ । 


कलिग का चेदिवंश 


कलिंग का चेदिवंश भ्रपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन 
साहित्य मे कलिंग का उल्लेख प्राच्य जनपदो में हुआ है । पाणिनि के भ्रनुसार 
चह एकराज जनपद था। “महाभारत” झशौर पुराणों से लेकर दण्डी के 
'दशकुमा रचरित”' श्रौर राजशेखर की 'काव्यमीमासा' प्रादि विभिश्न ग्रन्थों में 
इस यशस्वी जनपद का उल्लेख हुश्रा है । 

कलिंय जनपद मौर्यों से पूर्व तन्‍्द साम्राज्य का श्रग था; किन्तु मौरयंयुग में 
वह स्वतन्त्र हो गया था | प्लिनी ने कलिंग की शक्तिशाली सेना का वर्णन 
किया है । अझ्रशोक के भ्रभिलेखों से विदित होता है कि' भ्रशोक ने कलिंग 
मे भयंकर रक्‍तपात किया था, जिससे पश्चात्तापववश वह बौद्ध बन 
गया था । झशोक के समय कलिंग की राजधानी तोसलो थी, जो कि श्राज 
भी जीवित है । 

मौर्य सम्राट्‌ श्रशोक के निधन के बाद कलिंग पर जिस चेदि नामक 
ब्राह्मण राजवंश की प्रतिष्ठा हुई यी, खारबेल उसी कुल का था| बाद मे वह 
ब्राह्मण से जेन हो गया था । उसने उत्तर-दक्षिण के मौर्य तथा सातवाहन 
साम्राज्यों को ग्रातकितकर बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। दो 
बार उसने मगघ को विजितकर कलिंग की कालिमा का बदला बुकाया था। 
वह्‌ बड़ा प्रतापाी तथा बलवान राजा था। उसके प्रभिलेखों मे उसे 
'कलिगाधिपति” तथा कलिंगचक्रवर्ती! कहा गया है । उसकी राजघानी 
कलिगनगर थी । भ्रमिलेखो के अ्रनुसार एक तूफान में कलिंगनगर के द्वार, 
प्रास।द, मवन झौर उपवन, सब नष्ट हो गये थे, जिनका खारबेल ने पुनर्निर्माण- 
कर एक नहर तथा भव्य मन्दिर का निर्माण करके नगर की शोभा 
को बढ़ाया था । 


खारबेल का एक महत्त्वपूर्ण हाथीगुम्फा (मुवनेश्वर, पुरी जिला के निकट) 
प्रभिलिल उपलब्ध है, जिसमे खारबेल को चेदिकुल का तीसरा शासक बताया 


दक्षिण भारत के राजवशों की सांस्कतिक उपलब्धि 479 


गया है (एपि० इं०, 20 जनवरी, 930, पृ० 7!; जे० बी० श्रो० श्रार० एस०, 
98 (4) पृ० 364 भादि)। इस शअ्रमिलेख के श्रध्येता श्राधुनिक इतिहासकार 
विद्वानों का भ्रभिमत है कि खारबेल यवनराज (योनराज) डेमिट्रियस 
(दिमित) का समकालोन था और हाथीगुम्फा तथा नानाघाट के भमिलेखों में 
पर्याप्त एकता होने के कारण वह सातवाहन सम्राट्‌ सातकणि प्रथम 
(72-62 ई० पूर्व) के श्रासपास हुआ, जिससे उसका स्थितिकाल 200 ई० 
पूर्व के झारम्म में सिद्ध होता है । उसके इस महत्त्वपूर्ण अमिलेख में लिखा है कि 
गणित, व्यवहारशास्त्र (कानून) श्लौर प्रर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्कर वह 
24 वर्ष की भ्रवस्था में सिहासन पर बैठा था । 


कलिगराज खारबेल से पहले और उसके बाद के चेदि शासकों का कोई 
ऐतिहासिक वृत्त उपलब्ध नही होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि खारबेल के 
बाद कलिंग का राजवश क्षीण हो गया था; किन्तु उसका श्रस्तित्व बना हुआ्ना 
था । चौथी शती ई० में वह एक छोटे-से राज्य के रूप मे वतंमान था, जिसका 
कि गुप्त साम्राज्य मे विलय हो गया था । पाँचवीं शती ई० में मध्य कलिग पर 
पितृभक्तवंश श्रौर दक्षिण कलिंग पर माठर तथा वासिष्ठयंश के राजा राज्य 
करते थे । 


गंगवंश 
कलिग पर चेदिवंश के बाद जिन प्रभावशाली राजवशों का उदय हुप्रा 
उनमें गगवंश का नाम प्रमुख है । ईसा पूर्व दूसरी शती में चेदिराज खारबेल 
ते कलिग की कीति को उच्चस्तर पर पहुँचाया । उसके बाद मध्ययुगीन राजवशो 
में हषवर्द का भी कुछ समय तक वहाँ शासन बना रहा । उसके समय 


भारत मे श्राये चीनी यात्री छत-त्साँग ने मी अपने यात्रा-वृत्तान्त में कलिंग 
की स्थिति पर प्रकाश डाला है । 


कलिंग पर गंगवंश का शासन 6ठी श० ई० से लगमग ।3वी श० ई० तक 
बना रहा । गंगवंशीय शासकों में नरपिह॒देव प्रथम ( 258-264 ई० ) का 
नाम प्रमुख है। वह बड़ा घम्मप्राण, कलानुरागी तथा विद्याप्रेमी शासक था। 
कोणाके के प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर के रूप में उसकी कीति भ्राज मी जीवित है। 
धंगों को राजधानी करलिगनगर थी, जिसका समोकरण वर्तमान कलिंगपत्तनम्‌ 
सें किया जाता है । 


480 भारतोय संस्कृति औौर कला 


कलिग के गंगबंशीय शासकों के समय मारतोय धर्म, साहित्य तथा शासन 
का द्वीपान्तरों तक प्रचार-प्रसार हुआ । उनमें बरमा और सलय का नास प्रमुख 
है। मलय-साहित्य में कलिंग की प्रशस्त चर्चाएँ गंगो के सांस्कृतिक प्रसार 
की भूचक हैं । 
कोणार्क का सर्य मध्दिर 

कोणार्क उड़ीसा प्रदेश के पुरी जिले जगनश्नाथपुरी से 26 मील उत्तर-पूर्व 
दिशा में समुद्र तट पर भ्रवस्थित है । कोणाक सूर्य मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है । 
मन्दिर की रचना रथ के रूप में की गयी है, जिसमें 9 फुट 8 इंच व्यास के 
जौबीस विशाल पहिए बनाये गये हैं और जिन्हे सात घोड़ो से खीचते हुए 
दिखाया गया है । यह रथ ससार-रूप चक्र का प्रतीक है श्रौर इसके द्वारा सृष्टि 
की नित्य सचरण क्रिया का भाव व्यक्त किया गया है। इसका निर्माण गग 
राजा नरसिहदेव प्रथम ([238-64 ई०) ने किया था । 

यह विशाल मन्दिर 865 ५५ 540 चौकोर प्राकार से घिरा हुआझ्ला है। उत्तका 
मुख पूर्व की भोर है। मन्दिर के तीन प्रधान अंग हैं-- देउल (गर्म गृह), जगमोहन 
(मण्डप) और नाटमण्डप । नाटमण्डप का शिखर भाग ध्वस्त हो चुका है । 

कोणार्क के सूर्थ मन्दिर में भारतीय स्वापत्य का चरमोशन्नत रूप 
सुरक्षित है। उसकी वास्तुकला प्रौर मूतिकला की भव्यता दर्शनीय है। उसका 
नाटमण्डप नाना प्रकार के अभ्रलकरणों तथा मूर्तियों से सुशोमित है। उसके 
सोपानमार्ग के दोनो श्रोर गजशादलो की विशाल तथा भयावह मृतियाँ 
बनी हुई है । 

मूर्ति-निर्माण तथा वास्तुकला की दृष्टि से जगमोहन भौर देउल का विशेष 
महत्त्व है । मन्दिर के ये दोनों श्रग एक ही जगती पर टिके हैं4 जगती के नीचें 
गजरथ बना है, जिस पर विभिन्न मुद्रा्रो से युक्त हाथियों के सजीव दृश्य भं कित 
है । उसकी जग्रती पर विभिन्न देवी-देवताशो गन्धरव, किन्नर, नाग, विषघर प्ौर 
अप्सराशो की भव्य मूर्तियाँ उत्कीणित हैं । इसके प्रतिरिक्त कामासक्त 
स्त्रो-पुरुषो की विभिन्‍्त भाव-मंगरिमाश्रों से युक्त श्राकृतियाँ अ्रत्यन्त ग्राकर्षक 
झौर सुन्दर हैं । 

गर्मगृह (देउल) के तीनो भद्रों मे गहरे देवकोष्ठ बने हैं, जिनमें भगवान 
सूर्य की श्रलोकिक दीप्तिमय पुरुषाकार मूर्तियाँ सुशोधित हैं। जगमोहन का 
प्रवेश द्वार नाना प्रकार के प्लंकरणों से सुशोमित है। यह मी तीन तलो में 
विभक्त है, जिनमे सेता, भालेट, शोभायात्रा, नृत्यगान, पृजापाठ पश्रादि अनेक 


वक्षिण भारत को शाजबंशों को सांस्कृतिक उपलब्धि 494 


विषयों से सम्बद्ध दृश्य अंकित हैं । उनमें स्थापित स्व्री-पूतियों की शोभा-सज्जा 
विशेष रूप से दर्शनीय है । वे बाँवुरी, शहनाई, ढोल, मृदंग, काँक भौर मंजीरा 
बजाती हुई विभिन्न आकर्षक मुद्राश्री में दर्शक को भ्रपनी सजीवता का झामास 
दिलाती हुईं प्रतीत होती है । स्त्री-मूतियों से सुशोमित जगमोहन का शिखर न 
केवल वास्तुकला की सर्वांगीण सुधरता का द्योतन करता है, अपितु कलात्मक 
सौन्दर्य की दृष्टि से भी उसका श्रपूर्व महत्त्व है । 


पलल्‍लववबंश 


पलल्‍लवो के मूल इतिहास के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं। विभिन्न 
विद्वातों की इस सम्बन्ध में अ्रनग-प्रलग धारणाएँ हैं | प्राय! समी इतिहासकार 
यह मानते है कि पल्णवों का मूल दक्षिण मारत के ब्राह्मणवंश से था; किन्तु 
बाद में युद्धजीवी होने के कारण उन्हें क्षत्रिय मान लिया गया । 


तीसरी-चौथी शती ई० के बीच प्राकृत माषा में उत्कीणित तीन ताम्रपत्रों 
से ज्ञात होता है कि पल्‍ललव राजवश के श्रादि पुरुष का नाम बप्पदेव था, जिसने 
दक्षिण मारत मे काँची (कॉजीवरम्‌) झौर धान्यकटक (धरणीकोटा) नामक 
दी राजधानियों स्थापितकर पल्लव साम्राज्य की नीव डाली थी (गोपालन्‌-- 
हिस्द्ी श्रॉफ दि पल्‍लवाज झ्रॉफ काँची, पृ० 32) । बष्पदेव के बाद उसका पुत्र 
शिवस्कन्दवर्मन और तदनन्तर विष्णग्रोप उत्तराधिकारी हुए। विष्णुगोप ने 
सम्राट्‌ समुद्रभुप्त को श्रात्मसमर्पण किया था। इन तीनो पल्लव शासकों का 
समय तीसरी से छठी शती ई० के बीच था । 


छठी शी के प्रन्त में सिहविष्ण (575-600 ई०) नामक एक प्रतापी 
सामन्‍्त ने नया पललववश प्रतिष्ठित किया । सिंहविष्ण के बाद उसका पुत्र 
महेन्द्रवमेन्‌ प्रथम (600-630 ई०) गद्दी पर बेठा । वह बड़ा पराक्रमी, कलाप्रेमी, 
साहित्यानुरागी भौर निर्माण कार्यों में अभिरुचि रखता था | वह शेच था भौर 
उसने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के भव्य मन्दिरो का निर्माण कराके अपनी घामिक 
गरिमा को चिरस्थायी बनाया। चित्रकला तथा संग्रीत मे उसकी विशेष 
भअ्भिरुचि थी । उसे 'मत्तविलास प्रहसन' नामक एक व्यंग्यात्मक' प्रहसन का 
भी रचयिता माना जाता है। 7वीं शत्ती ई० के द्वितीय चरण से लेकर लगभग 
895 ई० के बीच पललववंश के प्रसिद्ध शासकों में क्रमशः नररासिहवर्मन्‌ प्रथम, 
परमेश्वरमन्‌ प्रथम, नरसिहवर्मन्‌ द्वितीय, नन्दिवर्मन्‌ भौर झपराजितवर्मनू का 

$] 


482 भारतोय संस्कृति झोर कला 


बभाम उल्लेखनीय है (विस्तार के लिए--इण्डियन एण्टीक्वेरी, खण्ड 52, पृ० 
77-82; श्रामंगर--जरनल श्रॉफ इण्डियन हिस्द्री, खण्ड 2, माग ), पृ० 22-66; 
जामसवाल--जरनल  झॉफ-दि बिहार ऐण्ड भोड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, 
मार्च-जून 933, पूृ० 8-83; गोपालन्‌--हिस्ट्री भ्रॉफ दि पललवाज ऑफ 
काँची, पृ० 34)। 


ससस्‍्कृतप्रियता 


पल्‍लव राजवंश का लगभग छह सौ वर्षों का इतिहास उसकी साहित्यिक 
भ्रभिरुचियों, कलानुरागिता भौर घाभिक सहिष्णुता के कारण भ्रपना गौरवशाली 
स्थान रखता है। उनका शासनकाल बस्तुतः दक्षिण भारत के साहित्य, घर्मे 
तथा कला फा भव्य इतिहास है । 


झपनी संस्कृतज्ञता और बिद्वन्निष्ठा के रूप में उन्होंने शुग-सातवाहनों की 
परम्परा को पुनरुज्जीबित किया । सस्क्ृत भाषा के प्रचारार्थ भौर तत्कालीन 
संस्कृतज्ञ विद्वानों के लिए उन्होने जो कार्य किये, वे इतिहास में अमर है। 
पलल्‍लवो की राजधानी काँची संस्कृत-शिक्षा का भारतप्रसिद्ध केन्द्र था। 
संस्कृत के विशाल वाइमय में काँची का व्यापक उल्लेख पल्‍लवो की संस्कृतनिष्ठा 
का ही परिचायक है। पल्लवों के संस्कृतानुराग के प्रमाग उनके उपलब्ध 
श्रभिलेख हैं, जो कि प्राय: सभी संस्कृत में हैं । त्रावणकोर निवासी “किरातार्जुनीय 
महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवि पललव सिंहविष्णु (575-00॥ ई०) 
के सभा विद्वान थे । दिद्लनाग, मयूरशर्मन्‌, दण्डी भौर भानुदत्त भ्रादि विद्वानों 
के ग्रन्थो से विदित होता है कि वे श्रपनी शान-पिपासा की तृप्ति के लिए कॉची 
झ्ाये थे। व्यंग्यात्मक प्रहतन “मत्तविलास' के रचयिता मभहेन्द्रवर्मन की 
संस्कृत-प्रभिज्ञा का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । प्राधुनिक 
.इतिहासकार विद्वानों का अमिमत है कि भास तथा शुद्रक के नाटकों 
को प्लभिनय योग्य बनाने के लिए नरसिहवर्सनू के समय (695-722 ई० ) 
उनका संक्षिप्तीकरण किया गया था (हिस्द्री श्रॉफ पल्लवाज श्रॉफ काँची, 
पृ० 59) । 
चघार्मिक उदारता 


सभी पल्‍लव शासक घामिक उदार एवं सहिष्णु थे । यद्यपि दे प्रधिकतर शैव 
थे; किस्तु वैष्णवों था भन्य धर्मानुयायियों के साथ उनके सम्मानित सम्बन्ध 
बने रहे भोर उन्‍हें उन्होंने प्रोत्साहित किया । सन्त प्रय्यर भौर तिरुमगे या 


वक्षिण भारत के राजबंशों की सांस्कृतिक उपलब्धि 468 


तिरज्ञान तथा सम्बन्दर जेसे शैव-वष्णव सन्‍त भौर पेरुत्देबनार जेसे तमिल 
साहित्यकार उन्ही के शासनकाल में हुए। उनके द्वारा निर्मित शिव एवं विष्णु 
के भव्य मन्दिर न फेवल उनकी धामिक रुचि के परिणाम हैं, अपितु उनके द्वारा 
कला का भी व्यापक रूप से संरक्षण हुआ । 
कलाप्रियता 

उनकी घाभिक सहिष्णुता ने ही पल्‍लव शासकों को कलानुरागी बनाया । 
दक्षिण भारत के भोर-छोर तक फैले भव्य एवं विशाल देवमन्दिर न केवल 
उनके धार्मिक जागरण के स्मारक हैं, भ्रपितु उनके द्वारा भारतीय स्थापत्य, 
मूति तथा चित्रकला की थाती क्वा मी संरक्षण हुथा । इन देवमन्दिरों में 
उत्कीणित देव प्रतिमाएँ तथा पलल्‍लव राजा-रानियों की पुरुषाकार प्रतिमाएँ 
कला की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। महावलीपुरम्‌ की वराह गुफा में 
सिह॒विष्णु (979-600 ई०) झौर उसकी दो रानियों की मानवाकार प्रस्तर 
प्रतिमाएँ इसी प्रकार की हैं । 

भारतीय मृत्िकला की अ्रजस्र धारा श्रपने-प्रपने युगों की तिष्ठाओों और 
सौन्दयं-प्रनुराग की पद्धतियों को भ्पने में समेटे हुए भारत के चारों शोर 
प्रसारित एवं विकसित होती हुई भ्रागे बढ़तो गयी ॥ श्रजन्ता के बाद दक्षिण 
भारत में मूतिकला की परम्परा विशेष रूप से उजागर हुई, जिसका एक 
उदाहरण महावलीपुरम्‌ के मन्दिर की चट्टान पर उत्कीर्णित अर्जुन के रथ की 
दो भ्रादमकद राजरानियाँ हैं । इस भमूतिफलक के तीन भाग हैं । बीच में 
तग्तावस्था मे दो सुकुमार स्त्रियाँ खड़ी हैं श्रौर उनके दक्षिण पाश्व में एक 
दण्डधा री रक्षक झौर वाम पाशएवे में हाथी पर एक व्यक्ति सवार है | बीच की 
दोनों छरहरे शरीर वाली स्त्रियों की झाकृतियाँ बडी सम्मोहक तथा गरिमामय 
हैं। यह मुतिफलक अलंकरणों की भरमार से रहित अपनी सादगी धौर 
सात्तविकता की दृष्टि से परम्परागत क्लासिक कला के आरादर्शों को श्रपने में 
समन्वित किये हुए है । सिहविष्णु के पुत्र महेच्द्रवर्मन्‌ प्रथम (600-630 ई०) 
मे ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव के भव्य मन्दिरों फी स्थापता की । उसके द्वारा 
स्थापित मन्दिरों में त्रियनापल्‍लो, महेन्द्रवाडि शौर डलवानूर के मन्दिरों का 
नाम उल्लेखनीय है, जो कि स्थापत्य तथा मूर्तिकला के संगम हैं । ये सन्दिर 
उसके चित्रकला-प्रेम के भरी साक्षी हैं। उसके पुत्र नरसिहवर्मत्‌ प्रथम 
(630-668 ई०) ने महावलीपुर का गौरव बढ़ाया । उसने वहाँ एक ही प्रस्तर 
पर निर्मित सस्दिरों तथा रथों का निर्माण कराके श्रपनी कलाश्रियता का 
परिचय दिपा । 


484 . भारतोंव संस्कृति झोर कला 


गुप्तोत्तर मध्ययुगीन भारत में जो कला-निर्माण हुआ भौर जिस पद 
गुप्त शैली का प्रभाव रहा, ऐसे कला-केन्द्रों में मामल्‍लपुरम्‌ का नाम उल्लेखनीय 
है । यहाँ की गंगावतरण मूर्ति भपने स्वरूप झौौर अपनी शेलीगत तकनीकी में 
एलोरा, एलीफ॑ैण्टा तथा बादामी के मूर्तिशिल्प से सर्वथा स्वतन्त्र है। इस 
मूर्ति के गठन तथा उसकी गत्यात्मक लय ने उसमें श्रोजस्थिता तथा भाकर्षण 
को पर्याप्त रूप में निखारा है, जो कि भ्रमरावती और साँची की प्रुनरावृत्ति 
को प्रतिमासित करती है। परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम (670-695 ई०) ने भी 
महावलीपुरम्‌ की कुछ कला-कृतियों का निर्माण कराया | उसके द्वारा काँची 
के निकट क्रम्‌ नामक स्थान में निर्मित शिव मन्दिर का नाम उल्लेखनीय है । 


उसका पुत्र नरसिहवर्मन द्वितीय (695-722 ई०) के शान्तिपूर्ण एवं समृद्ध 
शासन में कला तथा साहित्य की पर्याप्त प्रगति हुई । काँची का केलाशमन्दिर 
झ्ौर मामल्‍लपुरम का मन्दिर उसी ने निर्मित कराये, जो अपनी विशालता 
तथा सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध हैं। मारत के सास्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना 
के लिए उसने एक राजदूत-मण्डल को चीन मेजा था। तिरुपाड़ि के 
शिवमन्विर॒को परमेश्वरवमेन्‌ द्वितोय (722-730 ई०) ने बनवाया था । 
उसका पुत्र नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय (7830-800 ई०) बड़ा विद्वानू, कलाप्रिय और 
ध्रमेप्रवत्ति का शासक था। उसने दक्षिण में अनेक पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार 
किया और मुक्तेश्वर, वकुण्ठ पेझमाल तथा भ्रन्य अनेक मन्दिरों का नये सिरे 
से निर्माण कराया । वहू परम वेष्णव था। प्रसिद्ध वेष्णव सन्त तिरुमग भ्रल्वार 
उसी के समय हुप्ना । नन्दिवर्मंन तृतीय (847-872 ई०) ने स्थाम तक 
सांस्कृतिक प्रचार किया । उसने बहाँ एक विष्णु मन्दिर की मी स्थापना की । 
झपनी नौ-शक्ति को उसने इतना बढाया कि उसके द्वारा द्वीपान्तरों से भारत के 
व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थायी परम्परा प्रवर्तित हुई । 


सितनवासल 


पल्‍लवो की महानतम एवं श्रमर कलात्मक देन सिसनवासल की गुफाएँ हैं, 
जो कि तज्जोर के पुदुकोट्टा नामक स्थान पर बनी हुई हैं । यहाँ की गुफाओों तथा 
गुफाचित्रों के निर्माण में महेन्द्रवमेंन तथा उसके पृत्र नरसिहवर्मन्‌ का योगदान 
रहा । यहाँ के गुफाचित्र ग्रधिकतर ब्राह्मणध्॒म के देवी-देवताओं भ्रौर कुछ जैन 
तीयंकरो के हैं। उन पर अभजन्ता का प्रमाव है। वहाँ फूल, फल, पेड़, पौधे, 
तालाब झोर पवंत श्रादि के प्राकृतिक दृश्य बड़ी भव्यता से उतारे गये हैं। 


इक्षिण भारत के राजदंशों को सांस्कृतिक उपलब्धि 485 


वहाँ के नुत्य-गान-शत, प्राभूषण-भलंकृता नृत्यागनाझरों के चित्र विशेष कप से 
दशेनीय हैं । 


चोल राजवंश 


दक्षिण मारत के मध्ययुगीन राजवंशो में चोल राजवंश का ऐतिहासिक 
महत्त्व है । यह वश द्रविड़ ससक्ृति का वाहक एवं उदच्नायक था । 4वीं शती 
के भारम्म मे, जब कि उत्तर मारत पर सुबुक्तिगीन गोरी तथा उप्तके बाद 
महमृद गजनबी के श्राक्रमण हो रहे थे भौर शभ्रान्तरिक कलहों के कारण वहाँ 
का जन-जीवन भ्रशान्त एवं त्स्त था, दक्षिण मे चोलों का शासन था । 


चोलों ने स्वयं को सूर्यवंशी कहा है । उनके मध्यकालीन उत्तराधिकारी 
भ्पने को कलिकाल से परम्परागत काश्यपगोत्रीय मानते हैं। उनका इतिहास 
बहुत प्राचीन है; किन्तु वह क्रमबद्ध रूप मे उपलब्ध नहीं है । लगभग 9वी शत्ती 
ई० के मध्य में विजयालय (850-870 ई०) ने इस राजवंश का पुनरुत्थान किया । 
उसके बाद उसकी वंश-परम्परा के लगभग बीस शासकों ने खार सौ वर्षों तक 
दक्षिण मे शासन किया । चोल त्रिजयालय के बाद आदित्य प्रथम 
(87-907 ई० ), परास्तक प्रथम (907-955 ई०) के बाद क्रमश: गण्डादित्य, 
पभ्ररिजय तथा सुन्दर चोल नामक तीन शासकों ने लगभग तीस वर्षों तक शासन 
किया । तत्पश्चात्‌ राजराज प्रथम (985-0]4 ई०) झौर राजेन्द्र प्रथम 
(0]4-04% ई०) चोलवंश के उत्तराधिकारी बने । राजेन्द्र प्रथम के 
शासनकाल मे द्वाविड़ संस्कृति श्रपनी उचन्नतावस्था में थी। पूर्व, दक्षिण भौर 
पश्चिम के समुद्रतटों पर उसका स्वासित्व था। उसने चेर, पाण्डय तथा सिहल 
पर आाक्रमणकर उन्हें मी प्पने साम्राज्य मे मिला लिया था। सुदूर मलय 
द्वीप, जावा, सुमात्रा तक उसने तमिल संस्कृति का बिस्तार किया । सुमान्ना 
के शक्तिशाली शैलेन्द्रवंश के श्रनेक समुद्री उपनिवेशों पर उसने अधिकार कर 
लिया था। पूर्व में बंगाल तक वह भ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था । 


राजेन्द्र प्रथम के बाद क़मशः राजाधिराज प्रथम (044-054 ई०), राजेन्द्र 
द्वितीय (!055-]066 ई०), वीर राजेन्द्र 066-]070 ई०) चोलवंश के शासक 
हुए । वीर राजेन्द्र के कुछ मास शासन करने के उपरान्त चालुक्य कुलोसुंग 
प्रथम (070-7 ई०) अधिकारी बना । चोलवंश से उसका मातृ-सम्बन्ध 
था। उसके बाद चोलों भौर चालुक्यो में सत्ता के लिए निरन्तर संघर्ष होता 
रहा भशौर एक-दूसरे के हाथ में सत्ता हस्सान्तरित होती रही। कुलोसुंग के 


486 भारतीय संस्कृति श्ौर कला 


बाद चोल शासकों की परम्परा विक्रम (8-33 ई०), कुलोसुंग द्वितीय 
(5-73 ई०), राजाधिराज द्वितीय (74-]]79 ई०), कुलोसुंग तृतीय 
(7980-28 ई०) झौर राजराज तृतीय (!29-246 ई०) तक बनी रही । 
इस वंश का भस्तिस शासक राजेन्द्र तृतीय (2475279 ई०) में हुआ । लगभग 
]90 ई० तक इस बंश के शासकों की परम्परा पाण्ड्यों के सामन्‍्तों के रूप 
में घनी रही । 
घोलपुगीन संस्कृति 
चोल शासक धार्मिक सहिंष्णु, उदार, विद्यासुरागी तथा कलाप्रेमी थे । 
वे स्वय शियोपासक थे; किन्तु जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के उस्तयव में उनका 
योगदान रहा । राजराज प्रथम के शासवकाल (985-04 ई०) में तमिन्न 
के शेवधमे ग्रन्यो को सकलित किया गया । इसी प्रकार नाथमुनि ने वेष्णव- 
धर्म को प्रतिष्ठित किया गया । उनके पुत्र प्रसिद्ध वेष्णवशिरोमणि यामुनाचार्य 
(झ्रालवदार) हुए। चोलयुगीन धार्मिक स्थिति के उन्चायक यासुनाचाये के भ्रनुज 
रामानुजाचार्य १। भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वे विशिष्टादेतवादी 
वेष्णव दाशंनिक थे; किन्तु उन्होने मन्दिरों की परम्परागत पूजा-विधि में नया 
सुधारकर यह व्यवस्था की कि वर्ष में एक दिन मन्दिरों को प्रन्त्यजों के प्रवेश 
के लिए खोल दिया जाय । रामानुज के इस धाभिक भौदार्य का प्रमाव दक्षिण 
से उत्तर तक प्रसारित हुआ और उसकी परम्परा निरन्तर प्रशस्त होती रही । 
चोलो के शासनकाल में बैष्णव, शैव, जन भर बौद्ध धर्मों के भ्रतिरिक्त 
पाशुपत, कापालिक, कालमुख या कोलिकफ जेसे वाभमार्गी तान्त्रिक सम्प्रदायो 
का भी भ्रस्तित्त बना रहा । इन सम्प्रदायों ने विकृत एबं निक्ृष्ट उपासना 
पद्धतियों का प्रचलन किया । 


चोल शासकों ने मन्दिरों के निर्माण में विशेष अ्रभिरुचि दर्शित की । 
चोल शासको को भवन-निर्माण श्रौर मू्ति-मन्दिर-निर्माण का अझ्रद्मुत शौक था । 
उनके द्वारा निमित मन्दिरो में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावोत्पादक राजराज 
प्रथम द्वारा तज्नोर में निभित राजराजेश्वर का मन्दिर है। अपनी ऊँचाई एवं 
विशालता की दृष्टि से उसका विशेष महत्व है। उसकी भित्तियों पर भ्रंकित 
चित्र बड़े महत्त्व के हैं। इस रूप में यह मन्दिर स्थापत्य, मूर्ति श्रौर चित्रकला के 
इत त्रिविध रूपों का सहज ही संगम बन गया है । इसी प्रकार राजेन्द्र प्रथम ने 
गंधकोण्डचोलपुरम्‌ (त्रिचनापल्‍ली) में गंगेकोण्डचोलेश्वर मन्दिर का निर्माण 


इक्षिण भारत के राजवंशों की सांस्कृतिक उपलब्धि 487 


फराया । यह मन्दिर भी झ्पनी विशालता एवं मसू्ति-निर्माण की दृष्टि से 
उल्लेखनीय है । मन्दिरों के अतिरिक्त मूर्तियों के निर्माण में चोल युग का 
विशेष भहृत्त्त है। अजन्ता, बादामी, एलोरा धौर एलीफैण्टा के निर्माण तथा 
पुनरुद्धार श्रौर वहाँ. के स्थापत्य, मृतियों तथा चित्रों के उत्थान में चोनों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इस युग में पाषाण और घातु दोनों प्रकार की 
बहुमूल्य कलात्मक गृू्तियों का निर्माण हुआ । इस युग की कॉस्य प्रतिभाएँ 
झपनी सुन्दरता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनमें नटराज को 
मूर्तियाँ सर्वोत्कृष्ट हैं । 


नटराज की नृत्त-मूर्तियों के निर्माण मे चोल राजाशों का शासनकाल 
स्वरणयुग रहा है। इस युग में निमित चिरमस्यरम्‌ का नाम उल्लेखनीय है । इस 
विशाल एवं भव्य मन्दिर में नटराज के 08 नृत्यों का श्रकन हुभा है । 
चोलकालीन तटराज की मूर्तियों में मद्रास सग्रहालय का संग्रह सर्वाधिक 
महत्त्वपुर्णं माना जाता है। इस संग्रहालय में सुरक्षित श्रधिकतर मूतियाँ 9वीं 
शती की हैं। इसके भ्रतिरिक्त तिरुवरंगल से उपलब्ध झौर राष्ट्रीय संग्रहालय, 
नई दिल्‍ली तथा प्रिंस श्रॉफ वेल्स म्युजियम, बम्बई के संग्रहो में सुरक्षित 
चोलकालीन नटराज की मूर्तियाँ का नाम उल्लेखनीय है। इन संग्रहों की 
झधिकत्तर मूर्तियाँ 0वी शत्ती की हैं। भारत के श्रतिरिक्त चोलकालीन 
नटराज की मूत्तियाँ श्रीलंका, एमस्टरडम, बेकाक, पेरिस, बोस्टन, ब्रेकलेन झौर 
साउथ कैँसिंगटन आदि विदेशी कला-संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं । 
ताल-लय-बद्ध नटराज की ये मू्ियाँ सत्‌-चित्‌-प्रानन्द की प्रतीक झौर अपने 
निर्माताश्रो के कौशल की भ्रमर स्मृतियाँ हैं । 


चोलशासकों के समय कॉँस्य मूत्तियों का व्यापक रूप से निर्माण हुआ । 
इस प्रकार की लगभग 294 कॉँस्य मूतियों का एक बृहत्‌ संग्रह नागपट्टनम्‌ से 
प्राप्त हुआ है, जो कि मद्रास सम्रहालय मे सुरक्षित हैं। यह नाग्रपट्टनम्‌ दक्षिण 
भारत के पूर्वीय सागर तट पर एक बन्दरगाह था, जिसका उल्लेख सोमेश्वर 
भूपषति के 'मानसोल्लास” आआ्रादि ग्रन्थों मे हुआ है । इस संग्रह में नटराज तथा 
झन्य ब्राह्मण देवो-देवतापों की मूर्तियों के श्रतिरिक्त बुद्ध, मैत्रेय, श्रवलोकितेश्वर, 
मञजुश्री श्रौर तारा आदि बौद्धधर्म से सम्बद्ध मूतियों का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इस युग में निभित नढराज के अभ्रतिरिक्त शिव के विभिन्न 
रूपों, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, राम, सीता, सप्तमातृकाएँ, लक्ष्मी झौर भू-देवी कौ 
झतेक भव्य मूर्तियों का निर्माण हुआ । यह परम्परा लगभग !7वी शती तक 


488 भसारतोय संस्कृति श्ौर कला 


बनी रही । चोलयुगीन ये मन्दिर धर्म प्रतिष्ठान, कल केन्द्र झौर ज्षानकेन्द्र ये । 
उनमें झनेक उच्च विषयों की शिक्षा दी जाती थी । उन्होंने संस्कृत भ्रध्यापन के 
लिए ब्रह्मपुरी तथा घटिका नाम से विद्यालयों की स्थापना की थी | चोल 
स्‍्वय संस्कृतश् थे । त्योहारों भोर उत्सवों के समय वहाँ नाट्थ-गान भझादि 
मनोरंजन के भी ग्रायोजन हुमा करते थे । अनेक शिल्पियों एवं कलाकारों के बे 
झ्राजीविका के केन्द्र थे। उनका शिल्प विशेष रूप से प्रशंसनीय है । उनके 
विमानों, स्तम्भों, प्रांगणो श्रौर गोपुरो की रचना-विधि सर्वेथा भपूर्व एवं 
भ्रनुपम हैं । 


बोल युग तमिल-साहित्य के निर्माण का स्वर्णयुग माना जाता है । 
संस्कृत की मी प्रनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ इस युग में निर्मित हुई । दर्शन, पुराण 
और प्रबन्ध भ्रादि झनेक विषयों की बहुसख्यक कृतियों का निर्माण होकर चोलों 
के शासन की कीति युग-युगान्तर के लिए' श्रमर बनी । इस युग की रचनाश्रो 
में शेक्विलार का 'तिरु तोण्डर पुराणम्‌' या 'पेरियपुराणम्‌!र का विशेष महत्त्व 
है । वेष्णव मक्ति-साहित्य की प्रायः सभी उत्कृष्ट कृतियाँ सस्कृत में रची 
गयी। इस प्रकार से वेष्णवाचार्यो के नाथमुनि, यामुनाचार्य श्रौर रामानुज की 
रचनाझो का नाम उल्लेखनीय है। संस्कृत के टीका-प्रन्यो का भी निर्माण 
हुआ । जेन-बौद्धों के साहित्य की भो उन्नति हुई। जैन कवि तिरुत्ततकदेवर 
0वी श०) का तमिल महाकाव्य 'जीवकचिस्तामणि/” इसी युग की रचना है । 
इस समय के प्रमुख तमिल प्रन्थकारों म तोलामोलि, कल्लाडनार, राजकवि 
जयन्गोण्डा, राजकवि झ्रोट्रक्त्तन का नाम उल्लेखनीय है । त|मल की प्रसिद्ध 
“रामायणम्‌' या “रामावतारम्‌' की रचना महाकवि कम्बन ने कुलोत्तुग तृतीय 
के शासनकाल मे की थी । जैन विद्वान श्रमितसागर ने तमिल छन्दशास्त्र पर 
याप्परुंगलम्‌' भौर बौद्ध बुद्धणित्र ने तमिल व्याकरण पर 'वीरशोलियम्‌' की 
रचना चोलों के राज्यकाल मे ही की थी ! 

चोलो के शासनकाल की श्रनुपम देत बेकट माघव का 'ऋग्वेद-भाष्य' है, 
जिसका निर्माण परान्तकर प्रथम के शासन काल में हुआ। इसी प्रकार 
केशवस्वामिन्‌ का 'नानार्थाणंव संक्षेप वामक कोश-प्रन्थ की रतना राजराज 
द्वितीय के श्राश्रय में हुई । 


लगभग ०वी से 2वीं शती के श्रन्त तक श्रीलंका, नीकोबार द्वीप 


समूह, मलय प्रायद्वीय, जावा, सुमाज्ना, कम्बुज, पगान, बोरोबुदुर श्र अ्ंगकोर 
द्वीपों तक तमिल-साहित्य तथा मारतीय कला का प्रचार-प्रसार हुआ । बोलो के 


बल्षिण भारत के राजबंधों की सांस्कृतिक उपलब्धि 489 


इस गौरवशालो रिक्‍्थ ने सुदूर द्वीपान्तरों की संस्कृति, कल्ला एवं धर्म को झ्ागे 
की झमेक शतियों तक प्रभावित किया । 


चालुक्यवंश 


इतिहासकारो ने चालुक्यों के तीन कुलो का उल्लेख किया है--. गुज रात 
(प्रनहिलवाड), 2. वातापि और 3. कल्याण । चालुक्यों का एक कुल पूर्वी 
चालुक्य या बेगी चालुक्य के ताम से भी प्रसिद्ध था, जो कि वातापि के 
चालुक्यों को ही एक शाखा थी। चालुक्यो का मूल सम्बन्ध सोलंकीवंश से 
बताया जाता है। इस वंश का मूल संस्थापक मूलराज सोलंकी था। इसी 
कारण झ्ागे चलकर चालुक्यों प्रोर सोलंकियो का एक साथ प्रवतंन हुआ । 
बातापि के चालुक्य 


चालुक्यवश का मूल सम्बन्ध श्रयोध्या से बताया जाता है । श्रयोध्या से 
चलकर राजकुमार विजयादित्य ने दक्षिण में झपना राज्य स्थापित किया । 
उसका पुत्र विष्णुवर्धनू हुआ । उसने कदम्बो तथा गगो को पराजितक 
बीजापुर को ब्पनी राजधानी बनाया । उसका उत्तराधिकारी कीतिवर्धन्‌ प्रथम 
हुआ, जिसका समय छठी शती ई० के उत्तराद्धे में था। उसके तीन पुत्र हुए- 
पुलकेशिन्‌ द्वितोय, कुब्ज विष्णुवर्षघन्‌ झौर जयसिंह । कीतिवर्घनू का उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई मगलेश 602 ई० मे गही पर बंठा | उसने श्रपने पुत्र को 
उत्तराधिकारी बताना चाहा, किन्तु उसके भतीजे पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने उसको 
मार डाला श्ौर स्वयं 609 ई० में सिहासन पर बंठा। वह बड़ा यशस्वी एवं 
पराक्रमी था। उसने मंसूर के कदम्बो, कोकण के मौर्यों, कन्‍्तौज के हर्षवर्धन 
श्रौर काँची के पल्‍लवो पर आक्रमण किया और लाट, मालवा, गुजर तथा कलिंग 
तक श्रपने राज्य का विस्तार किया । सम्मवतः वह पल्लव नरपतिहवर्मन्‌ के 
साथ युद्ध करता हुआ 64] ई० में मारा गया । उसका छोटा भाई विष्णुवर्घत्‌ 
55-6 ई० में प्ानध्र राज्य का स्वामी बना । उसे बाद में उसने बादामी 
राज्य मे मिला दिया । उसने बेगो को भ्रपनो राजधानी बनाया। उसकी 
शासन-परम्परा धूर्वी चालुक्यो के रूप में प्रसिद्ध हुई । 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय के बाद लगभग तेरह वर्षों तक दक्षिण पर पलल्‍लबो का 
अधिकार बना रहा । उसके बाद उसके पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने पल्‍लवो से 
पुनः भझ्पना राज्य हस्तगत किया । उसके बाद उसके प्रपौत्र विक्रमादित्य द्वितीय 
ने काँची को भ्पती राजधानी बनाया । तदनन्तर उसका पुत्र कीतिवर्धन द्वितीय 


490 भारतोय संत्कृति झौर कला 


उत्तराधिकारी बना, जो कि 8वीं शती के लगभग राष्ट्रकटों द्वारा पराजित कर 
दिया गया। उसके पतन के बाद चालुक््यों का बंश कल्याण से प्रकाश 
में आया । 


कल्याण के चालुक्य 


दाक्षिणात्य कल्याण में चालुबयों के सर्व प्रथम शासक का नाम तेलप था, 
जो कि तलप कीतिवमंन्‌ द्वितीय का वंशन था और जिससे वातापि के चालुक्यों 
का रक्त सम्बन्ध था। कल्याण के चालुक्यवंश के उत्तराधिकारी क्रमशः 
सत्याश्रय (997-008 ई०), विक्रमादित्य पंचम (सम्मवत: 008-0]6 ई०), 
जयसिह द्वितीय (06-042 ई०), सोमेश्वर प्रथम ( प्राहवमलल, 042- 
068 ई०), सोमेश्वर द्वितीय (सम्मवत: [008-076 ई०) झौर विक्रमादित्य 
षष्ठ (076-/26 ई०) में हुए (भ्रर्ली हिस्द्री ऑफ डेकन, प्रकरण ।2, प्रृ० 
]356-59, एस० एस० कतरे--दि चालुक्य श्रॉफ कल्याण” इण्डियन कल्चर, 
खण्ड 4, सं० ।, पृ० 43-53 ; फ्लीट-डायनेस्टीज ग्रॉफ दि कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स) । 


विक्रमादित्य षष्ठ के बाद कल्याण में चालुक्यो का अस्तित्व सोमेश्वर 
तृतीय ( (20-38 ई०) के घाद सोमेश्वर चतुर्थ (82 ई०) तक बना रहा; 
किन्तु विक्रमादित्य षष्ठ ही इस वश का सर्वाधिक प्रतापी राजा हुश्रा। वह 
युद्धश्रिय होने के स।ध-साथ विद्याश्रिय भी था। उसने सुदूर प्रदेशों से बड़े-बडे 
विद्वानों को आामन्त्रितकर श्रपने दरबार में रखा हुआ था, जिन पर उसे श्रतीय 
गौरव था। “विक्रमांगदेवचरित' के रचयिता काश्मीरदेशीय कवि बिल्हण, 
याशवल्क्यस्मृति” की प्रसिद्ध बोका 'मिताक्षरा' के निर्माता विज्ञानेश्वर उसकी 
राजसमभा के भ्रस्िद्ध विद्वान थे । 


सोमेश्वर का मानसोल्लास 


कल्याणराज विक्रमादित्य षष्ठ के द्वितीय पुत्र सोमेश्वर तृतीय ने !8 ई० 
में अिलबितार्थ चिस्तामणि' नामक एक विश्वकोशाल्मक ग्रन्थ लिखा, जो कि 
मानसोल्लास' के नाम से प्रसिद्ध है। इस विशाल ग्रन्थ में राजाग्ों के 
रहन-सहून की विधियाँ तथा उनके मनोरजन की वस्तुओो का बडा ही रस-माव- 
वेशल वर्णन किया किया गया है। राजदरबारो में झ्रायोजित होने वाले 
कला-विनोदों का उसमें व्यापक निरूपण हुआ है । ग्रन्थ की सर्वांगीणता का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ज्ञान भौर कला का कोई भी ऐसा 
विभाग बाकी नहीं बचा है, जिसका उल्लेख उसमें न किया गया हो । उसमें राजतस्त्र 


व क्षिण भारत के राजबंशों की सांस्कृतिक उपलब्धि 49] 


से लेकर ज्योतिष, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, काब्य, संगीत, श्रायुवेंद, वास्तुकला 
झौर चित्रकला ध्रादि झनेक विषयों का समावेश किया गया है । 


झगहिलयाड़ (गुजरात) के चालुक्य 


चालुक्य राजपुतों की एक शाखा का सम्बन्ध ग्रुजरात से था। उनका 
भस्तित्व वहाँ प्राठवी-नवी शतती ई० में प्रकाश मे श्रा गया था। ग्रुजरात के 
अनुवत्त से विदित होता है कि चालुक्य मुवनादित्य के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राज 
था राजी था। उसका विवाह ग्रनहिलवाड पाटन के चावंडा या चापोटक 
सामन्तदेव की बहिन लीलादेवी से हुआ था। उसी से मूलराज उत्पन्न हुआ । 
अपने मांतृवंशजों से गद्दी छीनकर मूलराज 94] ई० में अ्नहिलवाड पाटन का 
स्वामी बना । उपने श्रपनी प्रक्ति को बढाया श्रौर चावड़ो सहित चौहानो तथा 
परमारों को पराजितकर वह गुजरात के विस्तृत भू-भाग का स्वामी बन बँठा 
(एपिग्रेफिया इण्डिका, 6, पृ० 9] श्रादि) । सोलंकी मूलराज के बाद उसके 
भानजे भीम प्रथम ने 02-]063 ई० तक राज्य किया | तदनन्तर सिद्धराज 
जयसिंह उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि सोलकीवश का था और जिसने 
063-0935 ई० तक गुजरात में शासन किया । जयसिंह बडा विद्वान्‌ तथा 
विद्वत्प्िय शासक था ! जंनाचाय॑ हेमचन्द्र उसके दरबारी विद्वानों मे 
प्रमुख विद्वान्‌ था । 


सिद्धराज जयसिह का कोई पुत्र न होने के कारण उसका उत्तराधिकारी 
कुमारपाल नियुक्त हुआ, जो कि उसका कोई सम्बन्धी था (जयसिह-कुमारपाल 
चरित की प्रस्तावना) । उसने प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर का पुनर्तिर्माण कराया 
था । वह शिवभक्त था; किन्तु जनाचाय॑ हेमचन्द्र के प्रभाव से वह 
जेतधर्मानुयायी बन गया था। जैनधर्म वरण कर लेने के बाद वह भ्रहिसा का 
पुजारी बन गया श्रौर उसने श्रपने राज्य में पशुवध पर सर्वथा प्रतिबन्ध लगा 
दिया था (कुमारपाल प्रतिबोध, यश'पाल का मोहपराजय, 4) | उसके प्रश्नय में 
रहकर आचायें हेमचन्द्र ने श्रपने महान्‌ ग्रन्थों का प्रणयन किया । जयपसिह ने 
ग्रपने 'कुमारपालचरित' महाकाव्य में उसकी जीवनी लिखी, जिसके अनेक 
स्थल यद्यपि झतिरजित एवं भ्रनैतिहासिक हैं; तथापि जिसके द्वारा तत्कालीन 
सॉस्क्ृतिक स्थिति पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। कुमारपाल सम्मवतः 
]7] ई० में दिवंगत हुआ । उसके बाद ग्रजयपाल उसका उत्तराधिकारी बना । 
उसके बाद गुजरात का यह महान्‌ चालुक्यवंश उत्तरोत्तर क्षीण होता गया । 


492 भारतीय संस्कृति प्ौर कला 
हेसचन्द्र 


जैनाचाय हेमचन्द्र अनेक विषयों के प्रकाण्ड विद्वान थे । चालुक्य नरेश 
जयसिह और कुमारपाल, दोनो के शासनकाल में उन्होने प्रन्थो की रचता की । 
पपना प्रसिद्ध व्याकरण ग्रल्थ 'सिद्धहेम! को उन्होंने जयसिह के अनुरोध 
कर लिखा था। च्याश्षयकराव्य' शौर 'त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित' उनके दो 
महाकाग्य ग्रन्थ है । उनका यह प्रन्तिम महाकाव्य अपने ढंग का प्रदुभुत ग्रन्थ है | 
उसका कथाशिल्प 'महाभारत” के अनुकरण पर है। उसतें काव्यात्मकता पर 
विशेष ध्यान दिया गया है । उसकी संवादशली, उसके लोकतत्त्वों का समावेश 
झौर उसको भश्रवान्तर कथा प्रो की बहुलता उसको पी<णिक महाकाज्यो की कोर्टि 
में ले जाते हैं। रामायण-महाभारत की शैली पर लिखा गया यह महाकाव्य, जन 
महाकाच्यों की परम्परा में स्वंधा अपूर्व एवं विलक्षण है । 
चालुक्ययुगीन संस्कृति 

चालुक्य शासको के समय दक्षिण भारत तथा ग्रुजरात के सुदूर भागों तक 
सांस्कृतिक जागृति निरस्तर बनी रही । उनके समय ब्राह्मणघर्म उन्नति पर 
था | वे स्वयं शिव तथा विष्णु के उपासक थे, जिसके परिचायक पट्टचकल तथा 
बादामी के मव्य मन्दिर हैं। वे श्रुतियों-स्मुतियों के प्राचारों के परिपालक, 
यागप्रेमी और विद्वान-ब्राह्मणो के प्रति निष्ठावान थे। ब्राह्मणधर्म के भ्रतिरिकत 
जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी उस समय पूर्ण प्रभाव था। चालुक्यों ने जन 
मन्दिरों के निर्माण में भी योगदान किया । 


चीनी यात्री र्ुन-त्मांग के विवरणों से ज्ञात होता हैं कि चालुक्य शासक 
विद्या और विद्वानों के प्रति प्रतिशय निष्ठावान्‌ थे। वे स्वयं शास्त्रश्ञ और 
विद्वानों के ग्राश्ददाता थे। उनके समय वातापि सस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध 
ज्ञान-केन्द्र था । वहाँ सस्कृत के अनेक विषयो का अध्ययन-प्रध्यापन होता था | 
वेद, व्याकरण और दर्शन की उच्च शिक्षा का विशेष प्रबन्ध था। ऐहोल 
प्रशस्ति के रचयिता जेन कवि रविकीति और जन वेयाकरण जैसेन्द्र इसी युग 
में हुए थे। जैन महाकवि सोमदेव सूरि ने 'वशस्तिलकचम्पू! प्रौर 'नीतिवाक्यामृत' 
की रचना बेमुलवाड के चालुक्यों के सरक्षण मे बी थी । इसी समय वर्धदेव ने 
तत्त्वाथ-शास्त्र' पर 'चूड़ामणि/ नामक टीका की रचना की थी । राजशेखर 
ते वैदर्मी शैली की प्रश्रिद्ध कवियिन्नी जिस विज्जिका या विजयांका का उल्लेख 
किया है, सम्मवतः वह वाताषि # चन्द्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही थी । 
प्राकृत, संस्कृत श्र कर्णाट भाषाओं के ग्रस्थकार श्यामकुन्दाबाय चालुक्यों के 


बक्षिण भारत के राजवंशी को सांस्कृतिक उपलब्धि 495 


समय हुए थे । कन्नड़-साहित्य के क्षेत्र में चालुक्यों के शासन का विशेष योगदान 
है। कन्नड़ भाषा के सर्वेश्रेष्ठ कवि और “भप्रादिपुराण' तथा “विक्रमार्जुनविजय 
के रचयिता पम्प, बेमुलबाड के चालुक्य भ्ररिकेसरि के दरबार में थे। 

कल्याणी के चालुक्यों के प्राश्रय में संस्क्रत भौर कन्नड दोनों माषाश्रों के 
साहित्य का पर्याप्त निर्माण तथा विकास हुआ्आा । इस युग के साहित्य-निर्माण 
में जैनों का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार के ग्रल्थकारो में वादिराज, 
बिल्हण, शान्तिनाथ, नागवर्माचाय, कवि चक्रवर्ती रन्‍्न, चामुण्डाराय, नागवर्मा 
प्रथम, दुर्गंसिहु, गद्यपद्यविद्याघर श्रीधराचायं, नागचन्द्र, जयसेन और कर्णपार्य 
आदि ग्रनेक विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं । 

रगले नाम से विशेष प्रकार के गीतो की रचना का श्रेय कल्याण के 
चालुक्यो के प्राश्चित कबियो को है । तब तक चम्पू काव्यों की रचना का प्रचलन 
शिथिल पड़ चुका था । कन्नड गद्य के विकास में बीर शैवों का विशेष योगदान 
रहा । इस युग के लगमग दो सो लेखको के नाम उपलब्ध होते हैं, जिनमे महिला 
कवियित्रियों का भी उल्लेश्वनीय स्थान है। बसव और भ्रन्य वीर शैवों ने कन्‍्तडी 
वचन-साहित्य का तथा लिंगरायत विद्वानों ने साहित्य की अन्य विधाशो का 
निर्माण कर कम्नड़ी-साहित्य का विकास किया। पूर्वी चालुक्यो ने तेलुगु-साहित्य 
के निर्माण मे भी योगदान किया । 

विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति' पर 'मिताक्षरा” टीका का निर्माण 
विक्रमादित्य के समय किया। विज्ञानेश्वर के शिष्य नारायण पण्डित ने 
व्यवहारशिरोमणि! की रचना भी इसी समय की । सोमेश्वर तृतीय 
ने 'मानसोल्लास' की रचना की । ार्वेतीरुक्मणीय” का रचयिता विद्यामाधव 
उसी के दरबार मे रहता था। संगीतचूडामणि' जगदेकमल्ल द्वितीय की 
रचना है। इसी प्रकार 'संगीतसुधाकर' का रचयिता चालुक्य राजकुमार 
बताया जाता है। 'िरातार्जुनीय' महाकाव्य के रचयिता भारवि का सम्बन्ध 
चालुक्य विष्णुव्धन के साथ जोडा जाता है । 

चालुक्यों के समय स्थापत्य तथा मूततिकला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई । 
चालुक्य शासक स्वयं कलाविद शौर समीत, नाट्य, चित्र, मूर्ति श्रादि कलाओं 
तथा कलाकारों के प्रति गहरी भ्रभिरुचि रखते थे । सगीत में इस राजवश के कुछ 
व्यक्तियों की दक्षता का उल्लेख हुश्ना है । सेनापति रविदेव के सम्बन्ध मे कहा 
गया है कि जब वह अपना संगीत प्रस्तुत करता था तो ग्रमृत भरने लगता 
था | पद्टदकल के एक झभिलेख में शिल्पकारों तथा मूर्तिकारों के एक वश की तीन 
'पीढ़ियों का उल्लेख हुआ है । एक अन्य अभिलेख में झ्रादायं मरत की परम्परा 


494. भारतीय संस्कृति शोर कला 


पर आधारित नृत्य के एक नये ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है, जिसमें सर्वेधा नयी' 
पद्धति का प्रचलन किया गया था । कुछ अभिलेखों में शंकराय, नागोज शौर 
महाकाल झादि कुशल शिल्पियों का उल्लेख हुआ है । 

ऐहोल, मेगुति भ्रौर बादामी के मन्दिरों से दक्षिण के मन्दिरों का इतिहास 
आरम्भ होता है । पट्टदकल के मन्दिरों में उनका विकास हुभा है। लोकेश्वर 
मन्दिर के निर्माता श्रीगुण्डन्‌ श्रतिवारिताचारि ने भ्नेक नगरों के निर्माण की 
योजना बनायी थी । उसने श्रनेक वास्तु, प्रासाद, यान, भ्रासन, शयन, 
मणिमुकुट और रत्नचूड़ामण बनाये थे। वह त्रिमुवनाचारि और दक्षिण 
देश के सूत्रधार के रूप में प्रसिद्ध था । 

चालुक्य मन्दिरों की बाहरी दीवारों भ्रौर दरवाजों पर सूक्ष्म श्र॒लंकारिता 
देखने को मिलती है । मन्दिरो के मुख्य द्वार पाश्व भाग भे है। चलुक्यों के समय 
बने मन्दिरों का विकसित रूप होयसल के मन्दिरो मे देखने को मिलता है। 
लक्कुन्दि का काशिविश्वेश्वर मन्दिर, हृत्तगि का महादेव मन्दिर और कुरुवत्ति 
का मल्लिकार्जुन मन्दिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

ये मन्दिर सामाजिक, शैक्षिक और घाभिक जीवन के केन्द्र थे | उनमे नृत्य 
गीत, और नाटकों का श्रायोजन होता थां। उनके प्रांगणों मे सामाजिक उत्सव 
तथा धामिक मेले श्रायोजित होते आये हैं । 


एलीफ॑ण्टा 


बम्बई बन्दरगाहु से छह मील पूर्व की शोर लगभग पाँच मील की परिधि 

में एलीफंण्टा की कला-थाती प्रवस्थित है । इन गुफाशो को लावा पत्थर की 
चट्टानों को काट-छाँटकर उभारा गया है। चट्टानों से ही स्तम्भ, छत तथा 
भित्तियाँ बनायी गयी हैं श्लोर उन पर विधिन्न देवी-देवताओं की मू्तियाँ 
उत्कीणित की गयी हैं । इस रूप में ये भुफाएँ भारतीय कला की उदात्तता और 
भारतीय शिल्पियो के असाधारण साहस तथा कौशल की सूचक हैं । एलीफ॑ैण्टा 
की इन गुफाशो के सरक्षको एवं निर्माताश्रों के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ भी 
ज्ञात नही होता है, तथापि इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता है कि दक्षिण 
के पललव (800-000 ई०) भर चालुक्य (600-200 ६०) राजवंशों का 
उनके निर्माण में योगदान रहा है | इन्हीं कलाप्रेमी राजवंशो के संरक्षण में 
सितनवासल, एलोरा झौर बादामी की गुफाझों का निर्माण हुआ । एलीफैष्डा 
की कला झौर इन गुफाभो की कला में यद्यपि पर्याप्त भिन्नता है, तथापि उनके 
- निर्माण में श्रधिक समयान्तर नही है । 7वीं शती के झ्रास-पास उनके निर्माण 


इक्षिण भारत के राजवंशों की सांस्कृतिक उपलब्धि 495 


का आरम्भ हो गया था और यद्यपि 0वबीं शती तक उनका निर्माण तथा 
पुनरुद्धार होता गया, किन्तु त्रिमृति' तथा 'झ्रधंनारीश्वर' झादि विशिष्ट कला- 
कृतियों का निर्माण 8वी शती में हुआ | इसी समय भ्रधिकतर गुफाएं और वहाँ 
के मूर्ति-चित्रों का निर्माण हुआ । वे गुप्तोतर भारत की कला-समृद्धि के 
उच्चतम उदाहरण हैं । 

इन गुफाश्ं के द्वारा भारत की तत्कालीन घाभिक एवं वेचारिक स्थिति 
का मी पता चलता है। वे परम्परागत ब्राह्मणधर्म की उन्नतावस्था की सूचना 
देती हैं प्रौर मारत की भ्रध्यात्म विचार-दुष्टि को उक्‍्भिव्यंजित करती हैं । उनमें 
द्वेताद्वेत का श्रदूमृत समस्वय हुमा है । 

एलीफ॑ण्टा की ये गुफाएँ एक ऐसे कला-संगम के रूप में श्रपनी विशिष्टता 
का द्योतन करती हैं, जिनमे कला की सुदूर प्रतीत और भावी परम्पराञ्रों के 
बीज निहित है। गुप्तो के शासन मे कला के माध्यम से जो धामिक तथा 
बेंचारिक भ्रम्युदय हुमा और सारे देश को सस्क्तिक एकता में आबद्ध होने का 
जो पराहनीय यत्न हुआ, एलीफण्टा की गुफाएंँ उसी स्वर्णिम इतिहास की 
उद्भावना है । गुप्तो ने सास्कृतिक समन्वय का जो झभियान चलाया था, 
एलीफैण्टा के कलाकारों ने उसको सफलता से रूपायित किया । उत्तर झौर 
दक्षिण के सांस्कृतिक सेतु बनकर उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया । 
उनके सम्बन्ध में विद्वानों का कहता है कि 'उनमे दक्षिण की प्रज्ञा और उत्तर 
भारत की प्रात्मा की विदग्धता तथा परिस्मृत्ति का ऐक्य निहित है ॥ वहाँ की 
उत्कृष्ट प्रतिमाएँ विशेष रूप से श्लार्यावर्त श्रौर दक्षिणापथ की प्राध्यात्मिक 
तथा कलाट्मक परम्पराओं के समन्वय की प्रतीक हैं ।* 

एलिफंण्टा की मूर्तियों मे महेश्वर की मूर्तियों की श्रध्चिकता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उनके प्राश्रयदाता, सरक्षक एवं निर्माता शिवोपासक थे । 
महेश्वर की इतनी बडी श्र सुन्दर मूर्तियाँ मारत मे कही भी नहीं बनी । 
उनमे से एक मूर्ति की लम्बाई सत्रह-अठारह फुट और गोलाई तेईस-चौबीस 
फुट है । इसको “त्रिमृरति' नाम से कहा जाता है । मगवान्‌ शंकर की नो बड़ी 
प्रतिमाश्रों में यह “त्रिमूरति' भ्रनुपम है | वह अपनी चरम शिल्प-संरचना की 
दृष्टि से ही नहीं, भाव-विचार की दृष्टि से भी सराहनीय है। उसमे 
प्राष्यात्मिक, भ्राधिदे विक शौर भ्राधिमौतिक त्रिविध रूपों की समदर्शितापूर्ण 
अभिव्यंजना हुई है । मध्य की मुखाकृति परम शिव की है, जो शान्तभाव से 
मण्डित है भौर सर्वथा निरपेक्षता तथा भ्रपार भ्लानन्‍्दमयता को द्योतित कर 
रही है | दांयी मुलाकृति भ्रधोर मेरव की है, जिसमें उग्र भुकुटियाँ तनी हुई हैं 


496 | भारतीय संस्कृति शौर कसा 


झौर जिसके द्वारा महा संहार, ध्वंस तथा निर्वाण की भावना प्रतिभासित हो 
रही है । बायीं मुखाकृति शिव की सतत सग्रिनी उमा की है, जो समृद्धि तथा 
सौन्दयं की प्रतीक है भौर जिसके द्वारा सृजन, करुणा तथा कल्याण की 
भाव-धा राएँ नि:सृत हो रही हैं। इस प्रकार यह 'त्रिमूति” सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय की तीन महा स्थितियों की प्रतीक है। इस रूप में वह वेदअयी का भी 
रूपान्तर है | उसके हारा परम, शभ्रथें, काम और मोक्ष--इस चतुर्बंगं की भी 
अ्रभिव्यंजना हो रही है। भ्रपार ब्रह्माण्ड को भपने में समाहित किये हुए 
निरपेक्ष, प्रविचल भाव, समाधिस्थ योगीराज की भव्य मूर्ति की मुद्रा परम 
मोक्ष की प्रतीक है। उसकी वामांगीण मृति सृष्टि को विमोहित कर देने 
वाली महामाया का रूपान्तर है, जो भ्रथें तथा काम की दुर्जेय प्राकांक्षाश्रों का 
प्रतिनिधित्व कर रही है । दायें कक्ष की मृति भृकुटि ताने हुए त्रिलोक को 
भय ग्रस्त, झ्रातंकित एवं ध्वस्त कर देने वाली महाकाल की है, जो न्यायान्याय 
तथा पाप-पुण्य का सनन्‍्तुलन प्रमिव्यजित कर रही है। इस रूप से वह धर्म की 
सदाशयता का भी द्योतन कर रही है । 

इस त्रिमूति मे भारतीय सस्क्ृति का सनातन स्वरूप औझोर सावेभौम 
समन्वय दर्शित हुआ है । मारतीय कला तथा संस्कृति की वाहिका बनकर 
सुदूर एशिया के भू-खण्ड पर उसका श्रमाव व्याप्त है । 

इस त्रिमूर्ति के निकट ही 'अधंनारीश्वर' की लगमग सोलह फुट ऊँची मूर्ति 
है । जिस शिला पर यह मूर्ति बनी है, उसके बायी झ्रोर गरुड़ पर प्रारूढ़ चतुर्भुज 
विष्णु और दाहिनी शोर ऐराबत पर बेठे देवराज इन्द्र हैं। इसी प्रकार 
कमलासन पर प्रवस्थित ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश, पार्वती ध्रौर भ्रन्यान्य देवी-देवताभ्रों 
की भव्य मूर्तियाँ एलोफेण्टा में सुरक्षित हैं । 

इस भव्य एवं विशाल कला-केन्द्र को 6वी शती में पृ्ंगालियों ने सँनिक 
श्रावास बनाकर उसको बड़ी क्षति पहुँचायी । उनके बाद प्रंग्रेजो ने मी उसको 
सैनिक अ्रह्मा बनाये रखा । 


बादासी 

गुप्तोत्तर मारत में जो कला-निर्माण हुआ उसमें बादामी की गुफाझों का 
ताम उल्लेखनीय है । ये गुफाएँ बम्बई के धारवाड जिले में बनी हैं । वे गुफाएँ 
सल्या मे कितनी थी, इसका पता नहीं चलता है। किन्तु उनमें से बार 
गुफाएँ ही शभ्रव तक जीवित रह सकी है, जिनके द्वारा तस्कालीन कला के 
सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है । 


दक्षिण भारत फे राजवंशों की साॉंत्कृतिक उपलब्धि 497 


बादामी की इन गुफाप्ों को निर्माण दक्षिण के कलाप्रेमी पलल्‍लव राजवंश 
(300-000 ई०) के समय श्रारम्म हुआ था भौर उनके पुनर्निर्माण तथा 
उद्धार में चालुक्यों (600-200 ई०) का भी योगदान बना रहा । इन प्रवशिष्ट 
घार गुफाझों का निर्माणकाल 8वीं से 0वी शती बताया जाता है । 


एलोरा की भाँति बावामी में भी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों 
का संगम हुझा है। जो चित्र बच पाये हैं, उनमें तोन ब्राह्मणधर्म के और एक 
जैनधर्म का है । बौद्धधर्म का कोई चित्र नही बचा है। 


शैली, संरचना की दृष्टि से बादामी की कला पर अजन्ता का प्रभाव है, 
यद्यपि भ्रजन्ता जैसी पटुता एवं निपुणता का बादामी में प्रमाव देखने को 
मिलता है। ऐसा सम्मवतः इसलिए है कि बादांमी का कोई भी चित्र नही बच 
पाया है, जो धूमिल न पड़ गया हो तथा खुरच न गया हो । 


वक्षिण थिश्रशेली 


दक्षिण भारत के पल्‍लव, चोल शभ्रौर चालुक्यो के शासनकाल मे दक्षिणी 
कलम का चरम विकास हुप्ना । दक्षिणी चित्रर्शली वस्तुतः अ्रपनी पू्वेवर्ती 
प्रपश्रंश तथा भ्रजन्ता और श्रपनी उत्तरवर्ती राजपूत तथा मुगल शैलियों के 
बीच की महत्त्वपूर्ण कड़ी है । भारतीय चित्रकला के इतिहास में 0वी से 
]+वी शत्ती का समय दक्षिण शैली का स्वर्णयुग है, जिसके संरक्षक विशेष 
रूप से उक्त तीनो राजवंश रहे हैं । 


पललवराज महेन्द्रथर्मन्‌ के समुन्दर में सुरक्षित एक भभिलेख से ज्ञात होता 
है कि प्राशीन 'मानदण्डकल्पँ नामक ग्रन्थ के झ्राघार पर उसने दक्षिण 
चित्रशली के निर्माण एवं विकास के लिए व्यापक नियमों तथा पद्धतियों के 
अनुरूप एक टिप्पणी (वृत्ति) संकलित करायी थी। उसके समय के बने चित्रों 
का यद्यपि सम्प्रति श्रमाव है, तथापि इतना निश्चित है कि दक्षिण में साहित्य 
झौर कला का निर्माण एक साथ निरन्तर पअ्ागे बढ़ता गया । 3वी, ।4बवी 
शत्ती के तिरुपतिपुरम्‌ (जिनकाँची) मे वर्तेमान मगवान्‌ वर्धभान मन्दिर के 
संगीत मण्डप पर अंकित चित्र शौर अनेगुडी के उच्चयप्प मठ में झंकित 
भित्तिचित्र दक्षिण की चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । इस संगीत मण्डप 
को बुकक्‍्कराय द्वितीय के मन्‍्त्री एवं सेनापति इस्गप्पा ने 387-88 ई० में 
बनाया था। उच्चयप्प मठ का निर्माण सम्मवतः देवराज ने करायी था। इस 
मन्दिर भोर मठ के चित्रों को विजयनयर शैली के भन्तर्गत काना जाता है, 

392 


498 भारतोय संस्कृति ह्ौर कला 


क्योंकि इस समय के अ्रधिकतर मठ-मन्दिरों का निर्माण तथा प्रशासन 
विजयनगर शासन के श्रन्तर्गंत था । इन चित्रों की विशेषताशों के सम्बन्ध में 
डॉक्टर मोसीचन्द ने लिखा है कि “रंग से पोल दिखाने की क्रिया का प्रवशेष, 
रेखाशों में नुकीलापन तथा तरलता, प्राकृतियों में एक विशेष लोच प्रौर गति, 
मुकुट, वस्त्र भौर गहने विजयनगर के प्रारम्मिक युग के हैं तथा भ्रजन्ता, 
एलोरा के वस्त्राभूषणो से भिन्न हैं । 

विजयनगर के राजाझों के ही समकालीन दक्षिण में बहमनी सुलतानो 
का भी शासन था, जिनकी सल्तनत की सीमाभ्ो को !4वी से 6वीं शतती के 
बीच रखा जा सकता है। भहमदशाह बली बहमनी के द्वारा 452 ई० में 
निर्मित बीदर दुर्ग के रग्महल 'के तीव विशाल कक्षों में किसी समय सुन्दर 
पुष्पलताभों के चित्र बने थे, किन्तु थे नष्ट हो गये। इन्ही शाहबली का 
मकबरा ईरानी शैली की सुन्दर नक्‍काशी से चित्रित है, जिसका चटकीला 
वर्ण-विधान झ्राज भी सुरक्षित है । 


पल्‍लव भश्रौर चोल शासको के समय की कला-कृतियों पर यद्यपि उत्तर 
भारत की पद्धतियो का प्रभाव है, तथापि अरनी भांगोलिक एवं वेचारिक 
स्थिति के कारण उनमे दाक्षिणात्य प्रकृति का ऐसा निजस्व है, जिसके कारण 
उत्तर की चित्र शैलियों से वे अ्रपनी प्रथकृता को सुरक्षित बनाये हुए हैं । 
सितनवासल की ग्रुफाग्रों के पल्लवकालीन भित्तिचित्रो और चोलराज रामराजा 
प्रथम के समकालीन बृहदीश्वर मन्दिर (तजोर) के बरामदो तथा भित्तियों पर 
चित्रित भ्राकृतियों की शली यद्यपि अ्रजन्ता के भ्रादर्शों पर निर्मित हलके एवं 
लयप्रधान चित्रों के भ्रनुसार है, फिर भी उनकी सजावट एवं वस्त्रालकरण की 
विधियाँ तथा प्रभिव्यक्ति के श्रधिकतर प्रकार दाक्षिणात्य है। इसी प्रकार बाघ 
की गुफाएं, सितनवासल के जन मन्दिरो, तंजोर के मन्दिरो, केरल के 
पदमनामपुरम्‌ के महलो श्रौर कृष्णपुरम्‌ के चित्रों तक दक्षिण में चित्रकला 
का निरन्तर निर्माण होता रहा । 


गुफाम्रो तथा ग्रुफाचित्रों के निर्माण में समस्त भारत में दक्षिण का विशेष 
योगदान रहा है | उत्तर-मारत की सीतामाजी आदि दो-चार गरुफाओं के 
प्रतिरिक्त भारत की प्राचीन चित्रकला का केन्द्र दक्षिण हो रहा है।. 
विशालापत्तनम्‌ के निकट इस प्रकार की पश्नेक गुफाशों भौर पल्लवयुगीन 
तिरुचितापली की गुफाशोों को उद्धत किया जा सकता है। झौरंगाबाद की 
गुफाओों में निहित कला-शिल्प का विशेष महत्त्व है। बम्बई के निकट भज, 


बक्षिण भारत के राजवंशों को सांस्कृतिक उपलब्धि 499 


कालें, नासिक की बौद्ध गुफाएँ और कान्हेरी को बौद्धोत्तरकालीन ग्रुफाश्रों 
सहित दक्षिण भारत में लगभग डेढ़ सौ गुफाों का निर्माण हुझा । 


वक्षिण के घुल्तानों द्वारा संरक्षित कनल्ता 


दक्षिण में बहुमनी साम्राज्य के पतत के बाद एक साथ पाँच सल्तनते 
प्रकाश में भ्ायीं, जिनके नाम थे--बीजापुर के आदिलशाही, प्रहमदनगर के 
निजामशाही, गोलकुण्डा के कुतुबशाही, बिशर के इमादशाही और बीदर के 
बदरीशाही । इन पाँच सल्तनतों में बीजापुर, गोलकुण्डा और प्रहमदनगर की 
सल्तनतो के द्वारा ही दक्षिण में कला का सृजन एवं विकास हुआ । लगभग 
]7वी, 8वी शतती तक इन तीनों सल्तनतों द्वारा पल्लवित चित्रकला 
हैदराबाद, पूना, कडप्पा, कुर्नल शौर शोरापुर श्रादि की उपशाखाओों के रूप 
में प्रकाश भे भायी । 


ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से दक्षिण में चित्रकला के विकास-क्रम को 
दो भागों में विमक्त किया जा सकृता है । विजयनगर के राजाओो तथा बहमनी 
सुल्तानो के समय को दक्षिण की चित्रकला का भारम्मिक युग कहा जा सकता 
है । उसका दूसरा युग बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद बीजापुर, गोलकुण्डा 
और भ्रहमदनगर की सल्तनतों की स्थापना से आरम्म होता है। दक्षिण की 
चित्रकला का उत्थान इसी दूसरे युग में हुआ, जिसका समय ]5वीं शतों के 
भ्रन्तिम धतुर्थाश से लेकर ]7वी शत्ती ई० के मध्य तक है । 


दक्षिण में जिस समय कला का यह भ्रभियान चल रहा था, केन्द्र में मुगलों 
का शासन था । मुगल शाहँशाहु अकबर, जहाँगीर भौर शाहजहाँ की संरक्षकता 
में इस्लामी चित्रकला भ्रपनी उत्तति के शिखर पर भ्रारूढ़ थी। भ्रकबर ने 
उसको प्रतिशय रूप से प्रोत्साहित किया । तेम्रवशीय होने पर भी उसके 
हृदय में हिन्दूधमं, हिन्दुसंसकृृति और हिन्दुकला के प्रति अपार प्रेम था । उसने 
ईरानी, इस्लामी और भारतीय कला में समल्वय स्थापितकर भारतीय कला 
के इतिहास को नया जीवन दिया | 


मुगलयुगीन भारत में दक्षिण के राज्यों की स्थिति सर्वथा भिन्नथी। 
झहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुण्डा के शासक श्रकबर की नीति से तथा 
उसके विचारों से भ्रनभिशज्ञ थे । वे 'जेसा देश वैसा वेश' के पक्षपाती थे। कला 
के प्रति उनके मन में भ्रथाह भ्रनुराण था। दिल्ली दरबार में जिस प्रकार 
चित्रकला को राजकीय सम्मान प्राप्त था, दक्षिण की उक्त तीनों सल्तनतों में 


500 ; भारतोय संस्कृति प्र कला 


उसी प्रकार संगीतज्ञों, चित्रकारों तथा कवियों को सम्मानित किया 
जाता था । 

उक्त तीनों सल्तनतों में बीजापुर का आदिलशाहीवंश कला का पड़ा प्रेमी 
था। इस वश का सस्थापक यूसुफ झादिलशाह (489-)50 ई०) था, जिसका 
मूल सम्बन्ध ईरान से था । उसके बाद लगमंग 686 ई० तक बीजापुर पर 
झाठ शासकों ने शासन किया । उसके अन्तिम शासक सिकन्दर झादिलशाह को 
पराजितकर बीजापुर पर औरंगजेब का अ्रधिकार हुप्ा । 

ग्रादिलशाही सुल्तानों के समय स्थापत्य और चित्रकला दोनो की उन्नति 
हुई । उत्तर-मध्य युग में स्थापत्य के क्षेत्र मे जितने महत्त्वपूर्ण एव उल्लेखनीय 
कार्य बीजापुर में हुए उतने किसी दूसरे नगर या सल्तनत में नहीं हुए । उनके 
कल्लानुराग का भव्य उदाहरण यमुनातट पर पश्रवस्थित बीजापुर का विशाल दुगे 
है । उनके लम्बे शासन में उनके कलाप्रेम के भ्रमर स्मारक गोल गुम्बद, 
जामा मस्जिद, इश्नाहीम रोजा, सतमं जला महल और महृता महल है । मुहम्मद 
झादिलशाह (627-656 ई०) का मकबरा (गोलगुम्बद) झ्रादिलशाही स्थापत्य 
का श्रेष्ठतम स्मारक है । उसके ऊपर का विशाल ग्रुम्बद विश्व के दूसरे स्थान 
पर माना जाता है । इत विशाल भवनों एवं इमारतों मे कला की भव्यता के 
साथ-साथ उनके निर्माताशों की समन्वित विचारधारा के भी दर्शन होते हैं । 
उनमें हिन्दू-इस्लाम स्थापत्य का श्रपूर्व समन्वय दर्शित है । 

स्थापत्य के भ्रतिरिक्त चित्रकला का इस वंश के शासको को विशेष प्रेम 
था। इस वश के संस्थापक यूस॒फ श्रादिलशाह (2489-5!0 ई०) प्रकबर की 
भाँति उदार और सहिष्ण था। ईरानी होने के कारण कला के प्रति उसकी 
जन्मजात भ्रमिरुचि थी । उसने ईरान तथा तुर्की से प्रश्यात साहित्यकारों तथा 
कलाकारों को श्रामन्त्रितकर दक्षिण मे साहित्य भौर चित्रकला के विकास में 
सराहनीय योगदान किया । उसका पौम्र इस्माइल अभ्रली आदिलशाह (558- 
580 ई०) तथा उसको पत्नी चाँद सुल्ताना कला के पारखी श्रीर कलाकारों 
के झ्ाश्रयदाता थे । नुजूम-प्लू-उलूम” नामक प्रसिद्ध पुस्तक इन्ही प्रादिलशाह 
के शासतकाल (570 ई०) मे चित्रित हुई थी। इस पुस्तक की चित्रावली में 
एक झोर तो बीजापुर की उन्नत चित्रशेली के दशन होते हैं भौर दूसरी भोर 
'ईरानी-मारतीय चित्रकला के समन्वय की भ्रपूर्वता दृष्टिगत होती है। उसकी 
यह सचित्र प्रति सम्प्रति लन्दन के चेस्टरबेटी संग्रहालय में सुरक्षित है। 

भली श्रादिलशाह प्रथम के भतीजे इब्नाहीम प्रादिलशाह्‌ द्वितीय (580- 
627 ई० ) के समग्र बीजापुर कलम की बड़ी उन्नति हुई । उसके समय शबोीहें 


दक्षिण भारत के शाजघंशों को सांस्कृतिक उपलब्धि 50] 


भित्तिचित्र भौर स्थानीय लोकशैली की भ्रनेक कला-कृतियाँ निमित हुईं । इसी 
प्रकार उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुहम्मद भादिलशाहू (627-657 ई०) 
ते भी अपने पिता द्वारा संरक्षित एवं पल्‍ललवित कला को उसी शान-मान से 
झागे बढ़ाया । उसके उत्तराधिकारी भली झादिलशाह द्वितीय (657-672 ई०) 
झौर उसके उत्तराधिकारी सिकन्दर भ्रादिलशाह्‌ (672-687 ई०) के शासन 
मे बीजापुर कलम उन्नति पर रही । इस समय तक उसमें राजपुत, मुगल तथा 
पश्चिम मारत की शैलियों का प्रवेश हो चुका था । 


बीजापुर का यह झादिलशाहीवंश साहित्यानुरागी तथा संगीतप्रिय भी था । 
उसके शासनकाल में मीराजी, बुरहानुद्दीन तथा जानम जैसे सूफी सन्‍्त भौर 
नुसरती जैसे यशस्वी कवि हुए । इब्राह्दीम भ्रादिलशाह द्वितीय (580-627 ई०) 
साहित्यानुरागी और संग्रीत का झ्दमुत ज्ञाता था, जो कि “भलबावली' 
या 'जगदुगुरु के वीरुदी से भ्भिद्िित था। इब्नाहीम की संगीतप्रियता पश्रौर 
उसके हिन्दी प्रनुराग का उज्ज्वल उदाहरण उसके द्वारा रचित 'नवरत्न'! नामक 
ग्रन्थ है । ब्रजमाषा के कृष्णभक्त कवियों के पदों से बीजापुर का महल 
गुनायमान होता रहता था । 


बीजापुर के साथ हो गोलकुण्डा में भो कला का निरस्तर निर्माण होता 
रहा । वहाँ के ध्वस्त महलों, मस्जिदों तथा मकबरो द्वारा वहाँ के प्राचीन कला- 
वेमव का भाज भी सहज ही भ्रन्दाजा लगाया जा सकता है। गोलकुण्डा का ध्वस्त 
दुर्ग किसी समय कुतुबशाही सल्तनत के हीरा-जवाहरातो के लिए प्रसिद्ध था । 
उसका निर्माण बारंगल के राजा ने !4वी शुती में कराया था। गोलकुण्डा में जिस 
चित्रशैली का उदय हुआ, उसमे गोलकुण्डा की शैली इतनी भ्रधिक एकरूप हो गयी 
कि बाद में इस विधा के सभी चित्रों को गोलकुण्डा-बीजापुर शेली के संयुक्त 
नाम से कहा गया । 


इन बीजापुर-गोलकुण्डा की सल्तनतों द्वारा धामिक एवं सास्कृतिक समन्वय 

का ऐसा सुन्दर वातावरण बना कि दक्षिण में समस्त घामिक विषमतामों का 

अपने-प्राप शमन हो गया । उन्होंने भ्रपने दरबारों में हिन्दुओं को उच्च पदों 

पर भ्रासीनकर तथा हिन्दू कवियों, सन्‍्तो श्रौर कलाकारो को आामन्त्रित-सम्मानित 
करके धपने समदर्शी शासन का परिचय दिया । 

७0७० 


बीस /भारत का बचारिक एवं धामिक अम्युदय 


सांस्कृतिक नवोत्यान के निर्माता शंकराचार्य 


सारत में भाठवी-नवी शत्ती में जो सांस्कृतिक नवोत्यान हुआ उसका 
आधार बोद्धिक एवं वेचारिक क्रान्ति थी। इस नयी क्रान्ति के श्रग्नदूत थे 
शंकराचार्य । शंकराचायं (688-720 ई०) के बौद्धिक एवं वचारिक दिग्विजय 
का प्रपना ऐतिहासिक महत्त्व है । उन्होने पू्ष से पश्चिम तक झौर दक्षिण 
से उत्तर तक झ्पने विलक्षण एवं श्रद्मूत पाण्डित्य का एकच्छन्र प्रभृत्व 
स्थापितकर वेदिक एवं पौराणिक परम्पराशो के प्राधार पर तया सास्कृतिक 
अभियान चलाया । उन्होंने वेदों, उपनिषदों, 'गीता” प्ौर 'बह्मसभ्र के पूर्व 
प्रतिपादित विचारों की भूमि पर श्रपने भ्रद्वत की स्थापना की भौर उसे इतने 
सूक्ष्म, गम्मीर, व्यापक एवं सुविचारित खप में प्रतिष्ठित किया कि जिससे 
उनका नाम ने केवल भारत मे, श्रपितु विश्व के सर्वोच्च दार्शनिकों मे 
सम्मानित होने लगा । 

शंकराचार्य ने जिस प्रह्वत दर्शन की स्थापना की थी, उसकी भ्रपूवंतता 
स्वयंसिद्ध है। से साधारण को स्थूल दृष्टि के अ्रनुसार न्याय झौर वेशेषिक 
में जीव, जगत्‌ तथा परमाणु इन तीनों वत्त्वों के भश्राधार पर ईश्वर को जगत्‌ 
का कर्ता सिद्ध किया गया है। वेशेषिक मे कुछ भिन्नता के साथ मूल रूप 
नित्य परमाणु के साथ ब्नह्म-संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गयी है । सांख्य 
में कुछ भागे बढ़कर पुरुष-प्रकृति के द्वारा सृष्टि का विकास-क्रम निर्धारित 
किया गया है। वेदान्त में सांख्य के पुरुष-प्रकृति-झूपी दधीभाव को मिदाकर 
उनका समावेश एक ही परम तत्त्व में किया गया है । बेदान्स के अनुमार 
ब्रह्म, जगत्‌ का निमित्त मी है भ्लोर उपादान भी | इसी एकीमाव के कारण ही 
वेदान्त को प्रढ्तवादी दर्शव कहा गया है। शंकराचार्य से पूर्व भी यद्यपि बादरि, 
काष्णजिनि, श्ात्रेय, प्रौडलोमि, काशकृत्स्त, गौड़पाद भौर गोविन्द मगवत्पाद 
श्रादि प्रौढ वेदान्ती हो चुके थे; किन्तु श्रद्वेत दर्शन को परम प्रोढ़ता की चरम 
'स्थिति मे पहुंचाने का श्रेय शंकराचार्य फो हो है । 


भारत का वैचारिक एवं धार्मिक पम्युदय 503 


शंकराचार्य का मुख्य लक्ष्य था बौद्ध ताकिको को क्‍झ्रपदस्थ करके समस्त 
भारत में हिन्दूधर्म का पुनरत्यान करना भौर सारे राष्ट्र को एक ही हिन्दू 
पंस्क्तति के भ्रन्तर्गत संगठित करना । इस प्रयोजन से उन्होंने सर्व प्रथम मूल 
ग्रन्थों तथा भाष्य-प्रस्थों के साक््यों के प्राधार पर अपने वेचारिक झभियान 
की स्थापना की शौर प्रपने प्रकाट्य तकों द्वारा जन समाज के समक्ष हिन्दुत्व 
विरोधियों के प्रभाव को क्षीण किया। शंकराचार्य से पूर्व भारत की वंचारिक 
एव सांस्कृतिक थाती पर जेन-बोढों का प्रभाव सुदृढ़ हो चुका था। उसके 
परिणामस्वरूप भ्रनेक धार्मिक तथा दार्शनिक क्षेत्रों में जेन-बौद्धों का अनेक 
शाखा-प्रशाखाशरों के रूप में विकास हो चुका था । उनकी प्रतिस्पर्धा में झास्तिक 
दर्शनों को स्थिति भी निरन्तर उन्नतावस्था में थी। भास्तिक-तास्तिक द्शेनों 
की प्रतिस्पर्धा के इस युग में ही शंकराचार्य का उदय हुआ । उन्होंने एक शोर 
तो जन-बौद्धों के वेद-विरोधी विचारों तथा तत्त्व-चिन्तन-सम्बन्धी उनकी 
मान्यताझो पर प्रहार किया झोर दूसरी पश्लोर कर्मकाण्डप्रधान मीमांसा दर्शन के 
बढते हुए प्रमाव का भी प्रतिरोध किया । वस्तुत: देखा जाय तो शंकराचार्य 
का जैन-बौद्धो की अ्रपेक्षा मीमांसको से साथ प्नधिक वचारिक संघर्ष रहा । 


मीमांसा दर्शन के जन्मदाता महषि जेमिनि के 'मीमांसासूत्र” पर शबर, 
प्रभाकर तथा कुमारिल जैसे प्रौढ़ विद्वानों के ग्रम्मीर भाष्य-पग्रन्थों द्वारा मीमांसा 
दर्शन का समस्त मारत भे एकाधिकार स्थापित हो चुका था ! मीमांसा दर्शन 
का विषय कर्मकाण्ड है ग्नौर यद्यपि उसके द्वारा दान, हवन तथा यज्ञ भादि 
सत्कर्मों के निष्पादन तथा मद्यपान, हिंसा भश्रसत्यवादिता आदि निषिद्ध कर्मों 
से विरत रहने का निर्देश किया गया है; किन्तु ईश्वर एवं देवतावाद के 
सम्बन्ध में वह सर्वथा मौन है । इस दृष्टि से तत्कालीन ब्राह्मण विचारकों पर 
मीमासको की बेदिक तथा पौराणिक मान्यताझों के प्रति ईश्वर-अस्वीकृति 
की ग्रनास्था अच्छी प्रमावकारी सिद्ध न हुई इसी मूल कारण के स्पष्टीकरण 
के लिए शंकराचार्य का तत्कालीन सर्वोच्च मीमांसक विद्वात्‌ मण्डन सिश्र से 
शास्त्ार्थ हुआ था । इस शास्त्रार्थ मे, मण्डन मिश्र द्वारा श्पने पक्ष का तकेसम्मतत 
प्रतिपादत न होने के कारण, शकराचार्य विजयी घोषित किये गये । इस विजय 
का प्रभाव तत्कालीन मारत के सर्वोच्च विचारकों पर पड़ा और इस रूप में 
शकराचार्य को व्यापक समर्थन प्राप्त होने के कारण 8वीं शत्ती के 


झन्त में भारतीय संस्कृति को सर्वधा नये रूप में पललवित होने का सुयोग 
भ्राप्त हुआ । 


504 भारतोय संस्कृति धोर कसा 


शंकराचाये की उक्त विजय एवं सफलता का कुछ झंशों में विरोध भी हुभा । 
ये विरोधी थे कर्मकाण्ड समथेक ब्राह्मण दाशेनिक । उन्होने शंकराचार्य पर 
प्रच्छध् बौद्ध होने का श्ारोप लगाकर उनके बढ़ते हुए प्रभाव को धूमिल करने 
का प्रयत्न किया; किस्तु यह स्थिति स्थायी न रह सकी । यद्यपि नागार्जुन 
के शून्यवाद श्र शंकराचार्य के भ्रद्वेतवाद में निकटता है; किन्तु वास्तव में 
शंकराचार्य ने जिस प्रकार ब्राह्मण मीमांसकों का खण्डत किया है, उसी प्रकार 
सांख्य, न्याय, वेशेषिक और बौद्ध दार्शनिको का भी । उन्होंने कर्मेकाण्ड स्‍भौर 
भूर्तिपूजा के बहिष्कार के साथ-साथ तान्त्रिको, मेरवो, ग्राणपत्यो, कापालिकों 
झौर पाशुपतों के पाखण्ड, वामाचार भौर व्यभिचार भादि के द्वारा समाज का 
नेतिक पतन करने वाली धूत॑ताश्रों का भी भरपूर विरोध किया । इस दृष्टि से 
उनकी वेचारिक क्रान्ति का विशेष महत्त्व है । 


शंकराचायं ने मुख्यतः वेदिक एकेश्वरवाद की शास्त्र-सम्मत ब्याख्या एवं 
पुतःस्थापता की । अपने इस महान्‌ वेचारिक प्भियान द्वारा उन्होंने मारत 
की राष्ट्रीय एकता को भी पुनर्गठित करने का प्रपूर्त प्रयास किया। ऐसा 
प्रयास कि जिसको बल तथा वेमव के हारा सम्पन्न नही किया जा सकता था । 
उन्होंने परम्परागत ब्राह्मण सस्कृति के विकास को जजेर करने वाले 
मिथ्यावादियों का प्रतिरोधकर ऐसी सुदृढ भूमिका का निर्माण किया, जिससे 
कि भारत झौर भारत के बाहर मी भारत के घाधिक, वेचारिक तथा 
सास्कृतिक अम्युदय का नया प्रभियान प्रचलित हुमा । उनका यह नया 
वेचारिक भ्रभियान न केवल एक विशिष्ट वर्ग तक, अपितु उतनी प्रधिक उच्च 
बौद्धिक क्षमता रखने मे असमर्थ जन-सामान्य तक मी व्याप्त हुआ । 


शांकर वेदान्त की विशिष्टता इसमे है कि जसे वह ब्राह्मणों के लिए 
बैसे ही शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए भी उपादेय हैं । उसको प्राप्त करने तथा 
बरण करने का भ्रधिकार सबको समान रूप से है। किसी मी वर्गविशेष को 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का विशेषाधिकार नहीं है। यद्यपि ब्राद्मण-प्रस्यो तथा 
सूत्र-ग्न्थों के विपरीत पुराणों में स्त्रियों तथा शूद्रों को ज्ञानार्जन की व्यवस्था 
की गयी है; किल्तु वेदिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए शंकराचार्य ने ही 
स्व प्रथम स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए द्वार खोले। शंकर ही एकमात्र ऐसे 
समतावादी समाज के समर्थक थे, जिनके विचारों में सब के लिए समान स्थान 
है, जबकि उनके उत्तरवर्ती रामानुज तथा मध्य प्रादि आ्राचार्यों ने शंकराचार्य 
की इस समनन्‍्वयवादी विचार-पद्धति की आलोचना की। शॉंकर विचारधारा 


भारत का बेचारिक एवं धार्मिक प्रम्युदय 505 


में रूढ़िवादिता श्लौर भस्धविश्वासों को कोई स्थान नहीं है । यही कारण है 
कि शांकर वेदान्त न तो किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय और वर्गविशेष के 
झन्तर्गत परिसीमित हुआ भोर न उसके द्वारा व्यक्ति-हिंतों का पोषण हुझा । 
झपनी हस विशिष्टता के कारण ही सम्भवतः विगत बारह सो वर्षों से वह 
समस्त बौद्धिक एवं वेचारिक विश्व को समान रूप से प्रेरित तथा प्रभावित 
करता हुप्ा भा रहा है । 

शंकराचार्य को यह भी मलोमाति ज्ञात था कि उच्च बोद्धिक वर्ग तक ही 
सीमित रहने पर भारत के बहुसंख्यक समाज को एक सांस्कृतिक मंच पर नही 
लाया जा सकता है; भौर ऐसी स्थिति में जनता के मन पर विगत 
ग्यारह-बारह सौ वर्षों से जमे हुए जेन-बौद्ध प्रमावों को छाप को नहीं धोया जा 
सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने जन-जीवन को प्रमावित करनेवाले तदनुरूप 
प्रयत्नों की झोर ध्यान केन्द्रित किया । उन्होने जन उपाश्रयों श्रौर बौद्ध विहारों 
के भनुकरण पर मारत के चारों कोनो पर चार विशाल मढठों की स्थापना की । 
ये मठ वस्तुत: उसी ढंग के थे, जेसे कि वैदिक युग के मारत में ऋषि आश्रमों 
की स्थिति हुभा करती थी। उन्हीं का रुपान्तर जेन-बौद्धों के उपाश्रय, 
सघाराम तथा विहार थे भौर सामाजिक चेतना को उजागर करने के लिए 
शकराचाये ने मी ठीक उसी ढंग पर चार विशाल मठों की स्थापना की । ये 
मठ एक प्रकार से ज्ञान-केन्द्र थे और उनके द्वारा ऐसे स्नातक तैयार किये गये, 
जिन्होने भारत के कोने-कोने मे भ्रमणकर जनता को, उसको सूभ-सम'क के 
प्रनुरूप, नये जन-जागरण के लिए उत्प्रेरित किया । 


शंक राचायें द्वारा प्रस्थापित इन मठों का एक विशेष लक्ष्य यहू मी था कि 
जन-जीवन को वेचारिक उन्नयन की श्रोर श्रग्रसर करने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
एकता को भी सुदृढ किया जाय । उन्होंने दक्षिण में श्ुंगेरी, उत्तर में बदरी नाथ 
(जोशी मठ), पूर्व में गोबद्धत श्रौर पश्चिम में द्वारका के चार मठीं की स्थापना 
कर वहाँ के भ्रधिष्ठाताग्रो द्वारा इस बात की सुब्यवस्था की कि वे अपनी-अपनी 
सीमाष्रों के अ्न्तमंत ध्ाने वाली जनता को अपने लक्ष्य के प्रनुतार गठित करने 
में पुरी शक्ति से कार्य करे । उन्होंने संन्यासियो को दस श्रेणियों (दशनामी) में 
विभाजितकर यह व्यवस्था की कि वे विभिन्न क्षेत्रों के समाज को घामिक 
भ्रनुशासन में झ्ाबद्ध रखने के झपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह करे । 
उन्होंने स्वयं मी प्रावश्यकतानुसार मारत के विभिन्न भ्रंचलों का भ्रमण किया । वे 
उस युग के सभो प्रख्यात विद्वानों के पास गये; तथा उन्होने उनके विचारों को 


506 भारतोय संस्कृति झौर कला 


जाना शौर प्पने विचारों से उन्हें भ्रवगत किया । उनका उद्देश्य किसी विद्वान्‌ 
को शास्त्रार्थ में पराजित करके उसे झपसानित करना भौर इस रूप में स्वयं को 
श्रेष्ठ घोषित करना नहीं था । उनके सम्बन्ध में ये बाते कल्पित हैं भौर पीछे 
से जोड़ी गयी हैं । 

उनका लक्ष्य समाज को संन्‍्यासी तथा त्यागी बनाकर उसे निरपेक्ष एवं 
निष्क्रिय करना भो नही था । वे ऐसी वंचारिक उन्नति के पक्षपाती भ्वश्य थे, 
जिसको प्राप्त करके मनुष्य स्वयं को तथा दूसरे को समझ सकते में समर्थ हो 
सकें; क्‍योंकि वे ऐसे समाज के पक्षपाती थे, जिससे देश-मेद जाति-मेद तथा 
वर्ग-मेंद की संकीर्णताश्रों से ऊपर उठकर एक समष्टिमय मानव-समाज का निर्माण 
हो सके । उनका यह उद्देश्य बहुत-कुछ श्रंशों तक सफल भी हुभा । उन्होंने 
परम्परा से भ्रजित एवं संचित समस्त मारतोय ज्ञान-राशि को सर्वथा नयी 
विचार दृष्टि देकर उसका नवोत्यान किया । उनकी यह मोलिक विचार दृष्टि 
विगत बारह सौ वर्षो से श्राज भी श्रपनी प्रतिष्ठा मे ठीक बैसी ही वरणीय 
एवं श्रनुकरणीय है; भौर इस रूप मे उसके द्वारा विश्व में मारत की गरिमा 
योत्तित हो रही है । 

शंकराचार्य वस्तुत: एक युगविधायक तस्ववेत्ता, महान विचारक भौर 
समुन्नत भारत के तवनिर्माता थे । उन्होंने वेदान्त की जिस नयी विचारदृष्टि 
का प्रस्थापनत किया, भारत के समस्त भावी विचारको ने उसको प्रपनी गवेषणा 
एवं साधना का केन्द्र बनाकर उसे अनेक शाखाग्रो मे पललवित किया । शाकर 
बेदान्त के प्रवर्तक प्रमुब आ्राचायों में भास्कर (000 ई०), रामानुज 
(।200 ई०), मध्व (300 ई०), निम्बाक (]300 ई०) और बल्लभ 
((500 ई०) का नाम प्रमुख है। मास्कराचार्य ने भेदामेदवाद, रामानुज ने 
विशिष्टाइ तवाद, मध्वाचार्य ते द्वेतवाद, निस्वार्काचार्य ने द्वेताईतबाद भौर 
बल्लमाचारय ने शुद्धाहतवाद के नाम से विभिन्न वेचारिक पन्‍्थों को जन्‍म दिया, 
जिनके द्वारा स्वतन्त्र सम्प्रदायों की प्रतिष्ठा होकर वेदान्त विषय का विस्तार 
हुआ । शांकर वेदान्त के अभाठ से श्रागे चलकर रहस्यवादी सन्‍्तो का उदय 
हुआ झौर उनका प्रभाव नेपाल, तिब्बत तथा चीन तक विस्तारित हुप्ना । 


शकराचार्य की उपलब्ध जीवनी से, और श्राधुनिक विद्वानों ने भ्न्तः 
वाह्य साक्षों के श्राधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनके भ्राधार पर यह माना 
जाता है कि केवल बत्तीस वर्ष की अल्पायु मे यह युवक संन्यासी मोक्षत्व को 
प्राप्त हुआ । शंकराचाये की इस भ्रल्पायु से उनके कृतित्व का सामंजस्थ बेठाने 


भारत का बेचारिक एवं धार्मिक धम्युवय 507 


में कठिनाई भले ही प्रतीत हो; किन्तु वह सर्वथा सल्य है । इस विराट 
देश की चिरस्तन परम्पराग्रों भौर विचारधाराधों के वे संगम थे । इस दृष्टि से 
उनके व्यक्तित्व में अदमृत विभिन्नता दृष्टिगत होती है। वे कोरे बौद्धिक एवं 
शुष्क दाशंनिक मात्र नहीं थे, श्रपितु उनका युवा मन उन सभी कोमलताभ्ों 
झर मधुर कल्पनाओं से परिमण्डित एवं अ्भिपूरित था, जो किसी सामान्य 
युवक में होती हैं । उनके युवा मन की इन कोमलतम भावनाश्नो का सहज उद्रेक 
उनके द्वारा रचित आनन्दलहरी', 'दक्षिणामूर्ति स्तव' भ्रौर 'भजगोविन्दम्‌ स्तव' 
झादि स्तुतियों में भ्रत्यन्त प्रभावकारी रूप में उमरकर श्रमिव्यक्त हुग्रा 
है । ये स्तुतियाँ यद्यपि उनके भकत-हृदय की तीजानुभूति की - परिचायक हैं; 
किम्तु उनके द्वारा उनका काव्यानुरूप शब्द-लालित्य और कवि-सहज व्यक्तित्त्व 
भी प्रथ्ििव्यक्त हुआ है । 

इस प्रकार वह युवक भिक्षु न केवल प्रखर ताकिक, विचारक, तत्त्वविद्‌, 
रहस्यवादी, धामिक नेता, समाज सुधारक श्रौर मारतीय संस्कृति का श्वग्नदूत 
था, अपितु एक भक्त हृदय होने के साथ-साथ एक कबि भी था। अ्रपनी इन 
सम्मिलित महानताओो के कारण उसने प्रल्पकाल में ही इस विशाल देश की 
विभिन्नतावादी जनता के हृदय, मन झोर बुद्धि पर एकाधिकार कर लिया था । 
यही कारण है कि शकराचार्य को झाज मी मारत का महान्‌ निर्माता श्जौर इस 
देश का प्रतीक मानकर सम्मानित एवं सादर स्मरण किया जाता है । 

शकराचाये द्वारा प्रतिष्ठित भ्रद्वत सिद्धान्त के फलस्वरूप साधना-उपासना 
के क्षेत्र मे जिन नये पन्‍्थो का उदय हुझ्ना उनमें तन्त्रवाद या तान्त्रिक उपासना 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यद्यपि भारत में तान्त्रिक उपासना का अस्तिक्‍्ष्व 
बहुत प्राचीन है; किन्तु उस पर जो साहित्य उपलब्ध है वह प्राय: शंकराचार्य 
के बाद का है श्रोर उसको साधना-पद्धति पर शाकर वेदान्त को स्पष्ट 
छाप है। 


तान्त्रिक उपासना और तनन्‍्त्रवाद का उदय 


मारत में उपासना का प्रचलन भश्रत्यन्त प्राचीन है।न केवल साहित्यिक 
स्रोतों से, श्रपितु प्रायतिहासिक तथा ऐतिहासिक युगो की उपलब्ध पुरातत्त्व 
एवं कला-सामग्री से भी उसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। सिन्धघु सस्कृति 
के उपलब्ध प्रवशेषों से पता चलता है कि तत्कालीन समाज मे सातृपूजा तथा 
लिंगपुजा का प्रचलन था। उन्ही के द्वारा बाद में तान्त्रिक पन्‍्यों का 
उदय हुआझा । 


508 भारतीय संस्कृति प्लोर कला 


बंदिक ऋषियों के प्रकृति-पुरुष के रहस्यमय उद्गार ही तान्चरिक धर्म के मूल 
उद्गम हैं। उसकी व्यापक तथा गम्मीर भूमिका का निर्माण उपनिषदों तथा दर्शनों 
में हुआ । उपनिषदो का ब्रह्म-माया-सिद्धान्त और कपिल के सांख्य दर्शन का प्रकृति- 
पुरुष विवेचन तान्त्रिक धर्म के विकास के परिचायक हैं। उसकी प्रतिष्ठा पुराणों 
के देवताबाद भ्ौर विशेष रूप से शक्ति-उपासना के विभिन्न रूपों में हुईं। तान्त्रिक 
उपासना का केन्द्र यही शक्ति-पुजा रही है। भ्रदिति, पृथ्वी, सरस्वती (इडा, 
भारती) झादि वैदिक मातृदेवियाँ शक्ति-पूजा की स्रोत रही हैं। ऋग्वेद का 
'ददेवी-सुक्‍्त' वैदिक संस्कृति का केन्द्र रहा है। उसमे वाणित ब्रह्म श्रौर वाक की 
प्रमिधेया शक्ति-रहूपा मातृकाएँ पौराणिक शक्ति-उपासना का प्रेरणास्रोत रही 
हैं । पुराणों की प्रस्बिका, मवानी, देवी, भद्गकाली, दुर्गा, उमा भौर माहेश्वरी 
प्रादि देवियाँ वैदिक 'देवी-सूक्त' के ही खूपान्तर है। 'मार्कण्डेय पुराण” के 
'दुर्गासप्तशती' श्राख्यान में देवी के जिन विभिन्न नामरूपो, गुणों तथा वेभव का 
व्याख्यान किया गया है, उसके द्वारा पौराणिक तान्त्रिक युग की पूर्ण प्रतिष्ठा 
का सहज ही पता चलता है । उसके प्रमाण देश के विभिन्न प्ंचलों मे प्रतिष्ठित 
मन्दिरों, मठो तथा उपाश्रयों की कला-थाती में जीवित हैं । समस्त भारत में 
व्यापक रूप से उपलब्ध होने वाली तान्त्रिक प्रभ्मिप्राय की बहुसंख्यक मूतियों में 
पौराणिक तत्त्रधर्म के प्रचार-प्रसार का इतिहास ग्रुम्फित है। पुराणों के 
अगनन्‍यास, अष्टक, स्तोत्र, पटल, कवच, स्तुति, कीलक, मन्त्र, तन्त्र आ्रादि में 
तन्‍्त्रविद्या का बृहत्‌ साहित्य प्रकाश में श्राया । 


मध्ययुगीन भारत में पुराणों के प्रमाव से जहाँ मक्ति तथा साधना के भ्रनेक 
मांग प्रशस्त हुए, वहाँ पुराने बेदिक देवताप्रो के स्थान पर नये देववात्ों की 
भी स्थापना हुई । इन नये देवताग्रो और उनकी विभिन्नविध आराधना ने नये 
धमं-पन्‍न्यों को जन्म दिया, जिनमें देवताग्रो के साथ ही उनकी शक्ति-रूपा या 
पत्नीरूपा शक्तियों की भी कल्पना की गयी । तम्त्र-वृष्टि से 'कूम पुराण और 
बद्वावेवर्त पुराण का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। '्रद्मर्वेवर्त पुराण” मे 
तान्त्रिक विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । 'कमे पुराण” में कपाल 
लकुल, वास, भरव, और पॉँचरात्र श्रादि जादून्टोवा, मारण-मोहन-उच्चाटन से 
सम्बन्धित तान्त्रिक सम्प्रदायो का उल्लेख हुग्ना है, जिन्हे कि प्रवदिक कहा गया 
है । इन तल्त्रप्रधान प्रवेदिक धर्मों का उदय बेदिक युग मे ही हो चुका था, 
जिनको बंदिको ने भी स्वीकार कर लिया था| प्रयर्ववेद में उनकी प्रतिक्रिया 
व्यापक रूप में परिलक्षित हुई है । 


भारत का वेचारिक एवं धार्मिक भ्रम्युदय 509 


भारतीय साहित्य पर तान्त्रिक प्रदत्तियों का प्रभाव निरन्तर बना रहा। 
महामारत', देवी भागवत, बृहत्कथा' और महायान धर्म के बौद्ध प्रन्थ 'सद्धर्म 
पुष्डरीक' तथा 'प्रज्ञापारमिता' भ्रादि विभिन्न ग्रन्थों में उसका प्रभाव व्याप्त है । 
बोद्धधर्म मे महायान सम्प्रदाय के सर्वाधिक प्रभावशाली श्राचाये नागार्जुन 
बौद्धतन्त्र के महान विद्वान्‌ थे। बुद्धि शौर कमं से समन्वित होने के कारण 
तन्त्रवाद जितना बेज्ञानिक है, उतना ही व्यावहारिक भी है। प्राचार्य नागार्जुन 
में इन दोतो का समन्वय था । यही कारण है कि इतिहास में उनके विभिन्न 
प्रकार के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं, जिन्होते कि उनकी वास्तविकता को भी 
अमित कर दिया है| साख्य, वेंदान्त प्रौर नागार्जुन के तन्भ्वाद का अप्रन्य 
समकालीन धर्मेशालाओो पर इतना व्यापक प्रमाव पडा कि शव, शावत, वेष्णव 
श्र बौद्ध धर्मों के श्रतुयायियों के अलग-प्रलग 'तन्त्रवाद' प्रचलित हुए । 


तन्‍्त्र-साहित्य का क्षेत्र और प्रभाव अत्यन्त व्यापक है। सभी प्रकार के 
आागम-ग्रन्थो को तन्‍्त्र कहा गया है। 'सम्मोहनतन्त्र' मे विभिन्न प्रकार के बाईस 
ग्रागमों का उल्लेख हुआ है, जिनमे चीनागम, पाशुपत, पाँचरात्र, कापालिक, 
भेरव, अघोर, जेन भौर बौद्धों की परिगणना की गयी है । किन्तु ये भ्रागम प्रधिक 
प्राचीन नही हैं। प्राचीन प्रागस मुख्य रूप से तीन हैं---वष्णव, शाक्त और शव । 
बैष्णव प्रागमो का नाम है पांचरात्र भौर वेखातस । शेत्रों के आगमो का नाम 
माहेश्वर तथा कापाल है। लकुल, मेरव, काश्मीर शव श्रादि उनके श्रवान्तर 
कद हैं। इसी प्रकार शाक्तो के भी केरल, काश्मीर और गौड ग्रादि पनेक 
सम्प्रदाय हैं । इन सभी सम्प्रदायों मे अ्रपने-प्रपते मत के अनुसार 
गलग-झलग उपासनाझो का विधान है भौर स्त्री-पुरुष, दोनो को उसका उपासक 
अधिकारी माना गया है । 

पाशुपतमत झौर शवमत एक ही है। पुराणों मे पाशुपतमत के प्रवर्तक 
कालामुखों, कापालिको भ्रौर लकुलीशों भादि झनेक पन्यो का उल्लेख हुआ है। 
इन सभी तान्त्रिक सम्प्रदाशो का !0वीं शती तक पूर्ण विकास हो चुका था। 
इस मत के अनुयायी शिवोपासक हैं । कापालिक वाममार्गी है और उनमें 
नरबलि का प्रचलन था । नाथ और रसेश्वर सम्प्रदाय भी शेव-मतानुयायी थे । 
शिवोपासक शेत्रो की एक शाखा काश्मीर से उदित हुई, जिसके सिद्धान्त 
विशुद्ध तत्त्वविद्या पर भ्राधारित हैं और जो भद्वे तवादी हैं । 

बेष्णव झौर शैव मत की तरह शाक्तमत भी श्राचीन है। किन्तु उसकी 
उन्‍नति का समय सातवीं से बारहवीं शती के बीच है। शाक्तमत, शेवमत से 


5]0 भारतीय संस्कृति झोर कला 


सर्वथा भिन्‍ने और उपासना-पद्धति की दृष्टि से भी स्वतन्त्र है। तत्व-दृष्टि से 
वह श्रद्वेतववादी है। सम्मोहनतन्त्र' के भ्नुसार शक्ति और नारायण को एक ही 
बताया गया है | जो आदि नारायण हैं, वे हो परम शिव हैं झौर वे ही निर्गण 
ब्रह्म हैं । भ्राद्या ललिता महाशक्षित ने ही श्रीकृष्ण और श्रीराम का पुरुष-विग्नह 
घारण किया था । इसलिए राम, शक्ति और शिव मे कोई विभेद नहीं है । 

वैष्णब, शाक्‍त भौर शव झ्ागमो के प्ृतिरिक्त बौद्धागम की भी स्वतन्त्र 
परम्परा है। बौद्धागम में तीन प्रकार के साधक बताये गये हैं---श्रावक, 
प्रत्येक बुद्ध और सम्यक बुद्ध । महायान ही तीनों का योगपथ है, जिसकी दो 
शाखाएँ है--पारमितातय श्रौर मन्त्रनय । इन दोनों शाखाश्रों के प्रवर्तक बुद्ध 
हैं। मन्त्रनय के तीन ग्रवान्तर भेंद हैं--वज्यात, कालचक्रयान भश्रौर सहजया! । 
पारमितानय का समस्त साहित्य सम्कृत में है; किन्तु मन्त्रनय का साहित्य 
सस्कृत, प्राकृत शोर श्रपश्नंश भ्रादि श्रनेक माषाश्रो मे है। वज्जयान तथा 
कालचक्रयान की साधना मे मन्त्र का प्राघान्य होता है। सहजयान की साधना 
में मन्त्र का प्राधान्य नही होता । 

तान्त्रिक उपासना वस्तुत: शक्ति की उपासना है। बौद्ध दृष्टिकोण से प्रशा 
ही शक्ति का स्वरूप है। इस प्रज्ञा के छह ग्रुण टै-ऐश्वर्य, समग्रत्त्व, रूप, 
यश, श्री, ज्ञान तथा अ्रथंवत्ता । वेष्णबों के चतुर्व्यह प्रसंग में वासुदेव का 
बाडयुण्य-विग्रह माना गया है । यही प्रकार बौद्धों के श्रौर शाक्‍्तो तथा शवों के 
प्रागमो मे भी है । बौद्ध तान्त्रिको की दृष्टि में मुद्रा का भ्रमिप्राय शक्ति की 
प्रभिव्यक्ति या उसका बाह्यरूप है। मुद्रा के चार प्रकार कहे गये हैं--कमंमुद्रा, 
घर्ममुद्रा, महासुद्रा श्रौर समयमुद्रा । देवता के प्रकट होने पर उसका श्रावाहन 
करना होता है ! प्रव्यक्त भ्ररिन से जेसे दीपक नही जलाया जा सकता है, उसी 
प्रकार भप्रप्रकट देवता का प्रावाहन नही हों सकता है । इसी देव-प्रावाहन का 
साधन ही मुद्रा है । 

भेदवादी तान्त्रिकों के मत से शिव, शक्ति भौर बिन्दु ये तीन तलब हैं । 
ये तीन तत्त्व ही समस्त जगत के भ्रधिष्ठान हैं। इस जगत्‌ का उपादान 
विन्दु, कर्ता शिव और करण शक्षित है। बिन्दु का प्रपर नाम महामाया है । 
उसकी तीन श्रवस्थाएँ हैं--परा, यूक्ष्मा झौर स्थूला । परा प्रबस्था में महामाया 
को परा माया तथा कुण्डलिनी कहा गया है। वह परम झौर नित्य है। महामाया 
की सुक्ष्म शोर स्थूल प्रवस्थाएं कार्य होने के कारण अनित्य हैं। महामाया की 
सूध्म अवस्था का नाम माया है। वह कलादि तत्त्व-समृह का अ्विभकत रूप 


भारत का वेचारिक एवं धार्मिक भ्रम्युवय ह 57 


है। पश्ागमों में उसे जननी तथा मोहिनी कहा गया है महामाया की स्थूल 
भ्रवस्था का नाम प्रकृति है। वह जिगुणात्मिका है । 

बिन्दु की शब्दात्मिका वृत्ति के चार मेद हैं--वेख री, मध्यमा, पश्यन्ती भ्रौर 
परा (सुक्ष्मा) | बैखरी श्रोत्रप्राह्मा स्थूल शब्द शक्ति है। मध्यमा प्रन्तः 
सं हल्‍्प्र रूपा (चिन्तन रूपा) वृत्ति हैं। पश्यन्ती श्रक्षर बिन्दु स्वय प्रकाश वृत्ति 
है । परा वृत्ति, परा वाक्‌ या नादरूपा है । परमेश्वर की यह स्वतन्त्र शक्ति 
है, जिसे चिद्रपा कहा गया है । इस प्रकाशमय महामन्‍्त्रात्मक परा वाक्‌ के 
गर्म में अ्रकार' से 'क्षकार' पर्यन्त समस्त शक्ति-चक्र निहित है । भ' से 'क्ष| तक 
के वर्णों से सब प्रकार का ज्ञान प्रधिष्ठित है। वर्णों से ही समस्त विश्व 
की उत्पत्ति होती है । ग्रज्ञातावस्था मे वे बन्धन का कारण, किन्तु सम्यक्‌ ज्ञान 
से परा सिद्धि के कारण होते है (कविराज--भारतीय संस्कृति श्रौर साधना, 
प्रथम खण्ड, तान्त्रिक दृष्टि) । तन्‍्त्र-साधना का यही मूल प्राधार है । 


सिद्धों को परम्परा 


बौद्धधर्म मे तान्त्रिक साधना का प्रचलन कब से हुआ, इस सम्बन्ध मे 
मत-मतान्‍्तर हैं । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्त्व ग्रति प्राचीन 
है | प्रागेतिहासिक युग में ही उसके श्रस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। भारत, 
एशिया माइनर श्रौर मध्य एशिया के विभिन्न देशों में उसका प्रादुर्माव हुश्ा । 
तिब्बतीय विद्वान्‌ लामा तारानाथ का प्रभिमत है कि तन्त्रविद्या की परम्परा 
बहुत समय तक गुरु-शिष्यों द्वारा मौखिक रूप में प्रवत्तित होती रही । सिद्ध 
झौर वज्ञाचार्य उसके प्रमुष प्रवतंक थे। सिद्धों की भी अनेक श्रेणियाँ थी; यथा 
रससिद्ध, महेश्वरसिद्ध श्रौर नाथसिद्ध प्रादि। इन सिंद्धों की संख्या यद्यपि 
चौरासी मानी जाती है, किन्तु वह इससे कही श्रधिक है। उनमें भ्रधिकतर 
सिद्ध वदत्यान या कालचक्रयान के अनुयायी भौर न्यूनतर सहजयानी थे । 
सैद्धान्तिक दृष्टि से सभी सिद्ध अ्रद्व॑तवादी थे । 


तिब्बत भ्रौर चीन की परम्परा के शभनुसार प्राचार्य श्रसंग द्वारा तुषित 
स्वर्ग से तन्‍्त्र की प्रवतारणा हुई। किन्तु भारत में भ्रसंग से पूर्व मैत्रेय भौर 
नागार्जुन तम्त्रविद्या के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अजित कर चुके थे। उन्ही के 
द्वारा सर्वे प्रथम शक्तित उपासना का भी प्रचलन हुआ । 


तिब्बत में झ्राज भो सिद्धवाणियों के महत्त्वपूर्ण संग्रह हस्तलेखों के रूप में 
सुरक्षित हैं । जिन सिद्धों की महत्त्वपूर्ण साहित्य-याती वहाँ सुरक्षित है, उनमें 


52 भारतोय संस्कृति ओर कला 


सरहपा, भार्यदेव, लूहपाद, भूसुक, वीणापा, विरूपा, वारिकप्पा, डोमिप्पा, 
जालन्ध रपाद, कुक्कुरिया, गुण्डरीपाद, मीनपा, कण्हपा, तिलोपा, साडपा 
(नारोपा) घ्लौर शान्तिपा (रत्नाकरशान्ति) आदि का नास उल्लेखनीय है । 
सरहपा या सरपा को आदि सिद्ध कहा गया है। वे नालन्दा विश्वविद्यालय 
के श्राचायं थे । आचाये नारोपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों 
में से थे । विश्वविद्यालय का उत्तरी पीठ उनके श्रधिकार में था। वे झ्पने समय 
के प्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ धौर मन्त्रयान तथा तन्त्रयान के एकमेव भ्रधिकारी थे । 
दीपंकर श्रीज्ञान, प्रज्ञारक्षित, कनकश्री, माणकश्नी और झनेक सिद्ध तथा ज्ञानी 
उनके शिष्य थे शान्तिपा या शान्तिरत्वाकर 'कलिकाल सर्वज्ञ' कहे जाते थे । 
वे घमंपाल के शिष्य ्रौर प्रख्यात विद्वान थे 


वद्धयान 


महायान धरम से सम्बन्ध होने के कारण वज्थयान की प्राचीनता भी स्वयं- 
सिद्ध है । उसका उदय ईसा की दूसरी-तीसरी शती में हो गया था। महायानी 
तान्त्रिक बौद्धों ने एक ही बुद्ध को पाँच घ्यानी बुद्धों मे प्रतिष्ठित किया, जिनकी 
स्वतन्त्र शक्ति, प्रज्ञा भौर विद्या थी शौर जिनके लिए विशिष्ट मन्त्र, मुद्रा और 
मण्डल निर्धारित थे। इन ध्यानी बुद्धो में प्रक्षोम्य, लोचना, वरोचन,तारा, प्रभिताभ 
झ्रोर झ्मोधवज्र भादि नये श्राराध्य देवी-देवो की प्रतिष्ठा हुई । इस विचारधारा 
के श्रनुतार वजन मे 'शूल्य' का आधान करके उसे प्रद्वय, अ्रभेद्य, श्रविभाज्य 
भौर अपर मानकर उसकी उपासना की गयी । उससे ज्ञानवाद तथा रहस्यवाद 
की नयी विचार-पद्धतियों का निर्माण हुआ, जिनमे कि तान्त्रिक योगविध्वियों की 
प्रमुखता थी । उसमें शारीरिक प्नुशासन पर बल दिया गया और पूजा, 
करमंफाण्ड तथा सन्‍्यास को बहिष्कृत किया गया है। वज्ञयान की यौगिक 
विधियों के गम्भीर व्याख्याता तिब्बत के सिद्धाधायों मे प्राचार्य नादपाद या 
नारोपा का नाम प्रमुख है। वज्ञ को आराधना की चरम स्थिति मानने वाले 
हठयोगियो में नारोपा के बाद गोरक्षताथ का नाम उल्लेखनीय है, जिनके द्वारा 
प्रवतित नाथ-सम्प्रदाय का भारत मे और उत्तर-पूर्व देशों में कई शतियों तक 
प्रमाव बना रहा । 

बगाल के पाल राजाओं के शासनकाल में बंगाल मे तान्त्रिक घ॒र्म का 
विशेष विकास हुआ । उसके प्रचार में पाल नरेश धर्मपाल (770-80) भौर 
देवपाल (80-850 ६०) का विशेष योगदान रहा । उनके समय भ्पराजिता, 
वज्जशारदा, वर्तालि, वराली और मारीची पर्णशबरी प्रादि देवियों भौर 


आरत का बेचारिक एवं धार्मिक श्नम्युदय ह 58 


वज्यपाणि, मंजुश्नीं, श्रेलोफ्यविजय प्रादि विभिन्न नये तान्त्रिक उपास्य-देवों की 
सष्टि हुई । 0वीं, 7वीं शतती के लगभग पूर्वी बंगाल के चन्द्रवंशीय शासकों 
के समय बज्जयान का विशेष विकास हुआ भौर उसके साथ ही भनेक तास्बिक 
देवों की उपासना के साथ भोदन्तपुरी, सोमपुर तथा विक्रमशिला के 
विश्वविस्यात विद्या-केन्द्रों में तन्त्र-लाहित्य पर मृल्यवान्‌ कृतियों का निर्माण 
होता गया । आचाय॑ शान्‍्तरक्षित (7०6-762 ई०), जो कि नालन्दा महाविहार 
के कुलपति थे, वज्यान के समर्थ विचारक थे। आचार्य शान्तरक्षित का 
व्यक्तित्व प्रनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है । बौद्ध तत्त्वज्ञान पर 
उनका 'तस्वसंप्रह' ग्रन्थ वज़॒यात विचारघारा का प्रौढ़ एवं बहुमान्य ग्रन्थ है । 


नसाथपनथयथ 


सम्राद्‌ हुं के बाद मारत में जो राजनीतिक श्रस्थिरता व्याप्त हुई, भौर 
जिसका इतिहास तत्कालीन हुणो, तुकों, प्रफानो, राजपृतों भौर मुगलों भादि 
विभिन्न जातियों के संस्कारों से प्रभावित है, मध्ययुगीन मारत में नये धामिक 
उदय का सूचक है। इन विभिन्‍न जातियों के संस्कारों के फश्लस्वरूप धामिक 
अ्रधकचरेपन की जो परस्पर विरोधी परम्पराएँ प्रकाश मे भ्रायों, उन्हीं के 
परिणामस्वरूप तान्न्रिक तथा यौगिक नामक नये पन्‍थों का उदय हुआ । लयभग 
]!वी, !2वीं शती तक इस प्रकार के प्रनेक नये धामिक पन्‍्थ उमरते भ्रौर 
विलुप्त होते गये । 

नाथपन्थ इसी प्रकार के बनते-बिगड़ते धर्मों का एक संगठन था, जिसमें 
शैव, शाक्त भ्ौर बौद्ध भ्रादि प्रनेक धर्मानुयायी सम्मिलित हुए । वे न तो विशुद्ध 
हिन्दू थे श्ौर न कदूटर मुसलमान ही । तत्कालीन देशव्यापी राजनीतिक 
उथल-पुथल ने वर्गवाद झोर धाभिक पक्षपात को इतना अधिक उमार दिया 
था कि उसने सारे भारतीय समाज को दो वर्गों मे विभाजित होने के लिए 
बाध्य किया । समाज का एक वर्ग हिन्दूधर्म के प्रन्तगंत भौर दूसरा 
इस्लामधर्म के भ्रन्तगंत सगठित हो गया। इस राजनीतिक संकट ने उन 
विभिन्‍न धर्म-पन्‍्थों की जड़ें हिला दी, जो मध्यमार्गी थे श्लौर श्रवसरवादिता 
का ढोग रे हुए थे । 

ताथपन्‍्थ का जन्म इसी संक्रान्ति काल मे हुआ । मत्स्थेन्द्रनाथ उसके 
प्रवर्तक भशौर गोरक्षनाथ या गोरसनाथ उसके संगठनकर्ता थे | उन्होंने योग 
द्वारा उपासना की नयी पद्धति का सूत्रपात किया। गोरखनाथ के मत से 

33 


5]4 भआरतीय संस्कृति श्ौर कला 


सहज (स्वामाविक तथा स्वतःस्फूर्त) जीवन-प्रणाली ही सर्वोच्च है। उसकी 
उत्पत्ति सहज शूल्य से हुई है भौर वह वृढ़ तथा कोमल, दोनों है। उसकी 
व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह सहजजन्म योगमार्ग बस्तुतः बौद्धों तथा 
शेव-शाक्तों की योगपद्धति का समन्वय है भौर उसका गठत दसी प्रकार के 
परम्परागत झनेक साधकों तथा सिद्धों द्वारा हुआ । उसमें उन बाममार्थियों या 
का्यालिकों का योगदान नही था, जिन्होंने भ्रचम्भो तथा प्ाश्चयों का बवाल 
खड़ा करके भ्रपने रहस्यात्मक विचित्र करतबों द्वारा समाज को मरमाया हुमा 
था। नाथपन्थ ने हिन्दूधर्म का उद्धोषक बनकर मारत में भ्रपता भलग 
प्रस्तित्व बनाये रखा भ्ौर उसके बाद तिब्बत, नेपाल तथा सिक्किम-भूटान तक 
व्याप्त हुआ | 


सहजयान 

बौद्ध वज्ञयान की झाराधना-उपासना को कठिन एवं दुस्साध्य यौगिक 
क्रियाओझ्ोे को लोकन्सहज बनाने के उद्देश्य से वत्लयानियों के एक वर्ग ने कुछ 
परिवतेन के साथ प्रस्तुत किया, जिसको समाज में व्यापकता से प्रपनाया गया । 
इस नयी सहज सिद्धि का माध्यम नारी को बनाया गया। उसे ही शून्यता 
का प्रतीक माना गया । उसमें योगाम्पास पर बल दिया गया । उसका प्रमाव 
त्वरित गति से समस्त मारत में फैला। सर्व प्रथम वह अ्रसम, बंगाल पर 
परिलक्षित हुआ श्रौर फिर महाराष्ट्र तथा गुजरात के साथ-साथ समस्त उत्तर 
भारत मे व्याप्त हुआ । 950-200 ई० के बीच नेपाल तथा तिब्बत तक उसका 
प्रभाव प्रसारित हुआ । इसी ग्रन्तराल में चौरासी सिद्धों का उदय हुश्रा + 

सहज सिद्धि का यह ढंग विशेषतः उत्तर मारत में इतना भ्रधिक लोकप्रिय 
हुआ कि उसने शाक्तों, वैष्णबों भर शवों की आराधना-पद्धतियों का भ्रन्तर 
मिठाकर धामिक समन्वय का लोकोपकारोी वातावरण स्थापित कर दिया। 
परम्परागत बौद्ध वज्यान का स्थान लगभग 0वीं शती में सहजयानी 
नाथपन्थ ने ले लिया। ये नाथपन्‍्थी सिद्ध एक प्रकार से हिन्दू तथा बोद्ध 
प्रम्पराप्मो के समन्वय ये । इन नाथपन्थी हठयोगियों का प्रभाव बंगाल से काश्मी र 
तक और महाराष्ट्र-गुजरात से तिब्बत-नेपाल तक फैला । वस्तुतः धामिक माध्यम 
से राष्ट्रीय नव जागरण धौर एकता को स्थापित करने में जो श्रेय शंकराचार्य को 
रहा, उससे किसी भी प्रकार कम गोरखताथ को नही रहा । उसके द्वारा प्रवरतित 
नाथपन्थ झौर सहजयान का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है कि उसने धामिक 
समन्वय के रूप में मारत का नेतृत्व किया । हिम्दी-साहित्य के प्रवर्सक कबीर, 


भारत का घेचारिक एवं धार्मिक ध्रस्‍्पुदय ' 5[5 


तानक, दादू, रज्जब भौर पीपा जैसे महान्‌ सन्‍्तों की वाणियों में नाथपत्य की 
समस्ययात्मक विचाधारा व्यापक रूप से प्रकाश में झ्ायी | 

सिद्धों भौर नाथों के उदय का श्रेय यद्यपि भारत को है, तथापि सिद्धबाणियों 
के महत्वपूर्ण संग्रह मारत में कम भौर बाहरी देशों, विशेष रूप से तिव्यत में, 
प्रध्िकता से उपलब्ध हुए हैं। विशेष रूपए से वज्ञयान से सम्बन्धित समस्त 
साहित्य तिव्बती भाषा में ही उपलब्ध है । 9वीं से 4वी शती तक के विख्यात 
महापुरुष धादिताथ, मस्स्येश्रताथ, गोरक्षमाथ, गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ तथा 
शानेश्वर भादि सिद्धों के ग्रन्थों का तिब्बत्ती में व्यापक रूप से अनुवाद हुआ | 
इन सस्तो एवं सिद्धों की तिब्बती साहित्य में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं । मारत में 
तो सिद्धों की परम्परा क्षीण होती गयी; किन्तु तिथ्यत में बहुत समय बाद तक 
बनी रही । इस दृष्टि से 6वीं शती में रचित तिब्बती ग्रन्य 'रत्नाकर जोपकथा' 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

इस सम्बन्ध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि बौद्धनरम्परा 
के श्रनेक देशो में ऐसे भ्रनेक तन्त्र-सम्प्रदायों का जन्म हुआ, जो कि भारत में 
देखने की नहीं मिलते या जिनके भ्रवशेषों के बहुत कम रूप देखने को मिलते 
हैं । किन्तु यह सत्य है कि इनका जन्म भारत में ही हुआ। इस प्रकार के 
झनेक तन्त्र-सम्प्रदाय अधिकतर तिब्बत में भौर उसके बाद सुमात्रा, जावा, 
स्थाम, कम्बोडिया, नेपाल, सिक्किस झौर भूटान श्रादि देशों में प्रचलित हुए । 
उसका कारण यह हो सकता है कि इन देशों के साथ भारत के सुदूर भूत 
धघाभिक, साहित्यिक, राजनीतिक झौर सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। इन सम्बन्धो 
के कारण पारस्परिक गमनागमन होता रहा और समय-समय पर यहाँ का 
साहित्य उक्त देशों को जाता रहा । प्रमुख रूप से तिब्बत भौर गौण रूप से 
ग्रन्य मध्य एशियायी देशों में इस प्रकार के साहित्य की उपलब्धि, जो भारत 
की मूल देन है, किन्तु जो श्रपत्ती मूल भाषा मे भ्रप्राप्य है, इसी तथ्य को सूचित 
करता है कि अतीत में समय-समय पर बहुसंख्यक हस्तलिखित ग्रन्थ बाहरी देशों 
को ले जाये जाते रहे । उनमें बहुत से प्रन्थ ऐसे मी हैं, जिनमें मारत का 
सम्बन्ध सर्वथा विलुप्त ही गया श्लौर जिनका मूल सम्बन्ध उन्ही देशों से जोड़ 
दिया गया, जहाँ वे उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार के साहित्य में सिद्धवाणियों 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
वामसार्पों तम्भवाद का उदय 

परम्परागत घामिक शभ्रम्युदय की दृष्टि से मध्य युग के प्रारम्भ में 
सन्तोषजनक स्थिति बनी रही । गुजरात से लेकर उत्तर मारत तक झौर पंजाब 


56 भारतीय संत्कृति शौर कला 


से लेकर बिहार, बंगाल तक जातीय स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय एकता की भावना 
ने घामिक प्रभ्युदय की गौरवशाली परम्परा को उन्नत बनाये रखने में देशव्यापी 
प्रस्त/प्रेरणा का कार्य किया । ग्ुप्तो ने जिस उदात्त एवं उदार धर्मे की प्रतिष्ठा 
की थी, उसके उत्तराधिकार को सुरक्षित बनाये रखने मे दक्षिण से उत्तर भौर 
पूर्व से पश्चिम तक के मध्ययुगीन हिन्दू रजवाड़ो ते प्पना सर्वस्व निछावर कर 
दिया । किन्तु उत्तर-मध्य युग (!!वीं, 72वीं शत्ती ई० के बाद) में अ्संगठित 
स्वाभिमात झौर सामन्‍्ती भावना ने जहाँ एक प्रोर समाज मे जातीय प्रथकता 
तथा वर्गंवाद का बीजारोपण किया, वहाँ परम्परागत विद्या-ब्यसन और 
चिन्तन-झतन के बौद्धिक विकास को मो मुला दिया गया । 

पुराणों द्वारा प्रवतित तन्त्रविद्या की जिन जटिल प्रक्रियाश्रों का प्रचलन 
हुआ, गुप्त युग के उत्तरारद्ध मे ही उनमे विकार की मात्रा बलवत्तर हो गयी 
थी, जिसके फलध्वरूप प्रबुद्ध समाज उनसे अलग होने लग गया था। तान्त्रिक 
उपासना में इस विक्तावस्था को वाममार्गी तन्त्रवाद के नाम से कहा गया है, 
जिसके फलस्वरूप समाज मे जादू, टोना, मंत्र, वशोकरण, मोहन, उच्चाटन, 
भोर नरबलि (मारण) के भ्रन्धविश्वासों का प्रचलन हुआ। उसी के 
परिणामस्वरूप डाकिनी-शाकिती, भेरव-भेरवी की विकराल उपासनाएँ प्रचलित 
हुईं भौर माँस-मदिरा तथा यौनाचार की स्वतन्त्रता बलवती होती गयी। 
'देवी पुराण” में तो यहाँ तक उल्लेख हुआ है कि तान्त्रिक लोग देवी-हूप में 
विवाहिता स्त्रियों का पूजन ओर उनके साथ माँस-मदिरा मक्षण तथा विहार 
कर सकते है । बौद्ध मठों में मी इसी वामपन्‍थ का बोलबाला था । 


इसी प्रकार उत्तर-मध्य युगीन मारत मे तान्त्रिक कौलघम ने समाज की 
चारित्रिक श्रेष्ठा को गिरा दिया था और यौन-रहस्पात्मकताशों का 
खुलकर प्रचार होने लगा था । धर्म के नाम पर प्रेम के सामूहिक क्रीडास्थल 
योजित किये जाने लगे थे झौर वहाँ देवी की मूर्ति के समक्ष प्रेमिकाग्ों के साथ 
भनेक प्रकार की प्रेम-लीलाएँ रची जाने लगी थीं । भब तो स्थिति यहाँ तक पहुँच 
गयी थी कि जहाँ एक ओर सावंजनिक उद्यान भ्रमर्यादित प्रेम के क्रीडास्थल 
बन गये थे तथा परिवार एवं विवाह के नेतिक-नियमों की उपेक्षा कर दी गयी 
थी, वहीं दूसरी झोर साहित्य में मी उसकी व्यापक प्रतिक्रिया परिलक्षित हुई । 
दामोदरगुप्त (9वी शती ) ने 'कुट्टिनीमत”, राजशेखर ( 0वी शती ) ने 
'कर्पूरमंजरी', सोमदेव ( !]वी शती ) ने “कथा सरित्सागर', शिवदास तथा 
जंमलदत्त (!वी शती ) ने “वैताल पंचविशति” झौर क्षेमेन्द्र ( ]वीं श्ती ) ने 


सारत का बंचारिक एवं भामिक प्रस्युदय 57 


'कलाविलास” तथा समयमातृका' भ्रादि कृतियों की रचनाकर “कामसूत्र” में 
वर्णित वेश्याश्रों के यौनाघारों को ग्राधार बनाकर ऐसी कथाप्ों को लिपिबद्ध 
किया, जिनमें रोमांचकता के साथ-साथ छेल, प्रयबंच, धोखाधड़ी, मारण, मोहन, 
उच्चाटन, जटिल रहस्यात्मकता, मदिरासेवन, मांसमक्षण श्लौर यौनाचार की 
बिक्ृत एवं निकृष्ट मनोदशाप्मों का खुलकर व्यापक रूप से वर्णत किया गया; 
झौर विशेष बात यह थी कि ये कथाएं उन शिक्षाप्रद एवं नीतिपरक 
कथा-कंतियो के साथ जोड़ दी गयीं, जिन्हें वालको तथा नव शिक्षितों के आान- 
संवर्धन के लिए लिखा गया था । 


वामपन्थी तान्त्रिके कौलाचारों की इस प्रवृत्ति से सामाजिक, धामिक और 
साहित्यिक जीवन को झ्तिशय रूप से प्रमावित था । तत्कालीन शासकों ने उस 
पर प्रतिबन्ध लगाने की श्पेक्षा उसे प्रोत्साहित ही किया । इस नैतिक पतन का 
बहुत-कुछ उत्तरदायित्व जयचन्द जैसे शासकों पर था, जो भ्रपनी हजारों रानियों, 
वांदियो तथा रखेलों के बीच विलास में डूबे हुए समाज के लिए भ्रनुकरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। हिन्दुत्व के प्रतीक परवर्ती राजपूत शासकों ने 
परम्परा की आन-बान को ताक पर रखकर तुके, भफगानों तथा मुगलों का 
झाधिपत्य स्वीकारकर जीवन को विलासता की रंगीनियों में डुबा दिया था । 
राष्ट्रीय कर्णघधारों की इस स्थिति ने विधर्मियों को बढ़ावा दिया । उनके प्रमाव 
से स्वदेश की धारमिक परम्पराएं टूटती जा रही थी भार शासकों की 
दासवृत्ति के कारण हिन्दुश्नों को विधियों की शरण में जाने के लिए बाध्य होना 
पड़ रहा था । 


*. मध्ययुगीन मारत में धर्म की इस देन्‍्यावस्था को उमारने झभ्ौर समाज के 
गिरते हुए मानसिक बल को उत्थापित करने में जिन धर्म-नेताभों का महत्त्वपुर्ण 
योगदान रहा उनमें हिन्दू सन्‍्तो प्रौर मुसलमान फकीरो का नाम उल्लेखनीय है। 


सहुजयान को जिकृतायस्था 


परम्परागत वेदिक धर्म के विरोध में जिन ग्रनेकः धामिक पन्‍्थों का उदय 
हुमा, उनमें लोकायतिकों, जैनों भौर बोद्धों का नाम प्राचीन तथा प्रग्रणी है। 
इन वेद-विरोधी प्रालोचक धर्मों का भ्रस्तत्व यद्यपि बहुत प्राचीन है; किन्तु 
लगभग छठी शत्ती ई० के लगभग उनकी सर्वेथा नयी स्थिति प्रकाश में झायी । 
इन नये स्वरों के उद्घोषकों का सम्बन्ध परम्परागत उक्त धर्मो में से किससे 
था, निश्चित रूप से महु कहना सम्मव नहीं है; किन्तु इतना निश्चित है कि 


5]8 भारतोय संस्कृति झोर कला 


उनकी आचार-पद्धति प्रवेदिक झर्येतरों जेसी थी भौर वह लोकायतिकों तथा 
कापालिकों से प्रभावित थी। कोई असम्भव नहीं कि उसका गठन हृणों, छुकों 
प्रफषानों के उन विफल या प्रतिहन्द्री समुदायों से हुआ हो, जिन्होंने अपनी 
निष्किता को छिपाने के लिए नया बाना धारण कर लिया था। 
, चैदिक परम्परापों के स्‍भ्रालोचकों के रूप में इन वाममार्णियों ने श्रपनी 
स्थित्ति को जमाने प्रौर समाज पर झपता प्रभाव डालने के लिए भ्रचम्भा उत्पन्न 
करनेवाली उलटी बातों को कहने में स्वयं को विशिष्ट सिद्ध करना चाहा । 
उनके पास न तो भाषा थी, न भाव, न विचार भ्रौर न तके । श्रासार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने (मध्ययुगीन धर्मसाधना, पृ० 78) 'ह॒ठ्योग प्रदीपिका' 
(३।४६।४८) का एक प्रसंग उद्धत करते हुए लिखा है कि “ये लोग श्रधिकाधिक 
उत्साह के साथ सीधी बात को भी उलट के जटिल और गुंथीली बनाकर 
भोर भाक़ासक तथा धक्‍कामार बनाकर कहते भये। कहने का ढंग कुछ 
विचित्र-सा था । गोमास-मक्षण पाप है; लेकिन हठयोगी यही कहेगा कि नित्य 
गोमाँस-मक्षण करना चाहिए, ओर भ्रमर वारुणी का पान करना चाहिए; क्योंकि 
यही विष्णु का परम पद है भ्ौर यही कुलीन का परम पद है ।” 

इस प्रकार परम्परागत कापालिको की प्राचारन्संहिता का मण्डन करते 
वाले इन हट्योगियो ने प्रपनी रक्षा करने के लिए अपने इन सभाज-दूषित 
विचारों का समाधान श्रपनी उलटवांसियों मे इस प्रकार कर दिया । गो को 
उन्होंने जिल्ला कहकर उसे लपेटकर ब्रह्मरन्ध्र तक ले जाना ग्रो-माँस-मक्षण 
में बदल दिया । इसी प्रकार उन्होंने तालुमूल में चन्द्र-स्थान की कल्पनाकर उससे 
निर्गत सोमरस को भ्रमर वारुणी का प्रतीक मानकर निराकरण कर दिया ।७ 
किन्सु वास्तविकता-गोपन का उनका यह प्रच्छन्न प्रयत्न उनकी झ्सलियत की 
रक्षा न कर सका । 


सहजयानियों की इत उलटबानियों को विद्वानों ने 'सन्ध्या भाषा का 
नाम दिया है, श्रर्थात्‌ सन्ध्याकालीन प्रकाश झौर भन्धकार की माँति स्पष्टता- 
झस्पष्टता-समन्वित भाषा। पअ्रटपटे विचारों को व्यक्त करने के लिए इस 
भाषा का प्रयोग करनेवाले सहजयानी भर वज्ञयानी वस्तुतः बौद्धधर्म के 
विक्ृतावस्था के भ्रन्तिम अभ्रवशेष थे, जिनको प्तमाज में कोई प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त नहीं था, भौर जिन्होंने झपने भ्राचरणों से बोदधधर्म की उच्च मान्यताप्रों 
को नीचे गिरा दिया था भौर जो समाज में नेतिक निरंकुशता तथा झाचारभष्टता 
का प्रघार करके दायित्वहीन सामालिकों का एक दल बनाने पर लगे हुए थे । 


भारत का बेचारिक एवं धार्मिक श्रस्युदय ' 59 


उन्होंने भपनी भ्टपटी भाषा झौर रंग-विरंगे विचारों के भतिरिक्त प्रपती विधित्र 
साधना-पद्धति द्वारा भी समाज में प्रपनी विचित्रता का स्वाँग मरा हुमा 
था । कापालिकों और नोलपटों का सम्प्रदाय इसी प्रकार के मिथ्यावादियों के 
गुट थे, जिन्होंने समाज में अपने भ्रनैतिक प्राचारों को प्रमावशाली ढंग पर 
पीलाया हुप्ता था । 


कापालिक 


तान्त्रिकों में एक सम्प्रदाय कापालिकों का भी प्रचलित हुआ । उसका प्रभाव 
बहुव्यापी है। कापालिक मतानुयायी साधक शिव-संयुक्त शक्ति के उपासक 
थे | उनके मत से परम शिव हो नाम तथा रूप से प्रतीत जगत के एकमात्र 
कारण हैं । वे निर्मुण, निरंजन, निष्क्रिय होते हुए भी शेय हैं; किन्तु उपासना 
के विषय नहीं हैं। उपासना का विषय शक्ति है। इस दृष्टि से ईश्वर की 
विभिन्न शक्तियों के रूप में श्रथवा देवताझों की पत्नी रूप में नाना नाम-रूप 
देवियों की श्राराधना-उपासना का प्रचलन हुभा । देवताभों की माँति इन देवियों 
की संख्या भो भनन्‍्त है। उनमें प्रमुख सप्त मातृकाएँ हैं, जिनके नाम हैं--शआाह्मी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वष्णवी, वाराही, नारसिही भौर ऐन्द्री । इनके भ्रतिरिक्त 
भयंकर एवं रुद्ररूपा शक्तियों की भी कल्पना की गयी । इस प्रकार की शक्तियों 
में काली, कराली, चामुण्डा तथा चण्डी झ्रादि देवियों की उपासना होने लगो | 
इनके साथ ही कुछ ऐसी देवियों का भी भश्राधान किया गया, जो विलासिता 
एवं कामकला की सूचक थभी। इस प्रकार की देवियों में प्रानन्दमरवी, 
त्रिपुरसुन्दी भौर ललिता प्रादि का नाम प्रमुख है। उतकी उपासना का 
ग्राघार तास्तिक था। मेरवी-चक्र के उपासक ये तान्त्रिक कौलिक एवं 
कापालिक कहलाये । 


इन वाममार्णियों के दो सम्प्रदाय हैं । प्राचीन मत के भ्रनुयायी कापालिक 
स्त्री का योनि-प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते थे और दूसरे नवीत सम्प्रदाय 
के भ्रनुयायी स्त्री की वास्तविक योति के पूजक हैं । इस पूजन के समय वे मण- 
माँस का भक्षण करते हैं प्रौर किसी प्रकार के मेद-भाव को नही मानते । 


मध्ययुगीन साहित्य में इन कापालिकों फी बहुविध्र' चर्चा हुई है। वेचारिक 
दृष्टि से वे लोकायतिकों की परम्परा के प्रनुयायी भौर सहृजयान की 
विकृतावस्था के सूचक हैं। मध्ययूगीन संस्कृत-साहित्य को विभिन्न कृतियों में 
उनके झावार-बिचारों का सम्यक्‌ चित्रण हुभा है । कृष्णमिञ्र (2वीं शती) 


520 भारतीय संस्कृति झौर कला 


कृत प्रबोध अन्द्रोदय” नाटक में सोमसिद्धात्त नामक कापालिक के वर्णन में 
कहा गया है कि वह मद्यपान करता है भौर स्त्रियों के साथ स्व्व॒तत्त्र होकर 
यौनाचार करता हुआ सहूज ही मौक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 
जनाचारये पुष्पदन्त (0वी शती) के 'महापुराण” में भी कापालिकों का 
उल्लेख हुआ है झौर सर्वत्र ही उन्हें मद्यपायी तथा स्त्रियों के साथ बिहार करने 
वाला बताया गया है। भवभूति (7वों शती) के 'मालतीमाधव' पर भी 
कापालिको का प्रभाव लक्षित होता है। उसमें सौदामिनी नामक एक 
बौद्ध भिक्षुणी को श्रीपरवंत पर कापालिक साधना करते हुए दिश्लाया गया है | 
यह श्रोपवंत्र मध्यमुग का प्रसिद्ध तन्‍्त्रपीठ था । बाण के “हषंचरित” में उसे 
शाकततन्त्र का साधना पीठ कहा गया है | इसी श्रीपर्वंत को वज्चयान का 
उत्पत्ति-स्थान बताया गया है । 

कापालिको का वर्णन करनेवाले मध्ययुगीन ग्रन्थों मे राजशेखर की 
'कर्प्रमंज री” सट्टक का नाम उल्लेख्य है। उसमे मैरवानन्द नामक एक तान्त्रिक 
भ्पती तन्‍्त्र-शक्ति के बल पर भ्रनेक प्रकार के श्रदूमुत करिश्मे दिखाता है । 
वह भ्रश्लोलता तथा अनैतिकता का प्रतिनिधि है। उसका कहना है कि “हम 
तन्त्र-मन्त्रादि कुछ भी नहीं जानते है; न गरुरु-कृपा से हमे कोई ज्ञान प्राप्त 
हुआ है । हम तो मद्यपान झोर स्त्री-गमन करते हैं प्रोर कुल मार्ग का अ्नुगमन 
करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुलटाप्नों को दीक्षितकर हम उन्हे प्रपनी 
पत्नी बना लेते हैं । हम लोग मद्य पीते है भोर माँस-मक्षण करते है। भिक्षा- 
से प्राप्त प्रश्न ही हमारा भोजन है भौर चर्मंखण्ड ही हमारी शय्या है। बताभो 
तो ऐसी सुन्दर कौलधरमम किसको प्रिय न द्वोगा ? 


सोलपट सम्प्रदाय 


मध्य युग के वाममार्गी तान्त्रिक सम्प्रदायों में नीलपट नाम से एक नया 
सम्प्रदाय प्रकाश में झ्ाया, जिसका यद्यपि कोई साहित्य उपलब्ध नही है; 
किन्तु जिसके सम्बन्ध मे प्राप्त उल्लेखों से उसके श्रस्तित्व का पता चलता है । 
जेतो के प्रबन्ध प्रन्य से पता चलता है कि ये नीलपटधारी लोग नितान्त 
भोगवादी ये और स्लाभ्नो, पीशझो तथा मौज उड़ाझो में विश्वास करते थे । 
उनमे एक ही नीले वस्त्र में लिपटे स्त्री-पुरषों के नग्न जोड़े भोग-विलास में 
लिप्त रूते थे । जैनों मे ही नही, सम्मितीय बौद्धों मे मी इस प्रकार का नीलपट 
सम्प्रदाय था, जो नोलास्बर धारण करके वेश्या, सुशभा भझोर क्ाम-सेवन को ही 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानता था । 


भारत का वैथारिक एथं धार्मिक प्रस्युवय ह 529 


वामसार्ग से प्रभाषित कामसमब्बित प्यृंगारमूर्तियाँ 

मध्यबुगीन भारत में वाममार्गी तान्त्रिक कापालिकों, कौलिकों तथा 
नीलपटों का प्रभाव कला पर भी व्यापक रूप से परिल्क्षित हुश्ला । भारत के 
प्राय: सभी क्षेत्रों में बहुसंसपक ऐसी नर-तारी मू्तियाँ निर्मित हुई हैं; जिनमें 
कामकला सम्बन्धी उत्केट ख्ूंगार का पअ्भिव्यंजन हुआ है। ये मूतियाँ 
देव-मन्दिरो पर उत्कीणित हैं प्रोर भ्पनी भव्यता तथा यथाय॑ भावाभिव्यक्ति 
में प्रनुपमहैँ । इन मूर्तियों का निर्माण शास्त्रीय विधि-विधानों के भनुरूप 
हुआ है गौर उनके भ्रंग-प्रत्यग के उमार में बडी सूक्ष्म दृष्टि से काम 
लिया गया है । 


मानव-समाज में ही नही, भ्रपितु समस्त प्राणी जगत्‌ में रति-क्रिया को 
एक नियति के रूप मे स्वीकार किया गया है। मानव-जीवन के लिए उसे एक 
झनिवारय प्रनुष्ठान माना गया है । बुद्धि, भहंकार, मन, इन्द्रिय भौर तन्मात्राशओ्रों से 
झधिष्ठित इस पंचभौतिक जगत्‌ के विकास में नर-तारी का संयोग विद्यमान 
है । प्रत्येक स्त्री, पुरुष मे इस संयोग की प्रवृत्ति रागात्मिका वृत्ति 
के कारण होती है, जो कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष मे प्रकृत रूप में विद्यमान 
रहती है । 

काम मनतसिज या सकलपयोनि है। मन का भ्रधिष्ठान मम्यु है। मन्युमाव 
के लिए जायाभाव की शभ्रावश्यकता होती है। मन्युभाव झभौर जायाभाव ही 
पुरुष-प्रकृति है। मन्युमाव से प्रधिष्ठित मत ही काम-सकल्प की सृष्टि करता 
है । उसकी यह सृष्टि भ्रमृतमयी या भ्रानन्दमयों है । कामरूप परमेश्वर उस 
झानन्द का श्रधिष्ठान है। इस मौतिक सृष्टि मे पति-पत्नी का दाम्पत्यभाव 
उस भ्रानन्द की चरम परिणति है । 


काम का एक रूप झानन्दविधायिनी कला के रूप में लोकसम्पूजित है। 
कला के रूप में काम का चित्रण एवं झंकन न केवल कलाकारों ने, भ्रपितु 
साहित्यकारों ने भी भ्रपनी कृतियों का माध्यम बनाया । भप्रनग और भरूप 
होने पर भी उसकी झनन्‍त एवं सार्वभौमिक सत्ता मानी गयी है। कला के रूप 
में काम का प्रधिष्ठान, चित्र, मूर्ति, नृत्य, संगीत झ्रादि सभी क्षेत्रों में स्वीकार 
किया गया है। काम के साथ-साथ उसकी सहूचरी रति-प्रीति का भी व्यापक 
रूप से भ्रंकन हुआ है । भारतीय दृष्टि से काम के ढवारा ही काम-मुक्ति सम्भव 
बतायी गयी है। जिस प्रकार चोसठ योगासनों से उपासक झद्गय में विलील 


5282 भारतीय संस्कृति शोर कला 


हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उतने ही कामासनों द्वारा मनुष्य परमानन्द को 
उपलब्ध करने में समर्थ होता है । 


इस प्रकार की काम-समन्वित मृतियों का निर्माण कोणाकी, भुवनेश्वर, 
खजुराहो भोर जमसोत पह्ादि के मन्दिरों में विशेष रूप से हुभ्रा है। इन 
मूर्तियों में प्रभिव्यक्त विभिन्न प्रकार के झआारलिंगनों तथा आसनों में पारथिव 
झानन्दातिरेक भौर परमात्मा में विलीन होते हुए झात्मा के परमानन्द का 
भाव दर्शित किया गया है। इस सूर्ति-सम्पदा में मिथुन मूर्तियों का विशेष 
महत्त्व है। उनमें भ्नुपम शैल्पिक सौन्दर्य भौर भपरिमित भावाभिव्यंजन दर्शित 
है । उनका वाद्याभिव्यंजन इतना तीव्रतम, रसमावातिरेक-समन्वित भौर 
उत्कट राग-रंजित है कि उनमें मानवीय श्यूंगार-प्रेम की समस्त कोटियाँ 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेती हैं ग्रौर इस रूप में बे तास्विक पूर्णता में परिणत 
हो ज़ाती हैं। ये मूर्तियाँ बौद्ध वज्अयान प्रौर सहजयात की वैभवावस्था को 
ध्वनित करती हैं । 


इस तान्त्रिक सहजयान का प्रभाव उक्त देव-मन्दिरों के ग्रतिरिक्त 
गुप्तयुगीन देवगढ़ के मन्दिरों भ्रौर बंग, कलिग, एलोरा, एलीफ॑ण्टा श्रौर घादामी 
के कला-केन्द्रों मे भी व्याप्त है। इन कला-केनद्रों की शिव-पावेती की मूर्तियों 
में दशित कास-माव वस्तुतः पाथिवता में प्रपाथिवता के समस्वय का प्रतीक 
है । इस दृष्टि से एलोरा स्थित शिव-पार्वती की वह युगल-मूत्ति विशेष प्राकर्षण 
का केन्द्र है, जिसमें शंकर की बाईं जाँघध पर बैठो पार्वती शीशे में भ्रपती छवि 
निहार रहो हैं पोर शिव का भालिगनबद्ध हाथ की उंगलियाँ पार्वती के कपोलों 
का स्पर्श कर रही हैं। उनके दूसरे हाथ में भ्राधुत नील कमल विश्व की 
उन्मीलित शानन्दावस्था का प्रतीक है। शिव के इसी भाव का उदगायन 
शकराघारये की भ्रानन्‍्दलहरी में हुप्ना है। शिव-संयुक्त त्रिपुरासुन्दरी का यहू 
शक्ति ग्रभिप्राय श्रत्यन्त ही लोकप्रिय रहा है। 


बौद्ध तन्त्रयान के काम-भाव की अतिशयता को द्योतित करने वाली 
कला-सृष्टि भारत में विभिन्न भ्रज्चलो में व्यापक रूप से प्रकाश में 
भायी । बंगाल से काश्मीर तक और महाराष्ट्र-गुजरात से तिब्बत-नेपाल तक 
के विस्तृत भू-माग के पायी जाने बाली काम की विभिन्न दशाहओं 
को प्रभिव्यंजित करनेवाली सहल्लों मूर्तियाँ सहजयान की व्यापकता को 
ध्वनित करती हैं । 


'भारत का वैचारिक एवं था्िक भ्रस्पुदम ह 598 
मध्ययुगीन संस्कृति की अन्तश्चेतना का स्रोत भक्ति श्रान्दोलन 


धार्मिक एकता का भ्रतियान 


॥्रध्ययुगीन माश्तीय संस्कृति को उज्जीवित कश्के उसे जन-जीवन की 
निष्ठाओों के भ्नुरूप श्रग्सर करने में तत्कालीन मक्ति-प्रान्दोलन का महस्वपूर्ण 
योगदान रहा है । भारतीय संस्कृति का मूल ज्रोत धर्म रहा है | धर्म का श्राधार 
ईश्वर या भगवान्‌ है। उसको प्रनेक रूपों मे खोजा भौर पाया गया है । उसके दो 
मुख्य रूप हैं-निर्गुण झौर सग्रुण । निर्गुण ईश्वर रूप-नाम से रहित केवल पश्रात्मा 
की प्रनुभूति का विषय है; ज्ञानियों द्वारा बोधगम्य है । बह निराकार ब्रह्म है । 
सग्रुण ईश्वर नाम-रूप से वपवहूृत है | उसे श्राँखों से देखा जा सकता है और 
नामो से पुकारा जा सकता है। उसको पाने के लिए न तो धान फी भ्रावश्यकता है 
आर न पाण्डित्य की भ्रपेक्षा । वह सब के लिए समान रूप से ग्राह्म और भ्राराध्य 
है । किसी ने उसे स्वामी के रूप में भजा, किसी ने सखा के रूप में प्रौर किसी 
ने प्रिय के रूप में पाया । वह भाव-गृहीत है । ऐसे सगुण ईश्वर को पाने के लिए 
किये गये भाव-प्रयत्न ही मक्ति है । 


भक्ति की यह भावधारा मरतीय जनता की प्राणदायिनी शक्ति बनकर 
समय-समय पर उसको उद्बोधित एवं प्रेरित करती रही है । 0बी श्रौर 2वी 
शती ई० में जबकि समस्त उत्तर मारत श्रौर सुदूर-दक्षिण तक महमूद गजनवी 
झ्ौर सुबुक्तिगीन गोरी के भाक्रमणों से जनता त्रस्त, भयभीत झोर श्रात्मरक्षा 
के लिए झ्राकुल थी, दक्षिण भारत में चोलो के शासन (9वी से 2वी श०) में 
मक्ति की एक नयो घारा का उदय हुप्ना, जिसके नेता थे नम्मालवार । वे पोइंहे, 
पृदत्त तथा पे भ्ादि झालवार भजनीकों की उस परम्परा के भ्रन्तिम केन्द्र-बिन्दु 
थे, जिन्होंने सारे दक्षिण में घूम-घूमकर अपने हृदयग्राही मजनों के ग्रायन से 
जनता को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया हुआा था । दक्षिण में, विशेषतः 
वर्तमान तमिलनाडु मे वेष्णव भर शेव मतो के भ्रनुयायी अनेक भक्त गायकों 
का उदय हुग्रा, जो वेष्णव तथा शाक्त मन्दिरो में मण्डलियाँ बनाकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भगवान्‌ की लीलाप्नों को गानगाकर भपने उपास्य के प्रति 
प्रपनी श्रगाघ मक्ति का परिचय देते रहे । उनमें समाज के समी वर्गों के लोग 
सम्मिलित थे। उनके भजनों का आधार “रामायण, 'महाभारत' श्र पुराण थे । 


झालवार भक्‍तों की यह परभ्परा लगभग 7वों शत्ती ई० से प्रारम्भ हुई 
थी । उन्होंने श्रपनी कोमल- रससिकत प्रेममयी वाणी द्वारा जनता में एक ऐसी 


524 भारतोय संस्कृति ह्ोर कला 


सगुण ईएवर-भक्त का प्रचार किया, जो श्रत्यन्त क्पालु झौर दया का सागर है 
झौर जिसके भनुग्रह को केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है दक्षिण 
का यह भक्ति-प्रास्दोलन जातीय तथा क्षेत्रीय संकोर्णताश्ों से ऊपर उठकर 
यस्तुत; एक ऐसे सार्वजनीन मानवीय धर्म के रूप में विश्रुत हुश्ना, जिसमें 
ब्राह्मणधर्म, मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड भौर वर्ण-व्यवस्था के प्रतिबन्ध नहीं थे । 
उसमें छोटे-बड़े, धनी-निर्धत भौर भ्रनपढ़-पढ़ेलिखों की विषमताएँ नहीं थी ॥+ 
उन्होंने मनुष्य मात्र को समान दर्जादिया भौर सभी को परमेश्वर की दया 
प्राप्त करने का समान भ्रधिकारी बताया । 

सन्त नम्मालवार ने झपने 'तिरुविरुत्तम” नामक ग्रन्थ में तथा पेरिया भौर 
भोंदा भादि झालवार भजनीकों के पदों मे मानव के प्रति भगवान्‌ की इसी दया- 
अनुकस्पा का गुणगात किया गया है । उनके बाद उनके शिष्य नाथमुनि 
(।0वीं श० ई०) ने भ्रालवार सन्‍्तो के भजनो का एक संग्रह संकलित किया । 
इन भजमनों (प्रबन्धों) को भ्राज भी वहाँ के मन्दिरों मे बडी निष्ठा एवं तनन्‍्मयता 
से गाया जाता है । भक्तप्रवर नाथमुनि के बाद उनके पुत्र यामुनाचाय हुए, 
जो कि विशिष्टाहत सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके मत का व्यापक 
प्रवर्तन उनके भनुज प्रसिद्ध वेष्णवाचार्य रामानुज ने किया । उन्होंने सर्व प्रथम 
परम्परागत घामिक रूढ़ियो को भी उदार बनाया। उन्होने मन्दिरों की 
पूजा-विधि में नया सुधार किया श्रोर यह व्यवस्था दी कि वर्ष में एक दिन 
मन्दिरो को भअ्न्त्यजों के प्रवेश के लिए खाल दिया जाय । रामानुज के इस 
धार्मिक श्रौदार्य का व्यापक प्रभाव पड़ा । ये समी सन्‍त चोल शासको के समय 
हुए, जो कि स्वय मी उदार तथा सहिष्णुथे। 

दक्षिण मारत में भ्ालवारों का मक्ति-प्रान्दोलन वस्तुत: परम्परागत वैष्णव 
धर्म के सिद्धान्तों के अनुरूष था | 0वी शती के लगभग प्रसिद्ध शञान-केन्द्र काँची 
में 'मागवत' की रचना हो जाने के बाद ब्रालवारधर्म का भागवतधमं मे विलय 
हो गया । इस प्रकार दक्षिण से मक्ति की जो भावधारा बही उसने 
न केवल सकटग्रस्त भारतीय धर्म के ह्वास को बचाया, भ्रपितु उससे ; साहित्य 
तथा कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई । इस नये समन्वित धामिक आन्दोलन के 
प्रभाव से वेष्णव, शाक्‍त, जेन भौर बौद्ध धर्मों में जो श्रलगाव तथा पारस्परिक 
झ्रालोचता-प्रत्यालोचना का भाव था, वह भी दुर हो गया । 
रामानुजाधार्य 

मध्ययुशीन भारत में इस नये धारमिक समन्वय का नेतृत्व किया 
रामानुजाचारय (027-]37 ई०) के 'विशिष्टाद्वैतवाद' ने । वे गृहस्थ से संन्‍्यासी 


भारत का बेआरिक एवं धार्मिक प्युदय ; 525 


हो गये थे । उनसे पूर्व दक्षिण में पश्रालबार भक्तों ने तमिल माया में भक्ति का 
प्रवार-प्रसार किया था। रामानुज ने उपनिषद्‌, गीता! भौर "न्ह्मसूत्र' के 
सिद्धान्तों से उसको प्रधिक गहन तथा मान्य बना दिया । इस प्रकार भालवार 
भक्ति-परम्परा में प्रस्थानत्रयी के सहित तमिल प्रबन्धों को भी उभय वेदान्त के 
माम से कहा गया । रामानुज ने महाभारत के पाँचरात्र मत का विकासकर 
चैष्णव सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की भौर उसे भागवत” की क्रृष्णमक्ति के साथ 
समन्वित करके सर्व सहज बना दिया । 


रामानुज का यह विशिष्टाद्वेत वस्तुतः शंकराचायं के दुरूह अद्वेत का 
सामाजिक सामान्यीकरण था, जिसका दक्षिण से उत्तर को झोर बड़ी त्वरित 
गति से प्रचार-प्रसार हुप्ना । 

शंकर श्लौर रामानुज ने जिस घाभिक प्रान्दोलन का सृत्रपात किया उसमे 
कुछ भ्र्तर है। अह्सूत्र' की विष्णपरक व्याख्या करनेवाले प्रथम विद्यान्‌ 
यामुनाचाय हुए और तदनन्तर उसको व्यापकता प्रदान की “रामानुजाचार्य ने । 
उन्होने ही सर्व प्रथम दार्शनिक विचारो द्वारा वैष्णव धर्म को परिमण्डित करके 
उसकी लोकप्रियता को बढ़ाया । शंकराचार्य का ब्रह्म भ्रद्वत है । उससे भिन्न कुछ 
नही है । किस्तु रामानुज के मत से ब्रह्म वह है, जिसमें अन्य पदार्थ मो 
समन्वित है और जो उसी के द्वारा बृहत्‌ होते हैं । रामानुज के प्रनुसार ब्रह्म, 
खिन्मय प्रात्मा भशौर जड प्रकृति, दोनो में विद्यमान है; किन्तु वह उन दोनों से 
*विशिष्ट' है। आत्मा (जीव) प्ौर प्रकृति इन दोनों पदार्थों से अद्वेत, किन्तु 
दोनों से विशिष्ट होने के कारण रामानुज ब्रह्म का 'विशिष्टाइत” स्वीकार करते 
हैं । उनका ब्रह्म, जगत में व्याप्त है श्नौर उससे पर भी हैं। वह झपनी इच्छा- 
शक्ति से जगत्‌ को उत्पन्न करता है। वह उपासना का विषय है और धामिक 
साधना का लक्ष्य भी । 

शंकराचार्य की दृष्टि से ब्रह्म के भतिरिकत कुछ है ही नही । प्रतः समस्त 
जगत्‌ प्रौर-जायतिक प्रपञच सब मिथ्या है। इसके विपरीत रामानुज जगत्‌ को 
मिथ्या बताये बिना भ्रद्वेत ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनके मत से 
अहा एक है भशौर उसमें झनन्दस्वरूप ईश्वर, चेतन झात्मा झौर जड़ प्रकृति ये 
पदार्ज हैं। जो सम्बन्ध भात्मा का शरीर से है वही सम्बन्ध ईश्वर का आत्मा 
सथा प्रकृति से है । जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वहू ईश्वर से भिन्न नहीं है। रामानुज 
के मत से प्रास्मा, प्रकृति और ईश्वर, इन तीनों की समष्टि का नाम 
ही बह्म है । 


526 भारतीय संत्कृति और कला 


शंकर ने ऐसे ब्रह्म का निरूपण किया है, जो शुद्ध, एकाकी, निविकार भौर 
भमूर्ते है। वह स्वयं निर्गुण है । प्रतः उसमें मनुष्य की दुर्बलताभों को दूर 
करने के कोई उपाय नहीं हैं । इसके विपरीत रामानुज के विशिष्टाइईत में ब्रह्म 
को प्रेममय भौर उसे मनुष्य की दुबंलताझों को दूर करनेवाला शिवमय भौर 
सुन्दरतम कहा गया है। उसे प्रेम, सेवा भर सहयोग से प्राप्त किया जा सकता 
है । रामानुज ने धर्मानुशासित जीवन से ही ईश्वरानुग्रह की उपलब्धि बतायी 
है । उसमें कर्मों के प्रतिफल का प्राविधान होने के कारण सामाजिक जीवन में 
कर्म निष्ठा को बल मिला झऔर उससे पारस्परिक भनुराग-प्रेम का भाव उत्पन्न 
होकर मनुष्य का नैतिक स्तर उन्नत हुआ । इस प्रकार रामानुज ने शंकर 
के ग्रद्ते को लोक सहज बनाकर ऐसे नये धार्मिक पन्‍य को जन्म दिया, 
जिसमें पारस्परिक प्रीति एवं मैत्री की प्रधानता है। उन्होंने शांकर वेदान्त 
का खण्डन करके सगुण भवित को ही मोक्षप्राप्ति का सर्वोत्तम एवं सर्वे सुलभ 
मार्ग बताया । 


रामानुज ने शंक राचारय की भाँति भ्पने मत के प्रचार के लिए दक्षिण तथा 
उत्तर भारत के ऐतिहासिक, धामिक स्थलो, ज्ञानकेन्द्रों श्रौर नगरों का परिभ्रमण 
कर तत्कालीन दाशंनिको से शास्त्राथंकर विरोधियों को पराजित किया भ्रौर 
भपने सर्वग्राह्मय लोकधर्म की प्रतिष्ठा की । उन्होंने शंकराचार्य की ही भाँति 
अश्रनेक मठन्मन्दिरों तथा ज्ञान-केन्द्रों की स्थापना की और वहाँ सुयोग्य व्यक्तियो 
की नियुक्तिकर उनके हारा सामाजिक विषमताझों तथा धामिक संकीोण॑ताप्ों 
को दूर करने का देशव्यापी श्रान्दोलन चलाया । कहा जाता है कि उन्होंने एक 
मुसलिम महिला से विवाहकर दोनो धर्मों मे एकता स्थापित करने का 
सराहनीय कार्य किया था ! श्रपने शिष्यों मे उन्होंने ब्राह्मणातिरिक्त' 
निम्न जातियो के लोगो को भी स्वीकार किया। श्रीरंगपट्टम के सालीकोट 
मन्दिर में उन्होने श्रन्त्यजों को पूजा का अधिकार दिया। इस प्रकार एक 
आध्यात्मिक नेता के रूप में भ्राचायं रामानुज ने मध्यधुमीन मारत का सफल 
नेतृत्व किया । 


रामानुजाचार्य के बाद उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने उनके उदार घाभिक विचारों 
का भ्रधिक प्रभावशाली ढंग पर प्रचार-प्रसार किया । उनके प्रसुख भ्रनुयायियों 
में मध्वाचार्य (73वी शती), निम्बार्काचार्य ((3वी शती), लोकाचाये (3वी 
शती ),, वेदान्तदेशिक ([4बी शती), देवराजाचायं (4वीं शती) भौर वरदाचार्य: 
(!4वीं शती) भ्रादि का नाम उल्लेखनीय है । 


भारत का वैचारिक एवं धार्मिक प्रस्युवय , 527 


राम्ानन्व 


रामानुज झर उनके भ्नुयायियों द्वारा वेचारिक तथा सामाजिक उदारता 
के बावजूद मुसलमानों के धम्मद्रोह्‌ की भावना में कभी नही श्रायी थी । उनके 
उत्पात दक्षित तक प्रचारित हो चुके थे। उनके द्वारा लूट-पाट घ्यंसलीला 
और भ्रत्याचारों की निरन्तर वृद्धि हो रही थी। यह स्थिति सारे मारत में 
व्याप्त हो गयी थी । भ्नेक लोगों को प्राणरक्षा के लिए घर छोडने को विवश 
होना पढ़ा । ठीक इसी धर्मंद्रोह के विनाशकारी समय में दक्षिण भारत में एक 
नयी ज्योति का प्राविर्भाव हुआ, जिसका नाम था रामानन्द (299-40 ई०)। 
उन्होंने तत्कालीन देशव्यापी सामाजिक, परिस्थिति की निकटता भ्लौर देश 
को निरस्तर बिगडती हुई दशा को देखकर रामानुज द्वारा प्रवरतित घ॒र्मं को 
झ्ति उदार श्रोर सर्वतहूज बनाया । विरोधी इस्लाम धर्मानुयायियों द्वारा जो 
घामिक संकीर्णता, वर्गेंवाद भ्रौर जातीय प्रहम्मन्यता का विष-वमन किया जा 
रहा था, और जिसके फलस्वरूप भ्रसहाय हिन्दू जनता प्राणरक्षा के लिए कोई 
उपाय न देखकर धममं-परिवर्तन करने तक को उद्यत थी, श्राचायं रामानन्द 
ने सर्वे-धर्म-समन्वय का श्रपना नया झ्रभियान चलाया झ्रौर उसके भ्रन्तर्गत 
सभी जातियों, धर्मों तथा मतों के लोगों को सम्मिलित होने के लिए झामन्त्रित 
किया । उन्होने धर्म के उदात्त पक्ष को जनता के समक्ष रखा | उन्होंने जिस 
कड़ाई से हिन्दुभो के कर्मकाण्ड तथा पुरोहित, पुजारीवाद का खण्डन किया 
उसी निष्पक्षता से इस्लाम की संकीर्णताभों तथा कट्टरताओों की भी कटु 
श्रालोचना की । उनकी समन्वयात्मक धर्म-पद्धति के कारण परम्परागत रूढियों 
झोौर वर्गंवाद में शिथिलता का वातावरण उत्पन्न हुआ । दक्षिण में शूद्रो को 
धाभिक समानता दिलाते का क्रास्तिकारी कार्य सर्वे प्रथम रामानन्द के प्रभाव से ही 
सम्भव हो सका । उन्होने कर्ंकाण्ड की पद्धति को दूषित घोषित किया और यहाँ 
तक व्यवस्था दी कि बेदिक परम्पराप्मों को भ्रपताता युग के अनुरूप नही है । 
उनके द्वारा प्रचारित नये समाजवादी ढाँचे में परिवार, जाति शोर वेबाहिक 
सीमा-रेखाओों फा कोई स्थान न था । 


शंकराचार्य भौर रामानुजाचार्य की भाँति रामानन्द ने भी सारे देश का 
अमण किया भौर परम्परागत वेदिक व्यवस्था के प्रबल समयक विजयनगर के 
प्रसिद्ध विद्वान मध्वाचाय, बंगाल के प्रसिद्ध मौमांसक कुल्लुक भट्ट भौर मिथिला 
के प्रकाण्ड विद्वात्‌ चण्डेशवर प्रमुति सम-सामयिक धर्माचायों के विचारों का 
प्रबल विरोध किया । उत्तर झोर पूर्वी भारत के भनेक नगरों में उन्होंने सभ्ताएँ 


5428 भारतीय संस्कृति शोर कला 


भायोजित करके बौद्ध तन्त्रवाद की प्रबल प्रालोचना की झऔर बौद्ध तान्त्रिकों को 
शास्त्रार्थ में पराजित किया । उनका यह धामिक भान्दोलन दक्षिण तथा उत्तर 
का सेतु बनकर समस्त भारत में व्याप्त हुआ । 


सन्त रामानन्द के इस धामिक सुधार से प्रमावित होकर निम्न जातियों के 
अनेक ऐसे सन्‍्तों, महात्माश्रो भौर भक्तों का उदय हुआ, जिन्होंने रामानन्द 
की वर्ण-संकीर्णता के विरोध को भ्रपनी भोजस्वी वाणियो, शब्दों, साल््षियों, 
रमैनियो तथा पदों द्वारा भ्रभिव्यंजितकर लोकमानस को भतिशय रूप से 
भ्रभावित किया । 

समाज-सुधारक सन्त रामानन्द के इस क्रान्तिकारी धामिक प्रान्दोलन के 
परिणामस्वरूप भारत की परम्परागत धाभिक पद्धति युग की प्रव॒ृत्तियो एवं 
निष्ठाभों के अनुरूप प्रतिफलित हुई। उससे भारतीय इतिहास में एक ऐसे 
मानवधर्म की प्रतिष्ठा हुई, जिसको भारत की समस्त जनता ने स्वेच्छा से 
अपनाया । भारत जैसे देश में, जहाँ कि वर्णाश्रम की कट्टरताझों में सामाजिक 
ढाँचे की एकता को विच्छिन्न कर दिया था, सन्त रामानन्द के प्रभाव से वह 
पुनर्जीवित हुई । इस धामिक पश्रान्दोलन से मध्ययुगीन भारत में पहली बार 
द्विजो, शूद्रो धौर स्त्रियों को धामिक समानता की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 
उनके इस मानवतावादी धार्मिक स्वातन्श्य से प्रमावित होकर भ्रनेक वर्णो, 
जातियों, मतों तथा वर्गों के लोग उनके प्ननुयायी हो गये । नाभादास के 
'मक्‍्तमाल' के भ्रनुसार रामानन्द की शिष्य-परम्परा में प्रनन्तानन्द, कबीर, 
सुखानन्द, सरसुरानन्द, पीपा, भवानन्द, रेदास धन्ता, सुरसुरी, सेना, सदना 
झ्ादि का नाम उल्लेखनीय है । उनके ये शिष्य हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो 
जातियों से सम्बद्ध थे। उनमें जुलाहा, चमार, जाट, कसाई औझौर राजपूत 
झादि विभिन्न वर्णों एवं वर्णों के लोग थे । उन्होंने स्त्रियों को मी अपने घामिक 
पन्‍्य में सम्मिलित किया धौर गंगा नाम की वेश्या तक को प्रपनी शिष्या बताया । 
इन निम्न जातियों के श्रतिरिक्त भ्रनेक ज़ाह्यण भी उनके शिष्य थे । 


रामानन्द के धामिक सुधारों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप मुसलमानों 
और हिन्दुधों में निकटता का भाव पैदा हुआ । जात पाँव की विषमताशों में 
शिथिलता झ्रायो भौर वर्गमेद की बढ़ती हुई धारणाएँ उन्मूलित हुईं। उनके 
विचारों को हिन्दू, मुसलमान, दोनों धर्मों के भ्रनुयाथियों ते ब्यापक रूप से 
झपनाया । झ्रछतों तथा तारी वर्ण के लोगों पर मी उसकी प्रतिक्रिया हुई । 
सिक्‍्ख भी उनके प्रभाव से भछूते न रहे । उन्होंने मी प्पने 'भादिय्रन्थ” की पवित्र 


आरत का तेचारिक एवं धार्मिक प्रम्युवय 599 


वाणियों में रामान्द के पदों को ईश्वरीय वाणियों के रूप में संकलित किया । 
यास्तविकता यह है कि समस्त भारतीय जनता को प्रभावित करने भौर नये 
धामिक जागरण से जन-जन के मानस को प्रान्दोलित करने में रामातन्द की 
वाणी ने प्रभूतपुर्व कार्य किया । 

सस्तप्रवर रामानन्द के इस धामिक झ्ानदोलन ने चार नयी भक्ति-धाराष्रों 
को जनन्‍्स दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन को पारस्परिक एकता तथा निकटता 
में आाबद्ध किया। उन्होंने सामाजिक भौर वचारिक क्षोत्रों में मी सामंजस्य 
स्थापित किया। से चार धार्भिक धाराएं थोी---रामभकित, क़ृष्णमक्ति, सम्तमत 
(नाथपन्थ) भौर सुफी रहस्थवाद । इन चारों धामिक पन्‍्थों का जन्म जनता 
की नवीन धर्मरुचि के कारण हुआ झौर इसलिए उनका समस्त साहित्य 
जनवाणी में ही लिखा गया । रामानन्द की इस पुतरमंठित धाभिक व्यवस्था ने 
सामाजिक सदभाव +फो जो सुदृरभावी समन्वयात्मक भूमिका का निर्माण 
किया, उसका इस दृष्टि से उल्लेखनीय स्थान है कि उससे लोक-माषाओों के 
साहित्य की प्रभूतपूर्व भ्रभिवुद्धि हुई । इस देशव्यापी झान्दोलन के प्रमाव से 4वों 
णती से हिन्दी, मराठी, बंगला, ग्रुजराती और तमिल आदि प्रादेशिक भाषाक्रों 
के साहित्य का जो नव-निर्माण होना प्रारम्भ हुआ उसकी परम्परा निरन्तर 
झागे बढ़ती हुई श्राज तक पहुँची है। 

रामानन्द ने श्राज से लगभग साढ़े पाँच सौ वर्ष पूर्व जिस धाभिक जागरण 
का सृत्रपात किया था, उसने उत्तरोत्तर राष्ट्रीयता का पथ प्रालोकित किया । 
वतमान भारत की धर्म-निरपेक्षता वस्तुत: भ्तीत काल से चले भा रहे सन्‍्तमत 
की समानता एवं एकता का ही सुफल एवं रूपान्तर दै । मानव मात्र में समानता 
स्थापित करने शौर सब को भात्मोन्नति की पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करने में 
सन्‍्तों के प्रान्दोलन ने जिस साबंमौम धर्म की प्रतिष्ठा की, वही भाज के मारत 
का समाजवाद है। 


भक्तित की विभिन्न घाराहों का उदय 


भारत में शाहेंशाह बाबर के शासनारूढ़ होने के साथ 6वी शती के 
लगभग से मुगल युग का भारम्भ होता है। इससे पूर्व महमूद गजनवी के भारत 
प्रवेश, लगभग 0वीं शती से भौर तदनन्तर मुहम्मद गोरी के श्राक्रमणों, भर्थात्‌ 
]2दी शती से लेकर 6वी शती के भारम्म तक की झ्रवधि भारत के लिए 
अत्यन्त ही विपत्तिग्रस्त रही है। इस बीच भारत को घामिक, सॉस्क्ृृतिक भौर 
राजनीतिक सभी दृष्टियों से व्यापक हानि उठानी पड़ी । 
34 


530 भारतोय संस्कृति होर कसा 


ठोक इसी समय दक्षिण से रामानन्द (4वीं शतती) ने जात-पाँत की बढ़ती 
हुई विष्रमताशों के विरोध में धाभिक समन्वय का सूत्रपात किया। उसका 
प्रमाव सारे देश पर पड़ा । उससे मुगल शाहँशाह भी प्रभावित हुए । अकबर 
का 'दीन-ए-इलाही” उसी का परिणाम था। दारा का “मजमा-उल-बहरीन' 
इसी हिन्दू-मुसलिसम एकता अ्रभियान का प्रतीक है। उत्तर भारत में उसका 
प्रवर्तेन किया कबीर, तुलसी, नाभादास भौर मीराबाई श्रादि सन्‍्तो तथा कवियों 
से । ठीक यही धारमिक समन्वय क्षा कार्य महाराष्ट्र में सन्त नामदेव तथा उनके 
प्रनुयायियों ने किया । पश्चिम में इस धामिक एवं वेचारिक झलगाव को दूर 
करने के लिए सिक्‍खों के गुरु नानकदेव (469-539 ई०), बुल्लाशाह 
(78वी शती) तथा उनके भ्रनुयाथियों ने भ्रपने मत का व्यापक प्रचार-प्रसार 
किया । पूर्वी भारत में इस एकता श्रान्दोलन को उज्जीवित एवं प्रचारित किया 
चेतन्य महाप्रमु (485-5338 ई०) तथा मुकुन्दराम (593-]606 ई०), 
गणराम चक्रवर्ती, खेलाराम, मयूर भट्ट, रूपराम श्रौर कासीरामदास प्रभूति 
सन्‍्तो ने । इस प्रकार समस्त मारत मे एक साथ इस भारतव्यापी धामिक 
प्रान्दोलन ने देश के सामाजिक तथा बौद्धिक पतन को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । उसने जन-जन के भीतर राष्ट्रीयता, स्वाभिमान भौर परम्पराप्रो 
की रक्षा के लिए बलवती विचार-क्रान्ति का प्रभ्रियान चलाया । इस सामूहिक 
प्रभियान के सुपरिणाम भी सामने श्राये । प्रपने लोकमगलकारी वाणियों को 
जनता तक पहुँचाने के लिए इन सन्‍्तों, विचारकों एवं कवियों, उपदेशकों ने 
लोकभाषाश्रों का भ्राश्नय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कन्नड, बंगला पंजाबी, 
मराठी, हिन्दी श्ौर उनकी श्राचलिक बोलियो के साहित्य की भरभिवद्धि हुई । 


सन्त रामानन्द ने दक्षिण मे जिस भक्तिधारा को जन्म दिया, उत्तर में 
प्राकर वह दो प्रमुख शाखाश्रो में विभक्‍त हुई । भक्तों की एक शाखा वह 
थी, जो वदिक आाचारो की समर्थक थी और जिसने परम्परा की ग्रालोचना 
किये बिना उसी रूप में उसको भ्रहण किया । भक्‍तो की दूसरी शाखा वह थी, 
जिसने परम्परा के विश्वासो एवं रूढियो की भ्रालोचनाकर श्रपने नये मार्ग की 
स्थापना की । प्रथम परम्परा के भक्तों में तुलसीदास तथा सूरदास प्रौर दूसरी 
परम्परा के भकतो में कबीर तथा रेदास आदि हुए। पहली परम्परा सगुणवादी 
भौर दूसरी निर्भुणवादी थी। निर्गुणवादी विचारधारा भी दो भागो मे विकसित 
हुई--ज्ञानमार्ग भर प्रेममार्ग । इसी प्रकार सगुण विचारधारा का विकास 
भी दो शाखाझो में हुआ--रामभक्ति झौर कृष्णभक्ति । 


भरत का बेथारिक एवं घार्मिक भ्रम्युदय 5 


दक्षिण से उत्तर भारत में जिस समय मक्ति का झागमन हुझा, वहाँ की 
सामाजिक परिस्थितियाँ दो भागों में विभकक्‍त थी | राजनीतिक ससा मुसलमानों 
के हाथों मे थी; किन्तु बहुसंड्थक समाज हिन्दू था। ऐसी अ्रवस्था मे धार्मिक 
परम्परा भी दो भागों में विभकत हो गयी । वेदानुगत पौराणिक धम्म. का 
परिमण्डन करनेवाले सशगुणोपासक भक्तों ने किसी प्रकार की आलोचना- 
प्र्यालोचना किये बिना राम और क्रष्ण को भ्पता झाराध्य मानकर 
परम्परानिष्ठ हिन्दू जनता को ऐसे समय नैतिक झवलम्ध दिया, जब विधर्मी 
प्रभुत्व के कारण हिन्दुस्व का प्रभाव क्षीणोन्मुख था । 


दूसरे निर्णुणोपासक भक्तों ने परम्परागत देवी-देवताभो, प्रवतारों तथा 
कर्मकाण्ड, पुरोहित-पुजारीवाद के प्रति झ्रविश्वास प्रकटकर श्रौर विशेष रूप 
से सामाजिक भ्रसत्तोष के कारण स्वयं को सगुणोपासकों से श्रलग कर दिया ॥ 
निर्गुणीपासक भक्तों की यह परम्परा वस्तुत: परम्परागत साधना मार्ग का ही 
नवीनकरण था । मस्स्येन्द्रनाथ तथा गोरखनाथ की योगमार्गिक श्रद्देत साधना को 
निर्गुणोपासक भकक्‍तो ने अपना झ्राधार बनाकर एक नया पन्‍्थ प्रचलित किया, 
जिसे 'सन्‍्त मार्ग! का नाम दिया गया। हठबोगियो एवं सिद्धों का नाथपन्थ 
ही सन्त मार्ग के नये नाम से प्रकट हुप्ना । इसलिए नाथपन्थ में समाद्रिध्ट 
परम्परागत शाक्‍तों, शैव्रों तथा बोद्धों की योगपद्धतियाँ श्र सहजयान, वज्ञग्रान 
तथा तन्‍त्रमत की साधताएँ सनन्‍्तमत में स्वयं ही भ्रन्तर्मृक्त हो गयी । वस्तुतः 
दक्षिण की मक्तिधारा को उत्तर की नाथपन्थी योगधारा के साथ समन्वय का 
परिणाम ही सन्तमत है । यही कारण है कि इस मध्यमार्गी सन्‍्तमत में एक 
झ्रोर तो मक्ति की भावातुरता और दूसरी श्रोर योग-साधना की क्रियाएँ 
समन्वित हैं । सकति का यह उदार मार्ग क्राह्मणो से लेकर चाण्डालो तक 
सबके लिए खुला हुआ था । 

इन दोनों सक्तिधाराझों ने समाज को समान रूप से प्रभावित किया । 
मायनाप्रवण भारतीय सम्राज ने भक्ति के इन दोनों मार्गों को निष्ठा के साथ 
अपनाया । एक मार्ग ने अपने सगुण, साकार उपास्थदेव को नाना-नाम«रूपों 
से श्रभ्हित करके उसकी लोकोत्तर लीलापों को श्रपती आराधना का विषय 
बनाया । दूसरे मार्ग ने ऐसी सत्ता की उपासना को भ्रपना लक्ष्य बनाया, जो 
निर्गुण, निविकार झौर श्रद्धितीय था। यद्यपि इन दोनों भक्ति-मार्गों से एक 
ही ईश्वर को दो विभिन्न रूपों में देखा गया; किन्तु अपने शाराध्य-उपास्य से 
उनकी श्रद्धा, भक्षित, एवं भ्रासक्ति एक-दूसरे से किसी भी प्रकार कम नहीं थीं । 


553 भारतोय संस्कृति प्रोर छला 


“प्रेम दोनों का ही मार्ग था; सूखा ज्ञान दोनों को ही प्रप्रिय था; केवल 
बाह्याचार दोनों में से किसो को मी सम्मत नहीं था; प्रास्तरिक प्रेम-निवेदन 
दोनों के साधन थे, भ्रहेतुक मक्ति दोनों की काम्य थी; प्रास्मसमपंण दोनों 
के साधन थे; भगवान्‌ की लीला में दोनों विश्वास करते थे” (मध्ययुगीन धर्म 
साधना, पृ० 00) । 


नामबेद 

सन्त नामदेव का नाम रामानन्दी परम्परा के महाराष्ट्रीय सन्‍्तों में 
उल्लेखनीय है । उनके समय महाराष्ट्र मे भलखनिरज नाथपन्थ शौर महानुभाव 
पस्य का प्रचलन था । नाथपन्थी यौगिक साधना के समर्थक तथा बाह्याडम्बरों 
के विरोधी थे भोर महानुमावपन्थी वैदिक कमंकाण्ड तथा बहु देवोपासना के 
विरोधी होते हुए मी मूर्तिपुजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानते थे | इन दो 
धाभिक पन्‍थों के भश्रतिरिक्त महाराष्ट्र के पंढरपुर मे 'विठोबा” उपासना प्रचलित 
थी, जिसके दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष यात्रा (वारी) होती थी। इन वारी 
करनेवाले लोगों का एक भ्रलग ही सम्प्रदाय 'वारकरी” नाम से प्रसिद्ध हुभा । 
इस सम्प्रदाय में बिट्ुल की उपासना की प्रमुखतरा थी। इसी विदट्वलोपासक 
वारकरी पन्‍थ मे सन्त नामदेव (270-550 ई०) हुए । वे महाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध सन्‍्त एवं गीता' पर 'शानेश्वरी' टीका के रचयिता सन्त ज्ञानेश्वर के 
समकालीन थे । जाति के वे दर्जी थे 

कहा जाता है कि नामदेव पहले-प्रसिद्ध डाक्‌ के रूप मे प्रसिद्ध थे, किन्तु 
बाद में वे पढ़रपुर के “विढोबा” (विट्ठलमतानुयायी) भक्त बन गये । 
नाथपन्थी बिसोबाखेचर से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार नामदेव की 
साधना में प्रेम भौर ज्ञान का एक साथ समन्वय हो गया । महाराष्ट्र मे प्रसिद्ध 
हो जाने के बाद नामदेव ने ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत की यात्रा को । 
किस्तु रास्ते मे ज्ञानेश्वर द्वारा समाधि धारण किये जाने के बाद नामदेव 
भकेले उत्तर भारत होते हुए पंजाब गये । वहाँ पर वे कुछ समय तक रहे । 
ग्रुद्दासपुर के घोमाना नामक स्थान पर नामदेव की स्मृति का एक मन्दिर 
तथा उनके पन्च के झनेक पनुयायी भाज भी वहां वर्तमान हैं । 

नामदेव की विट्ठल भक्ति में सगरुण-निर्मुण का समन्वय है । एक झोर तो 
उसमें हृठयोग की कुण्डलिनी योग साधना झौर दूसरी भोर प्रेमर्भाक्त फी विह्वुलता 
विद्यमान है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत सहित पंजाब तक नामदेव ने 
अपने भाराष्य विदूठल की महिमा में कीतंन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया । 


भारत का वेयारिक एवं धार्मिक भ्म्युवय 588 


उत्तर भारत में निर्भुण मक्ति का प्रचार कबीर से पूर्व नामदेव कर चुके 
थे । कबीर पर उनके विचारों की छाप स्पष्ट है । व्रत, तीथथं तथा बाह्याडम्बरों 
के प्रति उपेक्षा का भाव कबीर को नामदेव से मिला । कबीर के भगवषज्षञाम 
तथा सतगुरु साधना को भी नामदेव के विचारों ने प्रभावित किया । 


सन्‍्त नामदेव ने मराठी तथा हिन्दी-साहित्य को भपनी वाणियों से समृद्ध 
किया । मराठी में उनके कई सौ झमंग और हिन्दी में सो के लगभग पद हैं । 
उनके अंगों को भाज भी महाराष्ट्र में बड़ी निष्ठा के साथ गाया जाता है। 
सिक्‍कों के धर्मंग्रन्य 'गुरुप्रन्य साहिब” में नामदेव के लगभग इकसठ पद संग्रहीत 
हैं, जिन्हें कि भाज भी कीर्तनो में गाया जाता है । 

इस प्रकार समन्‍्त नामदेव मध्यमरुगीन भक्ति-परम्परा के प्रेरणा स्रोत झौर 
भारतीय संस्कृति की एकता के विधायक थे। उनका जीवन त्याग, परमार्थ 
तथा उच्चादर्शों से परिपूरित था शौर उनका प्रभाव उनके बाद भो भारत में 
व्यापक रूप से बना रहा । उन्होने जात्तीय एवं धर्म की भ्रसमानताधों को 
मिटाने में श्रपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था । 


रासानन्द की परम्परा 


सन्त रामानन्द ने जिस नये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभियान चलाया 
था, उसके संवाहक एवं उन्नायक थे कबीर, दादू भ्रौर नानक । उन्होंने रामानन 
के एकता एवं घममनिरपेक्षता के भ्रनुष्ठान को प्पने अ्रलग-प्रलग पन्‍्यों के द्वारा 
प्रभावशाली ढंग से भागे बढ़ाया । उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक मेद-भाव 
को बढावा देने वाले हिन्दू-इस्लाम दोनों धर्मों की विषमताभों को मिटाकर, 
उनके प्रन्धविश्वासों तथा रूढ़ियों की कट्टर प्रालोचना की । दोनों के बीच विभेद 
उत्पन्न करनेवाले कट्टरपन्थियों को तीखी फटकार बतायी । उन्होंने दोनों घर्मों 
में एकता स्थापन का प्रयास किया और सर्वसामान्य को ईश्वर प्राप्ति का 
सहज मार्ग दिखाया । 
कथोर 


सन्‍्त कबीर (4]0-5]8 ई०) रामानन्द की परम्परा के स्तम्भ थे । 
जाति के वे जुलाहे थे और उनके सम्बन्ध में प्राज भी इस विवाद का समाधान 
नही हो पाया है कि थे हिन्दू थे या मुसलमान । वे स्वयं भ्रनपढ़ (निरक्षर) थे । 
किन्तु जनता ने उनकी वाणियों को ईश्वरीय वाणी के रूप में अपनाकर 
उनके प्रति अपनी पश्रगाध निष्ठा व्यक्त की । 


5954 भारतीय संस्कृति श्लोर कला 


. सध्ययुगीन मारत की सांस्कृतिक एवं धामिक चेतना का केन्द्र बनकर 
भारत की धर्मप्राण जनता में वे प्रवतारी महापुरुष के रूप में सम्मानित हुए । 
वे एकता तथा समानता के पक्षपाती थे । उन्होंने ऊँच-नीच, ब्राह्मण-शूद्र भोर 
धनी-निर्धन के श्रापसी मेद-भावों को त्याज्य घोषित किया। उनकी दृष्टि में 
जब ये सभी बतेन एक ही मिट्टी के बने हैं भौर उनका बनाने वाला भी एक 
ही है, तब पारस्परिक मेद-भाव की विषमता क्यों ?” उन्होंने बाहरी वेश-भूषा, 
धामिक विडम्बना भौर मूर्तिपृजा, व्रत आदि पाखण्डों का तीज विरोध किया । 

भारतीय सन्‍्तों की परम्परा में उत्तका व्यक्तित्व सर्वेथा विलक्षण भौर 
उनकी वाणियाँ निरालेपन का भाव संयोये हुए हैं। वे सार्वभौम विचारों के 
उदारमना महापुरुष थे। उनके महान्‌ व्यक्तित्व में एक झोर तो शंकर के 
प्रदेत का दर्शन होता है भौर दूसरी भोर वैष्णव भक्तों की उत्कट भावातुरता 
समाविष्ट है। उनके विचारों मे बौद्धों, सिद्ों, नाथों, सूफियो भौर ईसाइयों 
के उच्च मानवीय भ्राद्शों का समन्वय है। उनका “कबीर पन्थ” इस समन्वय 
का उच्चायक एवं प्रवतेक बनकर आज तक अपनी परम्परा को सुरक्षित 
बनाये हुए है । 
दादू 

सन्त दादू (544-603 ई०) भी जाति के जुलाहे शौर कबीरपन्थी 
थे। उन्हें प्रन्तदृष्टि प्राप्त थी श्ौर उन्होंने भ्रपनी वाणियों से भारतीय 
जन-जीवन को भ्रतिशय रूप से प्रभावित किया । सम्प्रति उनका कोई 
प्रामाणिक जीवन चरित उपलब्ध नही है । उन्हें कोई ग्रुजरात (प्रहमदाबाद) 
तो कोई उत्तर मारत (जौनपुर) का बताता है। इसी प्रकार किसी के मत 
से वे ब्राह्मण तो किसी के मत से धुसिया थे श्ौर किसी ने उन्हे मोची या जुलाहा 
सिद्ध किया है। उनके जीवन की ये विविधताएँ वस्तुतः उनके सार्वेजनिक 
लोकप्रिय व्यक्तित्व को ध्वनित करती हैं। कहा जाता है कि उनकी समाज- 
प्रतिष्ठा एवं लोकख्याति के कारण शाहंशाह भ्रकबर ने उन्हे श्रपने धर्म-स्थान 
सीकरी मे श्रामन्त्रित किया था श्लौर लगभग चालोस दिनों तक उन्होने उनके 
सत्संग का लाम उठाया था । 

दयालुता, नम्नता श्रौर क्षमा के वे समुद्र थे। इसलिए समाज में वे 
'दयाल' नाम से विश्वुत हुए । उन्होंने 'दादू पत्थ' के नाम से पझ्रपना एक नया 
सम्प्रदाय चलाया था, जिसके मूल विचार रामानन्दी थे भ्रौर जिन पर कबीर 
के उदार सानवीय विचारों का प्रमाव था। उतका यहू पन्‍थ दहैतमावनाशुत्य 


भारत का बंचारिक एवं धार्मिक भभ्युवय 595 


(पक्षपात रहित) भौर सर्व सहज था। इस 'सकरे! पथ को सहज समर्पण, 
सुमिरन झभौर सेवामाव से प्राप्त किया जा सकता था। उनके इस पन्थ के 
उन्चायक शिष्यों की संख्या 52 या )52 बतायी जाती है। ये शिष्य विभिन्न 
धर्मों, वर्गों एवं जातियों से सम्बद्ध थे । उन्होंने एक ऐसे पराह्मक परमेश्वर 
की प्रतिष्ठा की, जो शान्ति, सौहाद्र तथा विश्वप्रेम के भागार हैं। उनके 
प्रमुख शिष्यों में सन्‍्तदास, जगप्नाथदास, रज्जब श्लौर गरीबदास (पुत्र) का नाम 
उल्लेखनीय है। 

सन्त दादू के प्रचार का क्षेत्र यद्यपि उत्तर भारत रहा; किन्तु उसका 
प्रमाव गुजरात, पंजाब तथा राजस्थान तक व्याप्त हुआ । वे हिन्दी, गुजराती, 
मराठी भौर फारसी भ्रादि अ्रनेक माषाझों के ज्ञाता थे पश्लौर उनके विचारों का 
प्रभाव इन समी भाषाप्रों के साहित्य पर परिलक्षित हुआ है । 


सानक 


गुरु नानक (469-7539 ई०) रामानन्दी परम्परा के कब्ीरपन्थी सन्त 
थे। वे सिक्‍खों के धर्मगुर थे। नानक का व्यक्तित्व श्र॒त्यम्त व्यापक एवं 
बहुमुखी था । वे एक सद्गृहस्थ होने के साथ-साथ धर्मंगुद, समाज सुधारक, 
देशभक्त, कवि, दार्शनिक और योगी सब कुछ एक साथ थे। इन झनेक गुणों 
से विभूषित उनका व्यक्तित्व न केवल भारत मे, अपितु बाहरी देशों में भी श्रद्धेय 
एवं पूज्य बना रहा । 

उन्होंने स्बंहित मावना की दृष्टि से देश का व्यापक भ्रमण किया भौर प्रनेक 
धर्मेस्थानों तथा विद्वानों का सत्संग किया | वे भ्रब, फारस तथा भ्रफगा निस्तान 
तक गये भोर वहाँ मी जनता पर उनके विचारों का प्रमाव पड़ा। शस्रंकीणंता 
और वर्गवाद के प्रति परम्परा से जो विरोध चला झा रहा था, उसको उन्होंने 
बड़ी सफलता से देशव्यापी बनाया । सूर्तिपूजा शौर रूढ़ियों का उन्होने 
वहिष्कार किया। वाह्मचारों में उनकी कोई निष्ठा नही थी । एक सन्त एवं 
घमंनेता होते हुए भी उनका तत्कालीन राजनीतिक जीवन से सदा सम्पर्क 
बना रहा । उन्होने नारी को उच्च सम्मान दिया झौर सामाजिक जीवन में 
भ्रागे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया । 

गुरु नानक सर्वास्तिवादी विचारक थे । उनका धामिक नारा था ईश्वर 
सत्य है! (सत्‌ श्री श्रकाल) । उनके विचारों में यही सा्वजनीनता थी । वें 
जितने सुन्दर वक्ता एवं उपदेशक थे, उतने ही सुन्दर प्रमावश[ली कवि भी थे । वे 
प्रनेक साषाझ्रों के ज्ञाता थे। उनकी काब्य-रचना में पंजाबी, सिन्धी, मुलतानी, 


596 भारतीय संस्कृति ह्लोर कला 


खड़ी बोली, ब्रजधाषा, अरबी भोर फारसी का समन्वय है । इस प्रकार उन्होंने 
घामिक समन्वय के साथ हो माषा-समन्वय का भी भपूर्व भादर प्रस्तुत किया । 


वे ध्रदभुत संगठनकर्त्ता मी थे। सिख सम्प्रदाय के संगठन में उत्का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा; किल्तु उनका यह संगठन उदार एवं सहिष्ण प्ादशों 
पर ध्राघारित था। उन्होंने मनुष्य-मनुष्य में एकता स्थापना का प्रदूभुत कार्य 
किया । भपनी इस समदृष्टि के कारण वे हिन्दू-मुसलमानों के इतने भधिक 
लोकप्रिय बन घुके थे कि जब उनकी मृत्यु हुई तब दोनों में यह विवाद 
उपस्थित हुआ कि उन्हें जलाया जाय या दफनाया जाय । 


स्वामी प्राणनाथ 


सन्‍्तों की इस परम्परा में धामी सम्प्रदाय के प्रबर्तेक स्वामी प्राणनाथ 
(१68-694 ई०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होने राष्ट्रीय 
एकता तथा सांस्कृतिक नवजागरण के परम्परागत घाभिक अ्रभियान को अ्रपना 
पूर्ण योग दिया । वे फारसी, हिन्दी, गुजराती, प्ररबी, सिन्धी श्र सस्कृत श्रादि 
पनेक भाषाशों के विद्वान्‌ थे। वे 'प्रणामी मत' या 'धामी सम्प्रदाय” के संस्थापक 
झोौर कबीर, तानक तथा दादू को परम्परा के सन्‍्त थे। प्रसिद्ध वीर पुरुष 
छत्रसाल बुन्देला ने उन्हें गुरु रूप मे वरण किया । उन्होंने हिन्दुपो के वेद, 
उपनिषद्‌ू, गीता', “भागवत”; मुसलमानों के कुरान; ईसाइयो की 
बाइबिल'; पादरियों के जम्बूर भौर दाऊद पंगम्बर के तौरत प्रादि धम्मंग्रस्थों 
के महान्‌ मानवीय पझ्ादर्शों का सार-सग्रहकर विश्व-धर्म-समन्वय का भ्रमियान 
चलाया था। मध्ययुगीन भारत में दक्षिण तथा उत्तर का धर्म-सेतु बनकर 
उन्होने उत्तर भारत से लेकर गुजरात तक भ्रमण किया । उन्होंने श्रौरगजेब 
को सत्यधर्म का उपदेश दिया। अपनी वाणियों को फारसी मे लिपिबद्ध करके 
तथा कुरान की शरहो की नयी व्याख्या करके उन्होंने प्रौरंगजेब को सन्मार्ग 
पर लाने का श्रथक प्रयत्न किया था, किन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली | उनका 
यह सम्प्रदाय व्यापक मानवधमे का दर्पण था । उसका झाधार परब्रह्म कृष्ण 
हैं, जिसको प्रेमलक्षणा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । भक्ति ही उसकी 
प्राप्ति का साधन है । मू्तिपूजा को उसमें कोई स्थान नही है । कुलजमस्वरूप' 
इस सम्प्रदाय का एकमात्र ग्रन्थ है । 


स्वामी जी प्रश्वर विद्वान्‌ थे। हरिद्वार कुम्भ के श्रवसर (678 ई०) पर 
उन्होंने रामानुज, मध्व, निम्बाक्क प्रौर विष्णुस्वामी मत के विभिन्‍न भाषायों 


भारत का बेचारिक एवं धार्मिक प्म्युदय 537 


को शास्वरार्थ मे पराजित किया था । हिन्दू-मुसलमान धर्मानुयायियों में एकता 
स्थापित करने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया । वे प्रगतिशील 
समाजसुधारक प्लौर भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक थे । 


प्रेममार्थो सुद्दो शाखा 


सन्त रामानन्द के धामिक ग्रान्दोलन झौर उसके प्रवर्तक कबीर, दादू, 
नानक पादि के समन्वित विचारों के परिणामस्वरूप मक्ति की विभिन्‍न घाराश्मों 
द्वारा राष्ट्रीय एकता का जो वातावरण बना उसी का परिणाम सूफी मार्ग है | 
कबीर, दादू भौर नानक ज्ञानमार्गी शाखा के सन्‍्त थे। किन्तु मावनाग्रवण 
मुसलमान भक्त कवियों ने उसको अपनी परम्परा में ढालकर भगवद्‌ भनुग्रह 
की प्राप्ति के लिए प्रेममार्ग को श्रपताया | इन रहस्यवादी सूफी सन्‍्तों की 
प्रेम-पद्धति वैष्णवधर्म की मावनाप्रवण मक्ति के भ्रधिक निकट है। वस्थुतः 
देखा जाय तो निर्गुण सन्‍्तो को प्राराधना कीं रहस्यमयता श्रौर समग्रुण सन्‍्तों 
के तीत्र तादात्म्य की सरसता का योग ही प्रेममार्गी सूफी धर्म है । 


सूफी-साहित्य प्रपने-प्राप में व्यापक, सम्पन्न श्रौर प्राचीन है । किन्तु हिन्दी 
के लिए वह मध्ययुगीन भक्ति की देत है। यद्यपि इस्लाम धर्म मे रहस्यवादी 
सन्‍्तों का भाविर्भाव बहुत पहले ही हो चुका था, भौर फारस में सादी, रूमी 
तथा हाफिज जैसे सुधारवादी सन्त कवियों के प्रभाव से उसमें महान्‌ मानवता 
को प्रभावित करने वाले उदार सिद्धान्तो का समावेश होने लग गया था, 
तथापि उसको सामान्य जन-जीवन में उतारने का कार्य मध्ययग में ही हुआ । हिल्दी 
की इस प्रेममार्गी सूफी शाखा पर फारसी रूमानी काव्य-विधा का प्रमाव है। 
यद्यपि भारतीय साहित्य मे मक्तिपरक रूमानी काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण 
जयदेव का “गीतगोविन्द' है । किन्तु प्रेममार्गी सूफ़ी शाखा को रूमानियत 
फारसी साहित्य से प्रेरित है । हिन्दी-साहित्य में भ्रमीर खुसरो भ्रौर मुल्ला 
दाऊद (दोनों 4वी शती) को रूमानी सूफी-साहित्य का जनक माना जाता 
है । हिन्दी मे इस परम्परा का प्रवर्तन श्रमीर खुसरो के गीतों, गजलो तथा 
दोहो झभोर मुल्ला दाऊद की 'लुरक' शौर “चाँद की कहानी' से हुआ । 


अमीर खुसरो मध्ययुगीन मारत के सांस्क्रतिक समन्वय के श्रग्रदूत थे। वे 
सन्त रामानन्द के लगभग समकालीन (253-325 ई०) थे। उनका पिता 
हुक झौर माता राजपृतानी थी । प्रसिद्ध सूफो सन्त निजामुद्दीन भ्ोलिया के के 
शिष्य थे भौर झलाउद्दोन किशलू, कंकुबाद तथा गयासुद्दीन तुगलक जसे प्रनेक 


558 मारतोय तस्कृति शोर कला 


सुलतानों के दरबारों में उन्होंने सम्मान पाया था। वे बहुमुल्ती प्रतिभा के सन्‍्त थे । 
वे कवि, गायक, भाषाशास्त्री भर दाशंनिक थे । उनका स्थान फारसी के 
फिरसौदी, सादी, झनवरी भादि प्रख्यात कवियों में परिगणित था । वे फारसी, 
उर्दू भौर हिन्दी तीनों माषाप्रों के सफल कवि थे। संस्कृत भाषा का भी उन्हें 
भ्रच्छा ज्ञान था । मारत के प्रति खुसरो के हृदय मे श्रमाध निष्ठा थी भोर 
यहाँ की समन्वित संस्कृति के वे अत्यन्त प्रशसक थे । भारतीय ज्ञान भौर विद्या 
के महत्त्व एवं गौरव का उन्होने सवंदा गुणमान किया । 


भारतीय कथा-साहित्य में खुसरो की विशेष भ्रभिरुचि थी। उनकी 
सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति 'हश्त-बिहिश्तः (प्राठ स्वर्ग) भारतीय कथा-साहित्य से 
प्रभावित है। उनका ऋतुवर्णन संस्कृत की काव्य शैली से प्रेरित है भौर 
इसीलिए भारत तथा बाहरी इस्लामी देशों मे उसको इतनी भ्रधिक ख्याति 
प्राप्त हुई | हिन्दी के लिए उनकी गजलें (रुबाइयाँ) सर्वथा नयी देन हैं । मारतीय 
जीवन में, विशेष रूप से उत्तर भारत की पढी-लिखी तथा ग्ननपढ़ जनता में वे 
इतनी लोकप्रिय हुईं कि लोगो के कण्ठ में बस गयी । धीरे-धीरे उन्होने एशिया 
के साहित्य को श्रत्यधिक रूप से प्रभावित किया । उतकी इस व्यापक 
लोकप्रियता का कारण यह था कि उन्होंने अपनी काव्य-रचना के लिए जहाँ एक 
ओर फारसी 'भ्र्धाली' का प्रयोग किया, वही दूसरी शोर जन बोलियों के 
सुपरिचित शब्दों तथा मुहावरों का भी बहुलता से उपयोग किया । 


खुसरो की गजलों में घनी, गस्भीर रूमानियत एवं फारसी काव्य-शिल्प 
की सौम्यता समाहित है । किन्तु उनकी भ्रर्थ-परिणति एक ऐसे भाव-लोक भे 
जाकर हुई है, जहाँ जीवन की नश्वरता श्रौर यौवन का क्षणिक आवेश नहीं 
है। यद्यपि खुसरो का प्रभी तक कोई प्रामाणिक काव्य-संकलन नही हो पाया 
है, तथापि बिखरे हुए रूप में जो भी उपलब्ध है, उससे उनका काव्य लक्ष्य एक 
ऐसे झआनन्दलोक में जाकर पर्यवसित होता है, जहाँ समस्त इन्द्र तथा ढ्वैत मिट 
जाते हैं । इस रूप में श्रमीर खुसरो अपनी कविता के द्वारा भ्रमर हैं भ्रौर भारत 
की सास्क्ृतिक थाती के चिरस्मरणीय स्मारक बनकर प्राज भी भारतीय जनता 
के प्रेरणा-स्रोत बने हुए हैं । 


प्रमोर खुसरो के बाद हिन्दी में प्रेममार्गी सूफीशाखा की परम्परा को भागे 
बढ़ाने बाले कवियों में 'मृगावती' के रचयिता कुतुबन ()5वीं शती), 'मधुमालती' 
के रचयिता मठ्कन (6वी शती), “चित्रावली' के रचयिता उस्मान (]7थी 
शी) भौर 'प्मावत' के रचयिता जायसी का नाम प्रमुख है । 


आ रत का देचारिक एवं धार्मिक प्रम्युदय 539 


मलिक मुहम्मद जायसी (494-540 ई०) प्रेममार्गी सूफी शाखा के ः 
झग्रणी कवियों में से थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश (गाजीपुर) में हुआ श्रोर 
बाद में वे रायबरेली जिलान्त्गंत जायस नामक गाँव में बस गये थे । किल्तु 
झपनी काव्य-साधना के लिए उन्होंने श्रमेठी के सिकट रामनगर के एकान्त 
वनप्रान्त को भ्रपनाया। तत्कालीन प्रसिद्ध सूफी फकोर शेल्ल मोहिदी 
(मुहीउद्दीन) उनके गुरु थे । उनकी विचारधारा पर उपनिषदों श्रौर हठयोग 
का गहरा प्रभाव था । भक्ति की मावातुरता उन्हे वेष्णव भकतो से मिली थी । 
हिन्दूध मं श्रौर उसकी शास्त्रीय परम्पराझो का उन्हे भ्रच्छा ज्ञान ही नही था, 
प्रपितु उनके प्रति गहरी निष्ठा भी थी। भपने विचारों को उन्होने लोक 
सामान्य के लिए जनवोली प्रवधी में ही प्रस्तुत किया। किन्तु उनकी श्रवधी 
गोस्वासी तुलसीदास की सस्क्ृतनिष्ठ भ्रवधी की प्रपेक्षा कही सरल एवं 
सुगम है। प्रेममार्गी होने के कारण उत्तमें कबीर जैसे निर्गुणिया सन्‍्तों 
का कट्टरपन तथा प्रक्सडपन नहीं है। वे उनकी खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति से 
भो भ्रछते हैं । 

उनका सर्वाधिक प्रमावशाली ग्रन्थ 'पदुमावत' है, जो कि हिन्दी-साहित्य 
का, विशेष रूप से सूफी शाखा का, स्तम्भ है और जिसकी रचना ]440 ई० 
में हुई थी । उसमें चित्तोड की राजपूत नायिका पर्चिनी तथा राजपूत राजा 
रतनसेन की प्रेमकथा वर्णित है। उनके इस महाकाव्य में कल्पना तथा 
ऐतिहासिकता का अद्भुत समन्वय है । इन दो राजपूत चरितो की कथा के 
माध्यम से जायसी ने हिन्दू-मुसलिम संस्कृति के आद्शों में एकता स्थापित 
करने का सराहनीय यत्न किया है । वहू एक प्रीतकात्मक महाकाव्य है, जिसमें 
मौतिक प्रेम की परिणति प्राध्यात्मिक प्रेम में की गयी है; भ्रथवा लौकिक 
प्रणय के द्वारा श्लात्मा तथा परमात्मा के पारलोकिक मिलन का निरूपण 
किया गया है। 

इन सूफो सन्‍्तों-कवियों ने भ्रपनी उदात्त कविताद्रो द्वारा मानवीय तथा 
ईश्वरीय प्रेम में प्रतीकात्मक सम्बन्ध स्थापित करके जनता को ईश्वर के निकट ले 
जाने के सरल प्रेममय मार्ग का निदर्शन किया । मुसलमानधर्म की कट्टर रूढ़िवादिता 
के फलस्वरूप हिन्दूओं को बलात्‌ू मुसलमान बनाये जाने के नापाक इरादों के 
बावजूद हिन्दू सन्‍तो, वेरागियो भौर मुसलमान फकीरों तथा सूफियों के उदार 
विद्वारों ने जात-पाँत भौर धामिक वैषम्य को दूर करने में महत्त्वपूर्ण कार्ये 
किया । दोनों धर्मों के हन सम्तों तथा फकीरों ने सामाजिक जीवन की कृत्रिम 
मलिनताओों को धोकर उन्हे साफ किया झौर जनता को सही मार्ग दिखाया । 


540 भारतोय संत्कृति क्‍प्रोर कला 


दोनों के इस सम्मिलित सामाजिक भ्रभियान ने हिन्दु-मुसलमानों को भत्यन्त 
निकट ला दिया । उनकी अमर वाणियों में हिन्दू-मुसलमानों के समन्वय के 
झादर्श ठीक उसी रूप में घुल-मिलकर एकाकार हो गये, जेंसे पांडिधा फी 
झभदीना ससजिद, भागरा के ताजमहल गौड़ की सोना मसजिद, माण्ड के 
हिंडोला तथा जहाज महल और दक्षिण के बीजापुरन्गोलकुष्डा के विभिन्न 
मसजिदों, मकबरों, इमारतों भादि में हिन्दू-मुसलमानों का हस्तकौशल 
एक रूप हो गया । 


शामभरि शाला 


मध्ययुगीन भारत में परम्परागत बेष्णवधर्म के प्रभाव से जिस सगुण भक्ति का 
उदय हुभ्रा उसमें रामभक्ति शाखा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मारत की श्राध्यात्मिक 
गरिमा भौर भगवदमक्ति की परम्परागत अटूट निष्ठा को दृष्टि में रखकर 
रामानन्द के युगप्रवर्तक मक्ति-प्रान्दोलन ने भारत में जिस धार्मिक पुनरुत्यान 
का नया अभ्रभियान चलाया उसका प्रभाव तत्कालीन मकत हृदय जतता भौर 
शासकों पर समान रूप से परिलक्षित हुआ । उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
शाहंशाह बाबर, भ्रकबर और शाहजादा दारा ने अपनी नरम नीतियों तथा 
सर्वास्तिवादी प्रवुत्तियों की घोषणा करके जनता के मक्तिभाव को प्पना पूर्ण 
समर्थन दिया । 


रामानन्द के मक्ति-प्रशियान की जन-जीवन पर जो प्रतिक्रिया लक्षित हुई, 
रामभक्ति का उदय उसी का परिणाम है, जिसका प्रवर्तन किया गोस्वामी 
तुलसीदास (497-623 ई०) ने। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाँदा 
जिलान्तमेंत राजापुर में हुआ था भौर सोरो (एटा जिला) से भी उतका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा । वे गृहस्थ से संन्यासी हुए । उनकी लोकप्रियता के कारण समाज 
में उनके सम्बन्ध की प्रतेक दल्तकथाएं प्रचलित है| तुलसीदास, भ्राचाय्य नरहरि 
के शिष्य थे, जो कि रामानन्द की परम्परा के सन्त थे । 


कालिदास और मवभूति की माँति तुलसीदास को भी अभ्पने सम-सामयिको 
से तिरस्कार एवं भ्रपमान का भाजन होना पड़ा । काशी के विद्वत्समाज ने 
उनका बड़ा विरोध किया । जाँत-पाँत के प्रश्नो को लेकर उनको लांछित किया 
गया । उनकी साधुता को निरा ढोंग कहा गया । उनके विरोध का एक कारण 
यह भी था कि उन्होने काव्य-रचना के लिए संस्कृत की जगह जनभाषा को 
अपनाया था। राम जैसे अवतारी महापुरुष पर लोकभाषा में प्रबन्ध-रचवा 


भारत का वेचारिक एवं धार्मिक प्रम्युदय 54 


करना रूढ़िवादी समाज के लिए विस्मयजनक घटना थी । किन्तु तुलसी ने 
सम-सामधिक रूढ़िवादियों की झ्रालोचना-प्रत्यालोचना की चिन्ता किये बिना 
अवधी भौर शभ्रजभाषा को भ्रपती काव्य-रचतना का माध्यम बनाकर लोक-जीवन 
का ध्यापक समथेन प्राप्त किया | प्रबन्ध काव्यों के लिए उन्होंने भ्रवधी प्रौर 
सुक्तक रचनाझों के लिए व्रजभाषा को भ्रपनाया । 


वे उच्चकोटि के कवि झौर झननन्‍्य भक्त थे। यद्यपि उन्होंने राम श्रौर 
कृष्ण, दोनों प्रवतारी महापुरुषों पर फाथ्य-रचता की है, तथापि उनका 
“रामचरितमानस” लोक में प्रधिक सम्पूजित हुश्रा भौर तुलसी को रामभक्ति 
शाखा का उन्नायक माना गया। उनका “रामचरितमानस! एक बृह॒त्काय 
महाकाव्य है, जिसमें 'रामायण', 'गीता' झ्ौर “भागवत” की ज्ञान, कम तथा 
भक्ति की तीनो धाराभों का संगम हुप्ना है। यही कारण है कि 'रामचरितमानस' 
आधुनिक भारत की “गीता बन गया झौर घर-घर उसका उसी पावन भाव 
से पारायण होने लगा । तुलसीदास ने अपने इस महान ग्रन्थ में रामकथा को 
इस सुलम, सुगम एवं प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे कि नगरों 
से लेकर गाँवों तक समस्त भारत की जनता ने उसको व्यापक रूप के भ्रपनाया । 
अतीत के चार सौ वर्षों से मारतीय जनता की इतनी श्रट्‌ठ एवं भ्रगाध 
निष्ठा किसी दूसरे ग्रन्थ में नहीं दिखायी देती है। भारत के विभिन्न भ्रंचलो 
में 'रामलीला' के रूप मे झ्रायोजित होने वाले सम! रोहो द्वारा 'रामचरितमानस' 
जनता का मनोरंजन करता हुझा प्रा रहा है । 


तुलसी का यह ग्रन्थ वस्तुतः मारत की झादशे एवं मर्यादित संस्कृति का 
संवाहक है । तुलसी ने इस ग्रन्थ द्वारा भारतीय जन-जीवन की नैतिकता तथा 
मर्यादा की रक्षा की भौर उससे मानव-प्रेरणादायी महान्‌ भ्रादर्श की सूष्टि 
हुई । तुलसी ने मानब-जीवन को इतना उदात्त, उन्नत एवं महान्‌ बताया, 
जिसको ईएवर ने स्वयं वरण किया और प्रनन्य, प्रपरिमित एवं झासीमित होते 
हुए भी मानव-सामान्य की भाँति सुख-दुःखों की परिधियों में झाबद्ध होकर 
लोकोत्तर आदशों का विधायक बना । मानव हृदय में श्रोत-प्रोत ऐसे ईश्वर 
से तादात्म्य स्थापित करने के लिए तुलसी ने न तो शास्त्रीय ज्ञान की 
आवश्यकता पर बल दिया भौर न जातीय श्रेष्ठता तथा उच्चकुल की धपेक्षा 
को स्वीकार किया । तुलसी कै राम वास्तव में प्रेम, भक्ति निष्ठा प्ौर दया 
के सागर हैं। इसी भक्ति-निष्ठा के परिणामस्वरूप उन्होंने शबरी को तारा 
झौर किरात-भीलों को गले लगाया । 


5492 सारतीय संस्कृति झौर कला 


तुलसी के इस मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवमान्र की समानता भौर 
सबके प्रति एक जेसा ईश्वरीय प्रनुग्रह की भावना को श्रपताने वाले उनके 
सम-सामयिक सकक्‍त कब्रियों में नामादास का नाम उल्लेखनीय है । नाभादास, 
स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। उनका स्थितिकाल लगभग 77वीं शत्ती के मष्य 
में था। महाराष्ट्र मेंवे पेदा हुए और उत्तर मारत में रामभक्ति के 
प्रचारक बने । 


साभादास का 'मक्‍तमाल' समस्त हिन्दी-साहित्य में अपने ढंग का भ्रकेला 
ग्रन्थ है । उसमें मक्‍त कवियो, भक्त जनों भौर सन्‍्तों की जीवनियों तथा उनके 
सम्बन्ध की भ्नेक प्रकार की रोचक कथाएँ दी हुई हैं। इन कथाश्रों में समाज 
के विभिन्न वर्गों के भक्तों की प्रेरणाप्रद जीवनियाँ वर्णित हैं। उदाहरण के लिए 
पंढरपुर की भक्तिन नर्तकी कान्होप्रिया, दिल्‍ली की सुन्दरी वेश्या के उदातत 
जरित्रो श्र दूसरी शोर सती सुरसरी तथा प्रेम-विद्लल विल्वमंगल श्रादि 
अकतों को ऐसी मामिक कथाएँ संकलित की गयी हैं, जिन्होंने श्रपने उक्च-तिम्त 
जीवनचर्यायो को करते रहने के बावजूद स्वयं को ईश्बर भक्ति में विलीन कर 
दिया झौर जिनके चरित्र समाज के लिए महान्‌ झ्ादर्श बनकर आराध्य एवं 
पूज्य बन गये । 


“'मक्‍्तमाल' की लोकप्रियता “रामचरितमानस” के ही समान व्याप्त है। 
उसकी लोकप्रियता का भनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उस पर 
प्रियादास, नारायणदास, वेष्णददास, लालदास, बालकराम, रूपकला प्रोर 
मलूकदास प्रमृति विभिन्न क्षेत्रों के कवियो एवं सच्तों ने टीकाएं लिखी । हिन्दी 
में जीवनी-साहित्य का वह सर्व प्रथम झौर सर्वाधिक विशालकाय ग्रन्थ है । 


कृष्ण सक्ति शाखा 


उत्तर भारत मे जिस समय सूरदास भक्ति-माव में तनन्‍्मय श्रीकृष्ण की 
लीलाशो का गुणगान करने में तल्लीन थे, पूर्व में बंगाल के भक्त शिरोमणि 
चेतन्य महाप्रमु (!485-533 ई०) प्रपनी रस-माधुरी द्वारा जनता को भाव- 
विभोर किये हुये थे । उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और अ्रसम में वैष्णव भक्ति को 
भ्रत्यन्त लोकप्रिय बनाया हुआ था । उन्होने अपने इस उदार भक्ति-पान्दोलन में 
सभी धर्मों तथा पन्धों के लोगों को सम्मिल्रित होने के लिए ग्रामन्त्रित किया, 
जिसके कारण सामाजिक असमानता झौर मेद-प्लाव की विषमता कम होने में 
मदद मिली । उन्होंने 'चेतन्यचरितासमृत” की रचना करके उसके द्वारा ऐसी सहज 


भारत का धंचारिक एवं भाभिक झस्पुदय 543 


भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर चलकर सभी धर्मावलस्बियों ने देश की 
झभखण्डता तथा एकता को बनाये रखने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया । 
उन्होंने दक्षिण, उत्तर झौर पूर्व के प्रगेक अभ्रंचलों का भ्रमणकर जनता के बीच 
जा-जाक र भ्रपने उदार विचारो को प्रचारित किया झौर समस्त हिन्दू भक्त 
जनता को एक मंच पर शभ्राने के लिए भाह्ात किया । उनका हरिताम 
संकीतन बस्तुतः एक ऐसा सम्मोहक मन्त्र बन ग्रया, जिसने जनता को अपनी 
झोर झाक्षित करने में बड़ा कारगर प्रमाव डाला । 


भारत में कृष्णमक्ति का प्रचलन भत्यन्त प्राचीन काल में हो हो चुका 
था; किन्‍्सु “मागवत” की रचना (2वी शती) के बाद उसका प्रचार-प्रसार 
झ्धिक प्रभावशालो रूप में श्रामे बढ़ा । 5वीं शतों मे मक्ति की जिन विभिन्न 
धाराप्तरों ने धार्मिक आन्दोलन के रूप में राष्ट्रीय एकता को बल दिया, उनमें 
कृष्णमक्ति शाखा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । 5वी शती में विद्यापति ने 
अपने श्यृंगाररसपूर्ण पदों में श्रीकृष्ण की माधुर्य भक्ति का सुन्दर चित्रण किया, 
जिसका प्रभाव परवर्ती रीतिकालीन शूंगार काण्यों पर भी व्यापक रूप में 
परिलक्षित हुश्रा । 


स्वामी रामानन्द के मक्ति-प्रान्दोलन के प्रमाव से उत्तर भारत में जिस 
कृष्णमक्ति का उदय हुआ उसके उन्नायक सूरदास (483-564 ई०) थे । सूर 
ने कृष्ण के वात्सल्य, सखव्य भौर माधुय भाव का भत्यन्त स्वाभाविक चित्रण 
किया है । उनका काव्य एक साथ लोक श्रौर परलोक को प्रतिबिम्बित करता 
है । प्रात्माभिव्यंजन के रूप में इतने विशाल काव्य का सर्जन केवल सूर ही कर 
सकते थे, क्‍योंकि उसके भ्रन्तर में सम्पूर्ण युगजीवन की भ्ात्मा समायी*ुई थी । 
उसमे युगजीवन का प्रतिबिम्ब और लोकोत्तर सत्य का सौन्दर्य समन्वित है । 


सूरदास यद्यपि मुख्य रूप से एकान्त भक्ति में तल्‍लीन बाह्यजीवन के प्रति 
उदासीन रहे, तथापि युगजीवन को प्रमावित करने वाली परिस्थितियों से वे 
सर्वंथा अप्रमावित नही थे 4 वे उपदेशक तथा ससाजसुधारक नही थे, फिर भी 
उन्होंने उच्च चरित्र श्रौर नंतिकता से ही व्यष्टि तथा समष्टि के निर्माण को 
स्वीकार किया है। उन्होने मानवता की एकता में विश्वास किया है श्रौर 
पारस्परिक असमानताओझो एवं भिन्नतापों की वास्तविकता को श्रत्यन्त सहज 
रूप में प्रभिव्यक्त किया है। वस्तुतः हिन्दी-साहित्य में सूर ही एक ऐसे 
महाकवि थे, जिन्होने भपनी भक्तिभावपूर्ण रचनाओं द्वारा मध्ययुगीन भारतीय 
भाषाओं के साहित्य को प्रभावित किया प्लौर परम्परागत वेष्णवधमे को व्यापक 


544 भारतीय संस्कृति और कला 


एवं लोकप्रिय बताया । उनकी सरस पदावली जिस प्रकार उत्तर भारत की 
धर्मप्राण जनता का कण्ठहार बनी हुई है, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम झभोर दक्षिण 
के मन्दिरों में कीर्तत-गायन एवं मगवदाराघन के रूप में गुंजायमान होकर भारत 
की सौलिक एकता को प्रतिध्वनित कर रहो है । 

मध्ययुगीन भक्ति-भान्दोलन की प्रेरणा ने जिन महान्‌ कृष्ण-मक्त कवियों 
को जन्म दिया उनमें मीराबाई (!502-563 ई०) का विशिष्ट स्थान है । 
उनके पद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार झौर 
बंगाल के विस्तृत भू-माग तक प्रचारित हुए । उनका स्थान हिन्दी तथा गुजराती 
के संवेश्रेष्ठ भक्त कवियों में है। ताभादास, प्रियादास, ध्रुवदास, मलूकदास 
झीर हरीराम व्यास प्रमृति हिन्दी के सन्‍्तों एवं मक्त कवियों ने भ्रपने पदो में 
मीराबाई का प्रमूत गुणगान किया है। 

सीराबाई की मक्ति देन्य भौर माधुय भाव से प्रोत-प्रोत है। उन पर 
तत्कालीन योगियों, सन्‍्तो ध्ौर वंष्णव मक्तो का प्रभाव है। उनके प्राराष्य 
श्रीकृष्ण कही तो निर्मुण, निराकार बहा भौर कहीं सगुण, साकार गोपीवल्लभ 
हैं। मीरा के विरहाकुलतापूर्ण माधुयं-भाव के पदों मे विशेष तन्मयता है । 
उनकी कविता उनके जीवन को सहूज प्रभिव्यक्ति है। उनकीं कविता में 
राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूरबी का सम्मिश्रण 
हुआ है। 

वे उत्कट भक्त थी । भक्ति की तन्‍्मयता में उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा 
की भोौर ढ्विभिन्न सन्‍तो, योगियो तथा सक्तो के सहवास में रही । उनके पद 
विगत चार सौ वर्षों से पूर्व से पश्चिम झौर उत्तर से दक्षिण तक की मक्त-जनता 
के कण्ठहार बने हुये हैं । उनके द्वारा कृष्ण-भक्ति की माधुयं भावना का व्यापक 


प्रचार-प्रसार हुआ । 
७ ०७ 


इकक्‍्कीस /मुगल युग 


मुगल सल्तनत की पूर्व पीठिका 


भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की भूभिका लगभग झाठवीं शती 
से ही बननी श्रारम्भ हो गयी थी । विदेशी यूनानियो, फारसियोझौर भरबों 
का समय-समय पर भारत में प्रवेश होता गया । प्रारम्भ में वे मालावार तथा 
काठियावाड़ के समुद्र तटों श्र सिन्ध-मुलतान के सुदूर क्षेत्रों मे बसे | गजनी 
का महमूद (998-030 ई०) मध्य एशिया के प्ननेक देशों श्रौर भ्रफगानिस्तान 
को स्वायत्त करता हुप्ला प्रिन्ध-मुलतान तक जा पहुँचा । उसके पहले ही से 
वहाँ बस रहे श्ररबों की सहायता से उसने पंजाब के मंदानों पर अ्रधिकार 
किया श्रौर तदनन्तर थानेश्वर, कन्नौज तथा मथूरा को रोौंदता हुआ वह गुजरात 
के सोमनाथ मन्दिर तक जा पहुँचा । भारत से लूट की अपार सम्पत्ति को 
उसने अपनी राजधानी गजनी पहुँचाया । भारत के मन्दिरों, कला-प्रतिष्ठानो 
झौर ज्ञान-कैन्द्रों को ध्वस्करर उसने वहाँ के धन से गजनी मे मस्जिदों तथा 
पुस्तकालयों का निर्माण किया । 


इस श्रत्याचारी एवं धर्मान्ध आक्रान्ता की मृत्यु ।030 ई० में हुई ॥ उसकी 
मृत्यु के बाद सिन्धु तथा पंजाब को छोडकर समस्त भारत लगभग डेढ़ सौ 
वर्षों तक विदेशियों के झ्राक्रमणों से सुरक्षित रहा । लगभग 2वी शती के 
मध्य में श्रफगानों ने गजनी पर भ्राक़मण किया और वहाँ भ्पना भ्रधिकार कर 
लिया । तदन्तर प्रफगान विजेता मुहम्मद गोरी न 92 ई० के लगभग भारत की 
शोर भभियान किया और पंजाब तथा सिन्ध पर भ्पत्रा स्रधिकार कर लिया । 
गोरी के एक सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचन्द को मारकर कन्नौज पर अ्धिकाश 
कर लिया । इसी प्रकार दूसरी झोर बख्तियार खिलजी ने बंगाल तथा बिहार 
को स्वायत्तकर नालन्दा, विक्रमशिला झौर पग्रोदनन्‍्तपुरी के विशाल बौद्ध ज्ञानपीठों 

985 


546 भारतीय संस्कृति घोर रला 


को घ्यस्त कर विया । उधर 340 ई० के लगभग मुहम्मद बिन 
तुगलक (!525-85] ई०) ने दक्षिण में मालाबार तक झपना विस्तार 
कर लिया । 

इस बीच दिल्‍ली की सल्तनत को हथियाने के लिए प्नेक तरह के 
पारस्परिक घड़्यन्त्र तथा शक्ति की झाजमायश होती गयी । भ्रन्त में दिल्‍ली की 
सल्तनत को स्वायत्त करने में गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन सफल हो गया । 
90 ई० में उसका निधन होने के बाद उसका पुत्र झारामशा बादशाह बसा । 
उसका उत्तराधिकारी सुलतान इल्तमश नियुक्त हुभ्ा । उसने बंगाल, सिन्ध शोर 
राजस्थान तक प्रपनी सल्तनत का विस्तार किया । उसके शासनकाल में चंगेजला 
ते भारत पर भाक़मण किया; किन्तु वह सफल न हुआ । 


इल्तमश के बाद उसकी पुत्री रजिया प्रोर पुत्र रुकनुद्दीन क्रमशः गदही पर 
बैठे ; किन्तु उन्हे षड्यल्त्रकारियों ने मार डाला । 246 में इल्तमश का सबके 
छोटा पृत्र नसीरुह्दीन दिल्‍ली सल्तनत का स्वामी बता । लगभग 3वीं शी के 
उत्तराद्ध तक दिल्ली पर गुलामवंश का प्रस्तित्व बना रहा । 


गुलामबंश के बाद दिल्‍ली की सलतनत खिलजी वश के हाथो में गयी, 
जिसका प्रथम शासक जमालुद्दीन खिलजी 290 ई० में गही पर बेठा | 294 ई० 
में उसके भतीजे भ्रल्लाउद्दीन खिलजी (!294-3]6 ई०) ने उसे धोखे 
से मरवाकर सल्तनत को हस्तगत किया। उसने गुजरात, महाराष्ट्र भौर 
राजस्थान को जीता भौर उन्हें दिल्‍ली के भरन्‍्तगंत मिला दिया | 86 ई० में 
उसका निधन हुप्मा । 


खिलजीवश के बाद दिल्‍ली तख्त पर तुगलकवंश का अ्रधिकार हुग्ना । 
मुहम्मद बिन तुगलक (325-35] ई०) इस वंश का प्रत्तिद् बादशाह हुप्ना । 
उसके बाद सेयदबंश भौर तदनन्तर लोदीबंश के हाथों दिल्‍ली की सल्तनत 
हस्तान्तरित हुई । किन्तु तत्कालीन राजनीतिक भ्रस्थिरता शौर बारों शोर से 
बढते हुए श्राक्रमणों की भयावहता के कारण कोई भी शासकवंश स्थिरता 
प्राप्त न कर सका । 


जिस समय दिल्‍ली पर लोदियों का शासन था, मेवाड़ पर राणा सांगा 


की विजयपताका फहरा रही थी। समस्त राजस्थान भौर उत्तरी भारत पर 
उसका प्रमुत्व था। 


भुगल धुग 847 
मृुगसबंश का संस्थापक जाजर 

लोवीबंश के बाद दिल्ली पर प्रतापी मुगलवंध का भ्रधिकार हुआ, जिलका 
प्रथम शाहंथाहु जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। उसका जन्म ]483 ई# में 
महान्‌ विजेता तैमूर की पाँचबो पीढ़ी में हुआ था । उसकी माता मंगोल और 
उसका पिता उम्रक्षेख लेमूरवंश का था। बाबर का शाहीवंश माता की परम्परा 
पर मुगलवंश के नाम से प्रसिद्ध हुप । जब कि बाबर की भागु केवल ग्यारह 
वर्ष की थी, उसके पिता का 494 ई० में निधन हो गया था । 

बाबर उच्चाकांक्षी व्यक्ति था । उसकी दुष्टि भारत पर थी। 504 ई० 
में उसने काबुल में भपने पर जमाये भोर उसके बाद दिल्‍लो की शोर भप्रभियान 
किया । उस समय दिल्ली पर इब्राहीम लोदी का शासन या | सर्व प्रथम उसने 
सरदार दौलतखाँ को पराजित करके लाहौर को अपने भधिकार में किया । 526 
ई० में उसने इब्राहीम लोदी पर भ्राक्ममण किया श्रौर एक वर्ष बाद दिल्‍ली तथा 
प्रागरा का स्वामी बन बेठा । दिल्ली को हस्तगत करने के बाद 527 ई० 
में उसका भेवाड़ के स्वामी राणा साँगा से युद्ध हुआ भ्ौर उसमें राणा की 
पराजय हुई । बाबर गंभीर, विच्वारशील, दूरदर्शी झ्लोर सात्विक प्रवृत्ति करा 
शासक था। 


हमायूं 


बाबर के बाद !530 ई० में उसका पुत्र नासिरुहीन हुमायूं दिल्ली की 
सल्तनत का स्वामी बना । किन्तु उसकी लापरवाही झोर ह्रपरिपक्व नीति के 
कारण भनेक ग्रफगान सरदार तथा हिन्दू राजा उसके विरोधी बन गये । 540 ई० 
में कन्नौज के निकट बगाल के भ्रफगान शेरशाह से उसका भयंकर युद्ध हुझा भ्ौर 
पराजित होकर वह वहाँ से ईरान के शाह तहमास्य की शरण मे गया । इधर 
दिल्‍ली पर शेरशाह का भ्रधिकार हुआ | उसके बाद क्रमश: सलीमशाह, 
फिरोज, मुम्मदशाहु भादिल, इब्ाहीसम भौर सिकन्दरशाह दिल्‍ली के 
स्वामी बने । 


इस बीच एक वर्ष तक हुमाय॑ ईरान में रहा । शाह की सहायता से एक 
संगठित सेना के साथ 544 ई० के लगभग काबुल, फम्धार भौर लाहौर को 
पराजित करता हुआ वहू लगभग पन्व्ह वर्ष के पश्चात्‌ दिल्‍ली के तख्त को 
पुन: हस्तगत करने में सफल हो गया । किन्तु एक वर्ष बाद 556 ई० में उसका 
निधन हो गया । 


548 भारतोय संस्कृति श्ौर कला 


झकबर 

हुमाये के बाद उसका पुत्र जलालुद्दीन भ्रकबर दिल्ली का बादशाह बना । 
तब उसकी उम्र केवल तेरह वर्ष की थी। उसके शासन के संचालन में बे रम्लां 
का महत्वपूर्ण योगदान रहा । उसने चारो भोर व्याप्त राजनीतिक घटनाचक्र 
और रहस्यमय वातावरण पर किसी प्रकार नियन्त्रण बनाये रखा। बालिंग हो 
जाने पर झकबर ने हिन्दू राजाधो से मेल-मिलाप किया भौर हिन्दू कन्याओों से 
विवाह करके प्रपनी लोकप्रियता को बढाया । सारे राजा और उमराव उसके 
झधीन हो गये । उसकी विलक्षण सूभ-बुक भ्ौर उत्तम कार्य-प्रणाली ने श्रल्पकाल 
में हो लोगों के दिलों पर उसके महान्‌ व्यक्तित्व की छाप झकित कर दी । 
]605 ई० में इस धम्ंप्राण महान्‌ शासक का निधन हुआा । 


जहाँगोर 

भ्रकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर सलतनत का उत्तराधिकारी बना । 
अपने महान्‌ पिता के उत्तराधिकार को संभालने में वह पूर्ण सक्षम सिद्ध हुआ । 
वह हिन्दू माँ से उत्पन्न हुआ था । इसलिए उसके मन में हिन्दुत्व की मावना 
जन्म से ही उभरने लगी थी । उसने भी हिन्दू परिवारों से विवाह सम्बन्ध 
स्थापित किया । 627 ई० में उसका निधन हुभा । 


शाहजहाँ 

जहाँगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहाँ मुगल सल्तनत का स्वामी बना । 
उसने भ्रपने पिता तथा पितामह की उदार परम्पराझ्ो को जीवित रखते हुए 
लगभग तीस वर्षों तक शासन किया । जीवन के उत्तराद्ध में वह निरपेक्ष एव 
विरक्‍्त हो गया था । उसका कारण उसके पुत्रों के बोच का कलह था । 


बारा 


शाहजहाँ के चार पुत्रो में सबसे बड़ा दारा (65-659 ई०) श्रौर सबसे 
छोटा औरगजेब था । शाहजहाँ दारा को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, 
किस्तु श्रौरगजेब ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रनेंक प्रकार के पड़्यन्त्रो की 
रचना करके सत्ता हथियाने में सफल हो गया । यद्यपि दारा को भारत की 
बादशाहत प्राप्त न हुई, किन्तु सारतीय इतिहास में भ्रपने महान्‌ पूर्वजों की 
अपेक्षा उसका किसी भी प्रकार कम महत्त्व नहीं रहा । उसके चिर यशस्वी 
व्यक्तित्व की गणना भारतीय ज्ञानियों एवं भ्रध्यात्मजीवी सन्तो में की गयी है । 


मुगल युग 949 


मुगलयुगीन भारत में ज्ञानियों और सन्‍तों को परम्परा को उजागर करके उसने 
झक्षण्ण कीलि को भ्रजित किया। 
झौरंगजेब 

भ्ौरंगजेब स्यायतः सल्तनत का उत्तराधिकारी न होने के बावजूद भ्रपनी 
कुटिलताशों झौर बड्यस्त्रों के कारण ससा को हथियानें में सफल हो गया। 
प्रपनें पिता को उसने बन्दी बना लिया झौर बन्दीगृह में ही उसकी मृत्यु हुई । 
धौरंगजेब 658 ई० मे गद्दी पर बंठा। उसने इस्लाम के कट्टरपन्थ को 
झपनाया। उसकी संकीर्ण मनोवृत्ति श्लौर कट्टर मुगलपन ने अपने पूर्वजों को 
उदात्त परम्पशाशों को समाप्त कर दिया । उसके शासनकाल में मुगल सल्तनत 
की ऐतिहासिक परम्परा छिन्न-भिन्न हो गयी । 

झरंगजेब के समय जयपुर में महाराज जयपिह प्रौर जोधपुर में महाराज 
जसवन्त सिंह का शासन था । ये दोनों राजपूत राजा बड़े प्रमावशाली थे । 
झौरगजेब उनसे मय खाता था। महाराज असवन्तर्सिह की मृत्यु के बाद 
महाराज जयसिह ने 68] ई० में शौरंगजेब से सन्धि कर ली थो॥ उसके बाद 
औरंगजेब के भ्रत्याचारों में निरन्तर बृद्धि होती गयी । उसने हिन्दू मन्दिरों 
को ध्वस्त करना झारम्भ किया और हिन्दू त्योहारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 
उसके द्वारा हिन्दुभो पर लगाया गया 'जजिया' कर उसकी हिन्दू-विरोधी 
कट्टरनी ति का परिणाम था । 


महाराज जयसिह के कारण उसने मेवाड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 
किन्तु हिन्दू जनता भ्रपनी धर्म-रक्षा भौर देवमन्दिरों की व्यवस्था के प्रति मयभीत 
थी। मेवाड़ को सुरक्षित सम ऋंकर उसी समय मथुरा, वृन्दाबन तथा जतीपुरा भादि 
के धर्मेस्थानों की मूर्तियाँ उठाकर हिन्दू वेष्णवों ने कोटा, कांकरोली, नायद्वारा 
और जोधपुर में स्थानान्तरित किया । उसी समय के भनेक मन्दिर तथा देव- 
मृत्तियाँ भ्राज भो इन स्थानों में वर्तमान हैं । 


मुगलकालीन संस्कृति श्रौर कला 


भारत में भुगलों के उदयकाल !5वीं शती ई० में सन्‍्तो तथा सूफियों के 
धामिक आम्दोलनों के कारण शौर साहित्यकारों तथा कलाकारों के पारस्परिक 
सामंजस्य के कारण संस्कृतिक उत्पान की दृष्टि से भारत एक नये देशव्यापी 
जागरण की ओर श्रप्रसर था; यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक एवं घामिक 
प्रभुत्य ऐसे कट्टर तुके-अफगानों के हाथों में था, जिन्होंने मन्दिरों, मूतियों भौर 


550 मारतोय संस्कृति भौर कला 


कला-संस्थानों को ध्वस्त करके इस देश की भ्पूरणीय क्षति की थी। 
सुलतानवंश के धर्मंभर झौर संकीर्ण विधारवाले शासकों ने कला को प्व्मे के 
दायरे में कसकर उसकी स्वतन्त्र सत्ता को क्षोण कर दिया था। सुलतान 
शाहंशाहों का यहूदियों की तरह यह विश्वास था कि भाकृतियों को भंकित करना 
खुदा से प्रतिस्पर्धा करना है, क्योंकि कयामत के समय जब भाक्ृतियों में प्राण- 
संचार करने का प्रश्न उठेगा, तो श्रपना प्रतिस्पर्धी एवं गुनाहंगार समझकर 
खुदा उसे दोजख में पटक देगा । 
इस परम्परायत धार्मिक भय के कारण फीरोजशाह तुगलक ने भ्रपने कला 
कक्ष के सभी चित्र एवं भित्तिचित्र नष्ट कर दिये थे । सेकड़ों हिन्दू मन्दिरों को 
ध्वस्त करके उनकी जगह मस्जिदें स्थापित करने का सुलतान शासकों का एक 
कारण यह भी था कि भारत भी परम्परागत कला-विरासत को भी नष्ट कर 
दिया जाय । 


एक शोर इन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप भारत की धार्मिक भौर सांस्कृतिक 
परम्पराभों को भागे बढ़ने मे यद्यपि अवरोध उत्पन्न हो गया था, ।कन्तु दूसरी 
पझ्रोर इस प्रकार की दुर्दान्त घामिक कट्टरता को उपशमित कर देने वाला सन्‍्तों 
तथा फकीरो का मानवतावादी भ्रान्दोलन निरन्तर जनता के मनो पर गहुरा 
प्रभाव डालता जा रहा था, जिसकी प्रतिक्रिया तत्कालीन शासन पर भी परिलक्षित 
हुई । उसका पहला प्रमाव स्थापत्य के क्षेत्र में प्रकट हुआ । यहाँ के परम्परागत 
स्थापत्य से महमूद गजनी इतना प्रभावित हुआ था कि भ्रनेक हिन्दू स्थपतियों के 
योगदान से उसने गजनी का नव-तनिर्माण कराया । भारत मे स्थापत्य के नवोत्थान 
के सूचक दिल्‍ली की कुतुबमीनार, जमातखाना मसजिद, निजामुद्रीन भौलिया 
दरयाहू, पांड्झा की भ्रदीनां मसजिद, गौड़ की सोना मसजिद, अभ्रहमदाबाद की 
जामी मसजिद ओर हिडोला का जहाजमहल श्रादि ऐतिहासिक तथा धामिक 
स्मारक हिन्दू-मुगल स्थापत्य के श्रनुपम उदाहरण प्रकाश में झ्रा चुके थे । 
दक्षिण भारत, राजपृताना तथा मध्य मारत मे भी हिन्दू-फारसो वास्तुविदों में 
भादान-प्रदान की मावना का विकास हों रहा था, जिसके परिणाम विभिन्न 
माध्यमों से प्रकट हो रहे थे ! 


दिल्ली पर मुगल साम्राज्य के सस्थापक बाबर के सत्तारूढ़ हो जाने के 
साथ ही परम्परागत सांस्कृतिक समन्वय का प्रभाव तेजी से प्रसारित हुझा । 
बाबर ने साहित्य, कला, धर्म भोर व्यावहारिक रहन-सहन की परिस्थितियों मे 
पर्याप्त उदारता का परिचय दिया । बाबर बड़ा कलानपारसी था । वह एक 


सुगल युग 55] 


झज्७छा कवि शौर सिद्व॒हस्त गद्यकार था । तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर का 
झात्मचरित एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक हैं। इस पुस्तक के संस्मरणों में बाबर ने 
फारसी कला की श्रौर विशेष रूप से बिहजाद के भाजेखनों को सुक्षम विवेचना 
की है। 'शाहनामा' की एक सचित्र प्रति, जिसे वह भ्रपने साथ मारत लाया 
था भौर जो लगभग दो सौ वर्षों तक दिल्ली के शाही पुस्तकालय में सुरक्षित 
रही, सम्प्रति वहु एशियाटिक सोसाइटी, लसन्‍्दन के पुस्तकालय की दुलेम 
सम्पत्ति बनी हुई है । 
हुमायूँ में कलाप्रेम की विरासत पुस्तेनी थो । किन्तु राजनोतिक 
घटना-चक़ों ने उसके कलामुराग के सारे हरादों को घूमिल कर दिया था। फारस 
में जिस शाह के यहाँ उसने शरण ली थी यह स्वयं उच्चकोटि का कलाकार 
था और उसके यहाँ भ्रनेक कलाकार ग्राश्रित थे। एक वर्ष बाद जब वहु काबुल 
वापस पाया तो वहाँ उसकी खुयाजा अ्रब्दुस्समद शीराजी धौर मीर सय्यद भली 
से मेंट हुई । ये दोनों शीरीकलम के कुशल चित्रकार थे । दिल्ली में पुनः स्थिर 
हो जाने के बाद उसने इन दोनो कलाकारों को भपने दरबार में बुलाया । 
इन दोनों कल्लाकारो द्वारा ईरानी भौर मारतीय शैलियों मे स्थापित समन्वय 
से मुगलकालीत अिन्वकला के इतिहास में तये युग का सूत्रपात हुआ । इनके 
झतिरिक्त नादिर उल्‌ मुल्क हुमायृंशाही, मौर सम्यद भ्रली जुदाई भौर 
कमासउद्दीन बेहजाद आदि मुसब्बिरों की रची हुयी 'दास्तान-ए-मीर-हम्जा', 
'नासिर-उल्‌-उमरा' तथा 'हम्जानामा' भादि महत्वपूर्ण सचित्र पोथियाँ हुमायूँ 
के कलानुराग को साक्षी हैं। 'हम्जानामा' सुगल कला का मूल उदयम 
माता गया है । 
कला का उसे इतना शौक था कि युद्ध के समय मी वह सचित्र पोथियों का 

झवलोकन करता था झौर चित्रकारों को साथ रखता था। फिर भी यह 
निश्चित है कि हुमायूं के समय 'हिरात कलम का एकाधिपत्य बना रहा। 


हुमायूं की प्रधूर्ण कला-लालसा को उसके पुत्र भ्रकबर ने पूरा किया | 
अकबर महान्‌, मुगल-इतिहास का देदीप्यमान रत्न था, जिसके व्यक्तित्व एवं 
उदात्त कार्यों से मारतीय इतिहास प्रमाथित है। उसने कला को घर्म के साथ 
समन्वित करके भारतीय जन-जीवन में नये झ्रादशे की स्थापना की । झकबर 
ने वस्तुत: हिन्दू, मुसलिसम भौर ईसाई घर्म-गुरुओं, कवि-कथाकारों, विद्वानों 
एवं कलाकारों से निकट सम्पर्क स्थापितकर विभिन्न धर्मों के मूल भादकों 
का ज्ञान प्राप्त किया भौर तदनुसार भ्रपनी सल्ततत का संचालन किया । 


55५ भारतोंय संस्कृति धोर कला 


एक शाहेंशाह होते हुए भी वह्‌ समस्वित विचारधारा का प्ृध्यात्मप्रवण सल्त 
था। उसने शेख मुबारक, मोर भब्दुल फंजी भोर सलीम चिश्ती भादि सस्तों 
से सूफी मार्ग की प्रेम-पद्धति का भ्रष्ययन किया था | झभपने समय के प्रमुख 
भक्त कवियों मी राबाई झौर पंजाब के सिक्‍ख गुरु भ्रमरदास से मी उसने भ्रत्यक्ष 
परिचय प्राप्त किया था। जैनधर्म के प्रसिद्ध भाचायं हरिविजय सूरि भौर 
विजयसेन सूरि के सम्पर्क मे भी वह रहा । हरिविजय सूरि को झकबर ने 
'जगद्गर की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने दस्तूर तथा कंवन जसे 
फारसी धर्म गुरुओं प्रोर ऐक्वाबीवा मसेराढ जैसे ध्मंप्राण पादरियों से सम्पर्क 
स्थापित किया । इस तरह भ्रकबर ने हिन्दू, फारसी श्रौर ईसाई धर्मों के उच्च 
झ्राद्शों को ग्रहणकर मुगल भारत में नयी सास्कृतिक चेतना का सूत्रपात 
किया । इस रूप में भ्रकवर ने भारतीय इतिहास के देदीप्यान रत्न, महान्‌ 
मानवतावादी सस्कृति के उन्नायक अशोक, चन्द्रगुप्त, कनिष्क, विक्रमादित्य 
पौर हर्ष जैसे प्रतापी शासकों की कोटि में सहज ही स्थान प्राप्त किया । 


इस प्रकार यद्यपि अ्रकबर ने भ्रपने समय के सभी प्रचलित धर्मों तथा 
धर्मावलम्बियो से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया, किन्तु उसका विशेष रुकान 
भारतीयता के प्रति प्रधिक रहा। उदारवत्ति के इस महान्‌ समस्त ने कबीर, 
मीरा, सूर भौर तुलसी श्रादि मक्‍त कवियों की रचनाप्रों का जी भर श्रवण 
किया । उसने मुसलमान फकीरों औझर हिन्दू सन्‍्तों-कवियों को बाणियों को 
अपने जीवन में चरितार्थ भी किया । 


भारतीय धर्म, दर्शन भ्रौर संस्कृति के मूल उद्गम उपनिषद, “गीता, 
'महाभारत' भौर “रामायण” के मूल विक्षारों को हृदयंगमकर उसने उन पर 
गम्भीरता से मनन किया झ्ोर उनका फारसी में प्नुवाद कराया । 'भगवदगीता' 
का उससे “रज्सनामा' के नाम से फारसो में श्रनुवाद कराया। ईसाई 
पादरियों द्वारा हिन्दू-मुसलिम धर्मों की झ्रालोचनात्मक प्रवुत्ति पर उसने 
प्रतिबर्ध लगा दिया । किन्तु स्वयं. ईसाइयों को प्रार्थना समाझोों मे सम्मिलित 
होकर गरिरजाधरों के निर्माण में योगदान किया । शपने धामिक झ्रावास 
फतेहपुर सीकरी के प्रवेश द्वार पर उसने बाइबिल' के दिव्य सम्देसो को 
उत्कीणित कराया और सुयोग्य विद्वान्‌ पादरियों से 'बाइबिल' के उच्च विचारों 
का श्रवण किया । 


प्रकच्बरकालीन भारतीय संस्कृति का प्रतीक उसके द्वारा स्थापित 
'दीन-ए-इलाही' धर्म था । प्रपनी बादशाहुत की हलचल से दूर फतेहपुर सीकरी 


भुयल युग 558 


में उसने इस नये धर्म की स्थापना को । यह उसका धामिक आवास था। 
'दीन-ए-इलाही” बस्तुत: सभी धर्मों के उच्चादर्शों का समन्वय था, जिसमें समस्त 
धर्मावलसल्वियों को प्रपती-प्पनी -भास्थाभों तथा परस्पराों के प्नुसार घर्माचरण, 
यज्ञ, प्रनुष्ठान, पूजा, क्‍्राराधना, भक्ति झोर भजन भादि कर्मों को सम्पादित 
करने की पूरी स्वतन्त्रता प्रदात की गयी थी | प्कबर का यह घमपन्‍य वस्तुतः 
'सर्व-धरमंसार-सग्रह (सुलह-ए-कुल) था । उसमें ईमानदारी, सक््याई, ईश्वरप्रेम 
पर बल दिया गया था और इन मूल उसूलों के प्रति संकीणेता बरतने वाले 
किसी भी व्यक्तित को भ्रक्षम्य घोषित कर दिया गया था। 'दीन-ए-इलाही' 
को हिन्दू धर्मे को सगुण मक्ति का रूपानतर कहने वाले भाक्षेपकर्ता रूढ़िवादी 
मुसलमानों को झ्रकबर ने किसी मी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया । 


अकबर का यह सर्व-धर्म-समन्वय मध्ययुगीन मक्ति-झान्दोलन का झादर्श 
बनकर सन्त रामानन्द के मक्ति मार्ग तथा मुसलिम सन्‍्तों के सुफीवाद की 
प्रेरणा का मूल स्रोत बनकर विकसित हुझा । 


मारतीय चित्रकला के इतिहास में मुगल शेली ने जिस नये युग का सृत्रपात 
किया, उसका संरक्षक एवं प्रोत्साहक्‌ अकबर ही था । भबुलफजल ने 
प्राई-ने-भकब री” में प्रकबर के परम कलानुराग और उसके द्वारा आश्रित 
सेकडो हिन्दू-मुसलिम कलाकारों की भूरि-भूरि चर्चा की है | चित्रकला से 
नफरत करने वाले लोगो से प्रकबर को नफरत थी । उसके श्रल्त/पुर, शयनकक्ष, 
भ्रतियिशाल। सभी चित्रों से सुसज्जित थे | प्रकबरकालीन 'हम्जा चित्रावली” 
धौर 'रामायण', 'महामारत' तथा 'नषघचरित' झादि ग्रन्थों के दृष्टान्त-चित्र 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भ्रकबर के आश्रित कलाकारों ने जिन 
व्यक्तिचित्रों का निर्माण किया, वे मारत से लेकर योरप तक के संग्रहालयों की 
बहुमूल्य सम्पत्ति के रूप में प्राज मी सुरक्षित हैं। बह प्रति सप्ताह चित्रो की 
प्रदर्शनी श्रायोजित करके निपुणताप्राप्त कलाकारों को उच्चत पदो पर नियुक्त 
करता था । उसका कला निकेतन” उसको कलाभिरुचि का द्योतक था, जिसका 
प्रष्यक्ष धब्दुस्समद था । उसके कला और साहित्य के प्रेम का अनुपम उदाहरण 
उसका बहत्‌ पोथीखाना था, जिसमें चौबीस हजार हस्तलिखित पोधियाँ 
सुरक्षित थीं, जिनमे उसके हारा तैयार करायी गयी सचित्र पोथियाँ विशेष 
महत्त्व की थी । उसका यह शाही पुस्तकालय दिल्ली, श्लागरा और लाहोर 
तीन नगरो में विमक्‍त था । 


554 भारतीय संस्कृति भौर कला 


झ्कबरयुगीन चित्रकला की विशेषता यह है कि इसी समय ईरानी कलस 
का स्थान भारतीय शेली ने लिया शर यह परम्परा उसके बाद जहाँगीर के 
शासनकाल में भी बनी रही | उससें अपने सहान पिता के समान महनीय 
गुण समाविष्ट थे। जहांगीर वस्तुत: अकबर के भनुप|्त कलानुशग का 
जीवित रूप था । समीक्षक विद्वानों का अमभिमत है कि जहाँंगीर एक सहूदय, 
सुरुचिसम्पन्न, पहले दर्ज का चित्रप्रेमी, सौन्दर्योपासक, संग्रहकर्ता, विशद 
वर्णककार और जिज्ञासु तथा प्रज्ञावादी शासक था। वहू इतना भ्रच्छा 
कला-पारखो था कि एक ही रूप-रग-विषय से सम्बद्ध प्रनेक चित्रकारों द्वारा 
तेथार किये गये चित्रों को झलग-प्लग कर सकता था । 

झपने पिता की ही भाँति भच्छे-झच्छे चित्रों के भलबम तैयार करने भोर 
सचित्र पोधियों का निर्माण कराने का उसको बहुत शौक था । उसके सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि प्रकृति-चित्रीं से उसे भवभुत प्रेम था। जहाँगीर के समय 
स्फुट-चित्र ग्रधिक बने भश्रौर उनकी प्रपनी विशेषता यह है कि वे ईरानी 
प्रभावों से विमुक्त सवेथा भारतीयता से झोत-प्रोत हैं । जहाँगीर की भ्रात्मकथा 
तुजुक-ए-जहांगीरी” से विदित होता है कि वह हृदय का पवित्र, विचारों का 
उदार, दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌ शौर विनोदी स्वभाव का था। उसने परम्परागत 
सांस्कृतिक एव धामिक एकता के उद्देश्य से सभी धर्मावलम्बियों प्रौर उनके 
विचारों तथा उनकी परभम्पराशञ्नों को पललवित होने के लिए पूरी स्वतन्त्रता 
प्रदान की । उसने सभी धर्मानुयायियों के घमं-प्रतिष्ठानो के निर्माण में समान 
रूप से प्रोत्साहन दिया और भपने दरबार को विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों 
का संगम बनाकर प्रजा के हृदयों पर एकाधिकार स्थापित किया ! 

शाहेशाह शाहजहाँ का शासनकाल मुगल सल्तनत का सर्वाधिक वेमवकाल 
रहा है; किन्तु परम्परागत संस्कृति एवं कला की थाती का उन्नत मानदण्ड 
बनाये रखने मे उसको सफलता नहीं मिली । उसके समय के मुसब्बिरों की 
कलम में सल्तनत के वैभव को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति भ्रधिक दिखायी देती 
है । यद्यपि उसके दरबार मे भी उन्ही कलाकारों की श्रधिकता थी, जो उसके 
पिता के आश्रय में रह चुके थे; किन्तु प्र उनकी कला-कृतियों में उतना 
झ्राकषंण तथा प्रभाव नही था । 

शाहजहाँ की प्रभिरुचि मवन-निर्माण की प्रोर श्रधिक प्रतिफलित हुई । 
उसकी इस प्रेरणा मे सम्भवत: मुमताज की ममता थी, जिसका झमर स्मारक 
ताजमहल है । ताजमहल का महत्त्व श्रनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उसमें 


गुनल थूष 555 


हिन्दू और दृस्लाम सरकृतियोंका झअपूर्व समन्‍वय दरशित है। ताजमहल की 
प्रपमी विशेषता हस रूप में है कि उसका रचना-विधान हिन्दू वास्तुशास्त्र पर 
झाधारित है झौर उसके शिल्प में इस्लामी स्थापत्थ का संयोजन हुभ्ा है । 
“संसार की भ्रन्य इस्तामी इमारतों से यह इमारत बिल्कुल भिन्न प्रकार की 
है । हिन्दू वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तों का पालन करके इसकी रचना की गयी 
है । बीच में एक बड़े गुम्बज तथा उसके च)रों ओर चार छोटे-छोटे गुम्बजो 
को देखकर मन में पद्चद-रत्नों की कल्पना का उदय होता है । गुम्बज के मूल में 
कमल-दल हैं । गुम्बज की बोटी के पास एक उल्टा कमल दिखाया गया है । 
घशोटी पर त्रिशुल है। । सच तो यह है कि ताजमहल हिन्दू तथा मुसलमान, 
दोमों संस्कृतियों के मधुर भिलन फा एक नितान्‍्त सुन्दर प्रतीक है” (लक्ष्मण 
शास्त्री जोशी--बैदिक संस्कृति का विकास, पृ० 258) । ताजमहल के भ्रतिरिक्त 
सिकन्दरे का मकबरा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद झौर लाल किले मे दीवाने 
खास तथा दीवाने झभ्राम भी उसके स्थापस्यप्रेम के उच्च द्योतक हैं । इन शाही 
इमारतों में वास्तुकला प्रपने चरमोत्कर्ष को पहुँची हे । उनकी भ्रलंकरण-सज्जा, 
बारीक नक्‍्काशी भ्रत्यन्त क्राकर्षक है। 


शाहजहाँ की भपेक्षा उसके ज्येष्ठ पुत्र शाहुजादा दारा भ्रधिक कलानुरागी 
था। दारा के विशेष प्रोत्साहन से निमित लगभग चालीस चित्रों का एक 
मु रबका (अलबमभ ), जो सम्प्रति इण्डिया ऑफिस लाइश्रेरी, लन्दन फी सम्पत्ति है, 
उसके कलानुराग का स्मारक है। उसके द्वारा नादिरा बेगम को उपहार मे 
(दिया गया एक चित्राधार भी उस झलबम में सुरक्षित है । 


शाहजादा दारा वस्तुत: एक भाध्यात्मिक भ्रभिरुचि का व्यक्ति था । हिस्‍्दू 
विद्वानों भ्रौर कलाकारों के प्रति उसका दृष्टिकोण भपने पूवंजों जंसा था । 
मुगलकालीन मारतीय संस्कृति के उन्नयन मे जिन यशस्वी मुगलों का 
अ्रविस्मरणीय योगदान रहा, उनमें मुग्ल-ए-प्राजम ग्रकबर के बाद शाहजादा 
दाराशिकोह का नाम ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है । दारा ने सल्तनत की 
अपेक्षा ज्ञानाजेन के मार्ग को भ्रपनाया । वह झपरिमित विद्या-व्यसनी था और 
झपने समय के विचारवात्‌ एवं ज्ञानी व्यक्तियों मे उसकी गणना होती थी । 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए जीवन को उत्सगं कर देने की प्रेरणा उसको भारतीय शास्त्रो, 
विशेष रूप से उपनिषदों तथा दर्शनों के गम्भीर विचारो से प्राप्त हुई थी । 


प्रकबर की ही माँति दारा का भी हिन्दू सन्‍्तों, मुसलमान फकीरों, 
सूफियों और अन्य धर्मों के प्रमुख प्राचायोंसे सदा ही सम्बन्ध बना रहा । 


556 भारतीय संस्कृति झोौर कला 


हिन्दू धर्मे-प्रन्थों के श्रतिरिक्त हित्रू भौर ईसाई धर्म-प्रन्थों का भी उससे 
अध्ययन किया । राजकीय वैमव-विलास से सर्वंधा विमुल्ल होकर उसने भरपने 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति का बना लिया था। प्रपनी जिज्ञासा- 
तृष्ति के लिए उसने झरबी, फारसी, संस्क्रत भोर हिन्दी झ्ादि विभिन्न मावाश्रों 
का प्स्‍रध्ययन किया और उनमें सफलता प्राप्त को । उसने प्रपने भ्रध्यवन श्रौर 
मनन का एकमात्र केन्द्र उपनिषदों को बनाथा और उनका फारसी भ्रनुवाद 
किया । 640 ई० में काश्मीर मे उसने काशी, काश्मीर तथा अन्य नगरों शोर 
मठों, प्राश्रमो से ऐसे संकडो वेदान्तियों तथा सूफी सन्‍्तों को झ्रामन्त्रित क्षिया, 
जो सस्कृत-फारतधी दानो भाषाप्रो के ज्ञाता थे। उनसे उसने निरन्तर छह मास 
तक उपतिषदों का श्रवण किया । तदनन्तर उसने उपतनिषदों के भाषान्तर का 
कार्य आरम्भ किया श्ौौर !656 ई० में उसको पूरा किया । लगमब पचास 
उपनिषदों के इस माधान्तर का उसने नामकरण किया 'सीर-ए-प्रकबर' 
(महारहस्य) । इसके प्रतिरिक्त प्रपनी देख-रेख में उसने 'मगवद्गीता', 
“योगवाशिष्ठ' भौर “प्रबोधचन्द्रोदय” का मी फारसी में भ्रनुवाद कराया । 


हिन्दून्मुसलिम धर्मों के समन्वय के लिए दारा ने क्‍प्रकअर की महान्‌ 
मानववादी विचारधारा को 'मजमा-उल-बहूरीन' (दो सागरो का मिलन) नामक 
ग्रन्थ का प्रणयनकर पूरा किया । धार्मिक दृष्टि से बह प्रब्दुल कादिर गरिलानी 
के “'कदरिया सम्प्रदाय का भ्रनुवायी था, जिसके प्रनुसार ज्ञान धौर कर्म के 
निष्पादन के लिए व्यक्तिमात्र को स्वतन्त्रता प्रदान की गयो थी । उसका 
'मजमा-उल बहरीन' वस्तुत' मुगलकालीन भारत की सांस्कृतिक एकता का 
अमर स्मारक है । 


शाहजहाँ के बाद मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी उसका सबसे छोटा 
पुत्र प्रौरंगजेब बना; बल्कि यह कहना झ्धिक उपयुक्त होगा कि उसने झनधिकृत 
रूप से सत्ता को हथियाकर महान्‌ मुगल परम्परा को प्रपने क्रूर स्वभाव के कारण 
नीचे गिरा दिया था। उसने इस्लाम की कट्टरता एवं हृढ़िवादिता को प्रपनाया । 
उसकी सकीर्ण मनोवृत्ति श्रौर कट्टर भुगलपत ने कला के सभी ख्रोतों को 
सुखा दिया । उसने श्पने उन परिवारजनों के चित्र तंयार कराये जिन्हे 
ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था । उसकी उदासीनता के बावजूद शाही 
चित्रशालाएँ कायम थी; किन्तु उनके कलाकार हधर-उधर बिछर गये थे । 
मुगलो के समय कला का जो उन्नत मानदण्ड स्थापित हुआ था, 7वीं शी मे 
उसकी विरासत दक्षिण के बीजापुर तथा गोलकुण्डा के दरबारों में जा पहुंची । 


भुशल युग 557 


बस्तुत: झकबर महान द्वारा भारत में जिस सांस्कृतिक संगम की स्थापना 
हुई थी, दाराशिकोह ने उसे संवर्दधित एवं विकसित किया; किन्तु भारतीय 
इलिहास की यह एक दुःखद घटना थी कि शाहजहाँ का उत्तराधिकार दारा को 
ने मिलकर प्ौरंगजेब के हाथों में गया । भौरगजेब जंसे कट्टरपन्थी शासक ने 
हिन्दू-इस्लाम के बीच एक खाई बनायी और उनकी एकता का भाव शिथिल 
पड यया । उसकी क्षुद्रताप्नों एवं संकोर्णताशो ने देश को कमजोर बना दिया । 
वस्तुत: ।8वी शी का मृगलकालीन मारत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा 
राजनीतिक प्रादि समी दृष्टियों से बडा चिस्तनीय और दुदंश्षाग्रस्त रहा है । 
उसका एकमात्र कारण भुगल सल्तनत के प्रन्तिम शासक झौरंगजेब की कट्ठटरता 
तथा क्रूरता रही है। भपने पूर्ववर्ती महान सुगलो के कीतिशाली एवं यशस्वी 
कार्यों को उसने सर्वथा मला दिया था । उसको संकीर्ण नीतियो से मन्दिरों का 
घ्वस्त हो रहा था, जनता उत्पीड़ित थी, राज्य तथा माम्राज्य ध्वस्तोन्मुख थे 
और सारी हिन्दू जाति श्रपने अ्रस्तित््व के भ्रासन्न खतरे मे भयमीत, त्रस्त तथा 
अनिश्चित मविध्य की स्थिति मे थी । 


ठीक इसी समय प्रनेक सन्‍्तो, कवियों झौर फकीरों का उदय हुभा । 
उन्होने अपने सदुपदेशों से, भपनी प्रेम भोर सौहादं॑पूर्ण रचनागम्रों से जनता के 
धीरज को बढ़ाया । उन्होने एक ध्रोर इस्लाम की कट्टरता को झौर दूसरी 
झोर हिन्दुभो के सकी्ण कमंकाण्ड एवं पुरोहितवाद की भर्त्सना करके भ्रपनी 
रससिक्त वबाणियो द्वारा मानव-सामान्य मे प्रेम तथा सदुमाव की स्थापना को । 


सुगलयुगोन सगीत साहित्य 


मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद परम्परागत मारतीय संगीत 
की उन्नति में कुछ शिविलता भायी। किन्तु भ्रकबर जैसे समन्वयवादी विचारधारा 
के शाहेंशाह के दरबार में हिन्दू सगीतज्ञों को ईरानी संग्रीतज्ञो जितना 
स्थान प्राप्त था। उसी का परिणाम था कि भ्रबुलफजल को 'भ्राई-ने-प्रकबरी' 
में मारतीय संगीत की प्रशंसा और झअझनेक वाद्यों की विस्तार से चर्चा 
हुई है । इस युग में इसराज, सारगी, मयूरों वीणा भौर दिलझ॒ुवा का भ्रधिक 
प्रचार रहा । 

मुगलकालीन भारत में सभीत-विषयक अ्रनेक मौलिक एवं श्रौढ ग्रस्थों के 


निर्माण से तत्कालीन संगीत की लोकप्रियता का पता चलता है। शाहेंशाह 
झकबर के समकालीन एक कनटिकी विद्वान्‌ पुण्डरीक विटठल हुआ, जिसका 


558 भारतोय शंस्कृति योर कला 


समय 599 ई० था । वह फारकीयंशीय बुरहाम खां के यहाँ रहा करता था। एक 
महान्‌ संगीतज्ञ होते के साथ ही वह महान्‌ कवि भी था । उसमे 'सह्ागचरद्रोदय', 
“रागमाला', 'रागमंजरी' झौर नतंनतनिर्णय झादि प्रतेक ग्रन्थ लिखे, 
जिनमें वाद्य, राग, नृत्य झादि विषयों पर नयी दृष्टि से प्रकाश डाला 
गया है। उस्तकी रचनाओ्रों से उत्तर मार्त के संगीत को विकसित होने का 
सुयोग मिला । 

मुगल झालीन संगीतञ्ञ ग्रन्यक्रारों में मोपनाव प्‌ण्डित का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखतीय है । उनका 'रागविबोध भारतोय संग्रीत का प्रौढ़ अ्न्ध है, जिसकी 
रचना 60 ई० में हुई। सोमनाथ दाक्षिणात्य विद्वान्‌ थे; किस्तु उनकी रचनाएँ 
उत्तर भारत के संगीत से प्रमावित हैं । उन्होंने उलर भौर दक्षिण की पद्ध तिथों 
में समन्वय स्थापित करके प्रपने शझपूर्व पाण्डिटय का परिचय दिया । 

ठीक इसी समय (60 ई०) में दाक्षिणात्य श्रौीरंग के राजा रामराज 
की भाज्ञा से टोडरमल के पुत्र रामामात्य ने 'स्वस्कलानिधि' नाम से एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की । 

मारतीय समीत के क्षेत्र में दामोदर पण्डित का उल्लेखनोय स्वान है। 
उनका स्थितिकाल 625 ई० है। उनका 'संगीतदर्पषण” भारतीय संगीत के 
सर्वोच्च ग्रन्थों मे गिता जाता है। इस ग्रथ का 8वी शरती में एक फारसी 
प्नुवाद हुप्रा । हिन्दी, बंगला भौर गुजरातो झ्रादि माषाप्रों में मी उत्तके अनुवाद 
हो चुके हैं । 

मुगल शाहँेशाह्‌ भ्रोरंगनेब के शासतकाल में श्राहोबल पण्डित ने 750- 
757 ई० के बीच 'संग्रीत पारिजात' नाम से एक बृहुंद्‌ ग्र्ध की रचना की, 
जिसका दीनाव/थ नामक सग्रीतञ्न विद्वान ने 774 ई० मे फारसी अनुवाद 
किया । सोमनाथ की साँति प्रहोबल ने भी दक्षिण तथा उत्तर मारत की सगीत- 
पद्धतियों में समन्वय स्थापित करके महृत्त्ववू्ण कार्य किया । 

भारतीय सगीत के इतिहास में पण्डित मावमट्ट का नाम विश्लेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उन्होंने 674-709 ई० के बीच 'प्रनूपवित्ञास', झपूपांकुश' 
शौर अनृपसंगीतरत्नाकर' नाम से तीन ग्रन्थों की रचना की । उनके पिता जनादेन 
भट्ट शाहंशाह शाहजहाँ के दरबार में रहा करते थे । भावभट्ट बीकानेर नरेश 
कर्णसिह के पुत्र भ्रनूपसिह के दरबारी विद्वान थे । 


बाईप हिन्दू संस्कृति का पुनरुत्थान 


मुगलोत्तर भारत 


मुगल साम्राज्य के प्रस्तिम शाहँशाह भौरंगजेब की हिन्दू विरोधी कट्टर 
नीति के कारण समस्त हिन्दू जनता उसकी विरोधी बन गयी थी। सुगल 
साम्राज्य को ध्वस्त करने के उद्देश्य से हिन्दुत्व समर्थेंक जो संगठन बने उनमे 
मधुरा के जाटों का प्रमुल स्थान है । उनके नेता भंज्जा, राजाराम और चूंडामन 
ने एक सशस्त सगठन तेयार किया; किम्तु जयपुर के सवाई प्रतापसिह की सहायता 
से दिल्‍ली की शाही सेना ने उसको ध्वस्त कर दिया । श्रब स्थिति यह थी कि 
राजपूत रजवाड़े मुगलों के हमददं बन गये थे और उनकी जी-हूजूरी में ही 
अपने भस्तिस्व को कायम रखे हुए थे । 


कुछ दिन बाद चूड़ामन के माई मावस्सिह के पुत्र बदनसिह ने जाटों के 
सगठन को पुनर्जीवित किया भौर मरतपुर में अपने को एक स्वतन्त्र शासक के 
रूप में स्थापित किया । उसके उत्त रथर्ती शासकों में सुरजमल भौर जवाहरसिह 
का नाम प्रमुख है। 


जोधपुर के यशस्वी राजा जसवन्त सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र ग्रजीत सिंह उसका उत्तराधिकारी बना; किन्तु धौरंगज्ेब ने उसको स्वीकार 
नहीं किया । उसने श्रजोत सिह को शाही दरबार में उपस्थित होने का भादेश 
दिया, जिससे संशकित होकर वीर दुर्गादास ने भ्रजीतर्सिह को लेकर दिल्ली से 
मारवाह की प्रोर प्रस्थान किया । शाही फोज के पीछा करने के बावजूद 
भ्रजीतरसिह मारवाड़ तक पहुँचने में सफल हो गया। झौरंगजेब ने अपने 
शाहजादा भ्रकथर (द्वितीय) को सेना के साथ युद्ध के लिए मारवाड़ भेजा; 
किन्तु लड़ने के बजाय वहू राजपूतों से जा मिला । बाद में वह राजधानी दिल्‍ली 
लौट ग्राया । भजीतसिहत को मारवाड़ का शासक बनाने तक वोर दुर्गादास 
दिल्‍ली की मुगल सेना से निरन्तर लोहा लेता रहा । 


560 भारतोय संस्कृति झ्ोौर रला 


उधर दक्षिण से मराठों भौर पश्चिम से सिक्खों का विरोध निरन्तर बढ़ता 
जा रहा था भौर इधर भोरंगजेब निरन्तर युद्धों के कारण क्षीण होता जा रहा 
था। झरंगजेब की अन्तिम क्‍झवस्था में उसके तीन पुत्र वर्तमान थे, जिनके नाम 
थे मुहम्मद मुजाभम, झाजम झोर कामबक्‍्स। भौरंगजेब के बाद मुहम्मद 
मुजाभम, बहादुरशाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बेंठा। प्रपने दोनों 
भाइयों को उसने मरवा डाला । उसके बाद फर्रुखसियर, मुहम्मदशाह भौर 
उसके बाद बहादुरशाह द्वितीय के समय तक (787 ई०) दिल्‍ली पर भुगलों 
का शासन बना रहा । किन्तु भौरंगजेब के बाद के ये उत्तराधिकारी नितान्त 
अयोग्य भौर भ्रसफल सिद्ध हुए । 

मुगल साम्राज्य के भस्त हो जाने के बाद भारत के विभिन्न भ्रं चलो मे 
जिन नये राज्यों तथा उपराज्यो का उदय हुश्ना, उनमे से प्रधिकतर ऐसे थे, 
जिनके द्वारा श्राशा के विपरीत राष्ट्रीय उत्थान में कोई महत्वपूर्ण योगदान 
प्राप्त नही हुआ । एक प्रकार से स्वतन्त्र स्वतन्त्रता की भ्रराजकता एवं 
निरंकुशता ने देश की प्रगति को भ्रवरुद्ध कर दिया । 


दक्षिण के जिन मराठों ने एक समय हिन्दुल्व-रक्षा के भपने इतिहास में 
नाम कमाया, उन्होंने गाँवों को लटना, जलाना भौर अपहरण करना प्रारम्म 
कर दिया | अपने को राजा तथा शासक घोषित करने वाले वे 'ऐशो-प्राराम 
झोर मोग-विलास के जीवन में लिप्त हो गये । 


यादवबंश 


भारतीय इतिहास में यादववश अपनी प्राचीनता, ख्याति शभ्रौर ध्यापकता 
प्रादि सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी प्राचीनता वैदिक 
य्रुगीन है। इस वंश का सम्बन्ध चन्द्रवंशीय राजा ययाति तथा देव्यानी के पृत्र 
यदु से बताया जाता है, जिसका राज्य दक्षिण में था । दक्षिण से यदुबंशज यादव 
पश्चिम पंजाब भ्रौर तदनन्तर उत्तर मारत में मथुरा तक फैले । श्रीकृष्ण इस 
यादववश के सावंभौम भ्रधिष्ठाता थे । उन्होंने श्रपनी राजधानी को मथुरा से ले 
जाकर द्वारिका में स्थापित किया । 


पश्चिम में यादवों को शाखा पंजाब से काबुल भौर कन्धार तक फैली । 
उस शाखा के गज नामक एक पराक्रमी यादव ने गजनी को भ्पनी राजघानी 
बनाया । इस वंश के एक शालिवाहन राजा ने झ्पने नाम से शालिमान तगर 
बसाया, जिसे भाज शियालकोट के नाम से कहा जाता है | इसी वंश के एक 


हिस्दू संस्कृति का पुनरत्थान 567 


अट्ठी या माटी नामक यादवनरेश ने मटनेर (झ्राधुनिक हनुमानगढ़) को अपनी 
राजधानी बनाया | मुगल झाक्रमणकारियों ने माटियों को पंजाब से भगाया 
श्र वे राजस्थान में भाकर जसलमेर में बस गये । भ्राधुनिक मारत के प्रसिद्ध 
व्यापारिक भाटिये इन्हीं यादववंशीय राजपूतों के वंशज हैं; किन्तु वे स्वयं अपने 
को वैष्णव वैश्यों में परिगणित करना उपयुक्त समभले हैं ! 


यादवों की एक शाखा काठियावाड़, कच्छे, जामनगर तथा राजकोट तक 
फेली । दक्षिण में कलचुरी यादव भी इसी वंश के हैं। उनका मूल स्थान 
करौली (राजस्थान) था । कल्याण के चालुक्पवंश के पतन के बाद यादवों ने 
देवगिरि (दौलताबाद, हैदराबाद, प्रान्ध्र) में प्रपने नये साम्राज्य की नींव 
डाली । इस यादववंश के प्रतिष्ठाता भिल्‍्लम्‌ पंचम ने !]87 ई० मे देवगिरि 
को श्रपनी राजधानी बनाया। लगभग )20 ई० तक उसका शासन बना 
रहा । 2!0-35 ई० तक जिन यादववशीय शासकों ने देवगिरि पर शासन 
किया उनमें क्रमश: जेत्रपाल, सिघण, कृष्ण, महादेव और रामचन्द्र के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा सिघण हुग्रा । वह बड़ा घामिक 
सहिष्णु, विद्यानुरागी झौर कलाप्रेमी शासक था । 'सभीत रत्नाकर' का र्षयिता 
शाज़ंदेव और प्रसिद्ध ज्योतियिदू, विद्वान भांगदेव उसकी विद्वत्समा के 
रतन थे। चांगदेव ने ज्योतिष के भ्रध्ययन झौर विशेष रूप से मास्कराचार्य के 
'सिद्धान्त शिरोमणि के श्रध्ययनाथं पटना (जिला खानदेश) में एक विद्यालय 
की स्थापना की थीं। सिंधण स्वयं संस्क्ृतत था भौर उसने 'संग्रीत रत्नाकर' 
पर एक टीका लिखी थी । 


यादव राजा यहादेव धौर रामचन्द्र के शासनकाल में प्रसिद्ध ध्मशास्त्र के 
आचाय॑ हेमादिि हुए, जिन्होंने 'चतुर्वंगें चिन्तामणि' जेसे प्रद्वितोय स्मृत्ि-प्न्य 
का प्रणयन किया । 


चन्देलवंश 


मध्ययुगीन भारत के इस प्रसिद्ध राजवंश ने बुन्देलखण्ड तथा दक्षिण- 
पश्चिम उसर प्रदेश पर 0वी से ।2वो शती तक शासन किया । नंनुक इस वश 
का संस्थापक था। चंगदेव (950-000 ई०) इस वंश का सर्वाधिक प्रश्चिद्ध राजा 
हुआ । खजुराहो के प्रसिद्ध विश्वनाथ तथा पार्श्यत्ाथ मन्दिर उसी ने बनवाये । 
उसके पुत्र गंड (00]-07 ई०) ने जगदम्बी वेष्णव मन्दिर भौर चित्रगुप्त 
$6 न्‍ 


562 भारतीय संस्कृति शोर कला 


शिवसन्दिर का निर्माण कराया । उसके पुत्र विद्याघर (!08-029 ई०) ने 
महादेव के विशाल सन्दिर की स्थापना की । उसके उत्तराधिकारियों में ऋमश: 
विजयपाल, कीतिवर्मनू, मदनवसंन्‌, सल्लक्षणवर्मन्‌, जयवर्मंन्‌, प्रथ्वीवर्मन्‌ देव 
और परिसर्दिदेव (या परमाल) ने लममग [208 ई० तक चन्देलवश के गौरव 
को कालिजर में बनाये रखा । उनमें कीतिवर्मन्‌ (070-098 ई०) का नाम 
उल्लेखनीय है। वह बड़ा कलाप्रेमी भौर साहित्यानुरागी शासक था । उसके 
समय कृष्णमिश्र ते 'प्रयोध चन्द्रोदय” नाटक की रचना की थी और उसके दरबार 
में उसका झसिनय हुआ था। उसके समय खजुराहो के मन्दिरों का भी 
निर्माण हुआ । ' 

चन्देलवंश का भन्तिम शासक महाराज परिमदिदेव (65-] 208 ई०) 
हुआ । पृथ्वीराज चौहान से उसका संघर्ष हुआ था । उसके बाद कुतुबुद्दीन ने 
कालिजर गढ़ पर भाक़मण करके चन्देलो के वेभव को समाप्त कर दिया था । 


चन्देलवंश के शासक वेष्णव धर्मानुयायी थे । उनके समय पोराणिक धर्म 
का पुनरम्युदय हुआ । उन्होंने विष्णु, वराहू, वामन, नरधिहं, राम, कृष्ण 
आदि भ्रवतारों तथा हनुमान, भ्रष्टशक्तियों, सूर्य, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, 
इन्द्र, चन्द्र, गया श्रादि के मन्दिर तथा मूर्तियाँ निमित कराके श्रपनी धार्मिक 
#ष्ठा एवं उदारता का परिक्षय दिया । ब्राह्मणघर्म के ग्रतिरिक्त बौद्ध और जैन 
धर्मों के प्रति भी श्रपनी निष्ठा थ्यक्तकर उन्होने इन धर्मों को खजुराहो के 
मन्दिरों में मूतित किया । 

चन्देल शासक झौर उनके मन्त्री तथा सामन्‍्त स्वयमेव बड़े द्रिद्यानुरागी थे । 
उनके अ्रभिलेखों में उन्हे कवि, बालकथि, कवीन्द्र श्लौर कवीन्द्र चक्रवर्ती भ्रादि 
सीरुदो से अभिहित किया गया है । 

उनका कलातुराग खजुराहो तथा महोबा के बौद्ध मन्दिरों के रूप में 
विश्वविश्वुत हो चुका है । भवन-निर्माण कला में खजुराहो के मन्दिर भारतीय 
शिल्पियो की सर्वोक्ल, सदाशय देन है। खजुराहो के मन्दिर झ्पती विशालता 
में ही नही, मव्यता श्रौर रचनात्मक कौशल की दृष्टि से भी प्ननुपभ हैं। उनके 
गर्भगृह, मण्डप, अध्धे मण्डप, प्रन्तराल, महामण्डप शोर श्रप्तिष्ठान (चबूतरे) 
शास्त्रीय दृष्टि से निर्मित हैं । 
समुराहो 

मध्य प्रदेश के छतरपुर्द नगर से 25 मील उत्तर-पूर्व में खजुराहो की भ्रपार 
कला-सम्पत्ति सुरक्षित है । खजुराहो को चन्देल राजाशों की राजधानी होते का 


हिस्बू संस्कृति का पुनकत्थास 565 
सुयोग प्राप्त रहा । खजुराहो के चारों झोर लेतों में फेली विदिटियों भौर छोटे * 
छोटे टीलों को देखकर यह ज्ञास होता है कि इस विस्तृत क्षेत्र में कोई विशाल 
नगर था भौर उसका वैमव कई सौ वर्षों तक बता रहा। 

खजुराहो की मव्य कला-थाती का निर्माण अन्देलवंशीय शासक घंब 
(950-000 ई०), विद्याधर (08-]029 ई०), कीतिवमंन्‌ (070-098 ई«) 
झौर मदनवमंन्‌ (29-63 ई०) के समय में भ्रर्थात्‌ ।2वों शती के मध्य के 
]2वी शती के प्रन्त तक हुआ । 

प्रचलित परम्पराशो के झ्रनुसार खजुराहो के मन्दिरों की संख्या 85 बवाबी 
जाती है; किस्तु सम्प्रति वहाँ फेवल 25 मन्दिर ही किसी प्रकार सुरक्षित रह 
सके हैं । उनमें भी भ्रनेक मग्नावशेष मात्र हैं । 

खजुराहो के मन्दिर मारतीय कला-परम्परा के चरम विकास के परिचायक 
हैं । वे उन कालजयी पझ्मर कलाकारों की साधना के सजीव रूप हैं। उनसे 
विभिन्न धममं-सम्प्रदायों का समन्वय देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि तत्कालीन भारत मे प्रचलित शव, शाक्‍्त, वैष्णव झौर जैन आ्रादि बर्मों 
के प्रनुयायी कलाकारों ने श्रपनी कला-साधता को वहाँ पर मूर्तिमान कर 
दिया था। मानो उन्होंने अ्रपने कला-कौशल की स्वय हो परीक्षा लेने की 
ठान ली थी । 

खजुराहो की अपार मूर्ति-सम्पदा की विशेषता इसमें है कि वहाँ दो स्वेया 
विरोधी माव-विचारों के दर्शन होते हैं। उनमें एक झ्ोर तो गम्भीर 
प्राध्यात्मितता और दूसरी भोर उत्कट लौकिकता की सूक्ष्म दृष्टि सन्निह्ठित 
हुई देखने को मिलती है; झौर वस्तुतः दोनो को इसी रूप में भाँकने का प्रन्तिय 
प्रयत्न किया गया है । एक झोर तो वहाँ ब्रह्मम, विष्णु, गणेश, शिव के विभिन्न 
रूप, अ्ष्ट दिग्याल, पाश्वनाथ, प्रादिनाथ, पार्यवती जगदम्बा आदि विभिन्न 
रूपो की छबियाँ देखने को मिलती है भौर दूसरी शोर चौसठ योगिनियों, 
मियुनो, भ्प्सराशों तथा नायक-तायिकाप्मों की उत्कट वासनारंजित झाकृतियों 
के दर्शन होते हैं । सात्यिक भावों और रजस्‌ मनोविकारों के सर्वथा वेपरीत्य 
की दुरन्त दशाह्रों का संगम करके समष्टिगत मानवता को किसी निश्चित 
स्थिति पर पहुँचाने के लिए खजुराहो के दिव्य चेता कलाकारों का लक्ष्य 
ऊपर से देखते से जितना ही पृथुल है, उसका विश्लेषण करने पर वहु उतना 
ही सूक्ष्म प्रतीत होता है। विभिन्न मनोदशाप्नों की चरम परिणति की 
झवस्था में पश्रात्मसामीप्यता का बोध कराने के लिए एक कला साधक ने 


564 भारतीय संस्कृति प्रौर कला 


बावज्जीवन जो अजित तथा संच्षित किया, उसे उसने खजुराहो की कला-कृतियों 
में बिखेर दिया, जो कि सदियों से भ्नेक दर्शकों को श्रानन्दविभोर करती 
झा रही हैं । 

खजुराही के मन्दिरों का मूरति-शिल्प समस्त मारत के उपलब्ध सूर्ति-निर्माण 
में ्रपनी समता का स्वयं ही उपमान है । वहाँ नाना प्रकार की जेष्ट।भो तथा 
हाव-भावो से संयुक्त भप्सराएँ प्रौर मिथुन मूर्तियाँ कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट 
हैं । गुप्त युग की कला-परम्परा को द्योतित करने वाली उच्नत तासिका और 
लम्बे मुख वाली नारी-मूर्तियाँ शरीर की सुकुमारता श्ौर लालित्य की दृष्टि से 
अनुपम हैं । इसी प्रकार कमनोय देहयष्टि श्रौर वासना से झ्रोत-प्रोत सिथुन 
मृत्रियाँ खजुराहो के भ्रपार कला-वैमव को ध्वतित करती हैं। उतमें प्रश्लोलता 
का दोषा रोपण करने वाले समीक्षकों ने उनके एकांगीण पक्ष के ही दर्शन किये हैं । 

खजुराहो की देव-मूर्तियों का सौष्ठत झ्नौर सोन्दर्य-गठन मी विशेष रूप 
से दर्शनीय है । उनमे एक श्लोर तो परम्परागत कौल तथा कापालिक सम्प्रदायो 
की विकृत मनोदशाझ्रों तथा प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का दिग्दर्शन किया 
गया है झौर दूसरी श्र मानसिक विचारों की विभिन्न भ्रवस्थाओ का सूक्ष्म 
बित्रण किया गया है । शव, वैष्णव और जैन देव-मृर्तियाँ प्रपनी परम्परा की 
चरम कृतियाँ हैं । “रामायण' और “मागवत' जैसे लोकप्रचलित एव 
सोकसम्मानित ग्रन्थों के आधार पर निर्मित मूर्तियाँ इस दृष्टि से विशेष रूप 
से दर्शनीय है । इसी प्रकार जेन-तीर्थंकरों तथा यक्षणियों की मृतियाँ भी 
जन-भावना की प्रतीक हैं । 

खजुराहो के प्रायः सभी मन्दिरों के कोनो मे नीचे की ओर मूर्तिपंक्ति मे 
भ्रष्ट दिक्‍्पालो भौर उतके ऊपर गोमुख नन्दिकेश्वर को मूर्तियाँ बनी हुई है । 
कुछ मन्दिरों के प्रधिष्ठान की प्रतिमाप्रो पर चामृण्डा, सप्तमातृकाएँ, गणेश, 
दुर्गा, कातिक भौर वीरमद्र की मूर्तियाँ बनी हैं। इसी प्रकार कल्याणसुन्दर, 
उमा, महेश्वर, प्रन्धकासुर-पहार, विष्णू नटराज, हरिहर, गजेन्द्रमोक्ष, 
अर्धनारीश्वर, सदाशिव, वैकुण्ठ, श्रनन्त, नवग्रहें, दशावतार, लक्ष्मी, सूये भौर 
हिरष्यग मं की मूर्तियाँ देवछवियों की दृष्टि से दशेतीय हैं । शंकर के विभिन्न 
रूपी का उत्कीर्णन विशेष रूप से प्राव षंक है। छः मुल्रो, चार पेरो और बारह 
हाथों वाली सदाशिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें शिव के 
साथ ब्रह्मा श्रोर ठिष्णु के संयुक्त रूपों का झंकन किया गया है। नन्‍्दी, हूस 
झौर गरुड़ उनके वाहन हैं । 


हिन्दू संस्कृति का पुनरत्यान 565 

खजुराहो का मूर्ति-निर्माण जितना ही प्रशस्त एवं उत्कृष्ट है, उसी प्रकार 
मन्दिरों का स्थापत्य भी उतना ही भनुपम है । 

राजपूतयुगीन संस्कृति 

आरतीय इतिहास में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मौ्यों से लेकर गुप्तों तक 
का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण एवं प्रशस्त रहा है। झाजीवन युद्धों में जूते 
हुए हफए ने इस परम्परागत राष्ट्रीय अखण्डता का औग्रौर अपने पूव॑वर्ती चक्रवर्ती 
सन्राटों के भ्रादर्शों का निर्वाहकर स्वयं को इतिहास में प्रमर बनाया । हु के 
बाद भारत की एकच्छन्र शासन-व्यवस्था भ्रनेक छोटे-बड़े राज्यों एवं उपराज्यों 
में विकेन्द्रित हो गयी थी । इस विकेन्द्रित शासन ससा के उत्तराधिकारी 
मध्ययुगीत राजपूत हुए, जिनके भ्रतेक वंश भारत के विभिन्न भ्ंघलो से एक साथ 
उदित हुए । 

राजपूतों का इतिहास नितान्त प्रस्त-व्यस्त झोर प्रनेक प्रकार के उत्थान- 
पतनो से प्रमावित है। प्रारम्भ में क्षत्रियों के केवल दो ही वंश विश्रुत बे- 
सुयंवश और चस्द्रवंश । बाद में 'अग्निवंश” के नाम से एक नये क्षत्रियवंश को 
उत्पत्ति हुई । इस वंश की उत्पत्ति महामुनि वसिष्ठ द्वारा श्र्वद पर्वत (आाबू) 
पर सम्पादित यज्ञकुण्ड से बतायी गयी है। यशज्ञकुण्ड से उत्पन्न होने के कारण 
ही उसको भ्रश्निवंश कहा गया । इस प्रग्निवंश के क्षत्रियों में चौहान, परमार, 
चालुक्य प्रौर प्रतिहारों का नाम प्रमुख है । 

राजपूतो के सम्बन्ध में इतिहासकारों की घारणा है कि उनके बंशज उत्तर- 
पश्चिम से 5वी. 6ठी श० ई० के लगमग मारत मे झ्लाये । उनमें से प्रधिकतर 
कबीले मध्य एशिया से चले और लगभग 0वीं श० ई० तक राजस्थान तथा 
मध्य मारत मे धाकर बस गये । धीरे-धीरे वे हिन्दू संस्कारों के साथ इतने घुल- 
मिल गये थे कि हिन्दुत्व के अभिन्न अंग बन गये। इस प्रकार की लगभग 
छत्तीस विभिन्न विदेशी जातियों का इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, जिन्होंने 
हिन्दुत्व को वरण किया । उनमें गुर्जर, प्रतिहार, हुण, ग्रोड, भर, ग्रूजर, जाट, 
प्रमीर भोर ससिया प्रमुख थे। क्षत्रियो भौर राजपूतों के सम्बन्ध में कुछ बातें 
ऐसी हैं, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं। मारत में जो मूल क्षत्रियवंश था 
झौर जिसने परम्परा से राष्ट्र-रक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था का भार बहन 
किया था, वह ईसा पूर्व से श्राले वाले पश्चिम के दुर्दास्त कबीलो भौर शको तथा 
कुृषाणों के भ्राक़्मणों भ्रौर बाद में हुणों तथा परिहारों के संधर्षों के फलस्वरूप 
लगभग 5वीं शत्ती ई० में गुप्तो के साथ हो पूर्णतया क्षीण हो चुका था । इस 


अह6 भारतीय संस्कृति शोर कला 


बिलुप्त हुई क्षत्रिययव की विरासत को पअ्रग्निकुलीय चौहान, परमार, चालुक्य 
शोर प्रतिहार राजपूतो ने सम्भाला। निरन्तर उनकी संख्या में वृद्धि होती 
शब्यी | उन्होने नि:ःसंकोच भाव से ब्राह्मणों तथा वेश्यों के साथ विवाह-सम्बन्ध 
स्टापित किये । इस प्रकार के राजपृत क्षत्रिय !वीं शत्ती तक समस्त मारत 
शें कल मये थे । 

वस्लुत: मुगलों के भारत में प्रवेश करने से पूर्व ]वीं शती के लगभग तक 
क्षत्रियों के जो वंश प्रकाश मे भ्रा चुके थे, उनमे राजपूततों की कही भी गणना 
नही हुई है। वे वैदिक परम्परा से चले झा रहे विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों के 
वंशज नहीं थे। !।वी !2वी, शती के बाद राजपूताना तथा मध्य भारत मे 
विभिन्न नाम-रूपो से प्रकाश मे आ्ानेवाले क्षत्रिय राजपूर्तों को इतिहासकारों ने 
हुणों तथा सीथियनो की सन्‍्तानें कहा है। उनका क्षत्रियों में परिगणित होने का 
एकमात्र कारण उनका शौर्य, श्रोज भौर वीर, बलिदानी स्वमाव रहा है। 

राजपूतों के सम्बन्ध मे एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कन्नौज 
के बाद उनका प्रमुख केन्द्र राजस्थान रहा है। उन्ही के नाम पर मेवाड़, 
मारवाड़, बीकानेर, उदयपुर तथा जंसलमेर झ्ादि विभिन्न भ्रंचलों को राजपुताना 
का राजस्थान नाम से कहा गया है। अपने वर्तमान रूप की भपेक्षा पुरातन 
कास में राजस्थान प्रनेफ छोटी-बडी रियासतों में विभक्त भौर तदनुसार विभिन्‍न 
क्षेत्रीय नामों से भमिहित होता रहा । 'राजस्थान' यह नाम सर्व प्रथम इतिहासकार 
टॉंड ने दिया । प्रंग्रेजो के शासनकाल में उसे राजपृताना कहा जाता रहा । 
छठोी-सातवी शती ईसवी तक वह श्रमुख चार भागों में विभक्त था, जिनके नाम थे 
जुबर, थागड, वेराट भर मथुरा । द्वन-स्सांग के समय उसकी यही स्थिति थी । 

उत्तरसे दक्षिण तफ झौर पूर्व से पश्चिम तक फैले मध्ययुगीन राजपूत 
जातियाँ भले ही पुरातन क्षत्रियो की परम्परा से प्रसत न भी रही हों, तथापि यह 
श्त्म है कि इस देश की जनता ने उनको हिन्दुत्व के गौरव के रूप में सम्मानित 
बिया। राजपूत श्रम, साहस, शौर्य और प्रात्म-बलिदान के महनीय गुणों से 
समन्वित होने के कारण उच्च हिन्दुत्व के ग्रधिकारी बने। लगभग चार सौ वर्षो 
के लम्बे समय तक हिन्दुत्व की श्रान-बान को बनाये रखते मे उन्होंने जिस प्रपूर्व 
वीरता और झ्रात्म-बलिदास का परिचय दिया, उससे भारतीय इतिहास में 
उनका शाम सहज ही वरेष्य बन गया । उन्होंने झपनी खड़ग की धार से नयो 
परम्पराशो की झौर नये झभादशों की स्थापना करके इतिहास में अमूतपूर्व 


उदाहरण प्रस्तुत किये । 


'हिलू संस्कृति का पुलदत्याम 567 


युद्धजीवी बोर जाति राजपूतों की सांस्कृतिक परम्पराएँ प्रति ही गौरबपूर्णे 
रही हैं। उनमें तारी-सम्मान की भावना इतनी दढ़ एवं क्‍झ्डिग थी कि उसकी 
रक्षा में उन्होंने प्रपती रक्षा की भी चिन्ता नहीं की | झपते भयंकर शत्रुओ्रों 
के साथ भी उन्होंने सहृदयता का व्यवहार किया झौर विजित को क्षमादान 
कर दिया । उनकी यह वंशानुगत स्वामाविक प्रवृत्ति रही है कि शरण मे भ्ाये 
किसी मी शत्र को वे क्षमादान कर देते थे। मित्र या शत्रु जो भी हो, कुछ 
भ्रपेक्षा करके प्लाये हुए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा-पूर्ति के लिए चाहे जितना 
भी खतरा उठाना पडता, उससे वे पीठ नही फ्रेरते थे। शान के धनी, वचन के 
पके, जान को हथेली पर रखकर सदा ही प्रात्म-बलिदान के लिए प्रस्तुत 
रहनेवाले राजपूतों के प्रादश चरित्र से मारतीय संस्कृति ग्ौरवान्वित हुई । 


राजपूतों की माँति वीरप्रसु राजपूतानियो का इतिहास भी कम गोरवान्वित 
नही है । उन वीर ललनाझों ने अपने पतियों तथा सैनिकों के साथ युद्ध-मूमि 
में प्रवेशकर श्रपृवं शौर्य का परिचय दिया भौर वीर माताओं का वीरुद धारण 
कर मारत की मान-रक्षा की । उन्होंने बोरमति को प्राप्त हुए झपने पत्तियों 
की चिताश्रो में प्रात्मदाह करके भ्रपने जौहर” से विश्व के नारी-इतिहास में 
भक्षुण्ण कीति को स्थापित किया | “वह युद्ध और शिकार में प्रपने पति की 
सहचरी थी तथा प्रपमान, सतीत्वहरण एवं दासता की प्रपेक्षा चिता पर 
जीवित जल जाता भ्रधिक पसन्द करती थी” (भारत की संस्कृति शौर कला 
पृ० 26!) । 


गाजपूृतों के शोयं झौर राजपृतानियों के सतीत्व की भ्रनेक रोमांचक 
गायधाएँ धाज भी प्रनेक ख्यातों के रूप में सुरक्षित है। इन वीर गाथाओं को 
चारण या माट प्रोजस्वी लोक-माषा मे गरान्माकर वोरो को उत्साहित करते 
रहे । इन गाधाओ के उद॒गाता वे भाट या चारण राजस्थानी साहित्य के 
उत्प्रेरण एवं जनक थे । राजपूतों का लगमग आठ सो वर्षों का सुदीर्घकालीन 
इतिहास इन श्रोजस्थी वीर गाथाओ से ग्रोत-प्रोत है। इन बोर गाधाप्रों मे 
चित्तीडगढ़ ९ सर्वाधिक गुणगान हुआ है । राणा रतनसिह, उनकी वोरागना 
महारानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप भौर राणा भमरप्तिह के शौर्य की गाथाएँ 
झाज भी राजपूताना के अतोतकालीन गौरव की द्योतक हैं । 

भारत के इन मध्ययुगीन रजवाड़ो में राजपूताना के प्रतिरिक्‍त, ग्रुणशात, 
मालवा, विजयनगर, बुन्देलखण्ड शोर कालिजर का नास विशेष रूप से 
डल्लेखनीय है । मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति के निर्माण घौर उचन्नयत में उन्हों 


568 भारतीय संस्कृति प्रौर कला 


का एकमात्र योगदान रहा । देश के श्रनेक अंचलो में फैले इन राजपूतबंशों न 
भारतीय संस्कृति की रक्षा करने भौर राष्ट्रीय गौरव बनाये रखने मे जो 
प्रदूमुत काय॑ किये उनकी थाती छोटे-मोदे सैकड़ों ग्रन्थों में श्राज भी सुरक्षित 
है । सांस्कृतिक गौरव की ध्ष॑रक्षक इस प्रकार की साहित्यिक निधि में राजपूत 
चारण चन्दवरदाई का 'पृथ्वोराज रासो” का नाम भ्रग्रणी है, जितमे चौहान 
पृथ्वी राज के शौर्य, पराक्रम भ्रौर साहस की झद॒भुत कथा बणित है । उन्हीं क 
सम-सामथिक कवि जग्रनिक के 'झ्राल्हा खण्ड* मे महोबा के वीर राजपूत युवकों 
भाल्हा शोर ऊदल के अ्रदम्य साहस की कहानी कही गयी है | इसी प्रकार 
कवि शारगधर के “हम्मीरविजय” में रणथम्मोर के हम्मीरदेव के साहुसिक 
कार्यों का प्रोजस्वी वर्णन किया गया है । लगमग चार सो वर्षों के मध्ययुगीन 
मारत में जो घटनाएँ घटित हुईं, उनका भ्राँखो देखा हाल इन ग्रन्थों में बणित 
है। उनके रचयिता स्वयमेव ऐसे सेनानायक थे, जो रणभूमि मे उतरकर 
तलवार मी चलाते थे और प्रवकाश के समय उसे लेखनी द्वारा लिपिबद्ध मो 
करते रहे । राजपू्तों की उन्नत सास्कृतिक थाती का श्रतीक इस प्रकार का 
विशाल साहित्य सम्प्रति हिन्दी-साहित्य के जीवन्त प्रग के रूप मे विद्यमान है । 


राजपुतो के पराखय के कारण 


सम्राट हृषंवधंत स्वयं एक बेस राजपूत भौर मध्ययुगीन भारत के राजपूत 
इतिहास का गौरव था । उसके शासनकाल में ही प्रनेक त्रकार के राजनीतिक 
सकटो का उदय हो चुका था, जिनका पूर्णरूप उसके बाद प्रकाश में श्राया । 
हषं के बाद मारत को एकच्छत्र शासन-व्यवस्था ग्रनेक हिन्दू रजवाड़ों से 
बेंटकर विच्छिन्न हो चुकी थी | हर्ष के बाद मारत का शासनतन्त्र राजपूतों के 
इथों में भ्राया । 

राजपूतो के संरक्षण मे वीर प्रसविनी राजपूताना की धरती पर, जिसका 
प्रभाव सुदूर गुजरात भौर मध्य भारत तक फैला हुप्ला था, भारतोय सस्कृति 
को मानरक्षा के लिए जो श्रपूर्व कार्य हुए भौर इतिहास में जिनका ग्रौरव के 
साथ उल्लेख हुआ है, मारतीय जन-जीवन के लिए झतात के प्राठ सौ वर्षों 
तक वे प्रेरणा के भ्रजस्र स्रोत बने रहे । राजपूत युद्धजीवी, शूरबीर शौर 
व्याग-बलिदान के प्रतीक थे; किन्तु उनमे एकता श्रीर राष्ट्रीय श्रखण्डता की 
आवबना का भ्रमाव था । उनमें पारस्परिक संगठन नही था पौर वे प्रलग-धलग 
फिरकों में बंटकर युद्ध करते रहे । उनका बल-बेमव अपने-भतने रजवाड़ों की 
सीमाशों तक ही सिकुड़ा हुआ रहा । उनकी यह सीमित दृष्टि इतनी स्वार्थपरक 


हिस संस्कृति का पुनरत्यात 569 


एकांगी प्रौर संकीर्ण बत गयी थी कि भ्रपने पड़ोसी स्थित्ततों पर विधर्मी 
तुके-अफगानों के भ्राक्रमण होने पर भो वे चेन की साँस लेकर तमाशा 
देखते रहे । 

उनकी कमजोरी का कारण उनका व्यर्थाभिमान था । प्रपने प्रशसकों 
झौर बापलूसों से सदा घिरे रहने के कारण उनमे जो “भपने से बढ़कर दूसरे 
को त मानने” का स्वाभिमाल जागा भौर उन्होंने प्रपहे को विशिष्ट समझने 
का जो अभ्रहकार धारण किया, उसके कारण उनका पतन हुआ ॥ विदेशी 
झाक़मणका रियो की सगठित क्षमता के मुकाबले में स्त्रय॑ं संगठित होकर लडाई 
लड़ने की बात तो दूर रही, वे प्रपने को देवत्व की गरिमा से परिमण्डितकर 
छोटी-छोटी बातो पर स्वय ही परस्पर लड़ पडते थे । उनमें जातीयता, 
उच्चकुलीनता भ्रौर सामन्तवाद की मावना व्याप्त हो ग्रयी थी । वे प्रपने को 
गुजेर, राष्ट्रकूट, चन्देल, कलचुरि, परिहार, पवार, गहड़वाल, चोहान भौर 
सोलकी प्रादि की जातोय सकीर्णताप्रों में उलककर राष्ट्रीय. एकता को 
मुला बेठे थे । 

राजपूतों की इस परवर्ती स्वाभिमान तथा भ्रहकार की दृषधित प्रवृत्ति ने 
सामाजिक कुरीतियों को भी जन्म दिया। जिन राजपूत ललनाओं ने 'जौहर' 
की उदात गरिमा से समस्त नारी वग के इतिहास को गौरवान्वित किया था 
झौर जो पुरुषों के शौर्य तथा साहुस की दीपशिखा एवं प्रेरणा-स्रोत थी, भब 
वे महलो या हूर्म्यों के श्रन्दर, परदे के मीतर सिमिटकर विलास को वस्तु 
मात्र बनकर रह गयी। हस प्रकार परदे को कुप्रथा को जन्म देकर राजपृत 
जाति ने न केवल प्रपना ही हास किया, प्रपितु सारे मारत मे इस कुरीति के 
जतत का मी अश्रेय प्राप्त किया। राजपूतों को सामन्‍ती मावता ने उनको 
शेष समाज से झ्लय कर दिया। उन्होंने अपने विशेषाधिकारों शोर उच्च 
सामन्‍्ती परम्पराधप्रों का दाया प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप समाज 
में वर्गगाद तथा शोषक-शोषितो की प्समानता का उदथ हुआ | इस सामन्‍्ती 
वर्मेताद से प्रभावित सामान्य हिन्दू समाज को धर्मन्परिवर्तन के लिए भी 
विवश किया। 

॥3वीं शतती ई० के पध्ल्त तक यह स्थिति बत गयी थी कि जहाँ मुगल 
सेनाएँ 'जेहाद' के जोश में निर्देयतापूर्वक स्त्रियों का भ्रपहरण करने भौर 
बच्छों तक को काटने में नहीं हिचके झोौर धर्मान्ध होकर हिन्दू मन्दिरों, 
पुस्तकालयों, ज्ञान-प्रतिष्ठानों प्लौर कलाकेन्द्रों को निर्देयतापूर्वक ध्वस्त करते 


570 भारतीय संस्कृति शौर कला 


गये, बहाँ दूसरी झोर नियमों, परम्पराश्रों भौर कुलीनता की कुष्ठापों में 
प्राबद्ध एवं ग्रसित हिन्दू रजवाड़े भात्मरक्षा की चिन्ता में विकेन्द्रित होकर 
अपनो-अ्पनी खोहों में चुपचाप बेठे हुए, एक के बाद दूसरा झपने विजेताओों की 
प्राघीनता को स्वीकार करते गये । 


राजपू्तों के पराजय का एक प्रदल कारण उनके रणकौशल के पुराने 
तरीके थे । खड्ग के घनी, अद्मुत साहसी झौर स्वाभिमान की मावना से 
श्रोत-प्रोत राजपूतों की पराजय का एकमात्र कारण था उनकी प्रश्नंगठित 
रणनीति । अपने वंशाभिमान और क्षेत्रीय स्वत्व की संकुचित मावना के कारण 
उनमें स्थायी एकता तथा सैन्य-संगठन का अ्रभाव सदा अना रहा। उनके 
पास न तो कारगर हथियार थे भौर न युद्ध-कुशल ध्रश्वारोही सेना । 


इन सब कारणों ने मिलकर मारत को सविष्य की अनेक पीढ़ियों सक 
पराघधीनता की बेडियो में प्रावद्ध किया । 


राजपूृतयुगीन कला 


वास्तुकला 


राजपूतों की कलात्मक देन मुख्यतः वास्तुकला, श्लौर चित्रकला दो रूपो में 
जीवित है। मारत के सास्कृतिक प्रम्युदय में राजपूतोी का जो महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है, उसके उदाहरण मध्य मारत तथा राजस्थान के विस्तृत भू-माग 
में विशाल एवं सुदृढ़ दुर्गों, राजमहलों, मन्दिरों श्रौर निजी श्राबासों के रूप में 
झ्राज भी सुरक्षित हैं । चित्तीडगढ, रणथम्मौर, जोधपुर, माण्डू, बीकानेर, 
इवालियर, चन्देरी, दतिया, प्रम्बर, वेराठ, ओरछा झौर वस्तुतः समस्त 
राजस्थात तथा मध्य मारत में वर्तमान सहस्नों दुगें न केवल उनके वीरतापूर्ण, 
झोजस्वी भ्ौर श्रदस्य शौयं-साहस की यशोगाथा के परिचायक हैं, और गगन 
में उत्तुय माल उनके स्वाभिमान को घोषित कर रहे हैं, प्रधितु उनके द्वारा 
यह भी अवगत होता है कि वास्तुकला के प्रति उनकी कितनी पअ्रप्चिक अभिरुचि 
तथा जानकारी थी । सारे विश्व मे राजपूतों की यह देन वास्तव में भपमे 
ढंग की श्रप॒र्व, झतुलनीय एवं अविस्मरणीय है । उनको जिस उस्पुक्त प्राकृतिक 
एवं भव्य मौग्रोलिक वातावरण मे निर्मित किया गया है झौर उन्हें जिन कृत्रिम 
भीलो तथा जलाशयों से सौन्दर्यभय बनाने का प्रयत्त किया गया है, वह सर्वेथा 
अद् मृत है । 


“हिल्दू संस्कृति का पुनरत्थात हा 


प्रम्बर के शाहपुरा द्वार के समीप बविहारीमल तथा भगवानदास (दोनों 
6वीं शती) की छतरियों झौर बराट के मानसिह (6वों शती) का उद्यान 
भवन तत्कालीन स्थापत्य के उत्कृष्ट नभूने हैं । जयपुर के सबाई जयसिह 
(686-]699 ई०) ते नये नगरो का निर्माण कराया। साथ हो उसके द्वारा 
जयपुर, दिल्‍ली, उज्जेन, वाराणसी झौर मथुरा में निर्मित वेधशालाएँ न केवल 
मारतीय ज्योतिविज्ञान के लिए भ्राघुनिक विश्व की नयी खोजो का सुपरिणाम 
है, अपितु वे मारतीय स्थापत्य के लिए मी भ्रनुपम देन हैं। बीकानेर के राजा 
सूरतसिह (787-828 ई०) तथा राजा रतनतिह (828-05] ई०) को 
मवननिर्माण का प्रद्मत शौक था। उनका समय राजपत स्थापत्य का 
स्वर्णयुग माना जाता है। राजा सूरतसिह ने प्रसिद्ध शीशमहल का निर्माण 
कराया झौर उसे रगवाया गया। इसी समय अनूप महल का भी पुतरुद्धार 
हुशआा । इसी प्रकार फलमहल, चन्द्रमहल झभौर सुजानमहल राजपूत स्थापत्य 
के परमिट स्मारक आज मी अपने स्वामियों एवं शिल्पियों की कीति-कथा का 
उदघोष कर रहे हैं । 


राजपूतो द्वारा पलल्‍लवित वास्तुकला का प्रमाव मन्दिरों पर मी लक्षित 
हुआ, जिसके फलस्यरूप गुजरास, कारटियावाड, उड़ीसा, मध्य मारत, पजाब 
ग्रौर उत्तर-पूर्व में हिमालय तक शय्य एवं विशाल मन्दिरो का निर्माण हुआ । 
चन्दल 'राजपतों के समय ।0वी, 47वी शती के बोच निर्मित खजुराहो और 
।)वी शत्ती ई० मे उद्यादित्य परमार द्वारा उदयपुर (ग्वालियर) मे निर्मित 
उदयेश्वर भगवान्‌ का मन्दिर मारत के सुन्दरतम मन्दिरो मे से ग्रन्यतम है । 
उनके समा-मण्डप, गर्म-गृह-वेदियाँ, कलश झौर शद्ध प्रादि प्रत्येक भग 
वास्तुशास्त्र के विधानो पर निर्मित हुए। इसी प्रकार शास्त्रीय दृष्टि के 
इतिहास प्रसिद्ध राजपूत मन्दिरों मे भुवनेश्वर झौर कोणार्क के मन्दिरों का 
नाम उल्लेखनीय है । 


महलो झौर मन्दिरों के भीतर तथा बाहर उत्कीणित प्रस्तर मूतियों तथा 
भित्तिचित्रों की मव्यता को देखकर राजपूतों की सर्वागीण कलाबियता का 
पता चलता है । उन मन्दिरों में स्थापित विभिन्न आकार की भव्य मूत्तियाँ 
भारतीय मूर्तिकला इतिहास की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं । ये विशाल एवं दिव्य 
देव मन्दिर उत सध्ययुगीन राजाओो, सामस्तों, क्षतपों भौर घनिकों के धर्मानुराग 
सथा कलाप्रेम के मूर्त उदाहरण हैं, जिन्होंने भ्रपार घत व्यय करके उतका 
निर्माण कराया । इन महान्‌ कला-स्मारको के निर्माता शिल्पियों एवं कारोगरों 


5792 भारतीय संस्कृति शोर कता 


की ग्रदमुत सुझ-बूक, साधना श्रौर कौशल भी उल्लेखनीय है । मुगल प्राक्रान्तात्रों 
द्वारा भारत की इस मव्य कला-याती का निर्ममतायूबंक ध्वंस किये जाने के 
बावजूद ग्राज भी उनका प्रस्तित्व बना हुप्ना है । 


खिन्र कला 


भारत में कला, संस्कृति, धर्म प्रौर साहित्य की दृष्टि से 5वीं शती का 
समय पुनदुत्यान युग रहा है। इस समय कला के क्षेत्र मे स्थापत्य, संगीत, मूर्ति, 
नाट्य और चित्र प्रादि कला के विभिन्न अ्गो का सृजन हुम। मारतीय 
चित्रकला के इतिहास में रगजपूत शैली का अपयता विशिष्ट स्थान है। 


राजपूत चित्रकला का क्षेत्र भ्रत्यन्त विस्तृत है। उसकी समृद्धि के प्रनेक केन्द्र 
हैं। वे मध्य भारत से राजस्थान के व्यापक मू-भाग में फैले हुए हैं। उनमें 
श्वालियर, मेवाड, बीकानेर, किशनगढ़ और कोट!-बूंदी के केस्द्रो का नाम मुख्य 
है । राजपूत चित्रकला के सम्बन्ध भें यह कहना प्रधिक उचित होगा कि 
राजस्थान के जितने नगर उतनी ही शलियाँ हैं । 


गुजरात कलम या प्रपश्नंश शेली के बाद कला का रचनात्मक विकास-केन्द्र 
ग्वालियर में स्थापित हुप्मा, जिसके पोषक एवं संरक्षक थे कछवाहा तोमर भौर 
बुन्देला राजपूत । ग्वालियर पर 6वी शत्ती में लोदयो के भ्राक्रमणों के कारण वहाँ 
के कलाकार दतिया, श्रोरछा, वेराट झ्ौर अ्रम्बर के विभिन्न केन्द्रों में बिखर गये, 
जहाँ से उन्होंने राजपूत शैली को पुनरुज्जीवित किया । ग्वालियर के बाद अम्बर 
सर्वाधिक प्रमावशाली केन्द्र बना, जिसका भ्रस्तित्व जहाँगोर के शासनकाल तक 
बना रहा । मानसिह (586-87 ई०) उसका प्रमुख सरक्षक रहा। ग्रम्बर 
शैली मे मित्तिचित्र श्र 'मायवत' के दृष्टान्त-चित्र प्रधिक बने । 


भ्रम्बर की सम-सामयिक राजपूत शलो का दूसरा प्रभावशाली केन्द्र मेबाड़ 
है । चित्तौड, चावन्दा, नाथद्वारा प्रौर उदयपुर झादि अनेकों केन्द्रों से एक साथ 
मेवाड़ शेली का उदय हुप्ला । उसका समय 6वी, 7वों शतो है। जगतपधिह 
प्रथम का शासन काल (628-652 ई०) मेवाड़ शैली का स्वर्णयुग रहा। 
हस शैली के चित्रकारों का मु्य प्राधार वैष्णवधर्म का प्रतिनिधि ग्रन्थ 
भागवत रहा है। 'भागवत' के प्रतिरिक्त राधा-कृष्ण की ललित लोलाझ्ों से 
सम्बद्ध गीतगोविन्द' के भी दृष्टान्त-चित्र उतार गये । 'सूरसागर', "रामायण 
श्ौर केशवदास की “'रामचन्द्रिका' के मी ग्रन्थ-चित्र बने । रीतिकालीन तायक- 
नायिकाओं के श्डंगार-चित्र भी मेवाड़ शैली में निर्मित हुए । 


हिन्दू संस्कृति का पुतरत्थान 575 


राजपूत शैली की एक प्रमावशाली शाखा बीकानेर से प्रकाश में भायी, 
जिसका प्रथम संरक्षक राजा रायसिह (57!-6]] ई०) था । उन्हें चित्रों के 
संग्रह का बढ़ा शौक था। उन्होंने भम्बर, जोधपुर तथा उदयपुर आदि प्रनेक 
राज्यों से उत्कृष्ट लकु-चित्रों का संग्रह किया था । राजा भनूपसिह 
( 674-698 ई०) के समय बोकानेर शेली का उत्कर्ष युग रहा है । इस समय 
राम-सीता-लक्ष्मण, उसा-महेश्वर तथा राघा-कृष्ण के पौराणिक एवं धामिक 
खिन्रो का बडे पैसाने पर निर्माण हुआ । रागमाला ओर बारासासा के चित्र 
भी बनते । 

मारवाड शैली का विकास 8वी शती में हुआ । इस शेली के प्रमुख 
चितेरो में निहालचन्द, भ्रमरचन्द प्रौर सीताराम का नाम उल्लेखनीय है । 
निहालचन्द ने किशनगढ़ के राजा सामन्तर्तिह के श्राश्रय में रहकर सेकड़ो चित्रो 
का निर्माण किया | किशनगढ़ शैली के निर्माण तथा विकास में महाराज 
सामन्‍्तमह श्ौर उनके कलाकार निहालचन्द का वही स्थान है, जो काँगढा 
शैलो में महाराज संसारचन्द श्र नेनसुख का है । 


राधा-कृष्ण की मनोरम ऋाकियाँ प्रस्तुत करने वाले चित्र किशनगढ़ शैली 
में मनमीहनी राधा की एकचश्म छबि समस्त भारतीय चित्रकला के लिए एक 
पनुपम देन है । इस छबि में वंष्णव कवियों की कविता का रस-माव-समन्वित 
सौन्दर्य साकार होकर उमरा है। घूंघट का दाहिना छोर कुछ झ्रागे को खीचे 
हुए राधा को छवि मर्यादा का सजीव प्रतीक है। उसकी शुकतासिका, कमान 
की तरह तनी हुई भर्वे, पीछे की ओर ढलकता हुझा माथा, मत्स्याकार श्राँखें 
झौर प्रपरिभित भावों को प्रमिव्यजित करने वाली उँगलियाँ--सब में श्रदमुत 
समम्बय, तारतस्यथ एवं सनन्‍्तुलब समाहित है। नारी-चित्रो का झकन विशेष 
रूप से झराकर्षण का विधय है। उनमे रंग-पोजना, वस्तो की सज्जा और 
चोलियों के ऊपर लहराते हुए मोतियो के हारो का भ्रकन सोीनन्‍्दर्यपूर्ण है। इस 
शैली में मोतियों की मालाशो का भ्रव्य चित्रण उसकी निजी पहचान है। 
किशनगढ़ शली में शवीहों का भी भ्रपना विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार के 
चित्रों में सन्‍्तों, दरवेशों, गायको, राजा-महाराजाझो, नवाबो, बादशाह नायक- 
नायिकाश्रों की प्रतिकृृतियों का विशेष महत्त्व है। इन चित्रों में पुष्टिमार्गीय 
झाचायों एव प्रध्ठछाप के कवियो से सम्बद्ध चित्र श्रपनी भव्यता में अनुपम हैं । 


राजपूत शैली की एक समृद्ध शाखा कोटा-बूंदी के नाम से प्रकाश में श्रायी । 
कोटा-बूँदी के महलों एवं घरों में प्राज मी उनके मध्य अ्रंकन सुरक्षित हैं। इस 


574 भारतोय प्ंस्कृति शौर कला 


शेली के लघुचित्रों का विशेष स्थान है । हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी धौर 
भूरे रंगों का समत्वय कोटा शैली के चित्रों का वृशिष्ट्य है । इसी प्रकार प्रस्बर 
शैली से प्रभावित बूंदी शैली के चित्रों में काली स्याही का प्रयोग उसके निजल्व 
का जोतक है । 

राजपूत शैली की समृद्धि में श्वेवाम्बरीय जैतो को जती शाखा का विशेष 
योगदान रहा है । जैन पोधियों को वित्रित करना उनका पुश्तनी पेशा रहा है । 
उन्होंने व्यापक रूप से नेक पोधियों को चित्रित करके राजपूत शली के महत्त्व 
को बढाया । 

इस प्रकार राजपूत चित्रकला की विभिन्न शाखान्नों का विश्लेषण करने पर 
ज्ञात होता है कि उपमें बृहत्‌ृ-चित्र, लघू चित्र, प्रतिकृृतिचित्र ( शबीहे ) 
चित्रफलक, भित्तिचित्र और ग्रन्थचित्र श्रादि विभिन्‍न माँति के चित्रों का 
निर्माण हुआ। । उनके विषय मुख्यत: सामाजिक और धामिक रहे हैं। पुस्तक- 
चित्रों मे 'रामायण', भागवत, “पचतन्त्र', 'गीतगो विन्द', 'सुरसागर', “रज्मनामा, 
“'रामचन्द्रिका, 'रमिकप्रिया' श्रोर 'उत्तराष्ययनसूत्र' का नाम सुख्य है। महाराज 
मानसिंह के समय (5५2-6] ई०) में निभित प्रम्वर शे लो के 'मागवत' चित्र 
विशेष रूप से दर्शनीय हैं। इसी प्रकार भ्रम्बर के शाहपुरा द्वार के समीप बिहारीमल 
तथा भगवानदास (दोनो 6वीं शती) की छत्तरियों श्रोर विराट के मानभसिह 
(6वी शती) के उद्यान मवन की दीवारों पर अकित मित्तिचित्र उल्लेखनीय हैं। 
'हपासताचर्यम्‌' नामक ज॑न-प्रन्थ के दृष्टान्त-बित्र राजपूत शैनी के लकुचित्रो 
की भव्यता एवं सम्पन्तता को द्योतित करते हैं । 


राजपूत चित्रकला में लाक्षणिकता की प्रमुखता है । उसका कारण यह है कि 
वहू मुल्यत: कविता पर आधारित है। उसमे 'रामायण”, भागवत” जैसे घाभमिक 
ग्रन्यों से लेकर 'गीतगोविन्द' तथा रामानन्द, कबीर, सूर, मीरा जैसे 
भक्तिकालीन सन्‍्तो एवं कवियों भ्रौर केशव, मतिराम, बिहारी, पद्माकर झादि 
रीतिकानीन कवियो की रोमानी कविताशों को रूपात्मक सज्जा दी गयी है। 
'भागवत' के राधा-कृष्ण राजपूत छलैली के चित्रकारों के मुख्य भ्राकर्षण रहे हैं। 
राजस्थान पर वेष्णवधम के बललम सम्प्रदाय का विशेष प्रमाव होने के कारण 
चित्रकारों ने रा५:-कृष्ण की विभिन्न मनोरम लीलाधों का भव्य क्‍्ंकतन किया 
है । प्रकृति-पुरुष के प्राकृतिक वातावरण से युक्त राध-कुष्ण के प्रेम-निरूपण में 
ग्रपाथिवता में पाथिवता का भव्य समस्वय हुभा है । राघा-कच्ण का अनुराग 
ही यह प्रानन्दमयी सृष्टि है। अजभूमि की भ्रपार प्राकृतिक शोभा, ब्रज के 


हिन्दू संस्कृति का पुतरत्यात 575 


ग्रोप-पोपिकाओं प्रौर गौवों के साथ विचरण करनेवाले श्रीकृष्ण, इसी प्रकार 
बन्दावन के निकुंजों की सघन छाया में, बसन्‍्त की चाँदनी में यमुना तट पर 
कदम्ब वुक्षों के तीचे राधा-कृष्ण का मिलन भावदि दृश्य उसी श्रपार झानन्दमयी 
लीला की विविध ऊ्राँकियाँ हैं । इसी प्रकार जयदेव के “गीतगोविन्द! शोर 
कैशवदास की 'रसिकप्रिया' के भ्राधार पर निमित राधा-कृष्ण की लीलाझो से 
सम्बद्ध चित्रो मे मानवीय प्रेम के ऐसे उदास स्वरूप को लित्रित किया गया है, 
जो एक बिरन्तन ऐक्य की प्रोर प्रेरित करता है। 


राजपूत चित्रकला में मारतीय प्राध्यात्मिक मावभूमि का दो परस्पर विरोधी 
तत्वों मे समन्वय हुम्रा है । एक के प्रतिनिधि हैं कृष्ण और दूसरे के शिव । 
प्रेम तथा प्रनुराग से व्यवहित, किन्तु मोग तथा झासक्ति से भ्रव्यवहित श्रीकृष्ण 
का चित्रण, और इसी प्रकार सर्वथा विराम को धारण किये शान्ति तथा एकान्त 
के प्रतीक शिव, दोनों की पारमौतिकता को बडी सुक्ष्मता से दर्शाया गया है । 
एक यदि पुष्वालकइृत है तो दूसरा सर्पालकृत । इसलिए राजपूत शैली की कला- 
कृतियों मे एक ओर तो पुष्पित निकुज, सघन निकुजों के बीच मिलमिलाती 
चन्द्रकिरणों भौर दूसरी श्रोर ऊबड-खाबड पर्वेतो, उफनती नदियों के दृश्य श्रकित 
हुए देखने को मिलते हैं । 
राजपूत शेली मे ऋतुओो के अनुरूप राग-रागिनियों तथा बारामासा भ्रादि 
के चित्रों का विशेष महत्व है | उनमे श्र की विभिन्न दशाप्रों का माभिक 
चित्रण हुआ है। ये रागमाला-सम्बन्धी चित्र सगीतकला के भी भनुपम 
उदाहरण है । 


राजपूत चित्रकला मे उ॑स्तके कलाविदो की प्रभिव्यंजित भावनाओं और 
मग्रिमाश्रों की विशेष प्रशसा की गयो है। इन माव-भगिमाशों का सफल 
प्रदतरण ग्रामीण जीवन के चित्रण, काव्यसय प्रेसकथाझ्रों लोककथाप्नों श्ौर 
धामिक रीति-रिवाजों के भकन में देखने को मिलता है। वस्त्र बुनता हुआ 
जुलाहा, छपाई करता हुआ रंगसाज, जाड़े की रातो मे भ्लाव के पास बठकर 
प्राग सेंकता हुआ किसान प्ादि के दृश्य राजपूत शेली के वास्तविक जन-जीवन 
की मामिक ऊफाँकियां हैं । 


मुगल शेली की भाँति राजपूत शैली भी राजस्थान के राजा-मह्दाराजाशो, 
राजपुत्रों, सामन्तों, क्षत्रियों भौर जायीरवारो के भाश्रय में निभित एवं पल्‍्लवित 
हुई । उन्होंने कवियों, कलाकारों झौर विद्वानों को भ्रश्नय देने में भपना गौरव 


576 सारतीय संस्कृति भौर कला 


समझा । उतके लिए विशेष वृत्तियाँ बाँधी, उन्हें जागीरें दी भौर धन-मान द्वारा 
सम्मानित किया। इस रूप मे कला एक पुस्तेनी व्यवसाय बन गया और वे 
वेतनमोगी रूप में मी जीविकोपाजेन करते रहे । कुछ राजा ऐसे हुये, जिन्होंने 
लाखों रुपया व्यय करके चित्र-संग्रह तंयार कराये । चित्रों पर सच्चे मोती, माणिक, 
पन्‍ना तथा नग जड़वाकर उन्हे राजदरबारों मे सज्जित किया । इस प्रकार के 
कलाप्रेमी शासको मे जयपुर के महाराज भ्रतापसिह, ईश्वरीघिह, रामसिह; 
कोटा के छत्रसाल, बूंदी के रामसिंह; उदयपुर के सग्रामर्िह द्वितीय, भ्रमरसिह, 
भीमसिह; जोधपुर के बख्तावरसिह श्रौर बीकानेर के सूरतरसिह झादि का 
नाम उल्लेखनीय है । 

राजपूत शैली के निर्माण में यद्यपि सेकड़ो चित्रकारों का योगदान रहा; 
किन्तु सुगल शैली के चित्रकारों की भाँति अपने चित्रों पर नाम लिखने की 
परम्परा उनमे नहीं थी। जिन खित्रकारों के नाम उपलब्ध होते हैं उनमे 
साहिबराम, लालचन्द, लक्ष्मणदास, हुकुमचन्द, सालगराम, मन्‍नालाल, रामचन्दर, 
मुरली भ्ौर गंगाबरूश उल्लेखनीय हैं । 

मध्ययुगीन मारत की केन्द्रीय सत्ता के स्वामी मुगलो के समय मे ही राजपूत 
चित्रकला का स्वर्णयुग रहा है । श्रत: राजपूत शैली मे मुगलो की महानता, 
सहिष्णुता, उदारता और कलानुरागिता के उच्च गुण स्वमावत: समाविष्ट हुए 
मिलते हैं। रामानन्दी परम्परा के सन्‍्तों, कवियों, सूफियों श्रौर फकीरो ने 
दक्षिण से उत्तर तक तथा पूर्व से पश्चिम तक जिस मानवोपयोगी उदात्त धरम 
एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया ध्ोर जिसके परिणामस्वरूप जनता के बीच 
फैले भन्धविश्वासों तथा धामिक संकोर्णताझों एवं ऊँच-नीच के विभेदों का 
उन्मुलन हुं श्रा, उसका व्यापक प्रभाव राजपूत चित्रकला पर मी परिलक्षित हुपा । 

यद्यपि राजपूत श्रौर मुगल शेलियो के निर्माण तथा विकास का समय एक 
ही है भ्रौर इस दृष्टि से उनका पारस्परिक रूप में प्रमावित होना स्वामाविक ही 
था, विशेष रूप से इस कारण भो कि दोनो शैलियों के भश्रघिकतर चितेरे एक ही 
थे--फिर भी दोनों में ग्पनी मौलिक भिन्‍नताएँ हैं । विषय की दृष्टि से मुगल 
शैली के चित्रों में जहां राजसी तथा सामन्‍्ती परम्पराभो का प्रभाव है, बहां 
राजपूत शैली कल्पनाप्रचुर, रूमानी झौर जनवादी वित्ारधाराशों से उत्प्रेरित 
है । मुगल कलम के भुसब्विरो ने जहाँ सामन्‍्तो तथा बादशाहों के पो्रेंट बनाये 
भ्रौर राजपरिवारों तथा राजदरबारों के चित्रण में विशेष भ्रभिरुचि दर्शित की, 
यहाँ राजपूत शैली के चित्रकारों ने काव्यमय प्रेमकथाभों, धार्मिक रीति-रिवाजों 


हिस्दू संस्कृति का पुनरत्याम 577 


के चित्रण की शोर विशेष उत्सुकता दिखायी । उन्होंने कृष्ण को लीलाओों, 
ब्रजभूमि के दृश्यों, रामानन्द तथा कबीर जैसे रहस्यवादी सन्‍्तों की वाणियों को 
छापनी कला-कृतियों में रूपायित कया । 

मुगल शैली के चित्रो में प्रन्त:पुर का रूप-सोन्दर्यं, विलासपूर्ण जीवन का 
चित्रण, बादशाहों के श्रमोद-प्रमोद के लिए दासियों तथा बेगमों की मड़कीली 
पोशाकों एवं कीने वस्त्रों के भीतर उमरते हुए प्रंग-प्रत्यंगों का रूपांकन 
प्रधिकता से पाया जाता है। इसके विपरीत राजपूत शैली में राधा-कृष्ण तथा 
कष्ण-गोपियों के राग-रसात्मक चित्रों में आध्यात्मिक प्रेम-मावना का समावेश 
है । राजपूत शली के चित्रों में प्र।दर्शमय हिन्दू जीवन की पौराणिक परम्पराों 
से प्रमावित सौन्दर्य का चित्रण भ्रत्यन्त मव्यता से हुश्रा है । 

मुगल शैली की सुब्पवस्थित, सुललित एवं सौन्‍्दरयंसिक्त पृष्ठभूमि पर 
राजपूत शैली की लाक्षणिक रूप-विधापों को लेकर पहाडो चित्रकला श्लौर , 
उसकी विभिन्न शाखाशों का निर्माण हुआ। पहाड़ी शैलियों को जीवनी तत्त्व 
यद्यपि राजपूत शैली से मिले; किन्तु उसको रचना-सौष्ठव प्राप्त हुआ मुगल 
पोली से । वास्तविकता यह है कि मुगल शैली के चितेरे ही पहाडी शैलियों के 
जन्मदाता थे । 
सगीत कला 

राजपूतो ने जिस प्रकार वीरता को अपना बाना बनाया, उसी प्रकार कला 
को भी अपनी संग्रिनी के रूप में ग्रपनाया । राजपूत क्‍योंकि हिन्दुत्व की मावना 
से झ्ोत-प्रोत थे, इसलिए भक्ति-मावना की प्रबलता के कारण संगीत का 
प्रस्तित्त बना रहा । राजपूत चूड़ामणि महाराज पृथ्वीराज स्वयं वीणावादन 
में सिद्ध-हस्त थे । 

सौराष्ट्र के सौमनाथ के मन्दिर में चौला देवी नतेंकी अपने समय की प्रसिद्ध 
वीणायादिका थी । 

हिन्दू बुगीन मारत की संगीत कला वस्तुत: कला-कृतियों के रूप में उसरी । 
झजन्ता, एलीफैण्टा और एलोरा आदि की कला-कृतियों से विदित होता है कि 
तत्कालीन मारत में संगीत के प्रति जन-सामान्य का झनुराग बना हुआ था । 


संगीत के विषय में मध्ययुगीन हिन्दू शासकों की विशेष रुचि रही है। मेवाड़ 

के महाराणा कुम्मनदेव रखित (748 ई०) 'बायरत्नकोश का इस दृष्टि 

से उल्लेसनीय स्थान है। इसी प्रकार नावानगर (सौराष्ट्र) के महाराजा 
87 


578 भारतीय संस्कृति और कला 


जाम साहब के प्राश्चित विद्वान श्रोकण्ठ पण्डित की “रसकोमुदी' 8वी शी को 
उल्लेखनीय कृति है । तंजोर के राजा रघुनाथ की भ्राश्रिता मधुरवाणी नामक 
एक विदुशी ने संगीत पर एक प्रौढ ग्रन्थ की रचना की थी। मेवाड़ दरबार के 
झाश्चित विद्वान्‌ कृष्णानन्द व्यास का 'रागकल्पद्रम' (!843 ई०) उच्च कोटि 
का ग्रन्थ है । 
भध्यपु्ीन सूर्तिकला की विशेषताएँ 

मध्ययुगीन मूर्तिकला के श्रष्येता विद्वानों ने उसकी विशेषताप्नों को चार 
वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग में नारी-सौन्दर्य की प्रतीक उन भ्रप्सराधों, 
नर्तकियो शौर नायिकाओ को रखा गया है, जिनको निरभित करने में उनके 
निर्माता कलाकारों का विशेष प्रयत्न रहा है। ये नारी-मूर्तियाँ परम्परागत 
भारतीय प्रादर्श भौर मर्यादा की प्रतीक हैं श्लौर उनमे मानवीय तथा देवीय 
विश्वासों का समन्वय होकर कही तो उनमें लोकरजन तथा सौन्दर्य का प्राधान 
किया गया है और कही उनमे अज्ञात रहस्यात्मकता का श्रघिरोपण करके 
अ्रपाथिवता का भाव व्यक्त किया गया है । 

दूसरे वर्ग मे ऐसी मूर्तियों को परिगणित किया गया है, जिनमें कामकला 
को प्रदर्शित करनेवाली विविध क्रियाग्रो का समावेश है । इस प्रकार की मूर्तियां 
बहुचा शेव मन्दिरों पर पुरुष-तारी के युगल रूप मे निर्मित है, जिनके ढारा 
रतियुख के झानन्दातिरेक को घ्वनित किया गया है । इस प्रकार की मिथुन 
मूरतियों पर तान्त्रिक कौलाचार का प्रभाव है। इनमे केवल पाथिवता का 
प्रस्वेषण करना श्रभिप्रेत नहीं रहा है। उनकी परिपूर्णता मे बस्तुत: नर-नारी 
(पुरुष-प्रकृति) के योग को दिखाया गया है । इसलिए इन युगल भूत्तियों मे घोर 
सासारिकता मे मी घोर श्राध्यात्मिकता निहित है । 


तीसरे वर्ग की मूत्तियों मे विशुद्ध लोक-मावना सन्निहित है। इस प्रकार 
की मुर्तियाँ मन्दिरों के विभिन्न भागो में उत्कीणित हैं, जिनमे राजसी वातावरण, 
खेल-कूद, त्योहार, उत्सव, नृत्य-संगीत-ग्रुद्ध, विभिन्न कौतक शभ्रादि धामिक तथा 
सामाजिक विषयों के दृश्य झ्कित हैं । मध्ययुगीन मूतिकला मे लोकनजीबन की 
इत भप्रभीप्साओ को भ्रधिक अपनाया गया है । 

चौधे वर्ग को मूर्तियों मे नटराज शिव की नृत्य-मुद्रात्तों को रखा गया है, 
जो कि विश्लेष रूप से एलोरा तथा बादामी झौर सामान्यतः अ्रजन्ता, एलीफ॑न्टा 
भोर ऐहोल के मन्दिरो में सुरक्षित हैं। नटराज की इन मध्ययुगीन मध्य 


हिन्दू संस्कृति का पुनरत्थान 579 


मूर्तियों का प्रभाव समस्त मारत पर परिलक्षित हुआ ॥ उनके द्वारा मूतिकला के 
इतिहास का संवर्द्धन हुप्ला। नटराज की ये मुद्राएं शास्त्रीय विघानों पर 
श्राघारित हैं श्रं।र उनके द्वारा परम्परागत विविध वैदिक तथा पोराणिक रूपों 
का झाकलन किया गया है । उनकी इस ताण्डव मुद्रा में संहार झ्रौर सुजन, युद्ध 
झौर शांति तथा नाश झौर निर्माण की सर्वथा विरोधी प्रवत्तियों का समाधान 
दाशनिक पृष्ठभूमि में किया गया है । 
संस्कृत श्रोर जन भाषाधों के साहित्य का स्वर्ण युग 

मारतीय इतिहास में सांस्कृतिक भ्म्युदय, वैभारिक उन्नति और साहित्यिक 
निर्माण की दृष्टि से मध्ययुग का विशेष महत्त्व रहा है। यही एकमात्र ऐसा 
समय था, जबकि संस्कृत-साहित्य के विश्िन्न अंगो पर उच्च तम कृतियों का 
प्रणयन हुप्ना । संस्कृत के महाकाव्य, काव्य, नाटक, चम्पू, काव्यशास्त्र, व्याकरण, 
कोश, श्रायुर्वेद, ज्योतिष, कामशास्त्र, सगीत, धर्मंशास्त्र, प्रथंशास्त्र, राजनीति 
झौर दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर सैकड़ों कृतियों का निर्माण हुआ । 


पस्क्षत के भ्रतिरिक्त दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, मलयालम्‌, कन्नडी झौर 
पूर्व मे बबला तथा मैथिली श्रादि क्षेत्रीय भाषाश्रों के साहित्य की भी इसी 
युग भें प्रभूतपृर्व उन्नति हुई । पश्चिम प्रोर उत्तर भारत का माषायी प्रतितिधित्व 
संस्कृत को हो प्राप्त था। संस्कृत के प्रतिरिक्त जन बोलियों के साहित्य की 
भी इस युग मे पर्याप्त भ्रभिवद्धि हुई। जनभाषा प्राकृंत का यह स्वर्णयुग था । 
प्राकृत की विभिन्न शाखाप्रों मायघी, ग्रधेमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पेशाची, 
प्रावन्तिक और अ्रपञ्रश भ्रादि पर सबसे अधिक क्ृतियाँ मध्य युग मे ही निर्मित 
हुईं । प्राकृत के इन विभिन्न नामों का श्राधार उनके उन मूल प्रदेशों से है, 
जहाँ के जन-जीवन में उनका प्रचलन था । 


माग्रधो प्राकृत का सर्व प्रथम प्रयोग सम्राट्‌ भ्रशोक को धर्म लिपियो में देखने 
को मिलता है । उनके अ्रतिरिक्त कालिदास के 'धसमिजञान शाकुन्तल", कृष्ण मिश्र 
के 'प्रबोध चन्द्रोदयय' भौर नारामण मट्ट के वेणीसहार' श्रादि नाटकों में 
सागधी को पर्याप्त स्थान दिया गया। भ्रर्धमागधी का प्रयोग बहुषा जेनों के 
झागम ग्रन्थों तथा काब्यों में देखने को मिलता है। 


संस्कृत के ताटको में भ्रपढ़ पुरुष पात्रों ढ़्ारा मागधी शोर भ्रपढ़ स्त्री पात्रों 


तथा विदृषकों द्वारा शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है । 'भझमिज्ञान शाकुन्तल', 
भच्छकटिक' झौर 'रत्नावली' शझ्ादि नाटकों में इसका व्ववहार हुमा है | 


580 आरतोय संस्कृति गोर कला 


दिगम्बरी जैनों का भ्रप्रिकतर साहित्य शौरसेनी प्राकृत में उल्लिखित है । 
'पवयनसार' झौर “कत्तिकेयानुपेक्ला' क्‍्रादि प्रमुख दिगम्वरीय ग्रन्थ इसके 
उदाहरण हैं । 

साहित्य में महाराष्ट्री प्राकृत का सर्वाधिक उपयोग हुआ । काव्य-रचना 
के लिए उसको व्यापक रूप में भ्रपनाया गया । हाल की "गाथा सप्तशती', 
प्रवरसेन का 'सेतुबन्ध, वाक्पतिराज का “गौडवहो झौर हेमचन्द्र का दया श्रयकाव्य 
महाराष्ट्री प्राकृत की लोकप्रिय कत्तियाँ हैं। राजशेखर की र्पुरमजरी' 
महाराष्ट्री प्राकृत की ख्यातिप्राप्त नाटिका है। इसी प्रकार चार (मध्य प्रदेश। की 
मोजशाला में शिलाशों पर उत्कीणित 'कूर्मशतक” झ्र 'पारिजातमंजरी' मी 
महाराष्ट्री प्राकृत को रचनाएं हैं। इस प्राकृत में उत्कीणित प्नेक शिलालेख भी 
प्राप्त हुए हैं । 

पैशाची प्राकृत या भूत भाषा में उल्लिखित ग्रणादूय. की 'बृहत्कथा” यद्यपि 
सम्प्रति उपलब्ध नही है, तथापि उसके भ्रस्तित््व के तीन संस्कृत रूपान्तर आ्राज 
भी जीवित हैं । भावन्तिक वस्तुत: पंशाची प्राकृत का ही भ्रवान्तर मेंद है, 
जिसका प्रयोग अवन्ती (उज्जेन), पारियात्र (बेतवा तथा चम्बल का दो-प्राब) 
झौर दशपुर (मन्दसौर) के क्षेत्र में होता था। 


प्राकृत भाषाओं की माँति प्रपश्रश का भी साहित्य में व्यापकता से उपयोग- 
प्रयोग हुआ । प्रपञ्रंश किसी देशविशेष या क्षेत्रविशेष की साषा नही थी, 
झपितु उसका प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार सर्वत्र था। प्राकृतो का बिगढ़ा हुझा 
मिश्रित रूप ही भ्रपश्रश है । हेमचन्द्र ने प्रपने व्याकरण में प्रपञ्नंश के 75 
मेंद तथा उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। चारणों तथा माटों की डिगल तथा 
पुरानी हिन्दी को जन्म देने वाली भाषा भ्रपश्रश ही है। जन ग्रन्थकारों ने 
सर्व प्रथम और व्यापक रूप से अपभ्रश को ग्रन्थ-रचना का माध्यम बनाया । 
घनपाल (0वों श०) की “मविसयत्त कहा” प्रपञ्लंश की प्रथम एवं बृहत्‌ कृति 
है। उसके भ्रतिरिक्त महेश्वर सूरि, पुष्पदन्त, मयनन्दी, बरदत्त, सोमप्रम पग्रौर 
हेमचन्द्र प्रमृति ग्रन्थकारों ने भ्रपश्नंश में ग्रत्थ-रचना करके हिन्दी-साहित्य की 
सुदृढ़ भूमिका का निर्माण किया। 


हिन्दू संस्कृति का पुनरत्यान 
मध्ययुगीन भारत में विधर्मी मुगल शासम के बलातू धर्म-परिवर्तत भौर 
परम्पराप्ों के उन्मूलन के विक्षोमकारी कुहृत्यों के विरोध में संस्कृति की 


हिन्दू संस्कृति का पुनरत्थाम 58] 


सानरक्षा एवं राष्ट्रीय गौरव के उत्यान के लिए स्वाधिमानी वीर भारतीय 
देश को दासता-सुक्ति हेतु छिपे तौर पर सशक्त संगठन तेयार करने पर लगे 
हुए थे । इस प्रकार के संगठतों में तीन का नाम मुख्य है। दक्षिण भारत के 
संगंठनकर्ता छत्रपति शिवाजी (627-7680 ई०), उत्तर में छत्साल बुन्देला 
(649-73] ई०) और पश्चिम में गुरुगोविन्द धिह (!666-708 ई०) 
कार्यरत थे । ये तीनों राष्ट्रभक्‍त एवं देशाभिमानी वीर पुरष सम-सामयिक थे 
धोर उनके प्रबल प्रहारी से मुगल सल्तनत का झासन डोलने लग गया था । 
छुत्रपति शिवाजो 

दक्षिण मारत में एक शक्तिशाली संगठन की रचना करनेवाले छत्रपति 
छाबाजी जनता के ह्वृदयों के स्वामी थे और “सिहासनाधीश्वर' के रूप में 
विधिवत्‌ भ्रभिषिक्त हो चुके थे। उन्होंने हिन्दू संस्क्ृति की रक्षा तथा धर्मोद्धार 
का बीडा उठाकर जन-जीवन को प्रपनी उत्तेजनात्मक जोशीले विचारों से 
व्यापक रूप में प्रभावित कर दिया था । 

राष्ट्ररक्षा के इस महान्‌ ब्रत को पूरा करने के उद्देश्य से ये अपने सम- 
सामयिक महान्‌ सन्त तुकाराम के पास गये, जो श्रपनी कविता के द्वारा राष्ट्रीय 
उदबोधन का लगभग वही कार कर रहे थे, जो तलवार के बल पर शिवा जी । 
सन्त तुकाराम (608-]649 ई०) से शिवाजी ने स्वयं को शिष्यत्थ रूप में 
स्वीकार करने का भ्रनुरोध किया; किन्तु सन्त ने उन्हें सारी बातों को सममका- 
कर सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति समर्थ रामदास (608-68] ई०) के पास भेज 
दिया । रामदास ने शिवाजी के उच्च धादर्श श्लौर ब्रत का सारा व्यौरा सुनने 
के बाद उन्हें शिष्य रूप मे स्वोकार कर लिया; किन्तु उन्हें वराग्पोन्मुख 
प्राध्यात्मिकता का उपदेश न देकर ससार में रहकर कत्तंब्य-पालन का मार्गे 
सुझाया । उन्होंने श्रपने 'दासबोध' ग्रन्थ मे घामिक समन्वय पर बल दिया भौर 
हिन्दू परम्पराधो की रक्षा के लिए समस्त दक्षिण भारत के श्रोर-छोर तक 
लगभग झ्ाठ सौ मठो की स्थापनाकर उनमे वीरमावद्योतक राम तथा हनुमाव 
की मूर्तियों की स्थापना की । उन्होंने प्रत्येक हिन्दू को झ्रपती भाँति सम बनने 
का सदुपदेश दिया । इस प्रकार शिवाजी ने भपने एक बलशाली राष्ट्र के निर्माण 
की कल्पना को साकार करने के लिए स्वंथा उपयुक्त व्यक्ति को गुरु रूप में 
वरण करने का ध्पना लक्ष्य पूरा कर दिया। उन्होने दक्षिण के क्षत्रिय राजाओ्रों 
को पराभूत करके झौर उत्तर भारत में छत्रसाल तथा जयसिंह जैसे राजाप्रों 
को ध्रपना झनुयायी बनाकर अपने 'सा्वशौम” राज्य की स्थापना की सुदुढ़ 
भूमिका का निर्माण किया । 


582 भारतीय संस्कृति धौर कला 


शिवा जी राष्ट्र-रक्षा श्रत को परिपुष्ट करने में पण्डरपुर के सन्‍्तों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । इन सन्‍्तों में सन्‍्त ग्रोविन्दाचायें, उनके शिष्य 
खक्रधर स्वामी, नामदेव, भूपदेव, सम्त ज्ञानेश्वर, जनदन स्वामी भोर एकनाथ 
का नाम उल्लेखनीय है । 


इस प्रकार शिवाजी के एक सशवत, भ्रजेय हिन्दू राष्ट्र के निर्माण का 
उद्देश्य निरस्‍्तर सफल होता गया प्रौर 8बी शती तक भारत की प्रमुख 
शक्तियों के रूप मे उसकी गणना होने लगी । गुजरात, राजपूताना, बुन्देलखण्ड 
तथा उत्तर भारत के राजाओं, सरदारों ने एक जुट होकर शिवाजी के इस हिन्दू 
राष्ट्र का समर्थन किया ! 


वीर शिवाजी के शौयं का सजीव चित्रण उनके झ्राश्चित कवि एवं हिन्दो 
साहिप्य भे वीर रस के एकमात्र साहित्य-स्रष्टा भूषण ने भ्रपनी 'शित्रा बावनी' 
तथा दूसरे ग्रन्थ 'शिवराजभूषण' में किया है । इन ग्रन्थो मे शिवाजी की जीवनी 
तथा समस्त जीव न-घटनाझञ्रों का बडी ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है । 
शिवाणी के भ्रोजस्वी व्यक्तित्व की भाँति उनके चरित्र पर लिखी गयी ये क्तियाँ 
रीतिकालीन हिन्दी-साहित्य में सवंथा अतुलनीय स्थान रखती है । 


छत्रसाल बुन्देला 


छत्रसाल बुन्देला पन्‍ना (मध्य प्रदेश) राज्य के संस्थापक चम्पत राय बुन्देला 
के सतुर्थ पुत्र थे । उनके पिता चम्पतराय मुगलों का प्रबल विरोध करने के 
फलस्वरूप शआात्मरक्षा के लिए वर्षों तक प्रज्ातवास का कष्टप्रद जीवन व्यतीत 
करते रहे भौर भ्रन्‍्त में भ्रपमानित जीवन व्यतीत करने की प्रपेक्षा उन्होंने 
झात्महत्या कर ली । छत्रसाल तब युवक हो चुके थे । 667 ई० में उनकी 
भेंट शिवाजी से हुई भ्रौर लगभग एक वर्ष तक वे उनके साथ पूना में रहे । 


औरंगजेब ने 069 ई० में हिन्दू मन्दिरों को ध्वस्त करने के लिए श्रपना 
फरमान जारी किया, जिसके फलस्वरूप भ्रोरक्ठा के मन्दिरो को तोडने के लिए 
भाये हुए फिदाई खाँ को छत्रसाल ने पराजित करके हिन्दुत्व की मान रक्षा की । 
इस वीरोचित काय॑ के कारण सहज ही छलत्रसाल को हिन्दू जनता ने प्रपना 
संरक्षक स्वीकार कर लिया तदन्नतर विधमियों से लोहा लेने के लिए उसने 
छिपे तौर पर अपना एक सगठन बनाया झोर आस-पास के प्रदेशों को लूटना 
तथा च्ोथ वसूलना प्रारम्भ कर दिया। सारे बुन्देलखण्ड में उसका प्रातंक छा 
गया ॥ उसके दसन के लिए दिल्‍ली से सेना मेजी गयी; किम्तु बहु पराजित 


हिस्दू संस्कृति का पुमरत्थान ३ 583 
होकर लौट गयी । 675 ई० में उसने पन्‍ना के गोंड राजा को पराजित करके 
पन्‍ना को भपनी राजधानी बनाया । उसके बढ़ते हुए प्रभाव शौर कई बार 
मुगल सेना की पराजय के परिणामस्वरूप भ्रस्त में छतसाल की मुगल शाहेंशाह 
के साथ सुलह हो गयी । अन्त तक मुगलों के उसके साथ भ्रच्छे सम्बन्ध अने 
रहे। फिर एक बार उसकी लड़ाई इलाहाबाद के सूबेदार मुहम्मद खां बगणश के 
साथ हुई, जो कि तिरन्तर तीन वर्षों तक चली झौर जिसमें छत्रसाल को 
पराजय स्वीकार करनी पडी । किल्‍्तु धीरे-धीरे छिपे तौर पर बह शक्ति-संचय 
करता रहा और चिमानी श्रप्पा तथा पेशवा बाजीराव से सहायता प्राप्त करके 
उसने प्रममेरा के युद्ध मे बंगश को पुनः ललकारा । मराठों भौर बुन्देलों की 
सम्मिलित सेना ने बंगश को पराजित कर दिया । बाद में बगश के साथ 
उसकी सन्धि हो गयी । 


छत्रमाल बुन्देला तलवार श्रौर कमल दोनों का धनी था। उसकी रचित 
प्रनेक कविताएँ ब्रजभाषा में उपलब्ध हैं, जिनसे उसके भ्रगाघ भक्ति हृदय का 
परिचय मिलता है । मध्ययुगीन मारत में उसका काव्यानुराणग तथा कवि-प्रेम 
इतिहास प्रसिद्ध है। उसके दरबारियों में भूषण, लाल कवि, हरिकेश, नियाज 
और ब्रजभूषण धादि अनेक कवियों ने प्राश्नय पाया श्लौर श्रपनी रचनाओं से 
हिन्दी-साहित्य के मण्डार की प्रभिवद्धि की। भूषण रचित 'छत्रसालदशका 
प्रौर ताल कवि रज़ित 'छत्रप्रकाश' के रूप मे बुन्देला छत्नसाल की कीति झ्राज 
भो जीवित है । 


सिक्‍सों का उदप 


मुगल शासन के भ्रन्त के बाद भारत में जिस घामिक तथा राष्ट्रीय 
पुनर्जागरण का सृत्रपात हुआ उसमे राजपूतो तथा मराठों के अतिरिक्त सिक्‍खों 
का योगदान झ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा । धर्म भौर सस्क्ृति की रक्षा के लिए 
स्स्व समर्पण की प्रदम्य शक्ति से प्रेरित होकर उन्होने प्रबल विरोध का ऐसा 
वातावरण तैयार किया कि झौरंगजेब के बाद भारत से मुगलो के पर सदा के 
लिए उखड़ गये । 

मुगलों का भारत-प्रवेश पश्चिम से हुआ था। इसलिए विधियों की 
प्रताड़ना, प्रतिहिसा और उस्पीडन के प्रथम लक्ष्य पश्चिमवासियों को ही होना 
पड़ा था । इसी कारण मुगलों को क्षीणता एवं दुबंशता पर पहला सशक्त 
प्रहार पजाब से ही हुप्ना, जिसका नेतृत्व किया सिक्‍सों के एक नवजात संगठन 


584 भारतीय संस्कृति और कला 


ते । इस संगठन के उन्ायक एवं संचालक गुरु गोविन्दर्सिह थे, जो सिक्‍लों के 
झन्तिम दसवें गुरु तथा औरंगजेब के समकालीन थे । 


सिक्‍्खधर्म का उदय वस्तुतः एक मानवतावादी प्राध्यात्मिक एवं नसिक पन्‍थ 
के रूप में हुआ था। मध्ययुगीन मारत में सन्‍त रामानन्द ने जिस उदार 
धर्मपन्‍्थ का प्रचलन किया था, सिक्‍्खधमं का जन्म उसी की प्रेरणा के 
फलस्वरूप हुआ । उसके जनक वे महामना सन्त थे, जिन्होने भारतीय भद्गत को 
अपना बाना बताया ! उन सन्‍्तों में गुरु नानक का नाम सुख्य है। गुरु नानक 
(469-538 ६०) एक ऐसे सन्त पुरुष थे, जिन्होंने मूतिपूजा, जातिप्रथा श्रौर 
धामिक सकीण्णेताधोो की तीव्र झ्ालोचना की श्र पश्चिम मारत में एक ऐसे 
सबल, शक्तिशाली समाज-गठन की भावश्यकता का श्रनुभव किया, जिसका 
भाधार नेतिकता हों और जिसमे विधमियों के बढते हुए भ्रत्याचारों का 
प्रतिरोध करने की क्षमता हो । नातक जी के इस लक्ष्य को पूरा करने भे 
उनके जिन उत्तराधिकारियों का सक्रिय योगदान रहा, उनमे गुरु भ्रमद, ग्रृद् 
झमरदास भर ग्रुरु रामदास का नाम मुख्य है । इन सिक्‍ख गुरुओ ने एक झोर 
तो सामाजिक कुरोतियों तथा शासन की दमनकारी शक्तियों से लोहा लिया 
ध्रोर दूसरी प्रोर सामाजिक सदृभाव को बढावा देने वाले सत्सगो एव धामिक 
झ्रायोजनों को प्रचलित किया | सहभोज के रूप में उन्होंने जिस 'लगर प्रथा 
का प्रचलन किया, वह अत्यन्त प्रमावकारी सिद्ध हुई। इस सहूमोज लंगर 
में धनी से लेकर निर्धन तथा राजा से लेकर रंक तक सभी को एक पंक्षित में 
बेठकर मोजन करने का नियम बनाया गया, जो झाज भी पूव॑ंबत्‌ प्रचलित है 
श्रौर जिप्तके द्वारा एकता, समानता तथा बन्धुत्व का पवित्र भ्रभियान झ्राज 
भी उसी रूप में जीवित है । 


गुरु रामदास के बाद सिक्‍खों के पाँचवें गुरु प्र्जुतदेव (563-606 ई०) 
हुए । उन्होंने गुर नानकदेव की शिक्षाप्रों का प्रसार करके सिक्‍्खधर्म को उन्नत 
किया तथा उसके ग्रनुयायियों को संख्या बढाई । वें शान्ति, सरलता, पवित्रता 
और सेवा के सजीव स्वरूप थे । उन्होंने प्रनेक ग्रुरुद्वारों तथा नयरों का निर्माण 
किया । उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य “गुरु ग्रन्थ साहब” का सकलन है, 
जिसे उन्होंने |००५ ई० में पूरा किया | अपनी “सुलमनो' में उन्होंने परमात्मा 
की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, जिसमें भक्ति, ज्ञान धौर वैराग्य का 
सम्मिश्रण हुआ है। उनमें जितनी प्राध्यात्मिक तेजस्विता थी, उतनी ही 
संगठन-शक्ति मो थी। उनके द्वारा सिक्स सम्प्रदाय की एकता तथा शक्ति का 


हिल्दू संस्कृति का पुनवत्थात 585 


पर्याप्त विकास हुआ । उनकी इस बढ़ती हुई शक्ति से ध्रातंकित होकर मुगल 
शाहंशाह जहाँगीर ने उन पर राजद्रोह का भभियोग लगाया श्रौर उन्हें फाँसी 
पर चढ़ा दिया गया । यही हाल नवें गुरु तेगबहादुर का भी हुभ्ा । मुगलों के 
झन्यायो से उत्पीड़ित कुछ काइमीरी ब्राह्मणो की सहाबता करने के प्रपराध में 
क्र भ्रौरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। 


इस प्रकार की गम्मीर प्रतिक्रियाश्रों के फलस्वरूप सिकक्‍तखों ने पश्रात्मरक्षा के 
लिए नये प्रयत्न किये । जिस सिक्‍्खधर्म का उदय वस्तुत: सामाजिक सदमाव, 
प्राध्यात्मिम जागरण धौर नैतिक निर्माण के लिए हुश्ना था, श्रब उसका 
एकमात्र लक्ष्य बन गया शक्ति-संचय करना प्र प्रतिपक्षियों से बदला लेने के 
लिए हिंसा का ग्राक्यय लेना । मुगलों के नृज्ंस प्रत्याचारों से पीड़ित एवं 
मयभीत विशाल हिन्दू जनता ने भी सिक्‍ल्लो की इस हिसात्मक क्रान्ति को 
अपना व्यापक समर्थन दिया । इस शक्तिनसंवद्धंन का कार्य गृरु गोविन्दर्सिह 
(।666 703 ई०) ने किया । 


गुरु गोविन्दर्सिह सिक्खों के दसवें एवं प्रन्तिम गरु थे | वे बड़े दूरदर्शी 
झौर सहिष्णु महापुरुष थे । उनमें श्रदूमुत संगठन शक्ति श्रौर जातीय 
स्वाभिमान का माव था। उन्होंने सिक्‍्ख जाति के विघ्तार के लिए 'पाहुल 
संस्कार नाम से एक नया सहज मार्ग निकाला, जो कि 'लंगर' का ही विकसित 
रूप था, जिसमे दीक्षित होते के कारण और साथ-साथ “कड़ाह प्रसाद' खाने 
तथा पानी पीने के कारण सभी मनुष्य समानता का दर्जा पा लेते हैं । गुरु 
साहब के इस नये धार्मिक ध्रभियान से प्रमावित ब्राह्मण, मेहतर, चमार भ्रादि 
सभी जातियो के लोग एक 'लगर' में बंठकर “कडाह प्रसाद' खाने लगे भौर 
यह मान बेठे कि पुनर्जन्म में सब एक हो जाते हैं । 

इस नये झान्दोलन ने सिक्‍लधमं के श्रन्तर्मत एक 'खालसा पनन्‍्थ'” को 
जन्म दिया । गुर साहब ने दयाराम, धर्मदास, मुहकमचन्द, साहिबचन्द भ्रौर 
हिम्मत--इन पाँच सिक्‍खो को मृत्युजयी घोषित किया और उन्हें (सिंह ताम 
से प्रभिहित किया | तभी से सिक्‍खो के नाम मे “सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन 
हुआ । गुरु साहब ने यह भी घोषणा की कि उन पाँच दीक्षित खालसो में प्रत्येक 
में इतनी शक्ति है कि उनमें से प्रकेला ही पाँच लाख व्यक्तियों से लोहा ले 
सकता है । उन्होने भपने इस पन्‍न्थ की प्रसण्डता तथा अ्जेयता के लिए यह 
प्रचारित किया कि सब सिक्‍्ख समान हैं । 'सत्‌ श्री श्रकाल” (ईश्वर एक है) 
उनका नाश था । उन्होंने घोषणा की कि गुरु ग्रन्थ साहब ही सिक्‍खो का 


586 जभारतोय संस्कृति शोर कला 


एकसात्र पूज्य होगा | प्रमृतसर उनका धर्मंतीयं होगा । प्रत्येक सिंह को केश, 
कंधा, कड़ा, कृपाण भौर कच्छु धारण करना पनिवार्थ होगा । 

गुरु साहब स्वयवमेव एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ-साथ भच्छे कवि 
एवं विद्वान भी थे।वे हिन्दी, पंजाबी, फारसी ग्रौर संस्कृत शझ्रादि प्रनेक 
भाषाझो के ज्ञाता थे । उन्होने हिन्दू तथा मुसलमान, दोनो धर्मों के इतिहास- 
पुराणों का गम्मीर प्क्‍रध्ययन किया था | समस्त हिन्दू जाति में एकता स्थापित 
करके और उनमे राष्ट्रीयका को उद्बोधित करके उन्होंने देश का महान्‌ 
उपकार किया । उन्होने परम्परा को उदार एवं व्यापक बनाने की दुष्टि से 
हिन्दुश्नो के देवी-देवतापों एव पौराणिक चरिषो की गरिमा को अपने काव्य 
में माभिक ढग से भ्रभिष्यंजित किया । राम-कृष्ण जैसे हिन्दू प्रवतारों को 
उन्होने वही मान्यत दी जो परम्परागत हिन्दू विश्वासों मे निहित थी । श्रपती 
वाणियों में उन्होंने 'गीता' के कमंय्रोग तथा ज्ञान का समन्वय किया है । 
उनकी बाणियों मे 'गीता' के विच्वार पुनरुज्जीबित होकर भारतीय जीवन के 
प्रेरणा-त्रोत बने । 

उनके इन उदार कार्यों ने सिक्खधर्म की उन्नति मे योगदान किया तथा 
भारतोय सस्क्ृृति का गौरव बढाया | देश के लिए शअ्रपने चारो पुत्रो श्रौर 
स्वयं को बलिदान कर गुरु गोविन्दर्सिह ने भारतीय इतिहास में अपने ताम 
को प्रमर किया । 

सिक्‍्खधर्म की उदारता, सहिष्णुता और उसके द्वारा हुए सामाजिक युधार 
का चित्रण गुरु ग्रन्य साहब या ग्रादि ग्रन्थ मे किया गया है । उसमे तत्कालीन 
धर्म तथा राजनीति का सजीव वर्णन हुप्ना है। उसमे हिन्दुओं, जेनों, बौद्धों, 
योगियों, मुल्लाग्रो भौर काजियों के पाखण्डो तथा बाह्याचारों का भरपूर 
खण्डन हुआ है। छश्ना-छत श्रौर जातीय संकी्ंताधो पर प्रहार करके उसमें 
समस्त मानवता को एक ही परमेश्वर का प्रतिरूप बताया गया है। उसकी 
यह एकेश्वरवादी विचारधारा उपनिषदों तथा गीता” से प्रभावित है। माया 
तथा अ्रहकार के ज्ञान के लिए कर्म तथा योग के समन्वय पर बल दिया गया 
है । यह समन्वय हो उसका पवित्र मक्ति मार्ग है, जिसे कि सर्वोपरि साधन 
माना गय है। सद्गुर, नामोपासना, साधु संगति, परमास्मप्रीति श्रौर मगवत्कृपा 
से ही सदगति प्राप्त हो सकती है । 

गुरु ग्रन्थ साहब वस्तुत: मध्ययुगीन भारतीय धार्मिक शझ्रान्दोलत का 
एक संगम है, जिसमें जयदेव, तामदेव, जिलोचत, रामानन्द, कबीर, बेती, धन्ना, 


हिस्यू संस्कृति का पुमरत्याव 587 


पीषा, सेन, रविदास झौर सूरदास जैसे हिन्दू सन्‍्तों भश्रौर फरीद तथा मीखन 
जैसे मुसलमान सन्‍्तों की वाणियों का संग्रह हुआ है। इस रूप में बह धामिक 
समन्वय का भी महान्‌ ग्रन्थ है। उसमें हिन्दू तथा मुसलमान धर्मों की 
अच्छाइयों को प्रहण करके उसके द्वारा एकता स्थापित करने का महान्‌ कार्य 
डुप्मा है ! 

इस प्रकार सिकख युुझों द्वारा राष्ट्रीय नव जागरण तथा सास्क्ृतिक 
नवोत्यान के जिस देशव्यापी श्रान्दोलन का सृत्रपात हुश्ला भौर जिसका प्रतीक 
“गुर ग्रन्थ साहब है, उसे पूरा किया सिक्‍खों के एकमात्र शासक महाराज 
रणजीतसिंह (780-839 ई०) मे । भ्रपने अद्भुत साहुसिक तथा महान्‌ 
आत्मत्याग कै कारण वे 'पेजाव कैशरी' के नाम से विख्यात हुए । उन्होने 
ग्रपत्ती राजनीति-पटुता, साहस और शक्ति के बल पर पजाब में एक स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना की श्यौर सशक्त सेना का संगठन किया । 


यद्यपि वे पढे-लिखे नहीं थे, फिर मी उनमे शासन श्रोर सगठन की श्रद्भुत 
शक्ति विद्यमान थी । वे धामिक दृष्टि से भी भ्रत्यन्त उदार एवं सहिष्ण थे । 
उन्होंने श्रपने राज्य के प्रशासनिक भ्रधिकारों पर मुसलमानों को भी रखा 
हुआ था। श्रतल॒ फकीर प्रजीमृद्दीन उनका श्रधानमन्त्रो था। इसी प्रकार 
राजपूतों तथा प्रग्नेजों को भी उन्होंने सेना तथा प्रशासनिक सेवाश्रो में 
नियुक्त किया हुआ था । राष्ट्रटरक्षा के लिए उन्हें जो मूल्य चुकाना पड़ा, 
इतिहास का वह पश्रप॒व॑ उदाहरण है ! 


महाराज रणजीतसिह का जीवन यद्यपि संघर्षों में ही बोता; किन्तु 
झभपने सम-सामयिक शासकों की भांति कला के प्रति भी उनका प्रनुराग था । 
उनके दरबार मे अनेक उच्चकोटि के कलाकार थे | उनके राज्य की सीमाएँ 
काँगडा श्रौर सिन्घु घाटी तक फंसी हुई थी । इसलिए यह स्वाभाविक ही था 
कि हिमालयवर्ती पहाड़ी रियास्तों की कला-धाती का उनके शासन पर भी 
प्रभाव पडता । कुछ भ्सगत नही है कि काँगड़ा, गलेर भ्रौर बसौलो राज्यो के 
कलाकारों ने उनके यहाँ सरक्षण पाया हो | ग्रदारहवी शती की पहाड़ी 
चित्र-शलियो मे 'सिक्ख कलम! का उदय महाराज रणजीतसिह के प्रश्नय मे 
ही हुआ था । इस चित्रशली का भाधार सुगल कलम न होकर स्थानीय लोक 
शैलियाँ थी, जिनका क्षेत्र देहरी गढ़वाल से लेकर काँगडा तक फैला हुभा था । 
सिक्स कलम के अ्रधिकतर चित्र सिक्‍ख गुरुओं के व्यक्तिचित्र हैं। इसके 


588 भारतीय संत्कृति शौर कला 


अतिरिक्त उसमें दरबारी तथा प्राखेट के दृश्यों का भी प्रंकन हुआ है | भपने 
झ्राश्रयदाता के साथ ही उसका भी भ्रन्त हो गया । 


पंजाब में हिन्दू-मुसलिम एकता तथा सदुभाव के लिए गुरु नानक तथा 
अन्य सिख गुरुओों द्वारा जो प्रयत्न हुए उनका प्रपना-प्रपना ऐतिहासिक 
महत्त्व है । इस प्रकार की एकता के स्थापक मु्॒॑तलमान सन्‍्तों में बुल्लाशाह 
(!8वीं शती) का नाम उल्लेखनीय है । वे लाहोर के सूफो शाह इनायत के 
प्रमुख प्नुयायियों में से थे। उन्होंने भ्रपने काव्य में इस्लामी रहस्यवाद का 
मामिक चित्रण करके उत्तर मध्ययुगीन भारत के धामिक समन्वय को बस 
दिया है। उनकी कविता मे राम, कृष्ण तथा पैग्रम्बर मुहम्मद का उदात्त 
एवं लोक हितकारी स्वरूप वणित है, जिसने भ्रौरगजेब के शासनकाल की बढती 
हुई साम्प्रदायिकता के कारण हिन्दू-मुसलमानों की बढती हुई कुण्ठाओं तथा 
घाभिक विषमताप्नो को कम करने में कारगर प्रमाव डाला | उन्होने दोनों 
धर्मों के श्रवतारी एवं देवी महापुरुषो को समान रूप से मानवता का उपकारक 
बताया झौर ऊँच-तीच की दुर्भावनाझो को फंलाने वाले मुल्ला-पुरोहितो को 
तीखी फटकार बतायी । इन्सानियत को सर्वोपरि महत्त्व देने वाले पंजाब के 
इस सूफी सन्त ने धर्मप्राण भारत की उदार सस्क्ृति को संरक्षण देकर जो 
कार्य किया इतिहास उसका साक्षी है + 


तेईस/आँगल युग और गाँधी युग 


आंग़लयुगीन भारत 


भारत के सम्बन्ध में पश्चिमवासियों की जानकारी उनके भारत प्रवेश के 
कही पूर्व ही हो चुकी थी; किन्तु ऐसे मारतविज्ञों की संख्या नितान्‍्त न्यून थी । 
यह जानकारी केवल पौर्वात्य विद्या-बुद्धि तक ही सीमित थी । लगभग 4वी, 
5वों शती से पश्चिमवासियों का भारत मे प्रवेश होने लगा था। यह प्रवेश 
जल-मार्यों द्वारा प्रारम्म हुआ भौर उसका उद्देश्य केवल साहसिक यात्राश्रों तथा 
देश-देशान्तरों का पता लगाने मात्र तक ही सीमित था । इस प्रकार के यात्रियों 
मे कोलम्बस, मंगेलान और वास्को डि ग्रामा का नाम उल्लेखनीय है । 498 
ई० में वासस्‍्को डि गामा ने मारत मे प्रयेश किया धौर यहाँ की परिस्थितियों का 
अध्यपन-प्रनुभव करने के बाद उसके साथ प्राये पुतंगालियों ने सर्व प्रथम कोचीन 
में एक फेक्ट्री की स्थापना करके भारत भे घीरे-धोरे अपने पेर जमाये झौर 
उसके बाद भ्रपना प्रसार करना प्रारम्भ किया । इसी बीच भारतीय व्यापारियों 
ने भी समुद्री बेडों द्वारा योरोप भौर लालसागर के श्रनेक द्वीपों से प्रपने 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए थे । 


मारत मे पुतंगालियों के स्थिर होने के लगमग एक वर्ष बाद, लगभग !6वी 
शत्ती के आरम्म में प्रेंग्रेडों ने भारत में प्रवेश लिया था। वे पूर्व निश्चिय 
कार्यक्रम के भनुसार भारत भाये थे और इसीलिए उन्होंने भ्रल्पकाल में हो सूरत 
से झागरा तक झपने झनेक व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिए थे । पुतेग्रालियों 
हारा ग्रधिकृत हुयली भौर चटगाँव के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी उन्होंने 
झपनता झ्धिकार जमाने का जाल फेलाया | सुरत तथा बंगाल के शासकों से 
सन्धि करके उन्होंने वहाँ की व्यापारिक मण्डियों पर भी प्रघिकार कर लिया भौर 
पाण्डिचेरी, मसलीपटूमू तथा बन्द नगर पर भी अपना झाधिपत्य स्थापित कर 
लिया । तदनन्तर बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला को पराजित करके उन्होंने बगाल 
को मी अपने प्रघिकार में कर लिया, धौर इस प्रकार इंग्लेण्ड की ईस्ट इण्डिया 


590 भारतीय संस्कृति झोर कला 


कम्पनी को श्पनी भावी योजना की सफलता के लिए भाश्वस्त कर दिया! 
तदनन्तर उन्होने तत्कालीन भारतीय शासकों से सन्धि करके व्यापारिक बन्दरो 
पर भी भपना भझ्राधिपत्य स्थापित कर लिया भौर इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र मे 
विशेषाधिकार प्राप्त करके भारतीय व्यापार को क्षति पहुँचाई । 700 ई० के 
लगभग कम्पनी के स्वामियो ने इंग्लैण्ड में मारतीय वस्त्रों के भायात पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया, जिससे कि भारतोय वस्त्र-उत्पादन व्यवसाय को भारी क्षति 
उठानी पडी । 

प्ेंग्रेजों के इस राजनीतिक कुचक्र के कारण एक शोर तो भारत में उनका 
प्रभुत्त बठता गया झौर दूसरी झोर भारतीय उद्योगपतियों तथा उद्योगों पर 
पग्राजीवित लोगो को विवश होकर उनका प्राश्चय लेना पड़ा। प्रंग्रेजो के 
प्रमुत्व को स्थापित करने के लिए भारत के प्रमाग्यजनित भ्रकालों तथा प्राकृतिक 
विपदाओो ने साथ दिया, जिसके परिणामस्वरूप जजेंरोन्मुख मारत पर दासता 
का कुहरा छाने लगा । 


उन्‍नीसवी शती का राष्ट्रीय नव जागरण 


मारत में मुगल सल्तनत के स्थापित हो जाने के बाद, भ्रर्थात्‌ !4ब्री, !5बवी 
शती से लेकर प्रंग्रेजो के प्रमृत्व, श्र्थात्‌ 20वी शती के मध्य तक भारत की 
झ्राध्यात्मिक, घामिक, नेतिक, शैक्षिक श्रौर राजनीतिक चेतना प्रायः विधटित 
एवं धमिल रही | इस घोर श्रव्यवस्था तथा दासता के समय भारत का सर्वेतोमावेन 
जो शोषण हुप्ला, उससे उसकी प्रगति के समी द्वार बन्द हो गये भौर झागे के 
लिए भी वहू जर्जर बन गया । 
मुगलों और श्रग्रेजो की दासता में एक मौलिक प्रन्तर था। मुगलो ने धपने 
प्रमुत्व की स्थिरता के लिए घामिक प्रभाव पर बल दिया; किन्तु मारतीय 
परम्परा का बहिष्कार करके नहीं। इसके विपरीत श्रेंग्रेजों की दासता का लक्ष्य 
था समस्त भारतीय सामाजिक जीवन को निष्क्रिय तथा पंगु बनाकर निरंकुश 
स्वामित्व की स्थापना करना । उन्होंने अपने कूटनीतिक प्रमाव से भारत के 
सामाजिक, सांस्कृतिक भौर शैक्षिक क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार किया | 
उन्होने घामिक विवमता को बढ़ाया और मारतीयों में पारस्परिक विघटन का 
विष बमन किया । 
भारत की इस गिरती हुई दशा की वास्तविकता को झाँकने वाले कुछ 
जागरूक मारतीयो ने दृढता से प्रंग्रेजों की नीति का प्रतिरोध किया | उनके 


झँग्ल युग सौर गाँधी युग 59] 


प्रेरणाप्रद एवं सबल तेतृत्व ते मारतीय जनता मे राष्ट्रीय जागरण की तीब्नता 
को उभारा । इस प्रकार 29वीं शत्तरी के मारत में दासता के विरोध में एक 
नयी क्रान्ति की भूमिका का निर्माण हुश्रा । यह क्रान्ति एकांगी एवं केवल 
शाब्दिक न होकर सक्रिय थी । उसने भारत के सभी क्षोत्रों मे सामाजिक 
राजनीतिक, साहित्यिक ध्लौर कलात्मक नव जागरण को उद्वेलित किया । भारत 
की सांस्कृतिक एवं घामिक महनीयत्ताभों को विस्मृत एवं भ्राज्छादित करके 
ईसाई मिशनरियों द्वारा पश्चिमी धर्म तथा संस्कृति की स्थापना करके जो 
देशव्यापी भ्रभियान चलाया जा रहा था, उसका विभिन्न संगठनों के द्वारा 
तीघ्नरतर विरोध हुआ | ये सामाजिक और घामिक संगठन विशुद्ध मारतीय थे भौर 
उनके द्वारा देश के शो र-छोर तक मारतीय जनता को पश्रपनी प्रस्तित्व-रक्षा 
के लिए बल एवं प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार के सगठनों में ब्रह्मसमाज, 
झायसमाज, थियोसाफिकल सोसाहटी, रामकृष्णमिशन श्रौर सत्यशोघक समाज 
का नाम प्रमुख है । 


ब्रह्मयासमाज 


पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित कुछ नव शिक्षित भारतीयों ने यह अनुभव 
किया! कि हिन्दुओं की पुरानी धर्म सस्या सामाजिक समानता, वसन्धुल्त श्रौर 
सांस्कृतिक परम्परागो को अवरुद्ध किये हुए है और उसने मानवीय शक्ति को 
धर्ममेद तथा वर्णमेद से कुण्ठित कर दिया है। आधुनिक भारत को इस प्रकार 
की नयी प्रज्ञा का बोध कराने वाले भारतीयों मे राजा राममोहन राम ()774- 
]833 ई०) का नाम भग्रणी है। वे महान्‌ त्यागी, राष्ट्रभक्‍्त श्रौर उच्चकोटि 
के विद्वान थे । उन्‍होंने भारतीय जीवन के वैविध्य को दृष्टि मे रखकर समस्त 
धर्मानूयायी समाज के धर्म-ग्रन्थों का अ्नुशीलन करके पुरातन भारतीय विचार- 
पद्धति पर नये युग के श्रनुरूप एक ऐसे ईश्वरवाद की स्थापना की, जो समस्त मानव 
धर्मों के मूल में निहित है। भ्रपने इस नये धर्म-दर्शन के प्रचार-प्रसार के लिए 
उन्हीने 928 ई० को बंगाल में अह्यसमाज' की स्थापना की । 

राजा राममोहन राय 9वी शती के उन मानवतावादो विचारों के व्यक्सि 
थे, जिन्होंने ग्राधुनिक जन जागरण का सूत्रपात किया । वे भारतीय प्राध्यात्मिक 
परम्पराप्ो के संरक्षक, किस्तु सामाजिक संकी्ंताप्नों के विरोधी थे । उन्होने 
जिस निर्भकता से हिन्दुशों के कर्मकाण्ड तथा उनको मृर्तिपूजा तथा संकीर्णेताश्रो 
का विरोध किया, उसी प्रकार ईसा को ईश्वर पुत्र होने के 'बाइबिल' के 
विचारों की भी झ्ालांचना को । राजा राममोहन राय मूलतः एक राजनीतिक 


599 भारतीय संत्कृति झोर कला 


नेता न होकर ग्रम्भीर विचारक और शिक्षा-शास्त्री थे। बेगला, संस्कृत, प्रंग्रेजी, 
प्रीक, छित्रू श्रौर फारसी झादि झनेक भाषाशों पर उनका समान भ्रधिकार था । 
दे महामानवतावादी उदार विचारों के पोषक थे श्लौर इसीलिए उन्होंने 
राष्ट्रीयदा तथा भन्तरराष्ट्रीयता के समन्वय पर बल दिया। उनका एकमात्र 
लक्ष्य था मानवजाति का कल्याण करना, जिसका प्रतिनिधित्व किया 
ब्रह्मसमाज ने । 

उनकी यह नयी धर्म सस्था उपनिषदो, गीता” और बेदान्त के उदार 
विचारों पर प्राधारित थी भ्रौर उसमें पूर्व तथा पश्चिम की विचारधा राभ्रो 
का समन्वय था । उनके मानवमंगलकारी झादर्श थे यह व्यापक, विशाल विश्व 
श्रह्म का पवित्र मन्दिर है, शुद्ध चित्त ही पुष्य क्षेत्र है, सत्य ही शाश्वत धर्मशास्त्र 
है, श्रद्धा ही धर्म का मूल है, प्रेम ही परम साधन है, झौर समस्त स्थार्थों का सर्वेथा 
परित्याग ही वैराग्य है। उन्होंने श्रपने सन्देश में एक ऐसे सर्वेज्ञ, सर्वव्यापी 
एवं शाश्वत परमात्मा के भस्तित्व की उद्घोषणा की जो मगलमय शोर श्रेयस्कर 
है । भ्पने इस शाश्वत सिद्धान्त के द्वारा ब्रह्मसमाज ने एक ऐसी उदार संस्कृति 
को जन्म दिया, जिसमे परम्परा के आदर्श श्रोर सर्व-प्रमं-समन्‍्वय की भावना 
तथा विश्वबन्धुत्व का सन्देश निहित था । 


इस नये घाभिक जायरण ने पुरुष के ही समान नारी के सामाजिक 
झधिकारों की भी व्याख्या को । पुरानी धर्म संस्था ने नारी के प्रधिकारो को 
सीमित करके उसे सर्बथा पुरुष पर समर्पित कर दिया था। इस घर्मानुशासन 
ने एक भ्रबोध बालिका को विवाह-बन्धन में झाबद्ध होने के लिए विवश किया 
हुआ था । इसी प्रकार वंचिता बाल विधवाशों को बलात सती होने के लिए 
झथवा उसकी जगह भ्राजीवन सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करने के लिए 
बाध्य कर दिया गया था। ब्रह्मससमाज ने इस सामाजिक कुरीति के 
दुष्परिणामों की व्याख्या की भौर उसके झ्दम्प विरोध के कारण तत्कालीन लाई 
विजियम बेंटिक ने सतीघ्रथा को बन्द करने के लिये 829 ई० में एक कानून 
बनाया । ब्रह्मसमाज की प्रेरणा से 856 ई० में ब्रिधवा विवाह को न्यायिक 
स्वोक्ृति प्राप्त हुई, जिसका कि समाज पर दूरगामी सुप्रमाव परिलक्षित हुआ । 


राजा राममोहन राय की प्रेरणा से समाचारपत्रों की स्वतन्तता को बल 
मिला । भ्रंग्रेजो द्वारा बंगाल में जिस भूमि सुधार-ज्यवस्था के नाम पर जनता 
को उत्पीडित तथा भ्रातंकित किया जा रहा था उसका मी उन्होंने खुलकर 
विरोध किया । तत्काल्लीम परिस्थितियों को दुष्टि में रखकर उन्होंने भारतीय 


झ्राप्ल युग शोर याँघी युग 593 


स्कूल-कासेजों-विश्वविद्यालयों में विशान विषय के लिए प्रंग्रेजी को भ्रध्ययन- 
अ्रध्यापन का माध्यम स्वीकार कराया झौर संस्कृत के संरक्षण तथा विकास के 
लिए भी एक “याचिका” प्रस्तुत की। भारत में प्रशासनिक उच्च पदों पर 
भारतीयों की नियुक्ति करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रावाज उठायी, जिसके 
फलस्वरूप !833 ई० में प्नंग्रेजो द्वारा चार्टर ऐक्ट' पारित हुझ्ा, जिसके 
भनुसार भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था हुई । 


बगाल के बाद ब्रह्मससमाज का प्रचार-प्रसार महाराष्ट्र तथा गुजरात में 
हुआ, जिसके फलस्वरूप मानवधर्मंसभा, परमहंससमा शौर प्रार्थनाप्तमा भादि 
विभिन्न लोकहितकारी संगठनों का उदय हुभ्ना | ब्रह्मसमाज के सुधारवादी 
झान्दोलन ने श्री बी० एन० मालाबारी, डॉक्टर रा० गो० भाण्डारकर, न्यायमूर्ति 
महादेव गोविन्द रानडे श्ौर लोकमान्य बालग्ंगाधर तिलक जैसे महान 
व्यक्तियों को समाजोत्थान को घोर प्रवृत्त किया । 


प्रागे चलकर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए देश के जिन आरान्दोलनों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा श्रौर जिन्‍्होने स्वयं को राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप मे 
विलयितकर राष्ट्र में नव जागरण का उदबोधन किया, उनमे ब्रह्मममाज का 
भी नाम भ्रग्मणी है । 


प्रायंधरमाज 


प्राधुनिक भारत के राष्ट्रीय उत्थान मे जिन सामाजिक सबठनों का 
योगदान रहा, उनमें प्रायंसमाज का मी एक नाम है। जिस समय ब्रह्मसमाज 
बंगाल, मद्रास, गुजरात तथा महाराष्ट्र मे झौर क्‍प्राशिक रूप से उत्तर भारत में 
विभिन्न धामाजिक तथा घामिक संगठनों का प्रेरणात्नोत बनकर राष्ट्रीय 
तवोत्थान की भूमिका का निर्माण कर रहा था, उसी समय पश्चिम मारत में 
प्रायंसमाज नाम से एक नये घामिक संगठन का उदय हुआ । उसके जन्मदात्ता 
स्वामी दयानन्द सरस्वती थे | शभ्रायेसमाज का जन्म )875 ई० को लाहौर मे 
हुआ था । 


वेबारिक एवं तात्तिक दृष्टि से ब्रह्मससमाज झौर श्ार्यसमाज दोनों 

एकेश्वरवादी सगठन हैं, किन्तु जहाँ ब्रह्मसमाज विश्व के सभी घधर्मों-सम्प्रदायो 

की ईश्वर सम्बन्धी श्रद्धा को वरीय मानते हुए भी किसी एक घर्म-प्रन्थ को 

प्रमाण नही मानता है, वहाँ श्रामंसमाज समस्त मानवता के सूल में एक हो 

सत्ता का आधार स्वीकार करने पर भी उसका समन्वय वेदों से करता हैं । 
38 


हे भारतीय संस्कृति झौर कला 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने झपने 'सत्यार्थ प्रकाश' में जहाँ एक भोर पौराणिक 
झाचारों तथा हिन्दुधर्मं मे व्याप्त पाखण्डों का खण्डन किया है, वही दूसरी झोर 
वेदिक रीति-नीति की विशुद्धता को सर्वोपरि स्वीकार किया है। इस दृष्टि से 
उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखकर वैदिक धर्म की स्वतन्त्र व्याख्या की है। 

झार्यसमाज के समाज-सुधार-सम्बन्धी दृष्टिकोण वही हैं, जो ब्रह्मसमाज के 
हैं। उसमें हिन्दुओं के सनातनधर्म की आधार-परम्पराप्रों का खण्डन करके 
जातीय समानता, स्त्री-शिक्षा, पुतविवाह भोर प्रन्तरजातीय विवाहों का समथंत 
किया गया है। उसमे ईसाई तथा इस्लामधर्म के पाखण्डो तथा बाह्य-प्राचारों 
की भी कटु भ्रालोचना की गयी है । ग्रायंसमाज ने भ्राधुनिक भारत को, विशेष 
रूप से हिन्दू समाज को, धामिक पुनर्जागरण की प्रोर प्रवृत्त किया झौर भारत 
के समस्त प्रबुद्ध वर्ग ने उसको अपना कर हिन्दुत्व की पुनः स्थापना में प्रपना 
पुरा योगदान किया । इस नये घामिक पन्‍्थ ने वे दिक परम्परा के प्राचारों प्रौर 
वेदाल्त के ग्रद्वतवादी विचारों को पुनरुज्जीवत किया। उसने हिन्दुत्व के 
नवोत्यान के लिए प्रबल अ्रभियान चलाया । राष्ट्रीय एकता के निर्माण के लिए 
समस्त हिन्दू समाज को एक मच पर संगठित होने का आह्वान किया। उसके 
इस राष्ट्रीय श्रमियान को समस्त उत्तर भारत झौर मध्य भारत में व्यापक समर्थन 
प्राप्त हुप्ला । 


सत्यशोधक समप्ताज 


आधुनिक मारत में समाज सुधारक प्रान्दोलनो के इतिहास मे सह्यशोधक 
समाज का नाम भी उल्लेखनीय है । उसकी स्थापना ज्योतिबा फले ने ।8:3 ई ० 
में की थी । धार्मिक दृष्टि से यह संगठन एकेश्वरवादी था । इसका विशेष 
भाव महाराष्ट्र पर रहा । इस सगठन ने हिन्द समाज में व्याप्त ऊँच-नीच 
की विषमताश्रो पर तीत्र प्रहार किया परोर अ्रश्ञान तथा दरिद्रता के विरुद्ध 
धावाज उठाकर समानता के जन्मसिद्ध मानवीय अधिकारों का समर्थन विया । 


इस श्रान्दोलन ने किसानो, कारीगरो तथा मजदूरों के दो्धकालीन झ्राथिक 
शोषण को भी भ्रभावित किया। 


इस संगठन ने अस्पृश्यता-निवारण के लिए भो सशक्त एबं व्यापक ग्राम्दोलन 
चलाया प्रौर पिछड़े हुए समाज के प्रति होने वाले भ्रन्यायों का तीब्र विरोध 
किया। वर्गवाद झ्ौर जातोय श्रेष्ठता की परम्परागत मान्यता के विरोध मे 
उसने भपने समानता तथा एकता के धादणों को प्रस्थापित किया ! इस प्रकार 
वर्गंवाद तथा जातीयवाद के कारण जो हालि हो रही थी, भौर समाज की 


झाँ्ल पुग भोर भाँचों युग 595 


मेहनतकश जनता में जो ध्सन्‍्तोष व्याप्त था, सत्यशोधक समाज ने उसके 
सुधार के लिए प्रभियान चलाया । 


विपोसाकिकल सोसाइटी 


भाषुनिक भारत के निर्माणक एवं राष्ट्रीय नव चेतना के जनक विभिन्न 
प्रान्दोलनों ने भारतीय जनता को उद्योधित करने का सराहनीय कार्य किया । 
उन्होने न केवल भारतीयों को, प्रपितु भारत में बस रहे उन पशंग्रेजों को भी 
प्रभावित किया, जो मातवता के संरक्षक, न्याय के पक्षपाती भौर वेचारिक दृष्टि 
से उन्नत थे। श्रीमत्ती एनी बेसेंट इसी प्रकार के मानवतावादी विचारों की महिला 
थी । उन्‍होंने थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना करके भारत में समानता 
तथा एकता के झ्भियान मे अपना योगदाल किया। समस्त धर्म एवं दर्शन का 
मूलाधार सत्य” ही थियोसाफी है। थियोसाफिकल सोसाइटी वस्तुत: सब 
प्रकार के मेद-भाव से रहित सत्यान्वेधी साधकों का एक समूह हैं। इस 
प्रन्तरराष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना 875 ई० में ल्यूयार्क (ध्रमेरिका) में हुई 
थी । 879 ई० को उसका कार्यालय न्यूयार्क से भारत (बम्बई) लाया यया । 
भारत मे उसकी शाखा 890 ई०७ में स्थापित हुई धौर 895 ई० में उसे 
वाराणसी लाया गया । उसके तीन प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : 


], मानवजाति के सा्वभोम आतृमाव का एक केन्द्र बिना किसी जाति- 
घ्॒मे के स्थापित करना; 2. विभिन्न धर्मे, दर्शन तथा विज्ञान के अ्रष्ययन को 
प्रोत्सा हित्य करना; झौर 3. प्रकृति के क्‍प्क्‍श्ञात नियमों तथा मानव में भनन्‍्तानिहित 
शक्ति का विकास करना । 


उसका एक सर्वव्यापी सत्ता मे विश्वास है, जो कि समस्त सुष्टि का मुल- 
स्रोत भौर सर्वत्र व्याप्त है । उसका लक्ष्य एक ऐसे मानव-पमाज का निर्माण करना 
है, जिसमें सेवा, सहिष्णुता, भात्मविश्वास भौर समत्वभाव की प्रतिष्ठा हो । 


राष्ट्रीय नव जागरण में प्रशावादियों का योग 


देश के विभिन्न धंचलों से संचालित इस नये झान्दोलतों ते भारतीय स्वाधीनता 
की लौ जलायी। राष्ट्रीय भ्रान्दोघन की इस लौ को जिन राष्ट्रवादी भारतोयों 
ने प्रज्ज्यलित किया उनमें श्री सुरेन्द्रवाथ बनर्जी, श्री फीरोजशाह मेहता, 
श्री गोपालकृष्ण ग्ोखले, श्री दादाभाई नौरोजी, श्री मायकेल मधुसूदनदत्त, 
श्री महामना मदनमोहन मालवीय भोर राजधि पुरुषोसमदास टण्डन का नाम 


596 भारतीय संस्कृति ध्यौर कसा 


मुख्य है। इस राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने तत्कालीन शिक्षा के पुनर्गठन को भी प्रभावित 
किया, जिसके फलस्वरूप 906 ई० को बगाल में एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति” का 
गठन हुआ भोर उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की पुतव्यंवस्था के कार्यक्रम 
को सक्षियतापुर्वक कार्याम्वित किया गया । उसके लगभग दस वर्ष बाद महामना 
मालवीय जी के भ्रथक प्रयास से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस 
विश्वविद्यालय ने प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को प्रधिक सुनियोजित ढंग पर 
संचालित किया श्रौर छात्रो मे चरित्र-निर्माण, हिन्दू संस्क्ृति के उत्थान तथा राष्ट्रीय 
भावना का बीजारोपण किया । भारत के इस नये शैक्षिक भ्रान्दोलन ने सामाजिक 
क्षेत्र को भी प्रभावित किया भौर उसके फलस्वरूप युवको में गाँवों की प्रोर चलो' 


प्रान्दोलन का सूत्रपात हुआ । 

इस प्रकार पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक 
राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए जन-जागरण निरन्तर प्रबल होता जा 
रहा था । इस राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ सांस्कृतिक नव निर्माण के लिए 
भी स्थायी प्रयत्त हो रहे थे। एक शभ्रोर राजा राममोहन राय भारतीय 
संस्कृति के पुरातन श्रादर्शों को नये युग की बदली हुई परिस्थितियों के श्रनुसार 
प्रस्तुत कर रहे थे धौर दूसरी श्रोर महामना मदनमोहन मालवीय हिन्दुत्व के 
तवोत्यान के लिए चेप्टारत थे । इसके साथ ही प्राधुनिक भारत के ऋषि 
कर्मयोगी बालगंगाघर तिलक “गीता! के प्रादर्शों को इस रूप में प्रस्तुत करने 
पर लगे हुए थे, जो विश्व के लिए उपादेय सिद्ध हो सकें भ्यौर जिनसे मानवता 
का मंगल हो सके । हजारों वर्ष पूर्व कहे गये 'गीता' के कर्मयोग को श्राधनिक 
विश्व पर चरितार्थ करने को दृष्टि में उन्होंने 'गीता' की सर्वधा नवीन व्याख्या 
की भौोर उसमे यह सिद्ध किया कि प्ररस्तू, सुकरात, मिल, स्पेन्सर, काण्ट श्ौर 
प्रोत भ्रादि अ्रध्यात्ममादी तथा आधिभौतिकतावादी विचारों से उसकी 
प्रभिन्नता है। 


लोकमान्य तिलक की स्वंधा नयी स्थापनाओं ने मारतीय संस्कृति के एक 

ऐसे पक्ष को उजागर किया, जो युग प्रौर परिस्थितियों के श्रनुरूप था। 

उन्होंने समस्त मानव जाति के नीतिशास्त्र को एक बताकर पौर्वात्य और 

पाश्चात्य सस्कृतियों मे एकता स्थापित करने का सराहनीय यत्न किया। 

लोकमान्य ने भारतीय श्रध्यात्मवाद का ब्राधुनतिक पदार्थविज्ञान, सष्टिशास्त्र, 

इतिहास, मनोविज्ञान श्रौर समाजशास्त्र के साथ तादात्म्य स्थापित करके 
।रतीय सल्कृति की युगानुरूप तवीन व्याख्या की । 


झाँग्ल युग झोर गाँधी पुग 597 


लोकभान्य के कर्मयोग की चरम परिणति योगिराट्‌ झरविन्द की साधना 
में देखने को मिलती है । उन्होंने गीता” के सहित बेदों तथा उपनिषदों के 
तत्वज्ञान को सर्वथा भ्रपूर्व रूप में प्रस्तुत किया। इन दोनों प्रज्ञावादी विचा रकों 
की व्यास्यान-शेली में बड़ा प्न्तर है। जहां लोकमान्य की प्रतिपादन शैली 
झधिकाधिक सुगमता के कारण श्रष्येता को श्रपनी प्रोर क्‍्राकषित करती है वहाँ 
योगिराज की उलझी हुई तर्क-पद्धति सुविज्न को भी एक बार पुतविचार के 
लिए बाध्य करती है। उन्होने पाश्चात्य तथा पौर्वात्य विज्ञान भौर दर्शन के 
पारिभाषिक शब्दों से और उच्च कल्पनाओ्ोों से सलिश्ष्ट करके श्रपने विचारों 
को दुरूह एवं जटिल बना दिया है। उनके तर्क-शान की विशेषता यह है कि 
उसमें भ्राधुनिक विज्ञान को प्राध्यात्मिक भूमिका में समस्वित करके प्रस्तुत 
किया गया है । 


योगिराज भरविन्द में 'गोता” पर विस्तृत एवं गम्मीर व्याख्यान लिखे भौर 
उनमे यह प्रतिपादित किया कि सहस्रो वर्षों पूर्व कहे गये उसके सिद्धान्त 
झाधुनिक जन-जोवन के लिए नितान्त उपयोगी एवं प्रेरणादायी हैं । 
उन्होंने यहू प्रस्थापित किया कि 'गीता' के महान्‌ झादर्श एवं सन्देश भाज के 
मानव-समाज के लिए व्यवहारसापेक्ष्य तथा नैतिक एवं झ्राध्यात्मिक मान-मूल्यों 
के उन्नायक हैं । उन्होने 'गीता' की सतत सजीवता तथा नित नवीनता का 
प्रतिपादन करके झपने विलक्षण पाण्डित्य का परियय दिया । उनकी मान्यता 
है कि गीता! राष्ट्रीय नवोत्थान श्रौर सांस्कृतिक भ्रम्यृदय का मार्ग प्रशस्त 
करने में भो स्वंथा समर्थ है और इस दृष्टि से उसका प्रध्ययन भ्रपेक्षित है 

योगिराज मनुष्य की भौतिक तथा श्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता के पक्षगाती 
थे। उन्होनें मानव श्रौर मानवजाति के पारस्परिक सम्बन्धों में तादात्म्य 
स्थापित करने के लिए झ्पना यह मतव्य प्रकट करते हुए लिखा है कि उसी 
स्थिति में मानव मे भ्रन्तहित दिव्य सत्ता के दर्शन किये जा सकते हैं, जब प्रत्येक 
व्यक्ति में प्रात्मा की स्वतस्त्रता को स्वीकार किमा। जाय । यदि किसी 
जातिविशेष का धर्म-विधान यह निर्देश करें कि अमुझ मार्ग ही श्रेष्ठतम एवं 
वरिष्ठ है, उसके प्रतिरिक्त दूसरा मार्ग है ही नहीं, तो ऐसी सीमा या शर्ते के 
प्राधार पर वास्तविकता को पा सकता, एक सर्वेहितक्ारी व्यवस्था दे सकता 
कंदाजित्‌ प्रसम्मव होगा । 

योगिराज के वेचारिक ऐक्य तथा धम्मे-समस्वय के सुचिन्तित सिद्धास्तों का 
सरलोकरण डॉक्टर भगवानदास (!869-958 ६०) के विवारों में प्भिव्यक्त 


598 भारतीय संस्कृति और कला 


हुआ । उनके मत से सभी घर्मों के झ्रादर्श एवं उद्देश्य एक हैं । समी धर्मों 
में यह माना गया है कि परसात्मा सब के भीतर प्रात्मा के रूप में विद्यमान है । 
सभी धर्म ज्ञान, मक्ति स्‍ग्नौर कर्म के मानने वाले हैं । सबके मजहबो में 
शानकाण्ड भोौर हकीकत की बाते एक जैसी हैं। सभी मजह॒बवाले यह मानते 
हैं कि खुदा है भौर वह एक है, भद्वितीय है। सभी धर्मानुयायी यह स्वीकार 
करते हैं कि पुष्य का फल सुख झौर पाप का फल दुःख होता है। किन्सु 
उन्होने यह स्थापित किया कि मनुष्य की रूह सर्वोपरि है। मनुष्य ने ही 
मजह॒ब या धर्म को समय-समय पर परिवर्तित किया है । 


उनके दाशंनिक विचारों का सार 'अहम्‌, एतत, न (मैं-पह-नही) महावाक्य 
है, जिसके झनुसार केवल एक, एकाकार, एकरस, प्रखण्ड और निष्क्रिय सम्बित्‌ 
के प्रस्तित्व के प्रतिर्क्ति कुछ नही है। उनकी दार्शनिक विचारधारा में प्राच्य 
तथा पाश्चात्य झौर भूत तथा वतंमान का ऐक्य है। उन्होंने हीगेल प्ौर 
शक राचाये के दर्शनों का निविकार ब्रह-सिद्धान्तो का, समन्वय किया था । 


डॉक्टर भगवानदास मारत की पुरातन परम्पराशों से परिमण्डित 
प्राधुनिक्ता के श्राधार-स्तम्म थे। उनके महान्‌ व्यक्तित्व में प्रशातन तथा 
प्राधुनिक का एक साथ समन्वय हुभ्रा था । उनके इस समन्वित व्यक्तित्व की 
राष्ट्रीय रवाघीनता के इतिहास पर भी प्रमिट छाप है। हिन्दुत्व के पुनरुत्थान 
प्रौर शैक्षिक पुनर्गठन के रूप में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 
करके जो एक प्रयोग किया गया था उसकी सकलता के मागीदारों में महामना 
मालवीय के बाद डॉक्टर मगवानदास का ही दूसरा स्थान है । काशी विद्यापीठ 
की स्थापना से ही वे अनेक वर्षों तक उसके कुलपति रहे । 


राष्ट्रीय प्रान्दोलन मे उनका सक्रिय योगदान रहा ; भ्रसहुयोग भान्दोलन 
मे माग लेने के कारण 92] ई० मे उन्हे एक वर्ष के कारावास का दण्ड सिला 
था । उत्होंने श्री चितरंजतदास के साथ मिलकर 923 ई० में स्वराज्य की 
रूपरेखा तेयार की थी, जिसमें व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की । वे गांधीयुग के 
महान्‌ दाशंनिक थे । 


शष्ट्रीय नव जागरण में कलाकारों ध्रौर साहित्यकारों का योग 


परम्परा से ही राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक भ्रम्युत्थान में साहित्य तथा कला 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। समय-समय पर राजनीतिक कारणों से 


आँप्ल युग और गाँधी युग 599 


सामाजिक जीवन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए झौर विदेशी सत्ता के कारण 
इस देश की संस्कृति में जो नये तत्त्व समाविध्ट हुए उसके इतिहास की प्रमाण" 
सामग्री तत्कालीन कला-कृतियाँ हैं । 

9वी शती में भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण भ्राधिपत्य हो जाने 
पर भारत के विभिन्न भ्रंचलो में देश का कला-धरातल भी उससे प्रप्रभावित 
न रह सका । हस राष्ट्रीय चेतना से देश के कवियों, कलाकारों, पत्रकारों 
झौर राजनीतिक नेताश्नों को एक नयी प्रेरणा प्राप्त हुई । इन कला-कृतियो 
मे जो दुःख, उत्पीड़न, घुणा श्लौर निराशा झादि विभिन्न भावों का 
समावेश देखने को मिलता है उसका कारण दासता भौर उसके प्रति तीद्र 
आक्रोश था । 

इस राष्ट्रीय झ्रान्दोलन का प्रमाव बंगाल पर शभ्रधिक प्रभावशाली रूप में 
परिलक्षित हुआ । 903 ई० में लार्ड कजेन द्वारा किये गये बग-मंग से जनता 
पर और बुद्धिजीवियों तथा कलाकारो पर जो दुष्प्रभाव व्याप्त हुआ उसका 
झ्राक़्ोश कला-कृतियों भे उभरा । उसके फलस्वरूप झोर स्वाघीनता तथा 
राष्ट्रीय नव जागरण के देशव्यापी भ्रान्दोलन ने कलाकारों को कला के 
पुनर्भूल्थांकन की ओर प्रवृत्ति किया । इससे पूर्व विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों 
में कला के अ्रध्ययन के लिए योरोपीय श्रत्तीक तथा भ्राधार थे भोर उनसे 
प्रभावित वे निर्जीव कला-कृतियाँ भ्रध्ययन-भ्रध्यापन का विषय यों, जिनसे ने 
तो इस देश के जन-जीवन का कोई सम्बन्ध था श्रौर न ही उनकी शिल्प-संरचना 
भारतीय कला के उत्थान के लिए उपयोगी थी । इस कमी को पूरा करने के 
लिए श्री ई० बी० हैवेल, आ्राचार्य भ्वनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, 
श्री नन्दलाल बढु, श्री क्षितीद्ताथ मजूमदार, श्री शैलेन्द्रनाथ डे, भोर 
श्री प्रसितकुमार हाल्दार प्रमृति कलाचार्यों ने पभ्रपनी तूलिकापों द्वारा भारतीय 
भनभूतियों तथा विशुद्ध आदर्शों को प्रस्तुत किया । 

देशव्यापी श्रान्दोलन को धागे बढाने के लिए जिस प्रकार कवीन्द्र रवीन्‍्द्र 
तथा प्रन्य लेखकों का योगदान रहा, वही योगदान कला के क्षेत्र में भ्रवनीन्दर 
बाबू का रहा | इसी प्रेरणा से उन्होंने अपने भ्ग्रज श्री ग्गनेन्द्रनाथ ठाकुर के 
सहयोग से 'इणष्डियन सोसाइटो श्रॉफ भोरिएण्टल पार्ट” की स्थापना की । 
इस राष्ट्रीय नवोत्थान का क्षेत्र बम्बई से कलकत्ता तथा मद्रास तक के कलाकारों 
में व्याप्त हुप्रा । इन दोनों केस्द्रों के जिन कलाकारों का इस अम्युत्यान में 
ज़म्बे समय तक योगदान रहा उनमें श्री प्रदोष दासगुप्ता, शी रथिन मित्रा, 


600 भाश्तीय संस्कृति शोर करा 


श्री प्राणक्ृष्णपाल, श्री सुतील माघवसेन, श्री विनोद मजूमदार, श्री परितोष सेन, 
श्रीमती कमला दासगुप्ता और श्री हेमनत मिश्र का नाम उल्लेखनीय है । 

इन कलाकारों के भ्रतिरिक्त साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीय भान्दोलन में 
भरपूर योगदान किया । राजा राममोहन राय ने जिस ब्रह्मससमाज की स्थापना 
की थी, उप्तकी जन्म भूमि बंगाल थी। प्रतः स्वमावतः उसकी प्रतिक्रिया भी 
पहले बगाल पर ही परिलक्षित हुई । राजनीति और धर्म के श्रम्युदय के साथ 
ही वहाँ कला भौर साहित्य की दिशा में भी प्रगति हुई | ब्रह्मसमाज नही 
झ्राधुनिक भारत को रवीन्द्रनाथ ठाकुर जेसा विश्वकबि एवं कलाकार श्ौर 
बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय जेसा महान्‌ साहित्यकार दिया । 

9वी शी के प्रख्यात एवं विश्वुत विद्वान बकिमचन्द्र चट््‌टोपाष्याय (838- 
8५4 ई०) ने अपनी समर्थ लेखनी से राष्ट्रीय भान्दोलन को उद्लेरित 
करने में प्ररणा-स्नोत का कार्य किया । !833 ई० में “चार्टर ऐक्ट' सम्बन्धी 
प्रसिद्ध मसविदे के कारण जहाँ एक ओर अश्रंग्रेजी को उच्च भ्रष्ययन के लिए 
एकमात्र प्रधिकार प्राप्त हुआ, वहाँ दूसरी झोर विदेशी भाषा के प्रभुत्व के 
कारण देशी माषाझो की गति मे भ्रवरोघ उत्पन्न हुआ । इस कुप्रमावकारी नीति 
को निष्फल करने के उद्देश्य से बकिम बाबू ने भ्रपनी कृतियों का माध्यम बंगला 
भाषा को बनाया । बंकिम बाबू की बंगला रचमाओ्ो का प्रमाव भन्‍्य माषा- 
माषी साहित्यकारों पर भी पडा । उनकी #तियो का भ्रनुवाद तथा रूपान्तर 
प्रायः सभी भारतीय भाषाझ्ों में हुआ । इस प्रकार उन्होने भाधुनिक 
साहित्यकारों को भारत की प्रादेशिक भाषाझ्रो के प्रति उन्मुख किया । 

उनका झनन्दमठ' उपन्यात्त राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास का एक अग 
है। उसके द्वारा उस क्रान्तिकारी प्रान्दोलन का सृत्रपात हुप्रा, जिसने देशव्यापी 
प्रसहयोग का विकट रूप घारण किया। भारतीय स्वाधीनता का बीज मन्त्र 
बन्दे मातरम्‌ हसी उपन्यास का उद्धोष है । 

बंकिम बाबू की ही माँति विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर (86-94! ई०) ने 
मी स्वाघीनता-पआ्रान्दोलन को बल दिया । वे गराँधीयुग के प्रभावशाली 
दार्शनिक श्रौर मानवताबादो विचारधारा के महाकवि थे। उन्होने व्यष्टि में 
समष्टि के दर्शन किये । श्रपने इस मानवतावादो दृष्टिकोण के कारण वे सम- 
सामयिक विश्व मानवता तथा अपने भ्रास-पास की राष्ट्रीय समस्याझो से 
श्रश्नमावित न रह सके । उन्होंने भ्रपनी कविताझों में, भौर विश्लेष रूप से भ्रपने 
उपन्यासो एवं भ्रपनी कहानियों मे विश्व स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर 


झाँग्ल युग और गांधी युग 60] 


सामाजिक प्रसमानताभ्रों का सफल, वास्तविक एवं सशक्त चित्रण किया । 
उनके काय्य मे श्रभिव्यक्त दार्शनिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना ने समस्त 
भारतीय साहित्य को प्रभावित किया भौर उसके झनुकरण पर देश की विभिन्न 
आषाो के कवियों, लेखकों ते अपनी रचनाभों का निर्माण किया । उनकी 
कविता पर धाल्मोकि तथा व्यास ओर दाशंनिक विचारधारा पर गीता तथा 
शंकराचार्य के एकेश्वरवाद तथा सामाजिक ग्रभिन्नतावाद का प्रमाव है । 


इस राष्ट्रीय आन्दोलन को यद्यपि देश की समी भाषाओं के साहित्यकारो 
का व्यापक सम्थंन प्राप्त हुआ; किन्तु उन सब का समावेश करना यहाँ सम्मव 
नही है । भाधुनिक हिन्दो-साहित्य मे खड़ी बोली का उदय एकमात्र राष्ट्रीय 
चेतना से हुआ, जिसके प्रवर्तक थे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र (!850-885 ई०)। 
वे भनेक माषाझ्रों के ज्ञाता और उदार विचारों के व्यक्ति थे । वे परम राष्ट्र 
भक्‍त थे । उन्होंने प्ऑॉग्ल शासन में बड़ती हुई भनी तियो, आवथिक शोषण, काले- 
योरे के मेद-भाव पर प्रपनी रचनाग्रो मे क्षोभ् ज्यक्त किया । भारतवासियों 
का पाश्चात्य सम्यता का भ्रन्धानुकरण श्रौर निज भाषा के प्रति उदासीनता 
का उन्होंने विरोध किया है। उतका 'भारतजननी” झर “भारतदुर्दशा' नाटक 
उनके राष्ट्रीय प्रेम के परिचायक हैं । 

राष्ट्रीयता को अपने साहित्य का सम्बल बसाने वाले हिन्दों के कवि 
मेथिलीशरण गुप्त का नाम भी इस सनन्‍्दर्म मे उल्लेखनीय है । उन्हे “राष्ट्रकवि' 
का सम्मान प्राप्त था | उनकी प्रायः सभो रचनाएं राष्ट्रप्रेम से श्ोत-प्रोत है । 
किन्तु “भारत भारती' का निःसन्देह झाधुतिक युग के समस्त भारतीय साहित्य 
में भ्रपना विशिष्ट स्थान है। उनका प्रभाव अपने सम-सामयिकों तथा परवर्ती 
साहिध्यकारों पर भी परिलक्षित हुआ | गुप्त जी ने भ्रपनी रचनाश्रो द्वारा हिन्दी 
जगत्‌ को राष्ट्रीयता का प्ररणाप्रद सन्देश दिया श्लोर वाल्मीकि, कालिदास की 
परम्परा को मार्यादित सस्कृति को पुर्र्जीबित किया । 


आ्राधुनिक भारत 


राष्ट्रीय स्वाधीनता का गाँधो युग हु 
प्रंग्रेजो द्वारा मारतीय शासन को स्वायत्त करने के उपरान्त 8वी शती के 
मध्य से देश मे जो घामिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा बोद्धिक भान्दोलन हुए, 


उन सब ने झ्राधुनिक नये भारत के निर्माण के लिए एक सुस्थिर भूमिका की 
रचता की | 


502 भारतीय संस्कृति भौर कला 


अठारहवी शती ईसवी के आरम्भ से (865 प्लौर उसके बाद भी) 
सती प्रथा (829 ६०), गुलामो के व्यापार की प्रथम (843 ई०), सामाजिक 
स्याय तथा समानता (860 ई०), पुनविवाह ([856 ई०) श्रौर अन्तरजातीय 
विवाहों (865 ई०) के लिए जो नियम बने उनके मूल में उक्त संगठनों भौर 
उनके संचालक राष्ट्रभक्त भारतीयों का योगदान रहा है । इन समस्त श्रान्दोलनों 
ते मिलकर प्रन्त में एक नयी चेतना को जन्म दिया, जिसके केन्द्र राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी थे। सारे देश में एक साथ राजनीतिक, सामाजिक और 
शैक्षिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप प्रत्येक मारतीय को स्वधीनता-प्राप्ति के 
संकल्प को पूरा करने के लिए त्याग तथा भ्रात्मसमपंण के लिए प्रेरित एवं 
प्रोत्साहित किया । इस देश-व्यापी राष्ट्रीयवा की मावना का सफल 
संचालन करने के लिए राष्ट्र का नेतृत्व मोहनदास कमंचन्द गाँघी के हाथ 
में झ्राया। उनके नेतृत्व को गरम” झौर 'तरम' दोनों ढलो ने स्वीकार किया। 
गाँधी जी ने मारतोय स्वाघीनता-आन्दोलन के सचालन के लिए राजनीतिक 
प्रभियान को तथा रूप दिया | यह नया रूप था सत्याग्रह । उनके इस सत्याग्रह 
मे सत्य, प्रहिसा, त्याग, नेतिक बल और ग्ात्म-परिष्कार के मदह्दान्‌ उद्देश्य 
निहित थे । उन्होने अन्याय और श्रसमानता के विरुद्ध उद्धोषणा की, जो कि 
सारे देश के जन-जन की वाणी मे देश के प्रोर-छोर तक गंज उढी । उन्होने 
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए चर्खा यज्ञ और पचायती राज्य को 
प्रचलित करने की दिशा मे प्रथत्त किया । उनके सत्याग्रह का प्रभाव विदेशी 
शिक्षा और विदेशी वस्तुप्रों के बहिष्कार के रूप में सामते श्राया । 


इस प्रकार महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे एक नये राजनीतिक झान्दोलन का 
सृत्रपात हुआ । महात्मा गाँधी ने गत शताब्दी के समाज युधारो को कार्यान्वित 
करके एक श्रोर तो श्रीमती श्रमृत कौर, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित तथा 
श्रीमती सरोजिनी नायडू जँसी राष्ट्रीय तथा भ्रन्तरराष्ट्रीय ख्याति की महिलाश्रों 
के नेतृत्व में भारतीय नारी-समाज को झ्ागे बढने के लिए प्रेरित किया श्रौर 
दूसरी ओर श्रन्तरजातीय विवाहो, ऊँच-नीच की विषमताझो तथा श्रपृश्यता- 
निवारण के कार्यक्रमों को तीब्नता से ग्रागे बढाया । 

भारतवासियों को पारस्परिक विरोधों के बीच उलमाये रखने वाले 
इन भीतरी भंगड़ो के कारण देश की जजंरता के परिणाम झौौर मी उभरकर 
सामने भ्राते, यदि गाँधी जी उनके दमन के लिए सक्रिय न हुए होते । इन 
भीतरी वैषम्यों का प्रन्त करने के साथ-साथ उन्होने देश के प्रत्येक व्यक्ति के 


आँष्ल युग सौर गाँधों युग 603 


भोतर उसके मौलिक प्रधिकारों की माँग के औौचित्य को अधिक प्रमावशाली 
रूप में उभारा और दासता के विरुद्ध जन-जन में तीव्र श्राक्ोश की घारा बहांकर 
झपने राष्ट्रीय स्वाधीनता के अभियान को सबल बनाया । 


गाँधी जी ने मारतीय तत्त्वज्ञान को प्रत्यक्ष आचरण में भ्रवतरित किया । 
उन्होंने लोकमान्य तिलक तथा योगिराज प्ररविन्द के दिव्य जीवन की 
ऋकियों को जन-जीवन में प्रतिबिम्बित करने का नया योग-साधन किया । 
उन्होंने एक सच्चे सन्‍त की भाँति सात्त्विक भौर सरल नेतिक आचरण फो 
वरीयता दो। उन्होने परलोक की अपेक्षा इह लोक में मानव्र के पद की 
सुस्थिरता पर भ्रधिक-ध्यान दिया । प्रहिसात्मक प्रात्मशक्ति को उजागर करके 
उन्होंने समाज-पंस्था को दूषित करने वालो हिसक प्रवुत्तियों का दमन किया । 
उतकी दृष्टि से सामाजिक स्वस्थता भ्रौर स्थिरता के लिए हिंसक शक्ति का 
विघ्वस करके हो नैतिकता को उजागर किया जा सकता है । 


गाँधी जी ने पाश्चात्यों की धर्म-संस्कृति श्रौर उस पर श्राधारित आधुनिक 
धुधारो का भ्रस्वीकृत करके अपने प्रध्यात्मवाद के हग्राघार को समूचे विश्व मे 
फैलाने का नया रास्ता बनाया । उन्होने विकसित यान्त्रिक शक्ति में मनुष्य की 
बढती हुई पराधीनता का झात्मदर्शन किया । उन्होंने इस विच्छेदक यग्त्र- 
सस्क्ृति को नंतिकता के हछ्वास का कारण सिद्ध किया भ्रौर भारत की सामूहिक 
प्रगति के लिए उसके श्रतीत की ग्राम्य सस्क्ृति की श्रोर उन्मुख करके एक नये 
जीवन दर्शन की स्थापना की । इसकी सफलता के लिए उन्होंने ग्रामोद्योगी 
भ्रंशासत्र की पुन: सस्थासना की । उसके कार्यान्वयन के लिए उन्होंने ऐसी 
आश्रम सस्था को जन्म दिया, जिसके श्रनुशासन मे प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने भरण- 
पोषण, झपने नैतिक तथा प्राध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वय को ही उत्तरदायी 
प्रनुभव करे । उनकी इस प्राश्रम-जीवन-व्यवस्था में वर्ग-मेद झोर राष्ट्र-मेद की 
क्षद्रताओों को कोई भी स्थान नही दिया गया है। 

गांधी जी ते भौतिक एवं यान्त्रिक शक्ति के नियन्त्रण के लिए श्रात्मशक्ति 
के महृत्त्पर बल दिया। किस्तु भ्राज का गांँधीवादी समाज गाँधी जी के 
धेयेय की प्राप्ति के लिए कहाँ तक सफल हुप्मा, कहा नहीं जा सकता है। गांधी 
जो में भात्माध्िकार करने बाला जो स्थिर निश्चय श्र श्रदम्य इच्छा शक्ति 
विद्यमान थी, आधुनिक गाँधी वादियों ने उसको चरितार्थ एवं कार्यान्वित करने 
को अपनी क्षमता का कहाँ तक विस्तार किया है, इसका निश्चयपूर्वक निर्णय 
करना सन्दिर्ष है। उसका कारण यह है कि “गाँघीवादियों के मन में श्रव तक 


604 भारतीय संस्कृति शौर कला 


उस मनीषा का उदय नहीं हुआ है, जो वर्तमान समय के विशाल ज्ञान-विज्ञानों 
की नेतृता मे निर्माण होने वाले विभिन्न भ्ाथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
समस्याप्नों को सुलभाने वाला चरम बौद्धिक उल्कर्ष प्राप्त कर सके ।” 


राष्ट्रपिता द्वारा प्रबतित राष्ट्रीय स्वाधीनता के इस महान्‌ भान्‍्दोलन को 
संचालित करने मे जिन महापुरुषो का झनवरत योगदान रहा उनमे भी सुभाषचन्द्र 
बोस का नाम मुख्य है। इस भ्रदम्य साहसी, बुद्धिमात्‌ और प्रभावशाली व्यक्ति ने 
अनेक देशो का भ्रमण करने के उपरान्त 943 ई० में जापान में भाजाद हिन्द 
सरकार की स्थापना की भ्रौर साखो प्रवासी मारतीयो को उसके प्रति बफादारी 
की शपथ के लिए राजी किया । इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य था मारत को 
स्व्॒तन्त्रकर दिल्लो के लाल किले पर तिरंगा भऋण्डा फहराना। उनकी भअभ्राजाद 
हिन्द सेना के राष्ट्रीय बारे थे 'जय हिन्द” झौर 'दिल्लो चलो । उन्होने एक 
शक्तिशाली सेना का मी सग्ठन किया। किन्तु दूसरे महायुद्ध में जापान की 
पराजय के कारण प्राजाद हिन्द सेता के प्रनेक प्रमुख व्यक्ति कारागार मे डाल 
दिये गये और दिल्‍ली के लाल किले मे उन पर राष्ट्रद्रोहू का मुकदमा चलाया 
गया, श्रोर उन्हे कई तरह से दण्डित किया गया । 


प्रेग्रेनो की हस क्रूरता झौर कूटनीति के कारण स्वघोनता-प्रान्दोलन की 
भावना और भी बलवती हो उठी । देश मे घट रही इन दुघंटनाश्रो का प्रमाव 
सेना के तीनो प्रगो पर मो लक्षित हुआ और वहाँ मो क्रान्ति की प्राग सुलगने 
लगी । इसो बीच 942 ई० में भारत छोडो श्रान्दोलन झ्रारम्भ हुम्ना । महात्मा 
गाँघी तथा उनके सहयोगियो को कारागार मे बन्द कर दिया गया। भ्रग्रेजो की 
इस दमनपूर्ण भ्रनीति से सारे देश में श्वसन्तोष को श्राग म्म्तक उठी । इस जन- 
क्रान्ति का प्रमाव सेना पर मी पड़ा भ्ौर 935-46 ई० में नौसेना ने विद्रोह 
कर दिया । उधर उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर तंनात स्थल सेना के जवानों ने 
भी विद्रोह कर दिया । अब सारे देश मे एक स्वर से 'भारत छोड़ो' का नारा 
बुलन्द हो उठा । 

स्वाधीनता की इस एकमात्र बलवती प्रावाज ने श्रग्रेजो को. मारत छोड़ने 
पर विवश किया । )5 भ्रगस्त, 947 को भारत स्वतन्त्र हुआ; किन्तु स्वाधोनता 
प्राप्ति की इस सफलता को विफल करने के लिए अंग्रेजों ने अपने ख्वेर-स्वाहों 
का एक वर्ग बना लिया, जिसने देश-विमाजन की माँग की । देक् के लिए यह 
एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थो; किन्तु तत्कालीन राष्ट्र नेताभों के समक्ष इसके 
भतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहों था ।-देश-विभाजन के बिना राष्ट्रीय 


झँग्ल युग झौर गांधी युग 605 


स्वाधीनता सम्मव नहीं थी । भ्रेग्रेजों ने मारत को हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान 
दो झलग-प्रलग देशों में बाँठ दिया । जन-समाज में उसको पश्रच्छी प्रतिक्रिया 
नहीं हुई; परन्तु कोई कुछ नही कर सका । घामिक कठमुलायन औौर प्रहिष्णुता 
के शिकार लगभग एक करोड हिन्दुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए विवश 
किया गया । लाखो हिन्दुधों को मौत के घाट उतारा गया | मारत पर भी 
उसकी प्रतिक्रियात्वकूप यहाँ भी मारकाट हुई। पाकिस्तान ने एकमात्र यह 
उद्देश्य बना लिया कि भारत की प्रगति में सदा बाधा उत्पन्न की जाय । 


हिन्दुस्तात-पाकिस्तान के रूप में भारत विभाजन से केवल ईर्ष्या-द्रेष तथा 
धणा का प्रचार-प्रसार हुआ । वास्तव में यह इतिहास की एक अत्यन्त दुःखद 
घटना थी । एक लम्बे अरसे तक जिन हिन्दू-मुसलमानों ने एक होकर स्वाधीनता 
प्राप्ति के लिए श्रसत्य यातनाओ्ों को सहन किया, उन्हें विवश होकर भारत- 
विभाजन स्वीकार करना पड़ा । विगत सकड़ों वर्षों से जिनकी इतिहास झौर 
परम्पराएँ अ्रटूट रूप मे परस्पर गुम्फित थीं, प्रतीत में हुए श्रनेक प्रकार की 
विषम परिस्थितियों मे भी जिन्होंने दो टुकडे होना स्वीकार नहीं किया, वे सहज 
में हो दो देशों के रूप से बंट गये । 

भारत-विभाजन के पश्चात्‌ भी देश में 600 रियासतों के राजा मौजूद थे । 
उनके निरकुश सामन्‍्तवादी एवं तानाशाही शासन मे राज्यों की जनता गुलामी 
का जीवन व्यतीत कर रही थी ॥ स्वाधीन भारत के प्रथम मन्त्रि-मण्डल के 
गृहमन्त्री लौहपुरुष सरदार बल्लभमाई पटेल ने बडी बुद्धिमानी से इन 
रियासतो को मारतीय संघ में विलय करवा कर सामस्तज्ञाही का भी प्रन्त 
कर दिया | 


संविधान-समा ने 950 ई० में संविधान तैयार किया श्रौर उसे तुरत 
लागू कर दिया गया । इस संविधान में भारत को एक घर्मनिरपेक्ष जनतन्त्र 
चोषित किया गया । देश से गरीबी को मिटाना, जन-सामान्य के जीवन-स्तर 
को उन्नत करना, साम्प्रदायिक-सद्भाव को जाग्रत करना श्रौर प्रस्पृश्यता का 
निवारण करना सँँविधान के प्रमुख उद्देश्य थे। मारत में इस प्रकार के 
गणतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए पंचायती-राज, क्षि-सुधार, 
झ्ौद्योगीकरण प्रौर समस्त सेवाश्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया । 
पं० जवाहरलाल नेहरू इस समाजवाद के संस्थापक थे । उन्होंने गणतन्त्रात्मक 
समाजवाद की धमम-निरपेक्ष भौर गुट-निरपेक्ष तोति की धोषणा करके भारत 
को प्रन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित-प्रतिष्ठित करने में भ्रपनी शक्ति तथा अपने 


606 भारतीय संह्कृति प्लोौर कला 


प्रभाव का पूरा उपयोग किया। समाजवाद की सफलता के लिए उन्होंने 
श्रौद्योगीकरण और कृषि-सुधारों पर बल दिया । नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल 
बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमन्त्री बने | उन्होने भी भारत के 
रचनात्मक गठन पर जोर दिया प्लौर गरीबी, भ्रसमानता तथा भ्रष्टाचार को 
मिटाने के लिए सुयोजित अभ्रभियात चलाया । एक सर्वोच्च श्लासक की श्रपेक्षा 
उन्होंने एक देशभक्त के रूप में श्रपती ईमानदारी झौर कत्तंग्यनिष्ठा से समस्त 
देशवासियों के हृदयों में श्रपना प्रतिष्ठित स्थान बनाया | उनके समय 
भारत-पा किस्तान युद्ध भी छिडा । उनकी दृढ़ता तथा भ्रनोखी सूकबूक के कारण 
यह युद्ध तुरत ही समाप्त हो गया। श्पने भ्रल्पकालीन शासन में ही शास्त्री जी 
ने भ्रपार लोकप्रियता श्रजित की श्रौर भ्रन्त मे स्वय को राष्ट्र पर समर्पित करके 
राष्ट्रीय इतिहास मे अपने को श्रमर बनाया । 

स्‍्व० लालबहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रधानमन्त्री हुईं । 
उन्होने नेहरू जी के समाजवादी लक्ष्यो को चरितार्थ करने के लिए देशव्यापी 
प्रभियान चलाया । देश के भीतर की असमानताश्नों को दूर करके उन्होंने 
प्रन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मारत के सम्मान को बढ़ाया । मानव स्वातन्त्य के 
सबर्ष को ग्उना योगदान करके उन्होने श्राधुनिक विश्व के इतिहास मे बगला 
देश को जन्म देकर मारत के गौरव को बढ़ाया । 


ऑग्लयुगीन भारत का सांस्कृतिक नवोत्थान 


प्राच्यविद्या का श्रष्यपन-प्रनुसन्धान शोर पुनर्म ल्थांकन 


परॉग्लयुगीन भारत के मास्कृतिक ग्रध्ययन को मुख्यतः दो भागों मे विभवत 
किया जा सकता है--मौतिक श्रौर बौद्धिक । अ्रग्रेजी शासन की स्थापना के 
बाद मौतिक उद्नति के क्षेत्र मे समाचार-पत्रों तथा यातायात की सुविधाझ्रो 
द्वारा भ्राचार-विचारों के श्रादान-प्रदान की सुविधा प्राप्त हुई । इसी समय 
मारत को सुदूर योरप के देशों को यान्त्रिक एवं विद्युत्‌ प्रगति का परिचय भी 
प्राप्त हुग्ना । शिक्षा की दिशा में विशेष प्रगति हुई । झतीत की झनेक पीढ़ियों 
से मारत मे विभिन्न रूढ़ियो, कुप्रथाप्रो, भ्रमो और पअ्न्धविश्वासों की परम्पराएँ 
प्रचलित थी। इन अप्रगतिशील परम्पराग्रो ने एक बहुत बड़े वर्ग को सकी्ण एवं 
काल्पनिक जीवन बिताने के लिए बाध्य किया हुआ था । भाग्यवाद के भरोसे 
पर जीवित रहते हुए वे श्रपनी सभी विपत्तियो का एकमात्र कारण प्रदृष्ट को 
मानते भा रहे थे। प्रॉग्लयुगीन मारत में नयी शिक्षा-दोक्षा झौर विभिन्न क्षेत्रों 


झाँग्ल युग और गांधी युत 607 


में हुए तामाजिक सुधारों ने यहाँ के जन-जीवन को प्रमावित किया भौर उसके 
फलस्वरूप भारतवासियों का सम्पर्क भ्राधुनिक नये विश्व से हुआ्रा | इस युग में 
इतिहास, गणित, भूगोल भ्रौर तुलनात्मक माषा विज्ञान की नयी खोजों तथा 
स्थापनामों ने भारतीयों के पुराने रूढ़ियत विचारों एवं भ्रन्ध विश्वासों को 
मिटाने में सहायता की । इस पाशचात्य शिक्षा-पद्धत ने बुद्धिवाद, व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता भौर राष्ट्रीयता के नये भ्रायामों को भी झालोकित किया । इस प्रकार 
यह कहना प्रतुचित न होगा कि प्रपती मोतिक, शैक्षिक एवं यान्त्रिक उन्नति के 
कारण भारत ने नये युग में प्रवेश किया । इस भौतिक उन्नति के साथ-साथ भारत 
मे प्राच्यविद्या के धनुसन्धान तथा पुनर्मुल्‍्यांकन पर विशेष बल दिया गया । यह 
बोद्धिक उन्नति भग्लपयुगीन भारतीय इतिहास की सर्वथा नयो उपलब्धि है । 

प्रग्रेजो के भारत-प्रागमन से पूर्व यद्यपि भारतोय विद्याप्नों एव कलाग्रो के 
प्रति पाश्चात्यों की निष्ठा बहुत पहले ही जग चुकी थी, तथापि उसके व्यापक 
प्रध्ययन-प्रनुशीलन का मार्ग प्रेग्रेंजो के श्राग्मन के बाद ही प्रशस्त हुआ । 
प्रम॑-प्रचारार्थ ईत।ई मिशन जब भारत प्राये, तो वे भारतीय घर्म-प्रस्थो का 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। ईसाई पादरी संस्कृत के धम्मंग्रन्थों का 
उदाहरण देकर परोक्ष रूप से ईसाई मत का प्रचार करते रहे । 

प्रग्नेनो को भारत के प्रति प्राकधित करने का श्रेय पूर्तगालियों को है । 
लगभग 4वी, !5वी शती में देश-देशान्तरों की खोज की जिज्ञासा से कोलम्बस, 
मंगेलान भ्रौर वास्को डि गामा ने भारतीय महाद्वीप की सर्व प्रथम खोज की । 
इस प्रकार भारत का सर्व प्रथम सम्पर्क पुतंगरालियो से हुआ | तदनन्तर 
भारत-पुर्तगाल के व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए झौर साथ ही पुर्ंग्राली 
शानजी वियो को भारतीय विद्या के प्रति प्रभिरुचि हुई। उस्ी के परिणाम 
स्वरूप भप्रश्राहम रोजर ने 05! ई० मे भत्ते हरि के शतको के कुछ ललित श्लोको 
का पुतंगाली भाषा में भ्रनुवाद किया , जिसको देखकर पाश्चात्यों का भारतीय 
साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ा । 

भारतीय ज्ञान-विज्ञान तथा काव्य-कला के प्रति भाकधित होने वाले पाश्चात्य 
देशो के विद्वानों में जमंनवासियों का नाम अग्रणी है । मारतीय ज्ञान की जिज्ञासा 
के फलस्वरूप हेनरिच नामक एक जम॑ंन विद्वान्‌ ने !664ई० में सस्कृत का 
प्रध्ययन किया । 099 ई० में एक जमंन पादरी ने भारत और संस्कृत का ज्ञान 
अजित करके सर्वप्रथम जरमनी में सस्कृत व्याकरण की रचना की । इसी समय 


प्रार्थोलोमिय। नामक दूसरे विद्वान ने व्याकरण विषय पर दो लघु कृतियों का 
निर्माण किया । 


608 भारतीय संस्कृति और कला 


घोरोप, अमेरिका तथा अरब के सुदूर देशों में भारतीय तस्वशान के 
प्रचार-प्रसार के लिए मुगल शाहजादा दाराशिकोह (65-659 ई०) द्वारा 
सम्पादित उपनिषदों का फारसी प्रमुवाद भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध 
हुआ । 640 ई० में उसने काश्मीर में ऐसे उभय-भाषा-विद्‌ वेदास्तियों 
तथा महामना सन्‍्तों को झ्रामन्त्ित किया, जो संस्कृत तथा फारसी के ज्ञाता 
थे । उनसे उसने छह मास तक उपनिषदों का श्रवण किया भ्ौर 656 ई० 
(077 हिजरी) को 50 उपनिषदों का भाषान्तर कार्य सम्पन्न किया। इस 
ग्रन्थ का नाम उन्होंने 'सीर-ए-प्रकबर” (महारहस्य) रखा। उसके द्वारा हिन्दू 
मुसलमानों में जो घामिक एकता का कार्य हुश्रा, उसका भ्रपना ऐतिहासिक 
महत्व है | किन्तु वह महाग्रल्थ जब पश्चिम के देशों में पहुंचा तो उससे 
पाप्चात्यो में मूल उपनिषदों के महानू ज्ञान को उसकी मूल भाषा सस्कृत में 
जानने की तीव्र प्रभिलाषा उत्पन्न हुई । 


775 ई० तक समस्त पाण्चात्य देशो के विद्वान उपनिषदों के तत्त्वशञान 
से प्रायः अपरिचित थे । इसी समय श्रयोघष्या के नवाब सुआ्आजुह्दोला के फारसी 
रेजिडेंट एम० गेंटिल ने 775 ई० मे प्रसिद्ध फ्रेच पर्यटक एंक्वेटिल डुपेरन के 
लिए दारा द्वारा सम्पादित फारसी श्रनुवाद की एक प्रति श्रवजोकनार्थ भेजी । 
डुपेरन ने उस अ्रनुवाद की एक भ्रन्य फारसी हस्तलिखित प्रति प्राप्त करके उन 
दोनो के आधार पर फ्रेंच और लेटिन श्रनुवाद तैयार किये। 80]-2 ई० मे 
लैटिन अनुवाद आपनेखत (0पएगरधावा) नाम्त से द्रासवर्ग (पेरिस) से 
प्रकाशित हुआ । इस लैटिन भ्रनुवाद के माध्यम से दारा द्वारा सम्पादित ग्रन्थ 
के पश्चिम की प्रनेक माषाप्रो में ग्रनुवाद हुए । इस लेंटिन अनुवाद को देखकर 
प्रसिद्ध इतिहासकार एवं संस्कृतज्न विद्वान्‌ विटरनित्स ने कहा कि यद्यपि वह 
एकागी प्रौर अनेक त्रुटियों से मरपूर था; किन्तु उसी के प्राधार पर शेलिंग 
श्रौर शोपेनहार को मारतीय तस््वज्ञान का पारंगत कहा जाने लगा । डपेरन 
का यह लेटिन भ्नुवाद 808 ई० में जमंन भाषा में श्रनूदित होकर नूनवर्ग 
में प्रकाशित हुप्रा, जिसकी प्रेरणा से भ्रमेक प्राच्यविद्या जिज्नासु जर्मन विद्वान 
उपनिषदों की खोज के लिए प्रव॒तल हुए। उसी के परिणामस्वरूप भ्ोषमर 
फ्राक (820-2] ई०) और जे० डी० लंजुईनास नामक दो फ्रेंच विद्वानों ते 
क्रमश: सप्क्षित तथा विस्तृत फ्रेंच रूपान्तर प्रस्तुत किये। लजुईतास ने भपने 
रूपान्तर का नामकरण किया भारतीयों का भाष।-वाइमय, धर्म तथा तत्वज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्वेषण' । 


झऊँल युग धर गाँधी युग 909 


उपनिषदों के भ्रनुवाद तथा सादान्तर का यह कार्य मिरम्तर प्रशस्त होता 
जया । इस परम्परा के तश्वान्वेधियों में जमंत विद्वानों का विशेष बोगदान 
रहा । इस प्रकार के विद्वानों में वेबर, मेक्‍्समूलर, पिशेल, बोटलिंग, पालड्यूसन 
झौर रोजर प्रमृति विद्याविदों का नाम उल्लेखनीय है । 

भॉग्लयुगीन भारत में यहाँ को विद्याओं का तथा कलाझों का प्रध्ययन- 
भनुशीलन तथा प्रचार-प्रसार का विधिवत्‌ एवं व्यापक कार्य एशसियाटिक 
सोसाइटी की स्थापना के बाद हुआ | भारत में इस सोसाइटी की स्थापना 
]784 ई० में हुई । तदनन्तर बंगाल के तत्कालीन गवनेर (772 ई०) वारेन 
हेस्टिग्स ने 785 ई० में संस्कृत विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से धर्मेशात्त्र पर 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ का संकलन कराया शौर उसका अ्रँग्रेजी भ्रनुवाद कराके 
प्रकाशित किया । चाल्स विल्किस का गीता” भनुवाद भी 785 ई० में 
इंग्लण्ड से प्रशाशित हुआ, जिसने पाश्चात्य विद्वानों को भ्रतिशय रूप से 
प्रभावित किया । इस मारतविद्यानुरागी विद्वान्‌ ने 'हितोपदेश” भौर 'महामारत' 
के 'शकुल्तलोपाख्यान' का भी श्रंग्रेजी में प्रनुवाद किया । 

प्रॉग्लयगीन मारत के भॉगल विद्वानों में सर विसियम जोन्स का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी संस्कृतानुरागी विद्वान्‌ के सत्प्रयास से 
एशियाटिक सोसाहटो प्रॉफ बंगाल की स्थापना हुई थी । यह संस्था भारत में 
हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थो की खोज के लिए स्थापित हुई थी ॥ इस संस्था द्वारा 
हस्तलिखित ग्रन्थों के उद्धार तथा झनुसन्धान के लिए जो कार्य हुआ उसका 
श्रेय उक्त विद्वान्‌ को ही दिया जाता चाहिए । रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
के ग्रन्थ-संग्रह की जो सबसे पहली सूची लन्दन 807 ई० में मुद्रित हुई 
थी उसको सर विसियम जोन्स भौर लेडी जोन्स ने ही तेयार किया था । 
]789 ई० में जोस्स ने अभिज्ञान शाकुन्तल' का भेग्रेजी भनुषधाद झौर 
उसके बाद 792 ई० में 'मनुस्मृति' तथा ऋतुसंहार' का भनुवाद प्रस्तुत 
किया । जोन्स के भनुवाद के आधार पर जमेन विद्ान्‌ जाज फोस्टेर ने 
79] ई० में 'झभिज्ञात शाकुन्तल का जमंन अनुवाद किया । इस झनुवाद की 
हब॑र्ट भौर ग्रेटे ने मूरि-भूरि प्रशंसा की । 

भारतीय विद्याविद भ्रॉग्लविद्ानो में हेनरी टामप्त कोलबुक (765- 
887 ई०) का नाम उल्लेखनीय है । वे झनेक माषाप्रों के जाता थे । 783 ई० 
में उनको ईस्ट इण्डिया कम्पनी की झोर से भारत सेजा गया था झौर 
]8]5 ६० के लग्मम छत्तीस वर्षों तक वे भारत में रहे। !807 ई७ में 

39 


60 भारतीय संस्कृति न्‍्ोर कला 


दे एशियाटिक सोसाइटी धाँफ बंगाल के सम्ापति नियुक्त हुए । झ्पने इस 
सभापति काल में उन्होंने मारत के विभिन्न झंचलों से हस्तलिखित प्रस्थों का 
उद्धार किया । उमके द्वारा एकत्र झौर सम्प्रति दृष्टिया प्रॉफिस लम्दन में 
सुरक्षित हस्तलिखित प्रश्थों पर उनके द्वारा लिखे गये खोजपूर्ण विवरण बड़े 
महत्त्व के हैं । इस का के लिए उन्होंने भपने पास की विपुल निधि को भी 
व्यय किया था । 

]776 ई० में विधिवेतसा विद्वान्‌ं वारेन हेस्टिग्स के प्रोत्साहन से बिलियम 
जोन्स ने जिस 'हिन्दू भोर मुसलमानों के कानून-सार” नामक प्रन्थ का भ्रेंप्रेजी 
झनुवाद झारम्म किया था, उनकी मृत्यु के बाद कोलब्रुक ने ही उसको पूरा 
किया । पाणिनि व्याकरण पर उन्होंने संस्कृत व्याकरण” नामक जो पुस्तक 
लिखी, मेक्समूलर ते उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा को है। मारतीय विधिशास्त्र 
पर गम्भीर प्रकाश डालने वाला उनका ग्रन्थ 50ए9.एणश/९४६४ ॑ धो ए)8छ8: 
ण १७७४ भारत में पाश्चात्य न्यायाधीशों एवं विधिवेत्ताशों का पथ-प्रदर्शक 
बना रहा | !87] ई० में उन्होंने भारतीय ज्योतिष पर भी एक महत्वपूर्ण 

ग्रन्थ लिखा, जिसमें ब्रह्मगरप्त श्रौर भास्कराचायें के सिद्धान्तों का तुलनात्मक 
प्रध्ययन प्रस्तुत किया । उन्होंने 'भमरकोश', 'हितोपदेश' झौर “किरातार्जुतीय' 
का भी प्नुवाद किया। 

कोलबुक द्वारा भारतीय तत्त्वशान, ज्योतिष, धर्मेशास्त्र, व्याकरण, 
छन्दशास्त्र तथा हिन्दुओ्«ों के रीति-रिवाजों, वर्ण-व्यवस्था भौर भाषा प्ादि 
विभिन्न विषयों पर लिखे गये 797 ई० से 828 ई० तक के झनेक 
मिबन्ध प्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण तथा द्रष्टव्य हैं। हंग्लेप्ड लौटने पर उन्होने 
82 ई० में वहाँ भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने 
पश्चिम के देशों में संस्कृत के भ्रध्ययन-भनुशीलन का मार्ग प्रशस्त किया । 

भलेक्जेण्डर हैमिल्टन ने प्रनेक वर्षों तक भारत में रहकर वेविक साहित्य 
का अच्छा ज्ञान भ्जित किया । गह भॉस्ल विद्वान्‌ 7802 ई० में जब प्रपने 
सहयोगियों सहित स्वदेश लौट रहा था तो रास्ते में मैपोलियन ने पेरिस में 
उन्हें पकड़कर कौद में डाल दिया । झ्पने इस बन्दी जीवन में भी उन्होंने 
भारतीय विद्याप्रेम को विस्मृत नहों किया । उसी सभ्य जर्मन विद्वान 
श्लीगल ने उनसे संस्कृत का भ्रध्ययत किया। उसका भाई भायस्ट डब्ह्यू ० श्लीगल 
प्रोर वे फ्रेंच विद्वान्‌ शेजीं के शिष्य ये। भेजी फ्रांस में संस्कृत के विद्वान्‌ 
थे। शेजी ने प्रनेक संस्कृत-प्रन्थों का सम्पादन किया भोौर !828, ई० 


इर्तल धुदु और वाँची घुत्त , 2) है। 


में 'इष्कियन लाईब्रेरी! ताम से एक पत्रिका का प्रकाशन करके -भारतोब 
भाषा विज्ञान पर श्रपूर्ष प्रकाश डाला | 808 ई० में श्लीगल ने प्रपने 
पाण्हित्यपूर्ण लेखों द्वारा भारतीय ज्ञान के प्रति पाश्यात्य विद्वानों का ध्यान 
भ्ाकषित किया । 88 ई० में वह वान विश्वविद्यालय में संस्कृत का भ्रष्यापक 
नियुक्त हुपन । उसने भारतीय विद्याश्रों का ठुलनात्मफ भ्रष्ययन झौर भ्रनेक 
पंस्कृत-प्रन्थों का जम॑नी में भ्रमुवाद किया । उसके भाई झागस्ट श्लीगल ने भी 
823 ई० में 'ममवदबीता' का जमेन संस्करण निकाला भौर 829 ई० में 
वाल्मीकि रामायण का पहला भाग प्रकाशित किया । 


श्लीगल के ही समकालीन एक फ्रेंच विद्वान बौप हुए। उनका जन्म 
79] ई० में हुआ था । 8!2 ई० में पेरिस में उन्होंने शेजी से संस्कृत का 
भ्रधष्यमन किया । 86 ई० में बौप ने संस्कृत के तुलनात्मक भाधा-विज्ञान 
पर निबन्ध लिखकर अपने गम्भीर भ्रध्यमयन का परिचय दिया । उन्होंने 
'नलदमयस्ती द्राख्यात' का लैटिन माषा में ध्नुवाद किया। 827 ई० में 
उन्होने संस्कृत-ध्याकरण पर एक पुस्तक लिखी झौर एक कोश-ग्रन्थ का प्रणयन 
किया । समस्त योरोप में इन दोनों ग्रन्थों का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ । 


फ्रांस में भारतीय सम्यता और ज्ञान का महत्त्व बहुत पहले ही वाल्टेयर 
(694-778 ई०) प्रकाश में ला चुके थे। उन्होंने मारतीय ज्योतिविज्ञान 
तथा भारतीयों की प्राचीन कला की भ्रत्यन्त सराहना की है । उन्होंने लिखा 
है कि यूलानियों ने भारतीय ज्योतिष के ज्ञान के लिए भारत का भ्रमण किया । 
उनकी कला-बविरासत फारस से को भ्रधिक प्राचीन है । 


भारतीय विद्या-बुद्धि भौर सभ्यता-संस्कृति के प्रशंसक फ्राँसीसो विद्वानों 
में सिल्वेत लेबी का नाम उल्लेखनीय है। भारत के सम्बन्ध में भ्रभिव्यक्त 
उनके विचार प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि भ्रति प्राचोन काल में 
ही फारस से चीन सागर तक, साइमबेरिया के बर्फलि प्रदेशों से जाबा तथा बोनियों 
तक झौर प्रशान्त महासागर से सुदूर बक्षिण तक भारत भ्रपनी सभ्यता 
तथा अपने ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर चुका था | झतीत की अनेक 
शताध्दियों में विश्व के एक चौथायी माय पर उसने भ्रपती विद्या-बुद्धि की 
अमिट छाप झंकित कर दी भी । इस इतने विस्तृत मू-मागर में भ्रक्नानता को 
मिटाने के लिए उसले जो कार्य किया, उसके फलस्वरूप उसको विश्व के 
सार्वभौम इतिहास में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने का भ्रप्तिकार है। उसका 


68 भारतीय संत्कृति श्ौर कला 


स्थान विश्व के महानतम राष्ट्रों में है, क्योंकि उसने मानवता के उत्थान के 
लिए कार्य किया | 

इसी प्रकार एशिया में दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व के सुधुर मू-खण्ड पर 
भारतीय सम्पता, संस्कृति, कला भौर विद्या के सावंधोम प्रभुत्व की चर्जा करते 
हुए दूसरे फ्रांसीसी विद्वान्‌ रेने गृत्से ने लिखा है कि बिता किसो बल-प्रयोग के 
चौन पर भारत का लगभग दो हजार वर्षों तक प्रभुत्व बना रहा। पश्चिम में 
भारतीय बौद्धधर्म भौर वेदों की खोज का कार्ये सर्वे प्रथम फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा 
ही हुभ्ना । इस दृष्टि से पेरित के संस्कृत विद्वान सर ग्रुजेन बर्तीफ का नाम 
उल्लेखनीय है । उन्होने महायान बौद्ध-प्रन्य 'संद्धर्म पुण्डरीक' का फ्रेंच भनुवाद 
करके बौद्धधर्म के सिद्धान्तों को सर्व प्रथम विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
मेक्समुलर ने उन्ही से बेदों का भ्रष्ययन किया था । 


882] ई० में जमंतर विद्वान्‌ वान हस्बोल्ट झौर उसके भाई अ्रसेक्जेण्डर 
हम्बोल्ट ने मारतीय दर्शन का अ्रष्ययन किया । 'गीता' का झ्ानयोग उनके 
प्रष्ययन का सुख्य विषय था । इसी प्रकार शेलिय, कॉट प्लोर शिसर प्मृति 
जर्मन विद्वानों ने उपनिषणदों का भ्रध्ययनकर उनका जर्मन भाषा में भ्नुवाद 
किया । जेम्स फर्यूसन एक असिद्ध पुरातत्त्वश विद्वान हुए! उन्होंने 843 ई० में 
दक्षिण भारत के खण्डहरों तथा देवालयों की झ्ज्ञात सामग्री को प्रकाश में लाने 
का महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 3848 ई० के लगमग उन्होंने भारतीय वनस्पति 
विज्ञान पर 'हिन्दू प्रिसिपल भॉफ ज्यूटी इन धार्ट” नामक पुस्तक लिखों । 


महापण्डित मंबसमूलर भपने महत्तम कार्यों के लिए भारतीय इतिहास के 
अभिन्न श्रंग बन चुके हैं। उनका जन्म जमंनी के देसाऊ नामक एक छोटे-से 
गाँव में 6 दिसम्बर, 823 ई० को हुझ्ला था। भपने जीवन के 56 वर्ष उन्होंने 
भारतीय साहित्य के अ्रध्ययन-प्रनुशी लग पर लगाये। 849-875 ई० तक 
उन्होंने सायण भाष्य सहित ऋग्वेद को छह जिल्दों मे सम्पादित तथा प्रकाशित 
किया । इस कार्य के झतिरिक्त उन्होंने 7873 ई० में मूल ऋग्वेद के दस 
मण्डलो को बड़ी शुद्धता के साथ लन्दन से मुद्वित किया । 


मेक्समूलर ने ऋग्वेद के सम्पादन के प्रतिरिक्त मारतीय धर्म, मावा 
विज्ञान और भारतीय प्रादिम जातियों पर विभिन्न ग्रन्‍्थों का निर्माण किया। 
उन्होंने !859 ई० मे 'संस्कृत साहित्य का प्राचीन इतिहास” (ए हिस्द्री श्रॉफ 
दि हश्येंट संस्कृत लिटरेचर) का निर्माण करके वेदिक साहित्य के प्रति विश्व के 


झँगल धुत धौर गाँवी युग 6]8 


विद्वानों की रुचि को जागृत किया | प्रो० विल्सन ने इस ग्रन्थ की समीक्षा 
करते हुए लिखा है कि मेंबसमूलर का कार्य पूर्वी देशों के लिए एक महान्‌ 
प्रेरभापभ्रद सिद्ध हुआ । उन्होंने 'हितोपदेश', मिघहुत', 'धम्मपदा और उपनिषद्रों 
का भी भतुवाद किया । 'दि सेक्रैड बुकक्‍्स भॉफ दि ईस्ट सीरीज” के 48 खण्डों 
का सम्पादन भी उन्होंने किया । भारत की महानताझों भौर उसकी विद्या- 
बुद्धि की उच्चतम उपलब्धियों का निरूपण उन्होंने 'दण्डिया : द्वाट कंन इट टीच 
धत' नामक पुस्तक में , किया है। उन्होंने मारत पर कुल मिलाकर लगभग 
8 ग्रन्थों का निर्माण किया | समय-समय पर उनके द्वारा दिये गये 'भारत की 
सबसे प्राचीन भावा' भौर 'राधुनिक साहित्य तथा भाषा” नामक व्याख्यान 
उनकी पुस्तकों जितने ही महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी महत्त्व के हैं । 

मंक्समुलर की ही भाँति भारतीय ज्ञान की प्राप्ति और भारतीय साहित्य 
की खोज में स्वयं को समर्पित फर देने वाले जमंन विद्वान डॉक्टर जे० जी० 
बूलर (897-स्‍98 ई०) का नाम उल्लेखनीय है । जमंनी के एक गाँव में 
उनका जन्म हुप्रा था । ग्राटिजन विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा हुई भौर 
वही से उन्होंनें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की । विश्वविद्यालय के संस्कृत 
प्रोफेसर बेनफे की प्रेरणा से बूलर को संस्कृत के शान-प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त 
हुई। भपनी इस जिज्ञासा की पृ्ति के लिए वे गृहत्यागी बनकर पेरिस, झ्रावसफोर्ड 
धोौर इण्डिया प्रॉफिस के ग्रन्यालयों में सुरक्षित भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों 
की खोज में तल्‍लीन हो गये । मैक्समूलर के सम्पर्क से उनको बड़ो सहायता 
प्राप्त हुई । उन्ही के प्रयास से बूलर बम्बई भाये धौर इस रूप में भारत के 
विद्वानों तथा साधु-सन्‍्तो के सम्पर्क में रहने की उनकी इच्छा पूरी हुई। 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार को मारतीय संस्कृत पण्डितों की दयनीय स्थिति पर 
एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । उन्होंने 'बम्बई संस्कृत सीरीज” के नाम से एक 
ग्रन्यावली का प्रकाशन किया झर उसमें “पंचतन्त्रर, 'दशकुमारचरित' तथा 
“विक्रमांगदेवचरित” के स्वसम्पादित संस्करणों को प्रकाशित किया । सर रेमण्ड 
वेस्ट के सहयोग से उन्होंने 'डाइजेस्ट भ्रॉफ हिन्दू ला' का भी निर्माण किया । 


866 ई० में उन्हें उनकी रुचि का कार्य मिला। भारत की ब्रिटिश 
सरकार ने उन्हें बंधाल, बम्बई भौर मद्रास में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का 
कार्य सौंपा । बम्वई शाला के वे भ्रष्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होने हजारों ग्रन्थों को 
एकत्र किया भौर उनकी सूचियाँ तैयार को । 'एन्साइक्लोपीडिया स्‍्लॉफ इण्डो- 
भार्यन रिसच्े उनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे कि उन्होंने लगभग 


64 सारतोय संस्कृति भौर कला 


तीस विद्वानों के सहयोग से तैयार किया था भौर जिसके केवल नो भाग ही 
घफाशित हो सके हैं। बूलर जेसे विद्यामुरागी विद्वान्‌ कम हुए हैं । इसी समय 
बिल्सन ने “हिन्दू थियेटर! भौर “विष्णु पुराण” के सहित ऋग्वेद का छट्ट जिल्‍्दों 
में झनुवाद किया । वेदों के शब्दार्थ-शान के लिए जर्मन विद्वान्‌ रॉय का लिखा 
(घंस्कृत-जमन विश्वकोश” झत्यन्त उपयोगी एवं बृहत्‌ कार्य है। 870 ई० 
में एच० ग्रासमन शौर विल्सन ने सायण साष्य के झाधार पर ऋग्वेद का प्रेग्रेजी 
झनुवाद प्रस्तुत किया । 
भारतीय विद्याप्रेमी प्राश्वात्य विद्वानों में रूढोल्फ, गोल्डनर, लुदविगू, 
रेक्‍्य भौर पिशेल का नाम उल्लेखनीय है । लुदविग्‌ ने ऋगेद का जमेंत भनुवाद 
किया । झार० पिशेल भी जमंन थे। वलिन भौर भाकसफोर्ड में उनकी शिक्षा 
सम्पन्त हुई थी । !872 ई० में वे कील विश्वविद्यालय में संस्कृत के भ्रध्यापक 
नियुक्त हुए । 885 ई० में वे हेल के सेक्सन विश्वविधालय में गये पौर भन्‍्त 
में इसी पद पर वे बलिन विश्वविद्यालय मे रहकर भझाजीवन संस्कृत को 
सेवा करते रहे । मुख्यतः वे वेदविद्‌ विद्वान थे। इस विषय पर उनका 
बेदिक स्टडीज' ग्रन्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। मारतीय नाट्य तथा काव्य विधाशों 
प्र भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कालिदास तथा आचार्य हेमचस्द्र की 
क्ृतियों का मी प्रमुवाद किया । 
मारतीय साहित्य पर व्यापक एवं गम्मीर रूप से प्रकाश डालनेवाले 
विद्वानों में वेबर का नाम उल्लेखनीय है । इस जमेंन विद्वान्‌ का जन्म 825 ई० 
में हुआा था । उतका जीवन संस्कृत की सेवा करते हुए व्यतीत हुआ । मेक्‍्समूलर 
मे जो कार्य ऋग्वेद के क्षेत्र में किया, वही काये वेबर ने यजुर्वेद के क्षेत्र में 
किया । उन्होंने 'मेत्रायणीसंहिता' (847 ई०) और 'काण्वसंहिता' (!859 ई०) 
का सम्पादन तथा प्रकाशन किया । भ्रनेक वर्षों के परिश्रम से उन्होंने 7882 ई० 
में संस्कृतच्साहित्य पर सर्वे प्रथम विवेचनात्मक इतिहास “हिस्ट्री भ्रॉफ संस्कृत 
लिटरेचर” का प्रणयत किया। उनका सर्वाधिक महत्त्यपृर्ण एवं बृहत्‌ कार्य 
“इष्हिस्केन स्टडियन” है। यह ग्रन्थ सत्रह जिल्‍्दों में पूरा हैभा है भौर इसको 
लिखने में लगभग पेंतीस वर्ष लगे । उनके द्वारा सम्पादित ग्रन्थों में 
'शतपथ ब्राह्मण” (824 ई०) तथा 'कात्यायन श्रौतसूत्र' (859 ई०) नाम 
उल्लेखनीय है । 
,. बैबर बड़े विद्यानुरागी विद्वान थे। बलिन के राजकीय पुस्तकालय में 
संयूहीत धंस्कृत के हस्तलिखित प्रन्‍्थों का बृहत्‌ सूचीपत्र तैयार करके उन्होंने 


क्रॉँगत युत्र श्लौर गाँधी युग ' 635 


धुरातन एवं भ्ज्ञात प्रस्थराशि को प्रकाश में लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
वेबर द्वारा संगृहीत झौर बलिन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित 500 
- जेत हस्तलिखित ग्रन्थों का भ्रनुशीलन करके उन्होंने जेन-साहित्य पर भी 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है । 

भारतीय विद्या-विषयक वेबर के महान्‌ फययों से प्रेरित होकर थोरीप भौर 
अमेरिका के ग्रनेक प्राच्यविद्याप्रेमी उनके शिष्य बने । उनके कार्यों से मारतीय 
साहित्य का पश्चिम के देशों में व्यापक प्रचार-प्रसार झौर स्वागत हुभा । 

मारतीय विद्याप्रेमी विद्वान डॉक्टर प्रार्थर एंथनी मेक्डोनेल का जन्म 
]854 ई० में मुबफ्फरपुर (भारत) में हुआ था। उसके पिता असेष्जेण्डर 
प्रेक्डोनेल सारतीय सेना के एक उच्याधिकारी थे। मेक्डोनेल की शिक्षा-दीक्षा 
जर्मनी तथा प्राक्सफोर्ड में हुई थी । उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि 
से जर्मन, संस्कृत और चीनी माषाझों के विशेष झध्ययन पर प्रच्छा प्रकाश 
डाला है । उनके संस्कृत गुरु विश्यात वेयाकरण एवं कोशकार सर मोतियर 
विलियम्स, बेन्फे, रॉय तथा मंक्‍्समूलर थे । 

लिपजिग विश्वविद्यालय से ऋग्वेद पर कात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी” का 
पाठशोध भौर उस पर प्रबन्ध लिखने के उपलक्य में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि 
मिली थी। तदतन्तर दे श्रॉक्‍्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भ्रध्यापक नियुक्त हुए । 
झपता सम्पूर्ण जीवन उन्होने संस्कृत के प्रध्ययन-भनुशोलन पर व्यतीत फिया । 
वैदिक वाहूमय के क्षेत्र में उनकी कृतियों के नाम हैं--' ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी' 
(7896 ई०), 'वेंदिक रीडर (897 ३०), 'हिस्ट्री भ्रॉफ सस्कृत लिटरेचर! 
(!900 ई०), 'वदिक ग्रामर (90 ई०) और “वैदिक इण्डक्स' (फीय के 
सहयोग से) । 

वेबर श्र मेक्डोनेल के प्रतिरिक्त तीसरे इतिहासज्ञ विद्वान्‌ का नाम 
भार बेरीडोल कीय है। उनका जन्म 879 ई० को ब्रिटेन में हुआ था। 
एडितबरा शोर प्रॉक्‍्सफोर्ड में उनको शिक्षा हुई। एडिनसबरा विश्वविद्यालय में 
हो भाषा विज्ञान ,सथा संस्कृत विथय के लिए ये भ्रष्यापक नियुक्त हुए भौर 
लगमग तीस वर्षों तक वहाँ प्रध्यापन कार्य करते रहे । मेक्डोनेल को वे अपना 
गुरु मानते थे। 907 ई० में जब मेक्डोनेल मारत की यात्रा पर झाये तो 
उनके उक्त स्थान पर कीय की नियुक्ति हुई। “वेदिक इण्टेक्स ध्रॉफ नेम्स ऐण्ड 
सबजेक्ट्स' को तैयार करने में मेक्डोनेल के साथ उनका सहयोग रहा । वैदिक 
शान-सम्बस्धी उनका दूसरा स्न्‍्थ “रिलिजन ऐण्ड फिलॉसफी श्रॉफ दि वेद ऐण्ड दि 


66 भारतीय संस्कृति शौर कला 


उपनिषद्स” उनकी गंभीर गवेबणा तथा उनके व्यापक श्रष्ययन का परिणाम है । 
उन्होंने 'ऐतरेय ब्राह्मण” तथा ,'कौषीतकी ब्राह्मण का भी दस जिलों में 
झनुवाद (920 ई०) किया । 'शांखायन भझारण्यक' (922 ई०) भौर 'कृष्ण 
यजुर्वेद” (924 ई०) का भी उन्होने श्रेंग्रेजी में प्रनुवाद किया । उनके बौद्ध 
दर्शन विषयक प्रीढ़ प्रत्थ का नाम है बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन इण्डिया ऐण्ड 
सीलोन' । हिन्दू तर्वज्ञान पर उन्होंने 'सांख्य सिस्टम", “करम्ंमी्मासा' भोर 
“इण्डियन लॉजिक ऐण्ड ग्राटोमिज्म' नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया । उनका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य संस्कृत ड्रामा! प्लौर 'हिस्ट्री श्रॉफ क्‍्लासिकल्न संस्कृत 
लिटरेचर' (928 ई०) है। उनका इतिहास-ग्रन्थ प्रपने विषय का आज भी 
प्रतिनिधित्व करता है! धर्म, दशंन, साहित्य भ्ौर इतिहास विषयक झपनी 
महत्त्वपूर्ण कृतियों के प्रतिरिक्त उन्होंने लम्दन के इण्डिया श्रॉफिस लाइल्रेरी में 
भौर भॉक्‍्सफोर्ड की बोडलियन लाइब्ररी में सुरक्षित संस्क्ृत हस्तलिखित 
ग्रन्थों की बृहत्‌ सूची (935 ई०) के निर्माण मे योगदान किया । 

अमन विद्वान्‌ थीबो, मेक्समूलर की प्रेरणा से भारतीय ज्ञान की धोर 
झाकृष्ट हुए थे । 885 में वे भ्रध्यापक होकर वाराणसी भ्राये भौर 888 ई० 
तक वही रहे । उन्होंने 'पंचसिद्धान्तिका' भौर शाकर-रामानुज-माष्य सहित 
बेदान्त सुत्रों का प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित किया । मीमांसा दर्शन तथा 
ज्योतिविज्ञान पर भी उन्होंने गवेषणात्मक निबन्ध लिखे । 


भारतीय तत्त्वज्ञान, धर्म भौर साहित्य के प्रति पाश्चात्य विद्वानों की जिज्ञासा 
निरन्तर बढती रही। इसी प्रेरणा से एम० रोजो नामक एक फ्रांसीसी 
विद्वान ने योरोप में ही !84 से 882 ई० तक संस्कृत का भ्रष्ययन तथा 
प्रचार-प्रसार किया । जैन-साहित्य के विद्वान्‌ जेकोबी ने भी जैन सूत्रों का भ्रंग्रेजी 
झनुवाद किया । उन्होने ज्योतिविया पर भी कार्य किया । सर एडविन प्रार्नल्ड ने 
(896 ई०) में भी 'बीरपचाशिका' का पद्चवद्ध भ्रंग्रेजी भ्रनुवाद किया । प्रसिद्ध 
वैयाकरण बोटलिंग ने पाणिनि व्याकरण का विशुद्ध संस्करण तैयार किया भौर 
रॉय के सहयोग से संस्कृत कोश का मी सम्पादन किया । पाणिनि के स्थितिकाल 
पर विशद प्रकाश डालने वाली ग्रोल्डस्टकर की कृति में प्रामाणिक ऐतिहाधपिक 
तथ्यों का समावेश किया गया है । 

मूल वेदों भौर वैदिक साहित्य पर काय॑ करनेवाले विद्वानों में मुहर धौर 
प्राक्रेश्को का नाम उल्लेखनीय है। मुइर का 'प्रोरिजिनल संस्कृत टेस्ट 
वैदिक जीवन पर व्यापक रूप से प्रकाश डालने वाला पते विधय का एकमात्र 


झाँस्स युध झोर धाँची यूत 87 


ग्रन्थ है। वह पाँच भागों में पूरा हुआ है। इस ग्रत्थ में वेदिक वाडुमय, इतिहास 
तथा तत्कालीन जन-जीवन पर मोलिक प्रकाश डाला गया है ! वैदिक संस्कृति 
के झध्येताशों के लिए इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है। इसी प्रकार झाफेश्तको 
ते ऋग्वेद, तथा ऐतरेय ब्राह्मण” का रोमन संस्करण निकालकर भअपूर्द कार्य 
किया । इसी प्रकार ऋग्वेद का एक प्रन्य रोमन संस्करण एदारूक नामक विद्वान 
ने भी तैयार किया ! 


अमेरिका में जिन प्राज्यविद्याप्रेमी विद्वानों ने सब प्रथम भारतीय साहित्य 
को प्रपनी साधना का विषय बनाया, उनमें विलियम छ्वाइट ह्विटनी (827- 
894 ई०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वेदिक श्लौर लौकिक संस्कृत 
पर तुलनात्मक प्रध्ययन प्रस्तुत करनेवाले पाश्चात्य विद्वानों में छ्विटनी का नाम 
अग्रणी हैं। उन्होंने भ्रथवंवेद के 'प्रातिशाख्य' का समीक्षात्मक अनुवाद तैयार 
करने के भतिरिक्त भ्रथवंवेद पर एक भ्रनुक्रमणिका भी लिखी श्रोर सम्पूर्ण 
प्रथर्वेवेद पर प्रेंग्रेजी माष्य मी । भाषा विज्ञान, व्यारूरण झौर ज्योतिष प्रादि 
विषयों में मी उनका पर्याप्त ज्ञान था। !875 ई० में प्रकाशित उनका 
'संस्कृत ग्रामर' अपने विषय का सर्व प्रथम प्रोढ़ अ्रस्थ है। उसके बाद मेब्डोनेल 
ने इस विषय पर कार्य किया। सुर्यसिद्धान्त' का भी छ्विटनी ने अनुवाद किया । 
प्राच्यविद्या की विभिन्न शाल्ाशों पर लिखे गये उनके लेखों तथा ग्रन्थों की 
सख्या 360 के लगभग है । 


ऐसे समय, जब कि विश्व के विभिन्न राष्ट्र, विशेषरूप से पश्चिमी 
जगत्‌ भौतिक एवं वैज्ञानिक प्रमति की ओर प्रग्रसर था, और संस्कृत का 
प्रध्ययन-प्रनुशीलन लोकप्रियता एवं श्र को दृष्टि से नितान्‍्त गोण समका 
जाता था, ह्िटनी साहब ने विश्व को संस्कृत विद्या को ज्योति से श्रालोकित 
किया । उसकी इस साधता तथा लिष्ठा की प्रो० खैसमेन ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । 


प्रोफेसर ओोल्देनवर्ग ने पपने पूर्ववर्ती विद्वानों के प्रन्थों का भनुशीलन 
करके ऋण्वेद पर सोद्धरण टिप्पणियाँ लिखी । 'विनयपिटक' पर भी उन्होंने कार्ये 
किया । सांखायन गृह्मसूत्रों का मी उन्होंने सम्पादन किया। इसी प्रकार 
प्रोफेसर व्लूमफोल्ड ने भी भ्रथवेवेद का अनुवाद किया । प्रसिद्ध वेदज्ञ विद्वान 
हिलेब्राण्ट ने 'शॉांखायन श्रौतसूत्र” के सम्पादन के झतिरिबत तीन भागों में 
वैदिक मेथालॉजी' ग्रस्थ का प्रणयन किया। इसी प्रकार तत्त्ववेत्ता एवं वैयाकरण 


6]8 भारतीय संस्कृति और कला 


विद्वान बोथलिंग ने 'बृहदारण्यक' तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌्र का पाठशोध 
झौर सम्पादनकर वेदिक ज्ञान की विरासत को प्रवर्तित किया। उन्होंने 
पाणिनि की “भष्टाष्यायी' झौर हेमचन्द्र की अभिधान चिस्तामणि” का भी 
सम्पादन किया । 


चीन से भारतीय प्रभावों की खोज का कार्य पहले सिल्विन लेब्री ने झौर 
तदनल्तर सर भरेल स्टाइन ने किया । वे 903 ई० में उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त 
और बलूचीस्तान में पुरातत्त्व विभाग के प्रध्यक्ष नियुक्त हुए । उन्होंने चीन के 
सम्राटो और मध्य एशिया के विभिन्न महान्‌ व्यक्तियों के बीच व्यवक्वित चर्मपत्रों 
पर संस्कृत लेखो का झौर वाक्‌ के निकट एक हिन्दू मन्दिर का पता लगाकर 
उसके द्वार पर देवनागरी में उत्कीणित शिलालेख की जानकारी की । उन्होने 
बामियान तथा फोदुरिस्तान (मध्य एशिया) के बोद्धमठों से प्राप्त सचित्र भित्तियों 
को उतारकर उन्हें दिल्ली के सेंट्रल एशियाटिक एन्‍्टीक्विटोज म्युजियम में 
व्यवस्थित किया । 


भारतीय तत्त्वज्ञान, भाषा विज्ञान भौर साहित्य की विभिन्न विधाभों 
पर अन्य भी भनेक पाश्वात्य विद्वानों ने कार्य किया । इस प्रकार के विद्वानों में 
राइस डेविड्स, मारिस हार्डी भौर प्रोण जीन फिलियोजेट प्रमुति का नाम 
उल्लेखनीय है । मारतविद्यानुरागी क्‍्राधुनिक संस्कृत-पग्रन्थो के प्रध्ययन, भनुशीलन 
तथा भप्रनुवाद के भ्रतिरिक्त फ्रांधीसी विद्वानों मे भ्रशोक के भ्रभिलेखों के अध्येता 
एमिले सेनाई, बोद्धधर्म-दर्शन तथा कला के झ्न्वेषी पी० पौलेयन तथा कोडेंस 
फठचर झोर चीनी यात्रियों के ऋ्रमण-बृतान्तों के भ्रनुवादक चावन्नेस तथा एस० 
जूलियन का नाम उल्लेखनीय है । स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द शौर 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जीवनी लेखक रेने, गंगान तथा रोमाँ रोलों का 
नाम अविस्मरणीय है। रोमाँ रीलाँ ने गाँधी दर्शन को भाधुनिक विश्व के 
नव-निर्माण के लिए भ्त्यन्त उपयोगी बताया है भौर परम्परागत भारतीय 
सम्यता तथा ज्ञान की विरासत की भूरि-भूरि प्रशसा की है । 


9वी शती तथा उसके बाद भारत के विभिन्न भ्रंचलों में बिखरे हुए भोर 
सुरक्षा-व्यवस्था के भ्रभाव में नष्टोन्मुख संस्कृत के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज 
का कार्य भी बड़ी तन्‍्मयता से सम्पन्न हुआ । इस प्रकार के बिद्वानों में कीलहा्, 
पीटसंन, प्राफक्ट भ्रौर स्टीन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । डॉ० बूलर 
के निरीक्षण में मध्य मारत में धंगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थों को व्यवश्थित करके 


झॉग्ल यव शोर याँची भुु 69 


कीलहार्ग मे 874 ई० में नागपुर से उनकी एक सूची प्रकाशित की। 
इसी प्रकार बर्नेल ने 'ए क्लासीफाइड इण्डैक्स टु दि संस्कृत मेनन्‍्युस्क्रिप्ए्स हन 
दि पेलेश एट दि तण्जोर' माम से तव्जोर पुस्तकालय के संग्रह का सूचीपत्र 
तैयार करके उसे !880 ई० में सम्दन से मुद्रित कराया । ॥88058] ई० में 
बम्बई प्रवेश के हस्तलेखों की एक रिपोर्ट कीलहान ने 88] ई० में बस्बई से 
ही सुद्रित करायी। 


बूलर भौर कीलहान॑ के ध्नन्तर बम्बई प्रदेश के संस्कृत-प्रन्‍्यों की लोज 
का कार्य पीटर्सन ने किया । उन्होंने !88] ई० के बाद प्राप्त ग्रस्थों की सूती छह 
जिलों में प्रकाशित की । उन्होंने 899 ६० में झलवर महाराज के संग्रह की 
सूची भी तैयार की। पीटसेन की ही भाँति महाराज जम्मू-काश्मीर के 
रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय के ग्रन्थों की सूची डॉ० स्‍्टीन ते तेयार की, 
जिसका प्रकाशन 894 ई० को बम्बई से हुआ | डॉ० स्टीन ते कल्हूण की 
“राजतरंगिणी” की प्राचीनतम प्रतियों की खोज करते समय काश्मीर से कुछ 
मह स्वपूर्ण ग्रन्थों का संग्रह किया था, जो कि इस समय इण्डियन इन्स्टिट्यूट, 
श्रॉक्सफोर्ड में है । 


9वी शी के उत्तराद्ध तक संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की जितनी भी 
सूचियाँ तैयार हो गयी थी उन सबको क्रमवद्ध रूप में व्यवस्थित करके 
डॉ० प्राफ्रेक्ट में तीन जिल्दों मे एक बृहत्‌ सूची तेयार की, जिसका नाम है 
“कैटेलोग्स कंटलोगरम” । इन तीनों जिल्दों का प्रक्राशन लिपजिग से क़मशः 
]89), 896 झौर १903 ई० में हुआ । यहू सन्दर्म-सूची भत्यन्त हो 
उपादेय है । 


इस प्रकार प्रॉग्लयुगीन मारत में बेदों, वदिक साहित्य प्लौर संस्कृत-साहित्य 
की विभिन्न शाखाशों पर पाश्चात्य विद्वानों ने कार्य किया झौर इस छूप में 
भारत का गौरव एवं महस्व विश्व-विश्वुत हुआ । यारत में जो बृहद्‌ ग्रन्थ-निधि 
हस्तलेखों के रूप में बिखरी हुई थी भौर नष्ट होती जा रही थी, विद्यानुराभी 
भ्रॉग्ल तथा पत्य पाश्चात्य विद्वानों के प्रनवरत परिश्रम से उसका उद्धार हुभा 
भ्रोर उसके विवरणात्मक बृहत्‌ सूची-प्रन्यों का निर्माण होकर भावी शोधाथियों 
के लिए कार्य सुलम एवं सुबम हुआा। इसी भ्रषधि में मूल वेदों से लेकर परवर्ती 
काव्य-नाटक-कथाह्रों तक की प्रनेक कृतियाँ विशुद्धता से सम्पादित होकर 
सर्व प्रथम भध्येताशों को प्राप्त हुईं । 


690 भारतीय संस्कृति घोर कला 


प्रांल भारत के इन प्रेरणाप्रद बौद्धिक कार्यों से मारतीय विद्वान भी 
प्रभावित हुए झौर उन्होंने भी भारत के झाविम जीवन, उसकों भाषा, 
लिपि शोर उसके धर्म, दर्शन, इतिहास, पुरातस्‍्व धौर भूगोल श्रादि “विभिन्न 
विषयों पर बृहत्‌ कृतियों का निर्माण किया । प्रग्रेजों ने भारतीयों को उनकी 
महान्‌ विरासत से परिचित कराया भौर विश्व में उनके जशञान-विज्ञान तथा 
कला-कौशलों की वरिष्ठता को स्थापित किया । 
प्रेग्रेजों द्वारा स्थापित दासता के घरण-चिहक्क भारत से कमी के मिट चुके 
हैं; भ्रब वे इतिहास में ही शेष रह गये हैं। किस्तु उन्‍होंने भारत का जो 
नेतिक तथा बौद्धिक उत्कर्ष किया उसका महत्त्व चिरन्तन है। ऑग्लयुगीत 
भारतीय संस्कृति के इतिहास के पुनर्मूल्‍्यांकन के लिए इस महान्‌ उपलब्धि का 
विशेष एवं स्थायी महत्त्व है। 
७ ७७ ७ 


खण्ड : 3 


चौबीस/द्वीपान्तरों में मारतीय संस्कृति 


बुद्त्तर भारत 


हीपान्तरों में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार की वस्सुस्थिति का भी 
एक प्रनूठा इतिहास है । संस्कत-साहित्य की विभिन्न कृतियों, इतिहास-पुरातत्त्व 
विषयक सामग्री और कला-वस्तुभों के प्राधार पर ज्ञात होता है कि मारत की 
बतेमान भौगोलिक सीमाएँ प्राचीन काल में इससे कही भ्रधिक विस्तृत थीं ॥ 
नेक इतिहासकारों एवं पुरातत्त्ववेत्ताधों ने प्राचीन भारत के इस 'बृहसर” रूप 
पर प्रकाश डाला है। मारत का यह बृहत्तर रूप सुमात्रा (सुबर्ण द्वीप या 
सुबर्ण भूमि), मलय, जावा, वर्मा, श्रीलंका, मलाया, बोनियो, बालि तथा प्रनाम 
(चम्पा), कम्बोडिया (कम्बुज) ध्रौर हिन्द-चीन, नेपाल, तिब्बत, ईरान, 
ईराक, मिश्र, चीन, जापान प्रादि देशों तथा द्वीपान्तरो तक फैला हुआ था । 
साहित्य, धर्म, व्यापार, शासन, भाषा, लिपि भोर झआाचार-विचार भ्रादि 
विभिन्न उद्देश्यों एवं प्रयोजनों से प्राचीन भारत के उकस देशों से घनिष्ठ 
एवं स्थायी सम्बन्ध थे। इन सम्बन्धों की व्याख्या से द्वीपान्तर में व्याप्त 
बृहत्तर मारत की संस्कृति पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


द्वीपान्तर उन देशों का समूह है, जहाँ भारतीय उपन्यिश स्थापित थे । 
मे उपनिवेश मारतीय सम्नाटो के प्रन्तगंत रहते हुए मो स्वतन्त्र शासकों द्वारा 
शासिक एवं संचालित होते थे । किन्तु भारतीय साम्राज्य के प्रति श्रपनी निष्ठा 
व्यक्त करने के लिए उन्हें कर या मेंट स्वरूप कुछ निश्चित घनराशि 
मिर्धारित समय के प्रस्तग्गंत भारत को मेंट करनी होती थी । इस प्रकार ये 
भारत के प्रति भ्रपनी निष्ठा तथा भपने सम्बन्ध प्रयट करते थे । 

दोनों स्‍्लोर पानी से घिरे हुए भू-माव को “द्वीप” कहा गया है। पुराणों 
में नौ द्वीपों (नव द्वीप) का उल्लेख हुआ है, जिन्हें द्वीपान्तर भारत भी कहा 
गया है। ये नवद्वीप हैं--. इन्द्रद्यीप (वर्मा), 2. कसेरुमत, 3. लाअपणे 
(ताज्पर्जी), & समस्तिसत, 5 नागरद्वीप (नीकोबार), 6. कटाह (केशइ), 


6५4 भारतीय संस्कृति ध्रौर कला 


7. सिहल (क्लीसंका), 8. वरुणा यथा वहिण (बोनियो) झौर 9. कुमार । 
इन पुराण-प्रोक्त द्वीपों में म्रधिकतर का कोई पता ही नहीं है । इसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड पुराण! में 'जम्बूद्वीप' के प्रन्तगंत झंगदद्वीप (सम्मवत॥ कम्बुज तथा 
ज्म्पा), यवद्वीप (जावा), मलयद्वीप, कुशद्वीप, शंक्षद्वीप प्रौर वराहुद्वीप भ्रादि 
का उल्लेख हुआ है, जो कि बृहत्तर भारत के ही अंग थे । 


एशिया के विभिन्न छोरों में संस्कृत के हस्तलेखों, संस्कृत, ब्राह्ी तथा 
लरोष्ठी लिपि के प्रभिलेखों की प्राप्ति से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है 
कि ईसा पूर्व से ही एशिया के भनेक देशों में कुछ भारतोय जा पहुँचे थे । यात्रा 
जलमागे भौर स्थलमाग्ग दोनों से सम्पन्न होती थी । द्वोपान्तरों से भारत श्रानेवाले 
मार्मों का चीनी यात्रियों ने भी उल्लेख किया है। 7वीं श्ती में चीनी यात्री 
ई-हसिंग भारत प्राते हुए लगमग छह माह तक सुमात्रा में रुका था। वहाँ 
उसने संस्कृत-व्याकरण का भ्रध्ययन किया । प्पने यात्रा-वृसान्त में उसने लिखा 
है कि जावा, बोनियो, कुनलुन धोौर बाली पश्रादि देशों में मारतीय उपनिवेश 
स्थापित हो बुके थे । वहाँ सस्कृत के भ्रध्ययन-अध्यापन के ध्रतिरिक्‍्त मारतीय 
भ्राचार-विचार और घाभिक परम्पराएं प्रचलित थी। इन कारणों से मलय, 
कम्बोडिया भौर इण्डोनेशिया झादि देश वृह्दतर भारत के प्रन्तपेत परिगणित 
होने लगे थे । 

प्राचोन काल से ही भारतीयों में बाहरी देशो में जाने में उत्सुकता जाग 
चुकी थी । धाभिक, राजनीतिक झोर ध्ाथिक प्रयोजनों से जलमार्गीय तथा 
स्थलमार्गोय साहुसिक यात्राएं करके थे बाहरी द्वीपान्तरों मे प्रविष्ठ होकर वही 
बस गये । उनमें क्षत्रिय, सामन्त, ब्राह्मण-पुजारी, बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी भौर वेश्य 
व्यापारी प्रमुख थे । 


पुराण, जातक, 'बृहत्कथा' भौर 'मिलिकद पञ्ह में विदेशों में स्थापित 
भारतीय उपनिवेशों के विषय में बड़ा सुन्दर वर्णन है। कालिदास ने मी 
“रघुवश' में पूर्वी द्वीपान्तरो का उल्लेख किया है । चीनी भौर जावाई परम्पराभो 
तथा इतिहासों में भी द्वीपान्तरों मे ऐसे भारतीय उपनिवेशों का विस्तार से 
वर्णन किया गया है। 


भारतीय इतिहास में ऋधि परशुराम भपने स्‍शोजस्वी व्यक्तित्व एवं दृढ़ 


सकल्‍प के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत से बाहर भागे घंस्कृति के प्रसार में ऋषि 
ग्रगस्त्य के बाद उन्हों का दूसरा उल्लेखनीय नाम है । उन्होंने नर्मदा घाटी भौर 


ड्रीपाग्तरों में भारतीय संस्कृति 625 


सुदूर ग्ररय सागर के तट पर झार्य बस्तियों को बसाया झ्ौर वहीं से भारतीय 
संसक्ृति को द्ीपान्तरों में प्रसारित करते का भ्रभियान चलाया । 

ऋषि परशुराम की परम्परा को सातवाहत शासकों ने उजागर किया । 
इन पूर्वो द्वीपान्तरों के लिए बंगाल की खाड़ी के धनकटक, मसुलिपत्तन तथा 
कोनाशरक बन्दरगाहों से भरब सागर पार के वेजयन्सी (योवा) और कल्याणी 
के बन्दरगाहों तक जलमार्ग हरा गमनागमन की सुव्यवस्था का आरम्भ दक्षिण 
के प्रान्‍्प्न सातवाहनों के शासनकाल (लगभग दूसरी शत्तों ई० पूर्व) में हुआ । 
बुहस्कथा” के विभिन्न सम्दर्मों में सातबाहुन राजा हाल (प्रथम शतती ई० पृव॑) 
की साहसिक समुद्री यात्राप्नो का उल्लेख हुआ है । इन सन्दर्मों में सुवर्ण, सिहल 
तथा कर्पूर भादि द्वीपान्तरों के नाम इस घारणा की पुष्टि के सुदृढ़ प्रमाण हैं 
कि सातवाहनों के शासनकाल में मारत के दक्षिण-पूर्वी द्वीपान्तरो के साथ समुद्री 
मार्गों द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे । 

मारत में सातवाहन साम्नाज्य के भप्रन्तिम समय, अर्थात्‌ ईसा की लगभग 
दूसरी शती के प्रारम्म मे शक, पल्छलव, चोल झौर पाण्ड्य प्रादि के प्राक्रमणों 
तथा उनके पारस्परिक संधर्षों के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक तथा भ्राथिक 
उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस कारण भी कई मारतीय 
बाहरी देशों के फेल गये । मलय, कम्बोडिया, सुमात्रा, जावा और बालो 
श्रादि द्वीपान्तरो भे ईसा की दूसरी या त्तीसरी शत्ती में इस वर्ग के लोगों ने 
उपनिवेशों की स्थापना की । यद्यपि शासन में उनका प्रमुख स्थान नहीं 
था; किन्तु वे मारतीय संस्कृति की स्थापना तथा उत्तरोत्तर उन्नति में बड़े 
सक्रिय रहे । 

हीपान्तरों मे मारतीय संस्कृति, कला शोर धर्म की महान्‌ एवं विशाल 
थाती को प्रचारित-प्रसारित करने में मारतीय ज्ञान-ग्रन्थो एवं ज्ञानप्रवण सन्‍्ती, 
महात्माप्रों का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपृर्ण रहा है । जिन भारतीय प्रन्थों के 
उच्चादर्श विभिन्न कलाप्नों में रूपायित होकर एशिया के विशाल भू-खण्ड में 
भारतीय संस्कृति के बाहक बने, उनमे “रामायण” तथा “महाभारत, महाकाव्य, 
जातक, पुराण, भागम, तन्त्र, 'सद्धमंपुण्डरीक', 'प्रज्ञापारमिता', 'ललितविस्तर', 
श्रद्धोत्पाद', 'द्विव्यावदान', श्रभिधर्मकोश', 'सूत्रालंकार” भौर बुद्धचरित' का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुषाण साम्राज्य (प्रथम शती ई०) में 
'सद्धमंपुष्डरीक' की रचना हुई झोर तोसरी शती ई० के अन्त में उसका चोनी 
भाषा में अनुवाद हुआ । धर्म तथा दर्शन का प्रदूभुत समस्वय के लिए इस ग्रन्थ 

0 


626 भारतोय संस्कृति शोर कला 


पर 'भगवदूगीता' का व्यापक प्रभाव हैं। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 
आधे एशिया में उसने बोड 'बाइबिल” का ज॑ंसा दर्जा प्राप्त कर लिया 
(भारत की संस्कृति शौर कला, पृ० 2!)। भारतीय उच्चादर्शों, शान्ति, सदृभाव 
आर एकता की सार्वमौम स्थापना करके जिन बौद्ध-प्रन्थों ने कला-माध्यम में 
परिमण्डित होकर विस्तृत भू-खण्ड पर अपना एकाधिकार स्थापित किया, 
उनमें भ्रश्वघोष का 'बुद्धधरित” झौर श्रायंशुर की 'जातकमाला' का नाम 
भी उल्लेखनीय है । उनके उच्चादर्श एवं महान्‌ सन्देश पहले तो प्रजन्ता में 
उभरे झौर फिर एशिया के भू-माग की कला पर छा गये । 
इन बौद्ध-प्रन्थों के श्रतिरिक्त रामायण” तथा 'महामारत' और अनेक 
पुराणों द्वारा मी भारतीय संस्कृति तथा कला का एशिया में प्रक्षार-प्रसार 
हुआ । इसका मुख्य श्रेय गुप्त सम्राटो को है। शक्ति-सम्पन्न एवं सहिष्णु गुप्त 
शासकों ने एक झोर तो भारत के विभिष्न क्षेत्रों में अ्रपने प्रभाव को बढाने में 
प्रयत्मशील शको, यवनो, कुषाणो, हुणो भौर पल्‍्लवो के अ्रस्तित््व को श्राहत 
करके वृहद्‌ भारत में एकाधिकार-सम्पन्न साम्राज्य की स्थापना की तथा 
राष्ट्र-रक्षा के कार्यों को सुदृढ करते हुए परम्पराप्ों को पुनर्जीवित किया, 
श्रौर दुसरी ओर साहित्य, संस्कृति तथा कला के श्रचार-प्रसार के लिए अनुकूल 
परिस्थितियो का निर्माण किया । उनके समय भारतीय धर्म, दर्शन तथा 
सस्कृति का सन्देश विद्वानों तथा भिक्षुश्रों के द्वारा सुवर्णद्वीप, चम्पा, ताम्नलिप्ति 
द्वारावती श्रौर पनपन आ्रादि प्रायद्वीपों मे पहुँचा तथा वहाँ हिन्दू उपनिवेशों 
की स्थापना हुई । इन देशों के अतिरिक्त इण्डोनेशिया, तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया 
शौर चीन श्रादि देशो मे भी गुप्तो के सांस्कृतिक तथा कलात्मक उच्चादर्श 
प्रसारित हुए । 
गुप्तों ने जिस भूमिका का निर्माण किया उसको गुणवर्मन (423 ई०), 
शान्तरक्षित (7वी शती ), वच्ञबोधि (7] ई०), कुमारधोष (782 ई०) भौर 
दीपंकर श्रीज्ञान (0]] ई०) जैसे विद्वान्‌ भिक्षुओो के द्वारा जावा से कम्बोडिया 
श्रौर वर्मा से बाली तक समस्त दक्षिण-यूर्व एशियाई देशों में ब्राह्मण, बौद्ध 
तथा शव धर्मों का प्रवेश हुआ । उनके प्रवेश एवं प्रभाव के स्थायी स्मारक 
श्रनेक मठ, मन्दिर तथा उनमें रूपायरित कला की भव्यता झाज भी उनकी 
गौरवगाथा को युरक्षित बनाये हुए हैं । 
एशिया माइनर 
श हलक हक कि है साथ भारत के सम्बन्धों की स्थापना ईसा 
पक थी। उसके प्रमाण एशिया माइनर के बोगाजकुई 


हीपान्सरों से भारतोण संस्कृति 627 


नामक स्थान में प्राप्त अभिलेख हैं, जिनका सभय विद्वानों ने ]400 ई० पूर्व के 
लगभग निर्धारित किया है। एन भमिलेखों में खत्ती (07:85) झौर मितानी 
(एघ७४) जातियों में हुई पारस्परिक सन्धि का उल्लेख हुआ है । इस 
सन्धिपत्र में साक्षी-स्वरूप जिन देवताशों का उल्लेख किया गया है, उनके 
ताम हैं--मि-इत्‌-र (मित्र), उ-रूव-न (वरुण), इनू-दार (इन्द्र) और न-शन्त्र 
(त-ति-इश्न-अर) नू-त (नासत्य)। दोनों तासत्य देवताश्रों सहित इन्द्र, मित्र और 
वरुण ऋग्वेद के मुख्य भ्रधिष्ठाता एवं बहुचचचित देवता हैं। ईरानियों के धर्म 
ग्रन्थ 'ग्रवेस्ता' में भी इन देवताभों को इसी रूप में मान्यता दी गयी है । 


उक्त अभिलेखो के समय (400 ई० पूर्व) के कुछ पत्र तलल्‍्ल-प्रलल-भ्रमरना 
नामक गाँव से श्राप्त हुए हैं । उसमें कुछ मितानी राजाश्रों के नाम संस्कृत 
भाषा में उल्लिखित हैं | उदाहरण के लिए प्रातंतम, तुषरत प्रौर सुततेन 
(सुत्राण) हैं। इसी प्रकार बेबीलो निया के कस्सी (779597709) शासकों 7469 
]]80 ई० पूर्व) के नाम सुरिभ्रस्‌ (सूये) प्रोर मतंयस्‌ (सझतम) भी संस्कृतनिष्ठ 
है । भ्रसीरिया के राजा असुर बनीपाल (700 ई० पूर्व के लगभग) के पुस्तकालय 
से एक सूची प्राप्त हुई है, जिसमे अस्सर-मजस्‌ आदि देवताशों के नाम 
उल्लिखित हैं । इन तामों की एकता एक झोर तो ईरानियों के घर्मग्रन्थ 
'प्रवेस्ता' भे उल्लिखित अ्रहुर-मज्द नामो से झौर दूसरी भोर ससस्‍्कृत के 'झसुर/ 
शब्द से बठती है । 


इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि एशिया माइनर के विस्तृत भू-भाग में 
प्रति प्राचीनकाल मे हो ऋष्व॑ैदिक संस्कृति का प्रभाव व्याप्त हो गया था भौर 
वहाँ के साहित्य तथा जन-जीवन के साथ भारत के सम्बन्ध स्थापित 
हो चुके थे । 


मलय वेश (मलेशिया) 


वर्तमान मलेशिया प्राचोन काल मे मलय देश के ताम से प्रचलित था, 
यथ्पि इस मलय देश के भ्रन्तगंत वर्तमान मलेशिया की भपेक्षा, बृहुत्‌ भू-भाव 
सम्मिलित था । दक्षिण भारत से लगभग दो हजार मोल को दूरी पर अवस्थित 
प्राचीन मलय देश के भनेक अंचलो पर भारतीयों का शासन था। उसके 'सलय' 
नामकरण से ही भारतीयता का ग्राभास होता है। उसका यह नामकरण, 
सम्भवत: इस देश में भ्रधिकता से उग़नने वाले चन्दन के वृक्षों के ही 
कारण हुप्ता । 


नै 


628 भारतीग्र संस्कृति श्रौर कला 


एशिया महाद्वीप के विभिन्न स्थानों से प्राप्त भ्रभिलेखों तथा संस्कृत-पालि 
ग्रन्थों और चीनी-मलियाई परम्पराओों मे मलय को सुवर्ण भूमि के प्रन्तर्गत 
परिगणित किया गया है । वहाँ से उपलब्ध प्राचीन भभिलेखों तथा प्रशस्तियो 
की भावा संस्कृत है झौर उनमें प्रयुक्त लिपि की समानता पौँचवों शत्ती ई० 
की उत्तर भारतीय गुप्तलिपि से मिलती-जुनती है। ये प्रभिलेख स्तम्भों तथा 
शिलाझो पर उत्कीणित हुए मिले हैं और उनका लेखन-प्रकार तथा दान किये 
जाने झ्रादि का वर्ण्य विषय सर्वंया भारतीय है। 

बौद्ध-प्रन्थ 'महावंश' में सोम तथा उत्तर हारा उपतिवेश स्थापित करने 
का उल्लेख हुआ है । एक लेख में कहा गया है कि बुधगुप्त नामक एक नाविक 
कर्ण सुदर्ण (उत्तरी बंगाल) से मलय प्रायद्वीप गया था (महानाविक-ब्रुधगुप्तस्य 
रक्तमृत्तिका-वास्तव्यस्य--ज ०ए० सो० बंगाल, भाग 94, पृ० 75) । उपलब्ध 
अभिलेख-सामग्री में मलय के प्राचीन हिन्दू शासकों में लंककेसु (200 ई०) 
झौर उसका पुत्र भगदत्तो या मागवत तथा श्रीपाल वर्मा (500 ई०) का नाम 
प्राप्त होता है । 

विभिन्न रूपों में श्रमी तक जो पुरातात््विक तथा ऐतिहासिक महत्व को 
सामग्री प्राप्त हुई है, उससे विदित होता है कि मारत की ही मसाँति मलय 
प्रायद्वीप में मी छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे, जिनमें कतिपय राज्यों में हिन्दू शासक 
थे। मध्य युग में इन पर श्ररबों ने आक्रमण किया भौर भारत की ही भाँति 
वहाँ मी धर्म तथा कला-संस्कृति के संस्थानों को क्षत-विक्षत किया। प्ररबों ने 
प्रनेक हिन्दुओं को धर्म परिवर्तत के लिए ब्राध्य किया। झनेक हिन्दू देव 
मन्दिर मस्जिदों मे परिवर्तित कर दिये गये । किन्तु वहाँ पर व्याप्त हिन्दू 
सस्कृति की विरासत सर्वथा समाप्त नहीं हुई ॥ मारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 
समय तक वतंमान मलेशिया ये कुछ भागों पर शप्रग्रेजो का शासन था| मारत 
को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद वे माग भी दासता से मुक्त हो गये । 

मलय से जो श्रभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि लम्बे समय 
तक वहाँ सस्कृत का व्यापक प्रचार-प्रसार रहा । संस्कृत-अन्थों में पूर्वी मलय 
को ताज लिग” नाम से कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मलय प्रायद्वीप 
में ब्राह्मणधर्म के अतिरिक्त बौद्धधर्म श्लौर साहित्य का सुदीर्ध काल तक प्रचलन 
रहा । वर्तमान मलेशिया के भनेक स्थानों के संस्कृत नामों से वहाँ संस्कृत के 
व्यापक प्रभाव का पता लगता है । मलेशिया को वर्तेमान राजधानी कुझ्ालालस्घुर 
का पुर शब्द निश्चित ही नगर का बोघक है। इसी प्रकार सरेमवन 


हीपाम्तरों में भारतीय संत्छृति 629 


(श्रीरामवन ) सूँगी पट्टनी (श्वृंग पट्टन), जेतालिंग जप (स्फटिकलिग जप) 
झादि शब्द संस्कृतमूलक हैं । सिंहापुर (सिहपुर) नितान्त संस्कृतज शब्झ है, 
जिसका भ्र्थ है सिह्ों का नगर (सिह +पुर)। मलय के एक स्थान की खुदाई में 
परमेश्वर नामक किसो हिस्दू द्वारा बनाये गये एक गढ़ के प्रवशेष प्राप्त 
हुए हैं। यह गढ़ सिहपुर के दक्षिण में था, जो कि बाहुरी देशों का समुद्रपथ 
था । इस स्थान पर प्राप्त शिलापट्टों पर मारतीय सिर्माता एवं शासकों का ताम 
लिखा है। प्रभुत्व ध्रौर स्रक्षा दोनों दृष्टियों से इस दुर्ग का बडा महत्त्व था । 
सूँगी पट्टनी में सी एक शिव मन्दिर प्राप्त हुआा हैं । 

मलय द्वीप के प्राचीन भौर भ्राघुनिक नामों में लिंग” शब्द के भ्धिकाधिक 
प्रयोग का भाशय सम्मवत: यह हो सकता है कि वहाँ शैव घर्मं की 
प्रघानता थी | 

मलय प्रायद्वीप में मारतीय संस्कृति तथा सस्कृत भाषा के प्रमुत्त्व एवं 
प्रचार-प्रसार के भ्रनेक प्रमाण श्राज भी वहाँ जीवित हैं। भारत की भाँति 
भाज भी वहाँ अ्रस्थान (स्थान ), पुत्र, पुत्री, महादेवी (महारानी), सेंजाकाल 
(सन्ध्याकाल), सेक्‍सा (शिक्षा), सभोदर (सहोदर), रोम (रोम), रथ (रथ), 

ऋषि (ऋषि), सुझामी (स्वामी), सुभझगे, शर्ग या सोगे (स्वर्ग), सिंग 

(सिंह), सेर (सं), सेरी (श्री) झौर रंजुन (पर्जुन) प्रादि शब्दों का व्यापक 
प्रचलन है ! 
जाया 


दक्षिण-पूर्वी द्वीपान्तरों मे जाबा मे विविध प्रकार की सामग्री के प्राधार पर 
कहा जा सकता है कि भारत तथा जावा के प्राचीन काल में घनिष्ठ सम्बन्ध 
थे। सुमात्रा श्रौर मलय की भाँति जावा में भी हिन्दू तथा महायान बोद्धधर्म 
भ्रौर मारतीय साहित्य का प्रमाव रहा है | वहँ ब्राह्मण, शंव भौर बोद्ध, तीनों 
धर्मों का प्रचार था। सम्पूर्ण दक्षिणावर्त जिसमें श्रीलंका, जावा तथा सुमात्रा 
झादि द्वीप भो सम्मिलित थे, ऋषि भ्रगस्त्य ने भायं-संस्कृति का प्रसार किया । 
उनका यह सांस्कृतिक प्रभियान घ॒र्मं के माध्यम से हुआ । दक्षिण भारत भौर 
बुद्वर द्वीपो में प्रगस्त्य 'शिव गुरु के रूप में पूजे जाते थे । जावा में उनके नाम 
पर एक मन्दिर की भी स्थापना की गयी । दक्षिण के प्रग्रस्त्य पर्वत पर उनका 
साधना-स्थल स्थित था। यही बंठकर उन्होंने 'भगस्तायम्‌' व्याकरण झौर 
प्रतिमा विज्ञान पर 'सकलांधिकार' नामक ग्रन्थों का भ्रणयन किया । उनका 
व्याकरण झाज भी तमिल साहित्य का भूल बताया जाता है । 


590 भारतोय संस्कृति शोर कला 


जावा में उपलब्ध संस्कृत भभिलेखों से ज्ञात होता है कि लगभग दूसरी 
शती ई० से ही वहाँ भारतीयों का गमनागमन भारम्म हो गया था। इन 
झभिलेखों की लिपि तथा उत्तर मारतीय गुप्तलिपि के बीच समानता है। 
वहाँ की कवि भाषा पर संस्कृत तथा प्रन्य साहित्य पर “रामायण, महाभारत 
तथा कालिदास का प्रभाव है । 

जावा से प्राप्त बहुसंख्यक संस्कृत प्रभिलेखों से विदित होता है कि पूर्वी 
जावा (कर्लिग) में देववमंन नामक एक राजकुमार द्वारा 200 ई० से शासन 
स्थापित हो चुका था। उसके वंशज पूर्णवर्मन्‌ के समय के एक झभिलेख द्वारा 
जावा में भारतीय सस्कृति का प्रभाव सिद्ध होता है । जावा के इतिहास में 
गुजरात के एक राजकुमार द्वारा 750 ई० में एक उपनिवेश स्थापित करने का 
उल्लेख भी मिलता है, इसकी पुष्टि कम्बोडियाई तथा चीनी इतिहासकारों ने 
भीकी है । 

जावा का प्रसिद्ध शेलेन्द्र राजवंश बौद्धधर्म का भ्रनुयायी था । इस वंश के 
राजाश्रों ने भ्रनेक बौद्ध मन्दिरो का निर्माण कराया तथा उनमे भव्य मूतियों को 
स्थापित किया । इस वंश के राजा बालप्रमदेव ने नालन्दा में दो विहार बनवाये ! 
उनकी देख-रेख के लिए पालवंशीय राजा देवपाल ने पाँच ग्रामो का दान 
किया । (ए० इं०, भाग 7, पृ० 50) । इस वंश के दूसरे राजा मार विजयी 
तगवमंन्‌ ने नागपट्टन (पश्रान्ध्र प्रदेश) में एक बौद्ध घिहार बनवाया था । चोल 
राजा राजेन्द्र से कुछ दिनों तक उसके भ्रच्छे सम्बन्ध रहे । किन्तु बाद में 
सम्बन्ध बिगड़ गये । चोल राजा ने जाया सहित सुमात्रा तथा मलय पर 
प्रधिकार कर लिया । मेल्र के तथा तजोर के लेखों प्रोर शैलेन्द्रबंश के इतिहास 
में इस विजय का उल्लेख हुप्ना है। 


जावा मे भ्राज मी संस्कृत भाषा तथा साहित्य और मारतीय संस्कृति का 
प्रभाव है। वेदो से लेकर गीता, रामायण”, 'महामारत', पुराण और परवत 
काव्य, नाटक, कोश और कथाष्कृतियों की लोकप्रियता श्राज भी बहाँ पूर्ववत्‌ 
है । सम्राट्‌ सिडोक के शासन काल (929-947 ई०) में 'रामायण' का जावाई 
रूपान्तर किया गया था। इस ग्रन्थ का कथानक बाल्मीकि 'रामायण' तथा 
कुमारदास के 'जानकीहरण' पर श्राघारित है। इसी प्रकार सम्राट एयरलंग के 
शासनकाल (037-049 ई०) में महाभारत” के जिन तीन पर्वो--(आरादि, 
विराट, मीष्म) का जावाई प्रनुवाद हुआ था, उनके प्रष्ययत्त तथा पारायण का 
पाज भी वहां पूर्ववत्‌ प्रचलन है । जावाई माया के नाटक प्रधिकतर “रामायण 


हीपाण्तरों में भारतीस संस्कृति 63] 


सथा 'महामारत' की कयापभों पर भाधारित हैं । उनमें राम, रावण, हनुमान, 
सुग्रीव, कृष्ण, भर्जन, कर्ण भोर भीम झादि चरित्रों का मर्यादित एवं श्रोजस्वी 
वर्णन हुआ है । 'पण्चतन्त्र' शौर 'हितोपदेश' जसी लोकप्रिय कया-कृतियों का 
भी वहाँ पर्याप्त प्रचलन है । इन कथाझ्नों को वहाँ के चित्रकारों ने चित्रों में मी 
रूपायित किया है । 


जावा की लिपि भौर कला पर गुप्त युग का सर्वाधिक प्रभाव रहा है । 
राजा रजसंगर (350-889 ई० ) ने जांवा की प्राचोन राजधानी मजपहित में 
स्थित पनतरन नामक मन्दिर की भित्तियों पर 'रामायण', 'महाभारत' तथा 
'कृष्णायन' के दुश्यो को भ्रंकित कराया था। लीडेंन के संग्रहालय में सुरक्षित 
जावा की 'चण्डी मेण्टोन की बुद्ध प्रतिमा शौर 'प्रश्ापारमिता की भूरति! पर 
गुप्तकला का यथेष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार बैकाक संग्रहालय में सुरक्षित 
विभिन्न कॉस्य मूर्तियों के शिल्प में भी भारतीय प्रमाव है (चक्रवर्ती--इण्डिया 
ऐण्ड जावा; ब्रोजेल--दि प्रलीयस्ट इन्सक्रिप्शन्स स्‍ग्लरॉफ जावा) । 


सुमात्रा 

सुमात्रा (सुवर्ण द्वीप) से भारत के प्राचीन एवं दीधंकालीन सॉस्कृतिक सम्बन्ध 
रहे हैं । सस्कृत-साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध-ग्रन्थों मे दोनो देशों के पारस्परिक 
सम्बन्धों का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है । इन साहित्यिक सन्दर्भो से विदित 
होता है कि सुवर्ण द्वीप पर ईश्वरवर्मा ने विजय करके वहाँ अपना राज्य स्थापित 
किया था। वह इस द्वीप का प्रथम भारतीय शासक था । सुमाज्ा से उपलब्ध 
अ्रभिलेखों मे मो ईश्वरवर्मा के विजय की घर्चा हुई है। उपलब्ध भ्रभिलेखों से 
यह मी विदित होता है कि सुमात्रा का शक्रीविजय नगर संस्कृत-प्रध्ययन का 
प्रमुख केन्द्र था। अभिलेखों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है, विद्वानों ने 
उसे पाँचवी शत्ती ई० की उत्तर भारतीय भुप्तलिपि के समान बताया है। इन 
प्रशिलेखों मे दो श्रमिलेख संस्कत के प्राप्त हुए हैं, जिनमे बौद्धधर्म के प्रचार 
पर बल दिया गया है । 


सुमात्रा या सुवर्ण द्वीप में भारतीय सांस्कृतिक थाती को प्रसारित करने का 
श्रेय दक्षिण के चोल झौर शंलेम्द्र शासकों को है। इन द्वीपान्तरों में भारतीय 
उपनिवेशों की स्थापना करने में इन शासकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है । 
उन्होंने लगसग 3वी शती ई० तक निकोबार, वर्मा, मलय, स्थाम, सुमात्रा 
झौर श्रीविजय को स्वायत्त करके वहाँ मारतीय धर्म, साहित्य, संस्कति तथा कला 


639 जारतोव संस्कृति भौर कसा 


का सन्देश पहुँचाया भ्लोर उसको स्थिरता प्रदान की । 8वीं शती में जब दक्षिण 
के शैलेन्द्र साज्जाज्य का उदय तथा विस्तार हुआ तो उसने चोलों द्वारा विजित 
भ्रधिकाधिक उपनिवेशों पर भ्रपता ग्रधिकार कर लिया। भारतीय चोल 
राजाधों को मलय तथा नीकोबार द्वोप-समूहो के उपनिवेशों के लिए शलेन्द्रो 
से लगभग सो वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा । पघ्न्त मे चोलों की पराजय हुई । 
किन्तु इन संघर्षों के बावजूद द्वोपान्तरों में भारतोय संस्कृति के प्रसार में कोई 
व्यवधान उत्पन्न नही हुआ । यद्यपि भारत में चोलों के भ्स्तित्व को शलेस्त्र 
बार-बार चुनौती देते रहे; किन्तु उसमे वे श्रसफल रहे। द्वोपान्तरों में शलेन्द्रों 
ने लगभग सात सो वर्षों तक निरकुंश शासन किया । 


दवीपान्तरों मे शैलेन्द्रो के इन सात सो वर्षों का इतिहास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
रहा है । 8वी शती के लगभग शरलेन्द्रों ने सुमात्रा मे श्रीविजय साम्राज्य की 
स्थापना की और बाद मे उसका मलेशिया, जावा, कम्बुज तथा चम्पा तक 
विस्तार किया । शलेन्द्र साम्राज्य की शक्ति की समस्त एशिया मे चर्चा थी । 
चीनी तथा अरबी व्यापारियों ने उसको शक्ति और विशाल सम्पत्ति को 


प्रशंसा की है । 


शैलेन्द्र साज्राज्य की स्थिरता, उत्तरोत्तर उन्नति भौर रुप्राति का एकमात्र 
कारण उनकी समनन्‍्वयात्मक नीति रही है। उनकी इस नीति के शध्राधार उनके 
बंशगुरु कुमारघोष थे । वह गौढ़ देश का निवासी और ब्राह्मण तथा बौदधर्म 
के समन्वय का सजीव प्रतीक था । उसने 782 ई० को श्रीविजय में बोधिसस्व 
मजुश्री की एक मृ्ति की स्थापना की थी, जिसमें बौद्ध त्रिरत्न, ब्राह्मण त्रिदेव 
औझौर भ्रन्य अनेक धर्मों के देव-प्रतीको का समन्वय था। उसी के फलस्वरूप 
सम्भवत: शेसेन्द्रो का बगाल के पाल राजवश से वंबाहिक सम्बन्ध स्थापित 
हुआ । शलेनद्रों के विशाल एवं सात सौ वर्षों के सुदीर्ध शासन में विभिन्न 
भारतीय उपनिवेशों की कला पर जो पाल शेली का प्रमाव पढ़ा वह इसी 
वेवाहिक सम्बन्ध के कारण था । 


ओलंका 
दक्षिण-पूर्वो द्वीपान्तरों में जल-मार्मों के यातायात की सुविद्याशों के बारण 


श्रीलंका में भारतीयों का गमनागमन और भारतीय संस्कृति का प्रवेश सगभधग 
500 ई० पूर्व से हो होने लग गया था। इस प्रकार के द्वीपान्तरों में श्रीलका 


होपान्तरों में भारतीय संस्कृति 6955 


का नाम उल्लेखनोय है। लगभग 500 ई० पूर्व में दक्षिण भारतीय शासक 
विजयसिह ने श्रीलंका में प्रवेश करके वहाँ भ्रपना राज्य स्थापित किया । 

सिहल से भारतीय सम्बन्धों की स्थापना का एक पुष्ट झ्राधार लकापति 
रावण है । रावण को दस शिरो वाला कहा गया है। यह 'दक्ष स्कन्ध' वस्तुत: दक्षिण 
के राजाशों की ख्यात थी शोर परम्परा से वहाँ लोकोत्सवों में कृत्रिम मुखौटों 
द्वारा प्राच्चीन लोकप्रिय शासकों का स्मरण किया जाता था, जेसा कि वहां 
झाज भी प्रचलन है । 

सम्नाट प्रशोक ने बुद्ध परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद (300 ई० पूर्व) 
पाटलिपुत्र में तीसरी बोद-संगीति का भ्रायोजन किया था । इस संगीति में 
प्रन्य बातों के प्रतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया था कि भारत तथा 
द्वीपान्तरों में बौद्धघर्म के प्रचाराय मिक्षुझओ को भेजा जाय । वहाँ प्रनेक सिक्षु 
ही नहीं गये, उनके साथ प्रशोक के पुत्र तथा पुत्री महेरद्र भौर संघमित्रा भी 
श्रीलंका गये । 

महेन्द्र भ्रौर संधमित्रा भ्पने साथ बौद्धषर्म के प्रथम अनुश्नुति-प्रन्थ 
त्रिपिटका भी ले गये थे, जो कि भ्रशोक की तीसरी बौद्ध-संगीति में भ्रस्तिम 
रूप से संकलित हुए थे। श्रीलंका के महाविहार में तिपिटक का भ्रननेक वर्षों 
तक मौखिक श्रष्ययन चलता रहा ग्लोर बाद में वहाँ के राजा कट्टयामणि (89- 
77 ई० पूर्व) के शासन काल में उनको सिहली माया में लिपिबद्ध किया गया 
प्रौर पिहली सिक्षश्रों की महापरिषद्‌ ने उनको अ्रन्तिम स्वीकृति दी । तदनन्तर 
वहाँ साहित्य-रचना के लिए पालि को स्वीकार किया गया । 

सिहली भ्रनुपिटक-सा हित्य के भ्रष्ययन के लिए चोथी शती मे दक्षिण भारत 
के निवासी ध्ाचाय बुद्धत्त सिहल गये थे । उनकी शिक्षा-दीक्षा सिंहल में 
श्रनुराधापुर के महाबिद्वार में हुई थी । उनके बाद आचाय॑ बुद्धघोष भ्रट्ट कथाझो 
के अध्ययनाथं श्रीलंका गये । इन भ्रट्ट कथाओ्नों का एक अनुवाद श्रीलंका में राजा 
पराक्रमबाहु के समय (]2वीं शती) में हुआ । झाचार्य सारिपुस तथा उनकी 
शिष्य-परम्परा के समय (3वों शती ) तक श्रीलका में बोद्ध-साहित्य का निरल्तर 
निर्माण होता रहा भौर बोद्ध मिक्षुओं का मारत से अभ्रदूट सम्बन्ध बना रहा। 
वर्मा 


पालि भाण्य के पिटक और प्रनुपिटक-साहित्य का वर्मा भौर श्रीलका में 


प्रध्चिक प्रचार है । इस कोटि का संपूर्ण साहित्य प्रायः इन्ही देशों में पाया 
जाता है। 


634 भारतीय संस्कृति श्रोर कला 


वर्मा के सिक्षु संध ने पालि-साहित्य के भज्जन-वर्धन की दिशा में जो कार्य 
किया उसकी तुलना नही है। इस प्रकार के स्थविरो में मेघंकर, शीलवंश, राजा 
बोदोपया (बरुद्धप्रिय), कंटकखियनाजित,सद्धमविलास, राजा क्यच्चा महाविजितावी 
भादि का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने श्रधिकतर पालि-पग्रन्थो की रचनाकर 
और शअ्रपने शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा इस परम्परा को श्रागे बढाकर ऐतिहासिक 
कार्य किया । 

पालि व्याकरण की परम्परा मे 'सहनीति' सम्प्रदाय वर्मा की देन है| वर्मा 
से पहले सिहल मे ध्याकरण की शिक्षा में भ्रच्छा काये हो चुका था। किन्तु 
कुछ सिंहली भिक्षुप्रों ने वर्मा मे झ्राकर जब 'सहनीति' व्याकरण को देखा तो 
उन्हें यह बात स्वीकार करनी पडी कि सिंहली व्याकरण-परम्परा में प्रभी 
तक सहनौति' ज॑सी उच्च कोटि की रचना की समानता मे कोई पुस्तक नहीं 
रची गयी । 

वर्मी भिक्षु भ्ग्गवश ने, जो कि श्रग्गपीडित तृतीय के नाम से प्रसिद्ध थे, 
]54 ई० में 'सहनीति' व्याकरण की रचना को, जो कि 'कच्यायन' व्याकरण पर 
झ्राधारित है। हिंगुलबल जिनरतन नामक वर्मी भिक्षु ने 'सहनीति! पर 
धातुरूपावली' के ढंग की 'धात्वर्थंदीपिनी! नामक पुस्तक लिखी । इनका समय 
निश्चित नही है । 

पालि के विपुल व्याकरण-प्रन्थो मे बर्मी भिक्षु रामणेर धम्मदस्सी (4वी 
श० ) कृत 'बच्चवाचक' का नाम उल्लेखनीय है, जिस पर वर्मी भिक्षु सद्धस्मनन्दी 
नें 7768 ई० मे टीका लिखी। इनके अ्रतिरिक्त मगल, प्ररियस, वर्मी राजा 
क्यच्चा की पुत्री, जम्बुध्वज, सद्धम्मगुरु, विचित्ताचार तथा सद्धम्मकित्ति का 
नाम उल्लेखनीय है । प्राचार्य सद्धमकिसि का कोश संस्कृत के एकाक्षरों का 
पालि रूपान्तर है, जिसका उल्लेख उन्होने पृष्पिका मे क्रिया है। इस कोश की 
रचना !465 ई० में हुई थी । 

पालि-साहित्य मे वश-प्रन्थो का वही स्थान है, जो सस्कृत-साहित्य मे 
पुराणों का है। ये वंश-प्रन्थ श्रधिकतर सिहली भिक्षुप्रों के द्वारा रचे गये 
ग्रौर सिहल तक ही सीमित हैं । वर्मा में मी इन वंश-य्रन्थों का प्च्छा प्रधार- 
प्रसार है। 'छकेसघातुवंश” के लेखक सम्भवत कोई वर्मी मिक्षु थे। इसी प्रकार 
बुद्ध परिनिर्वाण से लेकर उस्तीसवोी श० ई० के सुदीर्ध समय तक बौद्धधर्म का 
जिस क्रम से एशिया के देशो में और विशेषतः वर्मा में, विकास हुआ, उसका 
पूरा इतिहास इस वंश-प्रन्थ में मिलता है। तीसरी बौद्ध-संगीति के बाद विदेशों 


ऋऔपास्तरों में भारतीय संल्कृति 695 


में भेजे गये धर्मोपदेशक भिक्षुझों का वर्णत भी इस ग्रन्थ मे किया गया है । 
वर्मी भिक्षु पंचसायी (प्रश्ास्वामी) ने !9वों शत्ती ई० में इस ग्रन्थ की रचना 
की थी। 

ऐतिहासिक दृष्टि में 'गन्धवंश' या 'प्रल्थवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। 
इसमें पालि-प्रन्थों, प्रन्यफारों शौर उनके रचनाकाल तथा रचना-स्थान का 
क्रमबद्ध व्योरा दिया हुआ है । भारतीय भौर लकावासी ग्रन्थकारों का इसमें 
झलग-पलग वर्णन किया गया हैं । साथ ही उसमें ऐसे भी ग्रन्थों की एक सूची है, 
जिनके स्वयिता श्रज्ञात हैं। पालि-साहित्य का यह एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। 
इसकी रचना भी वर्मा में 9वी शती में हुई थी । 

इस प्रकार ईसा की धारम्मिक शतियों से लेकर श्राधुनिक काल तक वर्मा 
में बौद्धघ्मं तथा उसके साहित्य का व्यापक प्रचार-प्रसार रहा है। बुद्ध, 
बौद्धधर्म तथा बोद्ध मिक्षुशो के सम्बन्ध में सुरक्षित वर्मी भ्रनुश्रतियाँ विशेष 
रूप से सग्रहणीय हैं । 


इण्डो नेशिया 


इण्डोने शिया से भारत के सुदीध काल तक घनिष्ठ सम्बन्ध रहे । पुराणों 
में उसे 'नवभेंद' कहा गया है। इण्डोनेशिया मे भारतीयों का प्रवेश श्रीलका के 
माध्यम से हुप्ला । इन पुरातन सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने मे सम्राट्‌ भ्रशोक 
का नाम उल्लेखनीय है। पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध-संगीति के निर्णयानुसार 
प्रशोक ने 300 ई० पूर्व में द्वीपान्तरों में अपने धर्मंप्रचारक भिक्षुभो को भेजा । 
इण्डोनेशिया (सुवर्णभूमि) में स्थविर शोण झौर उत्तर दोनो सहादरो को भेजा 
गया था । तब से वहाँ भारतीयों का निरन्तर गमनागमन होता रहा । 


इण्डोनेशिया के शासन-तन्त्र पर भारतीयों का व्यापक प्रभाव रहा है, 
जिमके प्रमाण वहाँ के उपलब्ध भ्रभिलिख तथा सिक्‍के हैं | वहाँ मन्दिरो, मठों, 
बिहारो तथा विद्यापीठों की अधिकता थी और विष्णु, महेश, इन्द्र, बुद्ध, दुर्गा, 
लक्ष्मी श्रादि देवी-देवताओं की पृजा-प्रतिष्ठा का प्रचलन भारत जैसा हीथा। 
संस्कृत का वहाँ उतना ही प्रचार तथा सम्मान था, जितना भारत में । वहां के 
साहित्य में संस्कृत-ग्रन्थों के संक्षिप्त रूपान्तर हुए । इण्डोनेशिया के साहित्यिक, 
वैचारिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परम्पराश्ो को दृष्टि में रखकर 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनको पलल्‍लवित तथा उन्नत करने में 
मारत के लोगों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है । 


656 भारतोय संस्कृति शौर कला 


बालो 


बाली द्वीप से कई संस्कृत के भमिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिद्ध होता है 
कि वहाँ भी हिन्दू उपनिवेश स्थापित ये । वहाँ मी मारतीय धर्म, संस्कृति तथा 
साहित्य का प्रचार था । बाली में उपलब्ध ध्रमिलेखो की लिपि गुप्तलिपि के 
ही समान है । 

बाली द्वीप की सामाजिक एवं सोस्कृतिक परिस्थितियों पर मारत का गहन 
प्रभाव है । वहाँ की वर्णाश्रम व्यवस्था हिन्दू धर्म-प्रन्यो पर श्राधारित है । 
भारत की ही भांति वहाँ मी वेंदो, वेदांगों गीता पुराणो, महाभारत, 
“रामायर्ण, प्रभरकोश' शोर “'पंचतन्त्र' का प्रचार एवं सम्मान है। उनका 
पठन-पाठन होता है । वहाँ सांग वेद का ग्रष्ययन-प्रध्यापन होता है श्रौर मन्दिरों 
में सस्वर बेदपाठ की परम्परा है। भारत की ही भांति बाली द्वीप में मी शिव, 
सुर्य, विष्णु, लक्ष्मी, पावंती भौर सरस्वतो श्रादि हिन्दू देवी-देवताप्रो की पूजा- 
प्रतिष्ठा प्रचलित है । 


बाली मे भ्रतोत के कई सो वर्षों तक भारतीय धर्म, भ्राचार तथा संस्कृति 
का एकाधिपत्य होने के कारण श्राज भी वहाँ की भाषा मे संस्कृत शब्दों का 
बाहुलय है । वहाँ को लोककथाएँ झौर परम्पराएँ विशुद्ध भारतीय हैं । वर्तमान 
बाली द्वीप यद्यपि प्रपनी स्वतन्त्र सांस्कृतिक तथा शासनिक दृष्टि से बिकास 
की ओर अग्रसर है, फिर भी भारत के साथ उसकी भ्रभिन्नता बराबर बनी चनी 
भ्रा रही है । 
बोनियो 


बोनियो में भारतीय सस्क्ृति का प्रवेश गुप्त युग से पहले ही हो चुका था । 
वहाँ राजा मूलवमंन्‌ ने थूपो की स्थापना करके भारतीयता का दीजारोपण किया । 
मूलवर्मन्‌, हिन्दू उपनिवेशों के संस्थापक महान्‌ प्रतिभाशाली ब्राह्मण कौण्डिन्य 
का पौच्र था। मूलवमंन्‌ की सस्क्ृत-प्रशस्तियों मे यज्ञ तथा दान प्रादि का 
वर्णन “परम्परा के भनुरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोनियों में आ्ह्यण- 
धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार था । 


चम्पा (हिन्द चोन) 


विश्व के कई देशो में भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य का प्रसार 
बौद्धध्र्म के माध्यम से हो हुप्रा; किन्तु कुछ देश ऐसे भी हैं, जहाँ बौद्धघर्म के 


होपास्तरों में भारतोय संस्कृति के 637 


भ्रवेश से पर्व ही अाह्माणधर्म या हिन्दू संस्कृति का प्रसार हो चुका था। 
ऐसे देशों में हिन्द चीन और कम्बोडिया का नाम, जिन्हें मारतीय साहित्य में 
खम्पा प्रौर कम्युज कहा गया है, उल्लेखनीय हैं । 


चम्पा से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों तथा प्रशस्तियों में वहाँ का नाम 'अ्रत्तम' 
लिखा हुआ मिलता है। प्राचीन काल में वह बृहत्तर मारत का भश्रंग रहा है। 
चीनी इतिहासकारों के भ्रनुसार चम्पा में प्रथम शती ई० के लगभग हिन्दू 
विचारधारा तथा हिन्दूधमं का प्रवेश हो चुका था। ऐसी जनश्रुति है कि 
दक्षिण भारत से कौण्डिन्य तामक एक ब्राह्मण ने चम्पा में श्रपना राज्य स्थापित 
किया था | वहाँ लगभग 200 ई० में श्रीमान्‌ तथा दक्षिणवर्मन भ्रादि शासकों 
ने भारतीय उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। 380 ई० में वहाँ अन्द्रवर्मन्‌ 
नामक राजा राज्य करता था, जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि 
वह हिन्दूधर्म का परम श्रनुरागी शौर देदों का प्रकाण्ड विद्वान था। 
भारतीय शासकों की परम्परा किस रूप में आगे बढ़ी, इसका कोई प्रामाणिक 
बग्राधार उपलब्ध नहीं है। जिन परवर्ती भारतीय शासकों के भ्रभिलेख 
उपलब्ध हैं, उनमें चन्द्रवर्मन्‌ के अतिरिक्त सदनवर्मन्‌ प्रथम का नाम 
उल्लेखनीय है । 


चम्पा में प्राप्त श्रभिलेख ब्राह्मी तथा पल्‍लब लिपि में हैं। उनकी भाषा 
सस्कृत है भशौर वे लगभग तीसरी शती ई० के हैं। इन अमिलेखो से प्रतीत 
होता है कि चम्पा में संस्कृत का पर्याप्त प्रचार-प्रसार था | वहाँ की राजभाषा 
किसी समय संस्कत ही थी । चम्पा की वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक झोर 
साहित्यिक वस्तुस्थिति से ज्ञात होता है कि वहाँ मारतीयता का भ्राज भी गहन 
प्रभाव है । भारत की ही माँति वहाँ के साहित्य पर भी सस्कृत का प्रभाव है। 
वहाँ के साहित्य के लिए रामायण” तथा 'महामारत' उपजीव्य ग्रन्थ रहे हैं 
और इन दोनों प्रन्थों की कथाओं के ग्राधार पर वहाँ के साहित्य मे कथा, काब्य 
तथा नाटक भादि अनेक विषयों की कुतियों का निर्माण हुआ है । 


चम्प॒ की घाभिक परम्पराप्रो पर भी भारत के पौराणिक मागवतघर्म 
का प्रभाव रहा है। वहाँ से प्राप्त प्रभिलेखों में भ्रह्मा, विष्णू भौर महेश, इस 
जत्रिदेव की विशेष चर्चा हुई है । 


ब्राह्मणघर्मं के बाद वहाँ बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ भ्रौर उसके फलस्वरूप 
यहाँ के धर्म तथा दर्शन विषयक साहित्य पर पालि के बौद्ध-साहित्य का प्रभाव 


638 | भारतोय संस्कृति शोर कला 


पड़ा । इस प्रकार चम्पा में ब्राह्मण भौर बौद्ध-साहित्य तथा धर्म का श्रपूर्व संयोग 
देखने को मिलता है (मजुमदार--चम्पा) । 


ख्पेर 


मध्य एशिया के प्रनेक देशो पर छूमेर जाति के लोगों का व्यापक प्रमाव 
रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे ब्राह्मणघर्म तथा वेदिक संस्कृति के 
झनुयायी थे । स्मेर देश के श्रीक्षेत्र भौर ईशानपुर के बोच भारतीय उपनिवेश 
के रूप में एक नगर का उल्लेख हुम्ना है । इस नगर में विभिन्न युगों से सम्बद्ध 
पनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका समय विद्वानों ने 5वी से 0वी शती ई० 
के बीच निर्धारित किया है। इन यूतियों पर गुप्तककला का स्पष्ट प्रभाव है । 
इनसे स्पष्ट है कि रुूमेर में मी भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी । 
इस उपनिवेश का इसलिए विशेष महत्त्व है कि वहाँ से भारतीय संस्कृति, धर्म 
भौर कला का प्रमाव फुनान तथा कम्बोडिया मे एक साथ व्याप्त हुभ्रा । 


मध्य स्याम में भी उनके शासनकाल में ब्राह्मणधर्म से प्रमावित मन्दिर 
स्थापित हुए । कम्बोडिया पर भी झरुमेर राजागों का शासन रहा। वहाँ का 
रूमेर राजा जयवर्मन्‌ महायान सम्प्रदाय का प्रनुयायी था । उसकी 'राजघानी 
बेयोन थी । उसने बौद्धधर्में के श्रनेक मठ बनवाये। उसके द्वारा निर्मित मठों 
की विशेषता यह थी कि उन पर बोधिसत्त्व भ्रवलोकितेश्वर के चार मुख बने 
हुए हैं । वे चार मुख सम्मवतः बुद्ध के शान्ति, करुणा, दया शोर सब्वहित के 
प्रादर्शों के प्रतीक थे। इस घम्मपराय्ण शासक ने परम्परागत शब और वंष्णव 
धर्मों को भी विकसित होने की स्वतन्त्रता प्रदान की । 


रुमेर स्थित श्रगकोर थोम कम्बोडिया की प्राचीन राजधानी थी । प्रंगकोर 
थोम (यशोध रपुर या नगरधाम) में !2वी शती के ग्रारम्म में ग्रनेक भव्य 
मन्दिरों का निर्माण हुआ । वहाँ का विशाल ब्ेयोन मन्दिर ब्राह्मण भौर बौद्ध 
प्रादर्शों का समस्वित प्रतीक है, जिसमे लगभग तीन सौ वर्षों के शासकों की 
कलाप्रियता का एक साथ दर्शन होता है। उसके निर्माण में यशोव्मम्‌ प्रथम 
(889-90 ई०), सूयंवर्मन्‌ द्वितीय (25 ई० के लगभग) प्लौर यज्ञवमंन्‌ 
सप्तम (8!-20] ई०) नामक तीन शासकों की कौति विशेष रूप से 
सुरक्षित है। इस मन्दिर के मुख्य स्तम्म पर चतुरानन शिव की विशाल 
ध्यानस्थ मूर्ति स्थापित है, जिसमें निर्माण भ्ौर विनाश के सनातन भाव बड़ी 


हीपान्तरों में भारतीय संस्कृति 639 


सुन्दरता से भ्रभिव्यंजित किये गये हैं। मन्दिर की भित्तियों, स्तम्भों भौर छतों 
पर, 'रामायण', 'महामारत', भागवत”, “हरिवंश! और हिन्दू कथाश्रों से 
सम्बद्ध सहस्नों विययो को उत्कीर्ण किया गया है । शिव ओर विष्णु के साथ- 
साथ बोधिसस्‍्थ भवलो कितेश्वर की मूर्तियों का निर्माण हुगा है । 


बेयोन के इस मन्दिर मे रुूप्तेर की पुरातन सभ्यता के प्रादर्श नाग पर 
प्रासीन विष्णु भगवान्‌ की एक मूर्ति है। यह मूर्ति मन्दिर के प्रवेश द्वार पर 
बनी हुई है, जिसमें सप्तफनी नाग पर विष्णु प्रासीन हैं। इस मन्दिर की कला 
पर गुप्त धौर गुप्तोत्तर मारतीय कला का स्पष्ट प्रभाव है । 


पगान 


लगभग ]वी शती ई० के मध्य मे वर्भियों ने पगात पर प्रधिकार किया । 
विजयी राजा पनोराता ने ईरावबदी तथा चिंदविन नदियों के सगम पर श्रवस्थित 
प्रगान में पग्रपती राजधानी स्थापित की । वह बौद्ध था । इसलिए उसने अ्रनेक 
बौद्ध मन्दिरों का निर्माण करवाया | उसके बाद भी लगभग ढाई सौ वर्षों बाद 
तक पान में मस्दिर-निर्माण की यह परम्परा बनी रही । किसी समय पगात 
(प्ररिमदनपुर) को विश्व के सबसे सुन्दर मन्दिर-नगर का श्रेय प्राप्त था । 
यह नगर सम्पत्ति एक छोटे से गाँव के रूप में जीवित है; किन्तु वहाँ की 
कला-सम्पदा गाज भी वहाँ के भव्य झतीत को सुरक्षित रखे हुए है । पगान में 
बौद्धों के भ्रतिरिक्त भ्रनेक हिन्दू मन्दिरों का भी निर्माण हुआ । ऐसे भी मन्दिर 
निर्मित्त हुए, जिनमें हिन्दू श्रौर बौद्ध, दोनो धर्मों के देवताप्रों की मूततियाँ एक 
साथ पूजी जाती हैं । इस प्रकार के मन्दिरो में 'पचास सहस्त॒ पैगोडा' का नाम 
उल्लेखनीय है, जो ग्रुप्तगुगीन कला-शिल्प का भव्य नमूना है। उसमें ब्राह्मण 
तथा बौद्ध प्रादर्शों का समन्वय, धार्मिक श्रोदायं तथा उच्च मानवीय 
प्राकांक्षाप्रों की ग्रभिव्यक्ति हुई है । उसमें विष्णु के दशावतारों के साथ-साथ 
जातक-कथापों पर प्राधारित बोधिसत्व भवलोकितेश्वर का श्रकन श्रत्यन्त 
दर्शनीय है । पगान की सूतिकला तथा चित्रकला पर गुप्त शैली के प्रतिरिक्त 
पाल शलो का श्रश्नाव मी पड़ा हैं । 


पगाते की भ्रधिकतर इमारतें बौद्ध शैलो पर हैं। बौद्धधम॑ को व्यापक 
लोकप्रियता के कारण वहाँ लगभग पाँच सहस्र स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें 
से अधिकतर के भ्रवशेष भ्राज भी वर्तमान हैं । वहाँ का 'श्वेत ध्रानन्द मन्दिर, 
जिसका निर्माण 4|वीं शती के लगभग द्वितीय शासक पश्नोराता के पुत्र 


640 भारतीय संल्कृति श्ौर कला 


थियानसात ने कराया था, विशेष रूप से दर्शनीय है | इस बौद्ध धर्माशुरागी 
शासक ने बुद्ध की जन्मभूमि भारत की भी यात्रा की थी। उसने बोध गया 
विहार के प्रसिद्ध बौद्धतीयं का भी पुनरुद्वार किया था। इसो बोध गया 
मन्दिर के प्रनुकरण पर पान में श्वेत झ्रानन्द”' नामक मन्दिर के निर्माण के 
लिए उसने भारतीय शिल्पियों को धामन्त्रित किया था। उसकी माँ स्वयं भारतोय 
थी झौर उसने श्राठ भारतीय बौद्ध भिक्षुप्रों से बौद्धघर्म की विधिवत्‌ दीक्षा 
ग्रहण की थी । 
श्याम 

वर्मा के प्रतिरिवत स्यथाम (कलिंग) में भी मोन जाति के लोग जाकर 
बसे । दूसरी शत्ती ई० मे सुवर्ण द्वीप को यात्रा के लिए जो व्यापारी तथा 
घर्मप्रवारक दक्षिण मारत प्राते-जाते थे, सम्मवत: वे मौलमीन और थाई 
पैगोडा होते हुए स्थाम भी जाते थे | वहाँ कुछ बौद्ध मन्दिर भौर उनमें 
स्थापित भमरावती कला के अनुकरण पर बुद्ध मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं । बैकाक 
में श्राज भी एक 380 फुट ऊँचा विशाल स्तूप वर्तमान है, जिसके स्थापत्य-शिल्प 
पर उत्तर भारतीय (गुप्तयुगीन) कला का प्रभाव है। उत्तरी स्थाम के लेम्पून 
नामक स्थान मे ईटो का बना हुआ एक वर्गाकार पाँच मजिला बौद्ध मन्दिर है । 
स्तूप के दोनो भ्रोर बुद्ध की साठ खडी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस मन्दिर की 
बनावट श्रीलंका के पड महल प्रासाद से मिलती-जुलती है, जो 2वी शती ई० 
से कुछ पहले बनाया गया था। इसके भ्रतिरिक्त लेबपुरी तथा कंम्बेटोग में 
कलापूर्ण गुप्तयुगीन मूर्तियाँ तथा बुद्ध के प्रतीक हरिण तथा धर्मेचक-अवर्तन- 
मुद्रा की मूर्तियाँ श्रौर पाँच खण्डो में निरमित बुद्ध की एक 25 फुट ऊँची विशाल 
मृति प्राप्त हुई है । ये मृतियाँ जहाँ एक श्रोर स्याम में बौद्धधर्म के व्यापक 
प्रभाव को घोषित करती हैं, वहो बौद्धकला की प्राचीनता को मी सिद्ध 
करती हैं । 

स्थाम के मूल निवासी यूनान तथा दक्षिण चीन से आये थे । इसलिए 
उनके साथ ही स्थाम मे दोनों देशों की सस्क्ृति का प्रवेश हुआ । चीन से भाये 
लोग हीनयान के समर्थक थे, जिसकी परम्परा उन्होने श्रीलका से प्राप्त की 
थी । इसलिए स्थाम के झारम्मिक मन्दिरों तथा मूर्तियों पर श्रीलंका, गूनान 
तथा चीन की कला-शेलियों का प्रभाव है। थाई पंगोडा की कला पर श्रीलका 
की कला का विशेष प्रभाव है; किन्तु वहाँ की विहार ग्रुफाओं मे जो साग्र-फत 
बने हैं, उन पर चीन का स्पष्ट प्रमाव है, क्योंकि ऐसा अंकन न तो भारत श्रौर त 


इपान्सरों में ऋाश्तीय शंस्कुति ह ह्थ्रा 


ओलंका में ही था। स्थाम तथा बेकाक भ्रादि स्थानों में 3वीं शत्ती ई० के 
मठ तथा बहुसंक्यक मू्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, जिन पर बौद्धधर्म का प्रभाव है । 

झंगकोर का मन्दिर विश्व की सर्वेश्षेष्ठ इमारतों में से है। भारम्म में वह 
विष्णु का मन्दिर था; किन्तु बाद में उस पर बौद्धों का अश्रधिकार हुआ भौर 
बौद्ध शैली पर ही उसका पु]न्निर्माण हुआ । यहु इमारत बौद्धकला-शिल्प की 
दृष्टि से श्नुपभ है । स्थाम के उक्त विष्णु मन्दिर से स्पष्ट है कि वहाँ झारम्म 
में हिन्दूधर्म का प्रधार था। रमण्जदेश के हिन्दू राजा ने लवों या लोयबुरी 
की राजकुमारी चमतेवी या चमदेवी से विवाह किया । दक्षिण वर्मा स्थित यहू 
हिन्दू राज्य 7वीं शती ई० तक ख्यात्ति प्राप्त कर चुका था। इस राजवंश का 
प्रवर्तन मातृप्रधान चमदेवीवश से हुआ । चमदेवी ने अ्रलम्बगतपुरी (लम्पाँगछ 
लुग्राग) नाम से स्याम में एक तया नगर बसाया था| उक्त विष्णु मन्दिर का 
निर्माता सम्भवतः इसी हिन्दूवंश का कोई शासक था । 

लगभग ]वीं शती इ० के आ्ारम्म में रुमेर लोगों ने मध्य स्याम पर 
अधिकार कर लिया था भ्रौर उनका प्रमृत््व वहाँ लगभग ढाई सहस्र वर्षों 
तक बना रहा । झमेर के कलाकारों ने बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में अत्यन्त 
कुशलता प्रदर्शित की । इन मूर्तियों के शिल्प पर मोन की कला का प्रमाव है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य स्वाम में ब्राह्मण धर्मानुयायी लोग मी स्थायी 
रूप से बस गये थे । वहाँ बौद्ध मन्दिर-मूर्तियों के भतिरिक्त ब्राह्मण मन्दिरों के 
धवशेष भी प्राप्त हुए हैं । 


फकम्धोडिया 


द्वीपान्तर मारत के जिन देशों में. मारतीय प्रमें, संस्कृति और भाचा र- 
बिचारों का लम्बे समय तक व्यापक एवं गहन प्रभाव रहा, उनमें कम्बोडिया 
(कम्बुज या कम्योज) का नाम पश्रग्रणी है । कस्मोडिया के धाभिक, वैचारिक 
तथा सांस्कृतिक निर्माण में मारत का इतना भ्रधिक शोगदान रहा कि एक 
समय उसे उप भारत के नाम से जाना जाता था । यही कारण है कि कम्बोडिया 
से प्राप्त भ्रमिलेखों तथा प्रशस्तियों में मारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य भौर उनके 
निर्माताओों का विस्तार से उल्लेख हुआ मिलता है । 

कम्मोडिया तथा भारत के सम्बन्धों का इतिहास श्ंखलाबद नहीं है । 
उपलब्ध साधनों से शञात होता है कि इन्द्रप्रस्थ के किसी भआादित्यवंशीय क्षत्रिय 


राजा ने सर्व प्रथम कम्बुज (फुन्तान) में हिल्दू राज्य की स्थापना की थी । इस 
4] 


642 भ्रारतीय संस्कृति झोर कना 


हिन्दू राज्य का कम्बोड़िया के भ्रतिरिकत कोचीन, चीन तथा धन्नम तक विस्तार 
हो गया था । हिन्दू राज्य के संस्थापक इस क्षत्रिय राजां मे कम्बोडिया के 
सागवंशीय "जा की पुत्री छोमा से विवाह किया भौर उसके नाम पर वहाँ 
सोम राजवंश को स्थापना की। इसी प्रकार फम्बोडियायी तथा चीती 
ऐतिहासिक स्रोतों से यहू भी विदित होता है कि कौण्डिन्य नामक एक ब्राह्मण 
ने भी उकस द्वीपों में हिन्दू राज्य को स्थापना की थी। इन दोनों भारतीय 
शासकों ने ईसा की प्रथम या द्वितीय शत्ती के लगभग वहाँ लगभग बारह 
आरतोय उपनिवेशों की स्थापना की | कोण्डिन्य की वंश-परम्परा उत्तरोत्तर 
प्रशस्त होती रही । उसके पौत्र राजा मूलवर्मन (200 ई०) ने बोनियों में 
मूषों की स्थापना की थी । 

कम्बोडिया से जो भभिलेख तथा भ्रशस्तियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रायः वे 7वीं से 
]0वी शत्ती ई० के बीच की हैं । वे सभी लेख संस्कृत माषा के हैं। उनमें ऐसे 
ब्राह्मणो को हो दान देने का श्रधिकारी बताया गया है, जो बेद-वेदांग-पारंगत 
हों । जिन सुपात्र ब्राह्मणो को दान दिया गया था, वें हिन्दुशास्त्रों के श्रतिरिक्त 
बौद्धधर्म तथा दर्शन, रामायण” तथा “महाभारत के भी ज्ञाता थे । 

कम्बोडिया से प्राप्त 8वी, 9वी शती ई० के अमिलेखो से विदित होता है 
कि तत्कालीन शासकों द्वारा वहाँ संस्कृत के प्रध्ययत-प्रष्यापत तथा प्रचार- 
प्रसार के लिए विशेष कार्य सम्पन्न हुए । कम्बुज शासक यशोवर्मन का 
शासनकाल इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। एक भभिलेख से यह भी शात 
हुआ है कि उसने पतञ्जलि के 'महाभाष्य' पर टीका लिखी थी । उसी झमिलेख 
में वाकाटक नरेश प्रवरसेन के 'सेतुबन्धु' महाकाव्य की भी चर्चा है। राजा 
यशोवमंन्‌ तथा राजा शिवसोम ने घाभिक तथा दाशेनिक विषयों के चिन्तन- 
मनन एवं विचार-विनिमय के लिए कम्बोडिया में श्रनेक उच्चस्तरीय ज्ञानपीठो 
की मी स्थापता की थी । 

कम्बोडिया मे जो भगिलेख तथा दानपत्र प्राप्त हुए हैं, उतकी भाषा 
भत्यन्त प्रांजल तथा काव्यमय है भौर उनमे स्थान-स्थान पर कालिदास तथा मनु 
के एलोक उद्धत किये गये हैं। इनके भ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि कम्बोडिया 
घनेक वर्षों तक एशिया के प्रसिद्ध संस्कृत-केन्द्रों में से था (मजुमदार--हिलदू 
कालोनीज एन फॉर ईस्ट, पृ० 82 झ्ादि; कम्बोज इन्सक्रिप्शन्स) । 

कस्बोडिया शेव भौर वेष्णव दोनों धर्मों से प्रभावित था। वहाँ के 
शासक वेदिक परम्पराप्रों के प्रनुयायी थे पौर उन्होंने महाहोम, लक्षहोम तथा 


हीपान्तरों में भारतोय संस्कृति 645 


कोटिटहोस प्रादि यज्ञों को सम्पादित किया था। वर्तमान कम्बोडिया में प्राब 
सभी मन्दिर हिन्हू देवताशों प्रौर विशेष रूप से शिव तथा विष्णु के हैं। इन 
मन्दिरों के निर्माण का ओय रुूमेर जाति के लोगों को है, जिनका एशिया के 
अनेक देशों में व्यापक एवं सुदूरकालीन प्रमाव रहा है प्रौर जो हिल्यू संस्कृति के 
संरक्षक एवं प्रवर्तक थे । 
सूरीनस्‍म होप हे 

दक्षिण भ्रमेरिका में डचभायना स्थित सुरीनाम द्वीप में बसने वाले भारतीयों 
की संख्या सम्प्रति लगभग डेढ़ लाख से ध्रधिक है। वहाँ के निवासी भारतीयों 
की भाषा हिन्दी है । 

भारत से लगभग बीस हजार भील दूर सूरीनास द्वीप में बसते वाले इन 
भारतीयों के पूर्वज सकड़ों वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश भौर विहार से गये । ये 
मारतोय गुलाम या मजदूर बनाकर जबरदस्ती डव गायना ले जाये गये थे । 
उस समय इस द्वीप में श्रावादी प्रायः नही के बराबर थी। कृषि, उद्योग भादि 
का भी वहाँ सर्वंधा प्रमाव था। किन्तु भारतीय पूव॑ंजों ते हस द्वीप में कृषि, 
उद्योग भौर व्यापार भ्रादि के विकास में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, उससे 
वहां उनका प्रमुस्त स्थापित हो गया । उन्होंने वहाँ प्राचीनकाल में अ्रनेक हिन्दू 
मन्दिरों की स्थापना की । 

यद्यपि इस द्वीप में नीग्रो लोगों की संख्या मी बहुत है; किन्तु मारतीय ही 
वहाँ सभी क्षेत्रों में भ्रग्मणी हैं। वे बड़े-बड़े किसान, उद्योगपति भौर व्यावसायिक 
हैं । वहाँ की संसद्‌ में भी उनका स्पष्ट बहुमत है। यद्यपि वहाँ की राजकाज 
की भाषा डब है; किन्तु हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए भी छोटी-छोटी 
पाठशालाएँ चलायी जा रही हैं । इस प्रकार के हिन्दी विद्यालयों की संख्या 
डेढ़ सौ सक पहुँच गयी है । वहाँ मुसलमात मी हैं, जिनका हिन्दुभों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 

७0 ७ 


पच्चीस|एशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु बौद्धधर्म 


बौद्धधर्म और उसका प्रसार 


बौद्धषर्म प्रतीत के अनेक वर्षों तक भारत में सांस्कृतिक एकता को स्थापित 
करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम बता रहा। ने केवल मारत में प्रपितु समस्त 
एशिया में भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों को योजित करते में उसने भटूट सेतु का 
काम किया। उसके मानव मंगलकारी सन्देश एक भोर तो कुच, कासगर, 
चोलुक, तुरफान, शानशान, निय शभौर खोतान झ्ादि एशिया के सुदूर पश्चिम 
तथा मध्यवर्ती देशों तक फैले भ्रौर दूसरी श्रोर उत्तरी हिमालय के ऊपर 
तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटाल, चीन मंगोलिया तथा वियतनाम भादि 
देशों में वे प्रसारित हुए। मानव कल्याणकारी यह धर्म-सम्पदा न केवल 
उपदेशों तथा शिक्षात्रों के रूप में, प्रपितु साहित्य भौर कला के रूप में मीं 
व्याप्त हुई । उनके प्रचार-असार में जिस प्रकार लोकहितेऋछू विद्वान्‌ भिलुभों 
का योगदान रहा, इसी प्रकार वेचारिक एकता की स्थापना में बुद्धजीवियों 
भोर इसी प्रकार शान्ति तथा सदभाव को उजागर करने में कलाकारों का भी 
झपरिहाये सहयोग रहा । 
एशिया के भ्रनेक देश झ्तीत की अनेक शतियों तक भारतीय संस्कृति के 
केन्द्र बने रहे । वहाँ धर्म, कला ध्लोर साहित्य अनेक रूपों में मारतीयता का 
ब्वापक प्रभाव लक्षित हुआा। पालि तथा संस्कृत ग्रन्थों भोर पभमिलेखों में 
उल्लिखित उनके संस्कृत नाम यह सिद्ध करते हैं कि भारत का उन देशों के साथ 
चिरकाल तक प्रटूट सॉस्क्ृतिक सम्बन्ध रहा । इस प्रक्कार के देशों में शैलदेश 
(कासगर), चोलुक (यारकन्द), मारुक (तुरफान), कुषचि (कुच), प्रस्निदेश 
(कड़शहर), तुरपन्नि (तुरफान), कुस्थान ( कुस्तन या खोतान), चदोत (निय) भौर 
चलमद (शानशान) भादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । न केवल इन देशों 
के संस्कृत रूपान्तर के भझाधार पर, भपितु वहाँ के शासकों के भारतीय नामक्ररण 
भी उनके भारत सम्बन्धों की घनिष्ठता को सूचित करते हैं। इस प्रकार के 


एशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु बोडघर्म ु 645 
भारतीय नामों में श्ोतान के शासक विजितधर्म तथा विजितकीति; कुच के 
शासक सुबर्णपृष्प, हरिपुष्ष तथा सबर्णदेव भोर कड़शहूर के शासक इन्हार्जुन तथा 
चन्द्रार्जुन उल्तेखनीय हैं । 


भारत में बौद्धनान की थाती को सूरक्षित बनाये रखनेवाले राष्ट्रीय तथा 
झन्तरराष्ट्रीय ख्थाति के ज्ञान-केन्द्रों तक्षाशिला, नालस्दा, प्रमुराधारपुर 
श्रीविजय, प्रोदत्तपुरी, मगध, जलन्धर तथा कुष्डलवन महाविहारों के भ्राधार 
पर कपिश, कासगर, कुच, कड़शहूर प्ौर तुरफान भ्रादि उत्तर-पश्चिम के देशों 
में बौद़-ज्ञान के केन्द्र स्थापित हुए, जहाँ प्रध्ययन-प्रष्यापन के ध्रतिरिक्‍त सुदी्ध काल 
तक संस्कृत भौर पालि भावषाध्रों के प्रमुवादों, रूपान्तरों एवं मूल ग्रश्थों की रचना 
होती रही । बराह्ी, खरोष्ठी, संस्कृत तथा प्राकृत के बहुसंस्यक भ्भिलेखों शौर 
हस्तलिखित पोधियों की उपलब्धि से इन देशों में भारत के बिरत्तन सांस्कृतिक 
सम्बन्धों की परम्परा सिद्ध होती है । 

उत्तर-पश्चिम के इन देशों में बौद्ध-आन के भ्रतिरिक्त बौद्धकला की याती 
भी व्यापक रूप से प्रसारित हुई। भ्रमरावती, मथुरा की मृतिकला तथा भ्रजन्ता 
घोर वाध गुफाशों के भित्तिचित्रों के भ्राधार पर फोल्दुकिस्तन, मिरत, निय 
तथा तुन-हुर्भाग की गुफाएँ निर्मित हुईं भोर वहाँ मव्य भितिचित्रों का धंकन 
हुआ । पश्चिम सीमास्त की तुन-हुआँग में 82 सचित्र गुकाप्नों का निर्माण 
हुआ, जिन्हें बुद्ध की गुफाएँ' कहा जाता है भोर जो न केवल उत्तर-पश्चिम 
एशिया, भपितु मारत से लेकर समस्त विश्व में बौद्धकला की भ्रतुलनीय, भपूरव 
एवं झनुपम देन हैं | साँची, झमरावती भौर मथुरा का भव्य मूर्ति-शिल्प शौर 
झजन्ता तथा बाघ की गुफाप्ों के भित्तिचित्रों में झभिव्यक्त करुणा, प्रेम तथा 
सौन्दये समस्वित उच्चादर्शों ने सुदूर एशिया में पुर्नीवित होकर भारत के 
प्रमाव एवं महत्व को उजागर बनाये रखा। 


उत्तर-पश्चिम देशों को बौद्ध-झ्ञान तथा बोद्धकला की यह थाती क्रुषाण 
सम्जाट्‌ कनिष्क के समय (प्रथम शतोी ई०) में विशेष रूप से प्रचारित-प्रसारित हुई । 
कनिष्क के समय काबुल काँठे से लेकर वल्ख तक का गासघार क्षेत्र एशियायी 
व्यापार का ही प्रमुख केन्द्र नहीं था; प्रपितु यह क्षेत्र बौद्धघर्म तथा भारतीय 
संस्कृति का भी सर्वश्रेष्ठ केन्द्र था ओर यहाँ से होकर भारतीय शान-कला 
की थाती एशिया के भ्रधिकतर देशों में पहुँची । छठी सातवीं शती ई० के 
खगभग ध्ररबों के झ्राक़मणों के कारण कुषाणों द्वारा संरक्षित एवं पल्लवित 


646 भारतीय संस्कृति झौर कला 


यास्धार में कला के भ्रनेक भवन तथा प्रतिष्ठान विनष्ट हो गये; किस्तु बान्धार 
से उसकी परम्परा तिव्यत, चीन तथा मंग्रोषिया भादि उत्तरी देशों में 


पुनरज्जी वित हुई । 


भारतीय कला की सैकड़ों वर्षों को सुदीर्ष परम्परा के निर्माण प्रौर विकास 
में समय-समय पर भारत में प्राकर बसनेवाख्री विभिन्न जातियों के धर्मों, 
बिश्वासों तथा ध्ादर्शों का सभम्वय है । भपने इस सार्वमौम, विश्वजनीन व्यापक 
कप में जब मारत के बाहर उसके उच्च आदर्श एवं महान्‌ सन्देश प्रसारित हुए 
तो विश्व के अनेक देशों ने उसको ठीक उसी रूप में समादुत एवं ग्रहण किया, 
जिस रूप मे भारत में उसकी प्रतिष्ठा स्थिर हो घुकी थी ! भ्रतीत के विभिन्न 
पुथों में पोराणिक ब्राह्मणघर्म, वैष्णवधमं, शैवधर्म, बौद्धधर्म भोर तान्न्रिक 
धर्मों तथा उनके उच्च दार्शनिक विचारों की वाहिका बनकर भारतीय कला 
में दक्षिण-पूव की माँति उत्तर-पश्चिम में बे क्ट्रिया, फरगना, वदरुशां, भफगा निश्तान, 
सींस्तान भौर बलूचिस्तान के उप्त देशों में भपना व्यापक प्रभाव प्रस्थापित 
किया, जो पूरे एक हजार वर्षों तक वृहत्तर भारत के भंग थे झोर जिन्हें 
यूनानियों ने 'श्वेत मारत” के नाम से कहा है। एक समय उसका प्रसार ईरान, 
ईराक झौर सीरिया के दूरांचलों में हुआ भौर सर्वथा नव्य-भव्य रूप धारणकर 
उसने तिब्बत, चीन तथा मंगोलिया प्रादि देशों पर भी झपने प्रभाव की छाप 
प्रंकित की । भारतीय कला की इस प्रपूर्व एवं प्रतुलनीय प्रभावकारिता के मूल 
कारण थे उसमें निहित धामिक उच्चादर्शों की उदात्त कल्पना भौर गम्भीर 
दाशंनिक विचारों का बौद्धिक चरमोत्कर्ष । 


उत्तर-पश्चिम 


झूसन (कुस्चन या खोतान) 

पूर्वी तुकिस्तान के ख्ोतान (खुस्तनन) तथा जबनोर आदि क्षोत्रों भें 
भारतीय संस्कृति भ्ौौर बौद्धघर्म घुमन्‍्तु जातियों तथा बौद्ध भिक्षुओों द्वारा प्रसारित 
हुपा । वहाँ स्म्मवत! भारतीय उपनिवेश भी थे। खोतान में प्रथलित एक प्राचीन 
परम्परा के झनुसार सम्राट्‌ भ्रशोक के पुत्र कुस्तन ने 240 ० पूर्व में वहां 
एक उपनिवेश स्थापित किया था। उसके प्रपत्र विजयसम्मव ते मरी वहां 
बोद्धधर्म का विस्तार किया । इस परम्परा के झनुसार खोतात में प्रथम बौद्ध 
बिहार 2!] ई० पृ्व॑ में स्थापित हुआ भौर उक्त भारतीय राजबंध की सगभग 
56 पीढ़ियों ने वहाँ शासनकर एक सहज बौद़-केन्द्रों की स्थापना की थी | 


एशियायी सांस्कृतिक एकता शा सेतु औद्धचर्य 647 


विज्रमसम्भव के समम भझार्य बेरोचन सामक एक बोद भिक्षु हाँ गया भौर 
उसका राजगुद बना । 

लीती यात्री फाहियान, सोड न्‍युन्‌ शोर छुत-सांग ने श्रपने यात्रा-वत्तान्तों 
में बताया है कि खोतान में 5वीं से 8वीं श्रतती तक बौद्धध्म उच्चतावस्था में 
रहा । इस अवधि में वहाँ लगभग यार सहूस बौउ-केनस्द्र स्थापित हो चुके 
थे । खोतात ने बोदधर्म, संस्कृति भौर साहित्य-निर्माथ फी दिशा में जो 
स्याति भजित की उससे भ्रधिक प्रसिद्धि उसने उत्तरी एशिया के देशों के 
लिए एक बौद्ध-केन्द्र होने से कारण प्राप्त की | उसके द्वारा निय, कालमदन, 
क्राराइना भोर काशगर श्रादि दक्षिण के प्रदेशों में बौद्धधर्में की विरासत फैली । 


सुरफान शोर कुच (लोनों तुकिस्तान) 

भारत के उत्तरी सीमास्त के देशों में कुच भौर तुरफान नामक राज्यों का 
नाम उल्लेखनीय है। चीनी तुक्षिस्तान के उत्तर में स्थित भ्रक्ष (मरुक), कुच, 
कड़शहूर (भश्निदेश) ध्रौर तुरफान (काशो-चंग) इन चार राज्यों ढारा बौद्धघर्म, 
संस्कृति भौर साहित्य के भपनाव धौर प्रचार-प्रसार में बड़ा योग रहा है । 
उनमें कुच राज्य का विशेष स्थान है। संस्कृति, शासन भौर समृद्धि की दुष्टि 
से उक्त घारों राज्यों में कुच राज्य सर्वाधिक उन्नत था । वहाँ बौद्धघर्म का प्रवेश 
लगसग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हो चुका था। कुछ ही वर्षों में वहाँ 
बौद्धधर्म इतना लोकप्रिय हुआ कि सेकड़ों की संख्या में स्तूपों, विहारों भोर 
मठों का निर्माण हो गया । बौद्धधर्मे ने वहाँ लोकधम का स्थान ग्रहण किया 
पझोर बुद्ध के उपदेश वहाँ की जनता के प्रादर्श बने । इस कुच राज्य के बौदध- 
धर्मानुराग का प्रभाव भ्रक्षु, कड़शहर धौर तुरफान प्रादि पड़ोसी राज्यों पर 
भी पड़ा । फलस्वरूप उत्तर के सभी छोटे-छोटे राज्य बौद्धधर्म भ्ौर बोड 
संस्कृति से प्रभावित हुए । 

न केवल उक्त पड़ोसी राज्यों में, बल्कि चोन में भी बौद्धधर्मं भौर बौद्ध 
संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए कुचवासी धशिक्षुभों ने ठोस कार्य किया | वे 
बड़ी संख्या में जोन गये भौर वहां उन्होंने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध-प्रस्थों का 
अनुवाद किया। 

कुच झौर तुरफान राज्यों में बौद्धघम भोर साहित्य-संस्कृति के लिए जो 
कार्य हुआ, उसका तो भ्रपता स्वतन्‍्त्र महस्व है। उसके साथ ही इन राज्यों के 
बोढों ते चोन में बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार करके, एशिया के बौद्धधर्म के 
इतिहास में प्रपता नाम अमर किया । 


648 भारतीय संस्कृति शोर कत्ा 


ईसा को प्रथम शर्तों के प्न्त में मारत के अनेक बौद्ध भिक्षुप्तों ने उत्तरों 
सीमान्स के राज्यों में जाकर बड़ी लगन तथा निष्ठा से कार्य किया | कुच, 
तुरफान आ्रादि राज्यों पर उनका यथेष्ठ प्रभाव पड़ा । किन्तु चीन के सामन्‍्तशाही 
कन्फ्यूशियनधर्म से प्रभावित चीनी जनता में बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में 
भारतीय बौद्धों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। किस्तु कुच भौर 
तुरफान के बौद्धों के सहयोग तथा बारस्थार ग्रमनागमन के कारण चीन में 
बौद्धघर्म के लिए उपयुक्त भूमिका बनती गयी । 

उत्तरी सीमान्स के उक्त चारों राज्यों में लगम्ग 8वी श० ई० तक बौंदधर्मे 
फूलता-फल्तता रहा। कुच के बाद बोद्धधर्म का सबसे बड़ा केन्द्र तुरफान 
था। तुरफान के उदगुर और तुक॑ राजाभों ने बौद्धधर्म को प्रश्रय देने भौर 
बौद्ध-साहित्य के निर्माण के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया। यही कारण है कि 
तुरफान में मारतीय हस्तलिखित पोधियों के भ्रनेक बृहत्‌ संग्रह गये । अनेक 
दुलंभ कृतियाँ तुरफान से आधुनिक विद्वानों ने प्राप्त की हैं । 

उक्त चारो राज्यों में प्रौर विशेष रूप से कुच तथा तुरफान में लगभग 
[वी श० ई० तक बोद्धधर्म प्रौर साहित्य का निरन्तर प्रज॑न-बरद्धेन होता रहा । 
इन राज्यों के पतन के पश्चात्‌ शताब्दियों तक वहां का राजनीतिक भौर बोड्धिक 
जीवन भप्रस्तग्यस्त बता रहा। इस शभ्रग्यवस्था का प्रमाव बौद्धधर्म की प्रगति 
पर भी पड़ा । 
कोरिया 

उत्तर-पू्व के जिन देशो मे बौद्धघमं ने मानव जीवन को नयी विचार धारा 
प्रदान की प्रोर इतिहास में परिवर्तन किया, उनमें कोरिया देश मुख्य है। 
कोरिया में बोद्धधर्म का प्रवेश लगभग 4थी शत्ती के भारम्म में हुआ । सबसे 
पहले उसका प्रवेश उत्तरी को रिया के कोयुय॑ क्षेत्र में हुआ । उसके बाद धीरे धीरे 
वहू समस्त कोरिया में फेल गया । 

कोरिया में बौद्धधर्म की विरासत को ले जाने का श्रेय कुच, तुरफान झौर 
चीन के भिक्षुझों को है। इन भिक्षुओ्रों के संयुक्त प्रयल्तों से कोरिया में बोढ़ 
संस्कृति का विकास झौर साहित्य का निर्माण हुआ । 

कोरिया के बौद्धधर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसके द्वारा प्रन्य 
पड़ोसी देशों में मी बोद्धघमं का प्रवेश हुआ । चीन पभौर जापान के बीच उसने 
एक ठोस ख्यृंखला का काये किया । कोरिया के माध्यम से चीनी बौद्ध जापात 


पहुँचे । उनके प्रभाव से जापान में बीौद्धघधर्म को राजधमं का सम्मान प्राप्त 
हुमा । उसके बाद चीनी झौर जापानी भिक्षुओों का एक-दूसरे देश में भ्रागमन 
बना रहा । इन दोनों देशों में बौद्धधर्म का झ्रादान-प्रदान कोरिया के ही माध्यम 
से हुआ । चीन भ्ौर जापान जैसे सोमावर्ती देशों में बौद्धपने को बड़ा सम्मान 
प्राप्स हुआ; किन्तु कोरिया में उसको जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, वह कई 
शतान्दियों के परिश्रम के पश्वात्‌ हुप्ला। कोरिया में बौद्धधर्म को भ्रारम्भ से 
ही राज्याश्रय तो मिला, लेकिन उसके संद्धान्तिक प्रौर मौलिक पक्ष का विकाल नहीं 
हुआ । लगभग 7वीं श० ई० तक कोरिया में वह एक प्राॉंचलिक राजपघर्म के रूप 
में बना रहा । उसका सबसे पहला भाश्रयदाता उत्तरी कोगुर्य राजवंश था ! 

7वीं श० के भ्रस्त प्रौर 8वी श० के भारम्भ में कोरिया में बौद्धघर्म प्पनी पूर्ण 
उन्नत स्थिति में पहुंचा, जबकि दक्षिण-पूर्व के सिला राजवंश ने उसको प्रपनाया । 
यह वांग राजवंश का समय था । इस युग में कोरिया के अनेक विद्वान्‌ बौद्धधर्म 
के संद्धान्तिक भौर रचनात्मक विकास के उद्देश्य से चीन गये । इस प्रकार 
के विद्वानों में युआान-त्सो (53-683 ई०), ग्रुप्नाऊ-हिभाझों (67-670 ई०) 
धोर यी-सिभाडू (625-702 ई०) का नाम उल्लेखनीय है । 

कोरिया में यौद्धघम॑ को लोकप्रिय बनाने में मिक्षुझ्ों के पवित्र भौर 
साधनामय जीवन ने बड़ा काम किया । वांय राजवंश (]वीं श०) से पूर्व, कोरिया 
में बौद्धधर्म जन-सामान्य का धर्म न होकर उच्च सामन्‍्ती लोगों का धर्म था । 
किल्तु यि-ति-एन, प-उ-चाप्मो भादि प्रसिद्ध बौद्ध-भिक्षप्ों के प्रमाव एवं कृत्यो 
के परिणामस्वरूप बौद्धधर्म का सन्देश जन-सामान्य तक पहुँच गया। उन्होंने 
तथा प्रन्य भिक्षु्रों ने कोरिया में बौद्ध-साहित्य के रचनात्मक विकास के लिए 
बड़े प्रयत्न किये | 

यि-ति-एन नामक बोद्ध सिक्षु ने सर्वे प्रथम चोनो जिपिटकों की सूची का 
सम्पादन काये किया । चीन में बौद्धधर्म का गहन प्रध्ययन करने के बाद बह 
कोरिया पहुँचा । कोरियायी भाषा में उसने बौद्धधर्म तथा साहित्य-सम्बन्धी 
प्रनेक लेख एवं भप्रन्थ लिखे । प-उन्‍्चाह्नो नामक दूसरे कोरियायी बौद्ध भिक्षु ने 
कोरिया में जेनधर्म का प्रचार किया । 

याँग राजवंश के बाद कोरिया में मंगोल के युश्नान राजवंश का प्राधिपत्य 
हुआ । मंगोल मूलतः लासा धर्मराज्य के समर्थक थे। तिब्बत झौर नेपाल 
में मी इसो मंगोल राजवंश के प्रोत्साहन-प्रशय के कारण लामा घधम्मराज्य 
की स्थापना हुई। कोरिया में मी मंगोल साम्राज्य के समय लामामत का 


650 भारतीय संस्कृति शोर कला 


प्रचार हुआ्ना । किन्तु कुछ वर्षों बाद ही, मंगोल साम्राज्य के पतन के साथ ही 
कोरिया से लामाबाद का भी भ्नन्‍्त हो गया । मंगोल के बाद कोरिया में चौसेम 
राजवंश ने शक्ति-संचय करके प्रपना प्रमृत्व स्थापित किया | वे कन्फ्यूशियन 
धर्म के भनुयायी थे । इस धर्म का जन्म चीन में हुआ था, जहाँ कि यह सामन्‍्त 
बचे का घ॒र्मे ही बना रहा | इस कारण जन स्वातस्व्य के समर्थक बौद्धधर्म के 
प्रति उसका निरन्तर वैर-विरोध बना रहा । कोरिया के चौसेन राजवंश ने, जो 
कि सामन्तवर्ग का कट्टर समर्थक था, स्वभावतः कन्फ्यूशियनघर्म को 
झंगीकार कर जन-सामान्य के बीच प्रचलित बौद्धघमे को राजधर्म के स्थान से 
ज्युत कर दिया। इस घर्म-परिवर्तन से बौद्धधर्म की प्रथति श्रौर लोकभ्रियता क्षीण 
पड़ गयो । उसके बाद लगभग 4वीं शतती ई० तक हो-प्रात तथा कमकुर युयों में 
बौद्धधर्म को लोकप्रचलित करने के उद्देश्य से बौद्ध सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण 
हुआ, जिसके कारण राजधम तथा लोकधर्म का स्थान प्राप्ककर उसने कोरिया 
की धरती को नये प्ालोक से दीप्त किया । इस समय तक यद्यपि भारत में बौद्ध- 
धर्म भ्रपती क्षीणावस्था में था श्रौर जिस चीन से कोरिया में उसका प्रवेश हुप्ना 
था, वहाँ भी एक समर्थ वर्ग द्वारा बोद्धधर्म के प्रति विदेशीपत का भाव उत्पन्न 
होकर चीन में भी उसकी समुत्नत परम्परा शिथिल पड़ने लगी थी; किन्तु 
कोरिया में बौद्धघर्म की प्रगति का इतिहास लगमग 5वीं शती तक पूर्वंवत्‌ 
बना रहा । उसके बाद देश की श्रान्तरिक स्थितियों के कारण उसमे क्षीणता 
झाती गयी भर उसका विकास-क्रम मन्द पड़ गया । 
तिब्बत 

तिब्बत में बोद्धधर्म का प्रवेश लगभग चोयी शती ई० में हुआझआा। कित्तु 
उसके विकास-क्रम का इतिहास लगभग 7वीं|शती ई० से प्राप्त होता है। उस 
समय वहाँ राजा स्रोइ-वत्सन्‌-स्गम-पो (63-698 ई०) शासन करता था। 
उसने भारतीय बौद्ध-साहित्य, वर्णणाला, शिलालिपि, ध्वनिशास्त्र भौर व्याकणर 
का भ्रष्ययत करने के लिए श्रपने मनन्‍्त्री एवं विख्याल बौद्ध विद्वानू थोन-मि- 
सम्‌-भो-ट भौर उसके साथ सोलह पघन्य भिक्षुभों को मारत मेजा । इन भिक्कुश्रो 
ने भारतीय विद्वानों के सम्पर्क तथा पत्निध्य में प्राकर उक्त विधर्यों का मौलिक 
परदावन किया झौर फिर तिब्बत प्राकर सर्व प्रथम तिब्बती भाषा की लिपि, 
वणमाला तथा उसका व्याकरण बनाया । 

थोन-मि-सम्‌-मो-ट को तिब्बती-साहित्य का जस्मदाता माना जता है। 
उसने तिब्बती लिपि प्लौर व्याकरण पर शाठ स्वतस्त्र ग्रस्थ लिखे, धतेक 


शएशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु थोदथर्म 55] 


संस्कृत बोद्ध-प्रभ्थों का टिव्यती में अनुवाद किया भ्रौर इस तसिब्बतीय 
राजा से गोडधमं की उन्नति के लिए भ्नेक महृत्त्यपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित 
करवाई। तिब्बती बौठघर्म के इतिहास में राजा स्रोड-यत्सन-स्मम-्पों को 
उसके महान कार्यों के लिए तिब्बत का 'प्रशोक' कहा गया है । स्लोड वत्सन्‌- 
स्पमन्यो के पाँचवें उत्तराधिकारी ख्ी-सोड़-लदे-वत्सत्‌ (802-845 ई०) ने 
अपने देश के विद्वान मिक्षु शानेन्द्र को दो बार भारत भेजा भौर उसके द्वारा 
नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य शान्तरक्षित को 84 ई० में तिब्बत 
झामन्त्रित किया। शास्तरक्षित के रहने के लिए तिब्बत में ब-सम-यास मठ 
(8235-835 ई०) का निर्माण किया गया। तिब्बत का यह सर्व प्रथम मठ 
था, जिसमें शान्तरक्षित भशौर उसके बाद भी भ्रनेक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बती 
बौद्ध-साहित्य. का निर्माण किया । शान्तरक्षित ने वामपन्थी बोनधर्म 
प्रौर तन्त्रवाद को समाप्त करके बौद्धघर्म की ज्योति से तिब्बत को भप्रालोकित 
किया । उन्होंने काश्मीर के संस्कृतज्न विद्वान्‌ भनन्‍त की सहायता से भनेक 
बौद्ध-प्रन्थों का तिव्बती में अनुवाद किया। पझ्रनन्त पण्डित उस समय तिब्बत में 
रह रहे थे । वे तिब्बती माथा के भ्रच्छे ज्ञाता थे । इस प्रमुवाद कार्य में दुभाषिये 
तिब्बती विद्वान्‌ धर्मकोष का भी योगदान रहा । शान्तरक्षित का 'तत्त्वसंग्रह', 
'ज्ञानसिद्धि और 'वादान्यविपंचितार्थ' प्रमुख ग्रन्थ हैं, जिनके आधार पर 
तिब्बत तथा नेपाल, दोनो देशों में बौद्धत्ान की विरासत प्रागे बढ़ी । 


भाषा शान्तरक्षित ने तिब्बत में जिस नव जागरण का झारम्भ किया था, 
उसका प्रवर्तन उनके दो शिष्यों--कमलशील और पश्चसम्भव ने किया । कमलशील 
नालन्दा विश्वविद्यालय का आाचायें था। इन दोनों विद्वानों को शान्तरक्षित के 
कहने पर तिब्बत बुलाया गया था । किन्तु प्रतिक्रियावादी तान्त्रिक भिक्षुझ्रों ने 
शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण कमलशीत की हत्या करा दी। भपनी 
अ्रसामान्य विद्वता और तिब्बत में बौद्धपम के उन्नयन के कारण वहाँ के 
इतिहास में कमलशील 'तिब्बती मज्जुश्नी' के नाम से प्रत्यात हुए । 


तिब्बत में धर्म तथा साहित्य के इस पुनर्जागरण को राजा खी-लदे-वत्सन्‌- 
पो (847-877 ई०) ने ध्रागे बढ़ाया | वहू एक धर्मानुरागी तथा नज्ञानप्रेमी 
शासक था । उसने तिव्वत-चीन के परम्परा से चले भाते विवादों के निराकरण 
के लिए दोनों देशों कीं सीमाएँ निधरित की झौर उनके मध्य खुं-खु-मेरू नाम से 
एक लेखगुक्त प्रस्तरस्तम्भ गड़वाया । 


652 भारतीय संस्कृति भौर कला 


साहित्य तथा धर्म की उन्नति के लिए ढसने मारतीय तथा तिब्बती 
विद्वानों की बृहूत्‌ परिथद्‌ का भायोजन क्रिया । इस परिषद्‌ में जिनमित्र, 
सुरेन्द्रयोधि, शीलेन्द्रवोधि, दानशील, बोधिमित्र प्रादि भारतीय विद्वानों भौर 
रत्वकीति, धर्मशील, शानरक्षित, जयरक्षित, मज्जुश्रो तथा रत्नेन्द्रशील प्रावि 
तिब्बती विद्वानों ने मिलकर भनुवाद-कार्य के लिए एक योजना बनायी । इसी 
योजना के प्रन्तर्मत नागार्जुन, भसंग, वसुबन्धु, चन्द्रकी ति, विनीतदेव, शान्तरक्षित 
झौर कमलशील के ग्रन्थों का तिब्बती में अ्रनुवाद हुप। इनके भ्तिरिक्‍्त 
महाव्युत्पत्ति' नामक कोश-श्रन्थ का निर्माण तथा प्रकाशन भी हुप्रा। 

इस शासक के पश्चात्‌, 9वीं शत्ती से लेकर !वी शती तक तिब्बत में 
तन्त्रवाद का प्रमुत्व रहा धोर उसका परम्परायत एकसूत्र शासन चार प्रान्तीय 
शासनों में विभाजित हो गया । उनमें से गुगे प्रान्त (शैन-शुंग) का शासक 
ह-खो र-लूदे (ज्ञानप्रम) ने भझ्पनी जगह भपने छोटे माई को राजगद्दी पर 
प्रतिष्ठित करके स्वयं भिक्षु पद वरण कर लिया । उसने तिब्बत के इक्कीस 
सुयोग्य युवक विद्वानों को रत्लव्रज के पास अध्ययनाथ काश्मीर मेजा । उसने 
विक्रमशिला (बिहार) के प्रधान एवं भपने समकालीन तस्तवैत्ता विद्वान्‌ भ्रतिश 
(दीपंकर श्रीज्ञान) को तिब्बत झ्रामन्त्रित किया, जिसके झ्ाध्यात्मिक प्रकाश से 
तिब्बत की धरती को ज्ञान का प्रालोक मिला । 
तिब्बत को वीपंकर श्रोशान की देन 

बौद्धधर्म तथा साहित्य की महानताप्नो को सुदूर देशो में प्रचारित करने 
शोर बौद्ध-प्रन्यों का भनुवाद एवं व्यास्या-व्याख्यान करनेवाले भारतीय बोद्ध 
बिद्वातों मे शान्तरक्षित के बाद दोप॑कर श्रीज्ञान का नाम उल्लेखनीय है । 
तिब्बती साहित्य मे प्रतिश या म्रतिशया (जो-वो-जें-पतल्-दन) नास से विख्यात 
दीपकर श्रीज्ञान का जन्म पूर्वी भारत के सहोर तामक स्थान में 982 ई० भे 
हुआ था। उतका बाल्य नाम चन्द्रगर्म था | बालक की इच्छा पर पिता राजा 
कल्याणश्री ने विक्रमशिला महाविहार के निकट होने पर भी उसे नालन्‍्दा 
विश्वविद्यालय में प्रध्ययनाथथ भेज दिया । जिज्ञास बालक नालन्दा विश्वविद्यालय 
के तत्कालीन कुलपति श्राचार्य बोधिभिक्षु के समक्ष प्रवेश पाने के लिए उपस्थित 
हुआ । किन्तु श्रायु कम होने के कारण उसे विश्वविद्यालय मे श्रवेश नही 
मिला । फिर भी बोधिभिक्षु ने बालक को निराश महीं किया । उसने भ्पने 
निजी भावास में ही बोधिभिक्षु को रहने की स्वीक्षति दो । उन्होंने इस बालक 
को बौद्ध-परम्परा के एक पवित्र नाम दीपंकर की संज्ञा दी । इसी तास के एक 


एशियायी सॉस्कृतिक एकता का सेतु ओऔद्धलर्म 655 


बुद्ध तयागत सी हो चुके थे। गुरु प्रदस इस नये ताम को उसने वास्तव में 
चरिताभ किया धौर पभ्रपनी विलक्षण प्रतिमा से इस धरती को नये ज्ञान के 
प्रक्रत से भालोकित किया । हसोी कारण बोद्-जगत्‌ में उसे 'ओशान' के 
नाम से झभिषहित किया गया । 

नालन्दा में शिक्षा समाप्त करके दीपंकर श्रीश्ञान विक्रमशिला भाये भोर 
पुन: उन्होने महाविहार के विभागीय भश्रध्यक्ष भ्राचायें नारोपा के भ्राधीन रहकर 
पठत-पाठन किया । वहाँ प्रश्ञारक्षित, मानकश्नी, रत्नकीति भ्ौर ज्ञानश्री भादि 
विद्वानों से उनकी मेंट हुई | इन विद्वानों के परामर्श से दीपंकर बौद्ध-ज्ञान की 
प्रभिलाषा से सुमात्रा गये । वहाँ कुछ दिन तक एकान्तवास करने के पश्चात्‌ 
वे भ्राचार्य धर्मपाल के पास गये भोौर उनके संरक्षण में रहकर पूरे बारह वर्षों 
तक धर्म-ग्रन्थो का गम्भीर भ्रध्ययत किया। भ्रव तक वें चौतीस वर्ष के हो 
चुके थे। सुमात्रा की बौद्ध-परम्परा का भ्रष्ययन करने के पश्चात्‌ वे पुनः 
विक्रमशिला वापस भाये भौर वहाँ उन्हें ससम्मान महत्त्वपूर्ण पद पर भ्रधिष्कठित 
किया गया । विक्रमशिला महाविहार मे 08 विद्वान प्ौर 8 महापण्डित थे । 
इन महापण्डितों में उन्हें भी स्थान प्राप्त हुआ । 

दीपकर श्रीशञान के तिब्बत प्रवेश से पूर्व ही वहाँ रत्नभद्र (रिन-छेग-जेग- 
पो) तथा सुप्रश्ञ (लेग्स-पहि-शेष-रब) भौर उनसे मी पूर्व ज्ञानप्रम बौद्धधर्म के 
प्रचार-प्रसार में सलग्न थे । राजसी वैमव की जगह वेैराग्य को वरण करने 
याले युवक संन्‍्यासी शञानप्रम को दीपकर की प्रतिभा का पता लग चुका था। 
झ्तः उसने कुछ भिक्षुप्रों को विफ्रमशिला मेजा; किन्तु दीपंकर ने तिब्बत जाना 
धस्वीकार कर दिया, क्योकि उसे प्रमी प्रपता संकल्प पूरा करना था। कुछ 
चर्षों बाद देवगुरु ज्ञानप्रम ने दीपंकर को तिब्बत लाने का भार पपने पुत्र 
बोधिप्रम (व्यंगू-चव्‌-झोद) को सौपा । बोधिप्रभ श्रपने प्राणो की चिन्ता न कर 
किसी प्रकार मारत पहुँचा; किन्तु इस बीच उसके धर्मप्राण पिता का निधन हो 
गया था | जब उसने यह दुःखद समाचार दीपंकर को सुनाया तो उन्हें बढ़ा 
दु।ल हुमआ। लगभग ]8 मास बाद तिब्बत प्राने का वचन देकर उन्होंने 
बोधिप्रम को वापस किया । लगभग !040 ई० में दीपंकर तिब्बत पहुंचे । 

दोपंकर के रहुने की व्यवस्था मानसरोवर प्रदेश के थो-लिन्‌-विह्वार में को 
गयी । उन्होंने इस बिहार में भाठ मास बिताया प्लौर वहाँ झपने बिर्वात ग्रन्थ 
बोधिपथप्रदीप' की रखना की । उसके बाद उन्होने पैदल यात्रा करके बौंद्धधर्म 
का लोक-मंगलकारी सन्देश जन-जोवन में प्रतारित किया | समय निकाल वें 


654 भारतीय संस्कृति शौर कशा 


एकान्ठ स्थानों में बैठकर नये ग्रन्थों का निर्माण भौर विभिन्न ग्रन्थों के भनुवाव 
काये में संलग्न रहे । इस कार्य में तिब्बती विद्वान भिक्षु रत्नप्रभ का सहयोग 
भी उन्हें प्राप्त हुआ । दीपंकर के एक तिब्बती शिव्य, डोम-तोन-प ने 
'ुरुगुणधर्माकर' नाम से तिब्बती में उनकी जीवनी भी लिखी । 
ग्यारह वर्ष तक तिब्यत में रह तथा वहाँ के विहारों का अमण करने के 
उपराब्त उन्होंने 05] ई० में 'कालचक्र' पर एक पाण्टित्यपूर्ण व्याख्यान लिखा । 
75 बर्ष की अवस्था में बौद्ध-जगत के इस यशस्वी विद्वान्‌ ने धर्म तथा साहित्य 
की सेवा करते हुए तिब्बत में ही !054 ई० को मोक्षत्व प्राप्त किया । 
दीपंकर श्रीज्ञान ने तिब्बती में पनेक ग्रस्थों का ध्नुबाद किया। | उनमें 
से विभिन्न स्रोतों द्वारा निम्नलिखित ]] ग्रन्थों का झब तक पता लग 
पाया है : 
भ्रग्थ प्रभ्यकार 
]--माध्यमक रत्नप्रदोष भण्य 
2--माध्यमक हृदयकारिका 
3--माध्यमक हृदयकारिका वृत्ति ५४ 
4--माध्यमकार्थ सप्रह हर 
5--माध्यमक भ्रमघाट आ्रायंदेव 


6--परञ्चस्कन्ध प्रकरण चन्द्रकी ति 
7--रत्नकरण्डोद्घाट स्वनिभित 
8--शिक्षासमुच्चया मिसमय धर्मेपाल 

9--बोधिपथ प्रदीप स्थनिमित 


]0--बोधिषथप्रदी पपंजिका म 
][-- महासुत्रसमुच्चय मर 


भिक्षु ज्ञातप्रम के समय तिब्बत में जो साहित्यिक एवं धा्िक भ्रम्युन्नति 
हुई, उसमे शञानकीति तथा सूक्मदी्ष नामक दो भारतीय विद्वानों का योगदान 
उल्लेखनीय है । ये दोनों विद्वान दुमाषिया प्मरचि की प्रेरणा से तिब्बत गये 
थे। ज्ञानकोति ने पूर्वी तिब्बत में 'प्रभिधर्मकोश भ्रध्ययन के खिए एक विद्यालय 
की स्थापना की प्रोर *चतुष्पीठ टीका” तथा 'वचनसुख” नामक प्रन्थों का 
तिब्बती में श्रनुवाद किया । भिक्षु ज्ञानप्रभ के बाद उसके छोटे माई भिक्षु 
शान्तिप्रभ (शिवरोद) की प्रेरणा से सुजय श्रीज्ञान, मन्त्रकलश झ्ौर ग्रुणमद्रकर 
प्रादि भनेक विद्वानों ने प्रतेक ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में भ्रनुधाद किया । 


एशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु भोद्धघर्म 655 


जझ्ञानप्रम के उत्तराधिकारी वंशज राजा बें-लूदे (076-09 ई०) ने 
तिब्बत में अ्रनेक घामिक तथा शैक्षिक संस्थान स्थापित किये भौर दुर्वेश नामक 
एक यूवक विद्वान्‌ को बौद्ध-प्रस्थों के भ्रष्ययनाथ काश्मीर भेजा । इस विद्यानुरागी 
युवक भिक्षु ने 7 वर्ष तक काश्मीर में रहकर परहितभद, भव्यराज, सज्जन 
झौर स्‍झमरगोमी नामक विद्वानों से बोद-साहित्य का विधिवत्‌ प्रष्ययनत किया । 
तिब्बत ध्राकर उसने विशेष रूप से धर्मकीति के ग्रन्थों का झनुवाद किया । 
इस १2वथीं शती के ध्रस्य प्रनुवादकों में फ-दम्‌-प-सडस-ग्येस झौर रविकीति का 
नाम उल्लेखनीय है । 

इस शततती में तिब्वती साहित्य, धर्म तथा संस्कृति के उन्नयन में सनस्क्य 
विहार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विहार की स्थापना यद्यपि 
075 ई० में हो चुकी थी; किल्तु !2वीं शती में उसके द्वारा साहित्य-निर्माण 
का विशेष कार्य हुआ। उसके विद्वान्‌ भिक्षुभों को धम प्रचारार्थ घीन, 
मंगोलिया और नेपाल भेजा गया । उसके द्वारा भारतीय विद्वानों को भो नेपाल 
झामन्त्रित किया गया, जिनमें शाक्‍्य श्रीमद्र का नाम मुख्य है। विहार के 
तत्कालीन प्राचार्य फोन-फु (!2वी शती ई०) तिब्बत भये थे प्लरौर पूरे 
दस वर्षों तक वहाँ रहे । तिब्बत में धमेराज्य की स्थापना का एकमात्र श्रेय 
इसी विहार के झाचायों को है । तिब्बत का प्रथम एवं प्रसिद्ध इतिहासकार 
बु-स्तोन (290-3864 ई०) इसी मठ की परम्परा का विद्वान था। बु-स्तोन 
प्रौर भिक्षु सूमतिकीति (!357 ई०) को तिब्बत में धामिक तथा साहित्यिक 
पुनर्जागरण का श्षेय है। उनके कार्यों को आागे बढ़ाने में भारतीय विद्वान 
वररत्न (384-]468 ई०) भौर सम-सामयिक तिब्बती विद्वान्‌ धर्मंपाल मद्र 
का नाम भी उल्लेखनीय है | तिब्बत में इस साहित्यिक, धाभिक एवं सांस्कृतिक 
पुरर्जागरण के प्रन्तिम नेता, इतिहासकार लामा तारानाथ (जन्म 4573 ई०) 
हुए। उनके द्वारा लिखित भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास” नामक ग्रन्थ 
से बौद्धघर्म की परम्परा का योरप तथा एशिया के विभिन्न देशों में प्रचार- 
प्रसार हुप्रा 


तिथ्यत से भारत के सांस्कृतिक सम्वस्ण 


तिब्बत हमारी सांस्कृतिक निधिमों का महान्‌ केन्द्र रहा है। सहस्नाब्दियों 
पहले से लेकर भ्रव तक दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध अटूट रूप में बने 
हुए हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक, घामिक तथा साहित्यिक एकता, दोनों के 
रीति-रिवाजों भोर भाषार-व्यवहारों की परम्परा ऐसे ठोस रूप में श्ावद्ध है 


656 भारतीय संस्कृति धौर कला 


कि उनको किसी भी प्रकार से शझलग कश्ना सम्भव नहीं है। दोनों देशों 
के लोक-जोवन में परम्परा से जो विश्वास और मान्यताएँ प्रचलित हैं, उनसे 
सहज ही यह शात होता है कि दोनों देशों की संस्कृतियों का एक ही मूल 
स्रोत है । न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से, भपितु भौगोलिक दृष्टि से भी दोनों 
की एकता स्पष्ट है। यदि .प्राचार-विज्ञार, भाषा-साहित्य झौर स्वरूप-स्वसाव 
की दृष्टि से दोनों देशों के जन-जीवन की तुलना की जाय, तो दोनों में 
झश्ययंजनक समानता देखने को मिलती है। ह॒ 

इस दृष्टि से यदि दोतों देशों के सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाय तो 
ज्ञात होता है कि उनकी जड़ें सुदूर भतीत की गहराई तक जमी हुई हैं । ब्राह्मण 
ग्रन्थों तथा पुराणों में तिब्बत के माहात्म्य की अनेक रोचक कथाएँ वर्णित हैं । 
कहा गया है कि “त्रिविष्टप्‌! मानवी सम्यता का उद्गम तथा समस्त ज्ञान-विज्ञान, 
कला-कौशल का उद्गम स्थल था और वही से सृष्टि का सूत्रपात हुआ तथा 
मनुष्य को ज्ञान का सर्व प्रथम प्रालोक प्राप्त हुआ । वेवस्वत मनु ने भायवितें 
की जो सीमाएँ निर्धारित की हैं, वर्तमान तिब्बत उनके प्रन्तगंत सम्मिलित 
था । ब्रह्मपृत्र से परिवृत, नेपाल भर वर्मा भी इसी प्रार्यावर्त के प्रन्तगंत थे । 
सनु का यह भी कथन है कि इस सुमहत्‌ भार्य देश के निर्माण तथा नामकरण 
के मूल में विशिष्ट एवं विचारवान्‌ लोगों का हाथ था। इसलिए उसको 
देवनिर्भमित देश की संज्ञा दी गयी थी । 

सम्राद ह॒वेबधेन के समय (7वी श० ई०) तक भारत की जो उत्तरी सीमा 
थी और तत्कालीन चीनी पर्यटक छुन-ट्साँग ने भ्पने यात्रा-विबरण में जिसका 
विस्तार से वर्णन किया है, वह ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई थी । ब्रह्मपुत्र के निकट 
ब्रह्मपुर नगर का पझ्राँखों देखा हाल भी उक्त यात्री ने वर्णत किया है। यह नगर 
660 मील लम्बा-चौड़ा था। उसके उत्तर में 'सुबर्णभूसि! नाम से एक 
प्रसिद्ध स्थल था, जो कि सानसरोवर के निकट था। पशाधुनिक विद्वानों की 
खोज के प्रनुसार बतंमान बाड़ाहाट (उत्तरकाशी) ही प्राचीन ब्रह्मपुर मगर 
था । प्रसिद्ध पुरातत्त्व विद्वान कनिधम ने इसी को “बरापटटन” कहा है। यह 
सम्पूर्ण भू-माग (अ्रह्मपुर) भारत-तिब्बत का दुर्सांध है, जो सम्भाद ह॒॑बर्घन 
के साम्राज्य ( 505-647 ई० ) का एक अंग था | 

उत्तरी हिमालय पर श्रवस्थित ब्रह्मपुर नामक एक प्राचीन राज्य का 
माकेण्डेय पुराण में मी विस्तार से वर्णन हुआ है । उसके एक प्लोर वनराष्ट्र' 
था श्लोर दूसरी ओर 'एकपद” | ये दोनों भू-ख़ण्ड सुवर्णभूमि के दो प्रदेश थे । 


शएशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु बोद्धधर्म 657 


सम्मव है कि गढ़वाल तथा कुमार्यू के उत्तर में भ्रवस्थित सुवर्णभूमि या 
स्वेनू-चाड, जो कि इस समय मानसरोवर (छू-रीं-कोर-सुम) प्रदेश के नाम 
से भमिहित है, प्राचीन काल में मारत का ही अ्रंग रहा होगा । *“महामारत' में 
लिखा है कि इस प्रदेश में श्रच्छी जाति का पिष्पी लिक (चीटी) सुवर्ण निकलता 
था। श्राधुनिक ऐतिहासिक खोजों से भी यह मिद्ध होता है कि यह प्रदेश लगभग 
7वों शती ई० तक भारत का प्रतिमाज्य प्रंग था । 

सम्राट हर्षवर्धन के समय तिब्बत पर राजा ज्ोड -वत्सन्‌-स्गम-पो (6]7-698 
ई०) नामक राजा का शासन था । उसने सम्राट हर्षवर्धन के भ्ादर्शों पर दिग्विजय 
का निश्चय किया; किन्तु उसकी यह दिग्विजय नेपाल भौर चीन में कुछ 
भू-भागों को स्वायत्त करके, विशेष रूप से इन दोनों देशों के तत्कालीन राजाप्रों 
की कन्याप्रों का वरण करने तक, ही सीमित रह गयी थी । 

तिब्बत में बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार झौर बौद्ध-प्रन्थों के श्रनुवाद तथा रूपान्तर 
का कार्य लगभग !3वीं शती ई० तक निरन्तर होता रहा । इस बीच तिब्बत के 
साथ भारत के सम्बन्धों की परम्परा पूर्ववत्‌ बनी रही । विदेशी झाक़मणों, तथा 
राजनी तिक श्रस्थिरता के कारण भारत मे बौद्धघर्म श्रौर बौद्ध संस्कृति का प्रभाव 
पीरे-घीरे कम होता गया । फलस्वरूप तिव्वत श्र शअ्रन्य बौद्ध देशों से भारत 
के सम्बन्धों में भी शिथिलता भ्राती गयी । इस समय तक तिब्बत एक स्वतन्त्र 
देश के रूप में प्रयना ग्रस्तित्व स्थिर कर चुका था। किन्तु हिमालय के दु्गंभ 
शैलश्यृंगों को लाघकर श्राधुनिक विकसित सम्यता-संस्क्ृति तिब्बत तक पहुँचने 
में समर्थ न हो सकी थी । इसीलिए कई शततियों तक तिब्बत विश्व के नये 
विकास कार्यों से भ्रछता ही रहा । 

भारत-तिब्यत के उत्तरकालीन सम्बन्धो का विश्लेषण करने पर विदित 
होता है कि प्रस्त तक दोनों देशों में व्यापारिक तथा घाभिक सम्बन्ध बने रहे । 
यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि तिब्बत के अ्रपने पास-पड़ोस के समी देशों से 
समय-समय पर भ्नेक समस्याप्रों को लेकर संघर्ष होते रहे; किन्तु भारत के 
साथ उसके मेत्री सम्बन्ध बने रहे । जब तिब्बत पर कोई देवी या मानवी संकट 
भ्राया, तो मारत पहला पड़ोसी देश था, जिसने उसकी सहायता की और उसकी 
उन्नति में पूर्ण योगदान किया । 

भारत से कला का सन्देश पहने नेपाल श्रौर तत्पश्चात्‌ तिब्बत पहुँचा। तिब्बत 
में बोद्धधर्मं की विरासत के साथ ही वौद्धकला की महान्‌ थाती का भी प्रवेश 
हुप्ना । इस कला-थाती का ले जाने वाली नेपाली राजकन्या खि-चुन्‌ भी, जो नेपाल 

42 


658 भारतोय संस्कृति और कला 


के राजा भ्ंशुवर्मन (655-665 ई०) की पुत्री थी श्रौर जिसका विवाह तिब्बत 
के राजा सोड-वत्सन्‌-स्गम-पों (67०98 ई०) के साथ हुआ था। नेपाल की यह 
राजकन्या सौगात के रूप में श्रपते साथ श्रक्षोम्य मैत्रेय और शाक्यमुनि की 
जो मूतियाँ ले गयी थी, वे तिब्वत में बौद्धधर्म तथा बौद्धकला की 
स्थापना तथा उन्नति का कारण बनीं । इस धमंप्राण रानी के भ्रामग्रह पर राजा 
ने भारत से न केवल विद्वानों एवं मिक्षुभों को, भ्रपितु स्थपतियों तथा चित्रकारों 
को भी तिव्यत बुलाकर कला को उन्नत किया । इन मारतीय-नेपाली 
स्थपत्तियों एवं चित्रकारों ने तिब्बत मे विहारो, स्तूपों, मन्दिरों, मूर्तियों, 
चित्रपटों भौर भित्तिचित्रों का निर्माण फरके तिब्बत की धरती पर कला को 
पल्‍लवित किया । 


राजा स्रोड-वत्सन्‌-स्गम-पो के थाँचर्वें उत्तराधिकारी राजा खी-स्रोड- 
लदे-वत्सन्‌ (802-845 ई०) ने ल्हासा के निकट व-समयास नामक बौद्ध विहार 
की स्थापना की । इसको उदन्‍्तपुरी महाविहार के झनुकरण पर भारतीय 
स्थपतियों एवं कलाकारों के सहयोग से बनाया गया था। यह विहार तिब्बत में 
न केवल स्थापत्य एवं शिल्प, श्रपितु चित्रकला की (ए्टि से कभी अपने ढंग का 
प्रथम प्रयास था। उसकी भीतरी दीवारो पर श्रकित चित्रों के प्रेरणा-स्रोत 
ग्रजन्ता के भित्तिचित्र थे । चित्रकारों में एक का नाम वेरोचनरक्षित था, जो 
भाचाये शान्तरक्षित का शिष्य था। इस विहार के वतंमान' भित्तिचित्र बहुत 
बाद के हैं । 

तदनन्तर राजा मु-ने-वत्सन्‌ (845-846 ई०) भ्रौर खी-लदे-वस्सन्‌-पो 
(847-877 ई०) के समय तिब्बत में धाभिक सुधारों के भ्रतिरिक्त कलाकारों 
तथा साहित्यकारों का भी यथोचित सम्मान हुआ । इसी समय तिब्बत में 
बंगाल की पाल शैली के अनुकरण पर पटचित्रों का निर्माण हुआ । तिब्बत के 
ताड-फा के मन्दिर में लटकने वाले पटचित्र इसी समय बनाये गये । उनकी 
प्रेरणा से तिब्बत के भ्रन्य कलाकारों ने भी पाल शैली के रचना-विधान के 
प्राधार पर चित्र बनाये। पाल शैली के प्रनुकरण पर बने कुछ धामिक चित्र 
बड़े सुन्दर हैं । राजा रल्‌-प-चन्‌ (877-90] ई०) के शासनकाल में तिव्यत के 
बहुसंस्यक विहारों का निर्माण हुआ, उनकी भित्तियों को नाना प्रकार के चित्रों 
से भलंकृत किया गया। इस युग में सर्व प्रथम ग्रस्‍्थों के दृष्टान्त-चित्र बने | 
चित्रकला के भ्रतिरिक्त स्थापत्य भौर मूतिकला के निर्माण में भी इस युग का 
उल्लेखनीय योगदान रहा । 


एशियाधी सांस्कृतिक एकता का सेतु औठपमे 659 


लगभग !)वीं शती ई० में तिब्बत में एक शासक का उदय हुआ, जिसने 
स्वयं झिक्षुमण जीवन वरण करके तिब्बत की धरती पर साहित्य, कला शौर 
धर्म की तरिवेणी बहाकर उसका भ्राष्यात्मिक तथा भौतिक विकास किया । तिन्‍्बत 
के इस त्यागी संत का नाम श्ञानप्रम (ह-लोर-लदे) था। इसके काल में मारत 
से अनेक कलाकार झौर कला-बस्तुएँ तिब्बत गयों । स-स्क्य मठ में सुरक्षित 
अनेक पोतल की मूर्तियाँ भारतीय हैं। भारतीय कला ने तिब्बत के स्तुपों, विहारों 
तथा मठों के स्थापत्य भौर मूति-शिल्प को व्यापक रूप से प्रभावित किया । वहाँ 
के विहारों में निमित पटचित्रों पर भ्रजन्ता शैली का निश्चित प्रभाव है। 

तिब्बत में लगभग 6वीं शती ई० तक निरन्तर कला का विकास होता 
रहा । इन परवर्ती कला-कृतियों पर चीनी प्रमाव है। इस समय ल्हासा के 
जो-खड मठ की मित्तियों पर श्र ल्ह-लुड-ल्हु-चम्‌ के महल पर बने चित्र इस 
प्रभाव के उदाहरण हैं । 

तिब्बत के बहुसख्यक चित्र तथा मूतियाँ भगवान्‌ बुद्ध, पदमपाणि 
अवलोकितेश्वर, बोधिसत्त्वो तथा स्थविरों से सम्बन्धित हैं। तिब्बती चित्रकला 
में घामिक पटचित्रों भौर व्यक्तिचित्रों का विशेष स्थान है। ये पटचित्र देवी-देवताझों, 
धमंगुरुभों, तन्त्र-मन्त्रों और प्राकृतिक दृश्यों से सम्बद्ध हैं। उनमें घ्वज-पटचित्रों 
(बैनर पेंटिंग्स) की भ्रधिकता है। व्यक्ति-चित्रों में भाषायों, मिक्षुप्रों तथा 
राजाझो के नाम प्रमुख हैं । शान्तरक्षित, कमलशील, पद्मसम्भव, ज्ञानप्रभ भौर 
दीपंकर श्रीज्ञान के चित्र भ्रधिक लोकप्रिय रहे हैं। प्राचाये पदुमसम्मव ने तिब्बती 
जन-जीवन झ्ौर कलाकारों में इतनी भधिक ख्याति प्राप्त की कि झ्ाज भी कोई 
मठ तथा मन्दिर ऐसा नही है, जहाँ उतका चित्र न टंगा हो। उनका श्राघार 
मुख्यतः: अ्रजन्ता और बाघ के गुफाचित्र हैं भ्रोर विषय भी तदनुरूप जातक 
कथाएँ है | तिब्बत में इस प्रकार के चित्र तथा गूर्तियाँ 7वी से 7वी शत्ती ई० 
तक निरन्तर बनती रही । पाँचवें दलाई लामा सुमतिसागर के समय (67- 
688 ई०) में तिब्बती कला का भ्रच्छा विकास हुमा । यही स्थिति बाद के 
लामा धमंगुरुभों के शासनकाल में मी बती रही । 9वी शी में कलाकारों के 
व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण तिब्बती कला का हास हुभ्ा। भारत की ही 
भाँति तिब्बती कला के केन्द्र मठ, मन्दिर तथा विहार रहे हैं। 

तिब्बत में उपलब्ध झोर तंजूर ग्रध्यमाला में प्रकाशित गान्धारराज नग्नजित्‌ 
के 'चित्रलक्षण' का तिव्यती चित्रकला पर व्यापक प्रमाव रहा | तिब्बत मे 9वां 
से 7वीं शतती ई० तक जितने चित्र, पटचित्र शौर भित्तिचित्र बने, उन पर इस 


660 भारतोय संस्कृति क्‍्रोर कला 


ग्रन्थ के रबता-विधान का प्रभाव हैं। भारतीय-तिब्बती कला के समन्वय का 
झाधार भी यहो लक्षण-ग्रन्थ रहा है । 


जोन 


घोन में बौद्धधर्म का प्रवेश हानवंशीय सस्चाट्‌ बू-ती के शासनकाल (48- 
80 ई० पूर्व) मे हो हो चुका था, जिसका प्रमाण “वाई राजबंश में बौद्धधर्म 
झोर ताभोवाद का भ्रभिलेख' है। चीन धभौर भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों 
की स्थायी एवं भ्रटूट परम्परा 64 ई० से भारम्भ होती है, जिसका साक्षी सूंग 
युग (27-280 ई०) में वर्तमान पुरोहित चिह-यांग द्वारा लिखित पुस्तक 
'बुद्ध भौर महास्थविरों की वंशावली' के पभ्रभिलेख हैं । इस पुस्तक के विवरणों 
से विदित होता है कि भारतीय बोद्ध भिक्षु काश्यप मातंग (किश्ना-एह-मोतान) 
भौर धर्मरत्न के चीन प्रवेश तथा वहाँ बयालीस परिच्छेदीय सूत्र' भ्ादि ग्रन्थों के 
भाषान्तर होने के उपरान्त चोन-मारत के सस्क्ृतिक भ्रादान-प्रदान की परम्परा 
का प्रवतंन हुश्ा । 


चीन में बौद्धधर्म के प्रवेश का प्रामाणिक उल्लेख यू-हु-आन द्वारा लिखित 
“वाई-लिश्राझो” (289-265 ई०) नामक इतिहास-प्न्थ से प्राप्त होता है। उसमें 
लिखा है कि दूसरी शती ई० में सम्राट भाई-ती ने रॉजकुमार हुएह-ची के 
दरबार मे अपने राजदूत चिगर-चिंग्र को भेजा था। राजकुमार ने सम्राट का 
भनुरोध स्वीकारकर अपने भ्राश्चित विद्वान्‌ ईं-त्सुन को श्राज्ञा दी कि बह 
चिग-चिंग को “बुद्धसूत्र” नामक पवित्र बौद्ध-ग्रन्थ को कण्ठस्थ करा दे (चीनी 
बौद्धधर्म का इतिहास, पृ० 20) । 


दूसरी शत्ती ईं० के लगमग पाथिया (मध्य एशिया) के झान-शिह-काप़्मबो 
(लोकोत्तम ) नामक एक राजकुमार ने राज्य का त्यागकर संन्यास धारण किया 
और चोत जाकर लोनयाँग में रहने लगा । उसका चीन प्रवेश हानवंशीय सम्राट 
हुआग-त्सी के शासन (48 ई०) मे हुआ और लो-याँग मे वह लगभग 7] ई० 
(लिग-ती के शासन काल) तेईंस वर्षो तक रहा । प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ताझो-प्रान 
का कथन है कि भान-शिहु-काग्मो ने चीन में रहकर दस लाख शब्दों से युक्त 
तीस ग्रन्थों का झ्नुवाद किया । 


विद्वानों का झ्नभिमत है कि तीसरी शती ई० के श्रन्त तक चौन में !86 


बौद़ मठ निर्मित हो चुके थे भौर धर्म, संस्कृति तथा साहित्य के निर्माण में 
लगभग 3700 भिक्षु कार्यरत थे । 


एशियाथी सॉस्कुतिक एकता का सेतु ओोडपर्भ 66) 


भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार झौर विशेष रूप से बोद्ध-श्ञान को 
विरासत को मध्य एशिया तथा चीन में पहुँचाने शौर उत्का अभूतपूर्व विस्तार 
करनेवाले भिक्षुओ में कुमारणीव (344-45 ई०) का नाम उल्लेखनीय है । 
कुमारणीव मारत झोर मध्य एशिया के सांस्कृतिक सम्बन्धों का सेतु था ! 
कुमारजीब का पिता कुमारायन मारतीय ही था। उसकी माता जीवा कुच की 
राजकुमारी थी । उसने ब्राह्मण दर्शन का प्रध्ययन बन्चुदत्त से काश्मीर में भौर बौद्ध 
दर्शन का भ्रष्ययन गोक्कुक में किया था | 40! ई० में कुच पर जब चीन का 
भ्राक़मण हुआ तो कुमारजीव को बम्दी बनाकर चीन ले जाया गया । किन्तु चीन 
के त्सिनवंशीय बोद्धानुरागी सम्राट्‌ को जब उसकी विद्वसा का पता चला तो उसने 
कुमारजीव को मुक्त करके प्रपता गुरु बना लिया । उसने चीन में 800 भिक्षुप्रों को 
एक भअ्रनुवाद समिति का गठन करके उसके द्वारा लगभग 300 जिल्‍्दों से भ्रधिक 
ग्रन्थो का चीनी भाषा मे भ्रनुवाद कराया । स्वयं भी उसने चीनी माषा का ज्ञान 
प्राप्त किया श्रौर अश्वधोष, नागार्जुन, श्रसंग तथा वसुबन्धु भ्रादि बौद्ध विद्वानों 
की कृतियों का चोनी माषा मे भ्रनुवाद करके चीनी बौद्ध-साहित्य का भ्राशातीत 
विकास-विस्तार किया । 40! से 43 ई० तक के भ्रल्प काल में ही उसने लगमग 
06 संस्कृत ग्रस्थो का चीनी भाषा में भनुवाद किया । उसने 40]-40 ई० के 
बीच नागार्जुन भोर वसुबन्धु के जीवन चरित्र मी लिखे । 


कुमारजीब के अपूर्व बौद्धिक एवं धामिक कार्य के कारण न केवल चीन, 
अपितु समस्त मध्य एशिया के विद्वत्समाज मे उसकी ख्याति फल गयी । उसकी 
विद्या-बुद्धि से प्रभावित होकर खोतान, काशगर, यारकन्द भ्रौर तुकिस्तान से 
बहुसंख्यक व्यक्ति उसके दशशेनों के लिए धाये । चीन में उसने सत्यसिद्धि तथा 
निर्वाण नामक दो नये बोद्ध-सम्प्रदायों का प्रवर्तेत किया। इनके प्रचार में उसने 
लगमग 3000 शिष्यों को जुटाया | चीन के श्रतिरिक्त श्रन्य बाहरो देशों मे भी 
कुमा रजीब के श्रनेक प्रतिमाशालोी शिष्यों ने बोद्ध-ल्ञान की ज्योति को बृह्ृत्तर जन- 
जीवन में प्रसारित किया । 


ईसा की प्रथम शती से तेरहवी शती तक भ्रनेक मारतीय बौद्ध भिक्षु चीन 
जाते रहे, जहाँ उन्होंने अनेक ज्ञान-केन्द्र तथा बौद्ध मठ स्थापितकर कई सौ 
विद्वान्‌ भिक्षुओं को तेयार किया। सैकड़ों प्रन्थो का अनुवाद किया यया । इस 
शृंखला में धर्म रक्ष (284 ई०) धभौर बोधिमद्र (398 ई०) का नाम उल्लेखनीय 
है। धर्मेरक्ष (चु-फा-लान) ने प्रश्वषोष के बुद्धधरित' का अनुवाद करके 
चीनी-साहित्य को भ्रतिशय रूप से प्रभावित किया | इन भिक्षुओ्रों के प्रेरणायुक्त 


662 सत्रतीय शंस्कुति भोर कला 


कार्यों के फलस्वरूप अमेक जिशासु धीनी बोद़ चिक्षु समव-समय पर 
भारत भागे | 

भारत के भ्तिरिक्त बाहरी बौद्ध देशों से भी भारतीय बौद्ध भिक्ष्‌ चीन 
क्ये। इस प्रकार के विद्वान्‌ भिक्षुभों में संधवर्मन्‌ भौर गुणवर्मत्‌ का साम 
उल्लेखनीय है। ये दोनों भिक्षु जावा होते हुए 5वीं शतती ई० के प्रारम्भ में जीन 
बये। ग्रुणवर्मन्‌ के प्रवचनों से प्रभावित होकर चीन सम्नाट्‌ मे नानकिंग में 
छैेतवत विहार का निर्माण कराया । इस प्रकार के प्रन्‍्य धर्मप्रधारक भिक्षुप्रों में 
काश्मीर के बुद्धजीव (423 ई०), मध्य मारत के धर्मक्षेत्र (44 ई०) झौर 
मध्य भारत के ही गुणभद्र का नाम उल्लेखतीय है। वह भी 495 ई० में 
लंका से चीन गया था झोर उसने वहाँ 'संयुक्तागम”' का प्रनुवाद किया । 
470 ई० में बोधिधर्म चीन गया झौर उसने अपने उपदेशो से तत्कालीन 
जीन सम्राट वू कोडूतना को प्रभावित किया कि वहु उसका शिष्य बत 
सया । सन्‌ 488 ई० संघमद्र ने प्रसिद्ध बौद्ध-प्रन्य 'सामन्‍्तपासादिका' का 
अनुवाद किया । 

चीन जानेवाले भारतीय बौद्ध भिक्षुओं मे परमार्थ (499-560 ई०) का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वह उज्जयिनी निवासी था और 546 ई० 
में चीन गया। वहां नानकिंग के जेतवन विहार मे रहकर उसने लगभग 500 
ग्रन्थों का भ्नुवाद करके चीनी-साहित्य में श्रनेक भ्रछुते विषयों की कृतियों का 
समावेश किया । उसने भाचाय॑ वसुबन्धु तथा दिड्लनाग के प्राय: सभी प्रन्धो 
का चोनी भाषा मे झनुवाद किया। उसने बौद्धघधर्म तथा तत्त्वज्ञानके 
प्रतिरिक्त भारतीय दशंन की विभिन्न शाखाओं के ग्रस्थो का भी चोनो भाषा में 
झनुवाद किया । इस प्रकार के ग्रन्थों में शंकराचार्य, ईश्वरकृष्ण और माठर 
अमृति बेदान्तियों भौर संख्यकारो के ग्रन्थों का नाम उल्लेखनीय है । परमाव॑ 
कत ईएवरकृष्ण की 'सबख्यकारिका” का चीनी भनुवाद (557-569 ई०) 
'हिरण्यसप्तति” भ्रथवा 'सुबर्णसप्तति' के नाम से चीन में प्रद्यात हुआ । उसने 
वसुबन्धु की भी जीवनी लिखी, जो कि सम्प्रति उपलब्ध है भ्ौर जिसका अ्रंग्रेजी 
भनुवाद जापानी विद्वान्‌ तकाकुसु ने किया है । 


सगभग छठी शती ई० तक चीन जानेवाले बोद्ध भिक्षुों में काश्मीर के 
जिनगुप्त, बगाल तथा भ्रसम के ज्ञानभद्र, यशोगुप्ठ श्लौर जलालाबाद के 


बुद्धिभद्र, कान्यकुब्ज के धर्मगरुप्त भौर गौतम धर्मज्ञान के नाभ उल्लेखनीय हैं । 
इन विद्वानों ने चौन में रहकर दर्जनों ग्रम्थों का झनुवादकर ्रीती औद्ध-साहित्य 


शशियाबी सांस्कृतिक एकता का सेतु बौद्धपर्म 66% 


को समृद्ध किया । इन भिल्षुप्रों के प्रयत्नों से लिधांग राजवंश (505-557 ई०) 
तक चीन में बौद्धधर्स का विकास किस सीसा तक हो चुका था, इसका पझ्मुमान 
डॉक्टर चाउ सिशांग कुझांग (जोनी बौद्धधर्म का इतिहास, पृ० ) द्वारा 
विभिन्न प्रभिलेखों तथा ऐतिहासिक सामग्री पर प्राधारित निम्नलिखित प्राँकड़ों 
से स्पष्ट हो जाता है: 

राजबंश  मस्दिर संख्या भिल्षु भिश्षुण्ियों की संख्या 


पूर्वी ह्सिंग 756 24000 
लिउ संग 93 36000 
चीं 205 32500 
लिशांग 846 82700 


थीनी बौद्धधम के इतिहास में ताग्रवंश (68-907 ई०) काल को 
नस्वर्णयुग! कहा गया है । इस युग में धारमिक, वेचारिक ओर साहित्यिक उद्देश्यों 
को लेकर चीन जानेवाले बौद्ध भिक्षओ्रों में बोधिरुचि या धर्मरचि तथा नालन्‍्दा 
के स्तातक वजन बोधि का ताम उल्लेखनीय है। बोधिरुचि दक्षिण मारत में एक 
ब्राह्मण परिवार से पैदा हुप्ला था। भ्पने समय के प्रसिद्ध विद्वानों के उसकी 
गणना थी । इस 56 वर्षीय दीधेजीवी मभिक्षु ने 693-7]3 ई० के भीतर लगभग 
56 संस्कृत बौद्ध-प्रन्यो का चीनी भाषा में भनुवाद किया। उसने चीन में 
दशभूमिक (ति-लुन-त्सुग) सम्प्रदाय की प्रतिष्ठि की थी । 
बोधिरुचि को भ्रध्यक्षता में चीत के तत्कालीन सम्राट ने भारतीय तथा 
चीनी विद्वानों की एक समिति का गठनकर उसके द्वारा महायान बौद्ध 
प्रन्थों का चीनी भाषा में प्रामाणिक अनुवाद करवाया । वज्यबोधि ने चीन में 
बज्ञयान, की प्रतिष्ठा करके एक नये धर्म-सम्प्रदाय को प्रसारित किया । इस 
प्रकार के भ्रन्‍्य भिक्षुप्रों एवं विद्वानों में प्रमाकर मित्र, अ्रतिगुप्त, नादि, 
बुद्धपाल) दिवाकर, देवप्रज्ञ शुभकरणसिंह, छुन-त्साँग, ई-त्सिंग भौर शिक्षानन्द 
का नाम उल्लेखनीय है । 
एशियायी सांस्कृतिक, बेंचारिक एवं धामिक एकता. की स्थापना में जो 
झविस्मरणीय ऐतिहासिक प्रयत्न हुए उनमें द्वुन-स्सांग का योगदान चिरस्मरणीय 
है। इस विद्वान्‌ भिक्षु के सम्बन्ध में स्वतस्त्र रूप से यथास्थान लिखा जा चुका 
है । उसके शिष्य महायान प्रदीप का ताम भी उल्लेखनीय है। छुन-त्साँग के 
प्रमुख चीनी शिष्यों में उसकी गणना की गयी है। प्रदीप ने मी द्वारावती, 
सिहल और दक्षिण भारत का अ्रमण किया । उसने कुछ सभय ताज्रशिप्ति के 


664 भारतीय संस्कृति और कला 


मठ में ग्रष्ययन किया ध्ोौर साथ ही उपदेश तथा व्याख्यात भी दिये । बाद में 
उसने नालन्दा, महाबोधि, बेैशाली भौर कुशीनगर झादि प्रसिद्ध ज्ञान एवं धर्म 
तीों की यात्रा की ।इस भिक्षु ने प्रपनी मौन एवं मौलिक सेवाश्नो द्वारा मानवीय 
एकता की स्थापना तथा ज्ञान भ्ौर धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए स्‍भाजीवन कार्य * 
करके फिर कुशीनगर मे प्राण त्याग किया । 


बंगाल के सिक्षु कुमारषोष ने 8वी शी में जावा तथा सुमात्रा होते हुए 
छोन में प्रवेश किया भौर वहाँ बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान 
किया । 


इन विद्वान्‌ सिक्षुप्नरो ते चीन में रहकर सेकड़ों बौद्ध-प्रन्थों का प्रणयन, 
सम्पादन तथा ग्रनुवाद किया । उक्त तांगवंश के शासनकाल मे प्रतिष्ठित 
त्रिशास्त्र सम्प्रदाय, धर्मलक्षण सम्प्रदाय, भ्रवतसक सम्प्रदाय भोर ध्यान सम्प्रदाय 
झादि विभिन्न धा्िक पन्‍य चीन में बौद्धधर्म तथा साहित्य की चतुर्मुखी उन्नति 
के परिचायक हैं । 


भारत-चीन सम्बन्धो के फलस्वरूप मारत से सीधे या प्रन्य देशों की यात्रा 
करते हुए जो बहुसंल्यक भिक्ष चीन गये, सम्प्रति उन सबका ऐतिहासिक वृत्त 
सम्भव नहीं है । इसका एक कारण यह भी है कि बाद में प्रनेक मारतीय ज्ञान- 
प्रचारकों ने चीनी नाम घारण कर लिये थे श्रौर इसलिए उनको चीनी ही 
मान लिया गया । 


चीन में बौद्धघर्म की उक्त परम्परा का विश्लेषण करने पर विदित होता 
है कि लगभग बारह-ते रह सौ वर्षों के सुदीर्ध समय में दोनों देशों के थिद्वान्‌ 
भिक्षुओ का निरन्तर गमतायमन होता रहा, जिसके फलस्वरूप दोनों देशो में 
सांस्कृतिक सम्बन्धो की स्थिरता बनी रही । 2!वी शी के प्रारम्भ मे जब 
गजनी के सुलतान महमूद ने भारत पर आक्रमण किया भौर यहाँ के प्र, 
साहित्य, सस्क्ृति के केन्द्र मन्दिरो, मठो, कला-सस्थानों भ्ौर ग्रन्थालयों को ध्वस्त 
किया, तो भारत से बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, कलाकार तथा भिक्षु चीन 
की झोर चले गये। जितना सम्मव हो सका, बहुमूल्य कल्ला-कृतियाँ भौर 
पोधियाँ भी वे साथ लेते गये । इस लूट-मार से भारत की श्रपार क्षति हुई । 
इस गड़बड़ी के कारण मिक्षुत्रो के चानन्‍्यान्रा को परम्परा समाप्त-सी हो गयी । 


चीनी बौद्धधर्म के इतिहास पर दृष्टि डालन से ब्लात होता है कि 3वीं 
तथा ।4वीं शती से चीन से बीद्धघर्म के अनुयायियो की सख्या धटने लगी थी । 


पृशियायोी सांस्कृतिक एकता का सेतु बोडघर्म 665 


इन शत्तियों में वहाँ का एक नवोदित बुद्धिजीवी बर्ग बोद्धघर्म के प्रति विदेशीपन 
की होनता का भाव भनुमव करने लगा था, जिसके फलस्वरूप सिक्षभो के 
गमनासमन की गति मन्द पढ़ने लगी । फिर भी “जीनी बोद्धध्म का इतिहास 
भौर 'बीनी बोद विश्वकोश' आदि भ्रनेक ग्रन्थ इस बात के स्थायी एवं अमिट 
प्रमाण हैं कि झतीत को प्रमेक शतियों तक दोनो देशों का जन-जोवन एक ही 
महान्‌ लक्ष्य की सिद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहा भौर निःसन्देह भप्रपने 
उद्देश्य में वह सफल भी रहा। 

चीन के वर्तेमान प्रजातन्त्र राज्य मे, जिसकी प्रतिष्ठा 0 प्रक्टूबर, 9!] ई० 
में हुई, बौद्धघर्म तथा साहित्य की उन्नति के लिए श्रनेक प्रकार के साधन जुटाये 
गये । प्रजातन्त्र के चौथे वर्ष चीन सरकार के गृह विभाग ने एक विशेष 
भ्रधिनियम बनाकर बौद्धमठों का जीणोद्धार कराया। इस कार्य मे सिक्षु 
ताई-हु और भोउ-यांग-चिंग-बु का नाम उल्लेखनीय है। इन दोनो प्रमुख 
भिक्षुप्रो के प्रयत्त से श्राधुनिक चीन में श्रनेक साहित्यिक सस्याएं, विद्यापीठ 
झ्रौर परिषदें स्थापित हुईं । उन्होने स्ववभेव कई पग्रन्धों का निर्माण, भ्रनुवाद, 
सम्पादन और पाठशोध करके उन्हें प्रकाशित किया श्रोर इस प्रकार उन्होने एक 
धोर तो चीनी बौद्ध-साहित्य एवं बौद्धधर्म की अभिवुद्धि मे योगदान किया 
झौर दूसरी शोर दोनो देशो के विगत दो सहस्र वर्षों से चले भा रहे पारस्परिक 
सम्बन्धो की परम्परा को पुनर्जोवित करने का प्रयत्न किया । 
सेपाल 


एशिया के जिन उत्तर-पूर्व देशों के साथ भारत के सहस्राब्दियों पर्व से भ्रव 
तक घतनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं, उनमे नेपाल मुख्य है। उन सम्बन्धो के प्राधार 
दोनों देशों के पौराणिक भ्राख्यान, ऐतिहासिक सामग्री, घामिक एकता तथा 
परम्परागत भ्रनुश्नुतियाँ हैं । नेपाल वंशावली मे भारत-नेपाल के पौराणिक 
सम्बन्धों की प्रशस्त चर्चा हुई है। उससे ज्ञात होता है कि त्रेता युग में नेपाल 
पर राजा सुधन्वा का शासन था । कहा जाता है कि वह सीता के स्वयंवर में 
सम्मिलित होने के लिए जनकपुरी भी झ्राया था। इसीं वंशावली से ज्ञात 
होता है कि द्वापर युग में काशी से काश्यप बुद्ध (कंक मुनि) गृद्येश्वरी देवों 
के दर्शनों के लिए नेपाल गये थे । उनकी प्रेरणा से ही बंगाल (मौड़ देश) के 
राजा प्रचण्डदेव नेपाल गये थे, जो बाद मे वहाँ भिक्षु बन गये ओर शान्तिकर 
नाम से कहे जाने लगे । नेपाल के प्रसिद्ध स्वयम्भू मन्दिर का निर्माण उन्होंने ही 
कराया था । 


66 अआारतोथ संश्कृति स्लोर कला 


पौराणिक खोलों से विदित होता है कि श्रीकृष्ण बाणासुर का पीछा करते हुए 
नेपाल गये थे । काठमाण्डू से झाठ मील पश्चिम में विध्वस्त पानकोट नगर, जिसे 
'भागवत' प्ादि पुराणों में शोणितपुर फहा गया है, बाणासुर की राजधानी थी । 
याणासुर की सुन्दरी कन्या उषा से श्रोकृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ था । 
महाभारत के वन पत्र से विदित होता है कि द्रोपदी के लिए कमल पुष्प की 
खोज करते हुए भीमसेन हिमालय की भनेक उपत्यकाप्रों का ञऋमण करते हुए 
नेपाल तक पहुँचे थे । काठमाण्डू से साठ मील पूर्व दोलखा नामक स्थान में 
स्थापित भीमसेन मन्दिर, भीमसेन की उसी नेपाल-यात्रा का स्मारक है। 
नेपाल उपत्यका में भीमसेन के भ्रनेक मन्दिर झाज भी सुरक्षित हैं । पभ्राज भी 
नेपाली जन-जीवन में भोमसेन को पूजा-प्रतिष्ठा प्रचलित है। इसी दोलसा की एक 
पहाडी को पाण्डवों का हेतवन बताया जाता है। मारत-युद्ध के समय नेपाल 
के किसी किरात राजा ने पाण्डवो के साथ लड़ाई मे भाग लिया था। 
नेपाल की उत्तरी फर्वतमालापों का महामारत” नामकरण इन्ही पुरातन सम्बन्धों 
का स्मारक है। भपनी दिग्विजयनयात्रा मे श्र्जुन ने उत्तर मे जिस महाद्वीप 
को विजित किया था, वह गढवाल-मेपाल-शासित सयुकत राज्य था । 


इन दोनो देशों के भ्रट्ट सम्बन्धों का शभ्राधार धर्म रहा है। उनकी 
पुराण-कथाझो प्रौर लोक-श्रुतियों से शात होता है कि बद्ध प्रपने शिष्यों के 
साथ नेपाल गये थे । उस समय नेपाल पर सातवें किरातराजा जिलेदस्ती 
(50 ई० पूर्व) का राज्य था। भगवान्‌ बढ्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होफर 
यह बौद्धधर्मं का प्रनुयायी हो गया था। काठमाण्डू से बीस मील पूर्व 
स्वयम्भू पर्वत्त के पश्चिम में नमुरा नामक स्थान में एक प्राब्षीन स्तुृप है, जिसमे 
बुद्ध टिके थे । उसे तथागत की नेपाल-यात्रा का स्मारक बताया जाता है। 


नेपाल से मारत के ऐतिहासिक सम्बस्धों की प्रामाणिक परम्परा झाज से 
लगभग तेईस सौ वर्ष पूर्व से आरम्भ होती है । सम्राट श्रशोक इस परम्परा के 
कीतिस्तम्म थे। सम्राद्‌ भ्रशोक द्वारा बुद्ध परिनिर्वाण के 266 वर्ष बाद (300 ई० 
पूर्व) पाटलिपुश्र में श्रायोजित तीसरी बौद्ध-संगति में डिमालय के पाँच प्रदेशों मे 
भेजे जानेवाले घ्मप्रचारक मिल्षुभो का एक दल नेपाल भी गया था। झशोक 
स्वयं भी वहाँ गये थे । तथागत की जन्मभूमि लुम्बिनी (इक्मिनदेई) दोनो 
देशों की सीमान्‍्त भूमि है। वहाँ पर सज़ाट्‌ प्रशोक ने राज्याभिषेक के 2) वें 
वर्ष (249 ई० पु) में एक स्तुप तथा एक लेखयुक्त स्तम्भ को स्थापित किया 
था । नेपाल में प्रशोक ने एक स्थिर शासन की व्यवस्था की झौर वहाँ देवपाल 


'शशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु औद्धर्स 667 


को शासक नियुक्त किया । देवपाल से अशोक ने अपनी पुत्री चासमती का 
विवाह किया । दोनों देशों के सम्बन्धों की चिरन्तनता के लिए नेपाल में 
उन्होंने 500 स्तूषों का भिर्माण कराया, जिनमें कुछ भाज भी बतंमान हैं। 
बतंसान लसितपुर प्राचीव भ्रशोकपट्टन विगत कई सौ वर्षों तक नेपाल की 
राजघानी के रूप में विश्वुत रहा । काठमाण्डू में प्लाज भी ऐसे बहुसंर्यक 
परिवार हैं, जो धपने को चारमती का वंशज बताते हैं । 


ग्रशोक द्वारा प्रचारित बौद्धधर्म के प्रभाव से भारत की ही भाँति नेपाल 
में भी वज्जि, लिज्छवी, मल्‍ल, कोलिय तथा शाक्य गणतन्त्रों की स्थापना हुई 
प्रौर भारत से उनका सुदूर मविथ्य तक श्रटठ सम्बन्ध बना रहा । 


भशोक के बाद दक्षिण के ब्राह्मणघर्मी सातवाहनों भौर उत्तर के बौद्धवर्मो 
कुषाणो का संयुक्त प्रमाव नेपाल पर पड़ा । सातवाहन कालीन हिन्दू संस्कृति 
को नेपाल में व्यापक रूप से झ्पनाया गया । सातवाहन काल मे दक्षिण के अनेक 
विद्वान धामिक एकता के कारण नेपाल तक गये । नेपाल के ग्रन्थ-भण्डारी भे 
सुरक्षित तमिल प्रोर कन्नड़ के बहुसंस्यक हस्तलेख उसके प्रमाण हैं । नेपाल की 
नेवारी माषा दक्षिण भारत के नेयरो की देन है। नेपाल में पंगोडो के निर्माण 
झौर उनके शिल्प में दक्षिण भारत के मन्दिर-स्थापत्य तथा मूति-शिल्प का 
प्रमाव है । 


गुप्त सम्राटों के नेपाल से दीघेकालीन सम्बन्ध रहे हैं। ऐतिहासिक तथा 
पुरातत्त्व-सामग्री से विदित होता है कि नेपाल के शासकों झोर शासनतन्त्र पर 
गुप्त सस्राटों का एकाधिपत्य रहा है) तेपाल के लिच्छवी राजाओं ने गुप्त 
सम्राटों को कर देकर उनका प्राधिपत्य स्वीकार किया। इसका प्रमाण समुद्रगुप्त 
(385-375 ई०) की प्रयाग प्रशस्ति में सुरक्षित है (समतट-उदाक- 
कामरूप-नेपाल "7 सब्व॑ करदानाशाकरण-प्राणामागमन'““**) । 


चन्द्रगुप्त प्रथम (3|0-335 ई०) ने नेपाल की लिच्छवीवंश की राजकुमारी 
कुमारी देवी से सम्बन्ध स्थापित करके सम्राट ग्रशोक द्वारा स्थापित बवाहिक 
सम्बन्धो की परम्परा को उजागर किया। नेपाल में उपलब्ध पझमभिलेखों 
झालेखों, स्मारकों तथा हस्तलेखों पर भ्रंकित गुप्त सम्बत्‌ दोनों देशों के सम्बन्धों 
की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मी लिपि मे म्रंकित संस्कृत प्रभिलिख झौर 
उन पर झंकित सारतीय विक्रमी सम्बत्‌, मास, तिथि भ्रादि का प्रयोग लिच्छवी 
शात्तकों के भारतप्रेम के द्योतक हैं । 


668 भारतीय संल्कृति शोर कला 


गुप्तो के साहित्यक एवं घामिक जागरण का प्रभाव नेपाल पर भी परिलक्षित 
हुआ । भारतीय दौद्धधर्म तथा साहित्य की थाती का नया सन्देश लेकर 
झाचाय॑ वसुबन्धु (4०० ई०) नेपाल गये । उनके सत्संग से नेपाल के विद्वानों 
में नयी विचारधारा के सुअन की प्रेरणा मिली । झाज नेपाल के प्रन्धागारों 
में बसुवन्धु की मूल एवं प्रनूदित कृतियो की उपलब्धि का यही कारण है । 

गुप्तों के बाद बृहद्‌ भारत के शासन की बागडोर सम्नाद हष॑वर्धन 
(6०5-647 ई० ) के हाथो में आयी । उतके समय नेपाल पर यशस्वी राजा 
झशुवर्मन्‌ (685-645 ई०) का शासन था । हम का प्रमुत्व नेपाल तक प्रसारित 
हुआ भ्रोर उसके कारण दोनो देशों के सम्बन्ध पुष्ट हुए । इस छठी तथा सातवी 
शती के सवंतोमुखी स्वस्थ एवं शान्तिमय वातावरण में दोनों देशों से विद्वानों 
तथा भिक्षुप्रो का गसनागमन होता रहा। प्रंशुवर्मनम्‌ के बाद नेपाल पर 
विष्णुगुप्त का शासन हुप्रा। वह लिच्छुवोवंश का था। लिच्छेवी शासक स्वय 
विद्वान्‌ भौर विद्वानों के परम प्राश्नवदाता थे । उनके समय में नेपाल में बीद्ध और 
ब्राह्मण दोनो धर्म उन्नति की चरम सीमा पर ये । 7वी, 8वी शत्ती के लिच्छुवी 
राजा नरेन्द्रदेव के पुत्र राजा शिवदेव ने मगध सम्राट प्रादित्यसेन की पौत्री 
बत्सादेवी तथा उप्के पुत्र राजा जयथदेंव्र गुणक्राम ने कलिंग के राजा हषंदेव को 
पुत्री राज्यमती से विवाह करके दोनो देशो के सम्बन्धों को दृढ किया । राजा 
जयदेव गुणकाम बौद्ध धर्मानुयाथी था और उसप्के राज्यकाल मे नेपाल सर्वेतोभावेत 
उन्नति पर पहुँचा । 


8वी शती में नेपाल के सामाजिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक जीवन पर 
महात्मा मत्स्पेन्द्रगाथ भ्रौर महात्मा गोरखनाथ का अभ्रतिशय श्रभाव रहा | ये 
दोनों सन्त नेपाल गये थे । मत्स्येन्द्रनाथ को नेपाल मे भगवान्‌ प्वलोकितेश्वर 
के नाम से पूजा-प्रतिष्ठा होती है। भ्राज भी नेपाल मे मत्स्येद्नाथ की यात्रा 
एक महोत्सव के रूप मे मनायी जाती है। गोरखनाथ के नाम से एक जिला तथा 
पर्वत और गोरखनाथ का मन्दिर भाज भो उनकी पुनीत स्मृति के परिचायक 
हैं । नेपाल को बहादुर गोरला जाति का सम्बन्ध गोरखनाथ से बताया जादा 
है । इन दोनो महात्माश्रो को झ्राज भी वहां देव-तुल्य पूजा जाता है । 

9वी शत्ती ई० में श्राचायं शान्तरक्षित श्रौर उनके शिष्य कमलशीणय 
तथा पद्मसम्मव ने दोनो देशों के परम्परागत सम्बन्धों को नूतन रूप दिया । 
आाचाय॑े दीपंकर श्रीज्ञान (982-042 ई०) ने भी नेपाल में बौद्धघर्म तथा बीौद्ध- 
साहित्य का प्रचार-प्रसार किया | 2वों शती ई० में मुगलों के अ्रत्याचारों से 


शूशिय' यी सांस्कृतिक एकता का सेतु बौद्धघर्म 669 


भांतकित होकर प्रनेक भारतीयों ने नेपाल तथा तिब्बत में शरण ली । उसी 
समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान शाकक्‍्य श्रीमद्र भ्राठ भ्रन्य विद्वानों 
के साथ नेपाल गये थे । 
3वीं से !8वीं शत्ती इं० तक नेपाल पर मललबंस, ठाकुरीवंश, सेनवंश 
धौर गोरखावंश का शासन रहा । मल्लवंणीय विद्याप्रेमी राज जयस्थितमल्ल 
(385-892 ई०) ने दक्षिण भारत से महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को बुलाया। 
उन्हें पशुपतिनाथ मन्दिर मे सेवा तथा पूजा का अधिकार दिया। तब से इस 
मन्दिर में केवल महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का ही प्रवेश होता झा रहा है| 
सम्भवतः यह विशेषाधिकार उस सम्बन्ध के प्रतिफल का परिणाम था, 
जिसके भ्रनुसार दक्षिण भारत के रामेश्वरम्‌ मन्दिर में प्रतीत काल से एकमात्र 
नेपालियों को प्रवेश पाने का जन्मसिद्ध श्रधिकार प्राप्त है। 
मारत का रामेश्वरम्‌ मन्दिर शौर नेपाल का पशुपतिनाथ मन्दिर, दोनों 
देशों की घाभिक एकता के प्रजर-प्रमर साक्षी हैं । श्रतीत काल से पभ्रब॒ सक 
यहू्‌ नियम चला श्रा रहा है कि रामेश्वरम्‌ के शिव मन्दिर में नेपाली, श्युंगवेरी 
मठ के जगद्गुरु शंकराचाय॑ भौर मन्दिर के मुख्य पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं । 
इन्ही तीन व्यक्तियों को मगवान्‌ शंकर की पूजा करने का अ्रधिकार है। हमारे 
पौराणिक एवं धामिक ग्रन्थों में द्वादश ज्योतिलिगों मे मगवान्‌ पशुपति को 
भ्रादि ज्योतिलिग होने का सम्मान दिया गया है। उनकी पूजा-प्रतिष्ठा का 
एकमात्र श्रधिकार महाराष्ट्रीय ब्राह्मणो को है । इसके झतिरिकत बदरीनाथ और 
केदारनाथ दोनों देशों की एकता के सनातन भ्राधार रहे हैं। 
धाभिक दृष्टि से दोनों देशों की जनता एक सूत्र में ग्रावद्ध है। भारत की 
ही भाँति नेपाल में भो वैष्णव, शव, शाक्‍त, तान्त्रिक भौर बौद्ध ग्रादि विभिन्न 
धामिक सम्प्रदायों के प्रनुयायी लोग हैं। भारत की ही भाँति नेपाल में भी 
पशुपतिनाथ, गणेश, विष्णु, राम, लक्ष्मी, सीता, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान्‌ 
प्रौर बुद्ध आदि देवताझों के श्रसंख्य मन्दिर हैं । इस घामिक एकता के कारण 
दोनों देशों का जन-जीवन एकप्राण होकर पारस्परिक मंत्री सम्बन्धों से 
बन्धा रहा । भ्राज भी जिस प्रकार नेपालियों के लिए बदरीनाथ, केदारनाथ, 
काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, जगन्नाथ, सारनाथ, बुद्ध गया, लुम्बिनी, 
कुशीनगर झोर काश्मीर पवित्र तीर्थस्थलों के रूप में पृजित है, ठीक बसे ही 
पशुपतिनाथ, गुह्योश्वरी देवी, मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, जनकपुर, बाराहक्षेत्र 
स्वयम्मू चेत्य और कपिलवस्तु आदि तीर्थस्थान भारतीयों की श्रद्धा-भक्तति के 


670 भारतोय संस्कृति भौर कला 


केन्द्र बने हुए हैं। विश्व में भारत भौर नेपाल दो ही ऐसे हिन्दू राष्ट्र हैं, जिनकी 
परम्पराएँ झौर मान्यताएँ एक सी-हैं । 

धार्मिक एकता के भ्रतिरिक्त दोनों देशों में भाषा तथा साहित्य की दृष्टि से 
भी प्रभिन्नता है । नेपाल तथा भारत में पुराकाल से लेकर ह्ाज तक संस्कृत एक 
सम्माननीय भाषा है । उसके भ्रष्ययन-प्रष्यापन झौर संरक्षण के लिए दोनों देशों 
का समान योगदान रहा है । मौर्य, शुग, सातवाहन श्र गुप्त बुगों में भारत 
के बाद नेपाल संस्कृत का दूसरा केन्द्र था | इन युगों के जितने मी भ्रभिलेख, 
दानपत्र तथा वंशावलियाँ प्राप्त हुई हैं, वे धघिकतर सस्कृत में ही है । प्ंशुवमेन्‌ 
के समय में तो नेपाल की राजभाषा संस्कृत थी । 

नेपाल के श्रादि कवि भानुमक्त ने “रामायण की रचना करके नेपाली 
तुलसीदास के रूप मे प्रसिद्धि प्राप्त की । 'भांगवत', 'रामायण' भौर “महाभारत 
का भी नेपाली में झनुवाद हुआ । उनकी प्रेरणा से भ्रनेक काव्य-नाटकों की 
रचना हुई। ज्योतिष, झ्लायुवेंद तथा व्याकरण श्रादि विभिन्न विषयों पर भी 
मौलिक तथा श्रनूदित क्ृतियो का निर्माण हुप्ना । भ्रष्टाष्यायी', “चन्द्र व्याकरण 
झौर 'सारस्वत प्रक्रिया के ग्राधार पर राजगुरु हेमचन्द्र ने 'चन्द्रिका', पण्डित 
सोमनाथ ने 'मध्यचन्द्रिका' शौर देवदत्त ने “चन्द्रोदय तामक व्याकरण-स्न्धथों 
की रचना की । संस्कृत की भाँति पालि भाषा का भी नेपाल मे पर्याप्त प्रचार- 
प्रसार रहा। बनंफ द्वारा लिखित 'तेपाली बौद्धध्मं का इतिहास भौर 
राजेन्द्रलाल मित्रा द्वारा लिखत नेपाल मे संस्कृत बोौद्ध साहित्य” नामक 
पुस्तकों से नेपाल में प्रचलित संस्कृत तथा पालि का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त 
किया जा सकता है। नेपाल का अभ्रपता समस्त वाड्मय संस्कृत, पालि तथा 
नेवारी भाषाओं मे ही सुरक्षित है। भ्राज के नेपाल में हिन्दी को वही स्थान प्राप्त 
है, जो भारत मे । श्राधुनिक नेपाल की प्रचलित भाषाश्रों में हिन्दी प्रमुख है । 

भारत और नेपाल की घामिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्लौर कलात्मक 
प्रेणा का अ्रजस्र स्रोत हिमालय रहा है। नेपाल के बहुसंख्यक मन्दिर स्तूप, 
विहार और चैत्य नेपाली वास्तु, मूत्ति श्र चित्रकला के केन्द्र हैं। इन सब पर 
ग्रुप्तकला का प्रमाव है । बौद्धधर्म के समन्‍्वयात्मक आदर्शों को प्राधार मान 
करके नेपाली कला का विकाप्त हुआ । ललितपुर या पाटन का प्रसिद्ध महाबौद 
मन्दिर नेपाली स्थापत्य का भनूठा उदाहरण है। नेपाल की पैगोडा शैली ने 
समस्त एशिया की कला को प्रमावित किया। भल्लवंशीय राजाप्नों की 
राजधानी मातगाँव (भक्तपुर) नेपाली कला तथा संस्कृति का विख्यात केन्द्र 
रहा है। भातगाँव के हयातपोल का शिवमन्दिर, दत्तात्रेय का त्रिमूर्ति मन्दिर, 


एकशियायी शॉस्कृतिक एकता का सेतु बौद्धधर्म 67९ 


तुलसी देवी का मन्दिर भ्रोर भक्तपुर का झ्द्मुत राजभवन स्थापत्य के बेजोड़ 
उदाहरण माने जाते है । 

लगभग 9वीं शती ई० में बंगाल के धर्मपाल तथा वितपाल राजाप्ों के 
संरक्षण में भ्रजन्ता के भ्रनुकरण पर जिस नयी चित्र शैली का उदय हुआ उसका 
एक केन्द्र नेपाल भी था। नेपाल में इस शैली के प्रनेक मूल्यवान्‌ ग्रस्थ-चित्र 
सुरक्षित हैं। इस प्रकार की बहुमूल्य सचित्र पुस्तकों राष्ट्रीय पुस्तकालय 
(भूतपूर्व राजगुर पुस्तकालय) धभोर वीर पुस्तकालय में सुरक्षित हैं । 


भारत-नेपाल में विद्यानों भोर कलाकारों के गमनागमन के कारण साहित्य 
झोर कला के क्षेत्र में निरन्तर पभ्रादान-प्रदान होता रहा। दोनों देशों के 
पारस्परिक सम्बन्धों के कारण समय-समय पर भारत से प्रनेक कलाकार नेपाल 
गये । इस प्रकार घार्भिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक भौर कलात्मक 
झ्रादि विभिन्न क्षेत्रों मे सुदूर भ्रतीत से लेकर भ्रब तक भारत-नेपाल के अ्रदूट 
सम्बन्ध बने रहे । इन सम्बन्धों की स्थिरता एवं उतके भ्रधिकाधिक विकास- 
विस्तार के लिए दोनों देश झाज भी प्रयत्नशील हैं । 


जापान 


जापान में भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का प्रवेश चीन तथा 
कोरिया के माध्यम से बौद्धघर्म के द्वारा पहुंचा । जापान में बौद्धधर्म का प्रवेश 
सर्वे प्रथम 552 ई० में हुआ, जब कि कोरिया के शासक ने जापान के सम्राट 
किमेई के दरबार में शाक्यमुनि की प्रतिमा के साथ बोद्ध-सूत्रो तथा भन्‍्य बौद्ध 
ग्रन्थों को मेंटस्वरूप भ्जा । उस समय बौद्धधर्मे में ऐसा चमत्कार था कि वह 
तुरन्त त्रस्त एवं क्षुब्ध मानवता को प्रमावित कर देता था। इस कारण एशिया 
भर का बृहत्‌ समाज सहज ही उसके प्रभाव में भा गया । 

जापान में बीद्धधर्म के प्रवेश तथा प्रचार-प्रसार की रोचक कहानो है । 
जिस समय बौद्धधर्म का प्रवेश जापान में हुप्ना, उस समय वहाँ के लोकधर्म 
एवं राजधर्म पर शिन्तोधर्म का प्रमाव था। महायानी बौद्धों ने शिन्तोधमं 
की मान्यताभों को बौद्धधर्म के साथ समन्वित करके उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत 
किया कि जापान की जनता को उसे भ्रपनाने में न तो कोई आपत्ति हुई भौर न 
उसका विरोध ही हुआ । बोठघ र्मानुधायियों ने शिन्‍्तोंधर्म में पितरपुजा तथा 
देवपूजा के विषवासों को वरण करके उनके सम्पृजित देवताशो को बुद्ध के 
अवतारों के रूप में घोषित किया। इस रूप से महायान बौद्धधर्म ने झपनी 


672 भारतीय संस्कृति भौर कला 


सदारता एवं समन्‍्वयवादी नीति के कारण धीरे-धीरे समस्त जापान पर 
झपना एकाप्रिकार कर लिया । लगभग 5वीं, 6ठी शतती ई० में जापान के 
कलाकारों ने भारतीय बौद्ध प्रतिमानों के झ्राधार पर प्रपती कला-कृतियों का 
निर्माण करके जापानो चित्रकला के इतिहास में एक तये प्रध्याय का सूत्रपात 
किया । चीन, कोरिया तथा मंगोलिया की कला में बौद्ध प्रभाव की जो सुरुचि, 
सौम्यता धौर प्रभावोत्पादकता थी, उसकी रचना-प्रक्रिया के भ्रनुकरण पर 
जापानी चित्रकला का उत्थान हुआ । जापान के राजकुमार शौतक तायाशी ने 
604 ई० में बौद्धधर्म फो राष्ट्रीय धर्म के रूप में वरीयता दी, जिसके 
परिणामस्वरूप जापान में बौद्धधर्म की लोकप्रियता बढ़ी। उसके कुछ वर्ष बाद 
607 ई० मे नारा के प्रसिद्ध होसरयूजी के मन्दिर का निर्माण हुआ । इस 
धमंप्राण राजकुमार की प्रेरणा से जापान में उत्तरोत्तर मन्दिरों, मठों, कला- 
सस्थानो तथा साहित्य-प्रतिष्ठानों का नव निर्माण होता गया। जापान का यह 
प्रसिद्ध मन्दिर मारतीय बौद्ध स्तुपो के अ्नुकरण पर निर्मित हुआ । उसके 
स्थापत्य और कला-निर्माण पर भारतीयता की स्पष्ट छाप है। मन्दिर की 
दीवारों की चित्रकारी पर अजन्ता शेली का प्रभाव है। इसी प्रकार सेरयूजी 
के मन्दिर की बुद्ध प्रतिमाग्नो का प्राघार गास्घार शेली रही है। इन 
प्रतिमाओं की शिल्पगत संरचना में भारतीय-जापानी कला-शेलियों का भदुभुत 
समन्वय है | 

जापान में बोद्धधर्म श्ौर बोद्ध-साहित्य के प्रचार तथा उन्नयन की दृष्टि से 
पभिक्षु बोधिसेना की जापान-यात्रा अत्यन्त महृत्त्वपुर्ण सिद्ध हुईं। यह बौद्ध मिक्षु 
दक्षिण मारत का निवासी था झौर उसने 739 ई० में जापान की यात्रा की । 
बाद में उसको जापान के बौद्ध मठों का प्रधान बनाकर सम्मानित किया गया । 
बौद्ध मिक्षुओं के भ्रतिरिक्त व्यापारियों तथा सांस्कृतिक ग्रौर साहित्यिक सदुभावना 
मण्डलो द्वारा भी जापान में भारतीय कला का प्रवेश हुआ । 

जापान में इस समय लगभग बारह बोद्ध सम्प्रदाय हैं। प्रत्येक का 
भ्रधिष्ठाता एक मुख्य भिक्षु है। यह परम्परा इसी रूप में भ्रतीत काल से चलीग्ा 
रही है। जापाती बौद्धधर्म के इतिहास मे जिन बौद्ध भिक्षुझो का विशेष योगदान 
रहा है उनके नाम हैं--कुकइ (774-835 ई०), शिनरन (75-]262 ई०), 
डोजेन (400-253 ई०) शौर निबिरेन (222-288 ई०) । 


जापानी बोद्ध परम्परा में कुकइ सर्वाधिक लोकप्रिय भिक्षु हुआ । वह 
शिगोन सम्प्रदाय का झनुयायी था । उसने इस सम्प्रदाय-सम्बन्धी भ्रनेक प्रस्थों 


एशियायी सांस्कृतिक एकता का सेतु बौद्धधर्म ह 673 


का निर्माण ही नही किया, भ्पितु शिक्षा, कला तथा समाज-कल्याण के विभिन्न 
क्षेत्रों मे भी योगदान करके जापानी संस्कृति का पुनस्दार किया | उसकी एक 
कविता प्ाज भी भ्रत्यन्त लोकप्रिय है, जिसमें जापानी वर्णमाला के 47 वर्णों 
में बोदधम के उपदेशों को ब्यक्त किया गया है। इस पघर्मप्राण भिक्षु ले 
कोंगोबुजि विहार में शाश्वत समाधि प्राप्त की थी। भिक्षु शिनरन जोदो-शिन' 
सम्प्रदाय के संस्थापक थे । वे आजीवन ग्रामीण एवं किसान जनता के बीच रहे 
झौर उन्होंने सामान्य जन-जीवन में बौद्धधर्म के प्रचार तथा प्रसार का काये 
किया । भिक्षु डोजेन सेतो जेन सम्प्रदाय के संस्थापक थे । उन्होंने ध्यान सम्प्रदाय 
के ईहीजी बौद्ध विहार की स्थापना की । उन्होंने इस सम्प्रदाय के नये नियम 
बनाये, जिनको ध्यान सम्प्रदाय के सभी विहारों ने स्वीकार किया । जापानी 
धौद्ध दर्शन के क्षेत्र में उनको कृति सत्यसिद्धान्ततार' (शो-बो-जेन-जो) का, 
'जसके सिद्धास्तो को धन्य सम्प्रदायों ने भी मान्य रूप में ग्रहण किया, बडा महृत्त्य 
है । भिक्ष निचिरेन ने प्रपने नाम से “निचिरेन” सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, 
जिसकी व्यापक झूयाति हुई भौर जिसके बहुसख्यक श्रनुयायियों ने इस भिक्षु को 
'महाबोधघिसत्त्व” के रूप मे पूजित एवं प्रतिष्ठित किया । 

स्रिक्षु निविरेन परम देशभक्त तथा त्यागी व्यक्ति थे। उन्होंने 'सद्धमं 
पुण्डरीक सूत्र' को बौद्धधर्म का एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ स्वीकार किया श्रौर 
उसकी शिक्षाप्रों का व्यापक प्रचार करके जापान की मंगोलियन श्राक्रमण से रक्षा 
की । भ्रपने इन विचारों के कारण उनको प्रनेक बार श्रपनोी सरकार से भी 
दण्डित होना पडा; किन्तु उनकी देशभक्ति तथा सादे जीवन के कारण वे विजयी 
रहे । जापान के लोगों के बीच उनका बहुत उच्च स्थान था और विदेशी 
आक्रमण से देश की रक्षा करने के फलस्वरूप तो बे इतिहास में एक देशमक्त 
भिक्षु के रूप में भ्रमर हो गये । 
सिविकिस 

प्राघुनिक विश्व के नवोदित राष्ट्रों की श्रृंखला में सिक्किम का भी एक 
उल्लेखनीय नाम है । हिमालय की दिव्य घाटियों में बसा हुआ यह सिक्किम 
राज्य अपनी प्राकृतिक एवं मौतिक और धार्सिक तथा अआ्राध्यात्मिक गरिमा के 
कारण अत्यन्त दशेतीय एवं सुरम्य है । अपने श्रपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण 
वह विश्व के सलानियो की जिज्ञासा का केन्द्र बना रहा । उसकी हिम-घवल पर्वत 
मालाएँ, रमणीय मीलें भोर दिव्य धघाटियो को गुजायमान करती हुई सदानीरा 
नदियाँ भौर सुद्दर भ्ंचलों तक फंले हुए देवदार, बाज, बुरास के सघन बन एक 
अ्रवर्णतीय सौन्दय की सृष्टि करते हैं! भपनी इन विशेषतानों के बावजद 

43 


574 भारतोय संल्कृति शौर कला 


सिक्किम, श्राघुनिक सभ्यता झौर विकास-कार्यों की दृष्टि से उपेक्षित ही रहा । 
इधर पिछले वर्षों से सिक्किस में कई नयी योजनाएँ चालू की ययी हैं । 
सिक्किम का प्राचीन इतिहास भभी तक प्ज्ञात है। उसके प्रतीत की छुंघुलो 
धोर बिखरी हुईं कड़ियों को जोड़ने में धर्मं के साक्य उपयोगी सिठ हो सकते हैं । 
ईसा की झारम्भिक शततियों में बोद्धधर्म का प्रवेश तिब्बत झौर नेपाल में हो चुका 
था । जो पमें प्रचारक भिक्षु बौद्धधर्म का महान्‌ सन्देश उत्तरापथ की झोर से 
गये थे, उनकी नामावली बोद-प्रन्‍्थों में सुरक्षित है। यह बौद्धघ में उत्तरापय 
में इतनी सीत्रता से फला कि समस्त उत्तरी भू-खण्ड बौद्ध विहारों, मठों तथा 
गोम्पाशों से जगमगाने लगा सिविकम भी इस प्रमाव से अ्रछूता ते रहा, यद्यपि 
थहाँ बौद्धधर्म का प्रवेश बहुत बाद मे हुआ । तिब्बत के माध्यम से सिक्किम में 
बौद्धधर्म का प्रवेश लगभग !2वी शत्ती ई० में हुआ । किन्तु विहारो का निर्माण 
काये 4वी शती ३० मे प्रारम्म हुप । इस प्रकार के प्राचीन विहारों में सुब्दी 
घिहार का नाम मुख्य है । उसके बाद पैमोयोर्ची (पदुमायागची) विहार का 
नाम झ्ाता है, जिसका निर्माण 25वीं शती इँ० के अन्त में हुझ्मा । सिक्किम का 
यह सबसे बडा विहार है | वह धमं, ज्ञान भौर कला का महान्‌ केन्द्र है प्रौर 
उसका पुस्तक-सग्रह बहुमूल्य है। वहाँ के भित्तिचित्र भौर सूर्तियाँ सिक्किम की 
कला की एकमात्र महत्त्वपूर्ण धरोहर हैं । श्रशोक और परवर्ती श्रनेक भारतीय 
शासकों के भनुकरण पर सिक्किम के प्रथम लेप्चा शासको ने बौद्धधर्म को 
राजधर्म के रूप मे स्वीकार किया । बौद्धधम॑ की इस १रम्परा को श्ागे बढ़ाने 
में तिब्बत के लामाश्नों का विशेष योगदान रहा । सिक्किम के शासकों से उनका 
निरन्तर सम्बन्ध बना रहा | 
सिक्किम में लेप्वा, भोट भ्रौर नेपाली जातियों की प्रमुखता है । वहाँ के 
निवासी बौद्ध तथा हिन्दू धर्म के श्रनुयायी हैं। धार्मिक सहिष्णुता और एक-दूसरे की 
सस्कृति तथा -मान्यताप्नों का आदर-सम्मान करना सिक्किमवाधियों के स्वभाव 
का विशेष गुण रहा है । बुद्ध और शक्ति उनके उपास्थ हैं। बुद्धातुयायी समाज 
तथागत बुद्ध की उपासना के साथ-साथ दसमुजा देवी को मी अर्चना-उपासना 
करते हैं । हिन्दू लोग विष्णु, गणेश और भन्यान्य देवी-देवताशों के उपासक हैं । 
वहाँ पूजा-उपासना की पद्धति भारत ज॑सी ही है। 
बोद्धधर्म के माध्यम द्वारा सिक्किम से मारत का सम्बन्ध चिर पुरातन है । 
पिछले तीन सो वर्षों से दोनो देशों के राजनीतिक सम्बन्ध मी हैं। समन्वित 
मारतीय संस्कृति भौर धार्मिक उदारता के भादशों को सिक्किम में पूरी तरह से 
चरितार्थ किया गया। कुमायूँ, गढ़वाल भोर सिक्किम के सांस्कृतिक एवं धार्मिक 


एशियानी प्रांस्कुतिक एकला का सेतु बौद्धर्म 675 


परम्पराशों के भ्राधार लगभग समान हैं । यह सांस्कृतिक एकता भूटान, तिव्बत 
झभौर नेपाल तक फैली हुई है । उनमें भाषा-साम्य ही वहीं, रक्‍्त-सम्बन्ध भी 
है । उनके इस पारस्परिक रक्‍्त-सम्बन्ध का ज्वलन्त प्रमाण उनकी मुखाकृति 
झौर उनके रहन-सहन के स्तर में झाज भी देखने को मिलता है । 

सिक्किम के इतिहास की बिखरी हुई कड़ियों को जोडमे पर ही उसके 
साथ भारत के झतीतकालीन सम्बन्धों की परम्परा को प्रामाणिकता के साथ 
स्थापित किया जा सकता है । जहाँ तक झाधुनिक सिक्किम का सम्बन्ध है, 
मारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने उसके नव निर्माण में पूरा योगदान 
किया । भारत के सहयोग से झाधुनिक सिक्किस से खतुमूंखी विकास के लिए 
झनेक योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं । ये योजनाएँ कृषि, यातायात, संचार, 
विद्युत्‌, उद्योग-ष्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा श्रोर संस्कृति झ्ादि विभिन्न क्षेत्रों से 
सम्बन्धित है । इधर दोनों देशों के सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के गरमनागमन के 
कारण दोनों देशों के मैत्री सम्बन्धों के वर्तमान तथा मावी विकास का मा्मे 
प्रशस्त हुआ है । 
भूटान 

झाधुनिक विश्व के नवोदित राष्ट्रो में भूटान का विश्व के मानचित्र में 
विशिष्ट स्थान है । उसको यह अ्रन्तरराष्ट्रीय सम्मान दिलाने मे भारत का 
प्रमुख योगदान रहा है । 

सिक्किम को ही माँति भूटान का इतिहास मी सर्वेथा प्रशात है। आठवी 
शती ई० के मध्य से उसके राजनीतिक एवं शासनिक इतिहास का झआरम्म 
माना जाता है; किन्तु उसकी उत्तरोत्तर परम्परा सर्वेथा विछिलन्न एवं अ्रस्त-व्यस्त 
है । मौगोलिक दृष्टि से भूटान के उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में प्रसस तथा 
दाजिलिंग, पूर्व में बोमडिला, डिबख्गढ़ तथा डाफला पहाड़ियाँ श्रौर पश्चिम में 
सिक्किम तथा नेपाल हैं । इस प्रकार भूटान की दक्षिण-पश्चिम की लगमग ढाई 
सौ वर्गमील लम्बी सीमा भारत से लगी हुई है । भारत की ही भांति भूटान 
में अनेक जातियों तथा सम्प्रदायों भौर मतों के लोग रहते हैं । उनमें भूटानी, 
मंगोल, तिब्वती झोर नेपाली भ्रमुख हैं । 

भूटान में भ्रनेक जातियों तथा संस्कृतियों का संगम होने के कारण वहाँ के 
धार्मिक प्नुष्ठान तथा कर्मेकाण्ड की विधियाँ सर्वेथा भिन्न हैं। भूटान के प्रसुख 
देवता घुर्मो राजा हैं। उनकी विशालकाय भ्तिमानुषाकार प्रतिमा के सामते 
मूटानवासी विभिन्‍न वाद्ययस्त्रों के साथ संगीतबद्ध भजन गाते हैं। उनकी हिन्दू 


676 भारतीय संस्कृति भौर कला 


दे वी-देवताझों भौर बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों की भ्रचंता-पूजा की पद्धतियाँ मी सर्वथा 
निजी हैं । घमंगप्राण मूटानियों के घामिक क्रिया-कलायों का भनुष्ठान किसी 
नवागन्तुक के लिए आकर्षण का विषय होता है। मूटान की भाषाएं तिब्बती 
मा रतीय मूल की हैं । 
भूटान बौद्ध देश है। उसके धाथ मारत के, तिब्बत शभ्रौर सिक्किम के 
साध्यम से, परम्परागत सम्बन्ध रहे हैं।ये सम्बन्ध धामिक स्तर पर भ्रधिक 
रहे हैं। इन पुरातन क्षासिक सम्बन्धों का यद्यपि क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध 
नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि उत्तरापय को बौद्धधर्म की जन-मंगलकारी 
वाणियों को प्रचारित-प्रसारित करनेवाले धर्मप्राण भिक्षुओं का मूटान से मी 
सम्बन्ध बना रहा । बौद्धधर्म के प्रचारक इन सन्‍्तो, महात्माध्ों के प्रयास से 
हिमालयवर्ती सिक्किम, मूटान भौर तिब्बत, तोनों देशों की घारमिक तथा 
सांस्कृतिक एकता बनी रही । तिब्बत उनका पवित्र तीथ रहा । ल्हासा के प्रति 
मूटानियों का वही प्रादर-सम्मान रहा, जो किसी समय पश्चिमवासियों का 
रोम के प्रति था | इस प्रकार मूटान से मारत के सीधे सम्बन्ध न होकर तिब्बत 
के माध्यम से रहे हैं । 
झाधुनिक मटान के साथ भारत के सम्बन्धों की स्थापना 770 ई० से 
झारम्म हुई । इन सम्बन्धों का श्राधार राजनीतिक था झौर भूटान की 
स्वतन्त्रता तथा प्रमुसत्ता का समयंक होने के कारण मारत के ये सम्बन्ध उत्तरोत्तर 
घनिष्ठ होते गये । 947 ई० में मारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के कारण 
भारत में ब्रिटिश सरकार के शासन-सम्बन्धी सारे उत्तराधिकार भारत को 
प्राप्त हुए । सिक्किम तथा भूटान को भी ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली । इस 
तरह मारत-मटान का दो स्वतन्त्र देशो की माँति पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित 
हुए । इन सम्बन्धों की स्थिरता तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए दोनों देशो के 
राज्याध्यक्षों का समय-समय पर एक-दूसरे के देश में गमनागमन हुभा। दोनो 
देशों के सदभावना मण्डलों द्वारा भी नये सम्बन्धों की पुनः स्थापना हुई । 
सम्प्रति मूटान भी भारत की ही भाँति स्वतन्त्र अ्मुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र है 
श्रौर दोनों देश समानता के श्राधारों का श्रादर करते हैं । भ्रपने इस नवोदित 
पड़ोसी राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति में मारत निरन्तर योगदान करता झा रहा है। 
भारत के प्राधिक तथा तकनीकी सहयोग से मूटान के यातायात, संचार, विद्युत्‌, 
उद्योग-व्यवसाय, कृषि, शिक्षा भौर सांस्कृतिक परियोजनाओों का संचासन हो 
रहा है। 
9०७ 


सन्दर्म प्रन्थ सूची 


अग्रवाल, बासुदेशशरण : गुप्ता श्राटं, लखनऊ, !948; कला धौर संस्कृति, 
प्रयाग, 952; इण्डिया, ऐज नोन टु पाणिनि, लखनऊ, 953; हबेंचरित 
का सांस्कृतिक भ्ध्ययन, पटना, 953; माकेण्डेय पुराण, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, प्रयाग, 957; पाणिनिकासीन भारतवर्ष, बनारस, वि० 202; 
भारतीय कला, वाराणसी, 966., 


झग्निहोश्ी, प्रभेभ्याल : पतठऊजलिकालीन भारत, पटना, 963. 
झबल फजल : घ्ाई-ते-अरकबरी (भनु०), कलकत्ता, 973-94. 


झरविम्व, योगिराज : भारतीय संस्कृति के प्राधार (धनु ०), पाण्डिचेरी 968; 
भारतीय संस्कृति (भ्रनु०), पाण्डिचेरी, 968. 


झलबेरूनी : शलबेख्ती का भारत (भनु०), इलाहाबाद, 967. 


प्रल्तेकर, ए० एस० : एजुकैशन इन एश्येण्ट इण्डिया, बनारस, 948; स्टेट ऐण्ड 
गवर्नमेण्ट इन ऐंश्येण्ट इण्डिया, बनारस, 950, 


झवस्थी, रामाश्रय : खजुराहो की देव प्रतिमाएँ (खण्ड-]), भागरा, 967. 
झहमव, लईक । भारतीय मध्यकालीन संस्कृति (भ्नु ०), इलाहाबाद, 968, 


भ्राचार्य, प्रसक्ष कुमार : डिक्शनरी भोफ हिन्दू भ्राकिटेक्चर, झाक्सफीर्ड 97; 
झार्किटेक्चर प्रॉफ मानसार, भाक्सफोर्ड, 939. 


प्राधेय, भीखमलाल : मारतीय नोतिशास्त्र का इतिहास, लखनऊ, 964. 
भ्रानन्‍्द, पुल्कराज : दि हिन्दू व्यू प्रॉफ झार्ट, लन्‍्दन, 942. 

श्राप्टे, जी० एम० : सोशल ऐण्ड रिलिजस लाइफ इन गृह्मसुत्राज, बम्बई 939. 
झापंगर, पो० ही० एस० 8 भोजराज, मद्रास, !73!. 


झाचर, डब्ल्यू० जी० + बाजार पेंटिग्स ऑफ कलकत्ता, लन्दन, 953; गढ़वाल 
पैटिग्स, सन्‍्दन, 954. 


678 हैं भारतीय संश्कृति शौर कला 


इसियट, एच० एस० ऐण्ड डाउसस, जे० : हिस्ट्री भ्रॉफ इण्डिया, ऐज टोल्ड 
बाई इट्स हिस्टोरियन्स; मुगलकालीन मारत (झनु०), दिल्‍ली, 966; 
भारत का इतिहास (भनु० ), भागरा, !972. 

उपाध्याय गंगाग्रसाद : वेदिक कल्चर, दिल्ली, 949. 

उपाध्याय, भगवतशरण : गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, लखनऊ, 969. 

डपाध्याथ, भरतसिह : पालि साहित्य का इतिहास, प्रयाग, वि० 2008, 

उपाध्याय, रासजी : प्राचीन मारतीय साहित्य की सॉस्कृतिक पृष्ठमृमि, 
इलाहाबाद, 966. 


उपाध्याय, बासुदेव : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भ्रयाग, 939; प्राचीन 
भारतीय भभिलेखों का झ्रध्ययन, वाराणसी 96; प्राचीन भारतीय मुद्राएँ, 
पटना, !97, प्राचीन मारतीय स्तृप, गुफा एवं मन्दिर, पटना, 972. 


एलेन : ब्रिटिश म्यूजियम कटलॉग भॉफ क्वाइन्स भ्ॉफ ऐंश्येण्ट इण्डिया, 
लन्दन, 986. 


ऐकलॉन, श्रार्धर । प्रिंसिपल प्रॉफ तन्‍त्र, मद्रास, 95. 

झोभा, गोरोशकर हीराचग्द : राजपूताने का इतिहास, भ्रजमेर, जयपुर, 983-88. 

झोका, बशरथ : नाट्य समीक्षा, दिल्‍ली, वि० 206. 

झरिएण्टल सीरीज : राष्ट्रकूटाज ऐण्ड देयर टाइम्स, पूना, 934. 

कनिघम : स्तृप भ्रॉफ दि भरहुत, कलकत्ता, 879. 

कनिधम, धार्यर : हिस्द्री श्रॉफ दि सिख्स, कलकत्ता, 885. 

कपूर, कालिदास : भारतीय सम्यता का इतिहास, लखनऊ, 939, 

कर्सवेलकर, बो० डब्ल्यू० : दि प्लेस भॉफ प्रथर्ववेंदिक कल्मर इन दु इण्हो-प्रायंन 
कल्चर, नागपुर, 7922. 

कविराज, गोपीनाथ : मारतीय सस्कृति भौर साधना, पटना, 963. 

काणे, पाण्डरंग वासन ; धमंशास्त्र का इतिहास (तीन जिल्दों में, भन०), 
लखनऊ, 965, 

कापभ्टर, जे० ई० ; योइज्म इन मेडोवल इण्डिया. 

कावेल (झनु०) : जातक, क्रेम्न्निज, 905, 


सब्य्े प्रस्थ सूजी 679 


कोथ, ए० थी० + हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत लिटरेचर, लन्‍्दन, !920; दि रिलिजन 
ऐण्ड फिलासॉफी भॉफ दि बेदाज ऐण्ड उपनिषद्स, हार्व्ड यू० प्रेस, 925; 
बुढ्धिस्ट फिलासोंफी इन इण्डिया ऐण्ड सीलोन, लन्‍्दन, 955; संस्कृत 
ड्रामा, झाक्सफोर्ड, 954; संस्कृत नाठक (प्रनु०), दिल्ली, !965; 
संस्कृत साहित्य का इतिहास (भनु०), वाराणसी, 967. 

कीलहाने : कात्यायन ऐण्ड पतंजलि, देयर रिलेशन टु इन भ्रदर ऐण्ड पाणिनि. 

कुमार विमल : सौन्दर्यंशासत्र के तत्व, दिल्‍ली, 967. 

क्ुमारस्थासी, ए० के० ऐण्ड गोपालकृष्णय्धा : दि सियर श्रॉफ जेश्चर, 
लन्दन, )97, 

कुमारस्वामी, ए० के० : इन्ट्रोडक्शन टू इण्डियन भ्राटे, मद्रास, 923; हिस्द्री भॉफ 
इण्डियन ऐण्ड इण्डोनेशियन भ्रार्ट, लन्दन, 997; दि डान्स श्रॉफ शिवा, 
बम्बई, 952. 

कृष्ण माचार्य, एम० । हिस्ट्री भॉफ क्लेसिकल संस्कृत लिटरेचर, मद्रास, 937. 

कृष्णा राव : भ्रर्ली डायनेस्टीज भ्रॉफ दि भाग्त्र देश, मद्रास, 942, 

क्रॉम, एन० जे० : दि लाइफ भ्रॉफ बुद्ध श्रॉन दि स्तूप धॉफ बोरोबुदुर. 

खाण्डेलवाल, कार्ल : इण्डियन स्कल्पचर ऐण्ड पैटिंग, बम्बई, 938; दि लेण्ड 
रागमाला भिनिएचसं, पझ्ाक्सफोर्ड, !953; पहाड़ी मिनिएचर पैटिंग, 
बम्बई, ]958, 

पांगोली, श्रो० सो० ऐण्ड ब्रवर्स : दि प्रार्ट भ्रॉफ चन्देल्स, कलकत्ता, 956. 

शाॉंगोली, ओ० सी० : इण्डियन भार्ट ऐण्ड हेरिटेज, कलकत्ता, 957. 

गाइल्‍त : फाहियान, लन्‍्दन, 906. 

शोर्डेन, डी० एच० : मारतीय सस्कृति की प्रागेतिहासिक प्रृष्ठभूमि (भनु०), 
पटना, 970, 

शुप्त, परमेश्बरीजञाल : मारतीय वास्तुकला, वाराणसी, वि० 2008; ग्रुप्त 
साम्राज्य, वाराणसी, 970. 

गेशिनो, जोी० ई० :; रिसर्चेज भ्रॉत टालेमीज ज्योप्राफी- 

*शेला, बाचस्पति : संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाराणसी, 960; भारतीय 
चित्रकला, इलाहाबाद, 965; वेदिक साहित्य भोर संस्कृति, 
इलाहाबाद, 963. 


680 भारतीय संह्कृति झोर कला 


गोइट्ज, हरभनत ६ इण्डियन पैटिंग इन दि मुस्लिम पीरिएड, बम्बई, !94]. 

सोखले, बो० जी० : प्राचीन मारत, इतिहास झौर संस्कृति, अम्बई, 957. 

थोषालचारो : दि भर्ली हिस्ट्री ऑफ दि झान्ध्र कण्ट्री, मद्रास, 942. 

भीरण प्रसाव : मारतीय ज्योतिष का इतिहास, लखनऊ, 956. 

प्रिफिथ : पैण्टिग्स इन दि बुद्धिस्ट केव्ज भ्रॉफ भजन्ता, लन्‍्दन, 896. 

घोष, एन० एम० : भर्ली हिस्द्री श्रॉफ कौशाम्बी, इलाहाबाद, 935. 

घोष, मनमोहन : ग्मभिनयदपंण (प्रनु०), कलकत्ता, 934. 

लटजों, घो० भ्रार० : इण्डियन कल्चर इन्फ्लुएन्स इन कम्बोडिया. 

लतुबंदी, परशुराम : उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, इलाहाबाद, वि० 202. 

खतुर्वेदी, सोताराम : मारतीय तथा पाश्चात्य रंगमंच, लखनऊ, 964; 
कालिदास ग्रन्यावली, काशी, वि० 209. 

खाऊ सिशझांग कुप्नांग ; चीनी बौद्धधर्म का इतिहास, प्रयाग, बि० 20]3. 


चित्राव, सिद्धेश्वरशास्त्री + प्राच्चीन चरित्रकोश, पूना, वि० 202]. 

चोधरी, जे० थी० : हिस्ट्री श्रॉफ दूतकाव्य क्‍्रॉफ बगाल, कलकत्ता, 937. 

गहांगीर : तुजुक-ए-जहांगी री (श्रनु०), लन्‍्दन 909-4. 

जायसवाल, काशाप्रसाद : हिन्दू राजतन्त्र (भनु० ), प्रयाग, काशी, 984, 

जन, होरालाल / मारतोय सस्कृति मे जैेनघर्मं का योगदान, मोपाल 962. 

जोशी, नोलकण्ठ पुरुषोत्तम : मथुरा मूतिकला, मथुरा, 066. 

टने, डब्ल्यू० : दि ग्रीक्स इन बेक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, कैम्न्रिज, 038. 

टामस, ई० जे० : हिस्ट्री श्रॉफ बुद्धिस्ट थॉट. 

टेलर, ग्राइजक : दि श्रोरिजन प्लॉफ भर्यन्स, खन्दन, !889, 

टैगोर, अ्रवनीन्द्रनाथ £ षडंग ऑर दि सिक्स लिम्व्स श्रॉफ पेंटिस्स, कलकत्ता, 

92; भारत शिल्प के षडय (झ्रनु०), इलाहाबाद, 958. 

टेगोर, रवीन्द्रनाथ : प्राचीन साहित्य (अ्रनु०), बम्बई, 935. 

ठाकुर, झ्राद्यादत्त : वेदो मे मारतीय संस्कृति, लखनऊ, 967. 

तकाफुसु, जे० ; ईत्सिंग, ए रिकार्ड श्रॉफ दि बुद्धिस्ट रिलिजन ऐज प्रेक्टिस्ड 
इन इण्डिया ऐण्ड मलय श्रार्चीपैलामो, लन्‍्दन, 943, 


झम्दर्भ प्रन्‍्थ सूथी " 58]. 


शिलक, आलगंगायर : ध्राक्टिक होम इन दि वेदाज, पूना, 903 ; श्रीमद्मगव _- 
गीता भौर कर्मयोग रहस्य (भनु ०), पता 955. 

जिपाठी, झ्राश० एस० : हिस्ट्री ग्रॉफ कन्नोज, दिल्‍ली, 959. 

इस, सलिसाक्ष ; ऐस्पेक्ट श्रॉफ महायात इन रिलेशन टु हीनयान, लन्‍्दन, 930, 

इस, भूषेशमाथ : दृष्डियन झाटे इन रिलेशन टु कल्वर, कलकत्ता, 956. 

दत्त, रमेशचर्द् : प्राचीन मारत की सम्यता का इतिहास (भ्रनु०), दिल्ली, 
]962, 

दास, एस० सी० : ऋषग्वेदिक दृण्टिया, कलकत्ता !927. 

बासगुप्त, सुरेखनाथ : हिस्ट्री ऑफ संस्कत लिटरेचर, कलकत्ता, 947; सौन्दये 
तत्त्य (प्रनु०), इलाहाबाद, वि० 2007; हिस्द्री श्रॉफ इण्डियन फिलॉसॉफी, 
कम्ब्रिज, 955; भारतीय दर्शन का इतिहास (अ्रनु०), जयपुर, 972. 

दास, एस० के० : एजुकेशन सिस्टम धॉफ ऐंश्येण्ट हिन्दूज कलकसा, 925; दि 
एक्नोमिक हिस्द्री श्रॉफ ऐंश्येण्ट इण्डिया, कलकसा 925. 

बीलित, बालकृष्ण : मारतीय ज्योतिष (भनु०), लखनऊ, 957. 

दुबे, श्यासाचरण : मानव श्रौर संस्कृति, दिल्‍ली, 967. 

दे, एन० एल० : ज्योग्राफिकल डिक्शनरी श्रॉफ ऐंश्येण्ट इण्डिया, कलकत्ता, !943, 

बैवराज : संस्कृति का दाशेनिक विवेचन, लखनऊ, 957. 

दे, सुशीलकसार : हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत पोहटिक्स, कलकत्ता, 942; ग्नर्लो हिस्ट्री 
रॉफ वेष्णव फेथ ऐण्ड मृबमेण्ट इन बंगाल, कलकत्ता, !945. 

विवेदो, हुजारी प्रसाव : प्राचीत मारत के कलात्मक विनोद, बम्बई, 952; 
मध्ययुगीन धर्मसाधना, प्रयाग, 956; नाद्यशास्त्र को मारतीय परम्परा 
झौर दशरूपक, दिल्ली, 963. 

धनंजय : दशरूपक, बम्बई !928. 

पाठिल्, डी० झार० : कल्चरल हिस्ट्री फ़ॉम दि वायुपुराण, _!92. 

पाण्डेय, चस्भान : श्रान्प्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास, दिल्ली, 963. 

पाण्डेय, राजबली : प्रशोक के प्रभिलेख, वाराणसी, 2965; विक्रमादित्य, 
वाराणसी, वि० 206. 

पाण्डेय, विनोदशना तथा सिहु, के० : मारतीय संस्कृति का विकास, लखनऊ, 
973. 


682 - भारतोय संस्कृति भौर कला 


पाण्डेय, सिद्धनाथ : पोजिशन भॉफ ब्राह्माप्स इन ऐंश्येप्ट इण्डिया, इलाहाबाद, !969, 

पार्जिटर, एफ० ई० : ऐंएयेण्ट दृण्डियन ट्रेडिशन्स, प्रावसफोर्ड, 922. 

पाल, सुचितेखनाथ : मारतीय संस्कृति एवं सम्यता का इतिहास (भनु०), 
जयपुर, !968. 

पायगी, नारायण भबनराय : दि झार्यावतिक होम ऐण्ड दि झाय॑न क्रेडल इन 
सप्तसिन्धज, पूना, 90. 

विगठ, एस० : प्रि-हिस्टा रिक इण्डिया. 

पुरी, बी० एन० : इण्डिया ऐट दि टाइम्स ऑफ पतज्जलि, बम्बई, 957; 
सुदूर पूर्व मे भारतीय संस्कृति, लखनऊ, 962. 

पुशलकर, ए० डो० : स्टडीज इन दि एपिक्स ऐण्ड पुरान्स श्रॉफ इण्डिया, 
बम्बई, !963, 

पुणतास्जेकर, श्रीकृष्ण व्यंकटेश : मारतीय लोकनीति झौर सम्यता, काशी, 
बि० 99], 

कर्कूहर : माडने रिलीजस मूवमेष्ट्स इन इण्डिया, स्‍्राक्सफोर्ड, 920. 

फर्गुसन ऐण्ड बर्गेस : केव टेम्पुल्स श्रॉफ इण्डिया, लन्‍्दन, 880. 

फर्यूसन : हिस्द्री श्रॉफ इण्डियन ऐण्ड ईस्टने भाकिटेक्चर, लन्दन, 9]0, 

फाथरी, घास लुई : मारत का मूर्तिशिल्प (अनु ०), दिल्‍ली, 970. 

फास्थोल : दि जातकाज, लन्दन, 977-97. 

बनजों, जे० एन० : दि डंवलपमेण्ट झॉफ हिन्दू इकॉनोग्राफी, कलकत्ता, 956; 
पौराणिक ऐण्ड तान्त्रिक रिलिजन, कलकत्ता, 966. 

बनर्जी, प्रभागाथ : पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ऐंश्येप्ट इण्डिया, लन्दन, 9!6. 

बर्गेंस, जे० : दि बुद्धिस्ट स्तृूपाज ऐट श्रमरावतो ऐण्ड जग्गयापेट, लन्‍्दन, 887. 

बाजपेयी, कृष्णदत्त : उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हतिहास, श्लागश, 959; 
मारतीय वास्तुकला का इतिहास, लखनऊ, !972. 

बाबर : बाबरनामा (ग्रनु ०), इलाहाबाद, !968. 

बिभियोन, लारेन्स : दि कोर्ट पैटिंग्स श्रॉफ दि ग्रेड मुगल्स, लन्‍्दत, 92. 

बोल, एस० : लाइफ भॉफ य्वान च्वांग, लन्‍्दन, 94; सी-यू-की रेकड'स भाँफ 
दि वेस्टने वल्डे, लम्दन, 98, 

बुद्धअकाश : मारतीय धर्म एवं सस्कृति, मेरठ, 967. 


सम्यर्भ पंत्य सूची 688 


जेमीप्रसाद : स्टेट इन ऐं श्येण्ट इण्डिया, प्रयाग, 922. 
जोस, एन० एस० : हिस्ट्री भॉफ दि चन्देलाज भ्रॉफ जेजाकमुक्ति, कलकत्ता, 956, 
आजन, पर्सी । इण्डियन पैंटिग, कलकसा, 947. 


भगवहुत : वेंदिक वाड समय का इतिहास, लाहौर, 9355; भारतीय संस्कृति का 
इतिहास, दिल्ली, वि० 2022. 


भट्ट, गौरीशंकर : भारतीय संस्कृति, एक समाजशास्त्रीय समीक्षा, दिल्‍ली, 965, 

भटठायाय, एज० : दि कल्थरल हेरिटेज झ्रॉफ इण्डिया (सम्पा०)- 

भटटाचार्य, सुलसय : महाभारतकालीन समाज (भ्रनु ०), इलाहाबाद, 966. 

भण्डारकर, झार० जी० : दि भर्ती हिस्ट्री ऑफ ढकन, बम्बई !895, वेष्णविज्म, 
शैविज्म ऐण्ड माइनर रिलिजस सिस्टम्स, स्ट्रेनवर्गं, 93. 

भरत : नाट्शास्त्र (अभमिनवमारती सहित), बड़ोदा, 954; नाटयशास्त्र 
(अग्रेजी भ्रनुवाद), कलकत्ता, 956. 

भारतीय विद्याभवन : हिस्ट्रो ऐण्ड कल्चर झॉफ इण्डियन पीपुल, बम्बई, 958. 


आरहाज, दिनेशचन्ध : मध्यकालीन भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति, 
भोपाल, 2967. 

भोज, महाराज : समरागणसूत्रधार, सेट्रल लाइब्रेरी, बड़ोदा, 925. 

संकड्, डो० झार० : एंश्येण्ट इण्डियन थिएटर, दिल्ली, 950, 

सजुसदार, एज० सी० : भ्रलीं हिस्ट्री श्रॉफ बगाल, ढाका, 924. 

सजुसदार, डी० एन० : मारतीय संस्कृति के उपादान (भझनु०), बम्बई, 958; 
प्रागितिहास (अनु०), दिल्ली, 967. 


सजुमदार, रसेशचन्द्र ऐण्ड पुशलकर, ए० डी० : दि हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर श्रॉफ दि 
इण्डियत पीपुल (भाग -5), लन्दन-बम्बई 950-57. 


सजुमदार, रमेशचन्द्र ; भारतीय जन का इतिहास (अनु०), दिल्ली, 968 


बृहुत्तर भारत (अनु०) जयपुर, 97; ऐश्येप्ट इण्डियन कॉलोनीज इन 
दि फाँर ईस्ट, 


सआशेल, सर जॉन एच० ऐण्ड झ्रदर्स : दि बाघ केव्स हन दि ग्वालियर स्टेठ, 
लन्दन, 927; मोहेन-जो-दारो ऐण्ड दि इण्डूज सिविलाइजेशन, कलकत्ता, 
922-27- 


684 भारतीय संस्कृति शोर रला 


मिशशी, वासुदेब बिध्ण : वाकाटक राजवंश का इतिहास, वाराणसी, 966; 
कलचुरि तरेश भौर उनका काल, भोपाल, वि० 2022. 

सिश्र, शिवशेजर : भारतीय संस्कृति में भ्रारयतरांश, लखनऊ, 903. 

मुंशी, के० एम० : सेज श्रॉफ इण्डियन स्कल्पचर, बम्बई, 957. 

भुकर्जी, राधाकमल : दि कल्चर ऐण्ड झार्ट प्रॉफ इण्डिया, लन्‍्दत, 959; भारत 
को संस्कृति भ्रौर कला (झनु०), दिल्ली, 959; मारतीय कला का विकास 
(भ्नु०), इलाहाबाद, 964. 

मुकर्जी, राधाकुछुद : लोकल गवरनंभेण्ट इन ऐंश्येण्ट इण्डिया; हिस्द्री भॉफ इृष्डियत 
शिपिंग, लन्दन, 92, ऐंश्येण्ट इण्डियन एजुकैशन, लन्‍्दन, 926; हिन्दू 
सम्यता (भनु०), दिल्ली, 958, चन्द्रगुप्त मोर्य भौर उसका काल (झनु०), 
दिल्ली, 962. 

भुकुन्दीलाल : गढवाल स्कूल भ्राफ पेंटिंग, नई दिल्‍ली 967. 

मेकडोनल झौर कीय : वेदिक इण्डेक्स (पझनु०), वाराणसी, 92. 

मेकडो नल, ए० ए० : वेदिक माइथोलॉजी, ट्रांपबर्गं, 897, हिस्द्री श्रॉफ संस्कृत 
लिटरेचर, लन्दन, 920; वैदिक इण्डक्स श्रॉफ नेम्स ऐण्ड सब्जक्ट्स, 
वाराणसी, 958. 

मेहता, नानालाल चमनलाल : भारतीय चित्रकला, (श्रनु०), इलाहाबाद, ]933. 

पेकालिफ : सिख रिलिजत, इट्स गुरूज, सेक्रेट टाइटिग्स ऐण्ड ग्रावस, 
लन्दन, 644, 

सके, ई० : चान्हरृदडो; भ्रलीं इण्ड्ज सिविलाइजेशन, 

मैक्रिडल, ए० ए० : दि इनविजन श्रॉफ भलेकजेण्डर दि ग्रेट, वेस्टमिस्टर, 899; 
ऐंश्येण्ट इण्डिया, ऐज डस्क्राइब्ड बाई भेगाल्यनीज ऐण्ड एरियन, लन्दन, 
]877; दि वदिक माइथोलॉजी, याराणसी, 963, 

मंबतमूलर, एफ० ए० : इण्डिया : छ्वाठ कैन इट टीच श्रस (सीरीज), 883; 
वैदिक माइथोलॉजी, वाराणसी, वि० 208; हिस्ट्री श्रॉफ ऐंश्येण्ट संस्कृत 
लिटरेचर, लन्‍्दन, 860; मारत से हम क्या सोलें (प्रनु०), इलाहाबाद, 
964; दि बुक्स श्रॉफ दि ईस्ट (सम्पा०) 

सोतोच्नर्द्र : दक्खिनी कलम, बीजापुर, वाराणसी, 952; सार्थवाहू, पटना, 
953, प्राथीन भारतीय बेशमूबा, प्रयाग, वि० 2007. 

याजदानी, जी० £ भ्रजन्ता, लन्‍्दन 946. 


सदमे प्रस्भ सूची 585 


यूसृफ भ्लोी, ए० : कल्चरल हिस्द्री भ्रॉफ इण्डिया. 


राइज डे विड्स, टी० बब्ल्यु० : मिलिन्दपञ्हो (भ्रनु०), प्राक्सफोर्ड, 890; 
बुद्धिस्ट इण्डिया, कलकत्ता, !950. 


राधा कृष्णन, सबवंपल्‍्लो : घर्मं भ्लौर समाज (पझनु०), दिल्‍ली 960; भारतीय 
दर्शन (भ्रनु० ), दिल्‍ली, 969; दि हिन्दु व्यू प्रॉफ लाइफ दि उपनिषद्स, 


राताड, आरण० डी० : कॉांस्ट्रक्टिव सर्वे भॉफ दि उपनिषदिक फिलासाॉफी, 
पूना, 926. 


राताड, महावेव गोविन्द : रिलिजस ऐण्ड सोसल रिफार्म, पूना, 938, 


राय, उवयतनारायण : प्राचीन भारत के नगर तथा नगर जीवन, इलाहाबाद, 
]965, 


राय, गोविन्दचन्द्र : मरत नाट्यशास्त्र में नाट्यशालाझो के रूप, वाराणसी, 
]958, 

राय चौधुरो, एच० सी० : दि भर्ली हिस्द्री श्रॉफ बंष्णव सेक्ट्स, कलकत्ता 
]930; पॉलिटिकल हिस्द्री भ्रॉफ ऐंश्येण्ट इण्डिया, कलकत्ता, 930, 

रालिन्सन, एच० जी० : इण्डिया ऐण्ड दि वेस्टन वल्ड, क्रेम्ग्रिज, !06; इण्डिया, 
ए शार्ट कल्चर हिस्ट्री, कम्त्रिज, 727. 

रिजवो, संयब श्रतहर भ्रब्बास : तंमूरकालीन मारत, भ्रनीगढ़, 958, 

रेऊ, विश्वेश्वरनाथ : राजा भोज, प्रयाग, 932« 

रंप्सन, ई० जे० . कंटलॉग भॉफ दि कोइन्स श्रॉफ ग्रान्ध डायनेस्टी, लन्‍्दन, 
908; दि कंम्ब्रिज हिस्दी श्रॉफ इण्डिया, लन्‍्दन, 955, भारतीय इतिहास 
के स्रोत: सिक्‍के (झनु०), वाराणसी, 966. 

रोलेण्ड, बेजेंमिन : दि वाल पैटिग्स ऑॉफ इण्डिया, सेंट्रल एशिया ऐण्ड सीलोन, 
बोस्टन, 938. 

लॉगहर्ट : दि बुद्धिस्ट एण्टिक्विटीज ऑफ नागार्जनीकोण्डा, 

लाहा, विमलच रण : ऐश्येण्ट इण्डियन ट्राइब्ज, कलकत्ता, 932; उज्जयिनी 
इन ऐंश्येण्ट इण्डिया, ग्वालियर 944; प्राचीन भारत का ऐतिहासिक 
भूगोल, (झनु ०), लखनऊ, 972- 

लो से, ग्रार० : दि कल्चर श्रॉफ साउथ-ईस्ट इण्डिया 933, 


686 भारतीय संस्कृति श्रोर सता 


लदर्स, सो० ई०, तथा लेले, के० : परमारस झॉाफ धार ऐण्ड मालवा, 
बम्बई, 908 

खेरगे : फाहियान, झाक्सफोर्ड, 886. 

लेबी, साइलाशेस : प्रि-प्रायंन ऐण्ड प्रि-द्रा बिड़ियन इन इण्डिया, कलकत्ता, 4929. 

बत्स, एम० एस० : एक्सक वेशन ऐट हड़प्पा. 

वर्मा, जगमोहन : फाहियान का यात्रा विवरण (भनु०), काशी, वि०, 2000, 

वर्मा, राषाकान्त : मारतीय प्रागितिहास, इलाहाबाद, 970. 

वाटसं, टी० श्रॉन : युप्रान-च्वाडस ट्रेबेल्स इत इण्डिया, लन्दन, 905. 

बाशम, ए० एल० : हिस्ट्री श्रॉफ डाक्टिन श्रॉफ दि प्राजीविकाज, कलकत्ता, 
959. 

बिटरनित्स, एम० : प्राचीन मारतीय साहित्य (प्रनु०), पटना, 96, 

विद्याभूषण ५ हिस्ट्री ग्रॉफ इण्डियन लॉजिक, कलकत्ता, !958. 

विद्यार्थीं, मोहनलाल : इण्डियाज कल्चर थ्रो दि एजिज, कानपुर, 95]; 
भारतीय सस्कृति, कानपुर, 95% 

विलज्ञालकार, जयचन्द्र : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रयाग, 933. 

विद्यालकार, सत्पकेतु : मारतीय सस्कृति श्रौर उसका इतिहास, मसूरी, 953. 

बियोगी, मोहनलाल सहतो : जातककालीन भारतीय सस्कृति, पटना, 958. 

बिलियम्स, सर मोनियर : ब्राह्मनिज्म ऐण्ड हिन्दूुज्म, लन्‍्दन, 887, मारतीय 
प्रज्ञा (धनु ०), वाराणसी, 965. 

विहसन, डव्ल्यू० जे० : हिन्दू माइथोलॉजी, वे दिक ऐण्ड पौराणिक, लन्दन, 900. 

विल्सन, एच० एच० ऐण्ड गदर : थिएटर भाॉफ हिन्दूज, कलकत्ता, 955. 

बेंकटाचलम्‌, जी० : कान्‍टेम्पोरेरी दण्डियन पेंटर्स, बम्बई, 948. 

बेबर : ब्रॉत दि डेट श्रॉफ पतञ्जलि, 

बेच्य, सी० : महामारत मीमांसा (अनु०), पूना, 950. 

व्यास, शान्तिकुमार नानूराम : रामायणकालीन सस्क्ृति, नई दिल्ली, 958. 

शर्मा, प्रार० एस० 4 शूद्राज इन ऐश्येण्ट इण्डिया, वाराणसी, 958. 

शर्मा, ठाकुर प्रसाव : हन-त्सॉंग की मारतयात्रा [प्रनु०), प्रयाग, 972. 

शर्मा, मनमोहनलाल : भारतीय संस्कृति भौर साहित्य, भ्जमेर, 967. 


पन्दने प्न्‍्भ सूची 687 


शर्मा, रघुनन्वत् : वदिक सम्पत्ति, बम्बई, 987. 

शामशास्‍्त्री, झ्ार० : वेदांग ज्योतिष, मेसूर 936, 

शास्त्री, उन्थवीर : सांख्य दर्शन का इतिहास, सहारनपुर, वि० 2007. 

शास्त्री, के० ए० मोलकण्ठ : मोयज ऐण्ड सातवाहनाज, मद्रास, 2939; 
ननन्‍्द-मौर्ययुगीन मारत, वाराणसो, 2969. 

शास्त्री, चतुरसेव : भारतीय संस्कृति का इतिहास, मेरठ, 952. 

शास्त्री, मंगलवेब : भारतीय संस्कृति का विकास, वाराणसों, 956. 

शास्त्रों, शकुम्तला रात : वोमेन इन वैदिक एज, बम्बई, 954. 

शाह, उमाकासत परमानन्द : स्टडीज इन जन भ्रार्ट, बनारस, 955, 

शिग्दे : रेलिजन ऐण्ड फिलासोंफी भ्रॉफ भ्रथवेवेद, पूना, 952, 

शिवराममूर्ति, सी० : प्रमरावती स्कल्पचसं, मद्रास, 942, 

शुक्ल, हिजेखनाथ : प्रतिमा विज्ञान, लखनऊ, वि० 20]3; मारतीय स्थापत्य, 
लखनऊ, 968. 

शेपीरो, हेरी एल० : मानव संस्कृति तथा समाज (पनु०), भोपाल, 97. 

सचाझो, ई० सो० : प्रल्बेदनीज इण्डिया, पापुलर एडिशन, 94. 

सन्तराम बो० ए० (अ्रनु०) : ईत्सिग की भारतयात्रा, प्रयाग, 925, 

सम्पूर्णानन्‍्व : श्रार्यों का प्रादि देश, प्रयाग, वि० 987. 

सरकार, यबुनाथ : फॉल प्रॉफ दि मुगल एम्पायर. 

सरकार, विनयकुसार ; हिन्दू एचोवमेट्स इन ऐक्जेक्ट साइंस, कलकत्ता, 942; 
ए कोसे प्रॉफ माडने इन्टेलेक्युझल कल्चर, कलकत्ता, 945, 

सरस्वतो, दयानन्द : ऋग्वेद माध्य भूमिका, लाहौर, वि० 992, 


सांकृत्यायन, राहुल : बोद्ध संस्कृति, कलकत्ता, [952, ऋग्वेदिक भाय॑, इल।हाबाद 
957. 


सागरनन्दि : नाटकलक्षणरत्नकोश, प्राक्सफोर्ड, 937. 

सारस्वत, केदारनाथ शर्मा (झनु०) : काव्य मीमांसा, पटना, !954. 

सावरकर, विनाथक दासोदर : भारतीय इतिहास के स्वर्थिम पृष्ठ (अनु०), 
लखनऊ, 970. 

सिन्हा, पी० एनस० : दि स्टडी ह्लॉफ भमागवतपुराण, मद्रास, 950, 

सिह, राजेन्द्र प्रताप : द्ीपसमृह का सास्कृतिक प्रध्ययन, भागरा, 970. 

सोलोसन, डब्ल्यू० ई० ॥ मास्टर पीसेज झॉफ मुगल भ्ार्ट, बस्बई, 920. 

स्कॉफ : पेरिप्लल भॉफ दि एरीथियत सी, लन्‍्दन, 99, 


688 सारतोय संल्कृति ग्लोर कला 


स्मिथ, बिन्सेण्ट ए० : जेन स्तूपाज ऐंण्ड ग्रदर एण्टिक्टीज फरॉम मथुरा, इलाहाबाद 
90।; झर्ली हिस्ट्री झ्रॉफ इण्डिया (चतु० सं०), भ्रावइसफोर्ड, 7924; प्रलीं 
हिस्ट्रो ऑफ इण्डिया, भ्राक््सफोर्ड, 93; ए कंटलाग भॉफ इण्डियन क्वायम्स 
हन इण्डियन म्यूजियम्स, कलकत्ता, 92; ए हिस्ट्री श्रॉफ फाइन भाटटस 
इन इण्डिया ऐण्ड सीलोन, झ्राकसफोर्ड,930. 

हारा, रमेशचन्द : पुराणिक रेकाइर्स झ्ॉन हिन्दू राइट्स ऐण्ड कस्टम्स, 
कलकत्ता, 940; इण्डियन कल्चर, कलकत्ता, !948, स्टडोज इन दि उप 
पुरान्स, कलकत्ता, 958. 

हुसेन, एस० श्राविब ; मारत की राष्ट्रीय संस्कृति (पनु०), काँसी, वि० 2045 

हैबल, ई० वो० : इण्डियन स्कल्पचस ऐण्ड पैंटिग, लन्‍्दन, !908, दि हिमालयाज 
डइत दृण्डियन झार्ट, लन्दन, !908, 

होपकिस्स, ई० डब्ल्यू० : एपिक्स माइथोलॉजी, ट्रान्सवर्गं, 95, 

छ्लीलर, जे० टी० : हिस्ट्री भॉफ इण्डिया, लन्दन, 869. 


पत्र-पत्रिकाएँ और ग्रन्थमाला 

झ्राकियालॉजिकल सर्वे श्रॉफ इण्डिया 
दि जरनल श्रॉफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल 
दि जर ,ल श्रॉफ दि बिहार ऐण्ड झोडीसा रिसर्च सोसाइटी 
एनल्स झॉफ भण्डारकर श्रोरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट 
इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली 
डण्डियन ऐन्टीक्वेरी 
एपिग्राफिया इण्डिका 
डइण्डियन कल्चर 
मेनुअल श्रॉफ जेयोलॉजी 
सेक्रेड बुक्स श्रॉफ दि ईस्ट (ग्रन्थमाला) 
जन श्रोरिएण्टल जरनल 
जरनल श्रॉफ गगानाथ भा रिसर्च इन्स्टिट्यूट 
बिब्लियोधिका इण्डिका सीरीज 
दम्पी रियल गजेटियर श्रॉफ इण्डिया 
इण्डियन कल्चर 

७०७ 


सांकेतिका 


52 ॥ 


अंगिरा 393 
अंगीरस ]37 
अंगुस्तरनिकाय 977 
अंशुम द्भेद 45 
अशुवमनू 425, 465, 658, 668, 
670 

अकबर 474, 499, 500, 530, 
548, 549, 55], 557 

अकबर द्वितीय 559 
अकम्पित 255 
अक्षपाद गौतम 9395 
अक्षोभ्य मँत्रेय 592, 658 
अगस्त्य 88, 202, 208, 45, 
624 

अगस्त्य सकलाधिकार 45 
अग्नि 256 70, 265 
अग्निभूति 255 
अस्निमित्र 25, 26, 235 
अग्निवेश 375 
अग्रदास 542 
अग्नम्मेस 285, 286 
अचलघश्राता 255 
अच्युतराया ध्युदय 95 
अज 329, 333 
अजयपाल 49] 


4क्व 


बजातशबु 65, 66, 365, 22, 
253, 269, 279, 380284, 


986, 290, 355 

अजित 285 
अजीतर्सिह 559 
अजीमुद्दीन 587 
अट्रुकथा 280 
अदणार 969 
अतिगयुप्त 663 
अतिश 466, 652 
अति 93 
अथर्ववेद.. 20, 28, 23), 96, 
98, 40, !43, 63, 68, 
]75, 86, 395, 96, 265, 
967, 270, 27, 273, 974, 
404, 508 

अथवंवेद प्रातिशाख्य 677 
अथर्ववेदभाष्य 65 
अथर्वागिरस 58 
अदिति 06, 39, 57, 508 
मदुभुत ब्राह्मण 4492 
अद्भुतसामर 468 
अनंगपाल 453, 468 
अनन्त 475, 65] 
अनन्त वामन वाकणकर 46] 


690 
अनवरी 538 
अनाथपिण्डिक 22 
अनिरुद्ध 666 
अनुरुद्ध ' 984 
अनुपविलास 558 
अनू पसगीत रत्नाकर 558 
अनूपर्सिह 558, 573 
अनूपांकुण 558 
'अन्तलिकित 3823, 365 
अन्तियलसिदास 323, 359 
अन्तियोकस तृतीय 358 
अन्धकासुर 564 
अप राजितवर्म न्‌ 48] 
अपराजिता 532 
अपलद॒त्तस 46 
अपस्मार 457 
अपहा रवर्मा 44% 
अबुलफजल 475, 553, 557 
अब्दुलकादिर अल्बदौनी 475 
अब्दुस्समद 553 
अब्राहम रोजर 607 
अभिज्ञानशाकुन्तल 326, 328, 33, 
993, 385, 396, 579, 609 
अभिधमेंकोश 654 
अभिध मंपिटक 296, 370 
अभि घान चिन्तामणि 9]8 
अभिधानरत्नमाला 459 
अभिलपितार्थचिन्तामणि 490 
अमरकोश 6१0 
अमरगोमी 655 
. अमरदास 552 


अमरसिह 390, 400, 405, 567, 576 


भआरतोय संस्छृति भौर कला 


अमरावती स्कल्पचर्से 857 
अमलानन्द घोष ]07 
अमितसागर 4988 
अमिताभ 5]4 
अमीर खुसरो 587, 538 
अभृत कौर 65042 
अमोघवजञ्न 59 
अमोधवर्ष 4592 
अमोघवषे द्वितीय 452 
अमोधवर्ष तृतीय 452 
अम्बपाली 929 
अम्बिका 260 508 
अय्यर 482 
अरकीनों 247 
अरविन्द 597, 603 
अरणस्तू 59% 
आऑरिजय 485 
अरिकेसरि 493 
अरियल स्टीन _07, 249, 6!8 
अरिसिंह 39 
अरुणाश्व 444, 4435 
अरून्धती ]87 
अर्जुन 33, 389, 204, 29, 

244, 285, 60७ 
अर्जुनवर्मा 46] 
अटजि रेक्सस मेमन 50 
अर्थपाल 444 
अधथैशास्त 34, 35, 66, 295, 


297, 300, 30, 303, 907, 

308, 38, 39, 350, 377, 307 
अर्नेस्ट मैंके ]07 
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया थ्रत) 


घोकेतिका . . 


427, 445, 466 


69 


अशोक 40,4,435,44,49,66,67,80, 


अर्ली हिस्ट्री ऑफ डकन्‌ . 490 49, 220, 228, 229, 232, 
अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि आन्भ्र कप्ट्री 238, 268, 280, 290, 29, 

339 293, 297, 299, 308, 309, 
अर्ली हिस्द्री ऑफ बंगाल 467 30, 3, 32, 38, 358, 
अलभकेन्द 362 355, 356, 366, 370, 372, 
अलबेरूनी 56 376, 378, 385, 427, 559, 
अलबेरूनीज इण्डिया 47] 577, 646, 650, 666, 667, 
अल मसऊदी 56 3फ4 
अलम्बुषा 252 अश्वघोष. 70, 39, 3867, 369, 
अलविलादरी 56 377, 379, 380, 382, 394, 
अली आदिलशाह द्वितीय 50] 407, 437, 66] 
अलेक्जेण्डर मेक्डोनेल 675 अश्वपति 465, ,थ7] 
अलेक्जेण्डर हम्बोल्ट 6]2 अध्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता 238 
अलेक्जेण्डर हैभिल्टन 6]0 अष्टाध्यायी 23, 33, 268, 269, 
अल्लाउद्दीन 460, 464 274, 30], 308, 352, 357, 
अल्लाउद्दीन किशलू 537 638, 670 
अल्लाउद्दीन खिलजी 546 असग 373, 375, 405, 
अवदानशतक' 298 5]], 652, 66] 
अवनीन्‍द्रनाथ ठाकुर 599 असन्दिमित्रा 29] 
अवन्तिपुत्त 279 असितकुमार हाल्दार 599 
अवल्तिवर्मा 423, 425, 473 असितहिन्द 364 
अवन्तिसुन्दरी 448 अहमदशाह बली 498 
अवलोकितेश्वर 240, 245, 247 अहोबल पण्डित 558 

373, 487, 668 
झा * 
६ 

आई-ती 660 आजम 560 
आई-ने-अकबरी. 475, 553, 557 आत्रेय 375, 502 
ऑक्सफो्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 40 आदिय्रन्थ 528 
आगस्ट डब्स्यू० श्तलीगल 6]0, 6?) आदित्य कथा 
आचारांगसृत्र 264 आदिनाथ 55, 563 


ह92 
आदिषुराण 43 
आदित्य प्रथम 485 
आदित्यवर्डधत 423 
आंदित्यवर्मा 422 
आदित्यसेल 463, 668 
आनन्द 29, 282, 283 
आनमन्दकुमार स्वामी 245 
आनन्दपाल 474 
आनन्दभट्ट 55 
आनन्दधैश्वी 5]9 
आमनन्‍्दमठ 600 
आनन्दलहरी 507, 522 
अशन्‍्दवर्धन 473 
आन-शिह्-काओ 660 
आपस्तम्बधर्म सूत्र 297 
आपस्तम्वसूत्र 308 
आफ्रेक्ट 68, 69 
इण्डियन एण्टीक्विटीज 338, 422, 
445, 447 
इण्डियन एण्टीक्वेरी 48] 
डण्डियन ऐण्ड इण्डोनेशियन आटे 43] 


हृण्डियन कल्चर 490 
इण्डियन लाइड्रेरी 6] 
इण्डियन लॉजिक ऐण्ड आटोमिज्म 
66 
इण्डियन सोसाइटो ऑफ ओरिएण्टल 
आटे 599 
इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली 368 
इ्ण्डिका 50, 57, 53, 295 
इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्‍्दन 555 


सारतोय संस्कृति और केला 


ड् 


आफफ्रेश्तको 66 
आयंगर, पी० टी० एंस० 459, अह2 
आपुर्वेदसर्चस्व शैैै9 
आरामशा 546 
आकियालॉजिकल संर्दे ऑफ दृण्डिया 
432 

भायदेव. 35], 969, 876, 53 
854 

आयेभट्ट 890 396, 405 
आर्या सप्तशती 468 
आलार कालाम 290 
आल्हा 568 
आल्हाखण्ड 568 
आश्वलायन 209 
अश्वलायन गुह्सूत्र 84 
आस्थान 454 
आद्वमल्ल 490 
इण्डिया : छह्वाट कन इट टीच अस 
6]3 

इण्डिस्केन स्टडियन 64 
इन्दिरा गाँधी 606 
इन्दुधूति 255 
इन्दुमती 399 3535 
इन्द्र 28, 26 9, 355, 66, 
88, 496, 244, 265, ५69, 
309, 30, 395, 409, 452, 
49%, 562 

इन्द्र तृतीय 452 

इन्द्रपालित 290, 292 
इन्द्राणी 88 


सांकतिका 993 


इन्द्रायुध 447. इम्पीरियल हिस्द्री ऑफ इण्डिया 42% 
इन्द्रार्जुन 645 428 
इन्स्कृप्शन ऑफ स्कन्दगुप्त 287. इरावती 833 
इब्राहीम 547 इसुगप्पा 497 
इब्राहीम आदिलशाह 500 इल्ीविश १96 
इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय 50। इल्तमश 546 
इंब्राहीम लोदी 547 इस्माइल अली आदिलशाह 500 
ई्‌ 

ईलत्सिंग 54 56, 7!, 374, 377, ईशानवर्मा 4, 399, 424 

384, 997, 406 624, 663 ईशोपनिषद्‌ 48 
ई-त्सुन 660. ईश्वरक्ृषष्य 890, 395, 896, 405, 
ई० बी० हैवेल 599 669 
ईशान 429 ईश्वरीसिह 576 

उ 

उमग्रसेन 245, 386, 387 उपननन्‍्द 224 
उच्चल 474 उपनिषद्‌ वाक्य महाकोश 48 
उत्तररामचरित 446, 447 उपरिचार श28] 
उत्तरा 2!9  उपवर्ष 396 
उत्तराध्ययनसूत्र 277, 574 उपहारधर्मा 445 
उदयन 279, 280 उपालि 282, 285 
उदयनाचायें 454 उभक 984 
उदयसिह 464 उमरशेख 547 
उदयसुन्दरी कथा 429 उमा 508, 564, 575 
उदयादित्य 457, 460, 57। उम्ापति 458 
उदायिशिह 383 उस्बेक 446 
उदयेश्वर भगवान 57] उ्चंशी १55 
उदेत 380. उलूपी 39 
उद्दालक आरुणि 65, 270, 277 उशनस्‌ 9$8 
उद्भट भट्ट 479  उदबदास 244, 355, 364 
उद्योतकर 39), 395, 405 उषा 89, 666 
उद्बक रामपुत्र 330 उस्मान 538 


उन्मत्तावन्ती 473 


694 
श्र 
ऊदल 568 
ऋकक्‍षप्रातिशाख्य 753 
ऋग्वेद 9, 20, 20, 95; 
79, 7%, 93, 96, 
38, 289, 42, 68, 
70, 773, 85, 90, 
2969, 27!, 272, 275, 
« 276, 488, 508, 62, 
6]4, 65, 67 
ऋण्वेदभाष्य 99 
एक्वेटिल डुपेरन 608 
एकनाथ 589 
ए कक्‍्लासीफाइड इण्डेक्स टु दि 
सस्क्ृत मैन्युस्क्रिप्टस इन दि 
पैलेस एट दि तजोर 6]9 
एच० ग्रासमैन 64 
एच० हारग्रीब्ज ]07 
एडविन अर्नाल्‍ड 6]6 
एण्टीआकस 59 
एन० एन० व्यास 9349 
एनल्स ऑफ भण्डारकर रिसर्च 
इन्स्टिट्यूट 337, 339 
एनीवेसेन्ट 595 


भारतीय संस्कृति प्लौर कला 


ऊ 

ऋ 
ऋतुसंहार 326, 609 
ऋषभ ह 993 
ऋषभदत्त 964 
ऋषभदेव 759 
ऋषभनाथ ०6] 
ऋषिका ]88 
ऋष्यश्रंगजातक 373 
ऋष्टिषेण 66 

ए 
46, 47, 428, 45, 
448, 458, 459, 479, 
49] 
एम० गेन्टिल 608 
एमिले सेनाई 6!8 
एरियन 5], 53 
एरिस्टीव्यूलस 5] 
एरेस्थोनोज 59 
एलन 42] 

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 

बगाल 509 
एशियाटिक सोसाइटी लन्द्न 95] 
एस० एस० कतरे 490 
एस० ज्यूलियन 68 


एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डो-आ्येन 
रिसचें 65 
एपिग्राफिया इण्डिका 338, 340 

347, 348, 358, 365, 


ए हिस्ट्री ऑफ दि एश्येण्ट संस्कृत 
लिटरेचर 62 


सांकेतिका 


ऐतरेय आरण्यक 


98, !43, 
69 
ऐतरेय ब्राह्मण 2], 28, 35, 


96, 36, ॥42, ॥65, 
66, 68, 265, 267, 


ओउन्यांग-चिग 


665 
ओजन्यांग-चिंगन्यू 665 
भोट्रकूतन 488 
ओधमर फ्राँक 608 
ओनोसिक्रिटस 53 
ओऔडलोमि 502 
औपनेखत 608 
ओऔरगजेब 500, 536, 548 
ककमुनि 665 
ककुछन्द 355 
कक्षीवत्‌ 955 
कठोपनिषद्‌ 48 
कणाद कश्यप 395, 426 
कपादसू तर 395 
कण्ट्रीब्यूशन टु दि हिस्ट्री ऑफ 
बुन्देलखण्ड 459 
कण्व 55 
कण्हपा 5]2 
कत्तिकेयानुपेक्खा 580 
कथासरित्सागर_ 349, 350, 357, 
475, 56 


ः 


695 
ऐ्‌ 
270, 979, 273, 275, 
6!6, 67 
ऐतरेयोपनिषद्‌ ]48 
एन्द्री 59 
ऐश्येण्ट इण्डियन क्वाइन्स 335 
रो 
ओरिजन ऐण्ड ढेंवबलपमेण्ट ऑफ 
संस्कृत प्रोज 349 
ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट 66 
ओल्देनवर्गे 6]7 
ओसधि 30 
श्रौ 
549, 556, 560, 582 
584, 585, 588 
कं 
कनक 474 
कनकमुनि 555 
कनकश्री 5]9 
कनिघम 280, 35, 357, 656 
कानिष्क 46, 70, 49, 233, 
37, 322, 35, 365, 
378, 552, 645 
कन्दर्पकेसु 444 
कन्दलिवर्मा 443 
कन्दुकावती 445 
कपिल 30, 295, 496 
कपूरमंजरीए 450 
कबीरदास 5]4, 528, 530, 


696 
533, 537, 55५, 
574, 577, 586 
कमलशील 376, 65, 659, 
659, 668 
कमला दासगुप्ता 600 
कमल 47 
कमालउद्दीन बैहजाद 55] 
कम्परायचरित (मथुराविजय). 35 
कम्बन 488 
कभ्योज इन्स्क्रिप्शन्स 642 
कराली 5]9 
कर्णपायें 493 
कर्णसिह 558 
कर्तिअस 286 
कर्प्रमजरी 447, 450, 56, 
520, 580 
कलश 474 
कलानोस 289 
कलाबविलास 5]7 
कलिंगतुप्परणि 95 
कर्ममीमासा 66 
कल्पनामण्डितक 368, 376 
कल्पसूत्र 26, 264, 403 
कल्पसुन्दरी 445 
कल्याण 289 
कल्याणवती 350 
कल्याणवर्मा $6, 396 
कल्याणश्री 652 
कल्याणसुन्दर 564 
कल्लर 47! 
कल्लाडनार 488 
कल्हण 35, 38 


भारतीय संल्कुृति झौर कला 


37, 399, 445, 446, 47, 
472, 475, 475, 69 


कंबश 2 
कविराज 452 
कशु 279 
कश्यप 33, 355, 445, 479 
कसमस इण्टडिकोप्लूटसे 53 
काकवर्ण 28!, 284 
काणभूति 350 
काणे 396 
काण्ट 596, 692 
काण्वस हिता 64 
कातन्त्र व्याकरण 349 
कात्यायन 493, 297, 38, 645 
कात्यायन शऔतसूत्र 64 
कात्यायनसूत्र 998 
कात्यायनस्मृति 990 
कादम्बरी 427, 430, 440 
कान्‍्हों प्रिया 542 
कापिलायनी 220 
काप्पिन 228 
कामदेव 442, 527 
कामन्दकीय नीतिसार 397 
कामबक्स 560 
कामसूत्र 35, 36, 397, 57 
कारुवाकी 99] 
कार्तिक 564 
कार्ष्णाजिनि 504 
कालकाचार्य 26], 397, 405 
कालचक्र 654 
कालाशोक 984, 285 
कालिदास 47, 268, 35, 325, 


सकितिका 


396, 389, 394, 407, 437, 
446, 468, 469, 540, 579, 
60, 64, 624, 642 


काली 457, 59 
कावेल 486, 470 
काव्यमीमांसा 24, 348, 448, 449 
काज्यालकारसारसग्रह 472 
काव्यालकारसूत्र 472 


काशीप्रसाद जायसवाल 96, 276, 
290, 340, 345, 358, 583, 


423, 482 
काशकृत्स्न 502 
काशीश्वर 269 
का स्यप बुद्ध 665 
काश्यप मातंग 660 
कासी रामदास 590 
कि-मेई 67] 
किरातार्जुनीय. 48%, 493, 60 
कीथ 35, 379, 6॥5 
कीतिकौमुदी 35 
कीतिवधेन्‌ प्रथम +89 
कौतिवधेन्‌ द्वितीय 489 
कीतिवमेन 562, 563 
कीलहाने 6]8, 69 
कुओ-तान-बाई 249 
कुओ-हान्तो 449 
कुकइ 679 
कुबक् रिया 5]2 
कुजूल 368 
कुजूल कडफिसेस 70, 366, 367, 
कुट्िनीमत 472, 56 
कुणाल 290, 29, 292 


छा 
कृतबन 538 
कुतुब॒द्दीन ऐंबक.. 545, 546, 562 
कुन्तल सातकाणि 34, 344 
कुन्ती 53 
कुबलेखान 247 
कुबेर 308, 402, 442, 
कुब्ज विजयवर्धन्‌ 489 


कुमारगुप्त प्रथम 4], 42, 45, 7, 
389, 403, 430, 435 
कुमारणुप्त द्वितीय 387, 388, 389 


कुमारघोष 664 
कुमारजीव 374, 376, 667 
कुमा रदेव 403 
कुमा रदेवी 384, 667 
कुमारपाल 466, 494, 493 
कुमारपालचरित 95, 49] 
कुमारपाल प्रतिबोध 49] 
कुमारबोधि 248 
कुमा रलब्ध 369, 375 


कुमारलात 368, 369, 375, 376 


कुमारसम्भव 326, 352, 3383, 

336, 38 
कुमा रस्वामी 43] 
कमारायन 66] 
कमारिल 349, 35!, 376, 503 
कुम्भनदेव 577 
क्रान 536 
कुरुश्रवण 270 
कुलजम स्वरूप 596 
कलोत्तुमणिपिल्लैत्तमिल 85 
कलोत्तुग प्रथम 485 
कुलोत्तुग द्वितीय 486 


698 
कुलोत्तुंग तृतीय 486, 488 
कुल्लुक' भट्ट 547 
कुश 274, 28, 27, 
$95 
कुशनाभ 425 
कुस्तन 646 
कूमं शतक 580 
कूमेपुराण 508 
कृमिस 359 
कृष्ण 96, 33, 37, 60, 


89, 204, 28, 29, 
354, 408, 409, 46, 
469, 470, 487, 50, 
536, 54], 544, 560, 
572, 573, 575, 586, 
666 


843, 
438, 
59], 
669, 
588, 


कृष्ण प्रथम 44, 459, 457 
कृष्ण द्वितीय 34], 344, 452 
कृष्ण तृतीय 452 
कृष्णगृप्त 388 
कृष्णद्व पायन वेदव्यास 64, 35 
208, 209 

कृष्णमिश्र 59, 569, 579 
कृष्ण यजुर्वेद 636 
क्रृष्णानन्द व्यास 578 
के-आग 493 
केनोपनिषद्‌ 748 
केब टेम्पुल्स ऑफ वेस्टने इण्डिया 284, 
356 

केशवदास 572, 574, 575 
केशवस्वामिन 488 
केसिअस 50 


भारतीय संस्कृति शौर कला 


कैकय अश्वपति 65 
कैकूबाद ,.... 537 
कैकेई , 94, 294, 27] 
कैटलॉग ऑफ इण्डियन क्वाइन्स 44 
कैटेलोगस कैटेलोगरम 69 
कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया 285, 


294, 320, 347 


कैचन 552 
कैवते 987 
कोडेस फउचर 68 
कोप्स इन्स्क्रिप्शन इण्डिकिरस. 387 
कोलम्बस 589, 607 
कौटिल्य 34, 66, 440, 

62, ॥97, 268, 292, 

293, 297, 300, 30], 

303, 305, 308, 38, 

350, 367, 377, 397 
कौण्डिन्य 642 
कौत्स 330 
कौमारी 5!9 
कौरव्य 33, 284 
कौषीतकी उपनिषद्‌ 22, 42, 

48, 969, 273, 275 
कौषीतकोी ब्राह्मण 6१6 
क्रकछन्द बुद्ध 228 


क्वाइन्स ऑफ ऐश्येण्ट इण्डिया 35 


लितिगर्भ 247 
ल्षितीन्द्रनाथ मजूमदार 599 
क्षीरस्वामी 474 
क्षेत्रधर्म न 98] 
क्षेमेन्द्र 36, 550, 56 


सांकेतिका 699 
ख 

खण्डखांद्यक 362 खिनचुन्‌ 657 
खण्डनखण्डलाशथ 446, 555 क्ी-ल्दे-बत्सन-पो 65], 658 
खारवेल 39, 40, 44, 69, खी-स्रोड-ल्दे-वत्सन्‌ 65], 658 
260, 287, 323, खेलाराम 590 

477, 478, 479 ख्ूवाजा अब्दुस्समद शीराजी 55] 

ग 

गगदेव 47. गार्गीसहिता 83, 69, 360 
गगा ]33, 528 भाग्य 969 
गगादेवी 355 गीतगोविन्द 469, 470, 
गगाधर पाण्डेय 35 537, 579, 574, 575, 
गगावरुश 576 गीता ]47, 60, 6।, 64%, 
गउडवहो 35, 446 209, 223, 258, 502, 
गगनेन्द्रनाथ ठाकुर 599 525, 592, 5956, 54], 
गज 560 552, 556, 586, 592, 
गणपति शास्त्री 4]5 596, 597, 60!, 609, 
गणराय चक्रवर्ती 530 6, 69 
गणेश 3,496,562,564, ८69,674 गुणभद्र 662 
गण्डा दित्य 48०. गुणभद्रकर 994 
गद्यपद्यविद्याधघर 495 गुणवर्मन्‌ 662 
गन्नमाचार्य 4]5. गुणादच् 67, 34, १4१9, 
गयासुद्दीन तुगलक 537 350, 580 
गरीबदास 535 गुण्डरीपाद 52 
गर्गंसहिता 352 गुरु अगद 584 
गर्गाचार्य 353, 352 गुरु अर्जुनदेव 584 
गहनीनाथ 3]5 गुरु अमरदास 584 
गागोली 458 गुरुगुण घर्माकर 653 
शाइगर 283, 292 गुरु गोविन्दसिह 58, 584, 586 
गाथा सप्तशती 338 34], 349 गुरु ग्रन्थ साहब 533, 584, 586, 
589 587 
गान्धरव वे द )58 गुरु तेगबहादुर 585 


700 
गुरु नानक 5]5, 530, 533, 
535, 537, 584, 588 
ग्रुरु रामदास 584 
गृत्समद 55 
गेटे 325, 609 
गेरनी 348 
गंगान 68 
गोड राजा 583 
गोदा 524 
गोंक्कुक 66! 
गोतम राहुगण 268 
गोपथ ब्राह्मण 43, 267, 269, 
270, 273, 275, 
गोपाल 453, 456 
गोपालकृष्ण गोखले 595 
गोपालचारी 339, 342 
गोपालन्‌ 48, 482 
गोपालवमं न्‌ 473 
गोपीगीत 98 
गोपीनाथ कविराज 5]] 
गोरखनाथ 5]9, 5१5, 53, 
648 
गोल्डनर 6]$ 
गोल्डस्टकर 656 
गोवर्धन 468 
घटक 365 
घटोत्कचगुप्त 384, 389, 395 
चंग 565 
शुंगदेव 56 


भारतीय संस्कृति झौर कल? 


घ 


चे 


गोविन्दचन्द 453 
गोविन्दचन्ददेव 47 
गोविन्द द्वितीय 452 
गोविन्द तृतीय 452 
गोविन्दपाल 466 
गोविन्द्भगवत्पाद 502 
गोविन्दाचार्य 582 
गोविषाणक ५87 
गौडपादाचारये 399, 395, 396, 
405, 502 

गौडवहो 580 
गौतम 93 
गौतम धर्मज्ञान 662 
गौतम बुद्ध 277, 287 
गौतम शाक्यमुनि 373 
गौतमीपुत्र पुलोमावि तृतीय 344 
गौतमीपुत्र यज्ञश्नी सातकर्णि 344, 
354, 374 

गौतमीपुत्र सातकणि 46, 236, 
340, 34!, 34%, 363 

गौतमीपुत्र सातकाणि द्वितीय. 354 
गौरकृष्ण 34], 344 
ग्रहवर्मा 423, 424 
ग्रीन 596 
धुर्मा राजा 673 
चगेज खाँ 546 
चक्रधर स्वामी 582 


संकेलिका 


चक्रायुध 447 
अंटर्जी 487, 455 
चण्डशिव 43] 
चण्डी 549 
चण्डेश्वर 5927 
चतुवंगें चिन्तामणि 56] 
चतुविशतिप्रबन्ध 35 
चतुःशास्त्र 376 
चतुष्पीठ टीका 654 
चअन्ददेव 453 
चन्दबरदाई 568 
चन्न 224, ५283 

चन्द्र ]7], 562 

चन्द्रकीति 652, 654 
चन्द्रगर्भ 652 
चन्द्रगुप्पष. 34, 5, 59, 66, 26, 


290, 293, 296, 300, 

30], 3803, 35, 363, 

364, 366, 397, 527, 

552 

चन्द्रगुप्त प्रथथ. 384, 389, 395, 
399, 422, 667 

चन्द्रगुप्त द्वितीय 4), 45, 48, 54, 
380, 366, 392, 395, 


47, 4)8 

चन्द्रगुप्त विद्यालकार 50] 
चन्द्रप्रद्योत 28॥ 
चन्द्रप्रभ सूरि 35 
चन्द्रवर्मा 459 
चन्द्रश्नी सातकणि 349, 350 
चरद्रादित्य 492 
चन्द्रार्जु 645 


70व 

चन्द्रिका 670 
अन्द्रोदय 670 
चमतेवी 64 
चमदेवी 46, 
चम्पक 474 
चम्पतराय 58% 
चरक 369, 375, 474, 475 
चरकसंहिता 375 
चरण 468 
चरित्रसुन्दरगणि 35 
चस्टन 362, 363 
चागदेव 56] 
चाउ सिआँग कूऑग 248, 653 
चाणक्य 387, 293, 300 
चान्द्रव्याकरण 67 
चापोटक सामस्तदेव 49] 
चामुण्डा 59 
चामुण्डाराय 493 
चारुदत्त 320, 322 
चार्वाक 85, 430, 258, 
959, 297 

चाल्स फाबरी 4]3 
चाल्से विल्किन्स 609 
चावड़ा 49] 
चाक्ननेस 68 
चाहुभान 463 
चिगरचिग 660 
चिकएत 433 
चितरंजनदास 598 
चित्रगाग्यायनि 65 
चित्रलक्षण 247, 373, 
44, 659 


702 

चिंत्रसूत्र 97, 46 

चित्राश्व 9]7 
चिन्तामणि 442 

चिन्तामणि विनायक वंशद्य 424 

चिह॒ याँग 660 


चीनी बौद्धघर्मं का इतिहास. 248, 
660, 663, 665 


चीनी बौद्ध विश्वकोश 565 
चुमुरि 39% 
चुल्लवग्ग 282, 286 
लछु 

छत्रपति शिवाजी 58], 582 
छत्रप्रकाश 585 
छत्रमाल 4854, 536, 376, 
584, 583 

छत्रसा लदशक 583 
छत्राजीत 28] 
छन्‍्दजातक 373 
ज 

जगत्सिह प्र थम 572 
जयदेकमल्‍्ल द्वितीय 499 
जगनन्‍नाथदास 5955 
जगनिक 560 
जतुकण्ये 969 
जनक 465, 275 
जनमेजय प्र70 
जनादेन भट्ट - 558 
जनाद॑न स्वामी 582 
जनेन्द्र यशोवर्म न्‌ 42] 
जमालुद्दीन खिलजी 546 
जम्बूस्वामी 296 


भारतोय संल्कृति झौर कला 


चूडामन 559 
चूडामणि 492 
चैन-इन 493 
्चे-ल्दे 655 
चैतन्यचरितामृत 542 
चैतन्य महाप्रभु 590, 5442 
चोलवशचरितम्‌ 35 
चौरपचाशिका 66 
चौलादेवी 577 
च्यवन 766, 488, 375 
छन्‍्दशास्त्र 53 
छान्दोग्य आरण्यक 43 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 33, 437, 


49, 48, 64, 73, 
270, 272, 274, 68 


छान्दोग्य ब्राह्मण 42 
छिदा 474 
जम्भलदत्त 96 
जयचन्द 453, 455 

5]7, 545 
जयचन्द्र विद्यालंकार 29] 
जयदाम न्‌ 368 
जयदेव 429, 469, 470, 


537, 575, 386 


जयदेव गुणकाम 668 
जयन्गोण्डा 488 
जयपाल 47] 
जयरक्षित 652 
जयवमेन्‌ 562 


साॉकेतिका 


जब॑सिंह 460, 473, 474, 
489, 492, 549, 

57, 58] 

जयसिंह द्वितीय 490 
जयसिह सूरि 35 
जयसेन 429, 493 
जयानक (जयरथ) 95 
जयापीड़ विनयादित्य. 479, 473 


जरनल ऑफ इण्डियन हिस्द्री 482 
जरनल ऑफ एशियाटिक सौसाइटी 
237, 35], 355 
जरनल ऑफ दि डिपाटंमेण्ट ऑफ 
लेटर्स 355] 
जरनल ऑफ दि विहार ऐंण्ड ओडीसा 
रिसर्च सोसाइटी 489 
जरनल ऑफ बम्बई ब्राँच ऑफ रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी 340 


जरासन्ध 28] 
जवाहरलाल नेहरू 6505, 606 
जवाहर सिंह 559 
जसवन्त सिह 549, 559 
जस्टित 52 
जहॉगीर 428, 46], 464, 499, 

548, 554, 585, 592 
जानम 50 
जानश्रुति पौत्रायण 65, 274 
जाबाल 440 
जाम 578 
जायसवाल (काशीप्रसाद) 2, 422 
जाजं फोस्टंर 609 
जालन्धरपाद 5]9 
जालिक 284 


703 
जालौक 29], 372, 472 
जितेदस्ती 666 
जिनभ्रद्रगणि 995 
जिनमण्डनोपाध्याय। $5 
जिनमित्र 552 
जिनसेन 452 
जिनहृष॑गणि 95 
जी० एम० सरकार 467 
जीन फिलियोजेट 638 
जीवक 255 
जीवकचिन्तामणि 488 
जीवनचरित 428 
जीवा 66) 
जीवितगुप्त 446 
जीवितगुप्त प्रथम 388 
जे० आर० ए० एस०. 366, 368 
जै० डी० नुजुईनास 608 
जे० बी० ओ०आर० एस०. 30, 


383, 466, 479 


जेम्स फर्गुसन 62 
जैकोबी 403, 66 
जैत्रपाल 56] 
जेनूल आबदीन 475 
जुनेन्द्र 494 
जैमिति 24, 35, 73, २0५, 

390, 503 
जैमिनीय ब्राह्मण 42, 343, 27), 

2729, 274, 
जोगलेकर 357, 538 
जीधा 454 
जौली $0] 
ज्योतिबा फुले 594 


704 भारतोय संस्कृति झौर का 


जशात्तधरं कथा 308 जानथी 
श्ानकीति 654 जझ्ञानसिद्धि 
ज्ञानप्रभ 659. 654, 655, 659  ज्षानेन्द्र 
शानभद्र 662 ब्लानेश्वर 
ज्ञानरक्षित 652 ज्ञानेश्वरी 
ट 
ठने 358  टठामस 
टर्नेर 288  टालेमी 
टॉड 3566 टोडरमल 
ड 
डाईजेस्ट ऑफ हिन्दू लॉ 6!3 डुपेरन 
डायनेस्टीज ऑफ दि कनारीज ड्ल्ब 
ड्स्ट्र्क्ट्सि 490 डेमेट्रियस 
डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्थे डोजेन 
इण्डिया 47 डोजेनसेतो 
डायोनीसिअस 52 डोमन्तोनन्प 


डिक्शनरी ऑफ हिन्दू आकिटेक्चर 398 डोमिप्पा 
डी०एन०मजुमदार  03, 04, 67 डोमेकस 


त 
तकाकूसु 662 ताइ-ताई-त्सुग 
तत्त्वसग्रह 5]3, 65] ताण्ड्य ब्राह्मण 
तत्त्वा्थं शास्त्र 492 तारा 
तरगवती 357 तारानाथ 
तरुक्ष ]428  तारापीड 
तरोजनपाल 47] तारीख-उल्‌-हिन्द 
तहकी-कए-हिन्द 57 तित 
तहमास्य 547. तिमित्र 
ताई-हु 665 तिरुज्ञान 


ताओ-आन 660 तिझतक्कदेवर 


55, 539, 


426, 
56, 348, 


358, 359, 


487 
56, 35, 


993 
55] 
65] 
584 
5342 


470 
36] 
558 


750 
285 
479 
674 
673 
6394 
942 

2 


434 
275 
श]42 
655 
440 

रा 
थक 
359 
482 


सांकेतिका 


तिर तोण्डर प्‌ राणम्‌ 
तिरुमग 
लिरुविस्तम्‌ 
तिलकमजरी 
तिलोपा 

तिष्य 

तिष्यरक्षिता 
तिस्म 

तिस्समो ग्गलिपुत्र 
तीवर 

तुगधन्बा 

तुकाराम 
तुजुक-ए-जहाँगीरी 
तुम्बुह 


तुलसीदास 530, 589, 542, 552 


तैत्तिरीय आरण्यक 


तैत्तिरीय ब्राह्मण 349, 09 7 
तैत्तिरीय सहिता 240 67, 68, 


थब्किय 
थीबो 


दक्ष 
दक्षस्मृति 
दक्षिणामुतिस्तव 


दण्डी 277, 349, 488, 443, 


दत्तमित्र 
दधीक 
द्यश्व 


तेसप कीतिवर्भन द्वितीय 


368, 445, 453, 


त्रिशष्टिशलाका पुरुषघरित 


6]6 थोन-मिन्सम्‌-भोन्ट 
द्‌ 


दयानन्द सरस्वती 75, 593, 


705 


448 6% 


385 
490 
490 
4श््थधा 
488 
270 
3206 
476 
470 


494 
586 
453 
253 
494 
543 
55 
275 


346 
650 


452 
594 
585 
806 
26 
284 
4 


277, 443, 65 


706 

दशंतल न्यग्रोध परिमण्डल बुद्ध प्रतिमा 
44 
दक्षभूमि विभाषाशास्त्र 975 
दशरथ 24, 27 290, 29, 292 
दशरूपक 479 
दशरूपालोक 459 
दशवोकालिकसूत्र 29% 
दशसिद्धक 987 
दसभूजादेवी 674 
दसराज ]20 
दाडिमाचार्य 396 
दादाभाई नौरोजी 595 
दादू 483, 55, 584, 595, 537 
दानशील 6552 
दानसागर 468 
दामोदर 372, 473, 558 
दामोदरगरुप्त 388, 422, 56 
दामोदरसेन 5]8 
दाराशिकोह 50, 49, 289 428, 
540, 555, 558, 608 
दाल्भ्य 265 
दासबोध 58॥ 
दास्तान-ए-मीर-हम्जा 55] 

दि क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ दि 
यूनिवर्स 53 
दि ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया 358 
दिह नाग. 390, 393 395, 405 
482, 662 
दिति 306 
दि पीपुल्स ऑफ इण्डिया 89 
दिमित 46, 47, 6], 


327, 958, 479 


भारतोय संस्कृति प्लौर कला 


दियोदोतस 46 
दिलावरखाँ 46] 
दिलीप 928 
दिवाकर 393, 663 
दिवाक र मित्र 44] 
दिव्यावदान 359, 373 


दि सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 6$ 


दीघधिति 479 
दीन-एन्डलाही. 5950, 552, 553 
दीनानाथ 558 
दीपकर श्रीज्ञान 376 466, 52, 

652, 655, 654, 660 
दीपकजातक 373 
दीपवश . 282, 283, 286, ४96 
दीघेतपस्‌ ]55 
दुर्गासिह 493 
दुर्गा 496, 564, 06५ 
दुर्गादास 559, 560 
दुर्गासप्तशती 26], 508 
दुर्योधन 25, 26 
दुले भवध॑न 478 
दुर्वासा 450 
दुर्वेग 655 
दुष्यन्त 23, 89, 329, 355 
दृढवल वाग्भट 897 
देवदत्त 224, 670 
देवगुप्त 388, 389, 424 
देवधर्मा 290, 29] 
देवनन्द 393 
देमित्रियस्‌ 397 
देवपाल 45, 48, 448, 469, 


549, 666, 667, 


शाॉकितिका 


देवप्रश 663 
देवभूति 396 
देवयानी 560 
देवराज 497 
देवराजाचार्य 596 
देववमेन्‌ 494 
देवस्मिता 950 
देवापि ]66 
देवीचनद्रगुप्त 964 
धनजय 459 
घतननन्द 297, 288 
धनपाल 957 
धनिक 459 
पन्ना 5986 
धन्वन्तरि 83, 375 
धम्मपद 472, 222, 225, 

280, 68 
धर्मक्षेत्र 662 
धर्मकीति 429, 655 
धर्मगुप्त 662 
धर्मघोष 653 
धर्मेदास 585 
नंनुक 56] 
नरबस्धेन 493 
नग्नजित्‌ 378, 44, 659 
नदीसूक्त 28 
नन्‍्द 9986, 287, 999, 38], 382 
ननन्‍्दलाल वसु 599 
नन्दिकेश्वर 564 


707 
“देवी भागवत 509 
देवीसूक्त 508 
दौलतखा 547 
झ्यौ 83 
द्रोपदी 666 
दृधाश्रयकाव्य 35, 492, 580 
द्वादशनिकायशांस्त्र 376 
द्ादशलक्षणी 39 
घ्र 
घमंपाल 465, 467, 52, 
653, 655, 670 
प्रमंरक्ष 66] 
धर्मेरचि 665 
धर्मंशील 652 
धीमान्‌ 466 
घुनि 96 
घुतराष्ट्र 269 
धोयिक 468 
ध्रुवदास 544 
प्रुवदेवी 987, 386 
ध्रुव धाराव् 452 
ध्वन्या लोक 475 
न 
नन्दिक्कलम्बस्‌ 35 
नन्दिवध्धेन्‌ 284 
नन्दिवमंन्‌ 48] 
नन्दिवर्भन्‌ द्वितीय 484 
नन्दिवर्भन्‌ तृतीय 484 
नन्दी 2944, 564 
नमोवस्ती कथा 349 


708 

त्तस्मालवार 5939, 524 
नरवाहनदत्त 357 
नर नारायण 4]6 
तरसिह 456, 562 
नरसिंह गुप्त 588, 389 
नरसिह॒देव 479 
नरसिहवर्सनू..' 484 
नरसिहवर्मन्‌ प्रथम 4)2, 48, 483 
नरसिह॒वर्भमन्‌ हितीय 48] 
नरहरि 540 
भरेन्द्रदेव 668 
नतेननिर्णय 558 
नलदमयन्ती उपाब्यात 6] 
नवकर्मा 283 
नवरत्न 50 
नवसाहसाकचरित 35, 459 
नसीरुद्दीन 546 
नहपान 40, 44, 235, 340 
नहुष 33 
नाग करकोटक 472 
नागचन्द्र 493 
नागदसक 284 
नागनिका 340 
नागभट्ट 448 
नागभट्ट द्वितीय 448 
नागवर्माचार्ये 493 
नागवर्मा प्रथम 493 
नागसेन 359 
नागसेनसूतर $59 
नागानन्‍्द 429 


नागार्जुत 35], 393, 397, 369, 374, 
375,376,50 :,509,5,652,66] 


सारतोय संस्कृति झोर कला 


नामेन्द्र, 383 

नागोज 494 

नाट्यशास्त्र 350, 35] 

नाडपा 52 

नाथमुनि 486, 488, 

5424 

नादि 663 

नादिर उल्‌ मुल्क 55 
नादिरा बेगम 555 
नानाथर्णिवसंक्षेप 488 

नानकिंग 662 

तनाभादास 528, 530, 
542, 54% 

नामदेव 530 539, 533, 582, 

986 

नाममालिका 459 
नायनिका 340 

नारद 7], 93, 29, 385, 45 

नारदस्मृति 93, 390 

नारसिही 5]9 

नारायण 447, 50 
नारायणदास 549 
नारायण पण्डित 498 

नारायणपाल 466 

नारायण भट्ट 579 
नारायण मुनि 4]6 
नारोपा 5१2, 653 

नासिरनउलूब्उमरा 55] 

निआकस 5] 

निधण्टु 55 

निनिरेन 679, 673 

निजासुद्दीन ओलिया 5झ 


साॉकिलिका 
निदानकथा 388 
निम्बाक 48 
निम्बाकाचाय 506, 526 596 
नियाज 583 
निरुक्त 22, 23, 20, 52, 
268, 369 
निर्भवर।ज महेन्द्रपाल प्रथम 448 
नियुक्ति 296 
निवृत्तिताथ 5]5 
निहालचन्द 573 
नितिवाक्यामृत 492 
नीलकण्ठ देवज्ञ 362 
नीलकण्ठी 362 
नीलमतपुराण 37 
पचचेेन लामा 4७7 
पंचतय 99, 574, 65 
पञ्चमक 284 
पद्चरक्षा 238 
पच्रविशन्राह्मण 742 
पदश्चशतिका 283 
पच्रसिद्धान्तिका 66 
पचस्कन्ध प्रकरण 674 
प-उन्‍्बाओ 649 
पक्षिलस्वामी 395 
पज्जोत 279 
पट 269 
पाणिन 339, 452, 268, 294, 
304, 308, 38, 39, 
347, 60, 66, 68, 
पाणिनि शिक्षा ]50, १5! 


709 


नीलमुनि मु 37 
नुजुल-अल्‌«उलूम 500 
नुस्रती ह0] 
नुपावलि $6 
नृसिह्‌ 457 
नृसिह तृतीय 364 
नेचुरल हिस्ट्री 55 
नेपाल में सस्कृत और बौद्धधम॑ 670 
नेमिनाथ 26 
नेनसुख 575 
नैपोलियन 60 
तेंषधचरित 454 455, 553 
न्‍्यायवातिक 595 
न्यायसूत्र 395 
प्‌ 

पाष्डु ]88 
पाण्डुक 287 
पतजलि 935, 33, 39, 269, 

297, 38, 39, 

3577, 378, 6442 
पत्तलक 94], 344 
पदार्थ धर्मंसग्रह 395 
पद्मगुप्त (परिमल) 95 
पद्मपाणि 240 
परद्मपाणि अवलोक्षितेश्वर 659 
पद्मरुचि 654 
पद्मसम्भव 65, 659 
पद्माकर 574 
पद्मावत 538, 539 
पद्मावती श्पा 
पद्मिनी 539, 567 


70 

पम्प 493 
पययतसार 580 
परमार्थ 395, 662 
परमार्थसप्तति 395 
परमाल 562 
परमेश्वरवमंन्‌ प्रथथ॒ 48!, 484 
परमेश्वरवर्मन_ द्वितीय 484 
परशराम 209, 208, 287, 624 


परहित भद्र 655 
परान्तक प्रथम 485 
पराशर ]93 
पराशरस्मृति 390, 398 
परितोष सेन 600 
परिमदिदेव 47), 564 
परिमलगुप्त 95 
परीक्षित 270 
परशिका 5 
पर्सी ब्राउन 262 
पशुपति 669 
पशुपतिनाथ 669 
पाण्डगति 287 
पारिजातमजरी 580 
पारजिटर 97], 340, 343 
पाती 38, 244, 329, 332 
333,7996, 38], 496, 
563, 669 
पावंतीरक्मणीय 493 
पाश्वेनाथ 252, 26] 563 
पालक 283 
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 
ऐश्येण्ट इण्डिया 34, 358, 347, 
422 


साश्तोय संल्कृति श्लोर कला 


पालड्यूसन ]50, 609 
पालित 349, 35] 
पिगल 55 
पिगट ]07 
पिशेल 609 
पीटर्सन 6]8, 69 
पीपा 545, 587 
पी० पौलेयन 68 
पुण्डरीक विद्वुल 557 
पुण्यवर्मा 444, 494 
पुनर्वसु 375 
पुरिकसेन 34, 344 
पुरुणुप्त 388, 389 
पुरुषोत्तमदास टण्डन 595 
पुरूरवा 93, 55 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय 489 
पुलोमाबि तृतीय 342 
पुलोमाबि चतुर्थ... 345, 344, 347 
पृष्पदन्त 350, 530, 580 
पृष्पो दूभव 444 
पृष्यभूति 423 
पृष्यमित्र 40, 34, 3]5, 39, 

330, 358, 378, 387 
पूदत्त 523 
पूर्वोत्सग 340, 343 
पूषा 3], 466 
पृथा 33 
पृथिवी 9, 32 
पृथिवीसूकत 39, 266, 
पृथुयशा 497 
पृथ्वी 32, 308 
पृथ्वीराज 577 


सांकेतिका 


पृथ्वीराज चौहान 364 
पृथ्वी राजदेव 47 
पृथ्वी राजरासो 568 
पृथ्वीराजविजय 35 
पृथ्वीवर्मन्‌ 569 
पृथ्बीषेण 47 
पृथ्वीसेन 380, 386, 

4]8 
पेरिप्लस 348 
पेरिप्लस ऑफ दि एरिश्षियस सी 348 
पेरियपुराणम्‌ 488 
पेरिया 524 
पेरुदेवनार 482 
पैट्रोक्लीज 59 
पेल 35, 209 
पोइहे 5953 
पोद्टिस 349, 35 
पोरण्डवर्ण 284 
पौरव 289 
प्रगाथ ]55 
प्रकटादित्य 42] 
प्रचण्डदेव 665 
प्रजापति 99, 83, 95 
प्रशापा रमिता 467, 509 
प्रशारक्षित 542, 653 
प्रतदंन 65, 269 
प्रताप 567 
प्रतापसिह 576 
प्रतीत्यसमुत्पादहृदय 375 
प्रदोष दासगरुप्ता 599 


7 


प्रद्ुम्त 89 
प्रद्योत 484 
प्रबन्ध चिन्तामणि + 95 
प्रबोधचन्द्रोदय 520, 559, 562, 579 
प्रभाकर 396 503 
प्रभाकरवर्द्धन 423, 404, 43 
प्रभाकर मित्र 668 
प्रभातक चरित 35 
प्रभावती 447, 48 
प्रभास 2955 
प्रमति 448 
प्रमाण समुच्चय 395 
प्रयाग प्रशस्ति 567 
प्रवरसेन 47, 48, 580, 642 
प्रवाहण जैवाल 465, 270 
प्रशस्तपाद 370, 375 
प्रश्नोपनिषद्‌ 48, 27] 
प्रसन्नराधव 429 
प्रसेनजितू. 227, 255, 979, 980 

30, 395 
प्राचीन भारत का इतिहास 368 
प्राण कृष्णपाल 600 
प्राणनाथ 55% 
प्रियदर्शना 2553 
प्रियदर्शिका 280 
प्रियादास 549, 544 
प्रीति 52 
प्लिनी 47, 5], 55 
प्लृतार्च 5 


749 
कशदम्‌-पब्सह सक्येस 655 
फरिएश्ता 57 
फर्मुसन 937, 354 
फाहियान 54, 280, 4383, 435, 
647 
फिदाई खाँ 582 
फिरसीदी 538 
बंकिमचन्द्र चटोपाधष्याय 600 
बख्तावरसिह 576 
बच्धतियार खिलजी 547 
बदनसिंह 559 
बन्धुदत्त 667 
बन्धुपालित 290, 29, 292 
बन्धुमति 298 
बष्पदेव 48 
बम्बई गजेटियर 447 
बम्बई सस्कृत सीरीज 633 
बरदत्त 580 
बनेफ 670 
बनियर 475 
बर्नेल 639 
बल ]% 
बलि 267 
बल्मूथ ]98 
बलल्‍लभ 506 
बललभाचायें 48, 405 
बललालचरित 935 
बल्लालसेन 468 
बसव 495 


भारतोय संस्कृति झोर कला 


फ 


ब 


फिरोज 547 
फीरोजशाह मेहता 595 
फेरी 348 
फोनब्फु 655 
फ्राक १50 
फ्लीट 368, 490 
बहादुरशाह 560 
बहिरुल अस्मार 475 
बागद्ध त 445 
बाइबिल 5936, 552 
बाजी राव पेशवा 583 
बाणभट्ट 35, 450, 34, 


349, 364, 374, 423, 424, 
425, 427, 429, 430, 43, 
439, 4387, 442, 5५0 


बाणासुर 6606 
बादरि, 50५ 
बापा रावल 464 


बाबर 428, 464, 529, 540, 
547, 550, 55] 


बालकराम 5442 
बालगगाधर तिलक 75, 593, 

596, 597 
बालपुत्रदेव 45 
बालरामायण 448, 450 
बाला दित्य द्वितीय 42] 
बिद्धशालभंजिका 450, 45] 


बिन्दुसार 59, 990, 29, 293 


सांकेतिका 


बिस्बिसार 55, 66, 
बिल्थमंगल 549 
बिल्हण 35, 490, 493 
विहार स्टोन पिलर 387 
बिहारी 574 
बिहारीमल 57], 574 
बी० एन० मालाबारी 593 
बुक्कराय द्वितीय 497 
बुधगुप्त 388, 389, 403, 435 


बुद्ध 45, 64-66, 70, 30, 42 
7), 220 28, 240, ५49, 250, 
278, 379, 280, 289, 296, 297, 
30, 350, 360, 37], 373, 383, 
392, 399, 400, 402, 408, 40, 
46, 426, 427, 456, 487, 50, 

64[, 666, 669, 67, 674 


बुद्धकोति 248 
बुद्धघोष 338 
बुद्धचरित 380, 664 
बुद्धजीव 662 
बुद्धपाल 663 
बुद्धमित्र 395, 405, 488 
बुद्धसूत्र 660 
बुद्धस्वामी 350 
बुद्धिभद्र 662 
बुद्धि्ट फिलासफी इत इण्डिया ऐण्ड 
सीलोन 6]6 
बुरहानुद्दीन 50[ 
बुरहाम खाँ 558 
बुल्लाशाह 530, 588 
बु-स्तोन 655 
बून्‍्चीन 245 


73 

बूती 660 
बूलर 46, 63, 6]4, 69 
बहज्जातक 396. 
बृहत्कवा. 67, 34, 349, 350, 
3857, 509, 580, 624 
ब॒हत्कधामंजरी 950 
बृहत्कथा श्लोक संग्रह 550 
ब॒ुहद्रथ.65, 290, 29, 292, 35 
बृहदश्व 290, 29], 34 


बुहदारण्पकोपनिषद्‌ 33, 43, 48, 
269, 270, 973, 275, 68 


बृहदेवता 54, 55, 56. 
बृहद्देशीय 44 
बृहस्पति 30, 366, 93, 258, 

259, 265, 292, 385 
बृहस्पतिस्मृ ति 3898 
बेनी 586 
बेन्फे 63, 65 
बोटलिग ]50, 609, 66, 68 
बोधायन 396 
बोधिपथप्रदीप 653, 654 
बोधिपथप्रदीप पजिका 654 
बोधिप्रभ 653 
बोधिभद्र 6634 
बोधिभिक्ष 652 
बोधिमित्न 659 
बोधिरचि 663 
बोधिसेता 672 
बौप 6|] 
बौधायन धमंसूत्न 23, 785, 90 
ब्रजभूषण 589 
ब्रजवासीलाल ]07 


74 

ब्रह्मगुप्त 362, 396, 60 
अह्याघोष 396 
ब्रह्मजालसुत्त ण्र्शा 
ब्रह्मदत्त 278 
ब्रह्मवेवर्त पुराण 508 
ब्रह्मासूत्र 405, 502, 525 
भकक्‍तमाल 598, 544 
अग ]5] 
भगवतीसूत्र थ्7 


भगवानदास 57, 574, 597, 598 


भजगो विन्दम्‌ स्तव 507 
भज्जा 559 
भट्ट 56] 
भाण्डारकर 3358 
भद्रकाली 508 
भ्रद्रबाहु 296, 4५7 
भयजित्‌ +4 
भरत. 29, 24, 268, 336, 350, 

35], 442, 495 
भतृ प्रपच 396 
भतृ मेण्ठ 390, 394. 
भतृ हरि 607 
भवतनाग 4]7 
भवभूति 425, $28, 446, 

447, 520, 540 
भवानी 508 
भ्रविष्य 398 
भविसयत्तकहा 580 
भव्य 654 
भव्यराज 655 


भारतोय संस्छृति शोर कथा 


ब्रह्मा 35, 35, 83, 29, 244, 

330, 48], 483, 487, 496, 

562, 563 

ब्राह्मी 5]9 

ब्लूमफील्ड 6१7 
भ 

भागभद्र 323 

भागवत 99, 2]8, 398, 524, 

525, 5%, 54, 543, 

564, 572, 574, 666, 

670 

भागी रथी 47 

भाटी 56] 

भाण्डी 424 

भानुगुप्त 42, 388, 389, 395, 

42], 450, 489 

भामह 390, 400, 405 


भारत का मू्तिशिल्प +3 


भारत की संस्कृति और कला 


07, 80, 27], 
444 
भारतजननी 60! 
भारतदुर्देशा 60 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा 29], 
30] 

भारतीय सस्कृति और साधना () 
5]3 
भारतीय संस्कृति के उपादान  03, 
304 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 604 


अकितिका 


आऔआरबि 407, 482, 493 
भारशिव 4]7 
भावभद 558 
भावसिह 554 
भास 280, 294, 407, 
446, 482 

भास्कर 396, 306 
आस्क वर्मा 445 
भास्करात्षाय्ये 56!, 6]0 
भिल्‍लम्‌ परम 567 
भीम 47] 
भीमपाल 47] 
भीम प्रथम 49) 
भीमसिह 576 
मगलेश 489 
मंगुर 284 
मजुश्री 247, 373, 487, 53, 
952 

मजुश्नी मूलकल्प 423 
मशझ्नन 5358 
मछा 284 
मजमा-उल-बहुरीन 530, 556 
मजुमदार 649 
मण्डन 4+]5 
मण्डन भिश्र 503 
मण्डलीक महाकाव्य $% 
मण्डिक 255 
मतिराम 574 
मत्तविलास प्रहसन 48], 482 


मत्स्यपुराण 290, 338, 3389, 398 


मे 


75 

भीमसेन 666 
भुण्ड 284 
भुवनादित्य 49 
भूतपाल 235, 236, 287 
भूपदेव 582 
भूषण 582, 585 
भूसुक 52 
भूगु 20, 9, 38, 93, 375 
भेत्तिय भुम्मजक 224 
भेरव 457, 495 
भैरवानन्द 45॥, 520 
भोगवर्मा 465 
भोज 228, 445, 428, 457 
459, 460, 462, 463 

मत्स्येन्द्रनाथ 5)3, 55, 53, 668 
मदनवमंन्‌ 562, 563 
मद्गसेन 284 
मधु ॥55 
मधुमालती 538 
मधु रवाणी 578 
मध्यचन्द्रिका 670 
मध्ययुगीन धमंसाधना 5]8 
मध्यान्त विभंगभाष्य 495 
मध्वाचार्य 48, 506, 526, 527, 556 
मनमोहनघोष 35] 
मनुष्यालयचन्द्रिका 4]5 
मनु 20, 2%, 362, 82 85, 


]87, 93, 99, 642 
मनु स्मृति 20, 22, 26, 
27, 62, 462, 367, 69, 


776 


]75, 283, 84, 87, 93, 
94, 225, 279, 320, 347, 
359, 965, 398, 449, 609 


मनोरथ 473 
मन्जकलश 654 
मन्त्रगुप्त 443 
मन्त्र आह्ाण 42 
मन्दोदरी 24, 28 
मन्‍नालाल 576 
मय 23, 25, 27 
मयनन्दी 580 
मयमत 425 
मयमत शिल्पशास्त्र 475 
मयूर 429 
मयूर भट्ट 530 
मयूरशर्म न्‌ 482 
मरुत्‌ ]66 
मलिक मुहम्मद जायसी 538, 539 
मलूकदास 542, 544 
मल्जीनाथ 454 
मदतमोहनत मालवीय 595, 59 


महमूद गजनवी 56, 73 485, 523, 

529, 545 
महाकच्चायन 279 
महाकश्यप 225, 285 
महाकाल 494 
महात्मा गाँधी 75, 602, 603, 68 
महादेव 295, 56 
महादेव योविन्द रानाडे 75, 597 
महादेवी 99% 
महापझनन्द 300 
महापञ्मपति 66, 286, 287 


भारतीय हांस्कूलि ओर कला 


महापुराण 520 
महाप्रजापती शा 
महाबोधिवश 284, 286, 287 


महाभारत 25, 25, 33, 37, 64 
23, 94, !40, 84 85, 
]88, 93, 202, 203, 204, 
208, 209, 20, 2!, 25, 
26, ४7, 278, 29, 266, 
267, 269, 270, 274, 29, 
307, 320, 352, 359, 399, 
444, 479, 499, 500, 5१५, 
5205, 559, 553, 609, 642, 

657, 666, 670 

महाभाष्य 22, 23 35, 39, 379, 

377, 472, 642 


महामायूरी गण्डब्यूह्‌ 238 
महायान प्रदीप 563 
महायानशथ्द्धोत्पादशास्त्र 380 
महाराणा प्रताप 04 
महावश 238, 282, 583, ५४४4, 

285, 288, 3292, 296, 540 
महावग्ग 286 
महावस्तु 285 


महावीर 64, 65, 66, 229, 30, 
252, 253, 254, 255, 258, 
28], 282, 296, 297, 402, 

403, 408, 409, 452 


महावीरचरित 446 
महा व्युत्पत्ति 652 
महाश्वेता 427 
महासूत्रसमुच्चय 654 
महूसेनगुप्त 388 


सांकेतिका 


महाहकु 236 
महाहकुश्री 840, 354 
महीधर ]35, 437 
महीपाल 448, 449, 449, 466 
महेन्द्रपाल 448, 449 
महेन्द्रपाल द्वितीय 448 
महेन्द्रवमेन्‌ 268, 43], 482, 484, 

497 
महेन्द्रवर्म न्‌ प्रथम 48, 483 
महेन्द्र सातकरणि 344, 344 
महेग ]06, 33] 
महेण्वर 564, 573, 975 
महेश्वर सूरि 580 
महोसव 5]0 
माघ 272 
माठर 395, 396, 662 
माठरवृत्ति 396 
भाठ० शिवस्वामी 944 
माणकश्नी 5]2 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 48 
मातभ दिवाकर 429 
मातरिश्वन्‌ 96 
मातृगुप्त. 390, 399, 405, <१6, 

428 
मात्वान-लिन 56 
साद्री 88 
माधघोस्वरूप वत्स 06 
माध्यन्दिन आरण्यक ]43 
भसाध्यमक रत्नप्रदीप 652 
माध्यमक हृदयकारिका 652 


माध्यमक हृदयकारिका वृत्ति 652 
साध्यमकार्थसंग्रह 654 


77 

भाषध्यमिक पब्रमघाट 376 
साध्यमिक शास्त्र 375 
मानकश्नी 658 
मानदण्डकल्प 497 
मानपरा 350 
सानसिंह 574, 572, 574 
मानसोल्‍ललास 228, 45, 487, 
490, 498 

मायकेल मधुसूदनदत्त 595 
मायादेवी 220 
मायुराज 428 
मसारिस हांडि 58 
मारीची पर्णशबरी 5]9 
मार्कण्डेय पुराण. 23, 24, 26], 
508, 556 

मालतीमाधव 446, 520 
मालविका 35, 355 
मालविकाग्निमित्न 35, 36, 326, 
393, 335, 336 

माहेश्वरी 59 
मिताक्षरा 69, 490, 499 
मित्र 33] 
मित्रगुप्त 443 
मिनिद्र 359 
मिनाडर 69, 70, 274 
मिल 596 
मिलिन्द 46, 47, 327, 359 
मिलिन्दपञ्ह 274, 359, 624 
मिलिन्दप्रश्न 959 
मिश्रकेशी 252 
मिहिर 47 
मिहिरकुल 42] 


78 
मिहिरभोज 448 
मीनपा[ 59 
सीमांसासूत्र 24, 373, 376, 508 
मीर अब्दुल फैजी 552 
मीर खोंद 57 
मीर सय्यद अली 55] 
मीराजी 50] 
मीराबाई 530, 544, 559, 574 
मुज 428, 459, 458, 460 
मुइर 66 
मुकन्दराम 530 
मुण्डकोपनिषद्‌ 48 
मुद्रा राक्षस 287 
मु-ने-बत्सन्‌ 658 
मुरली 576 
मुरा 292 
मुरारि मिश्र 396 
मुल्ला दाऊद 537 
मुहकमचन्द 585 
मुहम्मद 588 
मुहम्मर आदिलशाह. 500, 50], 
547 
मुहम्मद खाँ 583 
मुहम्मद खिजली 469 
मुहम्मद गोरी 443, 529, 
545, 546 
मुहम्मद बिन तुगलक 546 
मुहम्मद मुजाअम 560 
मूरक्राफ्ट 476 
मूलराज 49] 
मूलराज सोलंकी 489 


भारतीय संस्कृति और कला 


मूषकवंश 35 
मूलवर्म त्‌ 642 
मृगाकावती 450 
मृगावती 538 
मृतसंजीवनी 459 


भृचज्छकटिक 39, 320, 32], 322, 
377, 379, 579 


मेक्डोनेल 645, 6]7 
मेखलक 438, 439 
मेगास्थनीज 5), 52, 53, 292, 
306 

मेघदूत 326, 356, 468, 469, 
6!3 

मेघस्वाति 340, 344 
मेताय 255 
मेनाडर 39%, 3858; 359, 
360, 565 

मेरुतुग 35 
मेक क्रिण्डल 52 
मंक्समुलर 750, 609, 66 
मेगेलान 589, 607 
मेत्रायणी सहिता 64 
मैत्रेय. 373, 3749, 487, 5! 
मैथिलीशरण गुप्त 60] 
मोतीचन्द 498 
मोनियर बिलियम्स 645 
मोहनदास कमंचन्द गाँधी 602 
मोहपराजय 49] 
मौद्गल्यायन 927 
मौयेपुत्र 2855 
मौर्याज ऐण्ड सातवाहनाज 342 


सकितिका 


य 

यजुर्वेद 86, 36, 37, 89, 
]42, 770, 265, 273, 64 
यजुरवेंद भाष्य 85 
यज्ञशत्री सातकणि 337, 349, 355 
यतिवृषभ 897 
यदु 560 
यम 66, 93, 402 
ययाति )33, 560 
यश 285 
यशपाल 448, 455 
यशस्कर 474 
पशस्तिल कचम्पू 499 
यशोगुप्त 66] 
यशोधरा 220, 278 
यशोधमेनू 399, 42], 422, 425, 
+$28, 445, 446, 447 

यशोभद्र 296 
यशोमत्ती 424, 432 
यशोवसंन 4], 42, 465, 642 
यसामोतिक 962 
यॉगती थ्रव7 
बाशवल्क्य 75।, 65, 83, 93 

र 

रघु 335 
रघुबंश 447, 326, 328, 33, 352, 
358, 334, 595, 3996, 624 
रजिया 546 
रज्जब 545, 535 
रणजीतसिह 587 
रणथम्भोर 463 


79 

पाज्वल्क्यस्मति 22, 67, 69, 
83, 938, 320, 390, 398, 
490, 495 

याप्परु गलम्‌ 488 


यामुनाचार्य 485, 488, 524, 595 
यासक 2, 28, 420, 34], 52, 


268 
पि-तिनएन 649 
यी-सिमाइ_ 649 
युआइ -हिजाओ 649 
युआन-्त्सो 649 
युक्तिकल्पतरु 459, 462 
युक्रे टिडीज 359 
युक्र तिद 69, 358, 359, 
युधिष्ठि: 208, 20, 26, 27 
यूजेन बर्नींफ 622 
यूथिडिमस 46, 47 
यूसुफ आदिलाशाह 500 
यू-हु-आन 660 
योगवशिष्ठ 556 
योगसूत्र 396 
रतनसिंह 567, 577 
र्तनसेन 599 
रति 5487 
रतिरहस्थ 96] 
रत्नकरण्डोद्घाट 654 
रत्नकीति 652, 653 
रलप्रभ 553, 654 


720 
रत्नाकरशान्ति 5]9 
रत्नावली 280 429 579 
रल्लेन्द्रशील / 652 
'रथिन मसित्रा 599 
रन 495 
रम्जनामा 552, 574 
रलू-प-चन्‌ 658 
रविकीति 492, 655 
रविदास 587 
रविदेव 493 
रविशान्ति 399 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 335, 600, 60, 
रसिकप्रिया 574, 575 
राइस डेविड्स 68 
राखालदास बनर्जी 07, 358 
रागकल्पद्र्‌ म 578 
रागमठ्जरी 558 
रागमाला 558 
रागविबोध 550 
रा० गो भण्डारकर 593 
राज 49] 
राजतरगिणी 35, 37, 372, 399, 
445, 446, 472, 
473, 474, 475, 
476, 69 
राजनाथ 95 
राजमृगाक 459 
राजराज प्रथम 485, 4865 
राजराज द्वितीय 488 
राज राज तृतीय 486 
राजवाहन 444 
राजशेखर 24, 25, 26, 27, 


सारतोय संस्कृति ओर कला 


35, 348, 


447, 448, 


45], 492, 56, 520, 


राजा भोज 
राजाधिराज प्रथम 
राजाधिराज द्वितीय 
राजाराम 

राजी 

राजुल 

राजेन्द्र प्रथम 
राजेन्द्र द्वितीय 
राजेन्द्र तृतीय 


राज्यपाल 448, 
राज्यवर्द्धन 428, 
राज्यश्री 55, 


राणा अमर्रासह 

राणा कुम्भा 

राणावत 

राणा सांगा 464, 
राणा हम्मीर 

रॉय 

राधा 


राधाकमल मुकर्जी 

राम 203, 204, 
207; 208, 
28, 27], 
408, 409, 
447, 487, 
54], 562, 


रामकृष्ण परमहंस , 


580 
459 
485 
486 
559 
49] 
365 
+$85 
कू85 
486 
453, 466 
424, 44% 
432, 44] 
464 
4654 
+64 
546, 547 
464 
6]5 
469, 972, 
9573, 575 
245 
205, 206, 
23, 25, 
277, 380, 
4]6, 445, 
5]0, 53, 
372, 586, 
588, 669 
6548 


शकितिका 


रामगुप्त 385, 386, 389 
रामचन्दर 576 
रामचद्ध 448, 56] 
रामचरिका 579, 574 
रामचरित 95 
रामचरितमानस 54], 549 
रामदास (समर्थ) 58] 
रामपाल 466 
राममोहन राय 75, 59], 
592 

रामराजा 498, 558 
रामसिह 576 
रामानन्द 597, 528, 529, 530, 
532, 533, 534, 535, 

5937, 540, 543, 553, 

574, 577, 584, 586 
रामानुज._47, 48, 486, 488, 
506, 524, 525, 596, 

527, 596, 66 

रामाभ्युदय 445 
रामामात्य 558 


रामायण. 38, 37, 64, 23, 24, 
202, 206, 208, 2!, 28, 
28, 267, 270, 277, 307, 
307, 390, 380, 425, 488, 
523, 54), 552, 553, 564, 


579, 574, 6, 642, 670 
रामवतारम्‌ 488 
राय चोधुरी 34, 3357, 888, 

442, 425 
रायसिह्‌ 578 
रावण 24, 203, 28, 


40 


ग्श 
44, 98, 456; 457 
रावणवही 48 
रावणीयम्‌ 38 
राबल रतनसिह 464 
राष्ट्रपाल 287 
रास पंचाध्यावी 28 
राहुल 420 
रिलिजन ऐण्ड फिलसफी ऑफ दि 
वेद ऐण्ड दि उपनिषद्स 65 
रिसर्चेज ऑन टॉलिमीज ज्योग्रफी 348 
झुकनृद्दीन 54% 
रुकक्‍्मिणी 89 
रुडोल्फ 6]4 
रुद्र 3), 39, 33, 66, 309 


रुद्दामनू 44, 363, 364 365, 

39] 
रुद्रसिह 4] 
रुद्रसेन 365, 47, 48 
रुद्रसेन द्वितीय 4]7 
रुद्रस्कन्द 269 
डुधिका 7%5 
रूपक ला 549 
रूपराम 590 
रूपासनाचर्यम्‌ 574 
ख्मी 597 
रैने गृत्से 69, 68 
रेबत 9685 
रेवरेण्ड जे, बर्लेस $64 
रेमण्ड वेस्ट 68 
र्क्थ 84 
रैदास 590 
रेप्सन 35, 342 


१५2 
रोजर 609 
राजी 66 
लक्ष्मण 9०905, 442, 973 
लक्ष्मणदास 576 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी 555 
लक्ष्मणसेन 468 
लक्ष्मी 456, 562, 669 
लगतूर्मान बा 
लब 2]4, 28, 27 
लवो 64] 
लम्बोदर 340, 343 
ललितविस्तर 258, 245, 278 
ललिता 949 
'ललितादित्य मुक्तापीड 445, 
465, 472 
लल्लाचार्य 396 
लार्ड कर्जन 399 
लाल कवि 383 
लालचन्द 76 
बचनसुख 654 
धज्च्छेदिका 379 
वज्भपाणि 373, 543 
वज्ञबोधिं 663 
वजद्शा रदा >4 
वज़सूचि 379 
बज्ायुध कक 
वज्जासनीपाद 466 
व-ताओ-तूजे 249 
धत्सभट्टि 309, 399, 405 


भारतीय संल्कृति श्ौर फला 


ल 


रोमां रोलाँ 68 
लालदास 5442 
लालबहादुर शास्त्री 606 
लीलादेवी 494 
लीलावती 35] 
लुदजिग 5%4 
लूआई 459 
लूडर्स 376 
लूहपाद 5]42 
लेले 459 
लैतमन 677 
लोकपाल 404 
लोकमान्य तिलक 605 
लोकाचार्य 596 
लोचना 5]92 
लोपामुद्रा 388 
लोयबुरी 64] 
वत्सराज 448 
वत्सादेवी 465, 668 
वनस्पति ]83 
वरतन्‍्तु 990 
वरदाचार्ये 526 
वररत्न 659 
वराली 62 
बराह 456, 562 
बराहदेव 42 


वराहमिहिर 390, 35, 397, 405 


सांकेतिका 


वरुण 265, 8], 366, $70, 308 


402, 444 
वर्चिन्‌ 26 
वर्तालि 5]2 
वर्धदेव 499 
वर्धमान 497 
वशिष्ठ._ )9, 87, 93, 209, 

808, 565 
वशिष्ठ धर्मेसूत्र 4५ 
बसन्तविलास 2632 
वसन्‍्तसेना 99], 322 
वसिष्क 368 
वसु 66 
वसुदेव 3$46 


वसुबन्धु. 398, 396, 405, 485, 
652, 66!, 662, 6568 


वसुसित्र 70, 369 
वस्तुपालचरित 35 
वाईनलिआतो 660 
वाईन्हु 665 
वाक्पतिराज 35, 458, 459, 
466, 580 

वारभट 375, 405 
वाचस्पति मिथ ]47 
वाजसनेय संहिता 68, 9, 
273, 

वाटसे 496, 429 
वात्स्यायन 35, 952, 395, 
897, 898, 405 

वात्स्यायन-भाष्य 895 
वादान्यविनिश्वयाधे 55] 
वादिराज 495 


733 

वाद्य रत्नकोश 577 
वान हृम्बोल्ट 64 
बानि 424 
वामन 479, 994 
बायुपुराण 23, ३67, 290, 339, 
343, 398 47 

वायुभूति 255 
वाराह 42 
वाराहदेव 239 
वाराही 59 
बारिकप्पा 574 
वारेन हेस्टिग्स 609, 60 
वाल्टेयर 6] 
वाल्मीकि 64, 204, 22, 24, 
28, 90, 850, 

380, 60] 

वासददत्ता 280, 449, 445 
वासिष्ठीपृत्र चलखट सातकर्ण 342, 
344 

वासिप्ठीपुत्र पुलोमावि 236 


वासिष्ठीपुत्र पुलोमावि प्रथम 325, 
34], 344, 354, 355 
वासिष्ठीपुत्र पुलोमावि द्वितोग 34!, 
3842, 344 

वासिष्ठीपुश्र चतुश्री सातकणि 346 


वासिष्ठीपुत्र शिवश्री 342, 344 


वासिष्ठीपुत्र सिरि चण्डसाति 342 
वासुदेव 368 
वासुदेव ऋषि 425 
वासुभिन्र 3]6 
वासुल 390, 399 
वास्को डि ग्रामा 589, 607 


क्र 
बास्तुविद्या 45 
बिटरनित्स 50, 309, 608 
विसेट स्मिथ 55, 295, 
4]0, 466 
विकटवर्मा 4439 
विक्रम 486 
विक्रम भट्ट 396 
पिक्रमांगदेव चरित 35, 490, 63 
विक्रमादित्य 396, 498, 552 
विक्रमादित्य प्रथम 489 
विक्रमादित्य द्वितीय 489 
विक्रमादित्य पंचम 490 
विक्रमादित्य षष्ठ 490 
विक्रमार्जुन॒विजय 493 
'विक्रमोव॑ंशीय 3526 
विग्रहव्यावर्तिनी 375 
विधज्जित्र 25 
विजय 344 
विजितकीति 645 
विजयचन्द 453, 454 
विजयपाल 448, 562 
विजय भट्टारिका 592 
विजयलप्ष्मी पण्डित 602 
विजयसम्भव 647 
विजयसेन 365, 468 
विजयसेन सूरि 554 
विजयांका 492 
विजितधर्म 645 
विज्जिका 494 
विश्वष्तिमात्रतासिद्धि 495 
विज्ञानेश्वर 490, 499 
वितपाल 466, 67! 


भारतीय संल्कृति भौर कलो 


विदिशादेवी थ्र्णा 
विद्याघर 569, 569 
विद्याधरमल्ल 450 
विद्यापति 545 
विद्यामाधव 495 
विनयपिटक 285, 370, 67 
विनीतदेव 652 
विनोद मजूमदार 600 
विन्ध्यवासी 390, 395, 405 
विन्ध्यशत्ति 4]7 
विपश्यी $55 
विपश्यी बुद्ध 298 
विध्र 426 
विभाषाशास्त 370, 380 
विराद 279 
विखूपा 549 
विलियम जोन्स 609 
विलियम बेटिक 599 
विलियम छह्वाहट छंटनी 67 
विल्सन 6]4, 65 
विल्हण 428 
विवेकानन्द 68 
विशाखदत्त 487, 364, 
390, 425 

विशाला 922 
विश्रुत 445 
विश्‌ 66 
विश्वकर्मा 57, 95, 48 
विश्वकर्मीय शिल्प 45 
विश्वामित्र 39], 96, 99, 65 
209, 908, 967, 268, 

विश्वेदेव ]66, 483 


सांकेतिका 

विश्वेश्वरनाथ रेऊ 459 
विजयादित्य 489 
विषाणिन्‌ 90 
विष्णु 8], 33, 493, 245 


269, 33, 409, 40, 46, 
456, 48], 483, 487, 496, 
569, 564, 64], 643, 669, 


674 

विष्णुगुप्त 293, 300, 388 
389, 668 

विष्णुगोप 48] 
विष्ण प्मंसूत्र ० 
विष्णु धर्मोत्तर प्राण 27 46 
विष्णुपुराण 24, 290, 300 
36, 343, 398, 64 

विष्णुवर्धन्‌ 489, 493 
विष्णु शर्मा 43 
विष्णुस्मृति ]93 
विष्णु स्वामी 596 
बीणापा 52 
वीरपुरुषदत्त 43 
वीरभद्र 43, 564 
बीरमदेव 454 
वीर राजेन्द्र 485 
वीर शोलियम्‌ 488 
वीरसेन 390 399 405 465 
व्‌ 962 
व्‌ जिवत्स ]20 
वृत्रासुर 989 
वृषदेव 384 
वृषपर्वा श्ञ7 
बेंकटमाघव 488 


वेणीसंहार 
वेदान्तदेशिक 
वेबर 

वेसन्तर जातक 
वेस्सभू 
बैकरणरथ 
वेण्यगुप्त 
बेतानसूत्र 
बेताल पंचविशर्ति 
वैरोचन 
बैरोचनरक्षित 
वैवस्वत सन्‌ 
बेशम्पायन 
वैष्णवदास 
बेष्णवी 

वैदिक इण्डक्स 
वंदिक इण्डक्स ऑफ नेम्स ऐण्ड 
सब्‌जकट्स 

बैदिक भ्रामर 

बैदिक मैथालोजी 

वैदिक रीडर 

वैदिक सस्कृति का विकास 
वंदिक' स्टडीज 

व्यक्त 

व्यवहा रशिरोमणि 

व्यवहा रसमुच्चय 

व्याडि 
व्यास 
व्यासभाष्य 
व्यासस्मु ति 
व्यासाचाये 


50 609 6!4, 


388, 


52, 


38, 34, 
35, 


99, 380, 396, 


725 


579 
526 
65 
378 
355 
424 
389 
38 
546 
647 
658 
6356 
209 
543 
5१9 
635 


65 
65 
67 
6]5 
539 
6]4 
255 
493 
459 
297 
60 
396 
393 
+05 


796 भारतोय संस्कृति ग्रोर कला 


श 

शकर 393, 456, 495, 534, शशाक 494 
564, 669 शाकटायन 459 

शकराचार्य 47, !48, 62, 87, शाक्यबुद्धि 248 
394, 396, 494, 502, शाक्ममुन्ि 658, 67 

503, 504, 505, 506, शाख्य श्रीभद्र 655 

509, 54, 522, 535, शाखायन आरण्यक ]28, 43, ०6 

527, 598, 662, 669 शाखायनगृद्यसूत्र 85 
शकरानन्द 347 शाखायन श्रौतसृत्र 969, 67 
शकराज 3564, 386 शान्तरक्षित 376, 53, 65], 
शकुत्तला 24, 89, 329, 335 659, 653, 659, 668 
शकुन्तलोपाख्यान 609 शान्तिकर 665 
शखदत्त 473 शान्तिदेव 376 
शख धमंसूत्र 22 शान्तिताथ 493 
शतघनुष 290, 29], 292 शान्‍्तिपा 54 
शतधन्वा 290, 29), 292 शान्तिप्रभ 654 
शतपथ ब्राह्मण. 28, 33, 23, शॉपेनहार 50 
]38, 34व, 42, !67, शामशास्त्री 30] 

68, 69, 73, 85, शास्प्त्रप्रकरण 5379 

]9], 94, 99, 268, शाद्ध देव 56 

269, 270, 27, 272, शालिवाहन 560 

273, 275, 4]4, 624 शालिशूक 290, 29, 292 
शतसाहल्लिका प्रशापारमिता 375 शाह इनायत 588 
शतानीक 268 शाहजहाँ 499, 548, 554, 558 
शन्तन्‌ )66 शाहनामा 55] 
शबर 509. शिक्षानन्द 663 
शबरी 54] शिक्षा समुच्चयाभिसमय 654 
शबरस्तामी 24, 73, 390, 395 शिखर स्वामी 297 
शब्दानुशासन 459  शिखी 355 
शम्बर 42), 27, 39 शिम्यु !श 


शर्यात 766 शिलक 65 


संकितिका 


शिलर 6492 
शिल्परत्न 27, 45 
शिल्पशास्त्र 4]5 
शिव 06, 390, 33, 32, 
89, 208, 309, 30, 

329, 396, 38], 398, 

402, 408, 409, $6, 

429, 427, 446, 456, 

457, 460, 48!, 483, 

487, 495, 496, 50, 

563, 564, 575, 643, 

669 

शिव घोष 365 
शिवदत्त 365 
शिवदास 56 
शिवदेव 465, 6५58 
शिवरन 672, 673 
शिवराजभूषण 532 
शिवरामभूति 230, 357 
शिवसोम 649 
शिवस्कन्द 342, 244 
शिवस्कन्दकर्म न्‌ 48] 
शिवस्वामी 342, 405 
शिवाजी 464 
शिवा बावनी 589 
शिशुक 339 
शिशुनाग 28], 284 
शिशुपाल 272 
शिशुपालवध 2742 
शीलभ द्र 403, 435 
शीलेन्द्रबोधि 652 
शुक्र 397 


फ्श्म 

शुक्रनीतिसार 997 
शुक्राचार्य 473 
शुद्धोदन 990, 277 
शुभकरणसिह 665 
शुच्मा-चिन 54 
शुष्ण ]%6 
शुद्र (शु-तो-ली) 470 
शूद्रक... 320, 377, 379, 390, 
394, 428, 44, 482 
शुन्यतासप्तति 375 
शूरवर्म न्‌ 473 
शेक्विलार 488 
शेख मुबारक 552 
शेख मोहिदी 599 
शेजी 60, 6! 
शेरशाह 547 
शेलिंग 608, 6!9 
शैलेन्द्रनाथ डे 59९9 
शोडास 365 
शोपनहार 608 
शो-बो-जेन-जो 673 
शोमशर्म॑ न्‌ 294 
शोौतक्‌क' 672 
शौतोक तायशी 679 
शौनक 209 
श्यामकन्दाचार्य 4992 
श्यामजातक 973 
श्यावाश्व 55 
श्रीकण्ठ पण्डित 578 
श्रीगुण्डन अनिवारिताचारि 494 
श्रीगुप्त 384, 389 
श्रीधराचार्ये 493 


728 
श्रीभद्र 669 
शओहर्ष 454, 455, 465, 
श्रेणिक 258 
षड्विश ब्राह्मण १4% 
संगीतचूड़ामणि 495 
संगीतदर्पण 558 
संगीत पारिजात 558 
संग्रीतरत्नाकर 567 
संगीतसुधाकर 499 
संग्रामसिह द्वितीय 576 
संघवर्भन्‌ 669 
संयुक्तागम 662 
संयोगिता 453 
संसारचन्द 573 
संस्कृत प्रामर 6[7 
संस्कृत जमंन विश्वकोश 644 
सस्कृत ड्रामा 646 
संस्कृत साहित्य का प्राचीन इतिहास 
6]2 
सचाऊ 474 
सज्जन 655 
सज्जय 284 
सत्यवान्‌ ४48 
सत्यसिद्धान्तसार 673 
सत्यार्थप्रकाश 594 
सत्याध्रय 490 
सदना 528 
सद्रागचर्द्रोदय 558 


सद्धमं पुण्शीक 509, 629, 675 


भारतीय संस्कृति शोर कला 


ष्‌ 


सर 


एलीगल 60, 6]! 
श्वेतकेतु 65 
श्वेताश्वतरोपनिषद 48 
सनत्कुमार ]65, 45 
सनतकुमार वास्तुशास्त्र 45 
सन्तदास 5955 
सन्धिमान 473 
सन्ध्याकरनन्दी 35, 466 
सप्तशतिका 285 
सब्बकामी 296 
सभाजित्‌ 268 
समन्‍्तपभ्न॒द्र 247, 39$ 
समयमातृका 5]7 
समरागणसूत्रधार 228, 45, 459 
462 

समुद्रगुप्त 39, 4, 42, 46, 
385, 387, 389, 

999, 395, 399, 

43, 428 

सम्बुद्ध भाषित प्रतिमा लक्षण विवरण 
44 

सम्प्रति 290, 29], 298 
सम्भूतिविजय 4296 
सम्मोहनतंत्र 509, 50 
सयुग्वा रेक्‍्व .. 274 
सर आशुतोष मुकर्जी सिल्वर वाल्यूम 
468 

सरण्ड 855 


सॉकितिया 


सरदार बल्लभभाई पटेल 605 
धरस्वती 50, 5, 459, 46], 
508, 3562, 6567 

सरहपा 5]2 
सरौजिनी नायडू 603 
सपंयाज्ञी 55 
सर्वज्जह 284 
सर्वनन्दि 397 
सर्वेशर्मन 349, 422 
सर्वसतेन 4]7 
सर्वानुक्रमणी 65 
सलीम चिश्ती 559 
सलीमशाह 547 
सल्लक्षणवम न्‌ 562 
सवर्णदेव 645 
सवाई प्रतापसिहू 554 
सहूदेव 28] 
साख्यकारिका 395, 662 
साख्यकारिका-भाष्य 996 
साख्यशास्त्र 595 
साख्यसिस्टम 66 
साख्यसूत्र 395 
सातकाणि 45 
सातकणि कथा 34% 
सातकरणि प्रथम 69, 389, 340, 
849, 479 

सातकणि द्वितीय 940 
सातकणि तृतीय 349, 344 
सातवाहन पुलोमावि $63 
सादी 597, 538 
सामस्तपासादिका 985, 296, 662 
सामन्तसिह 579 


729 

सामन्तसेन 468 
सामन्द 47] 
सांमवेद 36, 87, 99, ॥4% 
सायण 49, 65, 40 43, 
62, 64 

सारगधर 568 
सारस्वत प्रक्रिया 676 
सारावली 3629, 39% 
सारिपुत्र 22], 403 
सारिपुत्र प्रकरण $69 
सालगराम 576 
साहिबचन्द 585 
साहिबराम 576 
सिघण 96] 
सिकन्दर 5], 53, 69, 793, 
289, 358. 

सिकन्दर आदिलशाह 500, 50] 
सिकन्दरशाह 547 
सिद्धराज जयसिह 49] 
सिद्धवस्तु 436 
सिद्धसेन 999 
सिद्धसेनगणि 393 
सिद्धहेय 492 66] 
सिद्धान्त शिरोमणि 56] 
सिद्धार्ष 253 
सिन्धुराज 459 
सिभुक 399, 349 
सिराजुद्दीला 589 
सिल्वेन लेवी 445, 6, 68 
सिविजातक 375 
सिसमको 599 
सिसुक 339 


730 
सिह॒विष्णु 48, 483 
सिहसूरि 997 
सिहाबुद्दीन गोरी 454, 4653 
सी० आई० आई० 366 
सीता 204, 905, 207, 208, 
29, 94, 9]5 446, 456, 
487, 573, 669 
सीयक हर्ष 458 
सीब्यु-की 424 
सीरूए-अकबर 49, 556, 608 
सीहा 459 
सुआजुद्दैला 608 
सुकथणकर 398 
सुकन्या 88 
सुकृतसकीतेन $5 
सुखमनी 584 
सुग्रीव 205 
सुजय श्रीज्ञान 654 
सुदर्शना 255 
सुदास 90, 27, 279, 276 
सुधर्म ५96 
सुधर्मा 255 
सुनील माधवसेन 600 
सुन्दर सातकाण 984], 944 
सुन्दर चोल 485 
सुन्दरी 58], 542 
सुप्पिया 999 
सुप्रज्ञ 653 
सुबन्ध्ु 24], 390, 400, 
405, 442, 445, 444 
सुबुक्तिगीन गोरी 485 
सुभद्र 444 


भारतीय संस्कृति सौर कला 


सुभद्रा 389, 252 
सुभाषचन्द्र थोस 604 
सुमतिकीर्ति 655 
सुमतिसागर 659 
सुमन 99 
सुमात्य 286 
सुमन्‍्तु 35, 209 
सुयशस्‌ 29], 292 
सुलेमान 56 
सुरसरी हद 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 595 
सुरेन्द्रबोधि 652 
सुवर्ण पृष्प 645 
सुवर्णसप्तति 369, 662 
सुद्रत 96 
सुश्रुत 375 
सुपीम 99] 
सुसुनाग 284 
सुस्सल 473, 474 
सुहल्लेख 95], 374, 375 
सूक्ष्मदीर्घ 654 
सुत्रधार 494 
सूत्रपिटक 370 
सूतालकार 976 
सूरजमल 559 
सूरतसिह 57], 576 
सूरदास 530, 543, 559 

574, 587 
सूरसागर 572, 574 
सूरसेन 33 
सूमे 77, 557, 402, 


497, 479, 480 


'सांकेतिका 


बंसिद्धान्त ६ 36!, 67 


सेल्यूकस 5], 52, 558 
सेतुबन्ध 48, 580, 642 
सेन 587 
सोढ्ढल 429 
सोभित 228 
सोम 83 
सोमदेव सूरि 350, 499, 56 
सोमधर्मा 290, 29] 
सोमनाथ 558, 670 
सोम प्रभ 580 
सोमसिद्धान्त 590 
सोमा 642 
सोमेश्वर 35, 228, 45 
सोमेश्वर प्रथम 487, 490 
सोमेश्वर द्वितीय 490 
सोमेश्वर तृतीय 490, 493 
सोमेश्वर चतुर्थ 490 
सोड-युन्‌ 647 
सोशल लाइफ इन ऐंश्येंट 
इण्डिया 397 
सौदामिनी 590 
सोन्दरनन्द 380, 38!, 389 
स्कन्द 336, 398 
स्कन्दगुप्त 4, 45, 47, 7), 274, 


387, 389, 398, 420, 42) 


73] 

स्कन्दपुराण 398 
स्कन्दस्वाति 34, 344 
स्कन्धस्तम्भि 340, 343 
स्काइलेक्स 50 
स्कॉफ 348 
स्टीन 445, 66 
स्टेनकोनो 966, 372 
स्ट्रैबो 5], 52, 53 
स्तूप ऑफ भरहुत 357 
स्थविरावली 255 
स्थुलभद्र 296, 297 
स्पेन्सर 596 
स्फुट सिद्धान्त 362 
स्मिथ 966, 420, 427, 
445, 459 

ख्रोड -वत्सन्‌-स्गम-पो.. 445, 650, 
७5], 657, 658 

स्वनप ]55 
स्वप्नवासवदत्त 280 
स्वरकलानिधि 558 
स्वाति (साति) 34], 344 
स्वानवेक 52 
स्वयम्भव 296 
स्वायम्भुव मनु 94 


हक्श्री 340. हनुमान 06, 204, 205, 
हजारा 46 24, 562, 669 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 5]8 हम्जा चित्रावली 555 
हृ ठयोग प्रदीपिका 58 हम्जातनामा 262, 55] 


7338 
हमीर 463 
हस्मी रमदमर्दन $5 
हँय॑ग्रीववध 899 
हरप्रसाद शास्त्री 35, 4665 
हरिकेश 583 
हरिपुष्प 645 
हरिवंशपुराण 447 
हरिवर्मा 424 
हरिविजय सूरि 552 
हरिएचन्द 453 
हरिषेण..._ 44, 289, 385, 990, 
399, 405, 49, 48 
हरीराम व्यास 544 
हट 609 
हर्ट रिज्ले 89 
ह्षगुप्त 388 
ह्षचरित 35, 50, 384 36, 
349, 365, 374, 423, 424, 
426, 429-49], 493, 487, 
440-442, 444, 470, 520 
हर्षवर्धन 45, 55, 280, 423- 
432, 4356%442, 444, 445, 
474, 479, 489, 5]3, 559, 
556+558, 565, 568 
हलायुधभट्ट 459 
हृश्त-बिहिश्त 538 
हसन निजामी 57 
हाडाराव 463 
हाफिज 537 
हारीत 93 
हाल 67, 338, 34], 344, 


349, 350, 35, 580 


भारतोय संस्कृति ओर कला 


हिकेटिअस मिलेरस 50 
हितोपदेश_ 299, 609, 60, 69 
हिन्दू कालोतीज इन फॉर ईस्ट 6442 
हिन्दू थिएटर 6]4 
हिन्दू प्रिसिपल ऑफ ब्यूटी इन 

आर्ट 52 
हिन्दू राजतन्त्र 8, 96, 276 
हिन्दू सभ्यता 285 
हिप्पालस 324 
हिम्मत 585 
हिरण्यकशिपु 457 
हिरण्यकेशि गुद्यसूत्र 269 
हिरण्यग र्भ ]57, 564 
हिरण्यसप्तति 995, 662 


हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ऐंड ईस्ट 


आकिटेक्चर 2997, 354 
हिस्द्री ऑफ इण्डिया 420 
हिसस्‍्द्री ऑफ कन्नौज 445, 455 
हिस्ट्री ऑफ कलासिकल ससस्‍्क्ृत 

लिटरेचर 66 
हिस्ट्री ऑफ घममं शास्त्र 398 
हिस्द्री ऑफ परमार डेनेस्टी. 458 


हिस्ट्री ऑफ दि पल्‍्लवाज ऑफ 


काँची 48, 482 
हिस्द्री मेडएबल इण्डिया 424 
हिस्द्री ऑफ वर्मा 348 
हिस्ट्री ऑफ सस्क्ृत ड्रामा 35] 
हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर 64, 

645 
हीगेल 598 
हीरालाल 459 
हुआंग-त्सी 660 


सांकेतिका 


हुई 485 
हुई-ली 55, 424 
हुएह-बी 660 
हुकुमचन्द 576 
हुबिष्क 4, 368, 479 
हुमायूँ 547 
हुमायशाही। 557 
टृष्क 372 
हुणराज 42] 
हेनरितर 607 
हेनरी टामस कोलब्रुक 609, 60 
हेमचन्द्र 35, 49!, 492, 580, 

64, 68, 670 
हेमन्त मिश्र 600 
ह्वेमाद्रि 56] 


739 
हेरोदोतस 50, 306 
हेलियोडोरस 823, 365 
ड्रैदरमलिक 475 
होलियोदारस 4 
ह-खोर लदे 659 
हा गन्लु 366 
ह्विव्नी $6 
छीलर 07 
हु नन्‍त्सांग 54, 55, 280, 


3868, 369, 370, 39), 405, 
423-428, 45, 433-437, 
470-472, 479, 492, 566, 

647, 656, 668 

हूँ न-त्सांग की जीवनी 55 


भारतीय संस्कृति और कला 





मुद्राएँ 


चतुष्कोण 


उनजोदारो, 3000-2500 ई७ पूर्व 


मो 


भारतीय संस्छति ओर कला 
प्लेट ॥ 





सिहज्ञीब (प्रस्तर ) 
सारनाथ, 3री झती ई« पूव्॑ 


भारती संस्कृति और कला 


प्लेट ॥[। 


६६६६ ६ ६ $ ५ ६ 


६ +६२७७ ह इसे 


* ३१० 





वृषभजीष॑ (प्रस्तर ) 
रामपुरवा, 3री शनती ई७ पूर्व 


भारतीय संस्कृति और कला 
प्लेट ॥५ 





सात्‌ देवी (मृत्तिका) 
2री शतती ई० पूर्व 


भारतौय संस्कृति और करू 


प्लेट ७ 





महिला म॒ति [मृत्तिका) 
कौशाम्वी, 2री जती ई० पूर्व 


भारतीय संस्क्रति और कला 





"पतः 
फ्त् 
रा 
४ पं 
लि 
कट 
बंरर्त्प 
प्- 
न 
्टि 
फ़ 


भारतीय संस्कृति और कला 


प्डेट शा 





यक्ष (प्रस्तर) 
पीतलखोडा, प्रथम शती ई० पूर्व 


भारतीय संस्कृति और करा 





धनपति कुबेर (प्रस्तर) 
अहिच्छत्रा, 2री शनी ई७० 


भारतीय संस्कृति और करा 


प्लेट ॥ 





बुद्ध (प्रस्तर) 
अहिच्छन्ना, 2री घती ई 


भारतीय संस्कृति और करा 
प्लेट 5 





वेदिका स्तम्भ [प्रस्तर) 
मथ्रा, 2री घती ई० 


भारतीय संस्क्षृति और कला 





जन तीर्थंकर का शिर [ प्रस्तर ) 
मथुरा 2री शती ई७ 


भारतीय ससस्‍्कृति और कला 


ध्त। 
भ्प 
जि 
प्प 





बुद्ध (प्रस्तर) 
मथरा, 3री शती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 


प्लेट >।।] 





शिराह'| गे) 
गान्धार, 3री शती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 


प्लेट पाए 





बोधिसत्त्व (प्रस्तर ) 
गान्धार, 5बी झती ई७० 


भारतीय संस्कृति और कला 


प्लेट &ए 





एकमुखो शिर्वालूग (प्रस्तर ) 
ममरा (मध्य प्रदेश) 5वी जती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 





युगल सूर्ति (प्रस्तर) 
नावना (मध्य प्रदेश), 3बवी शती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 
प्लेट ह ७ 





बुद्ध (प्रस्तर) 
मथुरा, 35वीं शती ई० 


भारतीय संस्कृत और कला 


प्लेट रण] 


हे. आर जी नयी हीं! 


रह ७ - जो तह 
+ 
दर व्लन्‍म.. अंडे फिप्स 


8; 
कर 





गंगा (मृक्तिका) 
अहिच्छत्रा, "वी जती ई० 


भारतोय संस्कृति और कला 


प्लेट ४४ 





बोधिसस्व का शञिर (मृत्तिका) 
अखन्‌र (जम्म ), 5वी गती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 





चामरगाहिंण। (पीतल) 
अकोटा, 7बी णशती ई७० 


भारतीय संस्कृति और कला 





[, अन->ज८ क2....7 ५2०७... 0 फबरबनन्‍न्‍थ9 «5.5 


सूर्य भन्दिर (प्रस्तर) 
महाबलीपुरम्‌, 7वी, 8वी शत्ती ई० 


भारतोय संस्कृति और कहा 


प्लेट ४ 





बविष्णू (पीतल) 
क्राग्मीर, 8वी शती ई७ 


भारतीय संस्कृति और कला ' 





नटराज (पीतल) 
तिब्वलगडू (दक्षिण), !!बी शती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 
प्लेट ऋडदषाए 





पत्र लिखतो हुई महिला (प्रस्तर) 
खजुराहो, !]वबी शती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 


प्लेट (ऋुए५ 





माता ओर शिक्षु (प्रस्तर ) 
खजराहो, !वी शती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 
प्लेट %एा॒ 


८#०, 0 यू शखदर असकाप ५७ # सन्‍रक/##र० 3... अर 
५३ <# मा 


ऑनआर.. , | बुक 6५2- श० ड्ः 


झ्यधन 2 2५५० 


जदल 





नायिका (प्रस्तर 
भुवनेश्वर, !वी शती ई० 


भारतोय संस्कृति और कला 


प्लेट *%एपत] 





७ 


(प्रस्तर ) 
॥]वी शती ई 


न 


न्द्र। 
(इलाहाबाद), 


सुर-सु 
जमआ-जमसोत 


ही] 


भारतीय संस्कृति और कला 
प्लेट रऋएाया 





प्रज्ञापारसिता (प्रस्तर ) 
जावा, 3वी झशती ई७ 


भारतीय संत्कृति और कछा 
फुट ऋष्ाऋ 


ल्‍ भ्क 


कट & हल 7 औफट,ाक शा र, १453 
अर के! 2 
छ् 


2 ० डक 
2 ; (टी ३ (6 कं 8 
! # ४ हि भर 
४ 


से 
$ ५७ + 23 





चतुभुंज शिव (ताम्र) 
दक्षिण भारत, 4वी शती ई०७ 





भारतीय संस्कृति और करू 


थक 

् 

"०३७ +०६ +/१ ९६८० 9७7०३ ७७७७४ 20064/75७7४७०२$ ७७३०] ५३, ध 
& है का धा, (दि ्य 

पा य 

280 62 26 है 


भारतीय संस्कृति और कला 
प्लेट ऋऋऊऋा 


अ्रकी2०7 धओ (रण ०७४७३ 


००« ४25४१ # 4 ्र# परड४2०/२० 
८9/00/०७४०: 


«४ -22/02७-५८ 





रफायण का एक दृश्य 
मुगल शैली (अकबरकालीन ), 6वीं शती ई० 


भारतोय संस्कृति और कला 
प्लेट हऋऋरा] 





ककुभ रागिनी 
राजपूत शैली, 8वी शती ई० 


पा 7 & ६3०० ए)१ 7 5४' ६, प 


"ज[[ 


प्त्रेट 


भारतीय संस्कृति और कला 


3 इक 


में जंगली हाथियों को बाँधना 


# ओर 


$ 


हा 


* 9० 


3 नल 
६३६ ५७०८ क्रडफिं:22<.. 





, 8वी छाती ई० 


हब 


कजरी वन 
राजपूत शैली 


भारतीय संस्कृति और करा 


प्लेट कफ 





कृष्ण और राधा 
राजपूत शैली, 8वी शती ई० 


भारतोय संस्कृति और कला 


प्लेट ऋऋरफ 


3200५ २७७४५ 


0 तथ, पु 
फीड गे 
! किक ६ ६ 8४ 
पर 


पे 











ही | आम, % ॥॥ 
६५२ 
मर बम कर 
, पर्ची 
है ४ ४ 


मुगल चित्र 
दकनी कलम, 8वी ज्ती ई० 


भारतीय संस्कृति और कला 


प्लेट र४फऋए[ 





हार पर 
गगनेनद्रनाथ टैगोर, 20वी शती ई० 


